( ८ ) 


यह नैसा जा रहा है। इसका भी नाम ज्ञानदेव है ।” इसपर ज्ञानदेवने कहा-- “हा, 
ठोक है। इसमे और हममे कोई भेद नही है। इसमे भी मेरी आत्मा है।” इस पर 
उस व्यक्तिने उस भैसेकी पीठ पर कसकर तीन कोई लगाये।. उस समय जाचझबर 
महाराजकी सर्वात्मभाववाली नीतिका यह चमत्कार दिखाई दिया कि उनकी पीठमेसे: 
रक्त मिकलने लगा । ह 

जव ज्ञानेग्वर महाराज वहाँसे आपेगाँव जानेके लिए चले और रास्तेमे एक जगह 
गोदावरीके तट पर वैंठे थे, तव इन बाल-योगियोको देखनेके लिए बहुत-से छोग एकत्र 
हो गये थे। उनमेंसे किसीने ज्ञानेशर महाराजकै पास आकर कहा-- य दि तुम अपना 
कुल पावन कराता चाहते हो तो इस भैसेके मुंहसे वेदकी ऋचाएँ कहुकाओ ।” यह 
सुनते ही शञानेश्वर महाराजने उठकर सव ब्राह्मणोको नमस्कार करते हुए कहा- आप 
छोग भूदेव हैं । आप छोगोके मुँहसे जो वात निकलेगी, वह विफल नही होगी ।” यह 
कहकर उन्होने उस भैसेके मस्तक पर अपना हाथ रखा । तत्काल उस भैसेके मुँहसे 
चारो वेदोकी ऋचाएँ अस्खलित रूपसे निकलने लगी । स्वर और वर्ण बिल्कुल शुद्ध 
थे | उच्चारण स्पष्ट था। बरावर एक पहर तंक भैसेके झुँहसे वेद-चोष होता रहा और 
बड़े वर्ड वैदिक ब्राह्मण चकित होकर और सिर झूकाये वह वेद-घोष सुनते रहे । 
अन्तमे उन सब ब्राह्मपोको लज्जित होकर कहना पड़ा--“सचमुच ये बाल-योगी 
विप्णुके अवतार हैं ।”” यह घटना माघ शुल्क ५ सं० १३४४ विक्रमीकी कही जाती 
है । उस समय ज्ञानेश्वर महाराजकी अवस्था केवल १२ वर्षक्री थी । 

पैठणमें एक बार एक ब्राह्मणको अपने पिताका श्राद्ध करना था। जब श्राद्धकी 
सव तैयारी हो चुकी, तब ज्ञानेब्वर महाराजकी आज्ञासे पितरोके लिए आसन विछाये 
गये । ज्ञानेग्वर महाराजने उन पितरोका ध्यान करके क्हा--“आगन्तव्यम्‌ ।” उस 
समय इनकी वाणीका यह्‌ प्रताप देखा गया कि तुरन्त सब पितर अपने अपने आसन 
पर आकर बैठ गये । ज्ञानेशवर महाराजकी यह योग शक्ति और सिद्धि देखकर वह 
ब्राह्मण कृतकृत्य हो गया । 

ज्ञनेब्वर महाराजके इस प्रकारके अनेक चमत्कार देखकर तथा उनकी अनेक” 
अलछोकिक शक्तियोसे प्रभावित होकर पैठणके ब्राह्मणोंने यह निश्चय कर लिया है कि ये 
ठीनो भाई मूत्तिवान्‌ु देवता और जीवन्मुक्त है; और इसलिए इन्हे किसी प्रकारके 
प्रायश्वित्तकी कोई जावश्यकता नही है। यही समझकर वहांके समस्त विद्वान ब्राह्मणोने 
एक शुद्धिपत्र लिखकर निवृत्तिताथजीको दिया था। इस शुद्धिपत्रकी एक प्रति श्री 
लिगारकर बावाको पुराने कायज-पत्रोमें मिली थी जिसे उन्होने प्रकाशित कर दिया 
हूं। इम शुद्धिपत्रमे, जो संस्कृतमे हैं, ज्ञानेश्वर महाराजके पिता विद्वुर पन्तका भी 
किसकी, हैं और उन चमत्कारोका भी वर्णन है जो ज्ञानेश्दर महाराजने 

गम द्खलाये वे । चुद्धितनमे पैठणके ब्राह्मणोनें कहा है कि ये सव चमत्कार हम 
2] अपनी आँसोसे देखे थे । यद्यपि कुछ विह्ानोको इस शुद्धिपत्रके प्रामाणिक 
एनिम सन्देह हैं, तथापि इसमे ज्ञानेब्वर महाराज आदिके जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाली 


सा के जो वर्णन हैं, थे अन्यान्य स्थानोमे मिलनेवाले चर्णनोसे बहुत कुछ मिलते- 
ड्त ३। 


हिन्दी ज्ञानेठवरी 


( श्रीसद्भग वद॒गीता की “भावार्थदीपिका' नामक सर्वश्रेष्ठ टीका ) 


हैँ 


रचपिता 


संत-शिरोमणि श्री ज्ञानेश्वरजी महाराज 


अनुवाद 
बाबू रामचन्द्र वर्मा 


अकाशक 


हिन्दी साहित्य कुटीर 


वाराणसी-२२१००१ 


| सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन 
। संस्करण ],...._ , राम नवमी, २०३९ वि, सं. [ मुल्य ३०१०० 
!! ह! 


'(( ९ ) 
थमा जी निवृत्तिनाथूको;गहितीनाथसे ज़ो उपासना पाते हुई थीं; वही उन्होने: ज्ञानिश्वर 
भहाराजको-दी थी-। “-आदिनथिसें गहिनीनाथ तक जो परम्परा चली आई थी, वह 
मुख्यतः योग मार्ग पर चलती थी | इस प्रम्पराके सभी महात्मा योगेइवर-थे । परन्तु 
श्रीनिवृत्तिनाथने अपने गुंडकी आज्ञासे अपने भाई-वहनोको श्रीकृष्णकी उपासनाकी 
दीक्षा दी थी; और तभीसे महाराष्ट्र देशमें भागवत धर्म या 'भक्ति-मार्गका प्रचार हुआ 
था । यही कारण है कि इस प्रस्तावनाके आरम्भमे कहा गया है कि महाराष्ट्र देशमे ये 
भक्ति-मार्गके आद्य प्रवत्तक थे । परन्तु इसमे सन्देह तहीं कि योग-मार्गकी परम्परा भी 
ज्ञानेश्वर महाराजने नही छोड़ी थी और वे वहुत बड़े योगेश्वर भी है । उन्होने जो 
अनेक बड़े-बड़े चमत्कार दिखलाये थे, वे सब योग-बलूसे ही दिखलाये थे । ज्ञानेब्बर 
महाराजनें अपनी इस ,ज्ञानेश्वरीमे छठे अध्यायके १३ से १६ तकके इलोको- पर जो 
टीका की है, वह योग-प्रधान ही है, श्रीमद्शंकराचार्यने इस प्रसंगमे योग-सम्बन्धी 
कोई निर्देश या संकेत नहीं किया है; _ परच्तु ज्ञानेश्वर महाराजने इस प्रसंग्मे अपने 
योगानुभवका यथेष्ट परिचय दिया है । कुंडलितीको जागनेंका उपाय वतलछाकर उससे 
होने वाली कुछ सिद्धियोंका भी : उन्होंने उल्लेख किया है। उन्होते कहा है-- “फिर 
उस योगीको समुद्रके उस पारकी चीजे भी दिखाई पड़ने छगती हैं, स्वगंका नाद भी 
सुनाई पड़ने रूगत[ है और वह च्यूं टीके सलका भाव भी जान सकता है । वह हवाके 
घोड़े पर सवार होता है और यदि वह पानीके ऊपर चढ़े तो उसके पैरोका पानीसे 
स्पशंतक नही होता । बस इसी प्रकारकी अनेक सिद्धियाँ उसे प्राप्त हो जाती है । 
और इसमे सन्देह नही कि इस प्रकारकी अनेक सिद्धियाँ ज्ञानेश्वर महाराजके चरणों 
पर छोटा करती थी। परन्तु फिर भी जगतके उद्धारका जो सीधा मार्ग उन्होंने 
बतलाया है, उसमें उन्होने योगकी क्रियाओं अथवा सिद्धियोको कोई प्रधानता नहीं 
दी है। वर्लकि एक स्थान पर उन्होने यहाँ तक कहा है कि योग-विधिसे कोई फल 


नही होता; उलटे व्यर्थ ही उपाधि और दम्भ बढ़ता है। तात्पय यह कि योग और 
उसकी सिद्धियाँ तो सच्ची हैं | परन्तु आत्म-प्राप्तेके लिए. उनका कोई उपयोग नही 


होता, उलट़े उत्तसे विध्न ही होता है । ८ 
एक और स्थान पर उन्होने कहा है--“जो-छोग*** **'योगका- बीहड मार्ग अपने 
अधिकारमे करते हैं** *** है अर्जुन, वे छोग भी आकर मुझमे मिलते है। यह वात 


नही है कि उन छोगोको योग-दलसे इसके सिवा कुछ और अधिक प्राप्त होता हो । हाँ 
यदि कुछ अधिक मिलता, है, तो वह केवलछ कष्ट ही मिलतां है ।' और इसका स्पष्ट 
आशय यही है कि - छोगोकी योगका वीहड और कष्ट-साध्य मार्ग छोड़कर भक्तिका 
सुगम मार्ग ग्रहर्ण करना चाहिए. -, डा 

.. ज्ञानेबवर महाराज यह बात तो पूरी तरहसे मानते ये कि भक्ति-मार्गमे मोल- 
साधनमे अथवा आध्यात्मिक जीवनमे सभी छोग एक से हैं और यहा तक कि 
सारी भूत-सृष्टि एक-स्वरूप ही है । परन्तु फिर भी वे सांसारिक व्यवहार और सामा- 
जिकाआचरए/में वर्णा्रम-भेदे 'और जाति-पाँति आदिका भेद मिट देनेके पक्षमे नहीं 
थे ।.गौताके दूसरे. ख्रध्यायके, ३५वे इलोककी व्याख्या करते हुए-वे कहते हैं-- इस स्का 


प्रकाशक 
हिन्दी साहित्य कुटोर' 

_ हाथीगली,' वाराणसी-२२१००१ 
विक्रय कैन्द्र--बुलानाला, वाराणसी-१ 


भूल्य--तीस रुपये 


सुद्रक 


एजुकेशनल प्रिटर्स 


गोला दीनानाथ, वाराणसी 


( १० ) 


व्आाचार देखनेंमें चाहे किंतना ही अच्छा क्यों न जान. पड़े, तो 'भी हमें केवल अपना 
ही आचार स्थिर रखना चाहिए। मान छो कि किसी शूद्रके यहाँ अच्छे पकवान 
तैयार हुए हैं। अब चाहे कोई ब्राह्मण कितना ही दुर्बल क्यों न हो, फिर भी तुम्हीं 
बतलाओ कि क्या उस ज्राह्मणको कभी वे पकवान खाने चाहिये बा 
लेकिन इतना होने पर भी वे भक्ति-मार्गमें और जातिका कोई भेद नही मानते 
थे। नवें अध्यायके ३२वें इोंककी व्याख्या करते हुए वे कहते हैं--“जब तक कोई 
मेरे स्वरूपके साथ मिलकर सम-रस नही हो जाता, तभी तक वह क्षत्रिय, वैरय, स्री, 
शूद्र, अन्त्यज आदिके रूपमें भासमान होता है। परन्तु जिस प्रकार समुद्रमें डाला 
हुआ नमकका डला उसीमे लीन हो जाता है, उसी प्रकार मेरे साथ सम-रस होते ही 
'जाति-भेदवाले भासका पूर्ण रूपसे लोप हो जाता है” | और इसका सीधा-साधा अथे 
यही है कि जब अपनी असीम भक्तिके कारण मनुष्य ईइ्वरमें मिलकर एक हो जाता 
'है, तव जाति और व्यक्तिवाले भेद नही रह जाते। ज्ञानेश्वर सहाराजका - भी यह 
“सिद्धास्त था कि ईइ्वरकी सच्ची भक्ति वास्तवमें शुद्ध ज्ञान ही है; और जिसे ईइवर- 
का शुद्ध ज्ञान हो जाय, वही ईइवरका सच्चा भक्त है। स्वयं गीताके सम्बन्धमे उनका 
यह मत था कि यह मनुष्य मात्रके लिए मोक्षका द्वार खोलनेवाली है । वे कहते थे 
“कि वेदोके अध्ययनका अधिकार तो केवल द्विजोंको है और स्त्रियों तथा शूद्रोके लिए 
उनके श्रवणकी भी मनाही है । परन्तु गीताके सम्बन्धमें इस प्रकारका कोई बन्धन 
नही है--यह सबके लिए है । और फिर गीता केवल उन्ही लोगोको मुक्ति नही प्रदान 


करती जो भली भाति इसका तत्व समझते है, बल्कि जो छोग गीताका कुछ भी अथे 
विना समझे उसका पाठ मात्र भी सुन लेते है, वे भी मुक्त हो जाते है । 


हम ऊपर यह बतलछा चुके हैं कि शञानेश्वर महाराज अपने बडे भाई श्री निवुत्ति- 
नाथ जीसे दीक्षा लेकर उनके शिष्य हुए थे। जब निवृत्तिनाथ उनके गुरु हो गये, तब 
उनके साथ उनका केवल गृह और शिष्यवारा ही सम्बन्ध रह गया, और फिर इस 
सम्बन्धमे भाई-भाईवाले सम्वन्धके लिए कही नामको भी कोई स्थान नही रह गया । 
साथ ही गुरु पर उनकी इतनी अधिक श्रद्धा थी कि वे उन्हे पूर्ण रूपसे ईश्वर ही मानते 
थे | प्रायः सभी अध्यायोंका आरम्भ करते समय उन्होने अपने गुरुकी स्तुति की है 
और इतनी अधिक स्तुति की है, जितनी और कही जल्दी ढूँढे न मिलेगी । ज्ञानेरवरीमें 
ज्ञानेग्वर महाराजने अनेक स्थानों पर अत्यधिक प्रेम, श्रद्धा और आदरके साथ 
अपने वह भाई नही वल्कि अपने गुरु श्री निवृत्तिनाथका स्मरण किया है। उन्ही श्री 
निउृत्तिनाथ की कृपासे आपको ब्रद्मा-ज्ञान प्राप्त हुआ था और इस महान्‌ उपकारके लिए 
आपने अनेक स्थानों पर अपनी पूरी कृतज्ञता प्रकट की है। एक अवसर पर आपने 
कहा है---'गुरुदेवके भोगके जितने पदार्थ है; वे सब पदार्थ मैं स्वयं बनना चाहता 
हैँ ।” वे कहते है---' मैं श्री गुरुका भवन, द्वार, द्वारपाछ, छव्धारी, चेंवर, हुलाने- 
बाला, दीपक दिखानेवाला और ताम्वू् खिलानेवाला बनूँ ग्रुर्देवके नेत्र स्नेहसे जो 
जो रूप देसे, ये सब रूप भी मैं हो बनूँगा । और मरने पर इस शरीरकी मिट्टी उसी 


" एसतावतना, 

. सहाराष्ट्र सन्तोकी मंडलीमें श्री ज्ञानेश्वर महांराजका$8 स्थान कदांचिंतु सर्वोच्च 
और सबसे अधिक महत्वका है; और इसका कारण यह है कि वें महाराष्ट्र देशमे भक्ति 
मार्गके आर्च प्रवत्तक और सारे महाराष्ट्रके धर्म-गुरु हैं। यद्यपि महाराष्ट्र देशमें एकनाथ, 
तुकारास, रामदास आदि अनेक बहुत बड़े-बड़े महात्मा और सन्त हो गये है, परल्तु 
काछ-क्रमके वविचारसे भी और दूसरी अनेक दृष्टियोसे भी सबसे अधिक महत्वका 
स्थान श्री ज्ञानेश्वर महाराजको ही प्राप्त है। महाराष्ट्र देश और मराठी भाषा पर 
जितने अधिक उपकार आपके है, उतने कदाचित्‌ और किसीके नही है । आप बहुत 
ही उच्च कोटिके तत्वज्ञानी, परम, ईइवर-भक्त, पूर्ण योगी और बदूभुत लेखक थे । 
यच्पि आपको हुए साढे छ* सौ वर्ष से अधिक हो गये, परन्तु इस दीधे कारमे आपका 
यश और ख्याति बराबर दिन पर दिन बढती ही गई है और अंब भी बराबर बढ़ती 
ही जा रही है। नेवासे नामक गाँवमे जहाँ वैठकर श्री ज्ञानेश्वर महाराजने गीताकी 
यह ज्ञानेश्वरी टीका लिखी थी। बहुत धृम-धाम और बडे उत्साहसे ज्ञानदेव-महोत्सव 
हुआ था । इस उत्सवमे अनेक प्रसिद्ध विद्वान और हरि-भक्त एकत्र हुए थे। इसी 
अवसर पर “श्री ज्ञानेश्वर दर्शन” नामका कोई १६०० पृष्ठोंका एक बहुत सुन्दर ग्रन्थ 
भी प्रकाशित' किया गया था जिसमे श्री ज्ञानेश्वर महाराज और उनके सिद्धान्तों 
आदिके सम्बन्धमे अनेक बडे बडे विद्वानों और विचारशीछोंके पाडित्यपूर्ण लेख और 
निवन्ध आदि संग्रहीत -है। और उन लेखकोमे केवल हरि-भक्तोके ही नही बल्कि 
पाश्चात्य विद्याओके अनेक बडे बडे विद्वानोके भी बहुतसे लेख आदि हैं और यह इस 

वातका सूचक है कि आजकलके इस बिगडे हुए और केवल धन तथा स्वार्थ पर दृष्टि 
दृष्टि रखनेवाले जमानेमें भी श्री ज्ञानेश्वर महाराजकी कीति वराबर बढती ही 

जा रही है । 

श्री ज्ञानेश्वर महाराजके पूर्वेज पैठणसे&8 चार कोसकी दूरी पर गोदावरी किनारेके 
आपेगाँवके रहनेवाले थे, जहाँ वें छोग कुलकर्णी या पटवारीका काम करते थे । वे 
साध्यन्दिन शाखाके यजुरवेदी ब्राह्मण थे । ज्ञानेश्वरजीके पिताका नाम विट्ठलरू पन्‍त और 
दादाका नाम गोविन्द पन्त था । | विद्वुर पन्‍तको बाल्यावस्थामे ही वेदों और शास््रों 

धःय्पि ज्ञानेइवरीमे श्री ज्ञानेशवर महाराजने सब जगह अपना नाम “श्ञानदेव”? 
ही दिया है, परन्तु फिर भी छोकमें आपको प्रसिद्धि “श्री ज्ञानेइवर संहाराज” के 
नामसे ही है; और इसी लिए हमने भी इस प्रस्तावनामें सब जगह आपका वही नाम 
दिया है ।--अनु वादक 

&दक्खिन, औरंगाबाद जिलेमें यह एक प्रसिद्ध तोथे-स्थान है। इसे छोग दक्षिण- 
काशी भी कहते हैं ।---अनुवादक । 


( ११ ) 


भुमि में मिलाऊँगा, जिसपर गुरुदेवके श्री चरण अंकित होगे । इन सब उद्धरणोसे 
यही सूचित होता है कि जिस प्रकार ज्ञान, भक्ति और योग आादिका आपमे असीम 
बल था, उसी प्रकार आपकी ग्रुरुभक्ति भी पराकाष्ट्रा तक पहुँची हुई थी । 
गीताकी अब तक जितनी टीकाएँ हुई हैं, उतनी कदाचितु बहुत ही कम प्रन्थोकी 
हुई होंगी ! और गीताकी समस्त टीकाओंमे जितनी अच्छी यह ज्ञानेश्वरी टीका है, 
उतनी अच्छी कदाचितु ही और कोई टीका हो 4 इस ज्ञानेश्वरी टीका की सबसे बडी 
विशेषता यह है कि इसपर कही किसी विश्येष सम्प्रदाय की छाप नही है । जो कुछ 
कहा गया है, वह सब प्रकारके साम्प्रदायिक भावोसे दूर रहकर और गीताका यथार्थ 
अभिप्राय समझनेकी दृष्टिसे कहा गया है। ज्ञानेश्धरी आजसे लगभग साढ़े छः सौ 
वर्ष पूर्व लिखी गई थी; और यदि इतनी पुरानी भाषाका ठीक-ठीक अथ सब छोगोंकी 
समझमें न आवे तो यह कोई आश्चयेकी बात नही है। और यही कारण है कि मूछ 
ज्ञानेश्वरी मे कुछ स्थछ विकट और दुरूह भी है। परन्तु फिर भी यदि समस्त ज्ञाने- 
ज्वरी पर ध्यान रखा जाय तो यही कहा जा सकता है कि इसकी भाषा बहुत ही 
सुन्दर, स्पष्ट, शुद्ध सरस, ओजस्विनी और प्रसाद-गुणसे सम्पन्न है। कुछ छोगो का 
कहना है कि मूल मराठी ज्ञानेश्वरीमें सव सिलाकर ५६ भाषाओके शब्द आये हैं; 
और यह वात ज्ञानेश्वर महाराजकी उच्च कोटिकी बहुज्ञताकी ही सूचक है। ज्ञाने- 
इवरीसे सबसे बड़कर प्रशंसनीय उसकी वर्णन-शैली है। जो विषय उठाया गया है, 
वह इतन विशद और स्पष्ट रूपसे समझाया गया है कि पढ़नेवाले भुग्ध हो जाते है । 
जगह जगह रूपक और उपमाएँ इतनी अधिक हैं कि गहनसे गहन विषय समझनेमे 
भी कोई कठिनता नही होती । तात्पर्य यह कि ज्ञानेश्वरी अनेक गुणोंका समुद्र है और 
इसकी श्रेष्ठताका पूरा-पुरा परिचय इसका भली भाँति अध्ययन करनेसे ही मिल 
सकता है। मैं तो केवछ इसी लिए अपने आपको धन्य समझता हूँ और अपना जीवन 
साथंक मानता हूँ कि मुझे ऐसे श्रेष्ठ प्रन्थ-रत्वका अनुवाद करनेका सौभाग्य प्राप्त 
हुआ है । सम्भव है कि इस अनुवादमें मुझसे कुछ भूलें और प्रमाद भी हुए हो; पर 
इसके लिए मैं उदार 'तथा भक्ति-परायण पाठकोसे 'क्षमा-प्राथनाके सिवा और कर ही 
क्या सकता हूँ ? 
अन्तमें मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूँ कि मैंने ज्ञानेश्वरीका यह हिन्दी 
अनुवाद स्वगेवासी श्रीयुत बालकृष्ण अनन्त भिडे बी० ए० कृत “साथ ज्ञानेश्वरी” 
के आधार पर किया है और इसके लिए मैं उनके प्रति अपनी पूर्ण कृतज्ञता प्रकट 
करता हूँ। प्रस्तावना लिखनेमे मैंने उक्त साथथ ज्ञानेश्वरीकी प्रस्तावनाके अतिरिक्त अपने 
परम प्रिय और अभिन्न-हृदय मित्र पं० लक्ष्मण नारायण गर्दे द्वारा अनुवादित श्री 
ज्ञानेश्वर-चरित्रसे, जो गोरखपुरके प्रसिद्ध गीता प्रेससे प्रकाशित हुआ है, विशेष 
सहायता ली है । और इसके लिए मैं प्रिय गर्देजीका भी विशेष रूपसे आभारी हूँ । 


गुरु पूणिमा | 


सं० १९९४ वि० “-रामचन्द्र वर्सा 


भादिकी अच्छी शिक्षा मिली थी भौर इसी लिए वे बहुत बड़े ज्ञानी, विरक्त और 
ईश्वरभक्त थे। वे भाय: घर-घृहस्थकी ओरसे उदासीन रहते थे और तीथ॑-सेवा, साधु- 
सनन्‍्तोंके सहवास और ईश्वर-भक्तिमें ही उनका विशेष मन छगता था। इसी लिए 
उन्होंने पहले अपना विवाह नही किया था और छोटी अवस्थामें ही बे तीर्थ-यात्रा 
करने निकछ गये थे | जब वे अनेक तीथोंकी नाता करते हुए बनाके पास आहून्दी 
गावमे पहुँचे, तब वहाँके कुलकर्णी या पटवारी सिधो पन्तसे उनकी भ्रेंट हुईं | विद्वल 
पन्त सिद्धेश्वरके भन्दिरमें हरे हुए थे। वे देखनेमें तो शान-सम्पन्न थे ही, पर साथ 
बहुत निर्म थ्‌ तप 


उनकी वृत्ति भ॑ वहुत निर्मल थी. और आचरण भी बहुत पवित्र था। 

इसलिए सिधों अपनी कन्याका विवाह विट्ठुल पन्त: पाहा और इस 

भम्बन्धमें उन्होने उनसे ऊहा भी । उस समय विद्ठुल पन्तने उन्हें कोई नि उत्तर 
वि; 


नही दिया | परन्तु कहा जाता है कि बादमें 8७ पन्तको इस सम्बन्धमें एक स्वप्न' 
हुआ जिसमें विदुल भगवानने उनके सामने प्रकट होकर कहा कि तुम यह विवाह 
स्वीकृत कर लो; इससे तुम्हे एक सा पृत्न उत्पन्न होगा जो ईश्वरका अवतार ही: 
होगा । और इसलिए ईश्वस्की इच्छा समझकर विट्ठुल सिधो पत्तकी कन्याके 
साथ विवाह अहस्थ आश्रमकों स्वीकार किया। जिस कन्याके साथ उनका 
विवाह हुआ था, उसका नाम रुक्मिणी बाई था। 

विट्ठल पन्तने यद्यपि स्वप्नमे पहल भगवानकी आज्ञा पाकर विवाह तो कर 


विषय-सूची 


बब्न्ल0 


पे 


अध्याय विषय 


'पहिला अध्याय... ( अर्जुन-विपादबोग ) 


दूसरा अध्याय ( सांख्ययोग ) द 
तीप्रा अध्याय. ( कर्मयोग ) 

चौथा अध्याय ( ब्रह्मापंणयोग ) 

पाँचवाँ अध्याय... ( संन्यासयोग )- 

'छठा अध्याय ( अभ्यासयोग ) 


सातवाँ अध्याय. ( ज्ञानविज्ञानयोग ) 
आठवाँ अध्याय ( अक्षरत्रह्मययोग ) 

नवों अध्याय ( राजविद्याराजगुह्य गोग ) 
दसवाँ अध्याय ( विभूतिविस्तार॒योग ) 
ग्यारहवाँ जध्याय ( विश्वरूपदर्शनयोग ) 
बारहवाँ अध्पाय ( भक्तियोग ) 

तेरहवा अध्याय... [ क्षेत्रक्षेत्ज््गोग ) 
चौदह॒वाँ अध्याय. ( गरुणनयविभागयोग ) 
पन्‍द्रहवाँ अध्याय... ( पुरुपोत्तमयोग ) 
सोलह॒याँ अध्याय. ( दैवासुरसम्पद्वधिभागयोग ) 
सत्रहवाँ अध्याय. ( श्रद्धा्रयविभागयोग ) 
अठारह॒वाँ अध्याय ( मोक्षसंन्यासयोग ) 


१--१७ 
१८-४१ 
४३--६० 
६१-८७ 
७६-- ८७ 
८८-११९ 
१२०-१३३ 
१३४-१५१ 
१५२-१८५ 
१८६-२०७ 
२०८-२५१ 
२५२-२६५ 
२६६-३२८ 
३२९-३५१ 


” ३५२-३८४ 


३८५-४१२ 
४१३०४३७ 
४३८-५४० 


( ३ ) 


विदुल पन्तके इस प्रकार घरसे चले जाने पर रक्मिणी बाई मनमें बहुत अधिक 
दुःखी हुई | पतिदेवके अचानक लापता हो जानेसे उसके मनमें बहुत अधिक' लूज्जा 


और ग्लानि होती थी; साथ ही उसे दिन-रात अपने भविष्यकी चिता रहने लगी । 
अब वह आठ पहरमें केवल एक बार भोजन करती थी, पीपछकी प्रदक्षिणा करती थी 


और पति तथा ईइवरका चिंतन करती थी । बस यही उसका कार्ये-क्रम था। इसी 
बीचमें उसे किसी प्रकार यह भी पता छूग गया था कि मेरे पतिदेव काशीमे जाकर 


संन्‍्यासी हो गये हैं ॥ इसलिए उसने अपने व्रतका स्वरूप और भी उम्र बना लिया और 
बारह वर्ष इसी प्रकारके व्रत और अनुष्ठानमे बिता दिये। यद्यपि उसका वह कठोर 


त्रत और उम्र अनुष्ठान निष्काम था, परंतु फिर भी भगवानने उसकी पुकार 
सुन लो थी । 


एक बार ऐसा संयोग हुआ कि रामानंद स्वामी अपने साथ सौ-पचास शिष्योको 
लिये हुए रामेश्वरकी यात्रा करनेके लिए निकले थे । रास्तेमे उन्हे आलंदी गाँव मिल 
गया और वही उन्होने डेरा डाल दिया । वे आहूंदी में जिस मारुती मंदिरमें ठहरे थे, 
वहाँ रुक्मिणी बाई नित्य हनुमानजीके द्शत करने जाया करती थी । वही उसने रामा- 
नंद स्वामीको देखकर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया | रामानन्दजीके मुखसे आशीर्वादके 
रूपमे निकल गया--“पुत्रव॒ती भव” यह आशीर्वाद सुनकर रुक्मिणी बाईकों कुछ 
हँसी आ गईं और वह यह समझकर अपने मनमे दुःखी हुई कि एक महात्माका यह 
आश्ञी्वाद बिलकुल निष्फल होगा ! जब रामानंदने उससे हँसनेका कारण पूछा, तब 
उसने कहा कि मेरे पति तो काशीमें संन्यास ले चुके हैं । अतः आपका आशीर्वाद पूरा 
कैसे होगा ? उन्होने रक्मिणी बाईसे उसके पतिके रूप-रंग और अवस्था आदिके 
सम्बन्धमे कुछ प्रन्‍नन करके अपने मनमे समझ लिया कि यह कदाचित्‌ उसी व्यक्तिकी 
स्‍त्री है जिसने मुझसे दीक्षा ग्रहण की है और जिसका नाम अब ““चैतन्याश्रम स्वामी 
है। उन्होने यह भी सोचा कि जो व्यक्ति अपनी सनन्‍्तान-हीन युवती स्लीको छोड़कर 
संन्यास ग्रहण करता है, शाज्ञोकी दृष्टिमें वह स्वयं भी दोषी होता है और उसे दीक्षा 
देतेवाला गुरु भी दोषका भागी होता है। अतः उन्होने रामेश्वर-यात्राका विघार छोड़ 
दिया और रुक्मिणी बाईको अपने साथ लेकर पहले तो उसके माता-पिताके पास गये 
और तब उन सब लोगोको साथ लेकर काशी छौट आये। यहाँ उन्होने चैतन्याश्रमको 
चुलाकर उससे सब हाल पूछा । उस समय चैतन्याश्रम भी इन्कार न कर सके और 
उन्होने अपना सारा दोष मान छिया । इस पर रामानन्द स्वामीने उन्हे आज्ञा दी कि 
तुम अपनी पत्नीको साथ लेकर आलून्दी चले जाओ और वही ग्रहस्थाश्रममे अपना 


जीवन व्यत्तीत करो | चैतन्याश्रमने भी अपने ग्रुककी वह आज्ञा शिरोधाये की और इस 
शभ्रकार वे संन्यासीसे फिर ग्रहस्थ हो गये । 


अब विद्ठल पन्‍त और रुक्सिणी वाई पर दूतरी विपत्ति आईं। किसी संन्‍्यासीका 
फिर से ग्रृहस्थाश्रमममें लौट आना एक बहुत ही अद्भुत वात थी और इसे समाज किसी 
श्रकार सहन नही कर सकता-था । छोग समझते थे कि इससे संन्यासाश्रमका भी 
अपमान होता है और गृहस्थाश्रम पर भी कर्लंक लगता है। सब लोग उनकी निन्‍्दा 


६ 3.) 
करने और उन्हे अनेक प्रकारके कष्ट पहुँचाने लगे | केवल यही जही, ब्राह्मणोने उन्हें 
अपनी जाति और समाजसे बहिष्कृत भी कर दिया । परन्तु ज्यो-््यों; छोक्‌-निन्‍्दा 
बढ़ती जाती थी, त्यो त्यो विटृठलछ पन्‍्तकी शात्ति, : गम्भीरत[ और अध्ययनकी मात्रा 
क्षी वरावर बढती जाती थी । वे अपना सारा समय शाखोके अध्ययन. आत्म-चिन्तन 
और ईइवर-धजनमें ही व्यतीत करते थे और छोक-निन्‍्दाकी ओर कुछ भी ध्यान नही 
देते थे । रुक्मिणी वाई भी अपने पतिकी सेवा करके ही खूब प्रसन्न रहती थी । परंतु 
इस वार ग्रृहस्थाश्रम स्वीकार करने पर उन्हें जल्दी जल्दी सन्‍्तानें होने रूगी, जिससे 
उनके सामने एक नई चिन्ता आ खडी हुई। थोड़े ही समयमें उन्हे तीन पुत्र और एक 
कन्या हुई। सबसे पहले शक संवत्‌ ११९५ मे निवृत्तिनाथका, फिर शक संवत्‌ ११९७ 
में ज्ञानदेवका और तव॑ शक संवत्‌ ११९९ में सोपानदेवका जन्म हुआ। और तीनो 
पुत्रोके उपरांत अन्तमे शक संवतु १२०१ में कन्या मुक्ता बाईका जन्म हुआ था । 
उन दिनो विट्ठछ पंतकी अवस्था अत्यंत शोचनीय हो रही थी । उन्हें कही भिक्षा 
तक न मिलती थी । कभी-कभी उन्हे फल-फूछ और कभी कभी केवल तृण और पत्ते 
आदि खाकर और यहाँ तक कि कभी कभी केवल जल ही पीकर रह जाना पड़ता 
था। परतु फिर भी कभी उनका मन मायाके वशमें न हुआ। हाँ, संतान उत्पन्न 
होने पर अवद्य ही उन्हे भविष्यकी तिता होने छगी । परंतु वे जैसे जैसे अपना समय 
चिताते चलते थे । सौभाग्यवश उनके तीनो पुत्र बहुत ही कुशाग्रबुद्धि थे और स्वयं वे 
अनेक शास्रोंके पूर्ण पंडित थे, इसलिए उन पुत्रोकी शिक्षा बहुत ही सब्तोषजनक रूपमे 
होने लगी । जब उनके बड़े पुत्र निवृत्तिताथकी अवस्था सात वर्षकी हुई, तब उन्होने 
उनका उपनयन सस्कार करनेका विचार किथा। वे जानते थे कि इस सस्कारके समय 
कोई ब्राह्मण न आवेगा, इसलिए उन्होने ब्राह्मणोसे बहुत प्रार्थंवा की कि आप लोग 
किसी प्रकार मुझे फिरसे जातिमे मिला छे। परंतु ब्राह्मणोने उत्तकी उस प्रार्थना पर 
कोई घ्यान नहीं दिया । 
सव ओरसे निराश होकर अन्तमें विट्ठल पन्तने यह निश्चय किया कि ज्ली और 

पुत्रीको लेकर अ्यम्वकेश्वर चलना चाहिए और वही अनुष्ठान करना चाहिए। तदनुसार 
वे अपने सारे परिवारको लेकर ज्यम्वकेद्वर जा पहुँचे । वहाँ उनका नित्यका यह नियम: 
हो गया था कि मध्य रात्रिमे उठकर कुशावत्तेमे स्नान करते थे और अपने सारे परिवार 
को लेकर ब्रह्मगिरिकी परिक्रमा करते थे । इस प्रकार छः मास बीतने पर एक दिन उसी 
आाघी रातके समय एक विकट और विलक्षण घटना हुई। जिस समय वे बाल बच्चो 
समेत परिक्रमा कर रहे थे, उस समय सामनेसे एक भीपण बाघ कुदता-फाँदता आ 
पहुँचा । उसे देखते ही सब छोग घवराकर इधर-उधर भाग निकले । उनके बड़े पुत्र 
निवृत्तिनाथ भी भागते भागते अंजनी पर्वंतकी एक गुफा से जा छिपे । उस समय वहाँ 
नाथ सम्प्रदायके आचार्य श्री गहिनीनाथ अपने दो शिष्योके साथ तपेस्था कर रहे थे । 
च्ी पहुँचते ही श्री निवृत्तिनाय उनके चरणों पर गिर पड़े । गहिनीनाथकी भी उन्तपर 


(रे 


( # 9) 


कृपा-दृष्टि हो गई और उन्होने उनकी अल्प अवस्थाका विचार.नः करके उन्हें “राम 
कृष्ण हरि” का “मन्त्र देकर अपना शिष्य बना लिया और उन्हे संसारमे कृष्णकी 
उपासनाका प्रचार केंरेनेकी आज्ञा दी । निवृत्तिनाथ वहाँसे आकर फिर अंपने माता- 
पिता के साथ मिलू गए। 


ः. विट्रूल,पन्‍्त फिर पूव॑वत्‌ समय विताने रंगे । परन्तु अपने पुत्रोका यज्ञोपवीत 
संस्कार न कर सकनेके कारण वे सदा दुःखी रहते थे । वे अपने बार-बच्चोको लेकर 
आपेगाँव पहुँचे और व॑हांके ब्राह्मणो से भी उन्होने :अपने पुत्रका यज्ञोपवीत करानेके 
लिए कहा । परन्तु उन छलोगोने उन्हे उत्तर दिया कि तुमने वहुत बडा अपराध किया 
है, और इसका प्रायदिचत्त देह दंडके सिवा और कुछ हो ही नही'सकृता । इस परे 
विट्वल पन्‍त इतने अधिक दुःखी हुए कि उन्होने अपने बच्चोकों यो ही ईष्वरके भरोसे 
छोडक्र और अपनी स्रीको साथ लेकर प्रयायकी यात्रा की और वहाँ पहुँचकर उन 
पति-पत्नीने जल-समाधि ले ढी । 
भ्रब सब बालक अनाथ और असहाय होकर इधर-उधर घृमने और भिक्षा आदि 

से अपना निर्वाह करने लगे । परन्तु वे बारूक बहुत ही बुद्धिमान और शीलवानु थे 
तथा उनका, आचरण बहुत ही शुद्ध था,. इसलिए पेंठणके ब्राह्मपगोको उन पर दया 
आती थी । कुछ लोग उन वारूकोकी शुद्धि करता चाहते थे, परन्तु उनकी शुद्धि 
का प्रश्न बहुत ही विकट- था । वे एक ऐसे संन्‍्यासीकी सन्‍्तान थे जो फिरसे ग्रहस्थ 
हो गया था, अतः उन ब्राह्मणोकी समझमे यही नही आता था कि ऐसे बारूकोकी 
शुद्धि किस प्रकार और किस आधार पर की जाय । वे इसके लिए शास्रोका आधार 
ओर विधान चाहते थे; और शास्त्रोमे इस सम्बन्धका कोई प्रायश्वित ही उन्हे नहीं 
मिलता था । उन्हे सबसे बडी आशंका इस बातकी थी कि यदि ऐसे बालकोकी शुद्धि 
कर ली जायगी तो फिर बहुत-से दुष्ट और रूम्पट भी जब्र चाहेगे, तब संन्‍्यासी बन 
जायेंगे भौर जब चाहेगे, तब प्रायश्रित करके ग्ृहस्थाश्रममे आ जायेंगे, जिससे ग्ृह- 
स्थाश्रम और संनन्‍्यासाश्रम दोनो ही करलूंकित होगे । परन्तु जब अन्तमे उन्हे यह पता 
चल गया कि विट्वुल पन्‍त और उनकी पत्नीने जलसमाधि ले ली, तब निवृत्ति आदि 
“निरपराध बालकोकी अवस्था पर उनको विशज्येष दया आई ओर उन्होने सब बातो पर 
विचार करके इस समस्या का बहुत ही सुन्दरतासे निपटारा किया । उन्होने जो कुछ 
निर्णय किया था, उसका वर्णन निरजन साधवने इस प्रकार किया है-- 

“अनन्य भक्ति हरिपादपद्यी, निष्ठा धरा केवक सौल्यसकी। 

तीन्नानुतापें भजनासि सारा, दाक्ोनी सायामय हा पसारा। 

चित्तीं चिदानन्द धरोनि राहा, चेनन्‍्य तें एक अख़ड पाहा। 

या पद्धतिनेंच तरल छोकी, यावेगरा सार्ग तुम्हा नसों की। 

जितेन्द्रियत्वेंचि बसा अखंड, न वाढवा संसृतिकामबंड । 

वेराग्ययोगरेंचि धरोनि पिंड, वर्त्ता तुम्हां निष्कृति हे उद्दंड।!”? 

अर्थातु-- तुम छोग हरिके चरण-कमलोमे अपनी-अनन्य भक्ति रखो और केवरू 


श्रीः 
थश्रो गोपाल-कृष्णायनमः 


हिन्दी ज्ञानेश्वरी 
पहला अध्याय 


है ओकार-स्वरूप परमात्मा, वेद ही तुम्हारा "%रतिपादन कर सकते है। मै तुम्हें 
नमस्कार करता हूँ। तुम ऐसे आत्म-स्वरूप हो जिसका ज्ञान केवल स्वानुभवसे हो 
सकता है। मै तुम्हारा जय-जयकार करता हूँ। श्री निवृत्तिनाथ का यह नम्न शिष्य 
कहता है कि-सवबके अर्थ-ग्रहणकी ञक्तिका प्रकाण जो गणेश कहलाते है, वह तुम्हीं 
हो । यह बात सब छोग सावधान होकर सुने । यह संपूर्ण साहित्य तुम्हारी मनोहर 
मूर्ति है और उसका अक्षररूपी दरीर निर्दोष भावसे झलक रहा है। स्मृति ही इस 
मृत्ति का अवयव है, काव्यकी पक्तियाँ उन अवयवोके हाव-भाव है और अथ्थं-सौदये 
ही उसका लावण्य है । अठारह पुराण रत्नोसे जुडे हुए अछकार है, तत्व-सिद्धात उन 
अलूकारोमेके रत्न है और शब्दोकी जडाई उन रत्नोपरका कुन्दन हो गई है। सभ्य 
और सुन्दर काव्य-प्रबन्ध मानो रग-विरगे वस्र है और इन वस्नोमेका साहित्य रूपी 
ताना-बाना खूब वढिया और चमकीरा है। और यह देखिए कि यदि इन नाटकोकी 
रसिकतासे योजना की जाय तो उसमे जो घुघरू होते है, वे अथ-रूपी ध्वनिकी रुन- 
झून आरम्भ करते है । यदि इन काव्य नाटकोके तत्व-सिद्धान्तोकी खूब वक्षतापूव॑ंक 
छान-बीनकी जाय तो उनमे जो मामिक पद दिखाई देते है, वही घुघुरूओमेके रत्त 
हैं । और व्यास आदि कवियोका जो प्रतिभा रूपी गुण है, वही जरीदार पटका या 
कमरवन्द है और इस पटकेके पललेपरकी इन घुंघुरुओकी झालर ऊपरकी तरफ 
झलकती है। जिन भिन्न-भिन्न छ. तत्व सम्प्रदायोको षड़-दशंन कहते है, वही इस 
गणेश-मृत्तिके छ हाथ है, इसीलिए इन सम्प्रदायोके मत-भेदानुसार इन छ हाथोके 
आयुध भी आपसमे विध्वसवादी है। आयुधोमे तक-शासत्र परशु है, न्याय-शासत्र अंकुश 
है और वेदान्त-शासत्र मीठे रससे भरा हुआ मोदक है । न्यायसूत्र पर वृत्ति करनेवालो- 
के द्वारा निदिष्ट किया हुआ, पर आपसे आप टूटा हुआ, वही खडित दाँत जो बौद्ध 
मतका सकेत है, एक हाथमे है । सतकंवाद ही आपका कमलरूके समान वरद हस्त है 
और धर्म प्रतिष्ठा ही आपका अभय देनेवाला हाथ है। महासुखके परमानन्दकी 
प्राप्ति करानेवाला निर्मेठ सुविचार ही आपका सरल शु'ड-दंड है। मतभेदोका परि- 
हार करनेवाला जो संवाद है, वह आपका अखंडित और शुप्र वर्णवारा दाँत है। 


( ६ ) 


उत्त सुखल-घाम पर निष्ठा रखो। तीज अनुतापूपुर्वेित् ईईइवरका भजव करो और इस 
मायामप संप्तारकों छोड़ दो । अयते चितमें सदा उत विदानन्दकों धारण किये रहो 
ओर केवल उस अखंड चैतन्य पर ही दृष्टि रखो । वस्त इसी उपायसे तुम लोग इस 
लोकमें तर जाओगे । इसके सिवा तुम छोगोंके लिए और कोई उपाय नही है । तुम 
लोग अखंड जितेन्द्रिय होकर रहो | संघारका काम-विद्रोह मत बढ़ाओं। तुम लोग 
अपना शरीर वैराग्य और योगमें ही रखो; और उसी उम्र निष्कृतिको अंगीकार करो । ; 

निवृत्तिनाथ आदि सभी वालकोने और विशेषतः ज्ञानेश्वरने ब्राह्मणोंका यह 
निर्णय पूर्ण खपसे शिरोधायें किया । पहले निवृत्तिदेव और सोपानदेव .यह॒निर्णय 
माननेमे कुछ सकोच करते थे, परल्तु ज्ञानदेवने उनसे आग्रहपुरवेक्र यह निर्णय मान्य 
कराया था । उन्होने यह वात अच्छी तरह समझ ली थी कि यद्यपि वर्ण, आश्रम और 
जाति आदिके भेंद निमूंछ हैं, परन्तु फिर भी वे देखते थे कि हमारे समाजमें ये सब 
भेद पूरी तरहसे और हढ़वापूवंक प्रचलित हैं; और यदि इनसे सम्बन्ध रखनेवाले 
नियमोंका भली भाँति पालन किया जाय तो सामाजिक व्यवहारोमें बहुत सुगमता 
होती है । समाजको व्यवस्थित रखनेके लिए उसके नियमों और आज्ञाओंका ठोक 
तरहसे पालन करना आवश्यक है और उन नियमों तथा आशज्ञाओंके प्रतिकूल चछना 
तथा विद्रोह करना हानिकारक है। और यदि समाजमें क्रिसी प्रकारके सुधारकी 
जआावश्यकता हो तो वह सुधार समाजमें रहकर और सौम्य तथा नम्र उपायोसे ही 
करना उत्तम होता है। और यही सब बातें ज्ञानेश्वर महाराजने उस समय अपने 
दोनो भाइयोको बहुत अच्छी तरह समझा दी थी ॥ 

इस प्रकार पैठणके ब्राह्मणोके आज्ञानुसार तीनों भाई ब्रह्मचर्यपू्वंक अपने समाज- 
में रहने लगे। उन्हीके साथ साथ मुक्ता वाई भी ब्रह्मचारिणी होकर दिन व्यतीत 


करने ऊूगी । ब्राह्मणोने इन वारूकोकी शुद्धिकी व्यवस्था शक संवत्‌ १२०९ या वि० 
सं० १३४४ में दी थी। इसके उपरान्त ये चारो भाई-वहन पैठणसे चलकर नेवासें 
पहुँचे ओर वही रहने लगे । 

कहते हैं कि जिस समय ज्ञानेश्वर महाराज नेवासें पहुँचे थे, उस समय वहाँ एक 
नी अपने पत्ििके शवक्ो गोदमें लिए विकाप कर रही थी । पूछने पर मालूम हुआ कि 
उसके मृत पतिका नाम सच्चिदानन्द था। उन्होने चकित होकर कहा---“क्या संत, 
चित्‌ और आनन्दकी मृत्यु हो सकती है? उसे तो मृत्यु स्पर्श तक नही कर सकती [7 
यह कहकर उन्होने ज्योही उम्र मृत व्यक्तिके शरीर पर हाथ फेरा, त्योंही वह उठकर 
खड् हो गया । यही व्यक्ति आगे चछकर सच्चिद्यनन्द बावाके नामसे प्रसिद्ध हुए 
थे जिन्होंने यह नानेदवरी लिपि-बद्ध की थी और जिनका ज्ञानेश्वर महाराजने ज्ञानेश्वरी 
के अन्तर्म उल्लेख किया है। यह ज्ञानेश्वरी शक संवत्‌ १२१२ या वि० स० १३४७ में 
नेवासेंमें महारूया देवीके मन्दिरमे लिखी गई थी । अर्थात्‌ इस ज्ञानेशवरीकी रचनाके 
प्मय ज्ञानेश्वर महाराजकी अवस्था केवर पन्‍्द्रह वर्षकी थी। गौर यह उनके अदभुत 
विद्वान होनेका एक बहुत ही उत्कट प्रमाण है। यद्यपि ज्ञानेश्वर महाराजके सम्वन्धमें 
बनेक चमत्कार प्रसिद्ध हैं, परन्तु यदि उन सव चमत्कारों पर किसीको विश्वास न हो 


र्‌ हिन्दी ज्ञानेदवरी 


उन्मेष या ज्ञानतेजका स्फुरण विध्न-राज गणेशजीके चमकते हुए सुक्ष्म नेत्र हैं। इसी 
प्रकार मुझे ऐसा जान पडता है कि पूर्व-मीमासा और उत्तरन्‍्मीमासा इनके लि 
कान है और इन्ही दोनो कानो पर मुनि रूपी भ्रमर गंड-स्थलूसे बहनेवाले बोध-हूपी 
भद-रसका सेवन या पान करते है। तत्त्वार्थ रूपी प्रवाठसे चमकनेवाले हेत और 
अद्दैत दोनो गंड-स्थल है और ये दोनों गणेशजीके मस्तकपर बहुत ही पास-पास 
होनेके कारण मिलकर प्राय एकसे हो गये है । ज्ञान-झूपी मकरन्दसे ओत-प्रोत भरे 
हुए दसो उपनिपद्‌ ही मथ्ुर सुगधिवाले फूलोके मुकुटके समान मस्तकपर सुशोभित 
है । इन गणेशजीमे दोनो चरण अकार है, विज्ञाल उदर उकार है और मस्तकका 
महामडल मकार है । अकार, उकार और मकार इन तीनोके योगसे &#कार होता है 
जिसमे सारा साहित्य-ससार समाविष्ट होता है। इसीलिए मैं सदगुरुकी कृपासे उस 
अखिल विश्वके मूल वीजको नमस्कार करता हूँ । अब मैं उस विश्व-मोहिनी शारदा- 
की वन्दना करता हूँ जो वाणीके नित्य नये-तये विछास प्रकट करती है और जो 
चातुर्य तथा कलाओ मे विद्येष प्रवीण है । जिन सद्गुरुते मुझे इस संसार-रूपी सागर- 
से पार उतारा है, वे सदगुरु मेरे अन्त करणमे पूरी तरहसे बैठे हुए है इसीसे विवेक- 
के लिए मेरे मनमे विशेष आदर है । जिस प्रकार आँखोमे दिव्य अंजन लगानेसे दृष्टि- 
को अपूर्व वछ प्राप्त होता है और तब आदमी जहाँ देखता है, वही उसे भूमिके 
अन्दर गडे हुए द्रव्योकी वडी-वड़ी राशियाँ दिखाई पडने रूगती है, अथवा जिस 
प्रकार हाथमे चिन्तामणि आनेपर संब प्रकारके मनोरथ सिद्ध हो जाते है, उसी प्रकार 
में ज्ञानदेव कहता हूँ कि श्रीनिवृत्तिनाथजीकी कृपासे मै पूर्णकाम हो गया हूँ। इसी 
लिए बुद्धिमान पुरुपोको गुरुकी भक्ति करनी चाहिए और उसके द्वारा कृतकाये होना 
चाहिए, वयोकि जिस प्रकार वृक्षकी जडमे पानी सीचनेसे आपसे आप सव शाखाएँ 
ओर पल्लव हरे-भरे हो जाते है । अथवा जिस प्रकार सागरमे स्नान केरनेसे त्रिभुवन- 
के समस्त ती्थोमे स्तान करनेका फल होता है अथवा जिस प्रकार अमृत रसका पान 
करनेसे समस्त रसोका आनन्द मिल जाता है, उसी प्रकार जिनके द्वारा समस्त इृष्ट 
मनोरथ सिद्ध होते है, उन श्री गुर्ेवकी मैं बार-बार वन्दना करता हूँ । अव आप 
सोग एक प्रीढ ओर गम्भीर कथा सुने। यह कथा समस्त कछा-विलासोकी जन्मभूमि 
पाग्ता विवेक चुक्षोका अपूर्व उपवन है। रह कथा सब सुखोके सूल-स्थान महा- 


७, 


रिद्वान्तकी नींव है अथवा नो रसोका अमृतका सागर है। अथवा यह कथा स्वयं 
परम सलिझा आश्वय-स्थछ, समस्त विद्याओका आदि पीठ और समस्त जार#्रोका 
निवास>पान है। अथबा यह कथा धाभिक विचारोका मायका (जन्मभूमि), सज्जनो- 
गए जीयन शौर सरस्वती देवीके सौन्दय रूपी सम्पत्तिका भांडार है। अथवा व्यास- 
देपये पिमार सतिको रफुसिति करके स्वयं वाणी देवी इस कथाके रूपमे त्रिभुवनमे 
है । इसीलिए यहू कथा समस्त महाकाव्योकी महारानी और सब प्रन्धोके 

टिका सूद है और इसीसे शज्ञार आदि नो रसोको सरसता प्राप्त हुई है। अब 


पहला अध्याय डे 


, इस कथाका एक और लक्षण सुनिये। इसी कथाके शब्द-वैभव शाक्न-शुद्ध हुआ है 
और आत्म-ज्ञानकी कोमलूता इसीसे दूनी हुईं है | चातुर्यको इसी कथासे चतुराई प्राप्त 
हुई है, भक्ति-रस इसीसे स्वादिष्ट हुआ है और सुखका सौभाग्य इसीसे पुष्ट हुआ है । 
इसीसे माधुयेक्रो मधुरता, शज्भारकों सुन्दरता और अच्छी बातोको छोक-प्रियता 
प्राप्त हुई है और उनकी शोभा हुई है। इसी कयासे कलाओका कहाज्नान प्राप्त 
हुआ है, पुण्यको अपूर्व वैभव मिला है और इसी लिए इससे राजा जनमेजयके पाप- 
कमोके दोपोका सहजमे प्रक्षाऊन हुआ है । यदि इसके सम्बन्धमे कुछ और विचार 
किया जाय तो यह निश्चित होता है कि इसीने रंगोको सुरंगताकी विपुल सामयथ्ये 
और ग्रुणोको सद्गुणताका तेज प्रदान किया है। तात्पयं यह कि जिस प्रकार सूर्यके 
तेजसे त्रिभुवन उज्ज्वरू होता है, उप्ती प्रकार व्यासदेवकी वुद्धिसे व्याप्त होनेके कारण 
यह विश्व प्रकाशित हुआ है । अयवा जिस प्रकार अच्छी और उपजाऊ भूमिमे बीज 
बोनेसे वे आपसे आप वढते और फैलते है, उसी प्रकार इस भारत ग्रन्थमे सब विपय 
बहुत अच्छी तरह सुशोभित हुए है। अथवा जिस प्रकार नगरभे निवास करनेके 
कारण मनुष्य सहजमे ही बहुश्रुत और सभ्य हो जाता है, उसी प्रकार सारा जगत 
व्यासदेवकी बाणीसे उज्ज्वल और स्पष्ट हो गया है । अथवा जिस प्रकार युवावस्थाके 
आरम्भमे स्रीके अगोमे छावण्य की नई और अपूर्व॑ँ शोभा प्रकट होती है। अथवा 
जिस प्रकार वसनन्‍्त ऋतुका आगमन होनेपर उपवनकी भूमि छोटे-बडे सभी वृक्षों 
और पौधोपर वन-श्रीका भाडार आपसे आप आकर एकत्र हो जाता है, अथवा जिस 
प्रकार सोनेका डका देखनेसे उसमे आकारकी कोई विशेषता नही दिखाई देती, परन्तु , 
जब उसके अरूद्वार वन जाते है, तव उसकी सच्ची शोभा दिखाई पडती है, इसी 
प्रकार व्यासदेवकी वाणीके अलद्भारोसे सुशोभित होनेके कारण इसे अपूर्व सौन्दयें 
प्राप्त हुआ है। और कदाचित्‌ इसी वातका विचार अपने मनमे करके इतिहासने 
इस कथाका आश्रय लिया हें । और समस्त पुराणों अयने लिए उपयुक्त मान आप्त 
करतेके विचारसे संसारमे अपनी ऊूचुता स्त्रीकृत करके इस भारत ग्रन्थमे आख्यानों- 
का रूप ग्रहण किया है। इसी लिए छोग यह कहने रूग गये है कि जो वात भारतमे 
नही है, वह तीनो छोकोमे कही नहीं है, और ससारमे इस छोकोक्तिका प्रचार हो 
गया है कि-- व्याप्तोच्छिष्ट जगत्रय” । इस प्रकार जो यह रसपुण्ण कथा सपारमे 
' प्रमाथका मूर-स्थान वन गई है, वह कया वेशम्पायन मुनिते राजा जनमेजयसे 
निवेदन की है। इसलिए आप लछोग यह कथा सावधान होकर सुने जो अद्वितीय, 
श्रेष्ठ, परम पुण्यशीरू, अश्रतिम और परम शुभ गतिका निवास-स्थान है। अब इस 
भारत ग्रन्थ रूपी कमरमे गीता नामका वह प्रकरण प्राग ही है जिसका उपदेश 
श्रीकृष्णने अर्जुनको किया था। अयवा समस्त साहित्यका मन्यन करके व्यासदेवकी 
बुद्धिते यह गीता रूपी अवर्णनीय अश्वृत निकाला है । फिर यह नवनीत ज्ञानकी अग्नि 
पर विवेक-पुवंक तथाया गया है और उसके अच्छी तरह पक जानेके कारण वढिया 


पहुछा अध्याय १३: 


मैं तो युद्ध का नाम लेते ही बिलकुल घबरा जाता हूँ । मेरी अपनी ही सुध-बुध बिल- 
कुल जाती रहती है । मन और बुद्धि दोनों चकराने लगते है। देखिये, मेरा शरीर 
थरथर काँप रहा है, मुँह सुखने लग गया है और सारा शरीर मानो गला जा रहा है। 
मेरे सारे शरीरमे रोमाच हो आया है, मेरे अन्त.करणमे अत्यन्त व्यथा हो रही है और 
इससे गाडीव धनुष धारण करनेवाला मेरा यह हाथ ढीला पड रहा है | मेरा मत इस 
समय मोहसे इतना अधिक ग्रस्त हो गया है कि मुझे इस वातका भी पता नही चला 
कि यह गाडीव केवल ढीला ही नही हो गया बल्कि मेरे हाथसे छूट भी गया ।”” वह 
गाडीव वज्जसे भी वढ़कर कठोर, असह्य और भयकर था, परन्तु इस स्नेह-जनित 
मोहकी अद्भुत शक्ति उस गाडीवकी झक्तिसे भी बढकर सिद्ध हुईं। जिस अर्जुनने 
युद्धोमे शकरको भी परास्त किया था और जिसने निवात-कवच नामक असुरको भी 
नष्ट कर डाला था, उसी अर्जुनको इस मोहने क्षण भरमे पूर्ण रूपसे व्याप्त कर लिया । 
श्रमर कडीसे कडी रूकडी को भी सहजमे छेद डालता है, परन्तु कोमछः कमलरूकी 
कलोमे वह फँस जाता है । फिर चाहे उसके प्राण निकलनेकी ही नौबत क्यो न आ 
जाय, पर वह उस कमलके दलोको नही भेद सकता । ठीक उसी प्रकार स्नेह-वृत्तिकी 
कोमलतामे भी भी कठोरता आ जाती है। संजय ने कहा--“हे राजा धृतराष्ट्र, यह 
वृत्ति आदि नारायणकी माया है, इसलिए स्वयं ब्रह्मा भी इसे अपने वशमे नहीं कर 
सकते । इसी लिए उस वृत्तिने अर्जुनको भी भ्रममे डाल दिया । अब आगे सजय कहते 
हैं--है महाराज, सुनिये, इसके उपरान्त अर्जुनने वहाँ अपने गोत्रके सब छोगोको देख- 
कर युद्धके सम्बन्धमे अपना विचार बिलकुल छोड दिया | यह नही कहा जा सकता 
कि उसके मनमे दयाका यह संचार किस प्रकार हुआ । इसके उपरान्त उसने श्रीकृष्ण 
से कहा--“अब हम लोगोका यहाँ ठहरना ठीक नही है। मेरा मन बहुत व्याकुल हो 


गया है। जब मैं इस बातकी कल्पना करता हूँ कि मै इन सब लोगोका वध करूँ, तो 
फिर मेरे मुँहसे शब्द भी नही निकलता । 


निमित्तानि च॒ पदयामि विपरीतानि केशव । 
न न्ञ॒श्रेयोष्नुपद्यासि हत्वा स्वजनसाहवे ॥ ३१ ७ 
यदि मैं कौरवोको मारूँ तो धर्मराज युधिष्ठिर आदिको भी क्‍यों न मारूँ ? क्या 

ये दोनो ही मेरे गोत्रज नही है ” इसलिए भाड मे जाय यह युद्ध । मेरी तो समझमे 
ही नही आता कि यह भयंकर पाप किये विना मेरा कौन-सा काम रुकता है। हे देव, 
अनेक प्रकारसे विचार करने पर मुझे तो यही जान पडता है कि यहाँ युद्ध करना ही 
42 82208 । बल्कि यदि यह युद्ध न किया जाय, तभी कुछ हित साधन हो तो हो 
सकता है। 

न काइक्षे विजय॑ कृष्ण न चर राज्यं सुलानि च । 

कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगेर्जीवितेन वा ॥ ३२ ॥ 

येषामर्थे का्िक्षत्‌ नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 

तइमे5वस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्वा धनानि व ॥ ३३ ॥ 


के हिन्दी ज्ञानेदव री 


स॒गन्धित घी तैयार हुआ है | विरागी जिसकी इच्छा करते है, ह सन्त जिसका से 
अनुभव करते है और पूर्ण ब्रह्मज्ञानी जिसमे “अहमेव ब्रह्मास्मि' की भावना सजा 
र्मण करते हैं, भक्त जिसका श्रवण करते है, जिसकी त्रिभुवनमे सबसे पहले पलक 
होती हैं और जो भीप्म पर्वमे कथाके रूपमे कही गई है, कि हे भगवद कई 
कहते है, ब्रह्मा और शंकर जिसकी स्तुति करते है और सनक का अ हे 
पूर्वक सेवन करते हैं, उस कथाके माधुयंका श्रोताओको अपना मन कोमल करके उ 
प्रकार अनभव करना चाहिए ( उसी प्रकार सुनना चाहिए ), जिस प्रकार चंकोरके 
बच्चे मनोयोगपूर्दक गजरद ऋतुकी कोमरू चन्द्र-कलाओके कोमर सुधा-कण चुनते है । 
यह कथा वास्तवमे विना शब्दोकी सहायताके ही कही जाती है, इन्द्रियोके विना 
पता छगे ही इसका अनुभव होता है और कानो तक शब्दोके पहुँचनेके पहले ही इसके 
तत्व-सिद्धान्तका आकलन किया जाता है। भ्रमर जिस प्रकार कमलोमेका पराग ले 
जाता है और क्मरू-दलछोको इस वातका पता भी नही रूगने पाता, उसी प्रकार इस 
ग्रन्थकों श्रदण करनेवाले छोग भी इसका तत्व ग्रहण करते है । केवल कुमुदिनी ही 
यह बात जानती है कि किस प्रकार विना अपना स्थान छोडे, उदित होते हुए चंद्रमा- 
का आलिंगन किया जाता है और किस प्रकार उसके प्रेमका अनुभव किया जाता 
हैं । इसी लिए जिसका अन्त करण इस प्रकारकी गम्भीर वृत्तिसे निश्चक हो गया 
हो, वही गीताका प्रकरण जान सकता है। गीता सुननेके लिए जो छोग अजु नकी 
पत्तिमे वैठनेके योग्य हो, उन्ही सन्‍्तोको कृपा कर इस कथाकी ओर ध्यान देना 
चाहिए। बवुछ छोगोको ऐसा जान पडेगा कि मैने कुछ अधिक धुष्टता की है; पर 
वास्तवम ऐसी वात नही है । हैं श्रोतागण, जाप लोग गम्भीर और उदार अन्त - 
करणके है, इसीलिए मैंने आपके चरणोग्े नम्न होकर यह प्रार्थना की है । माता-पिता 
का यह स्वभाव ही होता है कि छडका यदि तोतली वोलीमें कोई बात कहे तो वे 
प्रसन्न और सम्तुष्ट ही होते है। इसी कार जब आप छोगोने मेरा अगीकार किया है 
और मुझे 'अपना' कहा है, तो फिर मुझे इस बातकी प्रार्थना करनेकी क्या आवध्यकता 
है कि यदि मुझसे बुछ त्रूटिणँ हो तो आप छोग उन्हे सहन करे । परन्तु मुझसे एक 
और भी अपराध हो गया है, और वह यह कि मैं गीताका अर्थ स्पष्ट करनेका साहस कर 
रहा हूँ । और मेरी प्रार्थना है कि आप लोग वह स्पष्टीकरण सावधान होकर सुने । 
यह कार्य करनेमे कितना कठिन है, इसका विचार न करके मेरे मनने अवश्य ही 
ह्दिई वी है; और नही तो सूर्यके तेजके सामने जुगुनूंकी क्‍या विसात है? मुझ 
संशय अज्ञानका इस कार्यमे प्रवुत्त होना वैसा ही है, जैसा किसी टिटिहरीका अपनी 


चोचकी सहायतासे ममुद्रकों नापनेका प्रयत्त। यदि कोई आकाशको आच्छादित 
करना चाह तो उस आच्छादित करनेवालेके रिए आकाणसे भी बड़े होनेकी आवब- 
प्यग्ता राती है। और जब में इस बादका विचार करता हूँ तो मुझे ऐसा जान 


* उ३थ 
पतला ६ वि रभने जो बह काम अपने हाथमे लिया है, वह मेरी सामशथ्यंके वाहर ही 


श्ड हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


आचार्या: पितरः पुत्रास्तयैव च पितामहाः 
मातुलाःश्वश्रा: पौत्रा: ब्यालाः सम्बन्धिनस्तथा॥ रेड ऐ 

इसलिए छाभकी आशासे मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए । यह सब अवस्था 
देखकर तो मैं सोचता हूँ कि राज्य करनेसे ही क्या छाभ है ! इन सब लोगोकी हत्या 
करके जो सुख भोगनेकों मिठे, उन सव सुखोंमे आग छगे !” आगे अर्जु नने कहा--- 
' बदि वे सुख भोगनेको न मिले तो उस अवस्थामे चाहे जो कुछ हो, वह सव सहन 
किया जा सकता है | वल्कि इसके छिए तो यद्दि प्राण भी देने पडे तो वह भी मुझे 
स्व्रीकार है। परन्तु यह वात तो मुझे स्वय्तमे भी अच्छी न छगेगी कि पहले तो मैं 
इन सव छोगोकी हत्या कहूँ और तथ स्वयं राज्यके सुख भोगूँ। यदि मैं अपने मनमें 
इन गुरुजनोका अनिट करनेका विचार करूँ तो फिर जन्म लेना वृथा है। और फिर 
उनके वाद यदि मैं जीवित भी रहें तो किन लोगो के लिए ? प्रत्येक व्यक्ति जो इच्छा 
क्न्ता है कि मेरे आगे सन्‍्तान हो, क्या उसका फल यही है कि हम अपने गोंत्रवालछो- 
का समूछ नाथ कर डाले ? भरा यह वात मनमे छाई ही कैसे जा सकती है कि हम 
इन छोगोके प्रति वत्चके समान कठोर हो ? उलूठे जहाँ तक हो सके, हमे इन छोगोका 
हित ही करते रहना चाहिए | होना तो यह चाहिये कि हम जो कुछ सम्पादन करे, 
न सवका सुत्र यही छोग भोगें । वल्कि इन छोगोके कार्यके छिए तो' हमें अपना 
जीवन भी उत्सगं कर देना चाहिए। उचित तो यह है कि हम दसो दिदग्ञाओके 
राजाओको जीतकर अपने गोत्रवालो को ही सन्तुष्ट करे। इस समय हमारे वही सव 
लि यहाँ एकत्र हैं। परन्तु दैव-योग कुछ ऐसा उलछटा आ पडा है कि ये लोग स्त्री 
च्चो और धन-सम्पत्ति सवको छोडकर और अपना जीवन शस्मोकी नोक पर छूटका 
वहाँ आपसमे छू मरनेके छिए उदच्चयत हुए है । फिर ऐसे छोगोका मै कैसे वध 
पफर्मो ? में किन-किन छोगोपर शब्च उठाऊं ? अपन ही लोगा के हृदयका मैं कैसे घात 


री 


ध्ड 


ग्रे हैँ, वही प्रत्यक्ष भीष्म और द्रोण यहाँ उपस्थित है। सब 
ये सब भाई, छडके और नाती-पोतें आदि हमारे अपने और 
सोच देखे कि यहाँ सव छोग बहुत पासके 


डवीछिए इन सब छोगोके सम्बन्धमे मुँहसे कोई 
पनी जिद्धाको 


ह्वाको कऊं।केत क टना है। 
एतान्न हन्तुमिच्छासि घ्यवतोषपषि सघ्सदन। 


_बपि च्रेलोब्यराज्यस्य हेतो: कि नु महीछूते॥ ३५॥ 


इसरी अपेक्षा तो ऊद्ठी अच्छा यह है कि थे छोग जो कुछ चाहे वही कर लें; 
रे ही मार पा्े, पर में इन छोगोकी हत्या करनेका विचार भी अपने 
सनम ने खाऊ । चाहे मुझे तिभुदनदाा वूपइ राज्य भी क्यो न मिले, तो न्ी में कभी 
एस अनुनित कर्म करनेके लिए उद्यत नहीं हो सकता । यदि मैं आाज यहाँ यह काम 


क 
न्कमकि-अमनकाक+वकानक. 


हधबदा ये मंयाएः 
कर 


हर 


ग 


पहला अध्याय भ्‌ 


है। जिस समय स्वयं शंकरजी गीताके अर्यकी महत्ता या गम्भीरताका वर्णन कर रहे 
थे, उस समय पावेतीको कुतृहल हुआ था और उन्होने पुछा था। उस पर शंक रजीने 
कहा था-- हे भवानी, तुम्हारे स्वरूपके समान ही यह गीता-तत्व अज्ञेत्र और नित्य 
नवीन है” । जिन सर्वश्वर आदि-नारायणकी निद्राके खर्राठोप्ते ही वेदार्थंका विस्तार 
हुआ था, उन्हीने इस गीताका रहस्य भी बतलाया था। अत जो कार्य इतना असीम 
हो और जिसमे वेदोकी मति भी काम न करती हो, उसमे मुझ सरीखे अल्प और 
अत्यन्त मन्द बुद्धिवाके व्यक्तिका भला कहाँ ठिकाना छय सकता है ! इस असीम 
गीता-तत्व॒का आकझूत भरा कैप्ते किय्रा जा सकता है ? इस प्रचण्ड अठौकिक तेजको 
भल्ता कौन अधिक उज्ज्वल कर सकता है। एक मच्छड अपनी सुद्रीमे आकाशको 
कैसे ले सकता है ? परन्तु ऐसी अवस्थामे भी एक ऐसा आधार है जिसकी सहायता 
से मैं अपने आपको बलवान समझता हूँ । और मैं ज्ञानदेव कहता हूँ कि वह आधार 
यही है कि श्री गुह निवुत्तिवाय मेरे अनुकुछ है। यद्यपि सामान्यत. मैं मूर्ज और 
विवेक-हीन हूँ, परन्तु फिर भी सनन्‍्त-कृपाका दीपक तेजस्वी और स्पष्ट है। केवल 
'पारसमे ही यह गक्ति होती है कि वह लोहेको सोता बना सके और केवल अमृत ही 
मृतकको फिरसे जीवित कर सकता है। यदि स्वयं सरस्वती ही प्रसन्न हो जायें तो 
गूँगेमे भी बोलने की शक्ति आ जाती है। और कुछ वस्तुओमे भी इसी प्रकारकी 
विशिष्ट शक्ति होती है और उसी शक्तिके अनुस्तार परिणाम या कार्य भी होता है । 
अत इसमे आश्चर्य करनेकी कोई बात नही है । जिप्तकी माता कामधेनुके समान हो 
उसे भर किस वातकी कमी हो सकती है। इसी लिए मैं इस गअन्थकी रचना क रने- 
को उद्यव हुआ है । इसी लिए मैं आप लोगोसे प्रार्थना करता हूँ कि यदि इसमे कोई 
त्रुटि हो तो उप्तकी पूत्ति आप छोग कर ले, और यदि इसमे कोई बात अधिक हो 
तो उस्ते प्रसगोचित कर छे । अच्छा तो अब आप छोग इस और ध्यान दे, क्योंकि 
जब आप छोग मुन्ते बोहनेमे प्रत्रुत करेगे, तभी मै बोछ सकूंगा । यह बात उसी 
अकारकी है, जिस प्रकार कठयुतलियों का चलढना-फिरना और नाचता उसके नचाने- 
वाले सूत्रध।र पर अवरूम्बित रहता है | इसी प्रकार मैं भी साधु-सन्तोका अनुगुहीत 
और उनन्‍्हीकी कृपा पर आश्रित हूँ । मै पूर्ण रूपसे उन्ही लोगोकी आज्ञाके अनुसार 
चलनेवाला हूँ । इसलिए जिम प्रकार आप लोगोको अच्छा रंगे, उसी प्रकार आप 
छोग मुझे अलकारोसे मंडित करे । इतनेमे श्री गुदजीने कहा--“बस करो, ये सब 
बाते कहनेकी तुम्हे कोई आवश्यकता नही है। अब तुम जल्दीसे अपना ध्यान भ्रन्यकी 
ओर रूगाओ''। गुरुजीके ये वचन निम्नुत्ति-दास ज्ञानदेवके लिए बहुत आनन्ददायी हुए 
आऔर वह कहने लग[-- अब सब छोग शान्त चित्तस्ते और सावधान होकर सुने ।” 
धतराष्ट्र उवाच--- 
घमक्षेत्र  कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। 
सासकाः पाण्डवाइचेव किमकुर्वेंत संजय ॥ १॥ 


पहला अध्याय - (है 


'कर डालूंगा तो फिर मेरे लिए किसके मनमें आदर रह जायगा ? और हे श्रीकृष्ण,फिर 
क्या उस समय मैं फिर उठाकर और निर्भव होकर आपके मुखकी ओर देख सकूँगा ? 


निहत्य धातराष्ट्रान्ः का प्रीतिः स्याज्जनादंन । 
पापंमेवाश्रयेदस्सान्हत्वेतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ 


यदि मैं अपने ही कुलके छोगोका सहार करूँगा तो मैं पापोका घर बन जाऊंगा; 
और यहाँ तक कि आप भी मेरे हाथसे निकल जायेंगे और मुझे अपने पाससे हटा 
देंगे । गोत्र-धातके सब पाप आकर मुझे चिमट जायँगे। फिर ऐसी अवस्थामे भरा 
आप किसे और कहाँ दिखाई देंगे ? जिस प्रकार वनमे खूब तेज आग छगी हुईं देख- 


कर कोयल वहाँ क्षण भर भी नही ठहरती, अथवा कीचड से भरा हुआ सरोवर देख- 
कर चकोर उसको स्वीकार नही करता, बल्कि उपेक्षापृवंक उसका परित्याग करके 
वहाँसे चलता बनता है, ठीक उसी प्रकार, हे देव, जब आप देखेंगे कि मेरे पुण्यका 
सरोवर बिलकुल सूख गया, तो फिर आप भी मुझपर अपनी कृपाकी छाया करने 
नही आवेंगे । 
तस्मान्नाहा व हन्तुं धातंराष्ट्रान्स्वबान्धवान्‌ । 
स्वजन हि कर्थ हत्वा सुखिनः स्थाम साधव ॥ ३७॥ 
इसी लिए मैं यह युद्ध नही करूँगा, यहाँ तक कि इस युद्धभे अपने हाथमे शस्त्र 
भी धारण नही करूँगा, क्योकि ऐसा करना मुझे अनेक प्रकारसे दूषित जान पडता 
है ? हे देव, यदि आप ही मुझसे बिछुड जायेंगे तो फिर मेरे पास रह क्या जायगा ? 
भइया कृष्ण, उस दु ख़बू् समयमे आपके वियोगके कारण मेरा कलेजा फट जायगा । 
इसलिए यह वात विलकुर अरुम्भव है कि ये कौरव तो मारे जाये और मैं सब 
सुखोका उपभोग करूँ |, 
यहाप्येते न परयन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयक्षतं दोष॑ मिन्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कर्थ न शेयसस्मामिः पापादस्माज्षिवतितुस । 
कुलक्षयक्रतं. दोष॑.. प्रयश्यज्टूजनादंन ॥ ३५ ॥ 
अजुनने कहा--'ये छोग अभिमानके मंदसे अन्धे होकर युद्ध करनेके लिए प्रवृत्त 
हुए है। परन्तु फिर भी मुझे अपने हितका ध्यान रखना चाहिए । भरा मै यह कैसे 
कर सकता हूँ कि अपने हाथोसे ही अपने गोत्रवालोकी हत्या करूँ ? क्‍या मैं जान- 
वूझकर और आखे खोलकर यह कालकूट विष पी जाऊं ? यदि रास्तेमे चलते समथ 
कही कोई सिंह सामने आ पडे तो एक ओर हटकर उसे बचा जाना ही अच्छा है । 
है देव, भला आप ही बतलाइये कि वढिया प्रकाश छोडकर अँधेरे कुएँमे घुसनेमे 
कौन-सा लाभ है। अगर सामने आग दिखाई पडती हो तव यदि हम उससे वचकर 
न निकले तो वह क्षण भरमे हमे जला डालेगी । इसी प्रकार यह प्रत्यक्ष दोष मुझपर 
आकर पडना चाहता है । फिर यह वात जानते हुए भी मैं किस प्रकार इस कृत्य के 
रिए प्रस्तुत होऊ ?” ये सब वाते कहकर अर्जुनने यह भी कहा--“हे देव, आप 
जरा मेरी वातो की ओर ध्यान दे। अब मैं आपको यह वतछाता हूँ कि यह पाप 
कितना भयंकर है । 
कुलक्षये _ भणदयन्ति कुलधर्सा: सवातनाः। 
घर्में नट्टें कुल इत्स्तमधर्मोष्मिभवत्युत ॥ ४० ॥ 


नदी 
तर 
£्रए 
्र 


दाहे मुझे वतलाओी । लैस केत्रकी लोग ते अर्थात्‌ धर्मेका कहते है, वह 
पदाँडव और जेरे लड़॒वः द्ध करनतेके छिए शये हुए द्ठे तु मुझे जल्दी गर्ह्‌ 
दठाओ कि इतने समयमे उ्ते ल्ोगोने दया वयों हु 

संजय उदावे- 


देचनमबबीत 0 | 
पदुयेता पाण्ड्पुत्राणार ्यांय. महतो चूम 
हां. द्रपदपुत्रण तब र््पिण दीमता 0 रे 'े 
इसपर संजयने कहा विद्व-प्रकूयके समय जिंस प्रकार काल फैलातां 
है, उसी प्रकार पाडवोकी सेंची छुव्ध हो गई कालकू< नह चारा 
ओर फैल जीता है, उसी पकार वह वह बड़ी सेता एक साथ ही ड़ क्षुव्ध हो 


दलवान्‌ हक बडवानल छुन्छ होकर और. सर्क सोखकर आकाश तक पलने 

छूगता हैं। : कार अनेक पंत्ति की“ ह-रवनासे 3 बह. दुंदेभतीय सेना 
उस समय बहुत ही भीषण जान पड़ने ऊूगी १ प्रकार हाथीके बच्चेकों 
छह कोई चीज नही समझता, उसी प्रकार दुर्योधतने उस सेनाको देखकर के 
समझा १ इसके उपराब्त ठह ऋोणके पास आकर कहे रूगाल आपने देखा कि 


पाडवोकी सेना बैसे आवेशम हुई है! उस सेनाके भिन्न भिंसे ब्यूह मानो चरूते- 
परदे पहाड़ी बिसे ही जान पर द्रपद-पुत्र चुे 5 

हू आचार्य, से आपने शिक्षा दी और जि आपने युद्ध-विद्यासे मडित किये ९ 
दंखिय उसी चुघदयुम्ननें पाडवोके सेला- 


अब शरण झहेप्व्सा भीमाजंनर 
सु ध्िरएट्शा 5 द्रपदश् 

उस सेनामे और भी ऐसे लौविक वीर जो 
कर कात्र-धर्नमे दी पूरे हैं. ६ टते प्रसंग आ गया हैं। र्डर्सा लए में आपको उन लोग के 


6 


न 
| 
ब्ज्चै 
प्र 
20 
॥। 


बलमे, ० (मानस और पर मे दिल्वुल भीम और  अर्जुरूवंग 
६ ध्स भेनमें महायद्धा ड्युधान और विश ठंडा महास्थी दीरस्ेए 
] 


ऑकन्‍्फंक, क्या या ००] 7 >॥ 
द्रव द ्‌ 


जकत 


संवान्‌ १ 
पुयुजित्कुन्तिभोजश् ेब्यश्व. नसपुद्धवः ऐ ५्छे 
घरुधासन्युश्ष विक्रान्त स्व वीयेवान १ 
सीमदो द्रीपदेषास्त सर्व एवं. महारथा: ५६ऐ 


इमियि चेदिसान, चुष्नते तु पराक्रमी 


दीर काणीराज, उ्े 
हुए यहाँ उपस्यित हूं 


उत्तमौजा और नुप-श्रेप्ठ 
है. और वह युधामन्यु 


पतन घ्य 
घर 


और देंखिये, न कुन्तिभोज 


श्द्‌ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


“जैसे यदि छऊकडीको रूकडीपर घिसा जाय तो उससे जो थोडी-सी आग 
निकलती है, वह वढ़कर सारी रूकडीको जला डालती है। उसकी प्रकार जब एक ही 
गोत्रमे उत्पन्न लोग दुष्टतापूर्वक दूसरेका घात करने लगते है, तब उस भयकर महा- 
पातकके कारण सारे कुछका नाश हो जाता है। इसी लिए इस पाप-हकत्य से सारा 
कुरूधर्म नष्ट हो जायगा और तव कुलमे अधर्म ही अधर्म रह जायगा । 


अधर्मामिभवात्कृष्ण प्रदुष्पन्ति. कुलस्तियः । 
स््रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वणसंकरः॥ ४१॥ 

“जब ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है, तब भले और बुरेका विचार करना संभव 
ही नही रह जाता । सव लोग सभी कुछ करने रूग जाते है और इसलिए विधि और 
निषेध सव नष्ट हो जाते है । जिस प्रकार हाथका दीपक गँवाकार अधेरेमे इधर-उधर 
भटकना पडता है और सीधी-सादी भूमिपर भी रडखडाकर गिरना पडता है, उसी 
प्रकार जिस समय किसी कुलमे कुल-क्षय होता है, उस समय मुख्य सनातन धर्माचार 
छूट जाता है। फिर ऐसी अवस्थामे पापको छोडकर दूसरी और कौन-सी बात फूल- 
फल सकती है ? जिस समय आचार और इन्द्रिय-निग्रहका विनाश होता है, उस 
समय इन्द्रियाँ स्वच्छन्दतापू्वक इधर-उधर दौडने लूगती है जिससे कुलीन छियाँ भी 
अ्रष्ट हो जाती है। श्रेप्ठ छोग जाकर निकृष्टोमे मिल जाते है और उच्च तथा नीच 
वर्ण आपसमे मिलूकर एकाकार हो जाते है जिससे जाति-धर्म की जड ही उखड जाती 
है। ऐसे कुलोमे महापातकोका उसी प्रकार सचार होने रूगता है, जिस प्रकार 
चौमुहानीपर रखी हुई वलिपर कौओके झुड चारो ओरसे आकर एकत्र होते है। 

संकरो नरकायेव कुरूघ्नानां कुलस्थ च। 
पर्न्ति पितरो छोषां लुप्नपिण्डोदकक्रिया: ॥ ४२ ॥ 

“इसके उपरान्त उस कुलको भी और उसका घात करनेवालोकों भी नरकमें 
जाकर निवास करना पडता है । और फिर यह भी देखिए कि जब इस प्रकार सारा 
बंध पापोसे भ्रष्ट हो जाता है, तब उस कुछके स्वगंवासी पितरोकों भी स्वगंलोकसे 
नीचे गिरना पडता है। क्योकि जहाँ नित्य और नंमित्तिक दोनो ही घाभिक क्ृत्योका 
विनाथ हो जाता है, वहाँ श्राद्ध कर्म करके किसे किसीको तिलोदक देने की चिन्ता 
रह सकती है ? ऐसी अवस्थामे पितर लछोग क्या करे ? वे स्वगंलोकमे कैसे ठहर सके ? 
इसलिए वे बेचारे भी अपने कुलके कोगोके पास नरकमे पहुँच जाते है। जिस प्रकार 
नाखूनके सिरेपर रूगा हुआ सपंका दंग विपके वेगसे मस्तक तक जा पहुँचता है, उसी 
प्रकार इस पापके दोपसे मूल पुरुषो तक सारा कुल ही व्याप्त हो जाता है। 

दोपेरेतें: कुलघ्नानां. वर्णसंकरकारके: । 
उत्साचन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्व॒ शाश्वता: ॥ ४३ ॥ 
उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां. जनादंन। 
नरकेईनियतं_ वासो... भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४४ ॥ 
अहो बत महत्पापं कर्तु' व्यवसिता वयम्‌। 
.. यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं. स्वजनमुद्यता: ॥ ४५ ७ 
“है देव, इममें एक और भी महापातक होता है । वह सुनिये । जब इ स प्रकार 
एक पद पनित हो जाता है, तव उसके दृष्ट ससर्गसे झौर 
६ 


हा हे ताहे, दू पं ओर छोग भी आचार-भ्रष्ट हो जाते “ 
। डिस प्रयार हमारे घर्म अचानक छूगी हुई आग इसरोके घरोमे भी रूगकर 


पहला अध्याय ७ 


और ये इधर पुरुजित आदि दूसरे राजा छोग है। दुर्योधनने द्रोणसे कहा--यह 
देखिये, सुभद्वाके हृदयको आनन्द देनेवाला और देखनेमे दूसरे तरुण अर्जुनके समान 
जान पड़नेवाला अभिमन्यु है। और इनके सिवा द्रोपदीके पुत्र तथा दूसरे ऐसे बहुतसे 
वीर महारथी यहाँ एकत्र हैं जिनकी संख्या का अन्त ही नही है । 
अस्साक तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तमः । 
नायका सम सेन्‍्यस्य संज्ञार्थ तान्द्रवीसि ते ॥ ७॥ 
भवास्भीष्मश्रच कर्णश्वच॒ कृपश्थ समितिजयः । 
अव्वत्थासा विकरण्णश्व सोसदत्तिस्तथेव च॥ ८॥ 
अब प्रसंगवश मैं अपनी सेनाओके नेताओं और प्रमुख तथा प्रसिद्ध शुर-वीरोके 
नाम भी बतलाता हूँ, सुनिये । आपके सरीखे जो प्रथम श्रेणीके मुख्य वीर है, उनमेसे 
दिग्दशन मात्रके लिए केवछ एक दो वीरोके नाम बतछाता हूँ। ये गंगापुत्र भीष्म - 
पितामह है जिनके प्रतापका तेज सूर्यके समान है। और यह वीरकर्ण तो शत्रु-रूपी 
हाथियोका संहार करनेवाला सिंह ही है। इनमेसे प्रत्येक ऐसा है कि यदि वह चाहे 
तो अकेला ही सारे विश्वका सहार कर सकता है। क्‍या ये कृपाचाय अकेले ही सारे 
विश्वका सहार नही कर सकते ? और देखिये, यह वीर विकर्ण है और वह उधर 
अश्वत्यथामा है जिनकी धाक स्वय सव॑-विध्वसक काल भी मानता है। और समिर्तिजय 
तथा सौमदत्ति आदि बहुतसे ऐसे वीर है जिनकी सामथ्यंकी माप स्वय ब्रह्माके किये 
भी नही हो सकती । 
अन्ये व बहवः शुरा मर्दर्थ त्यक्तजीबिताः। 
नानएास्त्रप्रहदणा: सर्वे. युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥ 
जो शरस्त्र-विद्यामे निष्णात है, जो मन्त्र-विद्यामे स्वयं अवतार ही जान पडते है, 
जिन्होंने समस्त असत्र-समुृहोको ससारमे प्रचलित किया है, और जिनके अंग्रोमे पूरा 
पूरा प्रताप छाया हुआ है, वे सब अप्रतिम वीर जी-जानसे मेरे अनुयायी हुए है । 
जिस प्रकार पतिब्रताका हृदय अपने पतिको छोडकर औरोको कभी स्पशं भी नही 
करता, उसी प्रकार इन महायोद्धाओके लिए मैं ही भक्ति-स्॑स्व हो गया हूँ । मेरे 
कार्यके आगे वे छोग अपने प्राणोको भी कोई चीज नही समझते और इस प्रकार ये 
लोग स्वामिनिष्ठामे नि सीम और निर्दोप है। ये छोग युद्धकौशल जानते है और 
युद्धकलाकी कीत्तिको इन्ही छोगोने जीवित रखा है । यहाँ तक कि क्षत्रियोके वानेका 
उद्गम इन्ही छोगोसे हुआ है । और हमारी सेनामे जो ऐसे सर्वोपरि वीर है, उनकी 
गिनती कहाँ तक की जाय ! बस समझ लीजिये कि वे असख्य ही है। 


अपर्याप्त तदस्माक॑ बल भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्याप्त त्विदमेतेषां बल भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १०॥ 


समस्त क्षत्रियोमे जो श्रेष्ठ और ससारमे महावीर पितामह भीष्म हैं, उन्हे सेना- 
पति बनाया गया है। इन्ही भीप्मके वछसे आच्छादित यह सेना एक किलेकी तरह 
वनी हुईं दिखाई देती है और इसके सामने यह त्रिभुवन भी तुच्छ जान पडता है। 


पहुछा अध्याय १७ 


और , उन्हे जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार इस कुलका संसर्ग जिन लोगोके 
साथ होता है, वे सब छोग भी इस कुछके कारण पातकी हो जाते है । इस प्रकार 
अनेक दोषोसे ग्रस्त वह कुछ फिर केवल भयंकर नरकवासका ही पात्र होता है ॥” 
अर्जुनने आगे यह भी कहा-- जब इस प्रकार एक वार वह कुछ नरकमे चला जाता 
है, तब कल्पान्त तक भी वहाँसे उसका छुटकारा नही होता । बस कुरूका घात करनेसे | 
इसी प्रकार अधोगति होती है जिसका कही अन्त नही होता । है देव, आपने मेरी ये 
अनेक प्रकारकी बाते सुनी, पर मैं देखता हूँ कि आपकी वृत्तिमे अभी तक कुछ भी अन्तर 
नही पडा | क्या आपने अपना हृदय वज्जका कर लिया है ? आप फिर ध्यान देकर 
सुने । जिस शरीरके लिए इस राज्य-सुखकी इच्छा की जाती है, वह शरीर आदि 
सभी क्षण-भंगुर है। तो फिर इस दोषको जानते हुए भी क्‍या हमे उसका परित्याग 
नहीं करना चाहिए ? मैंने जो इन सब बडे लोगोका विचार अपने मनमे रखकर 
इन लोगोपर दृष्टि डाली है, वही क्या मुझसे कोई छोटा अपराध हुआ है ? 

यदि, मामप्रतोकारमशर्त्रं _ शस्भपाणय:ः । 

घातराष्ट्रा रणे हन्युस्तत्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६॥ 

“मैं तो समझता हूँ कि अब इसके बाद जीवित रहनेकी अपेक्षा अधिक उत्तम 
यही है कि मै अपने शस्त्र फेक दूं और इन छोगीके वाणोका प्रहार सहप॑ सहन करूँ । 
यदि ऐसा करनेमे मेरी मृत्यु भी आ जाय तो वह भी अच्छी है। पर मैं यह महा- 
पातक नही करना चाहता ।” 

संजय उवाच--- 

एवचसमुकत्वाजुनः  संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌। 
विसुज्य सशरं चाप॑ शोकसंविग्नमानसः ॥ ४७॥ 

संजयने घृतराष्ट्रसे कहा---हे राजन. उस समय युद्ध-भूमिमे अर्जुनने ये बातें 

कही । अब इसके वाद जो कुछ हुआ, वह भी सुनिये । इसके उपरान्त अर्जुनकों 


अत्यन्त खेद हुआ और उसकी ऐसी अवस्था हो गई जिसे वह सहन न कर सका। उसी 
हद खके आवेश में वह रथ परसे नीचे कूद पडा । जिस प्रकार अपने पदसे च्युत किया 


हुआ राजपुत्र सब प्रकारसे निस्तेज हो जाता है, अथवा राहुसे ग्रस्त होनेके कारण 
सूर्य प्रभाहीन हो जाता है, अथवा महासिद्धिके लोभमे पडा हुआ तपस्वी भ्रमिष्ठ होकर 
फिर विषय-त्रासनाके जालमे फेंस जाता है और दुवंल हो जाता है, उसी प्रकार रथसे 
त्तीचे उतरकर आया हुआ वह अर्जुन मारे दु खके अत्यन्त जर्जर-सा दिखाई देने 
लगा । इसके उपरान्त उसने घनुप-वाण रख दिया । उसकी आँखोसे निरन्तर जल 
बहने रूगा । हे राजन, वस इस प्रकारकी उसकी अवस्था हो गई ।” अर्जुनको दु खसे 
व्याप्त देखकर वैकुण्ठाधिपति श्रीकृप्णने उसे किस प्रकार परमार्थका ज्ञान कराया, 
श्रीनिवृत्तिना थका दास ज्ञानदेव कहता है कि इसका सविस्तर वर्णन अगले अध्यायमे 
होगा जो सुननेमे बहुत ही अदभुत होगा । 





२्‌ 


८ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


एक तो समुद्र यो ही सब छोगोको अरूब्य जान पडता है, तिस पर जैसे उसे वड़वा- 
नरूकी सहायता मिल जाय, अथवा जिस प्रछ्यकी अग्नि और अत्यन्त प्रबक्र वाउुका 
संयोग हो जाय उसी प्रकारकी अवस्था इन गंगा-पुत्र भीण्मके सेनापति होतेसे हो गयी 
है। फिर भरा हमारी सेनाके साथ कौन लड सकता है ? और फिर प।डवों की यह 
सेना तो वहुत ही थोडी है। पर यह छोटी-सी सेना भी मुझे अपरम्पार दिखाई देती 
है । और इस सेनाका नायक वह प्रवल और उहूंड भीमसेन बना है।” इतना कहकर 


००. हक 


दुर्योधनने अपनी बात समाप्त की । 


अयनेबुच सर्वेषु यथाभागसंबस्थिताः। 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एवं हि॥ ११४७ 
इसके उपरान्त उसने फिर समस्त सैनिकोसे कहा--“अब तुम लछोग अपना 
अपना दल व्यवस्थित करो। जिन जिन लोगोको सेनाकी जितनी जितनी अक्षौहिणियाँ 
दी गई है और उनकी रक्षाके लिए जिस प्रकार महारथियोका विभाग किया गया है, 
उसीके अनुसार सव छोग अपनी अपनी सेनाकी व्यवस्था करे और सब लोग भीष्मकी/ 
जाज्ञा माने | इसके उपरान्त दुर्योधनने द्रोणाचायंकी ओर घुमकर कहा--*सुनो, 
तुम सव छोग केवल इन भीणष्मकी रक्षा करो। जिस प्रकार मैं इनका सम्मान करता 


कर 


हैं, उसी प्रकार तुम सव लोग भी इनका सम्मान करो, क्योकि हमारी इतनी बड़ी 
सेनाकी भक्ति केवल इन्ही पर निर्भर है ।” 
तस्य संजनयन्हर्ष कुरुवृद्धः पितामहः । 
सिहनादं॑ विनद्यौच्चे: शंखं दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ १२॥ 
दुर्धोधनकी ये बाते सुनकर सेनापति भीष्म बहुत सन्तुष्ट हुए और उन्होने प्रवक 
रण-घोप किया। उस विलक्षण घोपने दोनो ही सेनाओमे ऐसा छब्द किया कि 
उनकी प्रतिश्वनि कही समाती ही नहीं थी। उस प्रतिध्वनिके समान ही श्रीमानु 
भीप्मने अपनी वीय॑-स्फूर्तिके वछसे अपना अछौकिक शख भी फूँका। जब उस रण-घोषमे 
यह गखघोष मिर गया, तव मानो चैलोक्यके कान वहरे हो गये और ऐसा जान 
पट्टा कि आकाण ही फटकर जमीन पर आ गिरा हो। उस समय आकाश गरज 
उठा, जमुद्र ऊपर उछलने रूगा और सारे विश्वक्रे स्थावर और जंगम चस्त होकर 
कापत छगे । इस महाघोष के गर्जनसे पव॑तोकी गुफाएँ तक गूँजने रगी और उसके 
दाघ हा सनाआभामे रण-वाद्य खूब जोरोसे बजने रूगे। 
ततः दाह्वाग्य भेयंश्व पणवानकगोसुखा:। 
... सहसंवान्यहन्यन्त स॒ दाब्दत्तुमुलोब्भवतु ॥ १३४७ 
. अमर भयानक और ककंश बाजे वजने छगे जिनके शब्द सुनकर बडे बड़े वीरो- 
0 कक पइने छूगा कि प्र्यका काछ आ गया । फिर भला कायरोकी तो 
दान री न पूछिए ! जो लोग कच्चे जीके और कम साहसवाले थे, वे सुक्ष्म कणोकी 


चग्ह उश गये । गर्ल तक काल ५ 
/ है उड़ गये। यहाँ तक कि स्वय काछू भी ऐसा भयभीत हो गया कि उसे सामने 
भानडा माटुम ही नहीं 


से नौवतें, सगाई 5 थे डे 
नहा हाता था। नाबतें, भगाड़े, मृदज्भ, शंत्र, झाँसे और तुरहियाँ 


दूसरा अध्याय 


संजय उवाच- ६ 
तं॑ तथा. इपयाविष्टमश्नुपूर्णाकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिंद वश्ब्यसुवाच सधुसुदनः ॥ १॥ 
इसके उपरान्त संजयने घुतराष्ट्रसे कहा--'हे राजन्‌, सुनिये, उस युद्धभूसिमे वह 
कर्जुन शोकसे इस प्रकार विह्ल होकर रोने रूग गया। अपने कुलके सब लोगोको 
वहाँ देखकर अर्जुनके मनमे दयाका भाव किस प्रकार आया ? जिस प्रकार जलके योगसे 
नमक गल जाता है अथवा वायु चलनेसे वादक फट जाते है, उसी प्रकार बस घैर्य- 
शालीका हृदय भी द्रवित हो गया । इसज्िए दयावृत्तिसे व्याप्त वह अर्जुन कीचडमे 
फंसे हुए राजहंसके समान म्लान दिखाई पड़ता था । पाडु-पुत्र अर्जुनको ऐसे विलक्षण 
ध्रममे फेसा हुआ देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उससे इस प्रकार कहना आरम्भ किया। 
श्रीन्रमवानु वाच--- 
कुतस्त्वा कइ्सलूसिदं विषमे समुपस्थितस्‌ । 
अनायजुप्टरमस्व्यंसकी तिकरसजुनः 0२७ 


“भाई अर्जुन, तुम पहले इस वातक्ा विचार करो कि क्या इस युद्ध-भूमि पर 
तुम्हारा ऐसा करना और ऐसा कहना उचित है। यह भी सोचो कि तुम कौन हो 
ओर क्‍या कर रहे हो । आज तुम्हे यह क्या हो गया है ? आज तुममे किस बातकी 
कमी हो गई है ? अथवा तुम्हारा कोई किया हुआ कारय॑ विनष्ट हुआ है । तुम यह 
घोक किसलिए कर रहे हो ? तुम तो कभी ऐसी-बैसी बातो पर ध्यान ही नही देते । 
तुम कभी धैर्य छोडनेवाले नही हो । तुम्हारे तो नामका उच्चारण करते ही अपयश 
भागकर दिगन्तमे चछा जाता है। तुम शौयंका भाडार और क्षत्रियोमे अग्नगण्य हो । 
तुम्हारे पराक्रमकी व्याप्ति त्रिभुवनमे है। तुमने युद्धमे जंकरको हराया है और निवात- 
कवचका नाम-निञ्यान तक मिटा दिया है । तुमने ग्रन्धवों तकको अपने यशका गान 
करनेमे प्रवृत्त किया है। तुम्हारे उत्तम कार्योके विस्तारके विचारसे त्रैलोक्य भी छोटा 
दिलाई पता है। है अर्जुन, तुम्हारा पराक्रम ऐस। खरा और निर्दोप है। पर तुम 
घटी शुद्ध पराक़्मी आज समरागणमे वीरोकी भावना छोडकर'और सिर नीचे करके 
इस प्रयार बालकोकी तरह रो रहे हो । भाई जर्जुन, तुम्ही अपने मनमे विचार करो 
कि बया नुम्हें इस प्रकार ऐसे दव्यूपनके फेरमे पठना चाहिए। क्या सूर्य कभी अन्ध्र- 
फारसे गस्‍त होता है ? जबवा पवन कभी मेघोसे डरता है या अमृतकों मरण कभी 
दसा साता है था लकटी कृभी आगयको निगल्‍ू सकती है ? अथवा नमक कभी पानी 
को गाय सकता है अबवा दूसरे विपके स्पर्ससे काहकूट विष मर जाता है अथवा 


कुजलपइस्श् 


एस छभी किसी मेंदकसे निया जाता है? कभी ऐसी विलक्षण वात भी 


पहला अध्याय ढु 


जोर जोर्से बजने रगी और उनके शोरमे पराक्रमी वीरोका रण-घोष मिरने रूगा । 
कोई अपने भुज-दडो पर ताल ठोकने रूगा और कोई युद्धके लिए रूलकारने छगा । 
जिस स्थानपर मदोन्मत्त हाथी छुटकर आ पहुँचे थे, उस स्थानपर बहुतसे छोगोके 
खड़े खडे ही प्राण निकल गये । अच्छे अच्छे शूरोके दाँत बैठ गये और उनके मुँहसे 
आवाज तक न निकली, और जो लोग वडी बडी प्रतिज्ञाएँ करके आये थे, वे भी 
ठंढे पड गये । रणवाद्योका ऐसा विलक्षण और भयानक हव्द सुनकर ब्रह्मा भी 
भयभीत हो गया और देवता छोग कहने रंगे---/आज तो कदाचित्‌ प्रलूयकाछ ही 
आ पहुँचा । 
ततः इवेतेहंयेर्ग्क्ते सहति स्यन्दने स्थितौ | 
साधवः पाण्डवश्बेब दिव्यों शद्भगे प्रदध्सतुः॥ १४ ॥ 
पात्चजन्यं हृषीकेशों देवदत्त॑ धनंजयः । 
पौण्डूं ब्ध्मो महाशद्धंं भीसकर्मा वृकोदरः॥ १५॥ 
अनन्तविजयं॑ राजा करुन्तीपूत्रों युधिष्ठिरः। 
तकुल: सहदेवश्व सुघोषसाणयिपुष्षको ॥ १६ ॥ 
उधर तो वह भयंकर रण-कोलाहलू सुनकर स्वगंमे इस प्रकारकी वाते हो रही 
थी, पर इधर पाडवोकी सेनामे क्या हो रहा था ? वह भी सुनिये । जो रथ रण- 
विजयका मानो सार-स्वेस्व था अथवा जो महातेजका भाडार ही था, जिसमे 
वेगवत्तामे गसडके सगे भाइयोके-से चार घोडे जुते हुए थे, अथवा जो उडते हुए मेरु 
पवृतके समान जान पडता था, जिसके तेजसे दसो दिशाएँ भर गई थी और जिसपर 
वैकुण्ठके स्वामी स्वयं नारायण ही अश्व-वाहक वनकर बैठे हुए थे, उस रथके गुणोका 
वर्णन भरा कहाँ तक हो सकता है ! उसकी पताका पर जो वानर था, वह तो प्रत्यक्ष 
शंकर ही था और अर्जुनके पास बैठे हुए, शाइ धर श्रीकृष्ण ही सारथीका काम कर 
रहे थे। देखिये, यह भी केसे आश्चर्यकी वात है ! उन प्रभुका अपने भक्तोके प्रति 
इतना अद्भुत प्रेम है कि उसी प्रेमसे वद्ध होकर वे अपने भक्त अर्जुनका स्वय ही 
सारथ्य कर रहे है । इंष्णने अपने दास अर्जुन को तो अपने पीछे रख लिया और 
तब सहज लीलरूासे अपना पाचजन्य नामक गख फूंका । पर सहज भावसे फूंके हुए 
शंखका महाघोष भी बहुत ही गरम्भीरतापूर्वंक गरजा और जिस प्रकार सूर्यका उदय 
होते ही सव नक्षत्र लुप्त हो जाते है, उसी प्रकार रण-वाद्योका वह सब कोलाहल, 
जो कौरवोकी सेनामे हो रहा था, न जाने कहाँ छिपकर बन्द हो गया । इसी प्रकार 
धनुधर अर्जुननें भी अत्यन्त गम्भीरणव्दवाका अपना देवदत्त नामक शंख बजाया। 
जिस समय ये दोनो भयंकर झंख-ताद मिलकर एक हुए, तब ऐसा जान पडने रूगा 
'कि कही इस ब्रह्माडके सैकडो-हजारो दुकडे तो नही हो जायेंगे। इतनेमे भीमसेनको 
भी आवेश हो आया और उसने महाकालके समान क्षुव्ध होकर अपना पौड़ तामक 
महाशख बजाया । वह शंख-नाद प्रलय कालके मेघोके समान गरम्भीरतापूर्वक गरजा | 
चस उसी समय राजा युधिष्ठिरने भी अपना अनन्तविजय नामक शंख भी बजाया । 


४ दुचरा अध्याय ु १९, 


हुई है कि सिंहके साथ गींदड लड़े?? पर आज तुमने वही विलक्षण वात यहाँ कर 
दिखलाई है। देखो अर्जुन, कही तुम्हारा मन इस 'दीनताके वशमें न हो जाय, इसलिए 
अब भी तुम अपने मनमें घैयें धारण करो और ज्ञीत्र सावधान हो जाओ । यह'मूखता 
छोड दो, उठकर खड़े हो और धनुष-बार्ण अपने हाथोमे छो। तुम्हारे मनपर जो 
करुणा इस समय आकर छाई हुई है, वह इस युद्धमे भला कित कामकी है ? अर्जुन, 
तुम तो सब कुछ जानते-बूझते हो । फिर तुम अच्छी तरह विचार क्यो नही करते ? 
भला तुम्ही बतछाओ कि जब युद्धकी इस प्रकार तैयारियाँ हो चुकी हो, त़ब यह 
दीनता शोभा देती है, ? अब तक तुमने जो कीत्ति प्राप्त को है, उसका इससे नाश हो 
जायगा और यह परमार्थकों भी-विगाड देगी । 
क्लैब्यं सा सम गमः पाथ नेतत्त्वय्युपपद्यते । 
क्षुद्र॑ हृदयदौबंल्यं त्यकत्वोत्तिष.्ठ परंतप ॥ ३ ॥ 
श्रीकृष्ण फिर कहने रूंगे--““इस लिए तुम शोक न करो और घैय॑ धारण करो । 
'भाई अर्जुन, अपना यह दुख दूर करो। यह बात तुम्हारे लिए उचित नही है । 
आजतक तुमने जो कीति सम्पादित की है, इससे उसका नाश हो जायगा। भइया, 
अब भी तो तुम अपने हितका विचार करो | इस युद्धके समय इस दयाछुतासे काम 
नही चलेगा | क्‍या ये सब लोग इसी समय तुम्हे अपने सगे-सम्बन्धी मालुम होने 
रूगे है ? क्या तुम इन लोगोको पहलेसे नही जानते थे ? क्‍या तुम अपने गोत्रके इन 
लोगोको पहले नही पहचानते थे ? फिर आज यह व्यर्थंका अकाड ताडव क्यो करने 
'लगे ? क्या आजका यह युद्ध तुम्हारे जीवनमे कोई नई बात है ? यह तो तुम लोगो- 
का नित्यका आपसका लडाई-झगड़ा है। मेरी समझमे यह बात नहीं आती कि आज' 
ही क्‍या हो गया और तुम्हारे मनमे दया क्यों उत्पन्न हुई। परल्तु अर्जुन, इसमे कोई 
सन्देह नही कि यह तुमने बहुत बुरा किया । तुम्हारे इस मोहका यही परिणाम होगा 
कि आजतककी सम्पादित की हुईं सारी प्रतिष्ठा नष्ट हो जायगी और तुम्हारे इस 
लोकके साथ साथ परमार्थ भी हाथसे निकछू जायगा । सच्चे वीरोको तो रणागणमें 
हृदयकी दुबंछताके साथ कोई सम्बन्ध ही नही रखना चाहिए। इस' प्रकारका प़म्पन्ध 
रखना तो रणमे क्षत्रियका अध पात ही समझना चाहिए ।” वे क्ृपालु भगवान इस 
प्रकार अर्जुनको तरह तरहसे समझाने लगे । अब यह सुनिये कि उनकी ये बाते सुन- 
ऋर अर्जुनने क्या कहा । 
अजुँच उवाच--- 
कर्थं भीष्समहं संख्ये द्रोणं चर सधुसुदन। 
इषुभिः प्रति योत्स्यासि पूजाहावरिसुदन ॥ ४॥ 
अर्जुनने कहा--हे देव, ये सब बाते तो यहाँ कहनेकी कोई आवश्यकता हो 
नही है। पहले आप ही देखिये और इस सम्रामके स्वरूपका विचार कीजिये । यह 
केवल युद्ध ही नही है, वल्कि शुद्ध पाप है । और यदि मैं यह युद्ध करूँगा तो मुझे 
बहुत बडा दोष रंगेगा । इसमे मुझे अपने बडोकी हत्याका महापातक स्पष्ट रूपसे 
करना पड़ेगा। हें देव, आप ही विचार करें कि जब मैं यह नीति जानता हूँ कि 


१० हिन्दी ज्ञानेब्वरी 


इसी प्रकार नकुलने अपना सुणोष नामक शंख और सहदेवने अपना मतिपुष्पक नामक 
गंख भी वजाया और इन दोनो शंखोके नादसे स्वयं यम भी घबरा गया। 
काइयश्व परमेष्वास: शिखण्डी च महारथः। 
धृष्ठह्म्नो विराट्श्व सात्यकिश्वापराजितः ॥ १७४७ 
द्रपदो. द्रोपदेयाश्व सबहाः. पृथिवीपते । 
सौभद्रश्य महाबाहुः शड्डागन्दध्युः पृथक्पृथक्‌ ॥ १८ ॥ 
स घोषो धातंराष्ट्राणं हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नसश्र॒ पृथिवीं चेव तुछुलो व्यनुनादयन्‌ ॥ १५॥ 
उस समय वहाँ #&पद, द्रौपदेय, महावाहु काशिराज, अजु न-पुत्र अजेय सात्यकी, 
धष्टयम्न आदि अनेक राजा उपस्थित थे। शिखंडी भी था और विराट आदि दूसरे 
बहुत से राजा भी थे । उनमे जो मुख्य मुख्य श्र सेनापति थे, उन सबने एक साथ 
ही अपना अपना शंख वजाया । उन सवका भयंकर नाद सुनकर पृथ्वी को धारण 
करनेवाले जेप-नाग और महाकूम भी इतने घबरा गये कि वे अपने सिरसे पृथ्वीका 
शर फेकनेके लिए उद्यत हो गये । उस समय तीनों भुवत डगमगाने रंगे, मेर और 
मन्दर आदि पव॑त हिलने छगे और समुद्र तो कैलाशके वराबर ऊँचा उछलने लगा । 
पृथ्तीतछ मानो उलटने छगा और आकाशकी तो ऐसी बुरी दशा हो गई कि मानों 
उसमेके नक्षत्र नीचे गिरने रगे । उस समय सत्यलोकमे यह कोराहरू मचा--अबः 
यह सारी सृष्टि डूब गई और देवताओका आश्रय जाता रहा |” दिन होते हुए भी 
ऐसा जान पडता था कि मानों सूर्य है ही नही; और जत्िभुवनमे इस प्रकारका हाहा- 
वार मच गया कि मानों प्रकय कारू सामने आ उपस्थित हुआ हो । उस समय आदि 
पुरुष श्रीकृष्णको भी यह आशंका होने लगी कि अब सचमुच इस विश्वका कही अन्त 
न हो जाय, इसलिए उन्होने वह क्षोभ गान्त किया, जिससे यह विश्व बच गया ॥ 
नहीं तो क्रष्ण आदिके अखोका नाद होते ही सचमुच युगान्त हो गया होता । यद्यपि 
वह नाद तो जान्त हो गया था, परन्तु फिर भी उसकी प्रतिध्वनि अभी तक हो ही 
रही थी और उस प्रनिध्वनिने ही मानो कौरवों की सेनाका नाग कर डाछा । जिस 
प्रकार हाथियोके ज्ञुडमे सिंह बहुत ही सहजमे संचार करता है और जिस हाथीको 
चाहता है, उधर उसीको मार डाछता है, उसी प्रकार वह प्रतिध्वनि भी वीरोका 
ह्रदय फाइती हुई चारो तरफ फैचकने रूगी । उसी प्रतिध्वनिकी गज॑ना सुनकर खड़े 


परे िक लोग न्ज े 
ग्दड हां उनसे लागाक धंय छाट 


का अर संवधान से न गये और वे एक दूसरेसे कहने रंगे--“अरे सावधान 
ह। । अर सावधान हा। 


अथ व्यवस्थितान्दृप्टवा धातंराष्ट्रानकपिध्चज: | 
भदृत्त शब्बसंपाते घनुरु्यम्य॑ पाण्डच: ॥ २० ॥ 


का उनमे जा महारवी वीर अपने वरू और पराक्रममे पक्‍के थे, उन्होंने 
2 क्र कं फिर नकद न्ैः के माला ब् व 

काका कफर जूस सत्र सभाठा। दे सब छोग मिलकर आगे बढे और उन्होने दूने 
हम 52३६2] काश्नमण ९-३७. सक करवा किया न्‍्प्त ० आर 

आपात आक्रमण किया। इन सेनाओके कारण तीनो भुवन त्रस्त होने छुगरे ॥ 


भाता-पिताकों पूष्ट समझना चाहिए उन्हें सन्तु् रखता चाहिए 
तब उन्ही माता >पिताका वध है अपने हाथोसे कैसे कर सकता 9 हे देव, सच्तोकः 
घन्दन करनी चाहिए औौर सके तो उनकी पूजा चाहिए । परन्‍छ 
यह सव कुछ भी | करके उलटे क्या अपने उनकी लिन्‍्दा की जाये 
प्रकार ये हमारे गोतरन्कर तो हमारे लिए सदा ६ हद भीष्म और 
मुझे व अधिक छाभ पहुँचा हैं। जिनके स्वप्तमे भी बैरका भाव 
नहीं कर सर्केता। उन्हीका यहाँ प्रत्यक्ष कैसे किया जाय ? अब आगे 

को भी शोभा नही है । आन सब छोगो को हों क्या गया 
(क इस्हीं गुर जनोसे गोने न्‍ीखी हैं, 
लोग इन्हीकी दप्या करनेमे किया चाहते हैं । मुझमें कुछ गुण है, उन सबका शेय 
झ्न्ही द्रोणाचार्यकी है। इन्होने घने! । अब क्या उस उपकारका 


झार अपने सिरपर रखते हुए, में इन्हीकी हत्या कखे जिनकी कुपाके प्रसादका वर 
मुझे प्राप्त करना चाहिए, के उन्‍्हीका अनिष्ट सोचू ? क्या में ऐसा ही भस्मासुर हो 
गया हैँ ! ल्‍ञ 


गुरूनह॒त्वा हिं सहानुभावान्‌ ज्यों भोक्तं जैक्ष्ममपीह लोके 


कि समर 
गम्भीर हैं परन्तु उसकी वह गम्भीरता भी देखते भरकी ही होती है। परल्ठु इन 


टूसके बाद अर्जुनने यह 'भी कहा-- इन आचायंका इतना अधिक महत्व हैं और 
इसके सिवा हमें लोगौपर उनकी विशेष कृपा ही है। ैंव रे 
क्या हम लोग कभी इनकी हंत्या करनेका जे 

करे तो बदि भ्ाण भी चले जायें तो भी यह. विचार. मुझे कभी अच्छा नहीं लगी 
सकता कि पहले ती म# बुद्ध ऐसे लोगोकी हत्या करे और तब उसके उपरात्त 
सुरोडय उपभोग करे । ८दि में यह सम, (के सुख-भोगोका महत्व इन 

भी बटलार देह की भटि विचार इतना 'भेबकर है कि मुझसे तो ये सुख-भोग ६7 ह्दी 
बढ ॥ इसकी अपेक्षा गहाँ भीख माँगकर निर्वाह कर छना अवब्य ही कही अच्छा 
| बिक द्वेद छोट्कर कही चले जाता या पववेतोंकी गुफाओमे रहकर घबनवास 
घरजा ही अच्छा हैं; परन्तु दुसके ऊपर शस्ज उठानेका दुष्कर्म नहीं होता चाहिए । 
हैं दुघ, जिन धाणापर अभी हालमे पानी चढ़ा है, उन वाणोंस इन लोगोके हंदरगोप< 


पहला अध्याय ४ ११- 


धनुर्धारियोने प्रछढ॒ू कालके मेघोकी तरह वाणोकी निरन्तर वृष्टि आरम्भ की । यह. 
देखकर अर्जुनको बहुत सनन्‍्तोष हुआ और तब उसने बहुत उत्सुकतापूवंक उस सेना 
पर दृष्टि डाली । तब उसे युद्धके लिए सजे-सजाये सब कौरव दिखाई पड़े और तब 
उस पाडु-कुमार अर्जुनने भी सहजमे अपना धनुष उठा लिया। 
हषीकेशं तदा वाक्यसिदमाह महीपते। 
अज्जु न उवाच--- 
सेनयोरुभयोसंध्ये रथं स्थापय मेष्च्युत ॥ २१ ॥ 
यावदेतालिरीक्षेफूँ योद्धुकामानवस्थितान्‌ । 
केसंया सह योड्धव्यमस्मित्रणससुठसे ॥ २२ 0 
योत्स्यमाननवेक्षेप्हू य'_ एतेषत्र समागताः । 
धातराष्ट्र्य. दुंबुड्धेर्युद्धे. प्रियच्िकीषंवः ॥ २३ ॥ 
उस समय अर्जुनने श्रीकृषष्णसे कहा--“देव, अब आप रथको जल्दी से चलकर 
दोनो सेनाओके मध्यमे पहुँचा दे। और यह इसलिए कि जहाँ युद्ध करनेके लिए सकः 
शुरयोद्धा आये हुए हैं वहाँ पहुँचकर मैं जरा उन सव लोगो को एक वार देखना चाहता 
हैँ । यहाँ आये तो सभी छोग है । पर पहले यह देख लेना चाहिए कि इस युद्धमे मै 
स्वयं किसके साथ लड॒ | प्राय ये कौरव बड़े मूर्ख और दुष्ट स्वभावके है; इसलिए 
संभव है कि पराक़म न होने पर भी ये छोग यहाँ युद्ध करनेके लिए चले आये हो ।* 
इन लोगोको युद्ध करनेका चाव तो बहुत है, पर युद्ध के लिए जिस धैयंकी आवश्यकतः£ 
होती है, वह इन लोगो मे नही है ।”” अर्जुनकी यह बात धृतराप्ट्रको सजयने कहा--- 
संजय उवाच--- 
एवमुक्तो हृषीकेशों गुडाकेशेन भारत। 
सेनयोरुभयोमंध्ये. स्थापयित्वा 3383. ॥ २४ ॥ 
भीष्मद्रोण : सर्वेषां च्‌ महीक्षिताम्‌ । 
उबाच पाल पत्यैतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५ ॥ 
तन्नापद्यत्स्थितान्पार्थं: पितुनथः पितामहान्‌ । 
आचार्यान्मातुलान्शञ्रात्न्पुत्रान्पोत्रान्सखींस्तथा । 
इवश्रान्सुहृदश्ेव सेनयोरुभयोरपि ॥ २६ ॥ 


तान्समीक्ष्य स कोन्‍्तेयः सर्वान्बन्धुनवस्तिन्‌ । 
कृपया परयाविष्टोी विषीदन्निदसब्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 
“महाराज, सुनिये, ज्योही अर्जुनने यह बात कही, त्योही श्रीकृष्णने रथ हाँक” 

दिया, और ले जाकर दोनो सेनाओके वीचमे खडा कर दिया । वहाँ पासमे भीष्म, 
द्रोण आदि दूसरे वहुत-से राजा भी थे। उसी स्थानपर रथ रुकवाकर अर्जुन वडी 
उत्सुकतासे वह सारी सेना देखने गा । इसके उपरान्त उसने भगवानसे कहा-- हे 
देव, देखिये, ये सब तो मेरे ही गोत्रज और गुरु हैं |” अर्जुनके ये शब्द सुनकर श्रीकृष्ण 
को क्षण भरके लिए कुछ आइचय हुआ । भगवानने अपने मनमे सोचा--'न जाने इस 
समय इसके मनमे क्या वात आई है। पर कोई बात आई अवश्य है ।” वे अपने मनमें” 


» इसरा अध्याय श्र 


अहार करना, और तब उनके रक्तमें हृबा हुआ भोग प्राप्त करना) भला ऐसे भोगकों 
लेकर कोई क्या करे ! जिस भोगपर ऐसा रक्त- छूगा हो, वह भोग भला क्या आनन्द 
देगा !-बस इसीलिए यह विचार मुझे अच्छा नही छगता |” अर्जुनने उस समय ये 
“सब बाते कहकर श्रीकृष्णसे पूुछा--'ये सब बाते आपकी समझमे आ गईं न ?” 
परन्तु उसे अपने मनमे इस बातका भी-विश्वास नही होता था कि श्रीकृष्णने मेरी 
ओ सव बाते ध्यानपूर्वक सुनी है। इस बातका ध्यान होते ही अर्जुन अपने मनमे बहुत 
धवराया और उसने फिर पूछा--“भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरी बातोपर बिलकुल ध्याव 
ही नही देते, इसका कारण क्या है ?” 


न चेतद्विदूसः कतरज्ञो गरीयो यहा जयेम यदि वा नो जयेयु 
यानेव हत्वा न जिजीविषासस्ते*वस्थिताः प्रमुखे घातराष्ट्राः ॥ ६७ 


“हे देव, मेरे मनमे जो बाते थी, वे सब मैंने स्पष्ट रूपसे- विचारपूर्वक कह दीं । 
अब यदि वास्तविक तत्व इससे कुछ भिन्न हो तो उसे आप ही जाने । यहाँ युद्ध करने- 
के लिए हमारे सामने वही छोग खड़े हैं - जिनके सम्बन्धमे हमे, यदि कही थह सुनाई 
भी पड जाय कि इनके साथ हमारा बैर है, तो हमे वास्तवमे' उसी समय प्राण त्याग 
देने चाहिएँ । ऐसी अवस्थामें मेरी समझमे यह नही आता कि अब ऐसे लोगोकी हत्या 
करना अच्छा है या इनसे युद्ध बचा जाना अच्छा है । 

कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छासि त्वां » धससंमुढ़चेताः । 

यच्छे यः स्यान्निश्वितं ब्रहि तन्‍मे शिष्यस्तेऋं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ ७७ 

“बहुत कुछ विचार करने पर भी यह बात समझमे नही आती कि हमारे लिए 
इनमेसे कौन-सा काम करना उपयुक्त है; और इसका कारण यह है कि मोहतने मेरे 

» भनको ग्रस लिया है। जिस प्रकार अंधकारसे ग्रस्त दृष्टिका तेज नष्ट हो जाता है और 
तब पासकी वस्तु भी नहीं दिखाई पड़ती; है देव, उसी प्रकारकी अवस्था इस समय 
मेरी भी हुई है । बात यह है कि मेरा मन भ्रमके भँवरमे पड़ गया है और अब उसे 
इस बातका भी पता नहीं चलता कि मेरा हित किस बातमें है। इसीलिए हे 
अकृष्ण, आप ही इन सब बातोको समझे और मुझे बतछावे कि इनमे अच्छी बात 
कौन सी है, क्योकि मेरे सखा और मेरे सवेस्व आप ही है। आप ही मेरे गुरु, वन्धु, 
पिता, इष्ट देवता और सकटसे रक्षा करनेवाले है। ग्रुद कभी अपने शिष्यकी उपेक्षा 
नही करता । क्या समुद्रने कभी नदीका त्याग किया है ? अथवा माता यदि अपने 
रूंडकेको अपने पाससे हटा दे तो वह लडका कैसे जीवित रह सकता है ? है श्रीकृष्ण, 
आप सावधान होकर सुने । हे देव, इन उदाहरणोकी तरह केवरू आप ही सब 
प्रकारसे मेरा संगोपन करते है । अत' मैने जो ये बातें अभी कही है, वे सव आपको 
ठीक न जान पड़ती हो तो हे पुरुषोत्तम, आप शीघ्र ही मुझे वह तत्व बतछावे जो 
मेरे लिए उचित हो और जिससे धमकी मर्यावाका नाश न हो।_/ 

त हि प्रपष्यासि मसापनुद्याद्चच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमसावसपत्नमृद्घं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ ७ 
अपने गोत्रके सब छोगोको यहाँ देखकर मेरे मनमें जो - शोक उत्पन्न हुआ है, 


२ हिन्दी ज्ञानेइवरी 


अविप्यके सम्बन्धकी सव बातों का विचार करने रंगे । उसी समय उन सर्वान्तरगामी 
भगवानको सव वाते विदित हो गई । पर उस समय वे चुपचाप रहे । उधर अजुन- 
को अपने सामने अपने सब गुरुजन, पितामह, आचार्य, गोत्रज और मामे आदि दिखाई 
। उसने वहाँ अपने अनेक इष्टनमत्र और साथ ही अपने कुछके अनेक युवक भी 
देख । उन छोयोमे उसके ससुराऊवाले भी आये हुए थे। अर्जुनकों उस समूहमे अपने 
परम प्रिय, स्तेही, समुरालवाले, दूसरे सगे-सम्बन्धी, भतीजे और नाती-पोते आदि भी 
देखाई दिये । केवछू ऐसे ही लोग नही थे जिनपर उसने उपकार किये थे अथवा 
जिन्होंने उसे समय समय पर अनेक संकटोसे वचाया था, बल्कि बडे और छोटे सभी 
सम्बन्धी वहाँ उपस्थित थे। इस प्रकार दोनो सेनाओमे उसे युद्धके लिए सजे 
सजाये अपने गोत्रवाले ही दिखाई पड़े । इससे अर्जुन बहुत घवराया और उसके मनमें 
देयाका आविर्भाव हुआ । अर्जुनके मनकी वीर वृत्तिने कदाचित्‌ यह सोचा होगा कि 
मनभे दयाका जआाविर्भाव होना ही मानों मेरा अपमान है । और यह सोचकर वह वीर 
वुत्ति अर्जुतके अन्त.करणको छोड़कर चली गई । कारण यह कि जो उत्तम कुछकी और 
गुण-ऊावण्य आदिसे युक्त स्त्रियाँ होती है, वे अपने घरमे पराई स्त्रियोंका डेरा जमना 
सहन नहीं कर सकती । जिस प्रकार किसी नई स्त्रीके फेरमे पड़कर कामी पुरुष अपनी 
थर्मउत्नीको भूल जाता है और तव प्रमिण्ठोकी तरह विता समझे-वूझें अनुचित कार्ये 
करने लगता है, अयवा जिस प्रकार तयोबलसे यथ्थेष्ट वैभव हो जाने पर बुद्धि भ्रष्ट हो 
जाती हैं और तब मनुष्यको वैराग्यके साधनका ध्यान नहीं रह जाता, ठीक उसी 


प्रकारकी अवस्था उस समय अर्जुनकी भी हुई थी। और इसका कारण यह था कि 
उस सम जो वीरता उसके मनसे निवास कर रही थी, उसे उसने निकाल दिया था 
ओर अपना अन्त करण करुणाके अधीन कर दिया था। जिस प्रकार कोई मान्त्रिक 
| उच्चारण करनेमे प्रमाद कर बैठता है और तव उलटे उसी पर भूत सवार 
ता हैं, ठीक उसी प्रकार इस समय अर्जुनपर महामोह सवार हो गया था । 
लिए अर्जुनका स्वाभाविक धैर्य नष्ट हो गया और उसका अन्त करण द्रवित होने 
। जिम श्रकार चद्ध-कलाके स्पर्शसे चन्द्रकान्त मणि द्रवित होने रूगती है, उसी 
दयाके सपने अजुन भी द्रवित होकर खेद-युक्त वाणीसे भगवानसे कहने रूगा- 
सुन उदाच--« 

दृष्वेम॑ स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम्‌ १ 

सीदन्ति सम गात्राणि झुखं च परिशुष्यति ॥ २८१७ 

वेपथुश्चय बरोरे से रोमहषंश्व॒ जायते ॥ २५ ॥ 

गाण्डीव संज्नते हस्तात्वक्चेच परिदह्तते। 

नच दावनोम्यवस्थातुं श्रमतीव उ मे मंनः॥ ३०१ 
गा हे 25 नि । यहाँ जो लोग एकत्र हुए हैं, उत सबको मैंने देख रिया | ये 
हे भर है गोतके दिलाई पडने हैं । बह ठीक है कि ये सब छोग युद्ध करने 
5 77 पस्‍च्तुन हैं; पर पैदे छिए भी बुद्ध करनेको प्रस्तुत होना कहाँ तक उचित होगा ? 


न्ण 
* ७2 


फ् 


ब््चै 
4 


को 


न] 


| 
हि थं, 


कई टन 
कि 


हि 
| 
| 


बॉ 


श्र्यं 
हब । 
न 
८ 


र्र हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


उसे आपके वचनो के सिवा और कोई दूर नही कर सकता। अव चाहे मुझे सारी 
पृथ्वीका स्वामित्व ही क्यों न मिल जाय अथवा प्रत्यक्ष स्वगंका इन्द्र-्यद ही क्योन 
प्राप्त हो जाय, परन्तु फिर भी मेरे मतका दु ख कम नहीं हो सकता । जिस प्रकार 
भूने हुए वीज खूब उपजाऊ जमीनमें न्षी वोये जाय और उन्हें य्थेष्ट जलूसे सीचा 
जाय, परन्तु फिर भी उनमे अंकुर नही छग सकते, अथवा जिस॑ श्रकार आयुष्यका 
अन्त हो जाने पर फिर किसी औषधका कोई उपयोग नही हो सकता और केवरू 
अमृत-वल्ली ही अपना ग्रुण दिखछा सकती है, उसी प्रकार राज्य-भोगकी समृद्धिसे 
मेरी वृद्धिका फिरसे सजीवन नही हो सकता। हे कृपासागर, उसे फिरसे जीवित 
करनेके लिए केवल आपकी करुणाकी ही आवश्यकता है।” क्षण भरके लिए भ्रान्तिके 
जालसे छूटे हुए अर्जुनने एक वार ये वाते कह तो डाली, परन्तु फिर तुरन्त ही उस 
पहलेवाली लूहरने आकर उसे दवा लिया। बल्कि थोड़ा विचार करने पर तो मुझे 
ऐसा जान पड़ता है कि यह केवल शप्रान्तिकी लहर ही नही थी, बल्कि उससे अछूग 
कुछ और ही वात थी । वह प्रत्यक्ष महामोह रूपी काल सर्पसे ही ग्रस्त हो गया 
था | और उसका अत्यन्त कोमल हृदब-कमल जिस समय करुण रससे ओत-ग्रोत 
भरा हआ था, उसी समय उसे कारू-सर्पका यह दंग रूगा था जिसके कारण इस 
विपकी लहरे सकती ही न थी। उसकी अवस्था देखकर वे श्रीकृष्ण रूपी गारुडी, जो 
क्वल दृष्टिपात करके ही यह विष उतार सकते थे, तुरन्त उसकी रक्षाके लिए दौडे 
हार आ पहुँचे । जो अर्जुन इस प्रकार व्याकुल हो गया था, उसके पास ही श्रीकृष्ण 
सुथोभित थे और वे अपनी कृपाके योगसे सहजमे ही उसकी रक्षा करेंगे । बस इन्ही 
सव बातोका ध्यान रखकर मैंने यह कहा है कि वह अर्जुन महामोह रूपी कालूसपंसे 
ग्रस्त हो गया था । फिर उस समय वह अर्जुन उसी भ्रकार भ्रमसे ग्रस्त हुआ था, 
जिस प्रकार मेघोके आ जानेसे सूर्य ढक जाता है । अथवा अर्जुन दुःखसे उसी प्रकार 
जर्जर हो गया था, जिस प्रकार गरमीके दिनोमें कोई पर्वत आग छूगनेसे विलूकुछू 
झूलन जाता है। इसी लिए उसे शान्त करनेके उद्देश्यसे वे श्रीगोपालकृष्ण रूपी मेथ, 
जो सहज ही श्याम है और कृपा-रूपी अमृतसे भरे हुए है, उसकी ओर बढे । इस 
मेघने दांतोकी जो प्रभा सुशोनभित थी, वही मानो उस मेघकी चमकनेवाली विजली 
थी बोर उनकी गम्भीर वाणी ही उस मेघकी गर्जनाके समान जान पड़ती थी । अब 
उस कस्णाके मेघने किस प्रकार उदारतापूर्वक अपनी करुणाकी वर्षा की और उस 
वर्षासे अर्जुन रूपी दग्ध पर्वेत किस प्रकार णान्त हुआ और उसमे किस प्रकार 
छानका बंबुर फिरसे उत्पन्न हुआ, इसकी कथा आप लोग स्वस्थ-चित्त होकर सुने, 
बहों श्रीनिवृत्तिनाथका दास यह ज्ञानदेव कहता है । 
संजय उवाच--- 
एवसुकत्ता हुषीकेश गुडाकेशः: परंतप। 
... न योत्य इति गोविच्दमुक्त्वा तुष्णी बभूव हु ॥९॥ 
संजयने घृतराष्ट्रने कहा कि चह अजु न फिर शोकसे विह्लछ होकर कहने रूगा-- 
है पूरे 7722 225 7. आप बार मेरी ० हि. पे 
६ श्रीकृष्य, आप फिर एक बार मेरी बात सुनें। आप मुझे फिर समझाने-बुझाने 


दूसरा अध्याय १३ 


के फैरमें न पड़ें, क्योंकि मैं निस्सन्देह होकर कहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाय, 
परल्तु मैं युद्ध नही करूँगा ।”” इतनी बात वह एक बार जल्दीसे कह गया और तब फिर 
बिलकुल चुप हो गया । उसकी यह अवस्था देकर श्रीकृष्ण आश्वर्यसे चकित हो गये । 
तमुवाच हृषीकेशः प्रहसच्चिव भारत। 
सेनयोरुभयोमध्ये .विषीदंन्तसिंद॑ वचः ॥ १० ७ 

भगवान अपने पनमे कहने छूंगे---/इस पागरू अर्जुनने इस समय यह क्‍या 
बखेडा-खडा -कर दिया है। इसे इस समय कुछ भी समझमे नहीं आता कि क्‍या 
करना चाहिए | अब इसे किस प्रकार समझाया जाय ? इसका जो धैर्य छूट गया है, 
वह यह-फिर॒ किस प्रकार धारण करेगा ?” श्रीकृष्णने अपने मनमे ये बाते ठीक 
उसी प्रकार कहो, जिस प्रकार कोई पचाक्षरी मान्त्रिक पीडित करनेवाले भूतको 
दूर करनेके विषयमे अपने मनमे कहता है। अथवा जिस प्रकार रोगको असाध्य 
समझकर किसी बहुत ही विकट अवसर पर कोई वैद्य चटपट अमृतके समान किसी 
अलौकिक गुणकारी औषध की योजना करता है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्रीकृष्ण 
ने दोनो सेनाओ के वीचमे खडे होकर मन ही मन यह विचार किया कि इस अवसर 
पर क्‍या करना चाहिए, और तब वे यह सोचने छूगे कि ऐसी कौन-सी योजना की 
जाय जिससे अजुनका यह मोह दूर हो । यही सोचकर श्रीक्ृषष्णने कुछ क्रोधपुर्वक 
_ कहना आरम्भ किया । जिस प्रकार माताके क्रोधमे भी वात्सल्य छिपा रहता है 
अथवा जिस प्रकार औषधके कड एपनमे अमृत छिपा रहता है--क्योकि वह अमृत 
ऊपरसे तो दिखाई नही पडता, परन्तु अन्तमे उसका अनुभव होता है--उसी प्रकार 
. श्रीकृष्णने भी ऐसी बातें कहना आरम्भ किया जो ऊपरसे देखनेमे तो कुछ अपमान 

करतेवाली जान पडती थी, परन्तु अन्दरसे अत्यन्त मधुर रससे भरी हुई थी । 


, श्रीभगवानुवाच न शी मक 
अशोच्यानन्वद प्रज्ञावादांश्व॒ भाषसे | 
गतासुनगतासूंध्ध नानुशोचन्ति. पण्डिता:॥ ११॥ 


फिर उन्होने अजु नसे कहा--“आज जो तुमने बीचमे ही यह झगडा खडा कर 
दिया है, उससे सचमुच मुझे आश्चर्य ही हो रहा है। तुम यह तो कहते हो कि मैं 
अपनेको जानता हूँ, परन्तु फिर भी तुम अज्ञानको नहीं छोडते । और जब मैं तुम्हे 
कुछ सिखाने या बतलाने रूगता हूँ, तब तुम नीतिकी बडी वडी बाते कहने छगते 
हो | जैसे कोई जन्मसे ही अन्धा हो और,फिर तिसपरसे पागल हो जाय और इधर- 
उधर बहकने लगे, बस ठीक उसी तरह तुम्हारी बुद्धि भी मुझे इधर-उधर बहकती 
हुई दिखाई देती है। मुझे रह रहकर यही आश्चर्य होता है कि तुम्हे स्वयं अपने आप 
का तो कुछ ज्ञान होता ही नही और तुम कौरवोके सम्बन्धमे शोक करना चाहते 
हो । पर भइया अजु न, पहले तुम मुझे यह बतलाओ कि यदि यह त्रिभ्ुवन तुम्हारे 
ही कारण स्थिर-स्थावर हो तो छोग,जो यह कहते है कि विश्वकी रचना अनादि 
. है, वह क्‍या बिलकुल झूठ ही है? संसारभे सब छोग जो यह कहते है कि यहाँ कोई 
एक सर्व-समर्थ है और उसीसे इन सब भूतोकी उत्पत्ति होती है, सो क्या सब व्यर्थ 


.... 


' दूसरा अध्याय डरे 


उचित स्वधर्मका आचरण करते है और इसमे जो कुछ होगा, वह सब हम शान्त 
चित्तसे सहन कर लेंगे । जब इस प्रकारका विचार करनेके लिए मत तैयार हो जायगा 
तब स्वभावत मनुष्यसे पापका आचरण नही होगा । वस अब मुझे यही कहना है कि 
तुम स व प्रकारके सशय छोड दो और लडनेके लिए प्रस्तुत हो जाओ। 
एवा तेष्भिहिता सांख्ये बुद्धियोंगि त्विमां शुणु। 
बुद॒ध्या घुक्तो थब्य पार्थ कर्मबन्ध॑ प्रहास्थसि ॥ ३० ॥ 
मैंने साख्यका यह ज्ञान-योग तुम्हे थोडेमे वतला दिणा है। अब कर्मयोगियोका 
बुद्धियोग विस्तारपुर्वक बतछाता हूँ, वह सुनो । जब वुद्धियोग सिद्ध हो जाता है, तब 
कर्म कभी मनुप्यके लिए बन्धक नही होते । 
नेहाभिक्रमनाशो5स्ति प्रत्यवायों न बिचछते। 
स्वल्पसप्यस्यथ घर्मस्थ ऋायते महतो भयातू ॥ ४० ॥ 
जिस प्रकार वज्जका जिरह-वक्तर पहन लेने पर शस्रोंकी चाहे कैसी वर्षा क्यो द 
सहनी पडे, पर फिर भी विजय अवाधित ही रहती है, उसी प्रकार इस बुद्धियोगकी 
साधना हो जाने पर ऐहिक सुखोंका तो कभी नाश होता ही नही, पर साथ ही मोक्ष 
भी अपने ही हिस्सेमे रखा रहता है। इस वुद्धियोगमे पहले वतलराणे हुए सास्य-गोगका 
भी अन्तर्भाव होता है, क्योकि इस वुद्धियोगका भी तत्व यह है कि कर्म तो वरावर 
करते रहना चाहिए, परन्तु उन कमोवे फ्ल पर वधो आरुत्ति नही रख्नी चाहिए । 
जिस प्रकार मान्त्रिकको भूत वाधा नही होती, उसी प्रकार वृद्धियोग पूरी तरहसे 
सिद्ध हो जाने पर किसी प्रकारकी उपाधि या कष्ट मनुप्यकों वाधा नही पहुँचा 
सकता । जिस बुद्धियोगमे पाप और पुण्यका प्रवेश नही है, जो अति सूक्ष्म और अटल 
है; जो सत्व रज और तम इन तीनो गरुणोसे दूषित नहीं होता, यदि पूर्व जन्मके 
पुण्योके फलसे मनुष्यके अन्त करणको उस वृद्धियोगका 5 काश प्राप्त हो तो, भाई 
अर्जुन, उसके ससार-भयका समूल नाश हो जाता है। 
व्यवसाथात्मिका बुद्धरेकेह. कुरुतन्दन 
बहुशाखा हछ्तन्ताश्व बुद्धयोध्व्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
जिस प्रकार दीपककी ज्योति छोटी होने पर भी बहुत-सा प्रकाश प्रकट करती 
है, उसी प्रकार सद्वुद्धि यदि अल्प भी हो तो भी उसे छोटी या कम नही समझना 
चाहिए, क्योकि उसका प्रभाव वहुत वडा होता है। है पार्थे, श्रेष्ठ विचारशील लछोय 
अनेक प्रका रके उपायोसे इस की साधनाका उद्योग करते है, क्योकि यह सहासना इस 
चराचर विश्वमे बहुत ही दुर्लभ है। जिस प्रकार दूसरे पत्थरोकी तरह पारस ढेर-सा 
नही मिलता अथवा दैव-योगसे ही अम्ृतका एक कण प्राप्त होता है, उसी प्रकार यह 
सुबुद्धि भी, जिसका पर्यवसान परमात्माकी प्राप्तिमे होता है, वहुत ही दुलूभ है। 
जिस प्रकार नदीका बहाव और रुख सदा समुद्रकी ही ओर होता है, उसी प्रकार 
संसारमे केवल यह सुबुद्धि ही ऐसी है जिसका एक ईश्वरकों छोडकर और कोई साध्य 
. विषय नही है + इस सवुद्धिके अतिरिक्त और जो वुद्धियाँ हो, उन्हे दुर्वुद्धि ही समझना 
डे 


२४ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


ही कहते है ? क्या आज यह अवस्था हो गई है कि यह विश्व तभी जन्म धारण कर 
सकता है, जब तुम इसे उत्पन्न करो और यदि तुम इसका नाश करोगे, तभी इसका 
नाश होगा ? भाई, अब जरा तुम इस वात पर विचार करो। तुम भ्रमके कारण 
अहंकारी हो गये हो और इसी लिए इन लोगोका घात करना तुम्हे अच्छा नहीं 
रूगता । परल्तु तुम मुझे एक वातका उत्तर दो । यदि तुम इन छोगोका घात नहीं 
करोगे, तभी ये छोग चिरंजीव होगे ? अयवा क्‍या तुमने अपने मनमें यह भ्रामक 
कल्पना कर ली है कि एक अकेले तुम्ही मारनेवाले हो और ये सब लोग मरनेवाले 
है ? यह विश्व तो अनावि-सिद्ध है। यह सृष्टिके नियमसे ही उत्पन्न होता है और 
उन्ही नियमोसे इसका रूय होता है। फिर तुम मुझे यह बतलाओ कि तुम इसके 
लिए शोक क्यो करते हो । परन्तु मू्खंताके कारण स्वयं तुम्हारी समझमें भी कोई 
वात नही आती, तुम व्यथंकी चिन्ता करने रूंगते हो और उलठे मुझको ही नीतिका 
पाठ पढाते हो । हे अजु न, तुम इस बातका ध्यान रखो कि जो लोग सचमुच विवेक- 
शील होते हैं, वे समझ लेते हैं कि जन्म लेना और मरना केवल प्रान्ति ही है; और 
इसीलिए वे इन दोनोमेसे एकका भी शोक नही करते । 
न त्वेवाहं जातु नासं न त्व नेसे जनाधिपाः। 
न चेव न भविष्यासः सर्वे वबसतः परम्‌ ॥ १२७ 
“हे अत्रु न, जो कुछ मैं कहता हूँ, वह अच्छी तरह सुनो । यदि हम यह कल्पना 
कर छें कि तुम, मैं और यहाँ जो सब राजा आदि उपस्थित हैं, वे इस समय जैसे 
है, वैसे ही सदा रहेंगे, अथवा हम यह कल्पना कर ले कि हम सब छोग निश्चय ही 
नष्ट हो जायेंगे, तो ये दोनो ही कल्पनाएँ भ्रमपूर्ण है, और यदि इस प्रकारके विचार 
छोड दिये जायें तो फिर जीवित रहना और नष्ट होना, ये दोनो ही बाते मिथ्या 
ठहरती है । यह जो भावना होती है कि ये लोग उत्पन्न होते है और नष्ट होते है, 
वह केवल मायाके कारण होती है। और नही तो वास्तविक दृश्टिसे देखने पर यही 
पता चलता है कि जो मूल-भूत वस्तु है, वह अविनव्वर है। देखो , जब हवा चलनेके 
करण पानी हिलने छगता है और उसमे तरंगे उठने रूगती है, तब वहाँ वास्तवमें 
कोन उत्पन्न होता है, और जब वही हवा वन्द हो जाती है और वह जरू फिर शान्त 
और समतल हो जाता है, तब वहाँ किसका नाश होता है ? बस इन्ही बातोका 
विचार तुम इस समय करो । 
देहिनो5स्मिन्यथा देहे कौसारं यौवन जरा। 
तथा देहान्तरप्राप्रिधीरस्तत्न॒ न॒मुछाति ॥ १३४७ 
“हां, और एक वात सुनो । शरीर तो सदा एक ही रहता है, परन्तु भिन्न-भिन्न 
वय या अवस्चाके कारण उसमे अनेक भेद उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रत्यक्ष उदाहरण- 
को तुम अपने ध्यानने रसो | पहले इस झरीरमे वाल्यावस्था दिखाई पडती है। फिर 
सब सुवाब्स्था काती है, नव बह वाल्यावस्था नष्ट हो जाती है। परन्तु न तो वाल्या- 
आ विनाशके साथ ही शरीरका विनाश होता है और न युवावस्थाका अन्त होने 
पर ही शरारका अन्त होता है । ठीक इसी प्रकार चैतन्य वस्तुमे भी शरीरान्तर या 


हिन्दी ज्ञानेदवरी 


चाहिए, उनसे विकारोकी वाधा होती है और अविवेकी पुरुष उन्ही वुद्धियोमे सदा 
रमते रहते है । इसी लिए है पार्थ, उन अविवेकियोकों स्वर्ग-वास, संसारुवास और 
नरक-वास प्राप्त होते है और आत्म-सुखके उन्हें नामको दर्शन भी नहीं होते । 

यामिमां पुष्पितां बाच॑ प्रवदन्त्यविषश्चितः । 

चेदवादरताः पार्य चान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२ 0 

कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्लफलप्रदाल्‌ । 

क्वियाविशिषव्हुलां. भोगैदवर्यर्गत ._ शअति॥ डरे ॥ 

भोगैदवर्य प्रसक्तानां तयापह॒तचेतसाम्‌ । 

व्यवसायात्मिका बुद्धि: समाधी न विधीयते ॥ ४४ 0 

वे छोग वेदका आधार लेकर केवल कर्म-काडका ही प्रतिपादन करते है | परल्तु 

कर्म-फल पर दृष्टि रखकर कहते है-- हम॑ संसारमे जन्म ले, यज्ञकी क्रियाये करे और 
तव मधुर स्वर्ग-सुख भोगे । इसके सिवा और कोई सुख नहीं है ।* इसी प्रकारकी 
बाते वे अविवेकी और दुर्वृद्धि छोग कहा करते हैं। हे अर्जुन, वे लोग स-काम होंकर 
और, केवल भोग पर दृष्टि रखकर सव कर्मोका आचरण करते है। नाता प्रकारके 
कर्म करते समय वे लोग विधि-भंग नही होने देते और अत्यन्त प्रवीणतासे धर्मानुप्ठान 
करते हैं। परत्तु वे एक ही वात अनुचित करते है। वह यह कि वे अपने मनमे स्वर्ग- 
भोगका स्वार्थ ररकर उस पुराण-पुरुषकों भूल जाते है जो यज्ञका भोक्ता है। जैसे 
पहले कपूरका ढेर ऊगाकर फिर उसमे आग छरूगा दी जाय अथवा मधुर अन्नमे कारू- 
कूठ विष मिला दिया जाय, अथवा संयोगसे मिला हुआ अमृतका घडा छात मारकर 
लुढ़का दिया जाय, उसी प्रकार अविवेकी कर्मकांडी छोग स-हेतुक कर्मोका आचरण 
करके हाथमे आये हुए धर्मेका नाश करते है । जब कष्ट भोगकर और परिश्रम करके 
पुष्यका सम्पादन किया जाय, तव फिर संसारकी ही याचना क्यो की जाय ? परल्तु 
इन अविवेकियोकी समझमे यह नहीं आता कि ऐसी किस वस्तुका सम्पादन करना 
चाहिए जो हमे अभी प्राप्त नही हैं। जिस प्रकार अच्छी तरह पकाकर स्वादिष्ट भोजन 
प्राप्त किया जाय और तढठ ड्से मूल्य केकर बेच दिया जाय, वस ठीक उसी प्रकार 
ये छोग नम हवा मुल्य लिए अपना धर्म बेच डाछते है। इसलिए हें अर्जुन, 
शुद्धि डेस जगा व वी । 33003 20020 2. 23, 


| | 


(की 


अगुण्यदिदया देदा चसिस्त्रेगुण्यी भवाजुत। 
हिहंन्दों नित्णसत्त्वस्थो निर्योगक्रेस आत्मवान ध ४५ ॥ 


सज्य सत्व, रज और तम इन तीनो यगुणोसे भरे हुए है और इसीलिए 
को सात्विक समज्नना चाहिए । उनके सिवा स्वग-सुख आदिका लोभ 
। दूसरे यज्ञ आदि वर्म है, वे सब रज और तम गुणोसे व्याप्त रहते 
_लिए ठुम यह समन्न रखो कि ये सब कर्म सुख-दु खों को उत्पन्न करनेवाले 
। इसलिए तुम अन्त करणको इन सब कर्मोके फेरमे मत पड़ने दो ! तुम इन' 


> ठेद रि 
थे ठंद नि 
झपनिददो क रन ञआा “का 
नसंददा आठ 
घलानेवाले 


कि] 
) उसछिए 


फ्0५ 
न 


बऊ 


व ४, 


न 


0 


/ ५, | 24 
0४९ 
कि 


: दुसरा अध्याय २५ 


शरीरों का परिवरततन होता है और इसी लिए एक देहका नाश होता है और दूसरे 
देहकी प्राप्ति होती है। और जो आदमी यह तत्त्व समझ लेता है, न तो उसे मोह 
वी होता और न दुख ही । ल्‍ञ ५ 
सात्रास्पर्शातु कौन्तेष शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनो$नित्यास्तांस्तितिक्षतष्व भारत ॥ १४ ॥ 
अब यदि यह पूछो कि यह तत्व समझमे क्यो नही आता, तो इसका कारण यह 
है कि मनुष्य इन्द्रियोंके अधीन होता है, और जब अन्त करण इच्द्रियोके फेरमें पड़ 
जाता है, तब मनुष्य भ्रमका आखेट हो जाता है। इन्द्रियाँ विषयोका सेवन करती 
हैं और इसीसे हर्ष और शोक आदि विकार उत्पन्न होते है और तब अन्त करण पर 
उनकी छाप बैठती है। इसीलिए ये विषय कभी निश्चित या एक-से-नही रहते । 
से कभी दु खमय जान पडते है, तो कभी सुखमय । यह देखो कि निन्‍दा और स्तुति 
दोनो ही शब्द-स्वरूप है । परन्तु जब कान इनका सेवन करते है, तब एकसे देष और 
और  दूसरेसे समाधान, इस प्रकार दो भिन्न विकार उत्पन्न होते हैं। कोमल और 
कठोर ये दोनो कल्पनाएँ वास्तवमे स्पर्श रूप ही है। परन्तु जब त्वचाके द्वारा उनका 
ज्ञान होता है, तब वे सुख और दु.ख उत्पन्न करनेका कारण होती है, रूप चाहे 
अयंकर हो और चाहे सुन्दर हो, पर होते हैं दोनो रूप ही। पर जब नेत्रोके द्वारा 
उनका अनुभव किया जाता है, तब दु खमय किवा सुखमय संवेदनाका अनुभव होता 
है। सुगन्ध और दुर्गन्‍्ध दोनोका मूल रूप गन्ध ही है। परन्तु नाकसे संसर्ग होने पर 
ये सुख और दु ख उत्पन्न करती है । इसी प्रकार जब रसके विषयका भी रसतनेन्द्रिय- 
से संसर्ग होता है, तव उसके दो भेद होते है। जो रुचि और अरुचिके कारण होते 
हैं। और विषयोक।' सेवन करनेसे ही मूल स्वरूपसे भ्रष्ट होनेकी नौबत आती है । 
अजु न, देखो जब हम इन्द्रियोके वशमे होते है और शीत तथा उष्णता आदिका 
अनुभव करते है, तब मानो हम स्वयं ही सुख-दु खके झमलेमे फेंसते है। इस इन्द्रियों- 
का यह स्वाभाविक धर्म ही है कि उन्हे इन विपयोके अतिरिक्त और कोई चीज अच्छी 
ही नही लगती । यदि तुम यह पूछो कि ये विपय कैसे होते है, तो इसका उत्तर यह 
है कि ये विषय मृग-जलके समान अथवा स्वप्नमे दिखाई पडनेवाले हाथीके समान 
अनित्य है । इसी लिए, हे धनुधेर पार्थ, तुम इन विषयोको दूर हटा दो और तिल 
भरे भी इनका संग मत करो । हे | 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषषंस। 
समदुःखसुखं धीरं सो$मृतत्वाय कल्पते ॥ १५॥ 
जिस पर इन विषयोका कोई प्रभाव नही पडता, उन्हे सुख-दु ख छूते भी नही 
ओऔर न उसे गर्भ-वासके ही कष्ट भोगने पडते है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इन्द्रिय-सुखोके 
फेरमे नही पड़ता, उसे पूर्ण रूपसे नित्य रूप ही समझना चाहिए । 
- नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः। 
उभयोरपि वृष्टोष्न्तस्त्वनयोस्तत्त्वदशिभिः ॥ १६ ॥ 
है अर्जुन, अब, मै तुम्हे एक और ऐसी वात वतलाता हूँ जिसका अनुभव विचारी 


बह 
+् 


इसरा अध्याय श्े५ 


सीनो ग्रुणोको दूर कर दो; “मैं” “मेरा” आदि कहना छोड दो और शीत्र ही केवल 
आत्म-सुख पर अपने अन्त करणका सारा भार रखो । 
यावानार्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके । 
तावास्सर्वे वेदेशु. ब्राह्मगस्थ. विजानतः ॥ ४६॥ 
वेदोने चाहे बहुत-सी बाते क्यो न कही हो और अनेक प्रकारके विधि-भेद क्‍यों 
न बतलाये हो, पर उनमेप्ते केवछक वही बाते हमे ग्रहण करनी चाहिए जो हमारे छिए 
हितकारी हो । जब सूर्य प्रकट होता है, तब सभी मार्गमि प्रकाश फैल जाता है। 
परन्तु हम उन सभी रास्तो पर क्यो चलने लगे ? यदि सारी पृथ्वी जलूते आच्छा दित 
हो जाय, तो भी हमे उनमेसे- केवल उतना पानी छेना चाहिए जितनेकी हमे आवश्य- 
कंता हो | इसी प्रकार ज्ञानी छोग वेदोके अर्थों का चिन्तन तो अवश्य करते है, परन्तु 
उसका वही साराण ग्रहण करते है जो उन्हें अपने छिए आवश्यक जान पडता है। 
कर्सण्येवाधिकारस्ते भा फलेबु कदाचन। 
मा कर्मफलहेतुर्भूगा ते सद्भिषस्त्वकर्मणि ॥ ४७ ७ 
इसलिए हे अर्जुन, यदि इस सिद्धान्तके अनुसार विचार किया जाय तो यह 
स्वकर्म का आचरण करना तुम्हारे लिए बिलकुल उचित ही है। मैंने जब अपने मनमे 
अच्छी तरह विचार किया, तब मुझे यही वात ठीक जान पडी कि तुम अपना गास्र- 
सिद्ध कर्म मत छोडो । परन्तु ऐसा करते समय तुम कर्म-फल पर अपनी आसक्ति मत 


रखो और उसके साथ दुष्कर्मका सम्पर्क भी न होने दो । तुम निप्काम' मनसे स्वधर्म 
फक्रियाका आचरण करो । ॥॒ 
योगस्थः कुरु कर्साणि सद्भं त्यवत्वा धनंजय ॥ 


सिद्धायसिद्धोः समो भृत्वा समत्व॑ योग उच्यते ॥ ४८ ॥ 
तुम योग-युक्त हो जाओ और फलरूका विचार छोड़ दो और तब मनोयोगपूर्वक 

स्वकर्मका आचरण करो | पर जो काम तुम हाथमे लो, वह यदि दैव-योगसे पूरा हो 
जाय तो मारे आनन्‍्ढके फूल भी मत जाओ । इसी प्रकार यदि किसी कारणसे वह 
काम विगड जाय तो तुम खेदसे विकलः भी मत हो। कर्मका आचरण करने पर 
यदि वह पूरा हो जाय तो समझ लो कि ठीक ही हुआ, परन्तु यदि वह काम विगड़ 
भी जाय तो भी यही समझो कि अच्छा ही हुआ । जो जो काम होते चले, वह सब 
आदि पुरुष परमेश्वरकों अर्पंण करते चलो। वस फिर वे सव काम सहजमे ही 
पूरे हो जायेंगे । हे पार्थ, स्वकर्म चाहे सनन्‍्तोषदायक हो और चाहे कष्टकारक, परन्तु 
उनका आचरण करते समय मनकी वृत्तिको गान्त और सम रखनेको ही उत्तम ज्ञाता 
लोग योग स्थिति कहते है। भाई अर्जुन, चित्तको सदा सम रखना ही योगका सार 
है और इसी समतामे मन तथा बवुद्धिकी पूर्ण रूपसे एकता होती है। 

दुरेण छावरं॑ कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय । 

बुद्धों शरणसन्विच्छ कृपणा:ः फलहेतवः ॥ ४०१ 


२६ हिन्दी ज्ञानेशवरी 


डोगको स्पष्ट हपसे होता है। इस मायामय विश्वमे एक सर्वात्तर्यामी गरूढ तत्व है जो 
चैतन्य है, और सभी तत्ववेत्ता सज्जन यह मानते है कि वह चैतन्य सहस्तु है। दूधमें 
पानी पूरी तरहसे मिल जाता है । परन्तु जिस प्रकार राजहंस पानीसे दूधको अलूग 
कर छेता है, अथवा जिस प्रकार होशियार कारीगर सोनेको आगसे तपाकर उनका 
निकृष्ट अंग जला डालते है और उसमे से खरा सोना निकाल लेते है, अथवा जिस 
प्रकार ज्ञानकी शक्तिसे दूधकों मथने पर अन्तमे मक्खन दिखाई देने छूगता है, अथवा 
जिस प्रकार एकमे मिले हुए अनाज और भूसेको बरसानेसे अनाज तो बच रहता है 
और जो कुछ उसमेसे उडकर निकर जाता है, वह निर्‌र्थक अंश रहता है, उसी 
प्रकार विचार करते करते प्रपचका नाश हो जाता है और वह आपसे आप नही रह 
जाता, और तब ज्ञानवान॒के लिए तत्वको छोडकर और कुछ भी नही बच रहता। 
और इसीलिए वह ॒अनित्य वस्तुओके सम्बन्धमें कभी आस्तिक बुद्धि नहीं रखता, 
क्योंकि वह इस प्रकारका दोहरा निर्णय कर चुका होता, है कि जो कुछ “नित्य” है 
वही 'सत्‌” है; और जो कुछ “अनित्य” है वही “असत्‌” है। 

अविनाशि तु तहिद्धि येच सर्वेरसिदं ततम्‌। 

विनाइमव्ययस्थास्थ न कश्नित्कतुंमहँति ॥ १७ 0 

और फिर यह भी देखो कि जब मनुष्य सारासारका विचार करने रूगता है, तब 

यह निश्चय होता है कि जो कुछ “अस्थिर” है वही “असार” है और जो कुछ 
“मार” है वह स्वभावत “नित्य” होता है। जिससे इन तीनो छोकोके हृदय आकार 
का विस्तार हुआ है, उसका नाम, रंग, रूप या इस प्रकारका और कोई एक रक्षण 
नही है | वह सदा सर्वव्यापी और जन्म-मरणसे रहित रहता है। यदि कोई उसका 
घात करना चाहे तो उसका घात कभी हो नही सकता । 

अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्पोक्ता: शरीरिणः । 

अनाशिनोष्प्रमेयस्प तस्माद्युध्यस्व भारत ॥ १८॥ 

य एन॑ वेत्ति हन्तारं यश्वेतं सन्‍्यते हतम्‌। 

उभी तो न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ 

ओर ये सब शरीर स्वभावत. नाणवान्‌ है; इसलिए, हे पाडुपुत्र पार्थ, तुम निशक 
होकर युद्ध करो । तुम केवछ इस शरीरका अभिमान करके और इस शरीर पर ही 
दृष्टि उसकर यह कहते हो कि मैं मारनेवारा हूँ और ये लोग मरनेवाले हैं । परन्तु हे 
पर्जुन अभी तक यह वात्त तुम्हारी समझमें नहीं आई कि यदि सत्यासत्यका विचार 
से रा न तो तुम इन लोगोको मारनेवाले ही हो और न ये छोग मारे जाने 
न जायते ज्ियते वा कदाचित्नायं भूत्वा : 
अजो नित्य: शाइवतोध्यं पुराणो न हनयते हन्नमा हीरे का २० 
वेदाविनाशिन॑ नित्य यथ. एनमजमव्ययम्‌ । 
फर्य स पुरुष: पाय क॑ घातयति हन्ति कम्‌ ॥ २१७ 


"३६ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


बुद्धियुक्तो जहातीह उसे सुझृतदुष्छृते। 
तस्मादोगाय युज्यस्व योगः कर्ससु कौदलूस्‌ ॥ ५० 0 
है अर्जुन, जब उस वुद्धि-योगका विचार किया जाता है, तव यह दिखाई पडले 
छगता है कि वह कर्म-काडका प्रकरण उससे बहुत इधरका या बहुत छोटे दरजेका 
है। परन्तु फिर भी वह कमं-काड ही वृद्धियोगका साधन है, वयोकि इस निप्काम 
सैतिसे कार्यका सिद्ध होता ही मानो थोग-स्थितिका सम्पादन करना है। इसी लिए 
बुद्धि-योग वास्तवमे वहुत बलवान आधार है। इसी तुम योगमे स्थिर हो जाओ और 
झूनसे फलकी वासनाका त्याग कर दो। जो छोग इस बुद्धि-योगमसे रूग जाते है, 
वही इस ससारके उस पार पहुँचते है, और न तो उन्हें पापके वन्धन ही छू सकते है. 
और न पुण्यके वन्धन ही । 
कर्मज डुद्धियुक्ता हि फल त्यक्त्वा सनीषिणः। 
जम्सबन्धविनिर्मुक्ता: पद गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ५१ 0 
ऐसे लोग यदि कर्मोका आचरण भी करते है तो भी वे कर्म-फलमे ल्प्रि नही 
होते, और इसी लिए हे भर्जुन, जन्म और मरणके झगडे भी उन्हे स्पर्श नही करते । 
इसके उपरात, हे धनुधंर पार्थ, वुद्धियोगके सिद्ध होते ही वे छोग सब दु खोसे रहित 
यह क्षाश्रत पद प्राप्त कर लेते है । - 
यदा ते सोहकलिल बुद्धिव्य॑तितरिष्यति। 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्थ श्रुतस्थ च ॥ ५२ ॥ 
जब तुम यह मोह छोड दोगे और जब तुम्हारी वासनाओका क्षय हो जायगा, 
तब तुम भी इसी प्रकारके हो जाओगे । फिर तुम्हे अत्यन्त शुद्ध और गहन आत्मज्ञान 
प्राप्त हो जायगा और तुम्हारा मन आप से आप वासनाओसे रहित हो जायगा । उस 
अवस्थामे इस प्रकारकी सभी कल्पनाए शान्त हो जायेंगी कि हम वुछ और भी जानें. 
अथवा जो कुछ हम जान चुके है, वह भूल जाय॑े। 
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्थति निमश्वला ॥ 
ससाधावचला बुढ्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ४ 
इन्द्रियोके सहवाससे जिस मतिमे चंचलताके अकुर उत्पन्न होते है, आत्मस्वरूफः 
फा लाभ होने पर वह मति फिर शान्त हो जाती है । इस प्रकार जब आत्मसमाधिके 


आनन्दसे तुम्हारी बुद्धि शान्त और स्थिर हो जायगी, तभी तुम्हे सच्ची योगावस्था: 
भ्राप्त होगी । 


अर्जुन उवाच--- 
स्थितप्रज्ञस्थ का भाषा समाधिस्थस्यथ केदाव। 
स्थितघी: कि प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम्‌ ॥ ५४॥ 


श्रीकृष्णकी ये सब बातें सुनकर अर्जुनने कहा--“हे देव, अब इन सब विपयोभमें 
मन 3छ इछना चाहता हूं। आप कृपाकर मुझे उत्तर दें ।” श्रीकृप्णने कहा----'भाई 
धजुन, तुम्हारे मनमे जो प्रइन उचित जान पडे, वह तुम प्रसन्नतापू्वंक करो ।” 


-दसरा अध्याय २७ 


जो कुछ स्वप्तमे देखा जाता है, वह. केवल स्वप्नमे हीः सच्चा और ठीक माना 
जाता है। पर जब आदमी .जागकर देखता है, तब स्वप्नमे देखी हुई चीजोका कही 
नाम-निशान भी नही रह जाता ।' इस प्रकार तुम इस मायाको भी समझो । और 
इसलिए तुम केवल भ्रममे पड़े हो। जिस प्रकार किसीकी परछाँही पर चलाया हुआ 
असर उसके मूल अंग पर प्रहार ' नंही करता, अथवा जिस प्रकार पानीसे भरे हुए 
घड़ेके उलट जाने पर उसके साथ ही साथ पानीमे पडनेवारू! प्रतिविम्ब भी नष्ट हो 
जाता है, पर उस प्रतिबिम्बके साथ साथ मूल सूर्यका नाश नही हो जाता, अथवा 
जिस प्रकार झोंपडी के अन्दरका आंकाण झोपड़ीके आकारका तो होता है, परल्तु 
यदि वह झोपडी गिरा दी जाय, तो भी आकाशका मूल स्वरूप ज्योका त्यो और 
अविक्ृत रहता है, ठीक उसी प्रकार शरीरका नाश हो जानेपर भी स्वरूपका नाश 
नही होता । इसलिए भाई अर्जून, तुम इस नाशकी मिथ्या कल्पनाका आरोप समूछ 
स्वरूप पर मत करो । | ९० 

वससांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्वाति नरोध्पराणि। 

, तथा शरीराणि विहाय जीणेन्यन्यानि संयाति नवानि देही॥ २२ ७ 
जिस भ्रकार लोग पुराने वस्त्र उतारकर दूसरे नये वस्त्र पहनते है, उसी प्रकार 
अह चैतन्याधिपति जीवात्मा.एक शरीरको छोडकर दूसरा शरीर धारण करता है । 

नेन॑ छिन्दन्ति शस्याणि नेत॑ दहति पावकः। 
न चेन पलेदयन्त्यापो न शोषयेति सारुतः॥ २३ ४ 
'अच्छेद्योष्पमदाह्मोष्यमक्लेद्योइश्लोष्पय एव च। 
नित्यः सर्वंगतः स्थाणुरचलो5यं सनातनः ॥ २४४ 
यह आत्मा अनादि, निरन्तर स्वत सिद्ध, उपाधि-हीम और अत्यन्त निर्दोष है 
इसी लिए शसरो आदिसे इसका छेद नहीं हो सकता। कल्पान्तवाले जरू-प्लावनसे 
भी यह  भींग नही सकता और आगसे भी यह जलाया नही जा सकता। पवनकी 
शोषक शक्तिका स्वभाव भी इसपर नही पडता । है अर्जुन, यह आत्मा अविनागी, 
विकारहीन ज्ाइवत और सर्वेव्यापी है, और इसलिए यह स्वय ही परिपूर्ण रहता है । 
अव्यक्तोष्यमचिन्त्योष्यमविकार्योश्यसुच्यते । 
'तस्मादेव॑ विदित्वेन॑ नानुशोचितुमहंसि ॥ २५ ए 
यह ताकिककी दृष्टिको बिलकुल दिखाई नहीं देता, पर ध्यान और धारणा 
आदि करनेवाले योगियोको सदा इसीके दर्शनोकी उत्कंठा बनी रहती है। यह मन 
और दूसरे समस्त साधनोकी पहुँचके बाहर है । हे अर्जुन, यह आत्मा केवल असीम 
पुराण-पुरुष ही है। यह तीनो ही ग्रुणीसे निलिप्त या अंग और आकार तथा रूप 
आदिकी सीमाके बाहर है। यह अनादि, विकारहीन तथा सर्वव्यापक है। भाई 
अर्जुन, इस आत्माको इसी प्रकार समझना चाहिए और यह अनुभव करना चाहिए 
कि यह सबके अन्तर्गत है। बस फिर तुम्हारे शोकके छिए सहजमे ही तिछू भर भी 
स्थान न रह जाएगा। हे हे 


दूसरा अध्याय ' -३७ 


कृष्णकी यह बात सुनकर अर्जुंनने कहा--/स्थित-प्रज्ज॑ किसे कहते हैं ? उसे किस' प्रकार 
पहचानना चाहिए ? बस यही आप मुझे बतला दें। और जिसे छोग स्थिर-बुद्धि कहते 
है, उसके लक्षण क्‍या है ? इसी प्रकार जो अखंड समाधिका सुख भोगता है, वह किप्त 
स्थितिमें रहता है ” उसका स्वरूप कैता होता है ? हे देव लक्ष्मीनाय, आप ये सब 
चाते मुझे बतरा दे ।”” इसपर परब्रह्मके अवतार और पड़गुगोके ऐश्वर्यत्ते सम्पन्न 
ओक्ृप्णने जो कुछ कहा, वह सुनिये । 

श्ीभगवानुवाच---- 


प्रजहाति यदा कामास्सववान्‍्पार्थ सवोगतान। 
आत्मन्येवात्मना तुषः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥ 

श्रीकृष्णने कहा---“अर्जून, सुनो । आत्म-सुखके मार्गमें बाधा उत्पन्न करनेवालो 
चह प्रवल्ल विषय-वासना है जो मनमे निवास करती है । जो सदा और सब अवसरों 
पर सनन्‍्तुष्ट रहता है, जिसका अन्त करण समाधानप्रे औत-प्रोत भरा“रहता है और 
सुखकी जिन दुष्ट अभिछाषाओ के ससर्गंसे मनुष्य विषय-पकजतें फेंसता है, जिसकी वे 
अभिलाषाएं पूर्ण रूपसे नष्ट हो चुकी होती है, और जिप्तका मन आत्म-सुखमे सदा 
मगन रहता है, वही पुरुष स्थित-प्रज्ञ है । 

दुःखेष्चनुहिग्ससना: सुखेषु. विगतस्पहः । 
बीतरागभयक्रोधः स्थितधीमुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥ 

“अनेक प्रकारके दु ख आनें पर भी जिसके मनमे खेद नहीं होता और जो 
सुखके छोभमे नही पडता, हे अर्जुन, ऐसे पुरुपमे काम और क्रोध स्वभावत ही नही 
होता और उसका अन्त करण आत्मानन्दसे सदा पूर्ण रहता है, इसलिए उसे भयकी 
गन्ष भी नही होती । जो सदा ऐसी ही स्थितिमे रहे, उसीको स्थिरवुद्धि समझना 
चाहिए । ऐसा विचारी पुदय सप्तारके वन्धनोका परिहार करफे केवछ भेद-रहित 

रहता है । 
यः सर्वत्नानभिस्नेहस्तत्तत्पाप्प शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७॥ 

“बह सदा लोगोके साथ समान व्यवहार करता है। जिस प्रकार पूणिमाका 
चन्द्रमा अपना प्रकाग देते समय इस बातका विचार नहीं करता कि यह अच्छा 
आदमी है, इसे प्रकाज दो, यह बुरा आदमी है, इसे अँबेरे मे रखो, उसी प्रकार उसकी 
सम वृत्ति भी सदा भेद-रहित रहती है । वह भूत मात्रपर समान रूपसे सदय रहता 
है और किसी समय उसके चित्तमे भेद नही होता । कोई अच्छी वस्तु प्राप्त होनेपर 
भी जो मारे आनन्दके पागल नही हो जाता और कोई बुरी वात होनेपर भी जो 
दु खके फेरमे नहीं पडता, जो हर्ष और शोक दोनोंसे रहित और आत्म-नज्ञानके 
आनन्दसे ओत-प्रोत भरा रहता है, हे अर्जुन, उसीको स्थित-प्रज्ञ समझना चाहिए । 

यदा संहरते चाम॑ कूर्मोष्छानीव सर्वद्ञः । 
इच्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥ 


ल्र्ट हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


अथ चैन नित्यजातं नित्य वा मन्यसे सतम्‌। 
तथापि त्व॑ महाबाहो नेवं शोचितुमहंसि ॥ २६ ॥ - 
अथवा यदि तुम इस आत्माको इस प्रकारका न समझकर इसे नाशवान्‌ ही 
मानते हो, तो भी भाई पार्थ, तुम्हारे छिए शोक करने का कोई कारण नही है। 
और इसका हेतु यह है कि उत्पत्ति, स्थिति और नाशका प्रवाह अस्खलित, अखंड 
र गाइवत रूपसे चलता रहता है । जैसे गंगाके पानीका स्रोत बराबर प्रवाहित 
होता रहता है, अपने उद्गम स्थानमे वह अखंडित रहता है और अच्तमें समु द्रमें 
जाकर सम-रस हो जाता है और इस प्रकार वह पानी यद्यपि निरन्तर बहता रहता 
है, परन्तु फिर भी जिस प्रकार बीच वीचमे सब जगह उसका अस्तित्व दिखाई देता 
है, उसी प्रकार यह समझ रखना चाहिए कि उत्पत्ति, स्थिति और लय ये तीनों 
अवस्थाएं सदा एक दूसरीसे मिल्ली रहती है। कार या समयका कोई ऐसा अंश 
नही है जिसमें ये तीनो अवस्थाएँ भूत मात्रके साथ ऊगी न रहती हों । इसी लिए 
इन सव वातोके विषयमें तुम्हारे दुख करनेका कोई कारण नही है, क्योकि यह 
स्थिति स्वभावत' ऐसी ही अनादि है । अथवा हे अर्जुन, यदि यह बात तुम्हें ठीक न 
जान पड़ती हो कि ये सव छोग बराबर उत्पन्न होते और मरते रहते हैं, वो भी 


तुम्हारे लिए हक विपयमे दु ख करनेका कोई कारण नही है; क्योकि यह उत्पत्ति 
और लय दोनो अपरिहाय॑ हैं---इन्हे कभी कोई रोक नही सकता । 
जातस्य हि श्रुवो सृत्युश्षुव॑ जन्म मृतस्य च। 
तस्मादपरिहायेंडर्थ न त्व॑ शोचितुमहंसि ७ २७ ७ 

जो उतन्न होता है, उसका ताश भी होता है और जो नष्ट होता है, वह फिरसे 
उत्पन्न भी होता है; और यह चक्र पानीके! रहटकी तरह वरावर चलता रहता है । 
अयवा जिस प्रकार सूर्यंका उदय और अस्त वराबर आपसे आप होता ही रहता है 
और उसमें कभी वाधा या अन्तर नही पड सकता, उसी प्रकार यह जन्म और मरण 
भी अनिवार्य है। जब महाप्रल्यका समय आता है, तब यह त्रैलोक्य ही नष्ट हो 
जाना है; पर फिर भी उससे यह आदि और अन्त ठलरू नहीं सकता । यदि यह बात 
तुम्तारे मनमे ठीक जेंचती ही, त्तव फिर तुम यह दु.ख क्यो करते हो ? भाई 
धनृधर पार्य, तुम जान-बूझ्लकर बज्ञानमें क्यो पडते हो ! इसके सिवा, हे अर्जुन, यदि 
तुम इस बात पर और भी अनेक रूपोसे विचार करोगे तो तुम्हारी समझमे यह बात 
भा जायगी कि इसमे दु ख करने की कोई वात ही नही है । 

अव्यक्तादोनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत १ 
अव्झक्तनिधतान्येव_तन्न का परिवेदना ॥ २८ ॥ 

ऊ ये सब पून जन्मसे पहले अमूर्ते थे और जन्मके उपरान्त जिन्होंने आकार 
धारण फिया, हू भूत जब छऊूयको प्राप्त हो, तव इस बातकी कोई झांका ही नही 
एसी चाहिए कि वे कोई दुसरी या भिन्न वस्तु हो जायेंगे। होता केवल यही है 
हे सब भूत फिर अपनी पूर्ववाल्दी स्थितिमे पहुँच जाते है। परन्तु जन्म और 
प्यक मश्यम जा बुछ दिसाई पडता है, वह सोये हुए आदमीके स्वप्नको भाँति 


0 00] 


अं हिन्दी ज्ञानेदवरी 


“हे अर्जुन, जरा कछुएका ढंग देखों। वह जब शसन्न रहता है, तब अपने 
अवयव बाहर निकालकर फैला देता है । 2४ कै. जब चाहता है, तब उन सबको 
अपने अन्दर खीच लेता है । इसी प्रकार इन्द्रियाँ जिसके वशमे रहती है और जिसके 
करनेके अनुसार वे इन्द्रियाँ सव काम करती है, समझ लेना चाहिए कि उसी पुरुषकी 
भ्ज्ञाने स्थिरता प्राप्त की है। 

विषया विनिवतंन्ते निराहारस्थ देहिनः। 
रसवर्ज रसोष्प्यस्थ परं दृष्टता निवतंते ॥ ५० ॥ 

“हे अर्जुन, अव मै तुम्हे एक और मजेकी बात वतलाता हूँ । वह यह कि यद्यपि 
इस योगकी साधना करनेवाले छोग विषयोका त्याग बहुत ही निश्चयपूर्वक करते है; 
तथापि कान, आँख आदि इन्द्रियोका दमन हो जानेपर भी यदि रसनेन्द्रियका ब्मन 
न हो तो उस साधकको ये विषय इस ससारमे हजारो तरहसे अपने जालमे फंसाते है। 
पर तुम्ही सोचो कि यदि किसी पौधेके पत्ते और शाखाएँ आदि तो ऊपरसे काट छी 
जायें, पर उसकी जडमे वरावर पानी सीचा जाय तो वह पौधा भला कैसे नष्ट हो 
सकता है ? जिस प्रकार पानीके वरूसे वह पौधा और भी अधिक आडी-तिरछी 
गाखाएँ आदि निकालता है, उसी प्रकार रसनाकी साधनासे मनुष्यके मनमे विषयोकी 
पुष्टि होती है | दूसरी इन्द्रियोके विषय तो छोड़े जा सकते है, परन्तु उतनी हृढतासे 
रसनेन्द्रियका नियमन नही किया जा सकता, क्योकि इस इन्द्रियके विना मनुष्य कभी 
जीवित नही रह सकता। हे अर्जुन, फिर जब स्वानुभवसे परब्रह्मका साक्षात्कार होता 
है, तव इस रसना पर भी विजय प्राप्त होती है। जब मनुप्यको इस बातका प्रत्यक्ष 
अनुभव होता है कि “'"मै ही ब्रह्म हूँ” तव देह-धर्मका छोप होता है और इन्द्रियाँ भी 
विपयोको धूल जाती है । 

यततो ह्मपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्वचितः। 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ॑ सनः ॥ ६० 0॥ 

“नही तो इसके सिवा और किसी उपायसे ये इन्द्रियाँ वशमे नहीं आती । जो 
लोग इनका दमन करनके छिए सचेष्ट होकर प्रयत्न करते है, जिनका योगाभ्यासका 
क्रम वरावर जारी रहता है, जो छोग अपने चारो ओर यम-नियमो आदिकी वाढ या 
घेरा लगाये रहते है और जो मनको निरन्तर अपनी मुद्ठीमे रखते है, उन्हे भी ये 
इ रिद्रियाँ परेशान रखती है। इन इन्द्रयोका पराक्रम इतना गहन है। जिस प्रकार 
0:25 है पा है, हा 239 ये विपय भी ऋद्धि-सिद्धिके 

रण करके आते है और इन्द्रियोको स्पर्श करके मनुष्यको प्रममे डाल देते है। उस 


समय मन पर अधिकार नही रह जाता और मनुष्य अभ्यास छोडकर और निश्चित 
होकर बैठ जाता है। इन्द्रियोका बल ऐसा विचित्र होता है। 


तानि सर्वाणि संयम्य थ्रुक्त आसोत सत्परः। 
।॒ वच्चे हि यस्पेच्धियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ ६१॥ 
“इसी छिए है अर्जुन, में कहता हैँ कि विपयोका छोभ पुरी तरह छोड़कर जे 


दूसरा अध्याय" २९. 


भायाके प्रशावसे सत्स्वरूप आत्म-तत्वमे भासित होनेवाछा आकार ही है। अथवा 
जिस प्रकार हवाके चलनेसे जरू तरंगोके रूप मे दिखाई देता है अथवा दूसरे छोगो- 
की इच्छासे जिस प्रकार सोना अलूंकारोका रूप धारण करता है, उसी प्रकार शरीर- 
धारी भूत मात्रने मायाके बलसे आकार प्राप्त किया है और यही बात तुम अच्छी 
तरह समझ लो आकाशमे छाये हुए बादल- जिस प्रकार वास्तवमे कुछ भी नही 
होते, उसी प्रकार जब ये जन्म और छयके झगड़े वास्तवमे हो ही नही सकते, तबः 
फिर उनके लए तुम्हारा यह रोना-कलूपना क्यो हो रहा है ? तुम यह बात निश्चित 
रूपसे समझ लो कि यह एक-रूप चैतन्य कभी नष्ट नही होता और सदा अविकृत 
रहता ,है। जब इस चैतन्य तत्वकी बात मनमे जम जाती है, तब विषय-वासनाएँ 
सनन्‍्तो को -छोडकर दूर चली जाती है। इसी चैतन्यके लिए विरक्त लोग वनवास 
तक स्वीकृत करते हैं, और इसी पर दृष्टि जमाकर बडे बड़े मुनि ब्रह्मचये आदि ब्रतः 
और तप करते है। 
आश्चयंवत्पशयति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वदरति तथेव चान्यः। 


आश्रयंवच्चेनमन्यः श्वुणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चेव कश्वितु ॥ २९५ ॥ , 
कितने ही छोग इस केवल तत्वको स्तव्ध अन्त.करणसे देखते देखते संसारका 
सारा विस्तार ही भूछ गये । और भी ,कितने छोग अपनी वाचासे इस चैतन्य तत्वके 
गुणोंका वर्णन करते करते विरक्त हो गये और उन्होने पूर्ण तथा शाइवत तल्लीनता 
प्राप्त कर छो । बहुतसे छोगोका समाधान इस चैतन्यके विषयमे श्रवण करनेसे ही 
हो गया और उनकी देह-बुद्धिका नाश हो गया । और कुछ लोग स्वय अपने अनुभव- 
से इस तत्वको जानकर इसके साथ सम-रस हो गये । जिस प्रकार समस्त नदियोका 
प्रवाह जाकर समुद्रमे मिलता है, और यदि वह समुद्रमे मिलकर समा नही जाता, 
परन्तु फिर भी वह प्रवाह कभी लौटकर पीछे नही जाता, उसी प्रकार श्रेष्ठ योगियों 
की बुद्धि चैतन्यमे मिलते ही उसके साथ सम-रस हो जाती है। परन्तु यदि उस 
चैतन्यका साक्षात्कार होने पर भी वे उसमे सम-रस नही होते तो भी वे इस चैतन्य 
तत्वसे कभी पराड्मुख नही होते । । 
ह देही नित्यमवध्योष्यं देहे सर्वस्य भारत। 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्व॑ शोचितुसहँंसि ॥ ३० 0४ 
तुम यह बात समझ लो कि जो सभी स्थानोपर और सभी शरीरमे रहता है 
और मनमे जिसके घातका विचार करने पर भी जिसका घात नहीं हो सकता, वह 
एक-रूप चैतन्य ही इस विश्वकी आत्मा है । इसीके स्वाभाविक ध्र्मसे ये भूत मात्र 
उत्पन्न होते हैं और फिर लूयको प्राप्त होते हैं। तो फिर ऐसी अवस्थामे तुम किस 
बातके -लिए शोक करते हो ? हे अर्जुन, ये सब बाते तो विना कहे ही तुम्हे ठीक 
जँचनी चाहिएं। फिर मेरी समझमे नहीं आता कि इन सब वातोका ज्ञान तुम्हें 
क्यो नही होता । परन्तु तुम्हारा यह शोक करना अनेक प्रकारसे दोषमय है । हे 


स्वधर्मंमपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहंसि । 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छेयोष्न्यत्क्षत्रिस्थ न विच्येते ॥-३१ ॥ 


ध्> 


दूसरा अध्याय ३९ 


पुरुष इन इन्द्रियोका बल विलकुल तोड डालता है, वही योग-निष्ठा या बुद्धिस्थैय्य मे 
समर्थ होता है । विपय-सुख जिस पुरुषके अन्त करणको भ्रममे नही डाल सकते, वही 
निरन्तर आत्मबोधसे सज्जित होकर रहता है। और नही तो यदि ऊपरसे देखनेमे 
विषयोका कुछ भी सग न हो, पर मनमे विषयोका थोडा-वहुत भी लेश रह जाय तो 


आदिसे अन्त सारा सासारिक प्रपंच ही बचा हुआ समझना चाहिए। जिस प्रकार 
विषकी एक बूँद भी पी छी जाय तो वह विष बराबर बढता जाता है और तव 
अन्तमे वह नि शक होकर प्राणोका घात करता है, उसी प्रकार यदि मनमे इस 
विषयोकी थोडी-वहुत शका भी वची रह जाय तो वह सारे विवेकका सत्यानाश 
कर डारूती है। 
ध्यायततो विषयान्पुंसः सद्भस्तेष॒पजायते । 
सद्भात्संजायते कामः कामात्तोधो5ईभिजायते ॥ ६२ ॥ 
क्रोधादभवति संमोहः संमोहात्स्पृतिविश्ञसः। 
स्पृतिक्रंशादबुद्धिनाशों बुद्धिनाशात्प्रणणयति ॥ ६३ ॥ 

“थदि अन्त करणमे विपयोकी कुछ भी स्मृति वची रह जाय, तो वह सग-रहित- 
से भी विषयोकी सगति करा देती है। इसी संगतिसे मूत्तिमती विपय-वासना प्रकट 
होती है । जहाँ विषयोके सम्बन्धमे मनमे काम या वासना उत्पन्न हुई, वहाँ क्रोधका 
पहले ही आगमन हो जाता है । और जहाँ क्रोध आय।, वहाँ सम्मोह या अविचार भी 
रखा ही रहता है। जब अविचार उत्पन्न हुव्ग, तब स्मृति उसी प्रकार नष्ट हो जाती 
है, जिस प्रकार प्रचड वायुके झोकेसे दीपककी ज्योति बुझ जाती है । अथवा स्मृति- 
नाशसे प्राणीकी वैसी ही दशा होती है, जैसी सूर्य अस्त होने पर रात्रिके कारण सूर्य- 
तेजकी होती है और रात्रि उस सूर्य-तेजको निगल जाती है। फिर जब अन्नानके 

अन्धकारसे सव कुछ व्याप्त हो जाता है, तब बुद्धि अन्दर ही अन्दर घबरा जाती है । 

फिर हे अर्जुन, जिस प्रकार जन्मान्धको दौडना पडता है, और वह दीन होकर इधर- 
उधर भटकता फिरता है, उसी प्रकार वुद्धि भी भ्रमिष्ठ होकर भटकने रूगती है । जब 
इस प्रकार स्मृति-भ्रश होने पर बुद्धिकी विकट अवस्था हो जाती है, तब विवेक 
शक्तिका भी पूरो तरहसे नाश हो जाता है। चैतन्यका नाश होने पर जो दशा शरीर- 
की होती है, ठीक वही दशा बुद्धिका नाश होने पर मनुष्यकी हो जाती है । हे अर्जुन, 
बस तुम यही समझ लो कि जिस प्रकार जलनेवोली रूकडीमे एक चिनगारी भी पड़ 
जाय तो उसकी आग फैलकर सारे त्रिभुवनको जला देनेके लिए यथेष्ट होती है, उ्ती 
प्रकार यदि कभी सहजमे भी मनमे विपयोका चिन्तन हो जाय तो उससे भी मनुष्य- 
का बहुत बडा अध पात हो जाता है । 

रागद्ेषविधुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन्‌ । 

आत्मवब्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 


“इसी लिए इन सब विषयोका मनोयोगपूर्वक परित्याग कर देना चाहिए । 
इससे राग-हेष आप से आप नष्ट हो जाते है । इसके अतिरिक्त, है पार्थ, एक महत्वकी 
बात यह है कि रागद्वेष नष्ट हो जाने पर इन्द्रियाँ यदि विपय-सेवन करे भी तो थे कोई 


३० हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


तुम अब भी अच्छी तरह विचार क्यों नही करते ? तुम क्या सोच रहे हो ? 
जिस स्वधरमप्ते तुम्हारा तारण होनेको है, तुम उसी स्वधर्मकों भूछ गये । यदि यहाँ 
इन कौरवोका अथवा तुम्हारा ही कुछ अनिष्ट हो जाय अथवा यहाँ स्वय कल्पान्त 
ही क्यो न हो जाय, परन्तु फिर भी हमारा जो स्वधर्म है, उसका त्याग करना 
किसी प्रकार उचित नहीं है यदि तुम स्वधर्मका त्याग कर दोगे तो कया तुम्हारी 
इस समयकी छुपालुता तुम्हे तार देगी ? हे अर्जुन, यदि तुम्हारा अन्त.करण इस 
समय दयासे द्रवित हो गया हो तो ऐसा होना ही इस युद्धके अवसर पर नितान्त' 
अनुचित है। गौका दृध वहुत अच्छा होता है। पर फिर भी यह नही कहा गया है 
कि जिसे ज्वर आता हो, उसे दृधका पथ्य दो । यदि वह नये ज्वरके किसी रोगीको 
दिया जाय तो वह विप ही हो जाता है | इसी प्रकार यदि प्रसंगका ध्यान न रख- 
जब जो जीमे आवे, तब वह कर डाछा जाय तो उससे कल्याण का नाश हीं होता 
हैं । इसलिए हे अर्जुन, अब तुम होशमे आओ | तुम व्यर्थ क्यो दुख करते हो और 
क्यों कट उठाते हो ? जिस स्वधर्म के अनुसार आचरण करते पर त्रिकालमे भी कोई 
दोप नही होता, उसी स्वधर्मको तुम देखो । जिस प्रकार बनाये हुए रास्ते पर 
चलनेसे कभी कोई उपाय नही होता अथवा जिस प्रकार दीपकके प्रकाशके सहारे 
चुलमेमे कभी कही छडखडाना नही पडता, उसी प्रकार हे अर्जुन, स्वधर्मके अनुसार 
आचरण करनेसे समस्त कामनाएँ सहजमे सिद्ध होती है। इसलिए तुम यह बात 
समझ लो कि तुम क्षत्रियोके लिए संग्रामको छोडकर और कुछ करना कभी उचित 
नहीं हो सकता । तुम नि.शंक होकर और खूब अच्छी तरह जमकर छूडो ! बहुत 
बातें हो चुकी, जो बात बिलकुछ स्पष्ट दिखाई पडती हो, उसका व्यर्थ बहुत-सा 
विस्तार क्यो किया जाय ? 

यदृच्छया चोप्पन्न॑ स्वर्गद्वारमपावृतम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रिया: पार्थ लभन्ते युद्धमीदृहाम ॥ ३२ ॥ 

_है अर्जुन तुम यह्‌ समझ रखो कि इस समय जो युद्ध तुम्हारे सामने उपस्थित है, 
उसमे मानो तुम्हारे सौभाग्य या सब प्रकारके धर्माचारोंका भंडार ही खुल गया है। 
इसे तो “सग्राम” कहना ही ठीक नही है। सग्रामके रूपमें तो तुम्हे यह प्रत्यक्ष स्वर्ग 
ही प्राप्त हुआ है। अथवा इसे मू त्तिमन्त भ्रतापका उदय ही कहना चाहिए। अथवा 
तुम्हारे गुणाका आदर करनेके कारण और तुूम्हारे प्र मसे भरकर स्वयवरकी विधिके 
80280 बरण करनेके हे मूत्तिमती कीत्ति ही यहाँ आकर खडी है। जब 
कैतिय लोग विपुल पुण्योका संग्रह करते है, तब कही जाकर उन्हे इस प्रकारके संग्राम 
था अवसर भनलना डर घ्ट चलते ० मई. पु 
2 पा है। जिन प्रकार रास्तेमें च उते समय कोई सहजमे ठोकर खाकर 

सातामा न हे गर पडता हूं अथवा जभाई लेसेक॑े लिए मुँह खोलने प्र उसमें 
अयन्‍्मात्‌ ज्ापने ताप झाकर अमृत्त पड जाता है, ठीक उसी प्रकार आज तुम्हारे 
छाप यह युझाता प्रसंग उपरिवत हथा है । 


अथ चेत्वमिम धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि। 
ततः स्वघर्म कोत्ति च हित्वा पापमवाप्स्थसि ॥ ३३ ४ 


४5 हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


उपद्रव नहीं कर सकती । जिस प्रकार आकाशका सूर्य अपने किरण-जालसे संसारको 
स्पर्ग करता है, पर फिर भी उसके साथ संसारके संग्र-दोपका सम्पर्क नही होता, 
उसी प्रकार जो पुरुष इन्द्रियो के विषयोके प्रकोभनोमे नहीं पडता और काम-क्रोध 
बादिको छोडकर सदा आत्मानन्दसे परिपूर्ण रहता है, उसे उपभोगके विपयोभे भी 
बत्मताके अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नही देता । अब तुम्ही वतछाओ कि ऐसी 
अवस्थामे कौन-से विपय किसके लिए बाधक हो ? यदि पानीसे पानीको डुबाया जा 
सकता हो अथवा आगसे आगको जलाया जा सकता हो, तभी ऐसे परिपूर्ण व्यक्तिको 
विपय भी अपने जालमे फँसाकर विकल कर सकते है । इस प्रकार जो व्यक्ति अभेद- 
पूर्वक केवल आत्म-स्वरूपमे हो रहता है, उसे निस्सन्देह स्थितप्रज्ञ समझना चाहिए । 

प्रसादे. सर्वदुःखानां. हानिरस्थोपजायते । 

प्रसक्नचेततो हाशु बुद्धिः परयंवतिष्ठते ॥ ६५॥ 

“जिस अन्त करणमे अखंड आननन्‍्दका निवास रहता है, उसमे सांसारिक दु खों- 
का प्रवेश हो ही नही सकता । जिस प्रकार उस व्यक्तिको भू ख-प्यासका कुछ भी डर 
नहीं रहता, जिसके जठरमे स्वय अमृतका स्त्रोत उत्पन्न होता है, उसी प्रकार जिसके 
अन्त करणमे अखंड आनन्द भरा रहता है, उसे भला दु.ख कैसे हो सकता है ? 
उसकी बुद्धि तो आपसे आप परमात्म-स्वरूपमे वत़ी रहती है। जिस प्रकार वातहीन 
स्थानका दीपक कभी हिलता-डुूुता नहीं और सदा धक्षमान रूपसे जलता रहता है, 
उसी योग-युक्त पुरुष्की बुद्धि भी स्व-स्वरूप मे अचल रहती है। 

नास्ति बुद्धिरमुक्तस्प न चायुरुस्प भावना। 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तत्य कुछ: सुख ॥ ६६ ॥ 

“जिसके अन्त करणमे स्थिर वृद्धिका यह बल नही होता, उसी पर त्रिगुणोकी 
सहायतासे विपयोका जाल फैलता है। हे अर्जुन, ऐसे मनुष्यकी दुद्धि स्थिर नही 
रहती, और उसके अन्त करणमे इस प्रकारकी कल्पनाका भी उदय नही होता कि 

यह वृद्धि स्थिर हो । और हे पार्थ, जव मनमे स्थिरताकी कल्पना भी न हो, तब 
भन्‍्ग शान्ति कैसे प्राप्त हो सकती है ? जिस प्रकार पापीके पास मोक्ष कभी नहीं 
रहता, उसी प्रकार जहाँ शान्तिका उद्गम नहीं होता, वहाँ सुख भूलकर भी प्रवेश 
2 । अशान्तको तो तभी सुख प्राप्त हो सकता है, जब आग पर भूने हुए 
वोजोम से अंकुर निकक सकते हो (अर्थात्‌ ये दोनो ही बाते समान रूपसे 


असम्भव है )। तात्पर्य यह कि मनकी अस्थिरता ही दु खोका मूल है। इसः 
त्पय यह कारण है। इस- 
लिए इन्द्रियोको अपने वजमे रखना ही अच्छा है । | सम 


इन्द्रियाणां हि चरतां यब्मनोष्नु विधीयते। 


तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावसिवास्भसि ॥ ६७१ 


ह् योके 
इन्नकिए जो पुरुष इन्द्रियोके कहनेके अनुसार ही सब क 
! म करता हू यदि 
इस संमारमे तरता हुआ भी दिखाई वात का 


» वो भी वास्तवमें कदापि उसका तारण नहीं 


इसरा अध्याय ३९ 


चर 


अब.ऐसे संग्रामको छोड़ देना और व्यथं की बातके लिए रोना मानो- स्वयं ही 
अपना घात करना है । यदि आज इस युद्धमे तुम्र शस्त्र रख दोगे- तो-तुम अपना वह 
यश,खो बैठोगे जो तुम्हारे-पुवंजोने सम्पादित किया था और-अब जो तुम्हारे हिस्से 
पडा है। सम्पादित की हुई-कीति नष्ट हो जायगी, संसार तुम्हे दुवंचन कहेगा और 
शाप देगा; और महापातक तुम्हे ग्रस्त करेंगे। जैसे बिना पतिकी स्त्री सब प्रकारसे 
अपमानित होती- है, उसी प्रकार-स्वध्मंका आचरण न करने पर जीवित - अवस्थामे 
ही तुम्हारी भी,दशा होगी-। जिस प्रकार जंगलमे फेंके हुए शवको चारो ओरसे गीदड 
आकर नोचने और खाने रूगते है, उसी प्रकार स्वधर्ंका पालन न' करनेवाले मनुष्य- 
को चारो ओरसे महापातक आक़र घेर लेते है और उसे नोच डालते हैं । 
अकीतिचापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेध्ययाम्‌। 
. संभावितस्थ ' चांकीतिसंरणादतिरिच्यते ॥ ३४॥ 
इसी लिए मैं कहता हूँ कि यदि तुम स्वधर्मको छोड दोगे तो पापोमे फेस जाओगे 
और तुम्हारी अपकीति कल्पान्त तक भी नष्ट न हो सकेगी। जानकारो' या ज्ञानियोको” 
तभी तक जीवित रहना चाहिए, जब तक उन्हे अपयशका करूंक न लगे । और फिर 
भला यह तो बतलाओ कि तुम यहाँसे निकलकर जा ही कैसे सकते हो ? तुम-तो सब- 
प्रकारसे वैर छोडकर और अत्यन्त कृपाल अन्त करणसे यहाँसे निकरूकर पीछे हट 
जाओगे । परल्तु तुम्हारे मनकी इस स्थितिका इन सब लोगोको कैसे पता चलेगा ? 
ये लोग चारो ओऔरसे तुम्हे घेर लेंगे, तुम पर वाणोकी वर्षा करने छग्रेंगे और उस 
दद्मामे तुम्हारी यह कृपालृता किसी तरह तुम्हे बचा नहीं सकेगी । और फिर यदि 
इतने पर भी अनेक प्रकारके संकट सहकर तुम किसी तरह यहाँसे निकल जाओगे, 
सो फिर उसके वाद तुम्हारा जीवित रहना भी मर जानेसे कही वढकर खराब होगा । 
भयाद्रणादुपतरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः। 
येषां च॒ त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥ ३५ ॥ 

- इसके सिवा, हे अर्जुन, एक और वात पर भी तुमने विचार नही किया। तुम 
यहाँ बडी शानसे लड़नेके लिए आये हो । अब यदि तुम यहाँसे कोमल हृदयसे वापस' 
चले जाओगे, तो भला तुम्ही वतलाओ कि तुम्हारे इस प्रकारके व्यवहारका तुम्हारे 
इन दुष्ट वैरियोके मनपर भी कोई प्रभाव पडेंगा ? 

॥$॒ . ' अवाच्यवादांश्व बहुन्वदिष्यन्ति तवाहिताः। 

निन्दन्तस्तव सामथ्यं ततो दुःखतरं नु किम ॥ ३६ ॥ 

ये सब लोग तो यही कहेगे कि अर्जुन हम छोगीसे डरकर भाग गया । अब बत- 
छाओ कि लोगोका इस तरहकी वाते करना कुछ अच्छा होगा ? यदि तुम कहो कि 
हाँ, यह भी,अच्छी ही बात होगी, तो फिर भाई पार्थ, सव छोग जो इतना परिश्रम 
और प्रयत्न करके और अपने प्राण तक गँवाकर अपनी कीति बढ़ाते है, वह क्‍यों ? 
वही कीति बिना कोई परिश्रम या प्रयत्न किये सहजमे ही तुम्हे मिली है। जिस प्रकार 
यह आकाश. अपने विस्तारके कारण निरुपम है, उसी प्रकार तुम्हारी कीति भी असीम 
और उपमा-रहित-है । तीनो लोकोमे तुम्हारे भरुण श्रेष्ठ है। दुर-दरके राजा भी 


दूसरा अध्याय ४१ 


होता । जिस प्रकार किनारे पर पहुँची हुई नाव भी यदि आँधी-पानी और तूफानमें 
'पड जाय तो पहले नदीके वीचमे रहनेकी दशामे उस पर जो प्राणघातक' संकट आकर 
टल गया था, वह सकट फिरसे आ पडता है, उसी प्रकार यदि स्वरूप-स्थितिमे पहुँचा 
हुआ मनुष्य भी विनोद या कूतूहलूसे इन्द्रयोका फिरसे छालन-पाऊून करना आरम्भ 
कर दे तो समझना चाहिये कि अब भी वह सासारिक दु खो से व्याप्त ही है । 
तस्साधस्थ सहाबाहो निमृहीतानि सबंध: । 
इन्द्रियाणीर्रियार्थेभ्यस्तस्थ प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 

“इस लिए हे पार्थ, यदि हमारी इन्द्रियाँ आपसे आप हमारे कहनेमे आ जाये 
तो यही समझना चाहिए कि इसमे कुछ विशेष धन्यता है ! देखो जिसे प्रकार कछुआ 
शान्‍्त भावसे अपने अवयवोका प्रसार करता है, परन्तु इच्छा होते ही फिर उन्हें 
खीचकर अन्दर कर लेता है, उसी प्रकार जिसकी इन्द्रियाँ उसके वशमे होती है और 
उसके कहनेके अनुसार आचरण करती है, उसीको स्थितप्रज समझना चाहिए। अब 
'पृण॑ताको प्राप्त पुरुषका एक और गुढ लक्षण बतछाता हूँ | वह भी सुनो । 

या निशा सर्दंभुतानां तस्थां जागति संयसी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निद्या पद्यतों छुनेः ॥ ६० ॥ 


“जिस ब्रह्म-वस्तुके सम्वन्धमे समस्त भूत नि शक रूपसे मानो सोए हुए रहते है, 
उस ब्रह्म-वस्तुके सम्वन्धमे जो निरन्तर जाग्रत रहता हैं और जिन विषयो के लिए 
जीवमात्र जाग्रत रहकर प्रयत्न करते है, उन विषयोकी ओरमे जो पूरी तरह से अपनी 
आँखे बन्द कर लेता है, वही वास्तवमे सब उपाधियोसे मुक्त रहता है, वही सच्चा 
स्थितप्रज होता है और वही पूर्ण रूपसे श्रेष्ठ मुनि सिद्ध होता है । 

आपुर्भाणमचलप्रतिए।. समुद्रभापः. प्रविज्वन्ति यह्रत्‌ । 
तद्वत्कामा य॑ प्रविश्न्ति सर्वे स शान्तिसाप्नोति न कासकाशी ॥ ७० ॥ 

“हे पार्थ, ऐसे पुरुबको पहचाननेका एक और लक्षण है। समुद्रकी गम्भीरता सदा 
अवाधित रहती है । यद्यपि समस्त नदियोका प्रवाह अपने दोनों किनारों पर भरकर 
समुद्रमे आ मिलता है, तो भी वह समुद्र नामको भी नहीं बढ़ता और अपनी मर्यादा- 
का उल्लंघन नहीं करता । अथवा जब गरमीके दिनोमे सब नदियाँ सूख जाती है, 
तवभी समुद्रमें रत्ती भरकी भी कमी नही दिखाई देती । इसी प्रकार यदि स्थित- 
प्रजको समस्त ऋद्धि-सिद्धियाँ प्राप्त हो जायोँ तो भी उसकी बुद्धि चलछ-विचल नहीं 
होती । अथवा यदि उसे वे ऋद्धि सिद्धियाँ न भी प्राप्त हो, तो भी उसका धीैयें नष्ट 
नही होता । क्‍या सुर्यके घरमे कभी दीपककी वत्तीसे भी उजाला होता है ? और 
यदि बत्ती न जलाईं जाय तो सूर्यको अँधेरेमे बैठे रहना पडे ? इसी प्रकार चाहे 
ऋद्धि-सिद्धियाँ आ जायें और चाहे चली जाये, पर स्थितग्रज्ञको उनका ध्यान भी नहीं 
रहता । वह अपने आत्मानन्दसे ही परम सुखमे मग्न रहता है। जो अपने छरका 


च्जु २ हिन्दी शानेदवरी 


तुम्हारी कीत्तिका वर्णन भादोकी तरह करते है और वह वर्णन 'सुनकर यम आडि भी 
डर जाते है। गंगाके प्रवाहकी तरह तुम्हारी महिमा निर्मल और पूर्ण है और उस 
महिमाने संसारके बडे बड़े वीरोको क्षात्र-धमंकी शिक्षा देकर जानकार बनाया है । 
तुम्हारा अद्भुत पराक्रम सुनकर शत्रु-पक्षके ये सब योद्धा लोग अपने जीवनसे निराश 
हो गये हैं। जिप्त प्रकार सिंहकी गरज सुनकर मदोस्मत्त हाथी यह समझते 
हैं कि यह प्रद्य-कालका गज॑ंन है, ठीक उसी तरह इन सब कौरवों पर 
तुम्हारी धाक जमी हुई है। जिस प्रकार पर्वत वज्ञको अथवा सर्प गरुडको अपना 
कार समझते है, उसी प्रकार ये कौरव भी तुम्हे अपना काल ही समझते हैं। परन्तु 
यदि आज तुम युद्ध न करोगे और पीछे हट जाओगे, तो तुम्हारा सारा दवदवा जाता. 
रहेगा और ऊपरसे हेठी होगी । और फिर जब तुम भागने रूगोगे, तब ये शत्रु तुम्हें 
भागने भी नही देंगे और तुम्हे रोककर तुम्हारा अपमान करने लगेगे;.और तुम्हारे मुँह 
पर ही जो अनेक उलटी सीधी बाते सुनायेंगे, उनकी कोई गिनती भी न कर सकेगा ६ 
चस उस समय तुम्हारा हृदय ही फट जायगा । तब इसी समय तुम पराक्रमपृ्वक युद्ध 
क्यों न करो ? यदि इन शत्रुओको तुमने जीत लिया, तो फिर तुम आनन्द से पृथ्वी- 
क्ञा राज्य भोगना । ः 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे सहीम । 
तस्मादुत्तिधउई कौन्तेय.. युद्धाय. ऊुतनिम्वयः ॥ ३७७ ८ 
और यदि तुम रडते-लडते अपने प्राण दे दोगे तो अनायास ही तुम्हे स्वगंके सुख 

प्राप्त हो जायेंगे। इसीलिए हे अर्जुन, अब तुम और सव बातोका विचार छोड दो 
और धनुष उठाकर चटपट युद्ध आरम्भ कर दो । देखो, स्वधमंका आचरण करनेसे 
किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते है। फिर भरता यह श्रमपूर्ण कल्पना तुम्हारे मनमें 
उत्पन्न ही कैसे हुई कि इस कृत्यमे पाप और दोष है । अच्छा पाथ, तुम्ही बतराओ 
कि क्या नावका आश्रय लेनेसे भी मनुष्य कभी डूबता है ? अधवा ठीक तरहसे बनाये 
हुए रास्ते पर चलनेसे आदमी कभी ठोकर खाता है ? पर जिसे अच्छी तरह चलना 
न आता हो, वह ठीक रास्ते पर चछूकर भी लड़खडावेगा। जिस प्रकार विषके साथ: 
अमृत मिलाकर खानेसे भी उस अमृतसे उसी स्‌ः 
काम का स्वधर्मका आचरण किया लोन वो बड़ को वजन ही कारण होता पे 
ड्सी लए अर्जन, तुम प्रकारकी य-धर्म 

आवरण कर उसमे जल भी पान 0322 53: 

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभीौ जयाजयो। 
ह ततो युद्धाय युज्यस्व नेव॑ पापमवाप्स्यसि ॥ ३८॥ 
मुखमे आदमीको फूछ नही जाना चाहिए, दु खमे विकल नही होना चाहिए, और 

स्वधमका आचरण करते समय छाभ और हानिकी कल्पना भी मनमे नही आने देती 

चाहिए। इस बातकी मनमें चित्ता ही क्यों की जाय कि आजके इस प्रसंगमे हमें 

विजय प्राप्त होगी अधवा हमारा शरीर पूर्ण रूपसे नष्ट हो जायगा ? हम अपने इस 


४२ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


शोभा देखकर इन्द्रके निवास-स्थानकों भी तुच्छ समझता है, वह भरा किसी भीलकी 
पत्तोसे सजाई हुई झोपडीको देखकर कैसे भूल सकता है ? जो इतना पवित्र हो क्कि 
अमृतमें भी कोई दोष वतरछा सकता हो, वह जिस प्रकार दलिया खाना कभी 
स्वीकार नही करता, उसी प्रकार जिप्ते आत्म-सुखका अनुभव हो जाता हैं, वह 
लौकिक-वैभवके उपभोगका कुछ भी मूल्य नही समझता। हे अर्जुन, जहाँ स्वयं स्वर्ग 
सुखकी भी परवाह न हो, वहाँ इन क्षुद्र लौकिक ऋद्धि-सिद्धियोको कौन पूछता है ! 

विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्वरति निःस्पृह । 

निर्ममों निरहंकार: स शान्तिसधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 

“॑जिसे इस प्रकारका आत्म-ज्ञान प्राप्त हो गया हो और जो आत्म-स्वरूपके 
अखंड आनन्दसे पुष्ट रहता हो, उसीको तुम सच्चा स्थितप्रज्ञ समझो । वह अहकारका 
मद दूर कर देता है, सब प्रकारकी कामनाओका परित्याग कर देता है और स्वयं 
ही विश्व-रूप होकर विश्वमे परमानन्दसे रहता है । 

एषा ब्राह्मी स्थिति: पाथ नेनां प्राप्य विम्ुह्गति । 
स्थित्वास्थामन्तकाले४पि ब्रह्मनिर्वाणसृच्छति ॥ ७२ ॥ 

“इसीको अप्रतिम और असीम ब्राह्मी-स्थिति समझना चाहिए । इसका अनुभव 
करनेवाले निष्काम पुरुष बिना किसी प्रकारके कष्टके परब्रह्मको प्राप्त करते है।” 
संजयने कहा--“चैतन्य रूपके साथ मिलकर एक होनेके समय ( मृत्युके समय ) 
होनेवाली अन्त करणकी विचलछता जिसके कारण स्थितप्रज्ञके लिए बाधक नही हो 
सकती, वही यह ब्राह्मी-स्थिति श्रीकृष्णने अर्जुनको स्वयं बतलाई थी ।” श्रीकृष्णकी ये । 
सब बाते सुनकर अर्जुनने मनमे कहा--“'श्रीकृष्णके ये विचार मेरे लिए हितकारक ही 
हुए है । क्योकि जव श्रीकृष्णने सभी कर्मोका निपेध कर दिया है, तो फिर तो मेरे 
युद्ध करनेंकी वात टू गई ।” इस प्रकार श्रीकृष्णकी बातोसे अर्जुन अपने मनमे प्रसन्न 
!र और अब वह कुछ गकाएँ उठाकर श्रीकृष्णसे कुछ प्रच्न करेगा । वह प्रसग बहुत 
सुन्दर है। जो समस्त धर्मोका जन्म-स्थान अयवा विवेक रूपी अमृतका अगाध 
और अनन्त समुद्र ही जान पडता है और जिसका निरूपण स्वयं सर्वज्ञ-श्रेष्ठ श्रीकृष्ण 
करेंगे, वह संवाद श्रीनिवृत्तिनाथका दास ज्ञानदेव बतलावेगा । 


कक्षा ( 
65% ब्यप 








तीसरा अध्याय 
अजुंन उदाच-- 


ज्यायसी चेत्कमंणस्ते मता बुद्धिर्जनादन। 
तत्कि कमेणि घोरे भां नियोजयसि केशव ॥ १ 0 


अर्जुनने कहा--हे लक्ष्मीपति, आपने जो कुछ कहा, वह सब मैंने बहुत ध्यान- 
पूर्वक सुना । यदि आपका निश्चित मत यही है कि अच्छी तरह विचार करने पर कर्म 
और कर्ता रह ही नही जाते, तो फिर आप मुझसे यह कैसे कहते है कि--पार्थ, तुम 
युद्ध करो ” इस भयकर काममे मुझे ढकैरूते हुए क्यों आपको सकोच नही होता ? 
है देव, जव आप ही सब कर्मोका पूर्णझपसे निषेध करते है, तो फिर आप मैरे हाथो 
मारकाटका यह घातक काम क्यो कराते है ? हे हृपीकेश, इसी लिए मेरा यह प्रग्न 
है कि जब कर्मका अल्पाश भी आपको मान्य नही है, तब फिर आप जो मेरे हाथो 
इतनी बडी हिसा कराना चाहते है, वह क्यो ? और आपकी वातोमे इतनी असम्व- 
झ्धता कैसे है ? 

व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीब मे । 
तदेक॑वद निश्चित्य ये श्रेयो-्हठमाप्नुयाम्‌ ॥ २ ॥ 

“हे देव, जब आप ही इस प्रकार गड़बडमे डालनेवाली बाते कहेंगे, तो फिर 
हमारे सरीखे अज्ञानी जन क्या करेंगे ? क्या अब विवेक पूर्ण रूपसे डूब ही गया ? 
यदि इस प्रकारकी वातोको सदुपदेश कहा जाय, तो क्‍या अ्रष्टता इससे कोई अलूग 
चीज होगी ? मुझमे आत्म-बोधकी जो आकाक्षा थी, वह आज खूब पूरी हुईं । वैद्य 
ने पथ्य तो बत्तछा दिया, पर वही यदि रोंगीके औपधमे विप डाछू दे तो फिर रोगी 
कैसे जी सकता है ? जैसे अन्धेको कोई टेढे-मेढे रास्ते पर रूगा दे या बन्दरको कोई 
नशेकी चीज पिला दे। मै तो समझता हूँ कि ठीक इसी तरहका खूब सुन्दर उपदेश 
मुझे मिला है । एक तो पहलेसे ही मेरी ममझमे कुछ नहीं आता था, ऊपरसे यह 
मोहकी बाधा हो गई थी, इसलिए हे श्रीकृष्ण, मैंने आपसे पूछा था कि इस विपयमे 
अच्छा विचार या सिद्धान्त क्या है। पर आपका कुछ निराछा ही ढग देखता हूँ । 
आपके उपदेशमे और यह गडबडी ! फिर उसका अनुसरण करनेसे कौन-सा हित 
होगा ? मैंने बहुत ही आशापूर्वक सच्चे हृदयसे आपके वचनोपर भरोसा किया था । 
पर आपही जब ऐसा करने छंग्रे, तव तो यही कहना चाहिए कि सभी बातोका अन्त 
हो गया । आपने यदि ऐसा किया तो मेरी खूब भलाई की । ऐसी अवस्थामे मै ज्ञान 
की आशा ही क्यो रखूं ?” फिर अर्जुनने यह भी कहा---'ज्ञानकी तो यह अवस्था 
हो गई । पर साथ ही एक और बुरी बात यह हो गई कि पहले जो मेरा मन गान्‍्त 
था, वह अब और भी सन्देहमे पड गया । हे देव, आपका चरित्र अगम्य है । अब यदि 


तीसरा अध्याय ५३ 


“इस संसारकी प्रथा ही यह है कि बडे छोग जो कुछ करते' हैं, छोकमें उसीका 
नाम “धर्म” पड जाता है; और दूसरे साधारण लोग उसीका अनु करण करते है । 
यह बात नितांत स्वाभाविक रूपसे होती रहती है, इसलिए स्वधर्मका अनुष्ठान कभी 
छोडना नही चाहिए | फिर उनमे भी जो लोग सन्त कहलाते हो, उन्हें तो स्वधर्मका 
अनुष्ठान कदापि न छोडना चाहिए | 

न से पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किचन । 
तानावाप्तमवाप्तव्य॑ व्ते एवं चर कर्मणि ॥ २२७ 

"हे अर्जुन, मैं औरो की वात तुमसे क्या कहूँ | मैं स्वयं भी स्वकर्मानुप्ठानके 
मागंसे चलता हूँ । शायद तुम यह कहोगे कि मुझपर कोई संकट आकर पडता है 
अथवा मुझे कोई अपना हेतु सिद्ध करना पडता है, इसलिये मैं कर्मों कक आचरण 
करता हूँ । पर तुम यह वात तो अच्छी तरह जानते हो कि इस संसारमे और कोई 
ऐसा व्यक्ति नही है जो मेरे समान पूर्णताको पहुँचा हुआ हो अथवा जिसमे भेरे 
समान सामर्थ्य हो । सान्दीपनि गुरुके मरे हुए छडकेको मैं यम-लोकपे छौटा छाया 
था और मेरा यह अलौकिक पराक्रम तुमने स्वयं अपनी आँखोसे देखा है । तो भी मैं 
आन्त भावसे सब विहित कर्मोका बराबर आचरण करता ही रहता हूँ । 

यदि ह्ाहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
मम वर्त्मनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सबंधः ॥ २३॥। 


“और मै इन सब कर्मोका आचरण इस प्रकार करता हू कि देखनेवाले समझे 
कि मैं अभी तक स-काम ही हूं । परन्तु ऐसा करनेमे मेरा एक ही उद्देश्य है। वह 
यह कि ये जो सब जीव मेरे ही सहारे चलनेवाले है, वे कही वहक न जाये । 


उत्सीदेयुरिसि लोका न कुर्यां कर्स चेवहम्‌ 
संकरस्य च॒ कर्ता स्थासुपहन्यासिमाः प्रजा:॥ २४॥। 
पूर्णता प्राप्त कर चुकने पर यदि आत्म-स्थितिमे बिना कोई कर्म किये यो ही 
रहा करूँ तो फिर प्रजाका काम कैसे चलेगा ? इस समय समाजकी व्यवस्था यही है 
कि सब लोग यही देखते है कि मैं किस रास्तेसे चलछता हूं; और उसीसे वे छोग 
सदाचारकी प्रणालीका ज्ञान प्राप्त करते है। पर यदि मैं कर्म करना छोड दूँ तो 
समाजकी वह सारी व्यवस्था ही बिगड़ जायगी। इसी लिए मैं कहता हो कि जिन 
सामथ्येवान्‌ पुरुषोने इस ससारमे पूर्ण रूपसे सर्वज्ञता प्राप्त कर ली हो, विशेषत उन 
छोगोको तो कर्मोका कप्ती परित्याग नही करना चाहिए । 
सक्ता: कममंप्यविद्वांसो यथा कुर्वोन्ति भारत । 
कुर्पाहिद्वांस्सथासक्तश्विकीर्ष लोकिसंग्रहम्‌ ॥२५७ 
“जिस प्रकार स-काम पुरुष मनमे फरूकी इच्छा रखकर कर्म करता है, ठीक 
उसी प्रकार ध्यानपुर्वक निष्काम पुरुषको भी कर्मका ही आचरण करना चाहिये । 
क्योकि, हे अर्जुन, मैं तुमको बार बार यही बतछाता हू कि समाजकी संस्थाको सब 


८ हिन्दी ज्ञानेद्व री 


आप इसी वहाने मेरी परीक्षा करना चाहते हों, तो मुझे इस बातका कुछ भी पता 
नही चछता कि आप मुझे चकमा देकर धोख्षेमे डाल रहे है या इस गूढ़ प्रकारसे सच- 
मुच मुझे महत्वका कोई तत्व या सिद्धान्त वतलछा रहे है। इसलिए हे देव, मेरी 
प्रार्डना है कि आप अपनी इस गुढ़ भाषाका अन्त करें और सीधी-सादी तथा सरक 
ज्षापामे अपने विचार मुझे वतलावे । मै बहुत ही मन्द बुद्धिका आदमी हूँ, इसलिए 
आप ऐसी सरल और निश्चित बाते कहे जो मुझ सरीखे मन्द बुद्धिवाले व्यक्तिकी 
समझमे अच्छी तरह आ जायें । जव कोई रोगीका रोग दूर करनेका विचार कर 
छेता है, तव उसे औपध तो देनी ही पडती है। परन्तु जिस प्रकार उस औषधका 
रुचिकर और मधुर होना अच्छा होता है, उसी प्रकार गूढ अरथोसे परिपूर्ण तत्व-बोध 
की बाते तो आप वतलछावे, परन्तु वे वातें इस तरहकी हो जो अच्छी तरह मेरी समझ 
में आ सके । हे देव, आप सरीखे वास्तविक आत्म-बोधका उपदेश देनेवाले गुरु हों, 
तो फिर मैं भी अपना हौसला क्यो न अच्छी तरह पूरा कर लूँ ? हे देव, जब आप 
ही मेरी माताके समान हैं, तो फिर ऐसे अवसर पर सकोच करनेकी क्या आवबध्यकता 
है ? जब दूध देनेवाली कामथेनु ही मिल जाय, तो फिर केवल इच्छा करनेमे कौन 
कमी करेगा ? जव चिन्‍्तामणि ही मिरू जाय, तो फिर इच्छा करना क्‍या कठिन है ? 
फिर जो जो मनमे जावे, उन सबकी अच्छी तरह इच्छा क्यो न की जाय, क्योकि वे' 
सभी इच्छाएं तो तुरन्त ही पूरी हो जायँगी। यदि अमृतके समुद्रके पास पहुँचकर 
भी मारे प्यासके छटपटाना ही हो तो फिर अमृत-सागर तक जानेका पहले परिश्रम 
ही क्‍यों किया जाय ? उसी प्रकार, हे देव लक्ष्मीपति, अनेक जन्मो तक आराधना 
करनेक्े उपरान्त जब आप संयोगसे इस समय मुझे मिल गये है, तो हे परमेश्वर, 
ब्रापते सत-मानी वस्तु क्यो न माँग ल्‍ूँ ? हे देव यह मुझे वहुत ही उत्तम और सुभीते 
अवत्तर प्राप्त हुआ हे । आज गेरी समस्त इच्छाओको नवीन चैतन्य प्राप्त हुआ है, 
पुण्य फलीभूत हुए है और मेरे मनोरधोको आज पूर्ण विजय प्राप्त हुई है। क्योकि 


कननिनिनिन5 
2 


गज आप मेरे लिए पूर्ण रूपसे अनुकूल हुए है। हैं परम मगरूमय देवेशवर, मैं आपका 
-जपकार करता हूँ। जैसे माताके सम्बन्धमे वच्चेको समय और अवसरका ध्यान 
खबकी आवश्यकता नहीं होती और वह जब चाहता है, तभी उसका स्तन पान कर 
उसी प्रकार, हे कृपासायर देव, जो कुछ भेरे मनमे आता है, उसीके अनु- 

बड़े उत्साहसे आपसे भ्रब्न करता हूँ। इसलिए आप मुझे निश्चयपूर्वक 

वात वतलावे जिससे मेरा पारछोकिक हित भी हो और इहलौकिक हित 


45 


7 


न 


। 


 ।) || 


ग्‌ 

०ढ 
मर 

क् 
् 


न 


६. 


हर 
सकता हें 
न्गर में 
ओई ऐसी 
भी हो ।' 
अ्रीभगवानुचाच 
लोकेइस्मिन्द्रिविधा निछ्ट पुरा प्रोक्ता मयानघ। 
ज्ञानयोगेन. सांख्यांनां कंसंयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
यह गुनकर श्रीक्षप्णने आाइचयेसे चकित होकर कहा---'हे अर्जुन, मेरे कहनेका 


बतलाना चाहता था; और 


|] है। ब $ 
नह ता 5 


का 


अभिप्राय यह है कि मैं तुम्हे बुद्धि-योगका तत्व स्पष्ट रूपसे बत 


शर्ट हिन्दी ज्ञानेब्वरी 


प्रकारसे शुद्ध और स्वच्छ रखना कर्तव्य है। शासत्रोमे बतलाये हुए मार्गसे चलना 
चाहिये, सव छोगोको अच्छे रास्ते पर रूगाना चाहिये; और किसी प्रकार उन पर 
यह प्रकट नही होने देना चाहिये कि हम समाजसे अछग है । 
न॒ बुद्धिभेद॑ जनयेदज्ञानां कर्मसड्धिनाम्‌ । 
जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्त: समाचरन्‌ ॥ २६१) 

'जो बच्चा स्तन-पान भी वहुत कष्टसे कर सकता हो, उसे पकवान्न कैसे खिलाग्रे 
जा सकते है ? इसी लिये हे अर्जुन, जिस प्रकार उस वच्चेको पक्‍वाज्न नही देना 
चाहिए, उसी प्रकार जिन छोगोसे केवक कर्म करनेकी योग्यता हो, उन्हें कभी हँसी 
था विनोदमसे भी कर्मत्यागका उपदेश नही करना चाहिये । निष्काम ज्ञानवानोकों भी 
यही उचित है कि वे ऐसे छोगोको सत्कर्मका मार्ग दिखलावे, उनके सामने सत्कर्मोकी 
प्रशंसा करे और स्वयं भी उसी प्रकारका आचरण करके उनके सामने सुन्दर आदर्श 
उपस्थित करें। इस प्रकार लोक-संग्रह करनेके छिये अर्थात्‌ समाज-संस्थाको अच्छी 
स्थितिमे रखनेके लिए यदि कर्मोको स्वीकार किया जाय तो वे कम अपने कर्त्ताकि 

लगे कभी वन्धक नही होते । बहुरूपिये राजाओ और रानियोका स्वॉग बनाते है; 
और यद्यपि उनके मनसे वास्तवमे सक्री या पुरुषका भाव नही होता, परन्तु फिर भी 
जिस प्रकार उन्हे अपना स्वाँग ठीक तरहसे दिखलानेके लिये स्त्री या पुरुषके से सब 
भाव व्यक्त करके लोगोको सन्तुष्ट करना पडता है, उसी प्रकार ज्ञानवानु पुरुष भी 


सब प्रकारका ज्ञान प्राप्त कर चुकनेके बाद अर्थात्‌ ज्ञानोत्तर कालम भी केवल छोक- 
सम्पादनके विचारसे निष्काम और निविकार वृत्तिसे सत्कमोंका आचरण करते है । 


प्रकृते क्रियमाणानि शुणेः कर्माणिः स्वंह्ः। 
अहंकारविमृढात्मा कर्ताहरूति सनन्‍्यते ॥ २७१ 

“हे अर्जुन, फिर इस बातका भी विचार करो कि यदि दूसरोका वोलझ अपने 
सिर पर रिया जाय तो उसके नीचे क्यो न दवेगे ? वस इसी न्यायसे मायाके गुणसे 
उत्पन्न होनेवाले अच्छे और बुरे सभी कर्म मूर्ख मनुष्य वुद्धि-प्रमके कारण अपने 
आपको उनका कर्त्ता समझकर स्वय अपने ऊपर राद लेता है । जो ऐसा अहंकारी, 
स्वार्थी, संकुचित दृष्टिवाला और मूर्ख हो, उसे परमार्थकी इस गूढताका उपदेश नहीं 
करना चाहिये। पर अब इन सब वातोको जाने दो । अब मै तुम्हे यह बतलाता हूँ 
कि इस समय किस वातमे तुम्हारा हित है । हे अर्जुन, तुम ध्यान से सुनो । 

तत्त्ववित्तु समहाबाहों गुणकर्मविभागयो: । 
गुणा शुणेषु बर्तन्त इति मत्वा न सज्जते॥ २८॥ 

“जिन लोगोको आत्म-तत्वका बोध हो जाता है, उसमे उस मायाका अभाव 
रहता है जिससे समस्त कम उत्पन्न होते है। वे छोग देहका अधिमान छोड़ देते है, 
युथ ओर कर्मका अन्योन्य सम्बन्ध समझते है और केवल तटस्थ वृत्तिसे, तिसरैतकी 
तरह, धशरीरमे रहते हैं। इसी छिए जिस प्रकार पृथ्वी परके प्राणियोकी क्रियाएँ सूर्य- 


तीसरा अध्याय ध्प्ट 


उसी स्पष्टीकरणके लिए मैंने तुम्हे सांख्यका ज्ञान-्योग भी बतछा दिया। परल्तु उसमे 
जो हेतु था, वह तुम्हारी समझमे विलकुल नहीं आया, इसलिए तुम्हे व्यर्थ इतनी 
परेशानी हुई | पर अब तुम यह वात ध्यानमे रखो कि ये दोनो सम्प्रदाय या सिद्धान्त 
मैंने ही बतलाये है। हे महावीर, ये दोनो सम्प्रदाय अनादि कारूसे मैने ही प्रकट 
किए हैं । इनमेसे एक तो वह है, जिसे छोग ज्ञान-योग कहते है और उसका अनुसरण 
साख्यवादी लोग करते है । जब मनुष्यकी.समझमे यह ज्ञान-योंग अच्छी तरह आ जाता 
है, तब जीवात्मा उस परमात्माके साथ मिलकर एक हो जाता है। दूसरेको कर्मयोग 
कहते है । जिन्हे यह क मंयोग सिद्ध हो जाता है, वे उचित आचार करनेवाले साधक 
पुरुष उपयुक्त समय आने पर मोक्ष प्राप्त करते है। पहले तो ये दोनो मार्ग अछूग- 
अलग जान पडते हैं, परन्तु यदि परिणामका विचार किया जाय तो अन्तमे ये दोनो 
मिलकर एक हो जाते है, एक तो पककर तैयार भोजन रहता है और एक विना पका 
हुआ और कच्चा अन्न रहता ,है । परन्तु जिस प्रकार इन दोनोका अन्तिम कार्य क्षुधा- 
की शान्ति करना है, अथवा जिस प्रकार पूर्ववाहिनी और पश्चिम-वाहिनी दो नदियाँ 
अलग अछरूग दिखाई पडती हैं, पर फिर भी समुद्र्मे मिलने पर वे दोनो जिस प्रकार 
'अन्तमे एकही स्वरूप प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार ज्ञानयोग और कर्म-योग ये दोनों 
सम्प्रदाय एक ही परमार्थका साधन करानेवाले है, और केवल अधिकारीके विचारसे 
उनका उपासना प्रकार अछूग अरूग है। देखो, पक्षी तो उडकर चट फलके पास पहुँच 
जाता है, पर क्या मनुष्य भी उसीप्रकार उडंकर फल तक पहुँच सकता है ? वह तो 
धीरे धीरे एक एक डालके सहारेसे, अपने हृढ निश्चुयकी सामर्थ्यंसे, कुछ समयमे मार्ग 
का अतिक्रमण करके ही अन्तमे फल प्राप्त करता है। बस उसी पक्षीवाली प्रणालीसे 


साख्य तो ज्ञानके बलसे तत्काल मोक्ष दिलवाता है, पर कर्मयोगी ऐसे कर्मोका आच- 


रण करता है जो उसके स्वधरंके लिए उचित और उपयुक्त होते है, और गीतेः 
से उचित समय आने पर अर्थात्‌ ज्ञानोत्तर कालमे वह 2 हा सुभीते: 


न क्ंणामनारम्भाज्षेष्कम्य॑ पुरुषोड्चनुते । 
हि 4 संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४॥ 
“आरःर न उचित और विहित कर्मोका आचरण करना आवह 
0५203 कर्मोको बिना किए ही कोई यह कहे कि मैं सिद्धोकी तरह जगह 
तो उस कर्महीनके किये वह निष्कर्मता कभी हो ही नही सकेगी, क्योंकिः जो कत्तेव्य- 
प्राप्त हो चुके हैं, उन्हीको छोड बैठना और तब यह समझ छेना कि इतनेसे ही निष्क- 
मंता सिद्ध हो गई, डी मूर्खता है। देखो, जहाँ नदीके प्रवल प्रवाहके कारण उसः 
पार जाना सकटपूर्ण हो, वहाँ नावको छोड देना क्या कोई वुद्धिमत्ताका काम होगा ? 
अथवा मानलो कि क्षुधा श्ञान्त करनेकी इच्छा है। उस समय रसोई क्यो न पका 
जाय ? अथवा यदि रसोई पककर तैयार हो तो वह खाई क्यो न जाय ? जब तक 
चासना नष्ट नही होती, तब तक कर्म सदा साथ ही छगे रहते है । हाँ, जब मनुष्यको 
हम सन्तोष प्राप्त होता है, तव सब कर्म आपसे आप ही बन्द हो जाते है । इसलिए हे 
गन, तुम यह समझ रखो कि जो हृदयसे निष्कर्मताका साधन क्रनेकी इच्छा रखता- 


नी 


तीसरा अध्याय ण्ष्‌ 


को नही रूगती, उसी प्रकार ऐसे पुरुष शरीरमे रहते हुए भी कर्मके बन्वनोसे नहीं 
बँधते--कम के बन्धन उन्हे स्पर्श नहीं करते । 
प्रकृतेगंणगसंसुढा:... सज्जन्ते... गुणकर्मंसु । 
. तानकृत्स्नविदों मन्दान्कृत्स्नविनज्ष विचालयेत्‌ ॥ २९५१ 

“इस संसारमे कर्मकी बाधा उन्ही छोगोके लिए होती है, जिन पर शुणोकी 
छाप पूरी तरहसे वैठी होती है और जो अपने सव काम मायाक्के तन्त्रके अनुसार करते 
है, क्योकि गुणोके आश्रयसे इन्द्रियाँ अपने स्वाभाविक धर्मके कारण जो व्यवहार 
करती है, उन पराये व्यवहा रोको ऐसा पुरुष वलपूर्वक अपने उपर छाद लेता है। 

सयि सर्वाणि कर्माणि संनन्‍्यस्थाध्मात्मचेतसा। 
निराशीनिमंमो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः॥ ३० ॥ 

“इसलिए तुम सब प्रकारके विहित कर्म करके मुझे अपित करो, परन्तु अपनी 
चित्त-वृत्तिको बराबर आत्म-स्वरूप पर जमाये- रहो । और इस प्रकारका अभिमान 
कभी अपने मनमे मत आने दो कि “यह कर्म है”, “मै कर्ता हूँ” और “इन कर्मो- 
का करनेवाला मै हू” । बस इतनेसे ही सब काम हो जायगा। तुम इस गरीरके 
फेरमे मत पडो, सब प्रकार की स्वार्थपूर्ण कामनाएँ छोड दो और फिर जिस समय 
जो भोग उपस्थित हो, उन सबका नि शक होकर उपभोग करो । अब तुम हाथमे 
धनुप उठाओ, इस रथ पर चढ आओ और झ्ञान्त तथा प्रसन्न चित्तसे क्षात्रवृत्तिको 
अगीकार करो। संसारमे अपनी कीत्तिका विस्तार करो, स्त्रधर्मका सिर ऊँचा 
करो और पृथ्वीका यह भार उतार दो। हे अर्जुन, अब तुम सब गंकाएँ छोड दो 
और इस युद्धमे मन रूगाओ । यहाँ तक कि युद्धेके सिवा और किसी विपयकी चर्चा 
भी मत करो। 

ये से सतमिदं नित्यमनुतिषन्ति सानववा:। 
श्रद्धावन्तोष्बसूयतो सुच्यन्ते तेड्प कर्मभिः ॥ ३१ ७ 

जो छोग मेरे इस निश्चित और निर्वाध मतको आदरपूर्वक स्वीकार करेगे 
और पूरी श्रद्धासे इसके अनुसार आचरण करेगे, वे सब कर्मोका आचरण करते रहने 
पर भी कर्म-बन्धनसे अलिप्त रहेगे । इसीलिए यह मत निस्सन्देह आचरण करनेके 
योग्य ही है । 

ये त्वेतदभ्यसूयन्तों नानुतिएन्‍्ति से मतस्‌। 
सर्वेज्ञानविमृढास्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२॥ 

“परन्तु जो छोग मायाके फेरमे फंसे रहेगे और इन्द्रियोकी आज्ञाके अनुसार 
चलते हुए मेरे इस मतका घिककार या तिरस्कार करेगे, जो इस मतको सामान्य 
समझेगे अथवा इसकी ओर तुच्छ दृष्टिसे देखेगे अथवा उद्दडतापृर्वंक यह कहेंगे कि यह 
कोरी वकवाद है, उनके सम्बन्धमे तुम निस्सन्देह यह समझ लो कि वे मोहके मदसे 
मत्त है, विपयोके विषसे भरे हुए हैं और अज्ञानके कीचडमे डूबे हुए है । जिस प्रकार 


४६ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


हो. उसे उन कर्मोका परित्याग नही करना चाहिए जो उसके स्वधम के लिए विहित 
है । और फिर एक वात यह है कि कुछ छोग यह भी कहते है कि यदि अपनी इच्छा- 
के अनुसार कर्म किये जाये तो वे कम सिद्ध हो जाते है, और यदि उनका परित्याग 
कर दिया जाय तो फिर वे कर्म रह ही नही जाते, उनका नाश हो जाता है | परल्तु 
ऐसी बाते कहना व्यर्थ और पागलूपनका काम है। यदि तुम चाहो तो इस बात पर 
अच्छी तरह विचार करके इसे समझ सकते हो । पर यह बात नि सन्देह अपने ध्यान- 
रखो कि कमंका केवल त्याग कर देनेसे ही मनुष्यका वास्तवमे उससे छुटकारा नही 
जाता । 


40 #! 


नहिं कश्चित्क्षमषमपि जातु तिछठत्यकर्मकतः। 
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व: प्रह्ृतिजेगुणे ॥५॥ 

“ज्व तक गुणोकी जननी मायाका आधार बना हुआ है, तव तक हम छोग 
अपने अज्ञानके कारण जो काम करते है, वे सव आपसे आप गरुणो पर अवलरूम्बित 
रहते है । फिर यह भी देखो कि हमारे जो-विहित कर्म है, उन्हे यदि हम अपने मन 
के किसी अवेणके कारण छोड भी दे तो भी क्‍या इन्द्रियोके स्वाभाविक धर्म मर 
जाते है ? कान क्या कभी सुननेका काम छोड देते है ? या आँखोंका तेज नष्ट हो 
जाता है ? या नाकके छेद वन्द हो जाते हैं और वे सूघना छोड देते है ? अथवा क्या 
मानसिक आवेणके कारण प्राणवायु और अपान-वायुकी गति खडित होती है या चित्त 
निविकल्प हो जाता है या भूख-प्यास आदि इच्छाओका अन्त हो जाता है ? अथवा 
जाग्रति और स्वप्न की अवस्थाएँ नष्ट हो जाती है अथवा पैर चलना भूल जाते है ? 
पर इन सब वातोको जाने दो क्‍या जन्म और मृत्यु भी कभी टल सकती है ? यदि 
इनमेसे एक भी वात नहीं हो सक ती, तो फ़िर कर्मोको छोड देनेसे ही क्या होगा ? 
तालये यह कि जब तक मायाका आधार वना हुआ है, तब तक कर्मोका त्याग हो 
ही नही सकता । मायाके स्वभाव-वलूसे ही सव कर्म आपसे आप होते रहते है । इस- 
लिए जब तक मायाका अस्तित्व बना है, तब तक चाहे किसी प्रकारके निग्रहमे अच्तः 
करणको जकडकर बन्द कर दिया जाय, पर वे सव क्त्य निष्फल ही होते है| देखो, 
जब हम रथ पर बैठते है, तव चाहे हम कितने ही निश्चल होकर क्यो न बैठे, पर 
फिर भी परतन्त्रताके कारण हम हिल्ते-डुकते रहते ही है। सूखे हुए पत्ते आप तो 
हिलते-इुलूते नहीं, पर जब जोरकी हवा या आँधी चलती है, तब वे भी आकाशमे 
इ्थर-उधर उडने रूगते है। इसी प्रकार मायाके आधारसे कर्मेन्द्रयाँ विचलित होती 


है. जिसके कारण उस पुरुपके हाथसे भी आपसे आप कर्म होते रहते है, जो अपने 
निम्रहकेः कारण निरन्तर निष्कर्म रहना चाहता है । इसीलिए जब तक मायाका सह- 
वान बना हुआ हूं, तव तक कर्मोका कभी त्याग हो ही नहीं सकता । ऐसे अवस्थामे 
जो लोग बह कहते हे कि हम कर्मोका त्याग करेंगे, वे अपना हठ दिखलानेके सिवा 
झौर कुछ भी नहीं कर सकते । 
कर्मेन्द्रयाणि संघन्य य आस्ते सनसा स्मरन । 
्क 


इच्द्ियार्थानिविमूढ़ात्मा सिथ्याचारः स उच्चते ॥ ६ 0 


कर 


ण्द्ध हिन्दी झानेदवरी 


प्रेतके हाथमें दिया हुआ रत्न व्यर्थ जाता है अबवा जस्मान्धको प्रभात होने का 

इवास नही होता, अथवा जिस प्रकार चन्द्रोदयका कौवेके लिए कोई उपयोग नहीं 
होता, उसी प्रकार कर्म-योगका यह उपदेश भी मूर्खकों अच्छा नहीं रूगता । इसी 
लिए वे लोग इस मतका आदर नही करते, बल्कि उलटे इसकी निनन्‍्दा करने रूगते 
हैं। और ऐसा होना विछकुल स्वाभाविक ही है, क्योकि पतंग कभी दीपकका प्रकाश 
सहन नही कर सकता । या तुम्ही बताओ कि वह सहन कर सकता है ? जिस 
प्रकार पतग दीपकको आलिंगन करने जाता है और सदा उसीमे जछरू मरता है, 
उसी प्रकार विपयोका सेवन करनेवाले ऐसे मूर्ख भी आत्मघात ही होते है। इसी 


प्रकार, भाई अर्जन, जो छोग परमार सम्बन्धी इन बातोसे घबराते हो, उनसे कभी 
इस विपयमे वात न करनी चाहिए । 


सदश चेष्ठते स्वस्थाः प्रक्षतेज्ञानवानपि | 
प्रकृति यान्ति भुतानिः निम्नहः कि करिष्यति 0 हे३ ७ 
“इसलिए कभी किसी ज्ञानी पुरुषको यह उचित नही है कि वह मनकी उमंग 
मौज या रंजनके लिए इन इन्द्रियोका छालून-पालन करे और इनका हौसला बढावे । 
भरा तुम्ही वतछाओ कि क्या कभी सर्पके साथ खेला जा सकता है ? अथवा वाघके 
साथ उठना-बैठना हो सकता है ? या हलाहलरू विष पीकर कोई जीता रहकर उसे 
पचा सकता है ? देखो, पहले यदि विनोदमे कही आग रूगा दी जाय तो फिर जब 
वह भडक उठती है, तव उसका नियंत्रण नहीं हो सकता । इसी प्रकार इन्द्रियोका 
लालन-पारून करने और सदा उनके फेरमे पडे रहनेसे बहुत वडा संकट आ उपस्थित 
होता है। हे अर्जुन, यदि सचमुच यह शरीर पराधीन है तो फिर हम इसके लिए 
अनेक प्रकारके भोगोका क्यो सग्रह करे ? हम क्यो अनेक प्रकारके कष्ट सहकर नाना 
प्रकारके विषयोका सम्पादन करे और क्यो उन विपयोसे दिन-रात इस शरीरका 
पालन करते रहे ? सव तरहसे कष्ट भोगकर और अनेक प्रकारकी सम्पत्तियाँ प्राप्त 
कसके और इस सम्पत्तिके सम्पादनके लिए स्वधर्मको भी भूलकर किस लिए इस 
गरीरको पुष्ठ करे ? यह घरीर तो पांचभौतिक है और अन्तमे यह पंचभूतोमे ही 
जाकर मिल जायगा । जब वह इस प्रकार पचत्वको प्राप्त हो जायगा, तो फिर हमे 


अपने इन सव परिश्रमोका फल कहाँ मिलेगा ? इसलिए केवछ शरीरका पोपण करना 
ता स्पष्ट स्पसे आत्मघात करना ही है। इसलिए हे अर्जुन, केवल पिंड-पोपणमे तुम 


कमी मन मत रूगाओं | 
इन्द्रियस्थेन्द्रियस्थार्थ रागह्रेषो व्यवस्थितो ॥ 
तयोन॑ वशणमागच्छेत्तो हास्य परिपन्थिनौ ॥ ३४१ 
“यदि साधारण इप्टिस देखा जाय तो यदि हम इन्द्रियोको उनकी रुचिके 
अनुसार सव विषय देते चले तो मनफो सुख होता है । पर देखो, जब कोई यात्री 
किसी नगरसे चरूता है और रास्तेमे उसे भछे मानस के वेपमे कोई ठग मिरछ जाता 


तीसरा अध्याय ४७ 


“जो लोग विहित कर्मोका परित्याग कर देते है और केवल कर्मेन्द्रयोकी गति- 
को रोककर निष्कर्मं होनेका रूपक बनाते है, उनसे कर्मोका त्याग नही होता, क्योकि 
उनके मनमें कर्मोका विचार वना ही रहता है। जिस प्रकार कोई दरिद्र पुरुष अपना 
ऊपरी या बाहरी ठाट-बाट बनाये रहता है, उसी प्रकार ऐसा पुरुष निष्कमंताका 
खाली ढोग बनाये फिरता है। हे अजु न, इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऐसे लोगो को 
विषय-वासनामे फेसे हुए ही समझना, चाहिए । अब मै तुम्हे प्रसगवश ऐसे व्यक्ति के 


लक्षण बतलाता हू जो सब प्रकारकी आशाओ भौर इच्छाओ से मुक्त रहते है । 
वह सुनो । ५ 
यस्त्विन्द्रयाणि सनसा निियम्यारभतेष्जुंत । 
कर्मेन्द्रय:ः कर्मयोगमसक्तः स॒ विशिष्यते ॥ ७॥ 
“जो पुरुष अपने अन्त करणमे निग्नही होता है, तो परभात्म-स्वरूपमे मिलकर 
एक हो जाता है, परन्तु फिर भी जो सामान्य ससारी मनुष्योकी भाँति ऊपरी सब 
व्यवहार करता है, जो अपनी इन्द्रियोको तो विषयोका सेवन करनेकी स्वतन्त्रता दे 


देता है, परन्तु जिसके मनमे विषयोक्रा भय नहीं होता और जो वे सब विहित कर्म 
करता चलता है जो उद्के सामने उपस्थित होते है, वह कर्मेन्द्रयोके सव कर्म करते 
रहने पर भी उनका नियमन करता है, पर उन कर्मोके द्वारा होनेवाले विकारोसे 
व्याप्त नही होता । वह कभी किसी कामनाके वशमे नहीं होता और मोहका मरू उसे 


नहीं लूगता । जिस प्रकार पानीमे तैरता रहनेवाला कमलका पत्ता पानीसे नही 
+ोगता, उसी प्रकार वह भी निर्लिप्त रहकर सव प्रकारके लौकिक व्यवहार करता 
है और देखनेमे सामान्य छोगोके ही समान जांन पछता है। और जिस 5कार पानी- 
के सयोगसे सूर्यका बिम्ब पृथ्वी परकी वस्तुओके समान दिखाई देता है, उसी प्रकार 


सामान्य दृष्टिसे देखने पर वह भी साधारण मनुप्योके ही समान जान पडता है। पर 
यदि वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो उसकी सच्ची स्थितिकी पूरी पूरी थाह ही नही 
लगती । जो पुरुष इस प्रकारके लक्षणोसे युक्त दिखाई दे, उसीको सब प्रकारकी 
आशाओ और ईच्छाओके पाशसे मुक्त समझना चाहिए । हे अर्जुन, इसी प्रकारके 
मुक्त पुरुषको “योगी” की विशिष्ट सज्ञा देनी चाहिए । इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ 
कि तुम भी इसी प्रकारके योगी वनों | तुम अपने मनका नियमन करो और अपने 
अन्त करणको शान्त और स्तव्ध' होने दो, और तब कमंन्द्रियोको भले ही आनबन्‍ढ- 
पूर्वक विषयोमे विचरण करने दो । (फिर तुम्हे उनके द्वारा बाधा होनेक्ग कुछ भी 
डर न रह जायगा । ) 
नियतं झुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायों ह्यकर्मणः। 
शरीरयात्रापि ह्ष ते न प्रसिद्ष्येदकर्मण:ः॥ ८ ४ 
यदि कोई निष्कर्मताका साधन करना चाहे तो वह इस संसारमे सम्भव ही 
नही है। अब इस बातका विचार तुम आप ही कर लो कि निपिद्ध कर्म करने 
चाहिए या विहित कर्म । इसी लिए जो जो कर्म उचित हो और सामने आ पडे वे 
सब निष्काम मनसे कश्ने चाहिएँ। हे अर्जुन, इस सम्बन्धमे एक और विलक्षण वात 
है जो अभी तक तुम्हारे ध्यानमे नही आई है। वह यह कि इस प्रकार आपसे आप 
जिन कर्मोका आचरण किया जाता है, वे मोक्ष-दायक होते है। तुम इस बातका 


तीसरा अध्याय ५७ 


है, तत्र कुछ देरके लिए---जब्र तक यात्री सुरक्षित मार्ग पर रहता है, तब तक-- 
उस चो रका साथ भी सुखद जान पडता है। अथवा कित्ती अवसर पर कदाचितु 
भूलमे विषकी मधु रता भी आदमीको अच्छी रूग सकती है। उस समथ यदि परिणाम- 
का विचार न किया जाथ तो जिस प्रकार उस भूलसे मनुष्यके' प्राण चले जाते है, 
उसी प्रकार 'इन्द्रियोमे जो विषय-वासना होती है, वह सहजमे मनुष्यकों सुखका 
चत्का लाए देती है। जिम्त प्रकार मासकी सहायतासे बन्शी मछलीको भ्रममे डाल 
देती है, परन्तु उस मठदीफ़ो यह पता नही रहता कि इस मासके अन्दर मेरे प्राण 
लेनेवाला कॉटा छिपा हुआ है, क्योकि वन्‍्शीका वह काँटा माससे ढँका हुआ रहता 
है, ठीक उसी प्रकारकी बात इन विषय-वासनाओके सम्बन्धमे भी है । मनमे विषयो- 
की आशा करते ही मनुष्य क्रोधके वशीभूत हो जाता है। जिस प्रकार शिकारी 
जानवूझक र॒ अपने शिकारको चारो तरफ्से घेरकर उस स्थान पर ले जाता है, जहाँ 
उस शिकारका घात हो सकता है, उसी प्रकार विषय-वासनाओका भी यही काम है 
किवे बुद्धिको पकड़कर नष्ट कर डालती है। इसलिए हे पार्थ, काम और क्रोध 


दोनो ही महाघातक है और तुम कभी इनका सग न करो। तुम काम और क्रोधका 
साथ मत करो, यहाँ तक कि अपने मनमे इनकी स्मृति भी मत आने दो। अपने 


आत्मसुखके अनुभवका रस नष्ट मत हो ने दो । 
श्रेयान्स्वधर्मों विशुणः परघर्मात्स्वनुष्ठितातु । 
स्वधर्म निधन श्रेय: परधर्मो भयावहः ॥ ३५॥ 

“अपना स्वधर्म चाहे कठिन ही क्यों न जान पडे, परन्तु फिर भी उसका 
आचरण करनेमे ही कल्पाण है। दूसरेका आचार चाहे देखनेमे कितना ही अच्छा 
क्यो न जान पडे, तो भी हमे केवल अपना ही आचार स्थिर रखना चाहिये। मान 
लो कि किप्ती शुद्रके यहाँ सब प्रकारके अच्छे अच्छे पकवान तैयार हुए है । अब चाहे 
कोई ब्राह्मण कितना ही दुबंल क्यो न हो, फिर भी तुम्ही बतराूओ कि क्‍या उस 
व्राह्मणको कभी वे पकवान खाने चाहिएँ ? इस प्रकारका अनुचित कृत्य क्यो किया 
जाय ? जो वस्तु स्वीकृत करने के योग्य न हो, उसकी इच्छा ही क्यो की जाय ? 
और यदि कभी इस प्रकारकी इच्छा हो भी जाय, तो भी क्या उस अश्नाह्य वस्तुको 
अग्रीकार करना चाहिये ? हे अर्जून, तुम इन सब वातोका बहुत अच्छी तरह विचार 
करो । दूसरेका सुन्दर पक्का भवन देकर अपनी बनाई हुई फूसकी झोपडी क्‍यों 
गिराई जाय ? पर ऐसे प्रश्न वहुत हो चुके । अपनी स्त्री यदि कुरूपा भी हो, तो भी 
जिस प्रकार उसीकी सगति अपने छिए कल्याणकारिणी होती है, उसी प्रकार स्वधम 
चाहे कितता ही सकट्मय क्यो न हो और उसका आचरण करना कितना ही कठिन 
क्यो न हो, तो भी वह हमे परलोकमे सुख देनेवाला ही होता है । चीनी और दूधक्री 
मिठास तो प्रसिद्ध ही है, परन्तु जिसे कृमि रोग हो, उसके छिए इनका सेवन हानि- 


कर ही होता है । अब जिसे कृमि रोग हो, वह इनका सेवन ही क्यों करे ” इतवा 
हर 


न 


गो 3 हा 
द 

कह 

व 


हु 


हक 


४४ हिन्दी ज्ञानेश्दरी 


ध्यान रखो कि जो व्यक्ति शास्रोकी आज्ञाके अनुसार और स्वधर्मके अनुरूप सब करें 
करता है, निश्चयपूवेक वह उन्हीं कर्मोकी सहायतासे मोक्ष भी प्राप्त करता है। 

यज्ञार्थात्कर्मणोषन्यत्न॒ लोको5्य॑ कर्मंबन्धतः । 

तदर्थ कर्स कौन्तेय सुक्तसज़भूः समाजर ॥ ९७ 

सहयज्ञा: प्रजः सृष्टवा पुरोवाचप्रजापतिः: । 

अनेनप्रसद्िष्यध्यमेष बोएस्त्विप्कासशुरू ॥ १० 0 

“जाई अर्जुन, अपना जो स्वधर्म होता है, उत्तीका ताम ' "नित्य यज्ञ है और 

उसेका पालन करनेमे पापका लेश मात्र भी नहीं होता । जब यह स्वधर्म छूट जाता 
है और मनमे किसी ऐसे-बैसे परधर्मके प्रति प्रवृत्ति या रुचि उत्पन्न होती है, तभी 
मनुप्य ससार अर्थात्‌ जन्म और मरणके बन्धनमे पडता है। इसी लिए जो पुरुष सदा 
स्वधर्मके अनुसार कमोका आचरण करता है, उसके द्वारा उच्त कर्मोके आचरणमे ही 
निरन्तर यज्ञ-कर्म होते रहते है, और इसी लिए जो ऐसे कर्म करता है, उसे ससारके 
झमेले वन्धनमे नही डाल सकते । यह जो सारा छोक है, वह मायाके कारण ही 
मोहमे फँसा हुआ है और उससे स्वधर्माचरण रूपी नित्य यज्ञ नही होता, और इसी 
लिए वह कर्मके वन्धनोमे जक्डा हुआ है । हे अर्जुन, अब मैं इसी विपयकी एक कथा 
तुम्हें सुनाता हु । जिस समय ब्रह्माने इस सृष्टि और सब पदार्थोकी रचना की थी, 
उस समय उसने समस्त मनुष्योका इसी नित्य यज्ञके साथ अर्थात्‌ विहिताचारके 
धर्मके साथ निर्माण किया था। परन्तु यह नित्याचारका धर्म गहन था और इसी 
लिए वह जज्ञान प्राणियोकी समझमे नहीं आता था। उस समय सब मनुप्योने मिल- 
कर ब्रह्मासे प्रार्थना की कि हे देव, वह कौन-सा ऐसा आधार है, जिससे हमारा 


जीवन सार्थक हो और सब काम ठीक तरहसे चले ? उस समय ब्रह्माने मनुष्योसे 
कहा था--तुम लछोगोके छिए तुम्हारे अछग अल्य वर्णोके अनुसार स्वधर्म नामक 
यज्ञकी व्यवस्था की गई है। तुम छोग इसीकी उपासना या आचरण करो। बस 
इसीसे तुम्हारी सब इच्छाएं आपसे आप पूरी होती रहेगी । तुम छोगोको ब्रतो और 
नियमोके फेरमे पडनेकी आवश्यकता नही, तपस्या करके शरीर-दंडको सुखानेकी भी 
आवश्यकता नही, और दूर दूरके तीथोकी यात्रा करनेकी भी आवश्यकता नही । 
मोक्षके योग आदि उपायो, अनेक प्रकारकी कामिक उपासनाओ और मसल्त्र-यन्त्रके 
भ्रयोगोके फेरमे भलेही कोई पड जाय, पर तुम छोग अनेक प्रकारके देवताओ का 
भजन भी विलकुछ मत करो। केवल स्वधर्मका आचरण करो और उनके कारण 
आपसे आप होनेवाला यजकरते चछो । तुम अपने मनसे किसी प्रकारका स्वार्थ मत 
रखो और केवल स्वधर्मका अनुष्ठान करो । जिस प्रकार पतित्नता र्री एकनिप्ठ होकर 
और निप्काम बुद्धि छे अपने पतिकी आराधना करती 


है, उसी प्रकार इस यज्ञकी 
आराधना करना ही तुम छोगोका एक मात्र कर्तव्य है ।” सत्यलोकके अधिपति ब्रह्मा- 
ने यह भी कहा था-- हे मनुप्यो, यदि तुम छोग भक्तिपूर्वक इस स्वधर्मका सेवन 
करेगे, तो यह कामधेनुके समान तुम्हारी सभी इच्छाएं" पूरी करेगा । और तब यह 
कभी तुम छोगोको निराधार नही छोडेगा ॥”” 


ध्८ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


होने पर भी यदि वह रोगी दृध और चीनीका सेवन करेगा तो उसकी सुखकी इच्छा 
कभी पूरी नही होगी, क्योंकि अन्तमे वह उसके लिए कुपथ्य ही सिद्ध होगा। इस- 
लिए यदि हम चाहते हो कि हमारा कल्याण हो, तो हमे ऐसे कर्मोका कभी आचरण 
नही करना चाहिए जो दूसरोके लिए भले ही उचित हो; पर स्वयं हमारे लिए जो 
अनुचित हों । यदि स्वधर्मंका आचरण करनेमें प्राण भी चले जायें, तो वह भी 
अच्छा है, क्थोकि वह दोनो ही छोकोमे सदा श्रेष्ठ ही सिद्ध होगा।* यही सब बातें: 
देवेइवर श्रीकृष्ण कही । इसपर अर्जुनने प्रार्थना की--हे देव ! आपने जो कुछ 
कहा, वह सव मैने अच्छी तरह सुना । तो भी मेरे मनमे कुछ बाते आई है जो सै 
आपसे पूछता हूँ। न्‍ं 

अर्जन उवाच--- 

. अथ केन प्रयुक्तोष्यं पापं॑ चरति पुरुषः। 
अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ ३६ 0 

“हे देव, ज्ञाता लोग भी आत्म-वृत्तिकी स्थितिसे भ्रष्ट होते है और मार्ग छडो- 
कर इधर-उधर भटकते फिरते है, सो ऐसा क्‍यों होता है ” जो छोग सर्वज्ञ हो चुके 
हो, जो अच्छी तरह समझते हो कि ग्राह्म क्या है और अग्राह्म क्या है, वे छोग किस 
कारणसे पर-धर्मको स्वीकार करके स्वधर्मका उल्लंघन करते है ? जिस प्रकार अन्धा 
धान्य और भूसेको अलूम-अरूग नहीं कर सकता, उसी प्रकार ग्राह्म और अग्राह्मका 
निर्वाचन करते समय कभी कभी ज्ञाताओकों भी क्यो गडवंडीमे पडते हुए देखा 
जाता है ? जो अपने स्वाभाविक कर्मके सब झगडे छोड देते है, वे भी सारे संसारके 
बखेडे अपने गलेमे रूमराकर तृप्त नही होते । जिन छोगोको वास्तवमे वनोमे रहना 
चाहिये, वे छोग भी आकर मनुष्योके निवास-स्थानोमें रहने रूगते है। यदि वे स्वयं 
आइडमे रहते, तो वे पापोको पूर्ण रूपसे टाल सकते थे। फिर भी वही लोग स्वयं ही 
जान-वूझ्कर पापोका आचरण करने रूगते है। मन जिस वस्तुका तिरस्कार कर 
देता है, उसीका वह ध्यान रूुगराये रहता है, और यदि उसे कोई मना करने जाय 
तो वह उलठे ऊडनेको तैयार होता है। देखनेमे ऐसा जान पडता है कि इन ज्ञानियों 
पर भी वल्वत्कार हुआ हैं। तब यह बलात्कार करनेकी सामर्थ्यं किसमे है ? हे. 
श्रीकृष्ण, आाप कृपा कर यही वात मुझे वतछा दे ।” 
श्रीमगवानुवाच--- 

काम एव क्रोध एप रजोगरुणसमुद्भवः। 
सहाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम्‌ ॥ ३७१ 

इसपर योगियोके निप्काम मनमे भी रमण करनेवाले पुरुपश्रेप्ठ श्रीकृष्णने कहा- 


अजुन, में बताता हूँ, सुनो । भाई यह वरात्कार करनेवाले काम और क्रोध 
नि है । उ्नम करणाका छेश भी नहीं होता । ये कारके समान निष्ठुर होते है । 


भान-+ पी सम्पत्तिको घेरकर बैठनेवाले कारू-सपं है, अथवा ये विपयोकी खाईमेके 


भथवा इन्हें उब्वर-भक्तिके मार्ग्र डाका ठालनेवाले प्राणघातक डोम ही 
ना चाहिये | ये भरीर रूपी किले के पत्वर है अथवा इन्द्रिय-रपी वस्तीके कोट 


2" 


है| 
लक 
(8)|। 


पं कक ॥। हर 
श्‌ 2 


हर] 
पृ ३ 


ध् 
१] 
44 | 
नी ४ 


समझ 


फ्हें ्ै 


तीसरा अध्याय ४९ 


देवान्सावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमसवाप्स्यथ ॥ ११॥ 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्पन्ते यज्ञभाविता:। 
तेद॑त्तानप्रदायेभ्यो यो भुडक्ते स्‍्तेन एवं सः॥ १२॥ 

“जब तुम इस स्वधर्माचरण रूपी यज्ञसे समस्त देवताओं को सन्तुष्ट करोगे, तब 
वे देवता तुम्हे सभी इच्छित वस्तुएँ प्रदान करेंगे । जब इस स्वधर्माचरण रूपी पूजा 
से तुम देवताओका पूजन करोगे, तब वे देवता निश्चय ही तुम्हारा योग-क्षेम करेगे, 
तुम्हे किसी प्रकारकी त्रुटिका अनुभव नही करने देंगे । जब तुम इस प्रकार देवताओ- 
का भजन करोग्रे, तब वे देवता तुम पर सन्तुष्ट होगे और इस प्रकार तुम दोनोमे 
प्र म-भाव उत्पन्न होगा । फिर तुम जो काम करना चाहोगे, वही सिद्ध हो जायगा 
और तुम्हारे मनकी सभी कामनाएं पूरी होगी। तुम्हारी बात कभी खाली नही 
जायगी । तुममे आज्ञा करने की शक्ति आ जायगी और सत्र प्रकारकी सिद्धियाँ तुम्हारी 
आज्ञाकी याचना करने लगेगी। जिस प्रकार ऋतु श्रेष्ठ वसन्तके द्वार पर वन-शोभा 
सदा फल-भारका सौन्दर्य धारण करके उपस्थित रहती है, उसी प्रकार स्वयं दैव सब 
प्रकारकी सुख-समृद्धि अपने साथ लेकर आप ही तुम्हे दूँढता हुआ आवेगा । भद्या, 
जब तुम स्वधर्म पर निष्ठा रखकर इस प्रकार आचरण करोगे, तब सब प्रकारसे 
सुखी और क्लेश-हीन हो जाओगे । परन्तु सब प्रकारकी सम्पदाएँ हाथ आ जाने पर 
जो विषय्ोके माधुयके प्रलोभनमे पडकर इन्द्रियोके वशमे हो जायगा, और स्वधर्म- 
यज्ञसे प्रसन्न होनेवाले देवताओकी दी हुईं भरपूर सम्पत्तिको जो उचित मार्गमे न 
लगावेगा और विश्वके प्रभुका भजन न करेगा, जो अग्निको आहुति न देगा, देवताओ- 
की पूजा न करेगा, ब्राह्मणोको यथा-समय भोजन न करावेगा, जो ग्ुरुकी भक्ति न 
करेगा, अतिथियो और अभ्यागतोका सत्कार न करेगा, अपनी जाति और गोत्रके 
लोगोको सन्तुष्ट न रखेगा, और इस प्रकार जो स्वधर्मके आचरणसे पराड्मुख होगा 
और मिली हुई सम्पत्तिके कारण अभिमानसे अन्धा होकर केवल सुखोके उपभोगमे ही 
फंसा रहेगा, उसका बहुत बडा घात होगा, जिससे हाथमे आया हुआ सारा वैभव 

नष्ट हो जायगा, और जो सुखोपभोग उसे प्राप्त होगे, उन्हें भी वह न भोग सकेगा । 
जिस प्रकार आयुष्य समाप्त हो जाने पर शरीरमे चेतना-शक्ति नही रह जाती अथवा 
अभागे पुरुषके घरमे लक्ष्मी नही ठहरती, उसी प्रकार यदि स्वधर्माचरणका छोप हो 
जाय तो समझ लेना चाहिये कि समस्त सुखोका आधार ही टूट गया। जिस प्रकार 
दीपकके बुझ जाने पर उसके साथ ही साथ प्रकाशका भी नाश हो जाता है, उसी 
प्रकार जहाँ स्वधममं का उच्छेद हुआ, वहाँ स्वतन्त्रताका भी ठिकाना नही रह जाता ।” 
ब्रह्माने यह भी कहा था---इसलिए हे प्रजाजन, जो स्वधर्मका परित्याग करेगा, उसे 
काल दण्ड देगा और उसे चोर ठहराकर उसका सर्वेस्व हरण कर लेगा । फिर सव 


तीसरा अध्याय ५९ 


हैं। इनका अधिकार सारे संसार पर छाया हुआ है। ये रजोगुणसे व्याप्त मन्त्रमेके 
राक्षस है और अज्ञानके अन्नसे ही अपना निर्वाह करते है। वास्तवमे इनकी उत्पत्ति 
तो रजोग्रुणसे हुई है, पर जान पडता हैं कि तमोगुणकों ये बहुत अच्छे लगते हैं, 
इसी लिए तमोग्रुणने प्रमाद और मोह आदि अपने स्वभाव-धमम इन्हे दे दिये हैं। ये 
काम और क्रोध प्राण लेनेवाले है, इसलिए मृत्युकी राजधानीमे इनका बहुत सम्मान 
है । जब एक बार इतकी भूख शुरू होती है, तव समस्त विद्व भी इनके एक ग्रास 
भरको भी नही होता । ज्यो-ज्यो इनका हाथ चलता जाता है, त्यो-त्यो इनकी 
आशा भी उत्तरोत्तर बढती जाती है । इसी प्रकार आज्याकी छोटी वहन श्रान्ति 


भी इन्हे बहुत प्रिय है । वह भ्रान्ति ऐसी है कि जब यह एक वार सहजमे अपनी 
मुट्ठी खोलती है और उसमे कुछ लेना चाहती है, तो फिर उस मुट्ठीमे चौदहों 
भुवनोका भी पता नही चलता । यह भ्रान्ति ऐसी विलक्षण है कि जब यह रसोईका 
खेलवाड करती है, तब तीनो लोकोको सहजमे हजम कर जाती है। तृष्णाका निर्वाह 
भी इसीकी दासतांके बल पर होता है। मोह सदा इन काम-क्रोधका बहुत सम्मान 
करता है और अहकार भी इनके साथ लेन-देनका व्यवहार रखता है और इसी लिए 
वह जिस तरह चाहता है, उसी तरह सारे ससारको नचाता रहता है। जो दम्भ 
सदा सत्यका सार निकालकर असत्यताका भूसा भरता है, वह भी इन्ही सबके ससार- 
में निवास करता है। इन्हीने शान्ति को छूटकर माया-रूपी भिखमग्रिनका श्रगार 
किथा है और उससे साधु-मडली को भ्रष्ट किया है | इन्ही काम और क्रोधने विवेक- 
का आश्रय-स्थल उजाडा है, वैराग्यके शरीर परका चमडा उधेड डाला है और जीते 
' जी उपशमका गला घोट डाला है । इन्होने सन्‍्तोषरूपी वन को उजाडा है, धैर्य का 
कोट तोड कर गिराया है और आनन्द का पौधा उखाडकर फेक दिया है। इौच्हीने 
उपदेशकी एकता नष्ट की है, सुखके अक्षर पोछ डाले है--उनका नाम भी नही रहने 
दिया है---और संसारके अन्त करणमे तीनो तापोकी आग लगा दी है | ज्यो ही ये 
किसीके शरीर या अग मे आकर छगते है, त्यो ही जीव के साथ भी चिमट जाते है 
और तब ब्रह्मा आदिको भी ढूढ़े नही मिलते । ये चैतन्य तत्वके पास ही ज्ञानकी 
पक्तिमे घुसकर जा बैठते है, और जब एक वार अपना कार्य आरभ कर देते है, तब 
फिर किसी प्रकार रोके नही रुकते । ये विना पानी के ही डुवा ठेते है, बिना आग 
के ही जला डालते है और विना बोले ही प्राणियोको अपने चगुलमे फँसा लेते है । 
ये बिना शस्त्रो के ही मार डालते है, विना डोरीके ही जकड लेते है और शर्त बदकर 
ज्ञानवान्‌ पुरुपोका भी वध कर डाछते है। ये बिना कीचड के ही जीवोको नीचे 
धँसा देते है, विना जाल के ही पकड लेते है और अपने उत्कट बरूके कारण किसीसे 
हार नही मानते। 


धुमेनात्रियते वह्तियंथादर्शो सलेन च। 
यथोल्बेनावुतोी. गर्भस्तथा तेनेदसावुतम्‌ ॥ ३८ 0 
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनों नित्यवैरिणा। 
कासरूपेण  कौन्तेय दुष्प्रेणानलेन च॥ ३९०॥ 
इन्द्रियणि भनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 
एतेविमोहयत्येष. ज्ञानमावृत्य. वेहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 


छठ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


दोप चारो ओरसे आकर उसीके गले पड जायूँगे; ओंर जिस प्रकार रातके समय 
इमजानमे भूत-प्रेत आदि प्रकट होते है, उसी प्रकार त्रैद्षोक्यके सारे दु ख, अनेक 
ग्रकारके पाठक और सब प्रकारकी दीनताएँ आकर उस पुरुषमे निवास करने लगेगी । 
जो पुरुष वैधवके मदसमे अन्धा हो जाता है, उसकी ऐसी ही दशा होती है। और फिर 
चाहे वह कितना ही रोए और कितना ही कलपे, परन्तु कल्पान्तमें भी उसका छुटकारा 
नही होता । इसीलिए तुम लोग स्वधर्म कभी मत छोडो,और इन्द्रियोको इधर-उधर 
मत भटकतने दो ।' वस यही उपदेश ब्रह्माते मातवी जीवोकों दिया था । ब्रह्माने यह 
जी कहा था कि जरूचर प्राणी ज्यों ही जलके बाहर निकले, त्योही समझ लेना 
चाहिये कि उसकी मृत्यु आ गई । इसी प्रकार स्वधमंका भी कभी किसोको प्र रित्याग 
नही करना चाहिये, नहीं तो सर्वेस्व नष्ट हो जायगा। इसीलिए मैं वार-वार तुम 
लोगोसे यही कहता हूँ कि तुम लोग सदा अपने -अपने उचित कर्मोके आचरण मे ही 
लगे रहो । ि 
यज्ञशिप्टाशिनः सन्‍्तो सझुच्यन्ते सर्वकिल्बिणेः॥ 

भुझ्जधते ते त्वघं पापा ये पचन्‍्त्यात्मक्ारणातु ॥ ६३ ॥ 


“जो पुरुष निप्काम वुद्धिसि स्वधर्मके अनुसार उचित कार्योमे अपनी सम्पत्तिका 
व्यय करता है, गुर, गौ और अग्निकी पूजा करता है, यथा-समथ कब्राह्मणोकी सेवा 
करता है और पितरोकी तृप्तिके लिए श्राद्ध आदि कर्म करता है, और इस प्रकार 
स्वधर्मका आचरण करके यज्ञोका सम्पादन करता है, जो पंचमहायज्ञ आदि करके 
अग्निमे आहुति समर्पित करता है और तव सहजमे जो कुछ वचा रहता है, वही भाग 
यह समझकर अपने झुद्ुम्वके लोगोके साथ सुखपूर्वक सेवन करता है कि यही भाग 
पापोका नाग करनेवाला हे और यही भक्षण करनेके योग्य है, जो पुरुष इस प्रकार 
यज्ञोके हुत-अेप भागका उपभोग करता है, उसे सव पातक उसी प्रकार छोड जाते 
है, जिस प्रकार अमृतके प्राप्त होने पर महारोग मनुष्यको छोड़ जाते है । अथवा जिसे 
निश्चित रुपसे तत्व-ज्ञान हो जाता है, वह जैसे नाम मात्रकों भी भ्रातिमे नही पडता, 
उसी प्रकार यह भेप-भोगी भी पापोके जालमे नहीं पडता । इसलिए स्वधर्मका आचरण 
करके जो कुछ सम्पादित किया जाय, उसका व्यय भी स्वधर्मके आचरणमे ही होना 
चाहिये; और तव जो भाग बच रहे, उसीसे सन्तोपपूर्वक निर्वाह करना चाहिये ।” 
इस प्रकार श्रीकृष्णन अजु नको यह प्राचीच कथा सुनाई थी और कहा था---हे 
अजु न, तुम यह स्वधर्म यज्ञ अवश्य करो, इसे विना किये मत रहो । जो छोग इस 

घरीरको ही भात्मा मानते हैं जौर कहते हैं कि विपयोका स्वार्थ-बुद्धिसि उपयोग करना 
चाहिये और एस उपभोग के पीछे जिन्हे और किसी वातका ध्यान ही नही रह जाता, 
उन वह्के हुए मूर्खोकी इस नित्य-यज्के साधनका रहर 

केवल महंकारपूर्वक सुखोप भोग भोगनेकी ही 333 32% 4० हर 


डा 


० हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


श“जिम्‌ प्रकार चन्दन की जडमें साँप लिपटा रहता है अयवा गर्भाशयका आँवरू 
गर्भको घेरे रहता है, अववा जिस प्रकार प्रभाके बिना सूर्य, धुएँ के बिना अग्नि 
अथवा मलके विना दर्पण कभ्ती नही दिखाई पड़ता, उसी प्रकार आज तक मेरे देखने 
में ऐसा ज्ञान नही आया, जिसमे काम और क्रोधकी विलकुछ गन्‍्ध न हो | जिस , 
प्रकार छिछके के नीचे अन्नका दाना छिपा हुआ रहता है, उसी प्रकार ज्ञान स्वयं 
घुद्ध होने पर भी काम और क्रोधसे आच्छादित रहने के कारण गूढ बना रहता है। 
अब यदि यह कहा जाय कि पहले इन दोषो को जीतना चाहिए और तब ज्ञान 
सम्पादित करना चाहिए, तो काम क्रोध आदि राक्षतोका पराभ्वव होना सम्भव नहीं 
होता । यदि यह कहा जाय कि इन्हे मारनेके लिए अपने अंग्रमे सामथ्यं छानी 
चाहिए, तो जिस प्रकार जलाने की रकडी आगकी सहायता ही करती है, उसी 
कार जो जो उपाय किये जाये, वे सब इनके सहायक ही होते हैं। इसी छिए 
हुठगेगियो को ये काम-क्रोध बहुत हैरान करते है। परन्तु इस महा-संकटसे बचनेका 
भी एक उपाय है । यदि वह तुम्हे अच्छा छूंगे तो मैं बतला ढूँ। 
तस्मात्वमिन्द्रियाण्पादा नियमभ्य भरत्षंस । 
पाप्पसानं प्रजहि ह्वत्त ज्ञानविज्ञाननाइनम्‌ ॥ ४१ ४ 
“काम और क्रोवका सूछ स्थान इच्द्रियोमे होता है और इन्ही इन्द्रियोसे कर्मकी 
प्रवृति उत्पन्न होती है। इसलिए सबसे पहले इन इन्द्रियोको ही अपने वशमे कर 
रखना चाहिए । 
इन्द्रियाण पराण्याहुरिन्द्रियिस्थ: पर्र सनः । 
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेंः परतस्तु सः' डरते. | 
“ऐसा करनेते मतका इधर-उधर ठौडना आपसे आप बन्द हो जाता है, वुद्धि- 


का डुटकारा हो जाता है और इन काम-क्रोध आदि पापियोका आधार ही नष्ट हो 
जाता है । 


न्धै 


एवं बुद्ढें: परं वुद॒ध्वा संस्तस्यात्मानसात्मना । 
जहि बन्नुं महाबवाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४३ ॥ 

“जय ये अन्त क रणप्े बाहर निकारू दिये जाते है, तव फिर पूर्ण रूपसे इनका 
दान हो जाता है। जिस प्रकार बिना सूर्यकी किरणोके मृग-जरू नही होता, उसी 
प्रकार यह समल लेना चाहिए कि काम-क्रोध आविके न रह जाने पर ब्रह्म-ज्ञानका 
साम्नाज्य प्राप्त हो जाता है। फिर जीव अपने आत्मानन्दमें सुख-पूर्वक रहता है । जो 


हम 
२ &#““ग-फ४ 


सुन ओर शिष्यका सुप्त रहस्य है, जो जीव और जिवकी भेंट है, उसी स्थितिमे जीव 
घानत होकर रहने छूगना है और फिर कभी विचलछित नहीं होता ।” संजयने घत- 
शष्ठस कहा- हे राजन, जो समस्त सिद्धोके राजा और रूक्ष्मीके पति देवदेवेइवर 
करकप्ण है, उन्होंने ये सत्र बाते कही।” अब वे अनन्त श्रीकृष्ण और भी एक 
मटत्उ्छी बात बनखाय्ेगे और अर्जुन भी कुछ प्रश्न करेंगे। उस संवादकी योग्यता 
ना उमा दवाक कारण उसका वर्णन श्रोतराओके छिए सुखका सुकाल ही होगा । 
ए्रश(दा क्षीनिवुन्तिनावका सिप्य मैं ज्ञानदेश कहता हैँ कि आप छोग अपनी ज्ञान- 
ए्रायसाकी अच्छी स्फूति देकर इस क्ृप्णार्जुन-संत्रादके माधुयंका स्वाद ले | 





तीसरा अध्याय ५१ 


ही अन्न पकाते है जो उनकी इन्द्रियो को रुचिकर होते है, उनके सम्बन्धमें यही 
समझना चाहिये कि वे पापी पुरुष पातकोका ही सेवन कर रहे है। यह सम्पत्ति-संग्रह 
स्वधमं-यज्ञमे आहुति देनेका ही द्रव्य है, और यह द्रव्य इस यज्ञमे परम पुरुषको 
समर्पित करनेके ही लिए है। लोग इस तत्वका तो परित्याग कर देते है और केवल 
अपनी इच्छा या रुचिके अनुसार अनेक प्रकार के भोजन प्रस्तुत करते है । जिन खाद्य 
पदार्थोके योगसे यह यज्ञ सिद्ध होता है और आदि पुरुष सन्तुष्ट होता है, वे खाद्य 
पदार्थ कुछ ऐसे-वैसे नही समझे जा सकते । अन्नको कभी सामान्य या तुच्छ मत समझो 
और इन्हे प्रत्यक्ष ब्रह्म-झूप ही मानो; क्योकि यही सारे विश्वके जीवनका साधन है । 
अन्नाड्वन्ति भूतानि पर्जन्यादत्नसंभवः | 
यज्ञाड़वति पजन्यो यज्ञ: कर्मंससुद्भवः ॥ १४॥ 
कर्स ब्रह्मोदूमवं॑ विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवस्‌ । 
तस्मात्सवंगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम ॥ १५७ 
“अन्नकी सहायतासे समस्त भूत बढते है और सदा पर्जन्य या मेचसे अन्नकी 
उत्पत्ति होती है। इस पर्जन्यको उत्पन्न करनेवाला यज्ञ है और कर्मकी सहायतासे 
यन सिद्ध होते है, और कर्म वेद-रूपी ब्रह्मासे उत्पन्न होते है। इस वेद-ब्रह्माकी उत्पत्ति 
अक्षर तथा परात्पर ब्रह्म तत्वसे होती है। इसलिए यह स्थावर और जंगम विश्व 
मूलत. अक्षर परब्रह्मसे ओत-प्रोत भरा हुआ है । तो भी, हे अजु न तुम यह वात समझ 
लो कि कर्म रूपसे अवतरित होनेवाले इन यज्ञोसे वेदरूपी ब्रह्म अक्षर रहता है। 
एवं प्रवर्तितं चक्र नानुवर्तंघतीह यः। 
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥ १६७ 
“हे पार्थं, इस प्रकार मैने तुम्हे स्वधर्म-यज्ञ की यह मूल पीठिका सक्षेपमे वबतछा 
दी है । इसी लिए यह स्वधर्माचरणरूपी यज्ञ ही वास्तवमे उचित और कत्तंव्य है । 
अममे पड़ा हुआ जो मनुष्य इस छोक मे आकर यह यज्ञ नही करता, उसके सम्बन्धमें 
यह समझलो कि वह केवल अपनी इन्द्रियोकी छालूसाएं' पूरी करनेके लिए ही इस 
लोकमे आया है, और इसीलिए वह पापकी राशि बनकर इस पृथ्वी परका भार ही 
हुआ है। जिस प्रकार असमयमे आकाशमे फैला हुआ मेघ व्यर्थ होता है, उसी प्रकार 
ऐसे पुरुषका सारा जीवन भी व्यर्थ ही होता है । जिस मनुष्य से स्वधर्मका साधन न 
होता हो, उसे वकरीके गलेमे छटके हुए स्तनकी तरह नितान्‍्त निरुपयोगी समझना 
चाहिए । इसलिए, है अजु न, तुम यह वात ध्यानमे रखो कि कभी किसीको स्वधर्म 
जही छोडना चाहिए । केवल स्वधर्मका ही अनुष्ठान पूरी तरहसे मत लगाकर करना 
चाहिए। जब हम छोग शरीरधारी है, तव कत्तंव्य कम भी इस गरीरके साथ स्व- 
भावत. रूगा हुआ है। फिर हम अपना विहिन कर्म क्यो छोड ? है अजु न, शरीर 
आप्त होने पर भी जो स्वधर्मकी उपेक्षा करता है, उसे केवक मूर्ख ही समझना चाहिए। 


चोथा अध्याय 


अब श्रवणेन्द्रियके लिए बहुत शुभ काल आया है, क्योकि आज उसके रिए गीता 
रूपी अभ्ृतका भाडार खुल रहा है। जो वात पहले स्वप्नके समान और केवरू काल्प-- 
निक जान पड़ती थी, वही आज वास्तविक सिद्ध हो रही है। एक तो विपय ही 
विलकुल अध्यात्म-विचारका है, तिस पर वक्ता है प्रत्यक्ष श्री जगदीश्वर श्रीक्षप्ण, 
और उसमे भी श्रोता है भक्त-श्रेष्ठ अर्जज | बस जिस प्रकार कोकिल सरीखे स्वर, 
सम धुर सुवास और सुन्दर रुचि तीनोका मोहक सयोग होता है, उसी प्रकार गीताकी 
यह कथा प्रसंग बहुत ही आनन्दका हुआ है। यह कितने वर्ड सौभाग्यकी बात है कि 
हम छोगोको यह अमृतकी गगणा प्राप्त हुई है। सचमुच आज ही श्रोताओको उनके 
जप-तपका फल मिला है। अब सव इन्द्रियोकी ले चलकर इसी श्रवणेन्द्रियमे स्थापित 
कर देना चाहिए और इस गीता नामक श्रीक्ृष्ण-अर्जून सवादके रसका सेवन करना 
चाहिए । पर अब मैं इन लम्बी-चौडी बातोको छोडकर वह कथा कहना ही आरम्भ 
करता हूँ । श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनो बाते कर रहे थे । उस समय सजयने धृतराप्ट्र 
से कहा---“अर्जुन वास्तवमे निर्मल गुणोकी दैवी सर्म्पात्तिसे मडित है, क्योकि पर- 
मात्मा श्रीकृष्ण उसके साथ अत्यन्त प्रेमसे बाते कर रहे है । श्रीकृष्णने जो गहन तत्व 
कभी स्वय अपने पिता वसुदेव, माता देवकी और भाई बलरामको भी नही बतलाया 
वही आज उन्होने अर्जुनको वतलाया । यद्यपि देवी लक्ष्मी उनकी इतनी समीपी है, 
पर उन्हे भी वह प्रेम-सुख नही प्राप्त होता । वही श्रीक्ृष्णके प्रेमका सच्चा तत्व आज 
अर्जुनको प्राप्त हुआ है । सनकादिक योगियोको इस वातकी बहुत वडी आशा थी कि 
ईव्वरीय प्रेम पूर्ण रूपसे हम्ही छोगोको प्राप्त होगा, पर उन्हें भी वैसी सफलूता नही 
प्राप्त हुई, जैसी अर्जुनको हुईं। अर्जुनके प्रति इन जगन्‍नायकका प्रेम केवल तुलूना- 
रहित है । इस अर्जूनकी भी कैसी पुण्याई है कि इसके छिए प्रत्यक्ष निराकार पर- 
मेश्वर साकार रूप धारण करके अवतरित हुए है। मुझे तो ये दोनो विककुल एक 
रूप जान पडते है | सामान्यत जो योगियोको भी प्राप्त नही होता, वेदार्थकी समझमे 
नही आता और ध्यान तया धारणाकी शक्ति भी जिसे नही देख सकती, वही श्रीकृष्ण 
आत्म-स्वरूप, अनादि और निविकार होने पर भी, देखिए, अर्जुनके प्रति कैसे प्रेमपूर्ण 
और सदय हो गये है। जो श्रीकृष्ण त्रैलोक्य रूपी वस्ञलकी मानो तह ही है अथवग्ग 
आकार आदि विकारोसे विरकुल अरूण और परे है, उन्हे इस अर्जुनके प्रेमने किस: 
प्रकार अपने वशमे कर लिया है । 
श्रीध्गवानु वाच--- 
इस विवस्वते योगं प्रोक्तवानहसव्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेषधन्नवीत्‌ ॥ १ ७ 


ण्र्‌ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


यस्त्वात्मरतिरेव. स्थादात्सतृप्तश्व मानवः । 
आत्सन्येव च॒ संतुष्टस्तस्थ कार्य न विद्यते ॥ १७७ 
“जो सदा आत्म-स्वरूपमे आनन्दपूर्वक मग्न रहता है, वह देह-धर्मके चलते रहने 
प्र भी कभी कर्म-फलसे लिप्त नही होता । क्योंकि वह आत्म-ज्ञानसे सन्तुष्ट रहता है, 
उसके जीवनका कत्तेव्य समाप्त हो जाता है और उसके लिए कर्मका संग स्वय॑ हीः 
नही होता । 
नैव तस्यथ कृतेनार्थों नाकृतेनेहूं कंश्वन। 
ते चास्य सर्वशुतेषु कश्निदर्थव्यपाश्रयः ॥ १८ ७ 
“'जिस प्रकार एक वार तृप्ति हो जाने पर उसके समस्त साधन आपसे आप नष्ट 
हो जाते है, उसी प्रकार आत्मानन्दकी प्राप्ति होते ही सब कर्मोका नाश हो जाता 
है । पर हे अजु न, जब तक मनमे आत्म-बोधका उदय नही होता, तव तक स्वधर्मा- 
चरणके साधनोका भजन या पालन आवश्यक होता है। 


तस्मादसत्त: सततं कार्य कर्म समाचर। 
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः॥ १९५७ 
“इसलिए तुम इन्द्रियोका निग्रह करके और स्वार्थ सम्बन्धी सभी इच्छाओको 

छोडकर विहित स्वधर्मका आचरण करो | हे पार्थ, जो निष्काम बुद्धिसे स्वधर्मका 
अनुसरण या पालन करता है, वही वास्तवमे इस संसारमे ब्रह्म-स्थितिमे पहुँचता है । 

कर्मणेव हि. संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। 

लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कतुंमहँसि ॥ २० 0 

“उदाहरणके छिए जनक आदि राजपियोको देखो, जिन्होने एक भी विहित 

कर्मका अनुष्ठान नही छोड़ा और फिर भी मोक्ष प्राप्त किया। इसलिए हे अजु न, 
स्वधर्मकी ओर. सदा पूरा ध्यान रखना चाहिए । स्वधर्मका अनुष्ठान करनेसे एक 
और बातका भी अच्छा साधन होगा । जब हम स्वधर्मका आचरण करेगे, तव और 
लोगोको भी उचित आचारकी शिक्षा मिलेगी और उनकी प्रवृत्ति होगी, जिससे 
संसारकी आपत्तियाँ और कष्ट आपसे आप दूर होगे । देखो, जो लोग ब्रह्म-स्वरू पमें 
पहुँचकर धन्य हुए है और जो पूर्ण रूपसे निष्काम हो गये है, वही दूसरे लोगोको भी 
उचित मार्ग पर लगाते हैं और इस प्रकार उस ज्ञानोत्त र कालमे भी उन्हे कर्म 
करना पडता है। जिस प्रकार अन्धघेको अपने साथ लेकर सुझाखा पुरुष आगे आगे 
चलता है, उसी प्र कार ज्ञानी लोगोको अपने साथ अज्ञानियोको छेकर चकछूना चाहिए 
और उन अज्ञानियोको क्या पता चलेगा और कर्तंव्य-मार्गका उन्हे किस प्रकार ज्ञान 
हो सकेगा ? 

यद्यदाचरति श्रेएस्तत्तदेवेतरो जनः। 

स॒ यत्पमाणं कुरुते लोकस्तदनुवतंते ॥ २१ ॥ 


द्ध्र हिन्दी ज्ञानेश्वरो 


देवते अर्जनसे कहा--मैंने यही योग सूर्यको वतलकाया था; पर इस बातको बहुत 
पद्देन हो गये । फिर उस सूर्यने यह योग मनुको बतलाया था। मनुने यह योग-स्थिति 
ज्ाप्त करके इक्वाकुको इसका उपदेश दिया था। यही इस योग का पूर्व इतिहास है! 
एवं परमप्पराप्राप्तसिसं राज्यों विदुः। 
स॒कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २४७ 
फिर अनेक राजपियोकों इसका ज्ञान हुआ । परन्तु इस समय योगको जानने- 
वाला कोई दिखाई नहीं देता । प्राणी वासनाओके फेरमे पड़ गये और देह-बुद्धिके 
मोहमें पद गये और इसीलिए वे छोग यह आत्म-ज्ञान भूछ गये । जब आत्म-निष्ठाकी 
भादना हृढ न हो. तव सुखकी पराकाप्ठा विपय-सुखोमें ही जान पडती है और छोगों- 
क्यो संसारके सव उलछूठ-फेर प्राणोके समान प्रिय होते है। नही तो दिग्रम्बर क्षपणकों 
अातु जैन-साधुओके गाँवमे कपडे-रत्तोका क्या काम ? अथवा जन्समान्धके लिए सूबय- 
का ही कया महत्व हो सकता है ? अथवा वहरोंके घरमे संगीतका मान क्‍यों होने 
सूगा ? अथवा गीदडोके मनमे क्या कभी चंदनके प्रति प्रेम और आदर उत्पन्न होता 
है? अथवा चन्द्रोदय होनेसे पहले ही जिसकी देखनेकी शक्ति नष्ट हो जाती है, वह 
कौवा चन्द्रमाकों कैसे पहचान सकता है ? इसी प्रकार जो लोग कभी वैराग्यके गाँवमें 
गये ही नहीं और जिन्हें यह जात नहीं कि विवेक किसे कहते है, वे मूर्ख पुरुष मेरे 
परमात्म-स्वरूप तक कैसे पहुँच सकते है ? न जाने यह मोह कैसे फैला है, परन्तु इस 
मोहके कारण वहुत-सा समय व्यर्थ ही नष्ट हो गया और इस छोकसे कर्म-योगका छोप 
हो गया । 
स एवायं सया ठेड्च योग: प्रोक्तः पुरातनः। 
भक्‍तोष्सि से सखा चेति रहस्यं छ्तदुत्तममु ॥ ३ 0७ 
“थाई अर्जुन, आज वही करमं-योग मैं तुम्हे वतला रहा हूँ । अब तुम अपने सब 


७." 


सन्देह छोड़ दो । यह कर्म-योगका तत्व मेरे हृदयका एक गहन रहस्य है, पर उसे भी 


मैंने तुमते गुप्त नही रखा, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो । हे वीर पार्थ, तुम 
पूर्ण प्र मके अवनार, भक्तिक्े प्राण और मित्रताके जीवन-सर्वस्व हो। तुम »द्धाके 


का 


आगर हो, इसलिए नुमसे किसी प्रकारका दुराव करना भरता कैसे ठीक हो सकता है ! 
ते समय इस बुद्धयू मन हू तो भी क्षण भरके छिए इस ओरसे हटकर और 
उस गदवदसे अऊुग होकर तुम्हारी सव चकाएँ दूर कर देना और तुम्हारा मोह नष्ट 


2०८ल 55 के आवध्यक 3 ३77 
आर देना बहुत हा आवश्यक हू । 


कर्जुन उवाच-- 
अपरं भवतों जन्म परं जन्म विवस्वतः ।॥ 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादी प्रोदतवानिति 0 ४ ७ 


उस समय अर्ननते 


मय अर्जुनने ऊहा-- हे श्रीकृष्ण, बदि माता अपने पुत्रके साथ प्रेम करे तो 
मे झंडी फोठ सी बात है ? हे कृपासागर, देखिये, इस संसारमे आप ही थके- 
दि और सक्त छोगोके छिए ओतलछ छाया और निराश्रितोकी माताके समान हैँ । 


(| 


«. 

न्ज्् 3 >> 
डे द्व 

च्प 


डै #। 4 


चौथा अध्याय ६३ 


आपकी ही क्षपासे मुझे जन्म प्राप्त हआ है। हे देव, जिस प्रकार कोई त्ली पहले तो 
किसी पगुपुत्रको जन्म देती है और तव उसके जन्मसे ही उसकी सव झझटे सहती है, 
ठीक उसी प्रकार मेरे लिये आपको सब बखेड सहने पडते है। पर आपकी ही बात 
आपके सामने मै क्यो कहूँ । इसलिए हे देव, अब आप मेरे प्रब्नोकी ओर अच्छी तरह 
ध्यान दे, और मैं जो कुछ कहूँ, उसके लिए आप मनमे क्रोध न करे । आपने पिछले 
समयकी जो यह वात मुझे बतलाई कि आपने कर्म-योगके इस रहस्यका वैवस्वत 
मनुको उपदेश दिया था, सो यह बात मेरे मनमे तिरू भर भी नही बैठी । क्योकि 
मेरे बडें-बूढें भी यह न जानते होगे कि वह वैवस्वत कौन था। फिर आपने उसे कैसे 
उपदेश दिया था ? सुनते है कि वह वैवस्वत वहुत दिनो पहले हुआ था और आप 
श्रीकृष्ण इस जमानेके है । इसलिये आपने जो बात अभी कही है, वह मुझे असम्बद्ध 
जान पडती है। परन्तु हे देव, दूसरी ओर आपका चरित्र हम लछोगोके लिये अगम्य 
है, इसलिये मैं एक दमसे यही कैसे कह सकता हूँ कि यह वात विलकुलर निराधार 
है ? इसलिए आपने जो वैवस्वत ट्रूर्यको इसका उपदेश किया था। उसकी बात आप 
ऐसे ढंगसे कहे कि मेरी समझमे आ सके | 
श्रीभगवानुवाच--- 
बहुनि से व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुंन। 
तान्‍्यहूं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥५॥४ 
इसपर श्रीकृष्णने कहा--- हे पार्थ, तुम तो अपने मनमे निमश्चयपूर्वक यह समझते 
होगे कि जिस समय वैवस्वत सूर्य था, उस समय मै नहीं था। पर इससे यही सिद्ध 
होता है कि तुम इन सव वातोंके विषयमे कुछ भी नहीं जानते । भाई, तुम्हारे और 
हमारे बहुतसे जन्म हो चुके हैं, परन्तु तुम्हे उन जन्मोका स्मरण ही नही है । परन्तु 
हे अजु न मुझे यह सब अच्छी तरह स्मरण है कि मैने कब-कव और कोन-कौनसे 
अवतार धारण किये थे । 
अजो5पि सच्नव्ययात्मा भृतानामीश्वरो5पिसन्‌ । 
प्रकृत स्वासमधिष्ठाय. संभवाष्यात्ममायया ॥ ६ ४ 
“इसी लिए मुझे सभी पिछली बाते याद है। यद्यपि मै जन्म-हीन हूँ, पर फिर 

भी मायाके कारण जन्म लेता हूँ। मै जन्म तो धारण कर लेता हूँ, परन्तु इससे मेरा 
मूलका निराकार अमृततंत्व भग नहीं होता । हाँ मायाके गुणसे मेरे आत्म-स्वरूपमे इस 
प्रकार भास होता है कि मैं अवतार धारण करता हूँ और निज धामको चला जाता 


हब. 


हूँ। मेरी स्वतन्त्रतामे तिल भरकी भी कमी नहीं होती । अवतार धारण करनेके साथ 
जो मैं कर्मोके अधीन दिखाई पडता हूँ, वह भी ध्रान्तिके कारण ही । जहाँ यह श्रान्ति 
टूर हुई, तहाँ मैं फिर स्व-स्वरूपमे निराकार और निगुण रहता हूँ । एक वस्तुये जो 
दो वस्तुये दिखलाई पडती है, उसका कारण दर्पण होता है। यद्यपि दर्षणमे प्रतिविम्ब 
दिखाई पडता है, पर फिर भी यदि विचारपुवंक देखा जाय तो क्‍या वह प्रतिविम्ब 
रूपी दूसरी वस्तु सच्ची और वास्तविक ठहरती है ? इस प्रकार हे अजु न, मैं स्वयं 
तो अमूत्त हूँ ही, परन्तु जिस समय मैं मायाका आश्वय छेता हैं, उस समय कुछ समय 
कुछ कर्मोके लिए साकार होकर आचरण करता हूँ । 


ना 


चौथा अध्याय ७३ 


ते हि ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते। 
तत्स्वयं योगसंसिदः कालेनात्मनि विन्दति ॥३८॥ 
“यदि अच्छी तरह विचार किया जाय तो यह कहना बत्रिककुछ अप्रम्बद्ध है कि 
इस परम ज्ञानसे मवका मल नष्ट नही हो सकता । फिर ज्ञानसे वढ़कर ससारमे और 
कोई पवित्र वस्तु भी तो नही है। जिस प्रकार ससारमे चैतन्य के सिव्रा और कोई 


ऐसी वस्तु नही है जिम्की चैतन्यके साथ उपमा दी जा सके, उसी प्रकार यह जान 
भी ऐसा उत्तम है कि इसके जोड़का उत्तम और कोई पदार्थ नही है। यदि इस 


भहातेज स्त्री सू्येविम्बकी कसौटी,पर उप्तका प्रतिविम्ब खरा उतर सकता हो, अथवा 
आदि इम आकाशको गठरीमे बाँधा जा सकता हो, अथवा यदि प्रथ्वीकी बरावरीका 
भार हांथमें उठाया जा सकता हो, तभी, भाई अर्जुन, ससारसे इस ज्ञानकी उपमा भी 
मिल सकती है, और नही तो नहीं। इसी लिए यदि सब दृष्टियोसे देखा जाय और 
बार-वार विचार किपा जाय तो यही निश्चित होता है कि ज्ञानकी पवित्नता ज्ञानमे 
ही है और वह किसी दूसरी जगह नही मिल सकती । जिप्त प्रकार यदि यह बतलाना 
हो कि अभ्ृृतका स्वाद कैसा होता है, तो यही कहना पडता है कि वह अमृतके ही 
समान होता है, उसी प्रकार ज्ञानके लिए भी केवल ज्ञानकी ही उपमा हो सकती है । 
परन्तु अब इस विपयमे और अधिक कहना व्यर्थ समय नष्ट करना ही है ।” श्रीक्षष्ण 
के ऐसा कहने पर अर्जुनने कहा--“हे देव, आप जो कहते है, वह ठीक है ।” इसके 
बाद अर्जुनने अपने मनमे सोचा कि अत् श्रीकृष्णसे यह पुछना चाहिये कि इस ज्ञानकों 
पहचानना कैप्ते चाहिए, और उसके लक्षण क्‍या है। परन्तु श्रोकृष्णने उसी समय 
अजुनके मनका यह भात्र जान लिया और कहा--भाई अर्जुन, मै इस जानके 
साधनका उपाय तुम्हे बतलाता हूँ । सुनो । 
श्रद्धावॉल्लमते. ज्ञानं तत्पर: संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिसचिरेणाधिगच्छति ॥३९॥ 
“जो पुरुष आत्म-सुखका स्वाद चख चुकनेके कारण समस्त विषयोको तुच्छ 
समझता है, जो इन्द्रियोका छलालून नही करता, जिसे मन किसी प्रकारका कष्ट नहीं 
देता, जो मायामे नही भूलता और जो श्रद्धा-बुद्धिकी सगतिसे सुखी हो जाता है, 


इसमे कुछ सन्देह नहीं है कि अख्ड और निर्दोष शान्ति से भरा हुआ यह ज्ञान आपसे 
आप उसे ढूँडता हुआ उसके पास पहुँचता है। जहाँ वह ज्ञान अन्त करणमे अच्छी 
तरह प्र।वष्ट हो जाता है और शान्ति उत्पन्न हो जाती है, वहाँ आत्मबोधका आपमे 
आप प्रचण्ड विस्तार होने लगता है । इतना हो जाने पर वह मनुष्य जिस तरफ 


आँख उठाकर देखता है, उसी तरफ उसे केवल शान्ति ही दिखाई देती है, और 
उसकी अपने और पराय्रेवाठी भावता बविलूकुल नष्ट हो जाती है। इस प्रकार 
इस ज्ञान-बीजका निरन्तर अपरम्पार विस्तार होता रहता है। अब इसका वर्णत मैं 
कहाँ तक करूँ | इतना की कहना यथेष्ट है । 
अज्षश्बाअद्धधानश्व संशयात्मा विनश्यति । 
नायं लोको5स्ति न परोन सुख संशयात्मनः ॥४०॥। 


द््ड हिन्दो ज्ञानेबचरी 


यदा यदा हि धर्मस्थ ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधरमस्थ तदात्सानं सुजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 

“कारण यह है कि आरम्भसे ही यह क्रम चला आता है कि प्रत्येक युगमे धर्मं- 
मार्ग की रक्षा मै ही करता हूँ। इसलिये जब जब यह देखनेमे आता है कि अधर्मने 
धर्मको दवा लिया, तब मैं अपना जन्म-रहितत्व एक ओर रख देता हूँ और अपने 
मनमे अमूर्तत्वका भी विचार नही रहता। 

परित्राणाय साथूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मंसंस्थापनार्थायथ. संभवासि युगे युगे॥ ८॥ 

“उस समय मैं धर्म निष्ठाका पक्ष छेकर साकार रूपसे अवतार धारण करता हूं 
और तव ज्ञानके अन्धकारको निगल जाता हूं । मै अधमंकी सत्ताका नाश करता हूं, 
दोपोका नाम मिटा देता हू' और साधु पुरुषोके हाथोसे सुखकी पताका खड़ी करता 
हूँ । असुरोके कुलोका नाश करता हूँ, साधुओकी प्रतिष्ठा बढाता हूँ और धर्म तथा 
नीतिको एकत्र करके उनपर पृण्याक्षत छिडकता हूं--उन्तका विवाह सम्बन्ध कराके 
उन्हे आजीर्वाद देता हू । मै अविचारोकी कालिख साफ करके विवेकका दीपक उज्ज- 
बल करता हूँ जिससे योगियोके लिये वह समय दीवालीके समान हो जाता है। उस 
समय सारा विश्व आत्म-सुखसे पूरी तरह भर जाता है, संसारमे धर्मके सिवा और 
वुछ भी दिखाई नही पडता और भक्त मडली सात्विक भक्तिसे ओत-श्रोत भरकर फूल 
जांती है। हे अजुन जिस समय मै साकार होकर अवतार धारण करता हूँ, उस 
समय पापोंके पर्वत नष्ट हो जाते है और पुण्य का प्रभात हो जाता है। इस प्रकारके 
कार्योके लिए मैं प्रत्येक युगमे अवतार धारण करता हू! । और जिसे यह रहस्य मालूम 
हो जाय, उसीको इस ससारमे सच्चा विवेकशोल समझना चाहिए। 

जन्स कर्म चसे दिव्यसेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। 
त्यवत्वा देहूं पुनर्जन्म नेति मामेति सो$जुंन ॥॥ ९॥॥ 

“मैं जन्म-रहित होने पर भी जन्म धारण करता हूं, और अक्रिय होने पर भी 
कर्मोफ़ा आचरण करता हू'। जो पुरुष विकारोके वशमे न होकर इसका वास्तविक 
रहस्य जानता हो, उसीको परम मुक्त समझना चाहिए। ऐसा पुरुष ससारमे रहकर 
भी वर्म-सगसे भ्रष्ट नही होता और देहधारी होने पर भी देह-भावसे नही वँधता, और 


जब समय आने पर वह पचत्वको प्राप्त होता है, तव वह मेरे आत्म-स्वरूपमे मिल 
जाता है। 


चीतरागभयक्रोधा सन्‍्मया सासुपाश्चिताः। 
बहुवो ज्ञाचतपसा पुता सदभावमागताः॥ १०१ 
._ सामान्यत जो छोग गत और आगतका शोक नही करते, जो निष्काम होते है 
कौर जो क्रोधके रास्ते भी नही जाते, जो मेरे स्वरूपसे भरे रहते है, जो केवल मेरी 
सेवाके न्विये जीवित रहते है और निरविकार होकर आत्म-ज्ञानका आनन्द भोगते है 
जो महातपस्वी और जती है अथवा जो लोग सब प्रकारके आत्म-ज्ञानकों अपने 
आापम एकन कर छेते है, वे सहजमे ही मेरे स्वरूपके समान हो जाते हैं, वे और मैं 


ए४ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


“हे अर्जुन, जिस प्राणीके मनमें यह ज्ञान श्राप्त करवेकी छाछूसा न हो, उसका 
जीनेकी अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है । जिस प्रकार उजड़ा हुआ घर या प्राणहीन 
गरीर होता है, उसी प्रकार ज्ञान-हीव जीवन भी केवल भ्रमपूर्ण ही होता है । अथवा 
यदि किसी मनुप्यकी ऐसी स्थिति हो कि उसे यह ज्ञान तो न प्राप्त हुआ हो, परन्तु 
फिर भी जिसके मनमे इस ज्ञानक्रे प्रति कुछ जादर या प्रेम हो, तो यह समझ छेना 
चाहिए कि उसके लिए यह ज्ञान प्राप्त कर लेना सम्भव है। जिसे ज्ञान व हो, उसका 
कोई मूल्य नही है। यदि किसीमे यह ज्ञान भी न हो और साथ ही उसके मनमे ज्ञानके 
प्रति आदर था प्रेम भी न हो, तो उसके सम्बन्धमे यह समझ लेना चाहिये कि वह 
संगयकी अग्निमे भस्म हो गया । जब किसी मनुष्यके मनमे आपसे आप ऐसी अरुचि 
उत्पन्न हो जाती है कि उसे स्वयं अमृत भी अच्छा नही लगता, तव स्पष्ट रूपसे यही 
समझ लेना चाहिये कि उसकी मृत्यु सिर पर आ पहुँची है । इसी श्रकार जो मनुष्य 
विपय-सुखोमे फंसा रहना है और जिसमे ज्ञानकी रुचि नही होती । उसके सम्बन्धर्में 
निश्चित रूपसे यही समझ लेना चाहिए कि स्वयं संगयने उसे खूब अच्छी तरह घेर 
या दवा रखा है। और जो संशयमें पडता है, उसका सत्यानाश ही होता है वह 
ऐहिक और पारलौकिक दोनो ही सुखोसे वंचित रहता है । जिस मनुष्यको भीषण 
ज्वर चढा रहता है, उसे गरमी और सरदीके भेदका पता नही रूगता । ऐसा मनुष्य 
जिस प्रकार आग और चन्द्रमाक्ती चाँदचनी दोनोको समान ही समझता है, उसी प्रकार 
संगय में पडे हुए मनुष्यको अच्छे और बुरे, असम्बद्ध और योग्य, हिंत और अहितका 
भेद ज्ञात नही होता । जिस प्रकार जन्मान्धक्नो रात और दिनका भान नही होता, 
उसी प्रकार सशयमे डूबे हुए मनुष्यको भी किसी बातका पता नहीं चछता । इसलिए 
इस ससारमें संशय के समान और कोई घोर पातक नही है । प्राणियों को पकंडकर 
उनका सत्यानाथ करनेके लिए यह एक जाल ही है। इसलिए तुम यह संशय छोड़ 
दो, जो ज्ञानके अभावमे उत्पन्न होता है । सबसे पहले तुम्हे केवछ इस संशय पर ही 

क्जिय प्राप्त करनी चाहिए। जिस समय अज्ञानका घोर अन्धकार-फैलता है, उस 
समय इस संजयका वर वहुत बढ जाता है और श्रद्धाके मार्गका पूर्ण रूप से अन्त 
हो जाता है । फिर यह इतना बढ़ता है कि हृदयमे समा ही नही सकता, वह बुद्धिको 
ग्रस्त देता है और तब शीघ्र ही उस मनुष्यके लिए तीनों भुवन सशयमय हो जाते है ! 
योगसंन्यस्तकर्माणं झानसंछिच्नसंदायम्‌ । 
आत्मवन्तं न कर्साणि निवध्नन्ति धनंजय शा 
तस्मादज्ञानसंभूत॑. ह॒त्स्यं ज्ञानासिनात्मनः । 
छित्वेन॑ संदाय॑ योगमात्तिप्ठोत्तिप भारताथ्शा 
“देखो, यद्मपि उस्त संगय दी व्यापकता इतनी अधिक है, पर फिर भी एक 
डेपायन इसका दमन हो सकता है । यदि हमारे हाथमे ज्ञानकी रपलूपाती हुईं तरू- 
सार क। तो उस तेज धारवान्दी तकछबारसे इसका जड़-मूल्से नाथ हो जाता है और 


चौथा अध्याय अं । 


हैं, वे सहजमे ही मेरे स्वरूप के समान हो जाते है; वे और मै सब एक ही हो जाते हूँ 
और हम लोगोमें कोई परदा नही रह जाता । देखो, यदि पीतल का सारा कलुष समूल 
नष्ट हो जाय, तो फिर सोना प्राप्त करनेकी कामनामे कौन सा विज्ेष अर्थ रह जाता है ? 
इसी प्रकार जो लोग यम-नियमोके द्वारा तपाये जाने पेर तपो-रूपी ज्ञानसे चोखे या खरे 
हो जाते है, वे यदि मेरा स्वरूप प्राप्त कर ले तो इसमे किसीकी शंका ही क्यो हो ? 
ये यथा मां प्रप्चन्ते तांस्तथेब भजास्यहस्‌। 
मस दर्त्मनिवतंन्ते सनुष्या: पार्थ सर्व: ॥११॥ 
“साधारणत' जो लोग मेरी जैसी सेवा करते ,है, उनके साथ मैं भी वैसा ही 
आचरण या व्यवहार करता हूँ । तुम यह बात अपने ध्यानमे रखो कि मनुष्य कोटियें 
स्वभावत मेरे ही प्रति भक्ति रहती है। फरन्तु अज्ञानने मनुष्योको दवा रखा है और 
इसीलिए उनकी बुद्धि उलटी हो गई है और इसी कारणसे उन लोगोको अनेकताका भास 
होता है । इसी लिए उन लोगोको अभिन्न वस्तुओमे भी भेद दिखाई देता है और दे 
नामहीन आत्म-तत्वका भी नाम रखते है और उन्हे देवता तथा देवी मानकर उनकी 
आराधना करते है। जो आत्म-स्वरूप सभी स्थानोमे और सभी समयोमे एक सा 
रहता है उसीमे इन लछोगोको अपने मनकी गर्डब्ंडीके कारण उच्च और नीचके 
विभागोकी कल्पना करनी पडती है । 
काडक्षन्‍्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवता: । 
क्षित्र॑ हि मानुषे लोके सिद्धिभवति कर्मंजा॥१शा। 
“वे छोग अपने मनसे अनेक प्रकारकी कामनाएँ रखकर उचित विधियों और 


विधानोके अनुसार अपनी पसन्दके अनेक देवताओ ओर देवियोकी आराधना करते हैं ! 
. फिर जो बस्तुएँ वे छोग माँगते है, वे सब उन्हे प्राप्त होती है। पर यह वात तुम निश्चय- 
पूर्वक समझ रखो कि ये सब किये हुए कमोके ही फल होते है | वास्तवमे यह बात 
निस्सन्देह है कि कर्मके सिवा यहाँ न तो कोई और देनेवाला है और न कोई लेनेवाला 
है | इस मनुष्य छोकमे केवल कर्म ही फरूदायक होते है। जिस प्रकार बेतमे वही 
उगता है, जो बोया जाता है, अथवा दर्पणमे जो देखता है उसीका प्रतिबिम्ब उससे 
दिखाई देता है अथवा जैसे पहाडके नीचे खडे होकर जो कुछ कहा जाय, उसीकी प्रति- 
_ ध्वनि सुनाई पडती है, उसी प्रकार, हे अजु न, यद्यपि इन समस्त देवियो और देवता- 
ओके भजनका मैं ही मूल आधार हूँ, तो भी उपासककी इच्छा के अनुसार उसे 
भजनका फल प्राप्त होता है। 


चातुर्वेण्यं॑ सथा सृुष्ट_ गुणकर्सविभागशः । 
तस्थ कर्तारसपि भां विद्धचकर्तारमव्ययम्‌ ॥१श॥ 
“मनुष्य-छोकमे जो ये चारो वर्ण दिखाई पडते हैं, वे भी मैंने ही इसी प्रकार 
तटस्थ रहकर गरुणो और कर्मकि विभागोके अनुसार उत्पन्न किये है। कारण यह है कि 
कर्मोके आचरणका विचार मायाके ही आश्रयसे और गुणके ही मिश्रणसे हुआ है;।-है 
वीर अर्जुन, ये सब मनुष्य मूलतः एक ही वर्णके है । परन्तु गुण और कमंकी नीतिके 
५ 


चोथो अध्याय ७५ 


मनमे नांमको भी इसका कोई अंश नहीं रह जाता। इसलिए हे भाई पार्थे, तुम 
चंटपट उठो और अपने मनमे रहनेवाले संशयका नाश कर डालो ।” इस प्रकार 
सर्वश्रेष्ठ और ज्ञान-दीपक श्रीकृष्णने ये सब बाते क्ृपापूर्वक अर्जुनसे कही | हे राजा 
धृतराष्ट्र, आप भी ये सब बाते अपने ध्यानमे रखें। श्रीकृष्णने पहले जो बाते कही 
थी ओर जो अब वाते कही थी, उन सबका विचार करके अर्जुन अब जो प्रश्न करेगे, 
उसका प्रसंग भक्तिका भाडार और रसाविर्भावकी प्रौढतासे पूर्ण है। अब आगे वही 
प्रसग बतछाया जायगा। जिस जान्‍न्त रसके माधुय पर वाकी आठों रस निछावर 
करके फेक देनेके योग्य होते है और जिस शान्त रसमे सज्जनोकी बुद्धिको विश्राम- 
स्थल या आश्रय प्राप्त होता है, वह ज्ञान्त रस इस कथा में अपने अपूर्व परिपाकको 
प्राप्त होगा । यह कथा आप छोग समुद्रसे भी अधिक गम्भीर और अथ॑पूर्ण भाषामे 
सुने । जैसे सूयंका विम्ब बहुत छोटा दिखाई पडता है, पर उसका प्रकाश इतना 
होता है कि तीनो लोको मे भी नही समाता, उसी प्रकार आपको इस कथाके 
शब्दोकी व्यापकता का भी अनुभव होगा । अथवा जिस प्रकार कल्प-वृक्ष माँगनेवालेकी 
इच्छाके अनुसार फल देता है, उसी प्रकार इस वाणीकी व्यापकंता भी श्रोताओकी 
इच्छाके अनुसार कम या अधिक होगी । इसलिए आप सव छोग सावधान होकर 
सुनें । परन्तु अब अधिक कहनेकी आवश्यकता नही है । आप सब छोग सर्वज्ञ ही है, 
इसलिए और अधिक क्‍या कहा जाय ! मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग अच्छी 
तरह ध्यान देकर सुने । जिस प्रकार किसी स्त्रीमे छावण्य, गुण और कुलीनताक साथ 
ही साथ पातिब्रत भी रहता है, उसी प्रकार इन पक्तियोमे साहित्यका ललित ग्रुण 
और शान्त रस दोनो ही स्पष्ट रूपसे दिखाई देते है। एक तो चीनी यो ही छोगोको 
अज्छी रूगती है । तिस पर यदि वह ओऔपधके रूपमे दी जाय तो फिर वह वार 
बार आनन्दपूर्वक क्यो न खाई जाय ? मलूय वायु यो ही मन्द और सुगन्धित होती 
है। तिस पर यदि उसे अमृतका माधुये भी प्राप्त हो जाय और सयोगसे उसमे 
सु-स्वर नाद भी उत्पन्‍न्त हो जाय, तब वह अपने स्पर्शसे समस्त अंगोका ताप शान्त 
करती है, मध्षुर रुचिसे जीभको आनन्दसे नचाती है और कानोको तृप्त करके उनसे 
“धन्य | धन्य !” का उद्यार निकलवाती है। इस प्रकार यह कथा सुननेसे 
कानोक वब्रतका पारण हो जाता है और विना किसी अपकारके संसारके सब दु ख 
समूल नष्ट हो जाते है । यदि मच्त्रसे ही शत्रु मर जाता हो, तो फिर हाथमे कटार 
लेनेकी क्या आवश्यकता है ? यदि दूध और चीनीसे ही रोग नष्ट होता हो, तो फिर 
कडवी नीमका रस क्यो पीया जाय ? इसी प्रकार बिना मनको मारे हुए और बिना 
इन्द्रियोको कष्ट दिये केवल यह कथा सुननेसे ही आपसे आप मोक्ष प्राप्त होता है, 
इसलिए श्री निवृत्तिनाथका शिष्य ज्ञानदेव कहता है कि आप छोग उतनी ही शान्तिसे 
गीताका यह अर्थ अच्छी तरहसे सुने । 


3 हिन्दी ज्ञानेश्दरी 


अनुसार चारो वर्गोमे विभक्त हो गये है, इसलिए, है अर्जुन, मै कहता हूँ कि इस 
जातुर्वण्यंकी संस्थाका मैं विछकुछ कर्त्ता नहीं हूँ । 
न सां कर्माणि लिम्पन्ति न से कमफले स्पृहा। 


4७ 


इति मां योज्भिजानाति कर्म से बध्यते ॥१४) 

“जिसको समझमे यह तत्त्व अच्छी तरहसे आ जाता है कि ये सव मुझसे ही उत्पन्न 
हुए है, पर फिर भी मैने इन्हे नही वनाया है, उनके सम्बन्ध में यह समझ लेना 
चाहिए कि वे इस संसारसे छूटकर मुक्त स्थिति में पहुँच गये है । 

एवं ज्ञात्वा छत॑ं कर्म पूुर्वरपि चुघुक्षुभिः। 
कुद कर्मेंव तस्मात््व पूर्व: पुंतरं छुतस्‌ 0१५॥ 

“हे अर्जुन, अव तक जो मुमुक्ष जन हो गए हैं, उन सब छोगोने मेरा यह मूल 
स्वरूप पहचानकर ही सव कर्मोका आचरण किया है। परन्तु जिस प्रकार आग पर भूने 
हुए बीजमेसे अकुर नहीं निकरूता, उसी प्रकार उनके वे निष्काम कर्म उनके लिए 
मोक्षदायक हुए है । है अर्जुन, इन विपयोके सम्बन्धमें ध्यानमे रखने योग्य एक और 
वात है । वह यह कि कर्म और अकंमका विचार वुद्धिमान पुरुषोको भी केवल अपनी 
उसन्दके अनुसार कौर मनमाते तौर पर करनेकी आवश्यकता नही होती । 

कि कर्म किसकर्सेति कवयोष्प्यच सोहिता:। 
तत्ते कर्स प्रवक्ष्यासि यज्सात्वा सोक्ष्यसेड्शुमात्‌ 0१६७ 

“बरुद्धिमान्‌ छोग भी इस वात का विचार करते करते चकरा गये है कि कर्म क्या 
है और अकर्मके छक्षण क्या हैं। जिस प्रकार नकछी सिक्‍के देखनेमे ठीक सच्चे सिक्‍्को- 
के समान होते है और आँखोंको धोलेमें डाल देते है, उसी प्रकार ऐसे महा सामर्थ्य- 
शाझी छोगोके कर्म भी, जो यदि अपने मनमे चाहें तो एक दूसरी ही सृष्टि तकका 
निर्माण कर सकते है, निष्कामताकी मिथ्या कल्पनाके फेरमे पडकर अन्तमे' सकाम ही 
सिद्ध हुए हैं । फिर यहाँ मूर्खोका पूछने ही क्या है ! इस प्रइन पर विचार करते समय 
बई -वर्ड दरदर्शी छोग भी धघोखेमे आ गये हैं । इसीलिए मैं यह्‌ विषय बहुत ही स्पष्ट 
करके तुम्हे वतछाता हूँ । सुनो । | 

कर्मणो हापि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकसंणः। 

अकर्मणश्थच बोद्धव्य॑ गहना करसंणो. गतिः॥१छ॥ 
“जिससे सहजमे ही इस विद्वकी सृष्टि होती है, उसीको “कर्म” कहना चाहिए । 
पहले बह सहज कर्म ही बहुत ही साफ तरहसे समझ लेना चाहिए । फिर अच्छी तरह 
यह समझ छेना चाहिए कि भाज्रोमे बतलाए हुए वे कौन से “विहित कर्म” है जो 
हमारे वर्ण और आश्रम के लिए उपयुक्त कहे गये है और उनका उपयोग क्‍या है! 
फिर जिन कर्मोका निषेघ किया गया है, वे सब कर्म भी अच्छी तरह जान लेने 
भाहिए। इसका फू यह होगा कि हम चक्कर या भ्रममें नही पड़ेंगे । वास्तवमे बह 


पाँचवाँ अध्याय 
न च 
43420 संन्यास कर्मणां कृष्ण पुलर्योगं च शंससि। 
यच्छेष एतयोरेक॑ तनन्‍्मे बूहि सुनिश्चितम्‌ ॥१॥ 

फिर अर्जुनने श्रीकृष्णसे कहा--“हे देव, आप ये किस श्रकारकी बातें कर रहे 
हैं ? यदि आप कोई एक बात निश्चयपूर्वक बतलाते तो मैं अपने मनमें उस पर विचार 
कर सकता । अभी आपने यही बात अनेक प्रकारसे बतराई है कि सब कर्मोका 
संन्यास या परित्याग करना चाहिए, और तब आप ही बडे आनन्दसे कर्मेयोगका खूब 
समर्थन करते और महत्व वतछाते है। यह क्‍या बात है ? आप जो इस प्रकार दो- 
रुखी बाते कहते है, उनके कारण मुझ अहल्पज्ञकी बुद्धिमि असलू बात उतनी अच्छी 
तरहसे नही आती, जितनी अच्छी तरहसे आनी चाहिए । है देव, यदि आपको किसी 
एक ही तत्व-सिद्धान्तका उपदेश करना हो तो उसके सम्बन्धमे आपका भाषण 
भी निश्चित और ऐसा होना चाहिए जिसमे और किसी विपयकी बाते न हो । आपकी 
बाते दुविधामे डालनेवाली नही होनी चाहिएँ । और यह कोई ऐसी बात नही है जो 
मैं आपक्रो समझाकर बतलाऊँ। इसी लिए आप सरीखे सदगुरुसे मैने आरम्भमे ही 
प्रार्थना की थी कि आप मुझे परमार्थका ऐसा उपदेश न करे जो गूढ हो । परन्‍्तु देव, 
अब आप उन सब पिछली बातोको जाने दीजिए, और स्पष्ट रूपसे इस बातका 
विवेचन कीजिए कि “कर्म-संन्यास” और “कर्म-योग” इन दोनोमेसे कौन सा मार्गे 
श्रेष्ठ है जो अन्त तक ठीक ठहर सके, जो निश्चित रूपसे फलदायक हो और जिसका 
आचरण भी स्पष्ट और सहज हो ? वह साधन पालकीकी तरह ऐसा सुखद और 
सहज होना चाहिए जिसमे नीद भी खराब न हो और यात्रा भी बहुत सी हो जाय ।” 
अर्जुनक्री ये वातें सुनकर श्रीकृष्ण वडा मजा आया और उन्होने बहुत ही 
सन्तोष-पूर्वक कहा---हे अर्जुन, सुनो । जो साधन मैं तुम्हे बतलाता हूँ, वह वैसा ही 
सहज और सुखद है, जैसा तुम चाहते हो |” हे श्रोतागण, श्रीकृष्णका यह कथन 
बिलकुल यथार्थ है। क्योकि जिस भाग्यशाली वारूककी माता प्रत्यक्ष कामधेनु ही 
हो, वह यदि अपने खेलनेके लिए चन्द्रमा माँगे तो वह भी उसे मिल जाता है। 
देखिये, जब उपमन्यु पर श्री शकर भगवान प्रसन्न हुए थे और उपमन्युने दूध-भात 
खानेकी इच्छा प्रकट की थी, तब उसकी वह इच्छा पूरी करनेके लिए श्रीशंकरने 
उसे प्रत्यक्ष क्षीरसागर ही दे दिया था या नही ? इसी प्रकार जो श्रीकृष्ण उदारताके 
गुणके स्वयं जत्म-स्थान ही है, वे यदि वीरश्रेष्ठ अर्जुन पर प्रसन्न हो गये हो, तब फिर 
अर्जुनको सब प्रकारके सुखोका आश्रय क्यो न प्राप्त हो ? इसमे आश्चर्य करनेकी कौन- 
सी वात है ? यदि श्रीलक्ष्मीपति कृष्णके समान धनी मिल जाय तो अपनी इच्छाके 
अनुसार सब वस्तुएँ उससे अवश्य ही माँग लेनी चाहिएँ। इसी लिए 
अर्जुनने जिम ज्ञानकी याचना की थी, वह ज्ञान श्रीकृष्णने उसे बहुत आनन्दपुर्वक 


चौथा अध्याय है ६७ 


संसार कर्मसे व्याप्त है, और कमकी यह व्यामति बहुत ही प्रचंड है । परन्तु इस प्रसंग के 
लिए जितना निवेदन करना आवश्यक है, उतना मैं उसके लक्षणोका विवेचन करता हूँ। 
कर्मण्यकर्स यः पह्येदकर्मण च॑ कर्म यः। 
स॒ बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्तकसंकृतु ॥१८॥ 

“जो पुरुष कर्मोका आचरण करता हुआ भी यह तत्व अपने ध्यानमे रखता है कि 
मै निष्कर्मा हूँ, जो कर्म-संग होने पर भी अपने मनमे फलकी आशा नहीं रखता और 
जो केवल कत्तंव्य बुद्धको छोडकर और किसी कारणसे कर्म नही करता, उसके 
सम्बन्धमे समझ लेना चाहिए। उसमें यह निष्कर्मताका भाव अच्छी तरह प्रविष्ट हो 
चुका है | इसलिए जो पुरुष अपने समस्त कर्म यथास्थित रीतिसे करता रहे, उसी को 
उक्त लक्षणोसे युक्त ज्ञानी समझना चाहिए। जिस प्रकार पानीके पास खडा हुआ 
मनुष्य पानीमे अपना प्रतिबिम्ब देखता है और यह समझता है कि मै इस पानीमेका 
शअ्रतिविम्भ नही हूँ, बल्कि इससे अलग ही हूँ, अथवा जिस प्रकार नाव पर बैठकर 
नदीमे विहार करनेवाला मनुष्य नदी के किनारेके वृक्षों आदिको वेगपूवंक एकके बाद 
एक करके जाता हुआ देखता है, पर जब अच्छी तरह विचार करता है, तव कहता है 
कि ये सव वुक्ष अचल है, उसी प्रकार जो यह समझता है कि मेरा कर्मोका आचरण 
आत्म-स्वरूप की दृष्टिसि विलकुछ मिथ्या है और जो अपना मूल स्वरूप पहचान लेता 
है, वही सच्चा निष्कर्मा है। जिस प्रकार उदय और अस्तकी बाधाओके रहते हुए भी 
सूर्य अचल रूप से भ्रमण करता रहता है, उसी प्रकार ऐसा पुरुष सब कर्म करता 
हुआ भी अपनी निष्कर्मता अचंचल रखता है। वह देखनेमे तो मनुष्य के समान ही 
जान पड़ता है, परन्तु जिस प्रकार सूर्य का प्रतिविम्ब पानीमे पडनेपर भी वास्तविक 
सूर्य-विम्ब उस पानीसे नही भोगता, उसी प्रकार ऐसे निष्कर्मा पुरुषको भी मनुष्यत्व 
कभी स्पर्श नही कर सकता । ऐसे निष्कर्मा पुरुष विश्वको देखता है, सब कुछ करता 
है और सब प्रकारके भोग भोगता है, परन्तु फिर भी वह इन सब क्रियाओसे तटस्थ 
और अलिप्त ही रहता है। वह रहता तो एक ही जगह है, पर फिर भी सारे विश्वमे 
सचार करता है; वल्कि यह कहना चाहिए कि वह स्वयं ही विश्व-रूप हो जाता है। 

यस्थ सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः । 
ज्ञानारिनिदस्धकर्माणं. तसाहुः पण्डितं बुधाः ॥१०॥ 

“जिस पुरुषको कर्माचरणके सम्बन्धमे कोई चिन्ता या दु ख नही होता, पर साथ 
ही जिसमे कम-फलके सम्बन्धमे कोई आसक्ति भी नहीं होती और जिसके मनमे इस 
अकारके संकल्प-विकल्प नही होते कि--मैं यह कर्म करूँगा, मैं यह हाथमें लिया 
हुआ कर्म पूरा करूँगा ।/ओर जो ज्ञान-रूपी अग्निमे अपने समस्त कर्मोकी आहुति दे 
चुका होता है, उस मनुध्यको तुम प्रत्यक्ष परत्रह्म ही समझो । 

ह त्यक््वा कर्मफलासड्भ नित्यतृप्तो निराश्षयः। 
कऋरम॑ण्यभिप्रवृत्तोत्पष नेव. किचित्करोति सः॥ाश्गा 


पाँचवाँ अध्याय छ७- 


डिया । अब यह हम वतछाते है कि श्रीकृष्णने उससे क्या कहा । आप लोग सुनिए । 


श्रीभगवानुवाच--- 
संन्यास: कर्मयोगश्च निश्लेः्यसकरावुभौ । 
तयोस्तु कर्ससंन्यासात्कमंथोगो विशिष्यते ॥ 
श्री भगवानने कहा--“भाई अजु न, यदि कमें-संयास और कर्म-योगका विचार 
किया जाय तो सिद्ध होता है कि ये दोनो ही मोक्ष प्राप्त करनेके मार्ग है। तो भी 
ज्ञानी और अज्ञानी सब प्रकारके जीवोके लिए वास्तवमे यह कर्म-योग ही स्पष्ट और 
सुगम मार्ग है। जिस प्रकार किसी नदी या जलागय आदिको पार करनेके छिए नाव 
स्त्रियो और बारूकों तकक्रे लिए उपयोगी होती है. उसी प्रकार यदि तारतम्यका 
विचार किया जाय तो यह कर्म-योग ही सब लोगोके लिए समान रूपसे सुरूभ है । 
यदि इस कर्म योगका ठीक तरहसे आचरण किया जाय तो कर्म-संन्यासका फल भी 
आपसे आप मिल जाता है। मै पहले तुम्हे संन्यासियोके लक्षण बतलाता हू जिससे 
यह विषय बहुत अच्छी तरह तुम्हारी समझमे भा जाय । उसीसे कर्म-सन्यास और 
कर्म-योगका अभेद या एकता बहुत सहजमें तुम्हारी समझमे आ जायगी | 
ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्ेष्टि न काडक्षति । 
निहन्दो हि सहाबाहो सुख बन्धात्प्रमुच्यते ॥ ३॥ 

“जो हाथसे निकल 'जानेवाली वस्तुका स्मरण करके दुखी नहीं होता, अथवा 
जो न प्राप्त होनेवाली वस्तुके लिए लालायित नहीं होता, जिसका अन्तरग या मन' 
मेरु पवंतके समान निश्चल रहता है, जिसके हृदयसे “मैं” “मेरा” आदि की भाव- 
नाएं नामको भी नही रहती, हे पार्थ उसी पुस्षको नित्य-संन्यासी समझना चाहिए । 
जो मनुप्य इस अवस्थामे पहुँच जाता है, उसके लिए कर्म-सग कभी बाधक नही होता 
और वह सदा अखंड सुखसे सुखी रहता है। ऐपे नित्य-सन्यासीको घर-बार और स्त्री- 
पुत्र आदिके बखेडोका परित्याग नही करता, क्योकि वह पुरुष संग-हीन रह कर यह 
बात अच्छी तरह जानता रहता है कि इन सब वखेडोके साथ मेरा कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं है । देखो, जब आग वुझ जाती है, तब केवल राख ही वाकी रह जाती हैं । 
फिर वह राख बत्ती बनाते समय रूईके साथ चुटकीमे पकडी जा सकती है। इसी 
प्रकार संसारकी उपाधियोमे रहते हुए भी जिसकी बुद्धिको संकल्प-विकल्पकी आँच 
नही छगती, वह-कभी कर्मके वन्धनोमे नहीं पडता । इसीलिए जब सकलप बन्द हो 
जाते हैं, तभी सनन्‍्यासकी प्राप्ति या साधन होता है। इसीलिए कमे-संन्यास और कम- 
योग दोनो साथ ही साथ चलने वाले हैं । 

सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः। 
एकसप्यास्थितः सम्यग्रुभयोविन्दते फलम्‌ ॥ ४ ॥ 

“है अजु न, जिन मूढ पुरुषोकी समझमें यह तत्व नही आता, वे ज्ञान-योग और 
कर्म-योगकी व्यवस्था भला कैसे समझ सकते है? वे अपने स्वाभाविक अज्ञानके कारण 
इन दोनोको एक दूसरेसे भिन्‍त समझते हैं। परन्तु यदि वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय 
तो क्‍या कभी भिन्‍न-भिन्‍न दीपकोके प्रकाशमें कोई भेद दिखाई पडता है ? जो लोग 
स्वानु भवसे आत्मरूपका तत्व अच्छी तरह समझ लेते हैं, वे संन्यास और योगमे भेद 
नही मानत्ते । + 


६८ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


निराशीयंतचित्तात्मा त्यक्तसबंपरियग्रहः । 

शारीरं॑ केवल कर्म कुवंन्नाप्नोति किल्बिषम्‌ धरशा 

यद्च्छालाभसंतुप्टो.. इन्द्रतीतो.. विमत्सरः । 

समः सिद्धव्सिद्धों च छृत्वापि न निबध्यते ॥२०। 

“जिसका देह-भाव छूट जाता है, जो कर्मोके फलके सम्बन्धमे निरिच्छ रहता है, 

और फलोंकी इच्छा नही रखता और सदा आनन्दित रहता है, जो सन्तोपके मध्य 
गृहमे भोजन करने मे वैठता है और आत्म-बोधका चाहे कितना ही अधिक भोजन 
सामने क्यो न परोसा जाय, फिर भी जो कभी यह नही कहता कि “बस, अब यथेष्ट 
हो चुका ।” वह आत्मानन्दका माधुय॑ दिन पर दिन बढती रहनेवाली रुचिके साथ 
सेवन करता है, वह आजाकों छोड देता है और उसे अहंकार के साथ निछावर करके 
फेक देता है। इसी छिए जिस समय उसे जो कुछ मिल जाता है, उसी पर वह 
सनन्‍्तोप करता है और इस प्रकारकी बात भी उसके पास नही आने पाती कि--“यह 
मेरा है और वह पराया है|” वह जो कुछ देखता, सुनता, चलता गण बोलता है.. 
वह सब और इसी प्रकारकी जो दूसरी भिन्न-भिन्न क्रियाएँ करता है, वे सब आपसे 
आप ही होती रहती है। अधिक क्या कहा जाय, यह सारा विव्ब ही उसके लिए 
आत्म-स्वरूप होता है । भरा ऐसे पुरुषके लिए कौन-सा कर्म कव वाधक हो सकता 
है? जिस हैत भाव या दुजायगी के योग से मत्सर उत्पन्न होता है, वह हैत भाव 
जिस मनुप्यमे रह ही नही जाता, उसके सम्बन्धमे यह कहनेकी आवश्यकता ही नहीं 
रह जाती कि वह निम्मेत्सर है, क्योकि उसके विपयमे यह वात स्वयं सिद्ध ही होती 
है । इसी लिए ऐसा पुरुष सब प्रकारसे मुक्त ही रहता है, और इस वातमें कुछ भी 
सन्देह नही कि सत्र प्रकारके कर्म करने पर भी अकर्मा ही रहता है । वह देखने में तो. 
गुणयुक्त जान पडता है, परन्तु वास्तव में निगुंण ही रहता है । 


गतसद्भस्य सुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः 
यज्ञायाचरतः कर्म समग्र. प्रविदीयते ॥२श। 

“वह चाहे देहधारी ही हो, पर फिर भी केवरू चैतन्य-रूप ही रहता है। वह 
परब्रह्मकी कसौटी पर खरा और चोखा ही उत्तरता है। ऐसा पुरुष यदि सहज लींलासे 
यज्ञ-याग आदि कर्म करे भी, तो भी वे सव उसके आत्म-स्वरूपमे ही लीन हो जाते 
हैं । जिस प्रकार असमयमे आनेवाले मेघ आकाशमे चारो ओर फैल जाने पर भी 
वृष्टि नही करते, वल्कि आपसे आप ही आकाशमें छीन हो जाते है, उसी प्रकार ऐसे 
पुययके किये हुए यज्ञ-याग आदि कर्म भी उसके ऐक्यभावमे एक,रूप हो जाते हैं । 

ब्रह्मापंण ब्रह्म हविद्न्याग्नो ब्रह्मणा हुतम्‌। 
बरह्मेतव तेव गन्तव्यं ब्रह्मममंसमाधिना ए२४। 
“इसका कारण यही है कि उसकी वुद्धिमे इस प्रकारका कोई भेद-भाव होता ही 


हु हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थान तद्योगैरषि गम्यते । 
एक सांख्यं च योगं च यः पदयति स पघति ॥ ५७ 
“परन्तु जो बात छोग साख्य-साधन या जञान-मार्गसे प्राप्त करना चाहते है, वही 
बात योग-साधनसे भी प्राप्त हो जाती है, और इसी लिए वे दोनो एक-रूप 
ही होते हैं। जिस प्रकार आकाश और अवकाग ( खाली स्थान ) के भेदका निरा- 
करण नही हो सकता, उसी प्रकार योग और सनन्‍्यासकी एकताके सम्बन्धमि भी समझना 
चाहिए । जो संन्यास और योगका अभेद या एकता समझता हो, उसीके सम्बन्धमें यह 
समझना चाहिए कि उसे सच्चा प्रकाश प्राप्त हुआ है और उसोको आत्म-स्वरूपके 
दर्शन हुए है । 
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुसयोगतः। 
योगयुक्तों झुनिव्नह्म न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६७ 
“हे अजु न, जो व्यक्ति कर्म-ग्रोगके पैदलवाले रास्तेसे मोक्ष रूपी पव॑त पर चढ़ता 
है, वह शीघ्र ही आत्मानन्दके गिखर पर पहुँच जाता है। परन्तु जिन्हे योग-साधनकी 
प्राप्ति नही होती, वे व्यर्थंके बखेडोमे फंसे रहते है और उन्हे कभी सच्चे सन्यासकी 
आप्ति नही होती । 
योगयुक्‍तों विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेद्धियः । 
 सर्वभूतात्मभतात्मा कुर्वेन्नपि न लिप्यते ॥ ७७ 
“जो लोग अपने मनको हटाकर माया और मोहसे बिलकुल अरूग कर लेते है. 
और गुरुके उपदेशसे अपने मनका सारा मरू धो डालते है और उसे आत्म-स्वरूपमे 
भलीभाँति स्थापित कर देते है, और जिस प्रकार नमक जब तक समुद्रमें नही पडता, 
तब तक तो वह समुद्रसे भिन्‍्त और आकारके विचारसे उसके सामने बहुत ही तुच्छ 
जान पडता है, पर जब वही नमक समुद्रमे मिलकर उसके साथ एक-जीव हो जाता 
है, तव वह भी समुद्रमे समान ही विस्तृत और अनन्त हो जाता है, उसी प्रकार 
जिसका मन-संकल्पोसे बाहुर निकलकर चैतन्यमें मिल जाता है, और उसके साथ सम- 
रस हो जाता है, वह पुरुष यद्यपि देखनेमे देश-कारूकी मर्यादामे विचारसे अन्यान्य 
लोगोकी तरह एक देशमें स्थित जान पडता है, तो भी वह अपने आत्म-स्वरूपसे तीनो 
शुवनोको व्याप्त कर लेता है। अर्थात्‌ ऐसे पुरुषके सम्बन्धमे “कर्त्ता', “कर्म” और 
इसी प्रकारकी दूसरी वातोका सहजमे अन्त हो जाता है और तब वह चाहे सब 


प्रकारके कर्मोका आचरण भी क्यो न करता रहे, तो भी वह सदा अकर्त्ा ही रहता 


है । क्योकि हे अजु न, जब ऐसे पुरुषको अपने देह-भावका भी स्मरण नही रह जाता 
तब उसमे कतृ त्व भला किस प्रकार रूग सकता है ? 


नेव किचित्करोसीति युक्‍तो मसन्येत तत्त्ववितु। 
पद्यजउण्वन्स्पृशसिन्रन्नइ्नन्गच्छन्स्वपञ्दवसन्‌ ७ ८ 0 


पलपन्विसुजन्गृह्न्नुन्मिषत्निसिषन्नपि । 
इच्धियाणीन्दियार्थेषु चर्तेन्‍्त इति धारयन्‌ ॥ ९॥ 


चौथा अध्याय ६९, 


नही कि यह हवन है, यह होता है, यह यज्ञ का भोक्ता है, आदि। यष्टा, यज्ञ, 
याजन, आहुरति, मन्त्र आदि सबको वह अविनाशी आत्म-स्वरूप ही समझता है । इस- 
लिए भाई अर्जुन, जिसकी समझ में यह बात अच्छी तरह आ जाती है कि “कर्म” का 
अथ ही “ब्रह्म” है, उसके लिए कम करना भी निष्कर्मं होनेक्रे समान ही होता है । 
इसीलिए जो लोग अविवेक रूपी वाल्यावस्थाकों पार करके विरक्तिके साथ विवाह 
सम्बन्ध स्थापित कर लेते है और तब योगका अग्निहोत्र आरम्भ कर देते है, जो लोग 
रात-दिन यही योग-यज्ञ करते रहते हैं और गुरुके उपदेशोकी मन्त्राग्निसि मनके साथ 
अज्ञानकी आहुति देते रहते है, उन्हीको यह योग-यज्ञ करना चाहिये। और हे अर्जुन, 
जो यज्ञ करने से आत्म-सुख का लाभ होता है, इन्द्र आदि देवताओको प्रप्नन्न करनेके 
लिए किये जानेवाले उस यज्ञको “दैव यज्ञ” कहते है। भव मैं तुम्हे यज्रफे कुछ और 
प्रकार भी बतलाता हूँ । सुनो । जो ब्रह्माग्लिसे अग्निहोत्र करते है, वे उस यज्ञसे ही 
अर्थात्‌ ब्रह्म यज्से ही यज्ञ-विधि करते है । ॥॒ 

देवमेवापरे यज्ञ योगिनः पर्यपासते । 

ब्रह्माग्नावपरे.. यज्ञ यज्ञेनेवोपजुछ्ति ॥२५॥ 

“कुछ लोग आत्म-सयमका अर्थात्‌ मनोनिग्नहका अग्निहोत्र करते है । वे काया, 
वाचा और मनके नियमनको ही मन्त्र समझते है और इन्द्रिय-रूपी द्वव्यकी आहुति 
देते हैं । कुछ ऐसे छोग भी हैं जिनके मनमे वैराग्य उत्पन्न होता है । ऐसे छोग मनमें 
नियमन को ही अग्निका निवास-स्थान बनाकर उसमे इन्द्रियाग्नि जल।ते है। जब 
वैराग्यकी ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है, तव उसमे विकार रूपी रूकडियाँ जलने 
रूगती है और अन्त करण पंचक रूपी पाँचो कुण्डोको आशा रूपी धूआँ छोडकर 
वाहर निकल जाता है, जिससे वे कुण्ड स्वच्छ और तेजस्वी हो जाते हैं। तब ऐसे 
लोग “भअह ब्रह्मास्मि” के महावाक्यवाले मन्त्रका उच्चारण करते हुए अन्त करणके 
कुण्डमे इन्द्रियाग्निके मुखभे विषयोकी विपुल आहुति देते है। 

श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यत्ये संपसार्निषु जुछृति । 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुद्धति ॥२६॥ 
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्समाणि चापरे। 
आत्मसंयमयोगाग्नो जुह्ति ज्ञानदीपिते ॥२ण। 

हे अर्जुन, कुछ लोग इसी प्रकार सयमका अग्निहोत्र करके निर्दोष हो गये है । 
कुछ ऐसे लोग भी होते है जो हृदयरूपी अरणी अर्थात्‌ काष्ठ खण्डको रगडड़कर अग्नि 
उत्पन्न क रनेके लिए विवेक को मथानी बनाते है। इस मथानीको मनके समाध्रानसे 
अच्छी तरह बाँध या जकडकर और बडे घेयसे दवाकर और गुरु-वाक्योको शक्तिसे 
'खूब जोरोसे चलाते हैं। इस प्रकार निरन्तर अच्छी तरह घर्षण करते रहनेपर गीघ्र 
ही उत्तका फल भी मिल जाता है, क्योकि ज्ञानकी अग्नि प्रकट हो जाती है | परन्तु 

इस ज्ञानाग्निके पूरी तरह प्रज्वलित होनेसे पहले जो थोडा-सा घूआँ निकरूता है, वही 


पाँचवाँ अध्याय ७९ 


“इस प्रकार कर्म-योगी यदि देहका परित्याग न भी करें. तो भी उनमे निगुंण 
और निराकार परब्रह्मके लक्षण दिखाई पडते है । यदि सामान्य दृष्टिसे देख जाय तो 
वह भी दूसरे साधारण मनुष्यो की भाँति शरीर धारण करके सव प्रकारके कर्म 
करता हुआ दिखाई पडता है। कर्म-योगी भी दूसरे लोगोकी ही भाँति आँखोसे देखता 
है और कांनोसे सुनता है, परन्तु उसके सम्बन्ध मे विछक्षण वात यही होती है कि 
वह इन सब कर्म फेस नहीं जाता । उसे स्पर्शका भी जान होता है और वास या 
गन्धका भी भान होता है। वह प्रसगके अनुसार उपयुक्त भापण भी कर सकता है। 
वह अन्नका भी व्यवहार करता है, निषिद्ध वस्तुओ का परित्याग भी करता है और 
जब सोने का समय आता है, तब वह सुख से सोता भी है। वह अपनी इच्छाके 
अनुसार चलता-फिरता भी है। इस प्रक्रार वहु सब तरह के कर्मोका सचमुच आचरण 
करता रहता है। हे अर्जुन, अब मैं और अधिक क्या कहूँ ! वह श्वासोच्छवास और 
परकोको उठाने और झपकानेकी सब क्रियाएँ भी करता है, परन्त कर्मयोगियोको 

प्राप्त होने वाले स्वानुभवके बलसे वह फिर “अकर्त्ता” ही वना रहता है। क्योकि 
जव तक वह माया की सेज पर सोया हुआ था, तव तक तो वह स्वप्नके झूठे सुखके 
फेरमे पडा हुआ था, परन्तु अब ज्ञान-सू्ेका उदय हो जानेके कारण वह जागकर 
होश मे आ जाता है । 
ब्रह्मपण्पाधाय कर्माणि सड्भं त्यकत्वा करोति यः। 
लिप्यते न सपापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥१०। 

“जब इस प्रकारकी स्थिति प्राप्त हो जाती है, तब देहके संगसे इन्द्रियाँ अपने 
अपने विपयोभे विचरण करती रहती है। जिस प्रकार दीपकके प्रकाश में घरके सब 
काम धन्धे होते रहने है, उसी प्रकार कर्मयोगियोके सब शारीरिक व्यापार होते रहते 
है । कर्म-योगी सभी कर्मो का आचरण करता है, परन्तु जिस प्रकार पानीमे रहने पर 
भी कमलके पत्ते उस पानीसे नही भीगते, उस्री प्रकार कर्म करते रहने पर भी कमं- 
योगियोके साथ कर्मका ससर्ग या लेप नही होता है । 

कायेन सनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कर्म कुबेन्ति सद्भ॑ त्यकत्वात्मशुद्धये ॥११॥ 

“जिन कर्मोके सम्वन्धमे बुद्धिकी कोई वात ही न निकछ सकती हो ओर मनका 
अंकुर भी न/निकल सकता हो, उन कर्मोको शरीर-कर्म कहना चाहिए। यही वात में 
तुम्हे सुगम शब्दोमे वतलाता हूँ, सुनो । जिस प्रकार छोटा वारूक विना किसी हेतु 
या उद्देश्यके यो ही चलता फिरता है, उसी प्रकार योगी छोग मनमे किसी प्रकारकी 
वासना न रखते हुए केवल शरीरसे ही कर्मोका आचरण करते है। किर जव पंच- 


भहाभूतोसे बना हुआ यह जड शरीर योग-निद्राके वण मे हो जाता है, तव मन उसी 
प्रकार अकेला अपने सब व्यवहार करता रहता है, जिस प्रकार वह स्वप्नकी अवस्थामे 
करता है। हे भर्जुन, इसमें एक विलक्षण वात यह है कि यह वासना ऐसे ढंग से 
अपना जार फैछाती है कि वह शरीरको बिल्कुल पता भी नही छूगने देती और उसे 
सुख-दु'ख के भोग मे फंप्ता देती है। जिन _व्यापारोकी इन्द्रियोको गध भी नहीं 
मिलती, उन व्यापारोको मानस व्यापार कहते हैं। योगी छोग इन मानस कर्मोका 


कु 


बे हिन्दी ज्ञानेदवरी 


ऋड्धि-सिद्धियोका मोह है। यह धूआँ जब जल्‍दी ही निकल जाता है, तब पहले 
जञानाग्निकी बहुत ही छोटी सी चिनगारी उत्पन्न होती है। यम-दम आदिसे सुखाये 
जानेके कारण पहलेसे ही जो मन हलका हुआ करता है, वही भन इस चिनगारीके 
लिए ईधनका काम देता है। जब इससे अच्छी ज्वाला उत्पन्न होती है, तब भिन्न-भिन्न 
वासनाएँ समिधाके रूपमे ममता रूपी घृतके साथ जलूकर राख हो जाती है। उस : 
समय दीक्षित पुरुष “सोहहमस्मि”' के मन्‍्त्रका उच्चारण करते हुए जलूती हुई ज्ञानाग्नि 
में इ न्द्रियोके कर्मोकी आहुति देते है। तब प्राण-कर्म रूपी सुवा नामक दर्भ पात्रसे 
उस अग्निमे अन्तिम आहुति दी जाती है और तब अन्‍्तमें ब्रह्म-तादात्म्यकी एक-रूप 
अवस्थामे इस यज्ञ-समाप्तिका स्तान होता है। इसके उपरान्त वे यज्ञ करनेवाले इस 
संयम-यज्ञका अवशिष्ट हविर्भाग, जो आत्मज्ञानका आनन्द है, पुरोडाशके रूपमे ग्रहण 
करते हैं । कुछ छोग इस प्रकारका यज्र-विधात करके त्रैलोक्यसे मुक्त हो गये है । अब 
तक मैंने जो यज्ञ-विधान बतलाये है, वे चाहे देखनेमे भले ही अलग-अल्ग जान पडे, 
परन्तु उन सबका साध्य एक ही है, और वह साध्य ब्रह्मके साथ सम-रसता प्राप्त 
करना ही है। 

द्र्ययज्ञास्पोयज्ञा.. योगयज्ञास्तथापरे । 

स्वाध्यायन्नानयज्ञाश्व यतयः संशितत्रताः ॥२८॥ 


कुछ लोग द्रव्य-यज्ञ, कुछ लोग तपोयश्ञ और कुछ छोय योग-यज्ञ क़रते है । कुछ 
लोग शब्दोमे शब्दोका ही होम करते है। इसे “वाग्यज्ञ” कहते है। जिसमे ज्ञानसे 
ब्रह्म रूपी ज्ञेयकी प्राप्ति होती है, उसे ज्ञान-यज्ञ कहते है | परन्तु है अर्जुन, इन सब 


यज्ञोका विधान करना बहुत ही कष्ट-कर है। परन्तु जो लोग इन्द्रियो पर अपनो 
सत्ता स्थापित कर लेते हैं, वे अपने शारीरिक बलूसे इन यज्ञोका साधन कर सकते 
हैं । ऐसे लोग वहुत कुशल भौर योगकी शक्तिसे सम्पन्न होनेके कारण ही अपनी 
जीवात्माका परमात्मा मे हवन कर सकते हैं | 

अपाने जुछ्ननि प्राणं प्राणेष्पानं॑ तथापरे। 


प्राणापानगती रुदध्वा. प्राणायासपरायणा ॥२०॥ 
कुछ ला 


ग॒ हृढ निश्चय और अभ्यासकी सहायतासे योगका साधन करके अपान 
वायु रूपी अग्निमे प्राण वायु रूपी द्रब्यकी आहुति देते है। कुछ लोग प्राणोमें 


अपानका हवन करते है और कुछ छोग प्राण तथा अपान इन दोनोका ही निरोध 
कर लेते है । ऐसे थ्रोगियोको प्राणायामी कहते है ।”” 


अपरे नियताहाराः प्राणन्याणेबु जुह्नति। , 
सर्वेष्प्पेते यज्ञविदो यज्क्षपितकल्मषा: ॥३ग। 
कुछ लोग वज्ञ्योग नामक योग-प्रणालीसे विपय रूपी समस्त आहारोका नियंत्रण 
न हे धर्यंसे प्राणोमे प्राणोका ही हवन करते हैं। इस प्रकारके यज्ञका साधन करके 
मन का सारा महू निकालकर दूर फेंक देनेवाले ये सब यजञकर्ता मोक्षकी ही इच्छा करते 
ह। जो लोग माया और मोहको जलाकर वेवलू सहज आत्म-स्वस्प ही बच रहते है, 


अलफलणन«ब्क, 


के बे धंयंसे प्राण 
च 


८० हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


आचरण तो करते है, परन्तु उनके मनमें अहं-भाव्का स्पर्श भी नही होता, धरूल्एि 
वे कर्म उनके लिए वन्धक नही होते । जिस समय कोई मनुष्य पिशाचके चित्तके 
समान भ्रमिष्ठ होता है, उस समय उसकी इच्द्रियोकी क्रियाये पायरूपनकी-सी जान 
पडती है । उसे आस-पासकी सब वस्तुओ और मनुप्योके रूप और आकार तो दिखाई 
देते है, यदि उसे पुकारा जाय तो वह सुनता भी है और वह स्वय अपने मुख से वोछ 
भी सकता है, परन्तु देखने से यह नही जान पडता कि वह कुछ समझता भी है । 
परन्तु अब व्यर्थकी और वातोकी आवशच्यकता नहीं। जो कर्म सव प्रकारके कारणोके 
अभावमें और आपसे आप होते है, उन्हे इन्द्रिय-कर्म कहते हैं। और जो काम समझ्न- 
वूझकर किये जाते है, वे वास्तवमें वुद्धिके कर्म है।” श्रीकृष्ण ने अर्जुन से ये सब वारते. 
कह कर आगे यह भी कहा कि--“'वे छोग वुद्धिपूर्वक मत लगाकर सब कर्मों का 
आचरण तो करते हैं, परन्तु निष्कर्म वृत्तिके कारण वे मुक्त ही रहते है । क्योकि 
वुद्धिसे लेकर शरीर तकके सम्बन्धमे उनमें अहं-भावका कोई विचार या स्मृति ही नही 
होती और इसी लिए वे सब प्रकारके कर्म करते रहने पर भी शुद्ध ही रहते है । हे 
अर्जुन, करत त्वकी अहं-भावनाके विना ही सब प्रकारके कर्म करता ““निष्क्म काम 
हलाता है और सद्युरु से प्राप्त होनेवाला यह रहस्य-ज्ञान उसे प्राप्त रहता है । जब 
ऐसी स्तित प्राप्त हो जाती है, तव शान्तिकी नदीमें ऐसी बाढ़ आती है कि वह अपने 
पात्रमे पूरी तरहसे भर जानेके कारण ऊपर चारो ओर फैलने रूगतो है, हे अर्जुन, 
मैंने अभी तुम्हे वह ठत्त्त वतछाया है, वाचाकी सहायता से जिसका वर्णन जल्दी हो 
ही नही सकता । हे श्रोतागण, जिनकी इन्द्रियोके उपद्रव पूर्णप से नष्ट हो जाते है, 
वही इस ज्ञानके सच्चे अधिकारी होते है । परन्तु व्याख्यान का यह विस्तार सुनकर 
श्रोता छोग कहते हैं--यह इधर-उधर को बाते बहुत हो चुकी । यदि कथाका सूत्र 
इस प्रकार छोड दिया जायगा तो इलोकोकी संगति ही न रह जायगी । जिस तत्त्वका 
आकलन करनेमे मतनको भी बहुत कठिनता होती है और जिसका पता छगाने में 
वुद्धिको भी सफलता नही होती, वही तत्त्व इस समय सौभाग्यसे तुम्हे शब्दोके द्वारा 
बतलाया गया है। जो तत्त्व-ज्ञान शब्दोसे परे है, वही जव तुम्हे वाणी के द्वारा वर्णन 
करके बतला दिया गया, तब फिर और बाकी ही क्या रह ग्रया ? अत: अब इन सब 
वातोका अन्त करके मूल कथा आगे चलनी चाहिए ।” कथा सुननेके सम्बन्धमे श्रोताओं 
की यह हज सी लाल्‍हूसा देखकर श्रीनिवृत्तिनाथका दास मैं ज्ञानदेव कहता हूँ कि हे 
» अब सावधान होकर श्रीकृष्ण और अर्जुनका संवाद सुनो । इसके उपरात 
श्रीकृष्णने कहा---“अव मैं ऐसी योगी पुरुषोके सम्पूर्ण छक्षण स्पष्ट रूपसे बतराता हूँ 
जो सिद्धि प्राप्त कर चुके है । सुनो । 
युकतः कर्मफरल त्यक्त्वा द्ान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 
अयुक्‍्त: कासकारेण फले सक्‍तो निबध्यते 0१श॥ 
“जो इस आत्म-योगका 2 कर लेता है और नि शंक होकर कर्मोके फछोकी 
जाशा छोड देता है, उसे इस संसार में शान्ति स्वयं ही आग्रे-वढकर जयमार पहनाती 


है! और हे अर्जुन, जो छोग योग-हीन होते हैं, वे छोग कर्मो की > 
की गाँठसे फल-भोगके खूंटेके साथ कसकर बाँध दिये जाते हैं । ५3७३७ 


चौथा अध्याय , एप 


उनसे फिर अग्नि और यष्टाकी भावना ही बाकी नही रह जाती । फिर ऐसी अवस्थामें 
: यज्ञ करनेवाला हेतु पुरा हो जाता है, यज्ञ-विधान समाप्त हो जाता है और कमोके 
सब झगडे भी मिट जाते है। उस समय विचार और हेतुके प्रवेश करने की जग्रह 
ही बाकी नही रह जाती और द्वैत भावनाका दोष स्पर्श भी नही कर सकता । 
यज्नवशिष्टायुतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनन्‌ । 
नाथ लोकोपस्त्ययज्ञस्थ॒ कुतोषन्य कुससत्तम ॥३ शा 

“इस प्रकार यज्ञ-विधानके अन्तमे जो अविनश्वर, अनादि और निर्दोष ज्ञान प्राप्त 
होता है, उसीको ब्रह्मनिष्ट छोग “अहं ब्रह्मास्मि” मन्त्र का जप करते हुए सेवन करते 
है । इस प्रकार जो लोग इस यज्ञ-शैपके अमृतसे तृप्त होकर अमरत्व प्राप्त करते है, दे 
सहज ही ब्रह्म-स्वरूप हो जाते है। परन्तु जिन छोगोसे इस आत्म-सयम रूपी अग्निकी 
सेवा नही हो सकती और जो लोग जन्म धारण करके भी योग-यज्षका सम्पादन नहीँ 
करते, उन्हे कभी वैराग्य प्राप्त नही होता । जो छोग लौकिक क्रियाओको भरी भाँति 
सम्पादित न कर सकते हो, उनके सम्बन्धमे पारछौकिक अवस्थाकी तो कोई वात हीं 
नही हो सकती । 

एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो सुखे। 
कर्मंजान्विद्धि तान्सवनिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥३श॥ 

“मैने तुम्हे यज्ञ के जो अनेक प्रकार बतलाये है उनका बेदो मे बहुत ही विस्तार- 
पूर्वक निरूपण किया गया है। परन्तु हमे उस विस्तारसे क्या मतरूब है। वस यही 
बात ध्यानमे रखनी चाहिए कि जो कर्म इस प्रकार किए जाते हैं, वही वास्तव में 
यदशस्वी होते है और ऐसे कम स्व्रभावत बन्धक नही होते । 

श्रेयान््रव्यमयाद्यज्ञाज्जनयज्ञः परंतप । 

सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३१॥ 
तहिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 
उपदेक्ष्यन्ति. ते. ज्ञानिनस्तत्त्वदशिनः ॥३४॥ 

“हे अर्जुन, वेदोमें जो वाह्म क्रिया-प्रधान स्थूछ यज्ञ बतलाये गये हैं, उनका अपूर्द 
फल स्वगं-सुख ही है । उन यज्ञोमे केवल जड द्रव्योका हवन होता है, इसलिए जिस 
प्रकार सूर्यके -सामने सव तारोका तेज फीका पड जाता है, उसी प्रकार इस ज्ञान 
यज्ञके सामने ये सव जड़-यज्ञ फीके पड़ जाते है और तुच्छ ठहरते है। जो ज्ञान 
स्फूरततिकी आखोमे दिव्य अंजनके समान होता है, जिसके मिलने पर योगी-जन यह 
समझते है कि परम सुखका गुप्त भंडार मिल्ल गया और इसी लिए जिसे योगी-जन कभी 
अपनेसे दूर नही होने देते, जो ज्ञान प्रचलित कर्मोका अन्तिम फल, निष्कर्मताकी खाव 
और छटपटानेवाले साधकोका पूर्ण समाधान है, जिस ज्ञान के प्राप्त होने पर कर्मोक्लि 
प्रति होनेवाला अनुराग दुर्बंछ हो जाता है, तर्क अन्धा होकर बैठ जाता है, इन्द्रियोको 


पाँचवाँ अभ्याय ८१ 


सवकर्माणि सनसा संन्यस्थास्ते सुखं बद्यो। | 
नवद्वारे पुरे देही नेव कुर्वेन्न कारयन्‌ ॥ १३ ॥ 

“जिस प्रकार और लोग फलकी आज्यञासे कर्मोका आचरण करते है, उसी प्रकार 
योगी छोग भी कर्मोका आचरण करते है; पर वे लोग यह समझकर उन कर्मोकी 
ओरसे उदासीन रहते है कि ये सब कर्म हमारे किए हुए नही है। फिर ऐसा पुरुष 
जिस ओर देखता है, उस ओर सुख ही सुखकी वर्षा होने लगती है। वह जहाँ रहता 
है, वही आत्म-बोधका भी निवास होने रूगता है। वह इस नौ छिद्रोवाले गरीरमे 
रहकर भी देह-भात्रसे हीन रहता है, और वह फलकी आशा छोड चुका होता है, 
इसलिए कर्मोका आचरण करने पर भी वह अकर्ता ही वना रहता है । 

न कर्तृत्व॑ न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। 
न कर्मफलसंयोग॑ स्वभावस्तु . प्रव्तते ॥ १४ ॥ 

“यदि जगत॒के आदि बीज परमेग्वरका विचार किया जाय तो वह अकर्त्ता ही 
सिद्ध होता है | परन्तु उसीने मायाकी उपाधिसे तीनो भुवनोकी सृष्टि की है। यदि हम 
उसे कर्त्ता कहे तो उससे कर्मका सम्पर्क ही नही होता, क्योकि उसके तटस्थ वृत्ति- 
वाले हाथ-पैरोमे कभी मरू लूगता ही नही । त तो कभी उसकी योग-निद्रा ही भग 
होती है और न उसके अकत्तृ त्वमे ही कभी अन्तर पडता है, तो भी वही पंचमहा- 
भूतोसे इस आकारयुक्त व्यूहकी रचना करता है । वह है तो ससारका जीवन ही, तो 
भी वह कभी किसीके कहनेमे नहीं रहता । यह ससार बनता और नष्ट होता रहता 
है, परन्तु इसकी उसे कभी खबर भी नही होती । 

नादत्ते कस्यचित्पापं न चेब सुकृतं विभुः। 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं, तेन सुह्यन्ति जन्तवः॥ १५ ॥ 

* ““चाहे-समस्त पाप-पुण्य उसे चारो ओरसे घेरे ही क्यो न रहे, परन्तु फिर भी 
वह कभी उनकी ओर आँख उठाकर देखता भी नहीं। वह इन पाप-पुण्योको तटस्थ 
वृत्तिसे देखनेवाल्ा साक्षी तो होता ही नही, फिर और बातोकी तो जिक्र ही क्‍या है? 
वह देहकी संगतिसे देही बनकर अवत्तार-लीला तो करता है, परन्तु उस अचिन्त्य प्रभु- 
की मूर्तता या निगु णता कभी नष्ट नही होती । जो छोग यह कहते है कि वह विश्वका 
निर्माण करता है, उसकी देख-रेख या पालन करता है, और अन्तमे उसका संहार भी 
करता है, भाई अजु न, यह उनका केवल अज्ञान ही समझना चाहिए। 

ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्सनः। 
तेषासादित्यवज्ज्ञानं. प्रकाशयति तत्परम्‌॥ १६ ॥ 

“जिस समय यह अज्ञान पूर्ण रूपसे नष्ट हो जायगा, उस समय भ्रान्तिकी कालिमा 
भी न रह जायगी और तब मनुष्योको यह अनुभव होने रूग्रेगा कि---“मैं ईइवर हूँ 
और भअकर्त्ता हू ।” यदि यह बात मनमे बैठ जाय कि केवल ईइ्वर ही अकर्त्ता है, तो 
इस प्रकारके ज्ञानका प्रकाश पडता है, तब इस त्रिभुवनमे कोई भेद-भाव रह ही नहीं 


५ 


5२ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


विपय सेवनकी वात भूल जाती है, जिससे मनका मनत्व ही नष्ट हो जाता है, वाणीकी 
वाग्मिताका अन्त हो जाता है और ज्ञेयका पता रूग जाता है, जो ज्ञान वैराग्यकी 
कामना पूरी कर देता है, विवेकका समाधान करता है और जो अनायास ही आत्म- 


तत्व के साथ भेंट करा देता है, यदि तुम वह अत्युत्तम ज्ञान प्राप्त करना चाहो वो 
तुम्हे सच्चे मतसे इन सन्त सज्जनों की सेवा करनी चाहिए । क्योकि ज्ञानके मन्दिर- 


की यही साधु-सेवा ठेहलीज है | इसलिए है अर्जुन, तुम बहुत उत्सुकतासे इस ओर 
प्रवृत्त होकर इसे प्राप्त करो । इसके लिए तन, मन और प्राणसे सन्‍्तोके चरणोमें 
रऊूगाना चाहिए और अभिमान छोडकर सब प्रकारसे उनकी सेवा करती चाहिए । 
ऐसा करने १र जिस ज्ञानकी हमे इच्छा है, उसके सम्बन्धमें प्रश्न करने पर ये सन्त 
लोग उस ज्ञानका भी हमें उपदेश देगे; और वह ज्ञान ऐसा है कि जिसका उपदेश 
यदि अन्त करणकों हो जाय तो वह सकल्पहीन हो जाता है 


यज्ज्ञात्वा ने पुतर्नोहमित॑ यास्थसि पाण्डव। 
येत भूतान्यशेषेण. ब्रक्ष्यस्थात्मस्थथोी सयि॥रेपा। 


“जिस अवस्थाके प्रकागसे चित्त निर्भय होकर परब्रह्मकी बराबरीका हो जाता 
हैं, यह अवस्था जब प्राप्त हो जाय, तब है भाई अर्जुन, तुम स्वयं अपने आपके सहित 
झूत-मात्रको मेरे स्व-स्वहूपमे ही अख़ड रूपमे देख सकोगे | हे पार्थं, जिस समय 
सद्युद्की कृपा होगी, उस समय इस ज्ञान-प्रकाणका प्रभात होगा और जअज्ञानका 
अन्धकार दूर हो जायगा । 

अपि चेदसि पापेकम्यः सर्वेभ्यः पायपकछृत्त सः। 
सर्वे ज्ञानप्लवेनेव वृजित॑ संतरिष्यत्ति ॥३६॥ 

“तुम चाहे पापोके सागर, अज्ञानके आगर और विकारोके पर्वत ही क्‍यों न हो, 
तो भी इस परम ज्ञानकी गक्तिके साथ तुलना करने पर ये सब दोष तुच्छ ठहरते है । 
इस जञानमे ऐसे ही विलक्षण और उत्तम शक्ति है। जिस ज्ञानके प्रकाशके सामने उस 
जमूर्त परम तत्वकी विश्वाभास-लपी छाया भी वाकी नही रह जाती, उस ज्ञानको 
तुम्हारे मनका मल दूर करनेमे भछा कितना परिश्रम करना पड़ेगा ? इस विषयमे तो 
कोई शका करना ही निरा पागरूपन है। इस ज्ञानके समान महत्‌ और व्यापक इस 
संसारम और कोई पदार्थ नही है । 

यथ्थेयांसि समिद्धो४ग्निर्भस्ससात्कृरुतेडजुन । 
ज्ञानारिनः: सर्वकर्माण भसस्मसात्कुस्ते तथा ॥३७। 

“अल्य कारकी जिस आँधीके सामते त्रिभुवन भी जलकर आकाशमे घुएँको 

तरह उड़ जाता है, उसके सामने भला साधारण बादल कहाँ तक ठहर सकते हैं ? 


सपवा जो प्ररयाग्ति बायुके बछमे स्वयं पानीकों भी जला डालती है, वह कया कभी 
पाता और कड़कियोके सामने दव सकती है ? 


८२ हिन्दी ज्ञानेदवरी 


जाता । ऐसी अवस्थामे मनुष्य स्वानुभवसे सारे जगतको मुक्त स्थितिमें--आत्मस्वरूप- 
भे--ही देखता है । क्योकि तुम्ही बताओ कि क्‍या कभी ऐसा भी हुआ है कि पूव 
दिश्ामें सूयंका उदय होनेपर केवल उसी दिशामे प्रकाग हो, और दूसरी दिनाओका 
अन्धकार ज्यों का त्यो वना रहें ? 
तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायण: 
गच्छन्त्यपुनरावुत्ति. ज्ञाननिधु तकल्मणा:॥ १७ )। 

“्बुद्धिके स्थिर हो जाने पर आत्मज्ञान होता है, मनमे यह वात अच्छी तरह 
जाती है कि हम ब्रह्म-रूप हैं और मन बिना कुछ भी चच्चरू हुए ब्रह्म-तत्वमे रहता है 
और दिन-रात तन्मयता बनी रहती है । इस प्रकारका सर्वव्यापी ज्ञान जिसके हृदयमें 
ओत-प्रोत भर जाता है, उसीको सम-दृष्टि कहना चाहिए। अब इससे वडकर मैं और 
क्या बतराऊ ! यदि यह कहा जाय कि वह ॒ स्वयं अपने ही समान सारे विश्वको 
आत्मस्वरूप समझता है, तो इसमें आइचरय्य ही क्या है? परन्तु जिस प्रकार दैवमें 
कन्नी केवल विनोदके लिए भी दीनता नहीं दिखाई पड़ सकती, अथवा विवेकमे जिस 
प्रकार कभी पभ्रान्तिका नाम भी नही दिखाई पडता, अथवा जिस प्रकार सूर्यमें कभी 
स्वप्नमे भी अन्धकारका कोई चिह्न दिखाई नही पड़ सकता, अथवा अमृतके कानोमें 
कभी मृत्युका नाम भी नहीं सुनाई 5 अथवा चन्द्रमाको कभी उष्णताका स्मरण 
भी नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुषोर्मे भूत सात्रके विपयमें कभी कोई भेद-भाव 
भी देखनेमे नहीं आता । 

विद्याविनयसंपत्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि।, 
शुनि चैव ध्वपाके चपण्डिता:ः समद्शितः॥ १८) 

“फिर इस प्रकारके भेद-भाव कहाँ रह जाते हैं कि यह मच्छड़ है, यह हाथी है, 
यह चांडाल है- यह ब्राह्मण है, वह पराया है, यह मेरा है आदि ? अथवा इस प्रकार- 
की समस्त कल्पनाओका अन्त हो जाता है कि यह गो है, यह कुत्ता है, यह श्रप्ठ 
है, यह नीच है, क्योंकि जो जाग रहा हो, उसे स्वप्न कहाँसे दिखाई पड़ेगा ? ये सव 
भेद दिखाई तो पड़ते हैं, परन्तु कव ? जब बहं-भाव वाकी वचा रहता है, तव । जब 
वह अहंँ-भाव विलकुछ नष्ट हो जाता है, तव विषमताका कही पता भी नही रह जाता । 

इहैव तैंजितः सर्गो येषां सास्ये स्थितं सचः। 
निर्दोष हि सम कह्म तस्मादुन्नह्मणि ते स्थिता।॥ १९॥) 
इसलिए तुम यह समझ छो कि समदर्शिताका रहस्य ही यह है कि मनुष्य यह 


दा 


॥ 


|! 


समझ छे कि सव स्थानों और सव जीवोम निरन्तर सम भावसे रहनेवालछा जो एक- 
भवा द्वित्तीय ब्रह्म है, वह मैं ही हें । जो विपयोकी संग्रति विना छोड़ें हुए और 


शा! 


इन्द्रियोका बिना नियन्त्रण किये निप्काम होकर नि.संग स्थितिका भोग करता है, जो 
साधारण छोगोकी ही तरह सव प्रकारके व्यवहार करता है, परन्तु छौकिक वस्तुओ- 

का अज्ञानजन्य मोह छोड़ देता है, जो उसी प्रकार संसारको विना दिखाई पद घरीर- 
रहता है, जिस प्रकार किसीको पछड़नेवाछा भूत किसीको दिखाई नहीं पडता 
, जिस प्रकार वायुकी सहायतासे जलमे उठनेवाछी तरंगोको छोग जलसे अलूग समझते 


| 


| न! 


पाँचवाँ अध्याय ८4३ 


और उनका अलग नाम “तरग” रखते है, परन्तु फिर भी जो केवल ब्रह्म ही रहता 


है और जिसका मन सवंत्र सम भावसे विचरण करता है ओर इस प्रकार जो समदृष्टि 
हो जाता है, उस पुरुषका एक विशेष लक्षण भी होता है। हे अजु न, मैं वह लक्षण 
तुम्हे सक्षेपमे बतलाता हूँ । सुनो । 
न प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य नोदिजेत्प्राप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरबुद्धिरसंमढो ब्रह्मविदृब्रह्मणि स्थितः ॥ २० ॥ 

“जिस प्रकार मृग-जलकी बाढसे पर्वतराज नही हिलता, उसी प्रकार शुभाशुभ- 
की प्राप्तिसे योगीमे भी कभी कोई विकार उत्पन्न नही होता । जो मनुष्य इस प्रकार- 
का हो, उसीको वास्तवमे सम्पूर्ण समदर्शी समझना चाहिए, और वही प्रत्यक्ष ब्रह्म है। 

बाह्मस्पशेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखसक्षयमदनुते ॥ २१ ॥। 

“जो पुरुष कभी आत्म-स्वरूपको छोडकर इन्द्रियोके वशमे नही होता, यदि वह 
विषयोंका सेवन न करे तो इसमे आश्चर्य ही क्‍या है? स्वाभाविक और असीम 
आत्मानन्दसे उसका अन्तरंग पूर्ण रूपसे सुखी रहता है और इसलिए वह कभी इस 
आनन्दके बाहर नही होता । भछा जिस चकोरने कुमुदके दछोकी थाली या पत्तल में 
चन्द्रमाकी क्रिरणोका उत्तम भोजन किया हो, वह क्या कभी रेतके कण खायेगा ? 
उसी प्रकार जिसे आत्म-सुख मिल जाय और जो नब्रह्म-स्वरूप हो जाय, उसके 
सम्बन्धमे यह कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है कि विषथोसे उसका आप ही आप 
छुटकारा हो गया । ; 
ये हि संस्पशजा भोगा दुःखयोनय एवं ते। 

आय्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रसते बुधः॥ २२ ॥ 

“अब है अजु न, जरा इस वातका भी अच्छी तरह विचार कर देखो कि इन 
विषय-सुखोके जालमें कौन फेसता है। जिन्हे आत्म-स्वरूपके दर्शन नही होते, वही 
इन इन्द्रिय-विष॑ंयोके फेरमे पडते हैं, जिस प्रकार क्षुधासे पीड़ित मनुष्य भूसी या 
चोकर भी खा जाता है अथवा प्याससे व्याकुल हिरन असली पानीके स्वरूफ्के भ्रम- 
से भूलकर रेतीले जमीनको ही पानी समझकर दौडते हुए उसके पास आ पहुँचते हैं, 
उसी प्रकार जिन्हे आत्म-स्वरूप के दर्शन नही होते, जिनके पल्‍ले आत्म-सुखके नामसे 
सदा दरिद्रता ही पडी रहती है, उन्‍्हीको ये विषय-सुख बहुत प्रिय जान पड़ते 
है। परन्तु यदि वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय कि इन विपयोभे उपभोगमे कहने योग्य 
विलकूल कोई सुख नही होता । यदि यह कहा जाय कि इन विपयोमे सुख है, तो 
फिर बिजलीकी चमकमे ही ससारके सब काम क्यो नही चलते ? यदि आकाश रूपी 


छतकी छायासे ही वायु, वर्षा और तापका निवारण हो सकता हो, तो फिर पक्के 
तिमंजले मकान क्यो बनाये जाये ? इसलिए विषय-सुखका शब्द-प्रयोग ही अर्थहीन 
. है। जिस प्रकार माहुर या विषका भी एक नाम “मधुर” है अथवा जिस प्रकार 
पापग्रह भौसमको भी छोग मंगल कहते है अथवा मृग-जलको प्रमसे जरू कहते है, उसी 
प्रकार विपयोके सम्बन्धमे भी छोग “सुख” शव्दका प्रयोग करते है। परन्तु वास्तवमें 
इसके लिए “सुख” शब्दका प्रयोग करना व्यर्थ बकवाद ही है। अच्छा. यह सब रहने 
दो और तुम मुझे केवल यही वतलराओ कि साँपके फनकी छाया चूहेके लिए कहाँ तक 
सुखकारक हो सकती है ? हे अजु न, सछलीको फँसानेवाली बन्सीमे माँसका जो टुकड़ा 





छठा अध्याय ९३ 


उलटी चलने छूगती है, उसी समय तोतेको उस परसे उड़ जाना चाहिए परन्तु 
उसके मनमे भय समा जाता है। वह व्यर्थ ही गरदन घुमाता है, छाती सिकोडता है 
और चोचसे उस नलीको खूब जोरसे पकडे रहता है । उसके मनमे यह मिथ्या धारणा 
हो जाती है कि मैं वास्तवमें पकड़ा गया हूँ, और इस मिथ्या कल्पनाके फेरमे वह 
ऐसा पडता है कि अपने पैरोके खुले हुए पंजोकों उस यन्त्रमे और भी फेसाता चलता 
है। इस प्रकार जो स्वयं और अकारण ही वन्धनमे पडे, उसके सम्बन्धमे क्या यह 
कभी कहा जा सकता है कि उसे किसी दूसरेने बन्धनमे डाछा है ? परन्तु जब एक 
बार वह ऐसे भ्रममे पड जाता है, तब वह उसके फेरमे ऐसा फेस जाता है कि यदि 
उसे आधा काट भी डाला जाय तो भी वह उस नलीको कभी न छोडेगा। इसी लिए 
जो मनुष्य स्वय ही अपने सकल्प-विकल्पोको बढ़ाता है, वह स्वय ही अपना शत्रु होता 
है | परन्तु इसके विपरीत जिस पुरुषको इस बोधका अनुभव होता है कि “मैं आत्मा 
हूं” और जो व्यर्थंकी या मिथ्या बातका अंगीकार नही करता, मै कहता हूँ कि वही 
श्रेष्ठ आत्मज्ञ है । 

जितात्सनः प्रद्मान्तस्य परमात्मा समाहितः। 

शीतोष्णसुखदुःखेषु. तथा. सानापसानयोः ॥ ७ ॥ 

ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूठस्थो विजितेन्द्रियः । 

युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाश्वनः ॥ ८ ॥ 

“ऐसा मनुष्य अपने मनको जीत छेता है; और जिप्की समस्त वासनाएँ शान्त 
हो जाती हैं, उसे कभी यह नही जान पडता कि परमात्मा मुझसे अूग और दूर है । 
जिस प्रकार मैल या मिलावटके बिलकुल निकल जाने पर अन्तमे शुद्ध सोना बाकी 
रह जाता है. उसी प्रकार संकल्प-विकल्पका झगडा मिटते ही स्वय जीव ही परमात्मा 
होकर रहने लगता है | जिस प्रकार घटाकारके नष्ट होने पर उसके अन्देरके अवकाश- 
को आकाशके साथ मिलनेके लिए कोई स्थानान्तर नही करना पडता, उसी प्रकार 


जिसका मिथ्या देहाभिमान समूल नष्ट हो जाता है, उसे परमात्म रूप होनेके लिए 
फिर और कुछ भी वही करना पड़ता, क्योकि वह तो आरम्भसे ही परमात्मासे ओत- 


प्रोत भरा रहता है। ऐसे पुष्षके लिए गरमी-सरदी और सुख-दु खके विचार और 
मान-अपमानकी बात सम्भव ही नही होती । जिन जिन रास्तोसे होकर सूर्य जाता है, 
उन उन रास्तोमे सब स्थान प्रकाशमय हो जाते है, उसी प्रकार ऐसे पुरुषको जो कुछ 
मिलता है, वह सब तद्गप हो जाता है और पुरुषके स्वरूपके साथ समरस हो जाता 
है। जिस प्रकार मेघसे गिरनेवाली जलू-धारा कभी समुद्रके लिए कृष्टदायक नही होती, 
उसी प्रकार योगीश्रेष्ठके लिए, शुभाशुभ बाते आत्म-स्वरूप ही होनेके कारण कभी 
क्लेशकारक नही होती । इस संसार-विपयक भावनाका विचार करने पर जब यह 
निश्चित हो जाता है कि यह भावना मायिक है, तव और अधिक ध्यानपूर्वक देखने पर 
यह पता चलता है कि वह ज्ञान आत्म-स्वरूप ही है। जब ऐसा हो जाता है, तव हँत 
भावकाविनाश हो जानेके कारण इस प्रकारका ऊहापोह आपसे आप जहाँका तहाँ नष्ट 


८४ हिन्दी ज्ञानेब्वरी 


छगाया जाता है, वह मछलीको तभी तक मोहक जान पड़ता है जब तक मछली उसे 
नही निगलती । उसी प्रकार तुम निस्सन्देह रूपसे यह समझलो कि ठीक वही दगा 
विषय-संगकी है । हे अजु न, यदि इन विषयोकी ओर विरक्तोकी दृष्टिसे देखा जाय 
तो ये ऐसे पांडु-रोगियोके समान है, जो ऊपरसे देखनेमे फूले हुए जान पडते हैं। 
इसीलिए विषयोके उपभोगमे जो सुख दिखाई पड़ता है, वह वास्तवमे आदिसे अन्त तक 
केवल दुःख ही दु ख है । परन्तु अज्ञानी छोग करे क्या ? उनसे विपयोका सेवन किये 
बिना रहा ही नही जाता। उन्हे भीतरी रहस्य तो मालूम नहीं होता, इसलिए वे 
बेचारे बडे शौकसे विषयोका सेवन करते हैं । पीपके कीचडमे रहनेवाले कीडोको क्या 
कभी पीपसे घुणा होती है ? उन दु खी जीवोंके लिए तो वह दुःख ही परम श्रिय 
जीवन होता है । वे तो उपभोग रूपी जलूमे मछलीके समान रहते है । फिर वे उस 
कीचड़ और उस पानीको कैसे छोड़ सकते है ? ये विषय दु खोकी योनि अर्थात्‌ दु ख 
उत्पन्न करनेवाले होते है । यदि वे जीव इन विषय-भोगोके प्रति निस्‍्पृह्ठ और उदासीन 
रहे तो घृणित विषय-भोग नष्ट ही हो जायेँ। कही नामको भी विश्वाम पाये विना 
गर्भ-वास आदिके संकटो और जन्म-मरणकी यातनाओका विकट मार्ग अतिक्रमण करने 
के लिए भला कौन तैयार होता ? और यदि ये विषयासक्त जीव विषयोको छोड दें 
तो वेचारे महादोषोका कहाँ ठिकाना छगे । और फिर जगतमे यह “संसार” शब्द ही 
मिथ्या ठहरेगा और उसका अन्त हो जायगा । इसीलिए झूठे सुखके फेरमे पड़े हुए 
जिन लोगोने विषयोके द्वारा होनेवाले दु खोका अंगीकार किया है, उन्हीने इस कोरे 
भायिक प्रमको वास्तविक बना दिया है। हे वीरश्रेष्ठ अजु न, ये विषय बहुत ही बुरे 
हैं । इसलिए कभी भूलकर भी इन विषयोके मार्गमे पैर नही रखना चाहिए । जो पुरुष 
विरक्त होते हैं, वे विषयोका विषकी तरह परित्याग करते है, और विषयोका परित्याग 
करनेमे उनके सामने जो दु.ख आते है वे उनके इच्छा-हीन होनेके कारण ही उन्हें 
दिखाई नही देते । 
शक्‍नोतीहैव यः सोढ प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्भवं वेग स युक्त: स सुखी नरः ॥ २३ ४ 
“जो ज्ञानी पुरुष देहके समस्त विकारोको पूर्ण रूपसे अपने वशमे कर लेते है, 
उनके लिए विपय-जन्य दुःख कही नामको भी नही रह जाते। जो छोग वाह्य विषयो- 
की बात बिलकुल जानते ही नही, उनके अन्दर एक अखंड सुख भरा रहता है । 
परन्तु इस सुखका उपभोग करनेकी रीति कुछ निराली ही होती है। जिस प्रकार 
पक्षी फलोका आस्वादन करते हैं, उस प्रकार वे छोग सुखोका आस्वादन नही करते । 


वे छोग उस सुखका भोग करते हुए भी अपने भोक्ता होनेकी बात बिलकुल भूले रहते 
हैं । इस आत्म-सुखका उपभोग करते समय उनकी ऐसी तनन्‍्मय अवस्था हो जाती है 
कि वे अहं-भावका परदा दूर हटा देते है, और तब वह तन्मयता उनके साथ ऐसा 
गाड़ आलिगन करती है कि वह आलिगत होते ही जीवात्मा ठीक उसी प्रकार पर- 
सात्माके साथ बिलकुल एक-रूप हो जाता है, जिस प्रकार पानीके साथ पानी मिलकर 


९४ | हिन्दी ज्ञ 'निश्वरी 


हो जाता है कि यह आत्म-स्वरूपका तत्व व्यापक है अथवा स्थल और काल आदिसे 
अर्यादित है। इस प्रकार जो अपनी इन्द्रियो पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह शरीर 
धारण किये रहने पर भी परकब्रह्मकी बरावरी तक जा पहुँचता है । वही सच्चा 
जितेन्द्रिय होता है और उसीको योगी कहना चाहिए, क्योकि छोटे और बडेका भेद- 
भाव जिसे कभी स्पर्श ही नही करता, वह ॒मेरुके वरावर सोनेके पर्वत और मिट्टीके 
छोटेसे ढेले दोनोको एक बराबर समझता है ! वह ऐसा निरिच्छ और सम-वुद्धि बन- 


कर रहता है कि सारी पृथ्वीके मूल्यके अथवा अपार मूल्यवाले तेजस्वी रत्नको भी 
वह पत्थरके समान मानता है। 


सुहन्मित्रायु दासीनसध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु । 
साधुष्वपि च्॒ पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥ ९ 0 

“फिर ऐसे पुरुषमें स्‍्नेही और शत्र, पराय्रे और परिचित आदि भेद-भावोकी 
विचित्र कल्पना भरा हो ही कैसे सकतो है ? उसकी आत्म-स्वरूपवाली हदृष्टिमि कौन 
किसका आस और कौन किसका झछत्रु रह सकता है ? उसे इस प्रकारका निश्चित ज्ञान हो 
चुका रहता है कि मैं ही समस्त विश्व हुं । फिर उसकी दृष्टिमें यह भाव कहाँसे बचा 
रह सकता है कि यह अधम है और वह उत्तम है? यदि पारस पत्थरकी ही कसौटी 
चवनाईं जाय तो फिर उस पर सोनेके अलग-अलग कस कैसे लूग सकते है ? उस पर तो 
जो जो चीज रगड़ी जायगी, वह सब निर्मंठ सोना ही बन जायगी। इसी प्रकार 
जिसमे निर्मल वुद्धिके समभाववाला ग्रुण आ जाता है, उसे सारा स्थावर जंगम विश्व 
केवल आत्म-स्वरूप ही दिखाई पडता है। चाहे ये विश्व रूपी अलंकार अरूग-अरूग 
आकार और गढनके भले ही दिखाई पडे, परन्तु वह यह बात अच्छी तरह जानता है 
कि ये सब एक ही निर्मल ब्रह्म रूपी सोनेके बने हुए हैं। यह उत्तम प्रकारका ज्ञान 
जिसे पूर्ण रूपसे प्राप्त हो जाता है, वह बाहरके और दिखौआ आकारो और रूपोके 
अ्रममे नही पड़ता है । यदि वस्त्रके सम्बन्धमे अच्छी तरह विचार किया जाय तो यही 
पता चलता है कि यह्‌ सव सूतोका ही प्रसार है। इसी प्रकार वह भी निश्चयपूर्वक 
यही देखता है कि इस समस्त विश्वमे एक परब्रह्मको छोड़कर दूसरी और कोई चीज 
है ही नही । जिसे इस प्रकारका अनुभव हो जाता है, वही सम-बुद्धि होता है। सम- 
बुद्धि इससे अछग और कोई चीज नही है। जिसे पवित्र वस्तुओका राजा कहते है, 
जिसके दर्शन मात्रसे पूज्य बुद्धि उत्पन्न होती है, जिसकी सगतिने मोह-ग्रस्त पुरुषको 
भी आत्म-बोध हो जाता है, जिसके शब्दोसे ही धामिकताका जीवन होता है, जिसकी 
इृष्टिमें अष्ट-महासिद्धियोका जन्म होता है, स्वर्गंसुख आादि जिसके लिए केवल खेलवाड़ 
होते हैं, यदि सहजमे उसका केवल स्मरण भी हो जाय, तो केवछ उस स्म्रणके बलूसे 


ही वह उस स्मरणकर्त्ताको अपने समान वना लेता है । इतना ही नही, उसकी स्तुति 
करनेसे भी कल्याण होता है । 


योगी य्रुड्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः। 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १० 0 


पाँचवाँ अध्याय 4.4 


है 


एक-रूप हो जाता है। अथवा जिस प्रकार आकाशमें वायुके मिल जाने पर इस तरह 
की द्ैतकी कोई बात बाकी ही नही रह जाती कि यह वायु है और यह आजाकाश है, 
उसी प्रकार जब जीवका उस तन्मयतावली अवस्थाके साथ योग होता है, तब केवल 
सुख हो अपने वास्तविक स्वरूपमें बच रहता है। इस प्रकार भेदका अन्त हो जाता 


है । अब यदि यह कहा जाय कि उस समय केवल एकता ही बच रहती है, तो भी 
उसका ज्ञान करनेवाला द्रष्टा ही नही रह जाता। अब मैं यह विपय समाप्त करता 
हू । जो बात कहनेमे आ ही न सकती हो उसके विषयमे क्‍या कहा जाय ? जिसे 
आत्म-स्वरूपका अनुभव हो जायेगा, वह इस स्पष्ट रचनासे ही सब समझ लेगा ) 

योषन्तःसुखोउन्तरारासस्तथान्त््योतिरिव यः । 

स॒ योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभतो5घिगच्छति ॥॥ २४ ॥। 

लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणसुषयः क्षीणकल्सषाः । 

छिन्नदेधा यतात्मानः स्वंभूतहिते रताः॥ २५ ॥॥ 

“जो लोग इस आत्म-सुखसे परिपुर्ण और आत्म-रूप हो जाते है, उन्हे मैं सम- 
रसता या ब्रह्मक रसके पुतले ही समझता हूँ । वे आनन्‍्दकी मूर्ति, सुखके अंकुर अथवा 
आत्मबोधके विश्राम-स्थलू ही होते है। उन्हे विवेककी जन्म-भूमि या ब्रह्मतत्वका 
केवल स्वरूप अथवा ब्रह्म-विद्याके शआगारित अवयव समझना चाहिये। उन्हे सत्व 
गुणकी सात्विकता अथवा चैतन्यकी गति समझना चाहिये ।” जब यह व्याख्यान इतने 
जोरो पर आता है, सब श्रोता छोग कहते हैं--/'भअब यह विस्तार रहने दो । एक 
एक कल्पनाको कहाँ तक रँंगते चलोगे ! तुम तो सन्‍्तोकी स्तुतिमे तल्‍लीन हो जाते हो 
और तब तुम्हे कथा-प्रसंगका ध्यान ही नहीं रह जाता, और निगुण विषयका 
प्रतिपादन करते समय सुन्दर सुन्दर शब्दोकी योजना ही करते रहना चाहते हो । 
परन्तु अब इस प्रवृत्तिका आवेग रोको, ग्रन्थके अथेका दीपक जलाओ और सनन्‍्तोके 
हृदय रूपी घरमें कल्याण-का रक प्रभात करो ।” गुरुराज श्री निवृुत्तिनाथका यह आशय 
समझकर मैं ज्ञानदेव कहता हूँ कि--फिर श्रीकृष्णने जो कुछ अर्जुनसे कहा, अब आप 
लोग वही सुनिये ।” श्रीकृष्ण कहते है---'हे अर्जून, आत्मानन्दके अगाध दहका तरूू 
जिन लोगोको मिल जाता है, वे वही स्थिर होकर तद्गूप हो जाते हैं। अथवा जो लोग 
आत्म-ज्ञानके निमेल प्रकाशकी सहायतासे समस्त विद्व स्वयं अपनेमे ही देखते हैं, 
उन्हे देहधारी परब्रह्म कहनेमे कोई हर्ज नही है। यह परन्रह्म सत्य, सर्वेश्रेष्ठ, अविनाशी 
और असोम है। जो लोग निष्काम होते है, वही इस परन्रह्म रूपी देशमे निवास 
करनेके अधिकारी होते है। यह केवल महर्षियोके लिए अरूग करके रखा गया है; 
यह केवल विरक्तोके ही हिस्सेमे आता है और इसकी समृद्धिका कभी अन्त नही होता । 

कामक्रोधवियुक्तानां, यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्नह्मनिर्वाणं. वर्तते विदितात्मनाम्‌॥॥ २६ ॥॥ 

“ जो छोग अपने चित्तको विषयोसे त्रिड्कुल अछूग कर छेते है और उसको पूर्ण 
रूपसे अपने वशमे रखते है, वे लोग जिस स्थान पर हृढ़ और शान्त होकर सोते है 
और फिर कभी जागते ही नही, उसी स्थानको परक्रह्म निर्वाण कहते है। हे अर्जुन, 


हि छठा अध्याय ९५ 


“जिसके सामने उस अद्वैत भावका दिन चढ जाता है, जिसका कभी अन्त ही 
नही होता, वह पुरुष निरन्तर अपने आत्म-स्वहूपमे स्थिर रहता है। हे भर्जुन, जो 
इस प्रकारकी अद्वेत दष्टिसे विचार करता है, वह अद्वितीय होता है, क्योकि तीनों 
लोकोमे वही आत्म-स्वरूपसे ओत-श्रोन भरा रहता है और इसी लिए वह सहज ही 
अपरिय्रही. अर्थात्‌ परिवार-हीन रहता है।” इस प्रकार श्रीक्ृण्णने सिद्ध पुरुषोको 
पहचाननेके विज्ेष छक्षण अर्जुनको बतराये और ये छक्षण बतलाते हुए उन्होने सिद्ध 
चुरुषोका गौरव स्वयं अपने गौरवसे भी अधिक बढा दिया । फिर श्रीक्षष्णने कहा--- 
“जो योगी ज्ञानी जनोका केवल मुकुट-मणि बल्कि जो ज्ञानी-जनोकी दृष्टिका स्वयं 
प्रकाश ही होता है, जिस समर्थकी सकलपनासे ही इस विश्वकी रचना हो जाती है, 
ओकारकी पैठ या वाजारमें बुना हुआ वेद रूपी उत्कृष्ट वाइमय वस्त्र भी जिसके यश- 

को ढकनेके लिए अधूरा होता है, जिसके शरीरके तेजसे सुय॑ँ और चन्द्रमा तकके 
व्यापार चलते है और इसी लिए यह ( उस सूर्य और चन्द्रमाके प्रकाशमे विचरण 
करनेवाला ) संसार जिसके तेजके बिना कमे-हीन हो जायगा, केवल यही नही बल्कि, 
है अर्जुन, जिस योगोके केवछ नामका विचार करने पर उसके महत्वके सामने यह 
असीम आकाश ज्षी तुच्छ दिखाई पंडता है, उसका एक एक वास्तविक गुण तुम कैसे 
ग्रहण कर सकोगे ? पर अब इन वातोको खतम करो । मेरी समझमे यही नही आता 


कि वास्तवमे किसके लक्षणोका वर्णन करना चाहिए और इस वहानेसे मैं किसके 
लक्षण कह गया । भाई अर्जुन, जो ब्रह्म-विद्या दतका स्वयं आधार ही पुरी तरहसे 
नष्ट कर डालती है, वह ब्रह्म-विद्या यदि मैं पूरी तरहसे खोल दूँ तो फिर इस कल्पना- 
से कि “अर्जुन मेरा प्रिय और दुलारा है”, जो मधुर रस है, वही क्या नष्ट नही हो 
जाएगा ? इसी लिए यह सच्चे अद्वेतकी बातें नही है, वल्कि इसमे वीचमे थोडा सा 
परदा मैने इसलिए रख दिया है कि तुम्हारे स्नेहका सुख भोगनेके लिए मन जरा 
अलूय होकर रहे । जो लोग अहं ब्रह्मास्मिकी भावनामे फंसे रहकर मोक्षका सुख प्राप्त 
करनेके लिए प्रयत्न करते रहते हैं, उनकी दृष्टि तुम्हारे और मेरे प्रेम पर न छयरे, 
वस इतना ही मैं चाहता हूँ ।”” उस समय श्रीकृष्णने अपने मनमे विचार किया कि 
यदि अद्वेंतका यह प्रतिपादन सुनकर इस अर्जुनका अह-भाव ही नष्ट हो गया और यदि 
यह मेरे स्त्ररूपमे मिक्ककर सम-रस ही हो गया, तो फिर मै अकेला रहकर ही क्‍या 
करूँगा ? फिर मेरे छिए ऐ सा कौन बाकी ही रह जायगा जिसे देखकर मेरे मनको 
शान्ति मिलेगी, जिसके साथ मै खुले मनसे जी भरकर बाते करूँगा अयवा जिसे प्रेमके 
आवेणमे मै अच्छी तरह आलिगन कर सकूँगा ? यदि अर्जुन मेरे स्वरूपमे मिलकर 
लीन ही जायगा, तो फिर अन्तरगको पूरी तरहसे भरकर वाहर निकलकर चारो ओर 
फैलनेवाली अपने मनकी कोई अच्छी वात मैं किससे कहूँगा ? यह सोचकर श्रीकृष्ण 
कुछ घबरा-से गये और उन्होने अद्दैेतमे ही द्ैतका उपदेश करनेके वहानेसे अर्जुनकां 
मन अपने मनकी ओर आदक्ष्ट कर लिया। +श्रोताओके कानोको कठाचितु यह वर्णन 
कुछ वेढव जान पडेंगा, परन्तु भर्जुत तो वास्तवमे श्रीकृष्णके सुखकी प्रत्यक्ष और 
जीती-जागती मूर्ति ही था। परन्तु श्रोताओकों यह बात ध्यानमे रखनी चाहिए कि 


८५ हिन्दी ज्ञानेदवरी 


आत्म-ज्ञानियोंका ध्येय जो परत्रह्म है, वही परब्रह्म ऐसे छोग भी होते है। कदाचितु 
तुम यह पूछोगे कि वे पुरुष इस स्थिति तक कैसे पहुँचे है और शरीर रहते हुए भी उन 
छोगोंने किस प्रकार यह ब्रह्म-स्वरूप प्राप्त किया है, तो मैं यह विषय भी थोड़ेमें तुम्हे 
बतला देता हूँ, सुनो । 
स्पर्शान्क्वत्वा बहिर्बाह्यांइ्चक्षुइचेवान्तरे ञ्ुबोः। 
प्राणापानौं समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणों ॥ २७ ॥ 
यतेन्द्रियमनोबुद्धिसुनिर्मोक्षपरायणः । 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः यदा मुक्त एवं सः॥ २८ ॥ 

“जो लोग विरक्तिके बलूसे समस्त विषयोको निकाल बाहर करते है और अपना 
शरीर केवरू मनोमय बना लेते है, वे अपनी दृष्टि उछटकर उस सन्धि-स्थान पर लगा 
लेते हैं, जहाँ दोनो भौहे मिलती है, और तव दाहिने और वाएँ दोनों नथनोके मार्ग 
बन्द करके प्राण-वायु और अपान-वायुको एकमे मिला छेते है और उन्हे अपने चित्तके 
साथ चिदाकाशकी ओर ले जाते है। फिर जिस प्रकार भार्ममें पड़नेवाले नदी-नाले 
जादि गंगामे मिलते हैं मौर तव वह महानदी उन नदी-नालोके सहित जाकर समुद्रमें 
मिलती है, उसी प्रकार वे लोग भी परब्रह्ममे ऐसे मिल जाते हैं कि फिर उन्हे किसी 
प्रकार अछूग किया ही नही जा सकता । जब समाधिकी अवस्थामे प्राण और अपानके 
सम्मिल्ति वायु-वल्से चिदाकाशमे मनका लूय हो जाता है, तव समस्त वासनाओका 
आपसे आप परिहार हो जाता है। जिस मन रूपी वद्ध पर यह ससार रूपी चित्र 
अंकित होता है, वह इस अवस्थामे फट आता है। जिस प्रकार सरोवरके सूख जाने 
पर उसमे पड़नेवाला प्रतिविम्ब आपसे आप नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार इस समाधि- 
की अवस्थामे मनका भी पूर्ण रूप से नाश हो जाने पर अहं-भाव आदि वृत्तियो- 

का फिर भला कहाँ ठिकाना रूग सकता है ! इसी लिए जिन छोगोको क्रह्म-सारूप्यके 
सुखकां अनुभव हो जाता है, ये लोग शरीरधारी रहते हुए भी ब्रह्म-रूप हो जाते है । 
भोक्तारं| यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरस्‌ । 
सुहृदं सर्वेभृतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ २५ 0 
“मैं अभी ठुमको वतलू चुका हूँ कि कुछ छोग इस देहको धारण किये रहने पर 
भी तब्रह्मत्व प्राप्त कर छेते हैं। वे छोग इसी मागंसे इस अवस्था तक पहुँचते है । वे 
लोग यम, नियम, आसन, धारणा आदि योग-साधनके विकट पर्वतो पर चढकर और 
योगाभ्यासका सागर पार करके इस अवस्था तक पहुँचते है । वे आत्म-साक्षारकारके 
वलूसे स्वयं निलिप्त रहकर यह सब प्रपंच चलाते रहते हैं और स्वयं प्रत्यक्ष शाप्त रस 
बनाकर रहते है ।” इस प्रकार श्रीकृष्णने इस भाषणमें क्मं-योगका वि देचन क्यि।; 
ओर अर्जून एक बहुत ही मामिक श्रोता था, इसलिए यह नवीन तत्व सुनकर वह 
चौक पडा । यह वात श्रीकृप्णके ध्यानमे भी आई और उन्होने कुछ हँसते हुए पूछा- 
“हे पार्थ, क्या मेरी इन बातोसे तुम्हारा समाधान हो गया ?” इसपर अर्जुनने कहा- 
“हे देव; आप दूसरोके सनका भाव जाननेमे बहुत प्रवीण है, इसलिए आपने मेरे 
मनकी बात भी वहुत अच्छी तरह जान ली हैं । मैंने अपने मनमे जो बात पूछनेका 


९६ हिन्दी ज्ञानेदवरी 


इतना ही नही, बल्कि जिस प्रकार कोई बाँझ अधिक अवस्था था बुढापेंमे केवल एक 
ही लडका उत्पन्त होने पर पुत्र-प्रेमकी पुतती बनकर मानों नाचने लगती है, ठीक 
उसी प्रकारकी अवस्था उस समय श्रीकृष्णकी हो रही थी। यदि अर्जुनके भ्रति 
श्रीकृष्णके प्रेमका यहाँ इतना अधिक अतिरेक न दिखाई पडता, तो मैने भी इस 
प्रकारका वर्णन न किया होता । परन्तु देखो, यह कैसे आश्रर्यकी बात है ! कैसा 
अद्भुत अहैतका उपदेश है ! उधर सम रागणमे कैसी मारकाट मची हुई है और यहाँ 
हमारे सामने स्वयं प्रेमकी मूर्ति नाच रही है | यदि वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो 
प्रेम और लज्जा, व्यसन और उसके प्रति होनेवाली घुणा और पिशाच तथा शुद्धिका 
जोड एक साथ ही कैसे दिखाई पड सकता है ? जहाँ प्रेमका नाम जाता है, वही लण्जा 
दूर हो जाती है; जहाँ व्यसनका नाम आया, वहाँ उसके प्रति होनेवाली घृणा दूर हो 
जाती है; और जहाँ पिशाचका नाम लिया, वहाँ शुद्धिका अन्त ही हो जाता है। 
इसलिए कहनेका अभिप्राय यही है कि अर्जुन वास्तवमे भगवान्‌की मैत्रीका आश्रय- 
स्थान अथवा सुखसे फूले हुए श्रीकृष्णके अंतरग का दर्पण ही था। इस प्रकार अर्जुनका 
पुण्य बहुत बड़ा और पवित्र था और इसी लिए वह श्रीकृष्णकी कृपासे भक्ति रूपी 
बीजको ग्रहण करनेके लिए उपजाऊ खेत की तरह सुपात्र हो गया था। अथवा नौ 
प्रकारकी भक्तियोमे जो अन्तकी आत्म-निवेदनशाली भक्ति है, उसके पास ही रहने- 
वाली जो आठवी सख्य भक्ति है, उस भक्तिका अर्जुनको अधिष्ठाता देवता ही समझना 
चाहिए। अर्जुन पर श्रीकृष्णका इतना अधिक प्रेम था कि पास ही प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण 
स्वामीके खड़े रखने पर भी उनका वर्णन न करके उनके दास अर्जुनके ही गुणोका 


गान करनेको जी चाहता है । और फिर यह देखो कि जो पतिन्नता स्री एकनिष्ठ प्रेमसे 
अपने पतिकी सेवा करती है और पति जिसका सदा बहुत अधिक सम्मान करता है, 


उस पतिन्नताकी उसके पतिसे भी बढकर प्रशसा की जाती है या नही ? उसी प्रकार 
/ मेरे मनमे भी यही बात आई कि अर्जुनकी ही विशेष स्तुति करनी चाहिए, क्योकि 
समस्त त्रिभुवनकी पुण्याई केवछ उसी अर्जुनमे थी । इस अर्जुनके प्रेमके वश होकर 


उन श्रीकृष्ण परमात्माको अमूत्त होने पर भी सकार रूप धारण करना पड़ा था और 
उन पूृण-कामके मनमे भी उत्कंठा उत्पन्न हुई थी। यह सुनकर श्रोताओने कहा-- “हम 
लोगोका भी कैसा सौभाग्य है ! इन शब्दोमे कैसी विलक्षण शोभा भरी हुई है ! यह 
भाषाका माधुय॑ मानो संगीतके सातो स्व॒रोको भी मात कर रहा है । यह कैसी विलक्षण 
बात है ! यह भाषा कभी सामान्य प्राकृतोकी हो ही नही सकती । यदि इस भाषाको 
सीधी-सादी देशी भाषा कहे तो भी यह साहित्य-कलाके नाना प्रकारके अलंकार, 
रसोके रंगोके जाल, अद्गैतका प्रतिपादन करनेमे भी कैसी अच्छी तरह फैला रही है । 
इन देशी भापामे भी ज्ञानकी चाँदनी कैसी अच्छी तरह खिल रही है और गुढ 
भावार्थकी शीतरूता सर्वत्र कैसे समान रूपसे फैली हुई है ! इसी लिए इसके प्रकाशमे 
गीताके इलोकार्थ रूपी कुमुद आपसे आप विकसित हो रहे हैं ।”” यह सुन्दर व्याख्यान 
सुनकर मनमे उत्कठाकी विलक्षण तरंगे उडने लगी और निष्काम श्रोता भी स-काम 
हो गये और भीतरी आनन्दके कारण उनके सिर हिलने छग्े। श्रोताओकी इस 


ननससज लीन क नन>. अब "डक «३७०५८ हम “गो नकाय->+५-कपरनीय>नपर/रतपदय-१८प+-शधष्टवत चचमथ. (२५२०4... 


पाँचवाँ अध्याय ८७ 


विचार किया था, हे देव, आपने वह बात पहले ही जान छी और सब बाते कह 
डाली । लेकिन आप एक बार फिर वही बात और भी अधिक स्पष्ट करके मुझे 
बतलावे । हे देव, सच तो यह है कि आपने अभी साधनाके जिस मार्गका उपदेश 
किया है, वह हमारे सरीखे दुबंछ जीवोके लिए साख्य योगकी अपेक्षा अर्थात ज्ञान 
सार्गकी अपेक्षा वैसा ही अधिक सुगम और सुरुभ है, जैसे गहरे पानीमे तैरकर पार 
जानेकी अपेक्षा वह जलू-मार्ग सुगम रहता है जो घुटने घुटने होता है और जिसे 
आदमी पैरो चछूकर पार कर लेता है। अब यदि ऐसा मार्ग ढूंढ निकालनेमे कुछ अधिक 
समय लगे तो यह कोई ऐसी अड़चन नहीं है जो सहन न की जा सके । इसलिए अब 
सब प्रश्नोका निराकरण करनेके लिए फिर एकबार यह सारा विषय विस्तारसे कहे ।” 
इसपर श्रीकृष्णने कहा--“तुम्हे यह साधन मार्ग अच्छा जान पडता है न ? ऐसी 
अवस्थामे फिरसे उसका विवेचन करनेमे मेरा क्या बिगडता है। सुनो, मैं फिरसे सब 
बाते बहुत प्रसन्नतासे बतछाता हूँ। हे अर्जुन, तुम्हारे मनमे यह विपय सुननेकी 
लारूसा है, और जब तुममे इतनी सिद्धता या सामथ्यं है कि तुम विषय सुनकर इसके 
अनुसार आचरण भी करना चाहते हो, तो इस मार्गका विवरण तुम्हे फिरसे बतलाने- 
मे मैं क्यो पीछे हटूँ ।” हे श्रोतागण, एक तो माताकी इच्छा हो और तिस परसे उनमें 
सन्तानकी रुचि और उत्सुकता भी आकर मिल जाय । ऐसी अवस्थामे प्रेम रसकी 
जो विलक्षण वाढ़ आती है, उसका यथार्थ स्वरूप कौन अच्छी तरह समझ सकता है ? 
श्रीकृष्णने अर्जूुनकी ओर जिस प्रेमपूर्ण दृष्टिसे देखा था, मेरी समझमे नही आता कि 
मैं उस प्रेम दृष्टिको अमृतकी वृष्टि कह या अद्भुत स्नेहरसकी सृष्टि कहूँ । न जाने 
वह दृष्टि अमृत-रसकी जीती-जागती पुतलछी थी अथवा वह प्रेम-रसका पान करके मत्त 
हुई थी जो वह अर्जुनके मोहमे ऐसी फेस गईं कि वहाँ से उसका हटना सम्भव ही 
नही था । परन्तु इस प्रकारके जितने वर्णन किये जायेंगे, उन सबसे केवल विपयातर 


ही होगा । परन्तु इतना निश्चित है कि श्रीकृष्णके उस स्नेह-भावका ठीक-ठीक शब्द- 
चित्र खीचा ही नहीं जा सकता । लेकिन इसमे आश्चयं की कौन-सी बात है ? जो 


ईश्वर स्वयंही अपना सपूर्ण वणैन नही कर सकता, उसके स्वरूपका दूसरा कोई कैसे वर्णन 
कर सकता है ? परन्तु जिस प्रकार श्रीकृष्ण आग्रहपूर्वक कह रहे थे कि---कहनेसे यही 
सूचित होता है कि वे सहज ही अर्जुनके मोह में फेस गये थे । उस समय श्रीक्षष्णने 
अर्जुन से कहा--“हे अर्जुन, जिस प्रकार यह विपय तुम्हारी समक्षमे अच्छी तरह आ 
सके, उसी प्रकार मैं इसका विवेचन बहुत प्रसन्नता के साथ करूँगा । वह थोगमार्गं 
कौन-सा है ? उसका क्‍या उपयोग है ? उसके अधिकारी कौन छोग होते है ? आदि 
आदि, इस विषयमे जितने प्रश्न उत्पन्न हो सकते है, उन सबके उत्तर मैं तुम्हे बत- 
लाता हूं । तुम ध्यानपूर्वक सुनो ।/” इसके उपरान्त श्रीकृष्ण ने जो कुछ कहा, उसका 
वर्णन आगे के अध्याय में किया गया है। अब श्रीनिवृत्तिनाथका दास मैं ज्ञानदेव 
श्रोताओं से कहता हूँ कि श्रीकृष्णने विना सासारिक प्रपंचोको छोड़े योग-साधनाका 
जो उपदेश अर्जुनको किया था, वह मै स्पष्ट करके बतलाता हूं । 





छठा अध्याय ९७ 


अवस्थाका ध्यान करके निवृत्तिदासने कहा--भइया, सावधान हो जाओ। इसमे 
सन्देह नही कि श्रीकृष्णके प्रसादके प्रकाशमे पाडवोके कुछमे एक विलक्षण प्रभात 
हुआ । देवकीके उदरमे श्रीकृष्ण जनमे और बढे थे और यशोदाने बड़े कष्टसे उनका 
लालन-पालन किया था, परन्तु अन्तमे वे इन्ही पाडवोके काम आये थे । इसीलिए 
अर्जुनक्री पुण्याईका बल अपार था, और श्रीकृष्णकी कृपा सम्पादित करनेके लिए न 
तो उसे दीर्घ काल तक सेवा ही करनी पडी थी और न उपयुक्त अवसरकी प्रतीक्षा 
करके प्रसादकी याचना ही करनी पड़ी थी ।” परन्तु अब मै इन बातोकों समाप्त करके 
जल्दीसे मूल कथा कहना ही आरम्भ करता हूँ | श्रीकृष्णकी ये बाते सुनकर अजु नने 
कुछ दुलारसे कहा--“हे देव, आपने सनन्‍्तोके जो लक्षण बतलाये है, वे सब तो मुझे 
कही दिखाई नही पडते | और यदि वास्तविक हृष्टिसे देखा जाय तो इन लूक्षणोका 
सारांश भी अपने मनमे छाने कायक मुझमें यथेष्ट योग्यता नही है। परन्तु आपके 
. उपदेदसे ही मैं इतना योग्य और समर्थ हो सकूंगा कि इन लक्षणोका साधन करके 
इन्हे अपनेमें छाऊे । यदि आप चा हेगे तो मैं निस्सन्देह ब्रह्म ही बन जाऊँगा । आप 
'मुझे जो कुछ करनेको कहेगे, मै वह सब ध्यानपूर्वक करूँगा । यद्यपि मैं यह नही समझ 
सका हूं कि आपने अब तक किसके सम्बन्धमे मुझसे ये वाते कही हैं, परन्तु फिर भी 
उसके लिए मेरे मनमें इतना आदर और श्रद्धा उत्पन्न हो रही है । फिर जब मैं स्वयं 
उसीके समान हो जाऊँगा, तब तो हे देव, मेरे सुखका पारावार ही न रह जायगा। 
है सदगुरु, क्या आप इतनी कृपा करेंगे कि ऐसे सिद्ध पुरुपकी स्थिति तक मै स्वयं ही 
पहुँच जाऊँ ?” इसपर श्रीकृष्णने कुछ हँसकर कहा---“अच्छा, मैं तुम्हारी इच्छाके 
' अनुसार ही सब काम कर देता हूँ । मनुष्यको जब तक सन्तोषकी प्राप्ति नही होती, 
तब तक उसके मनमे बराबर यही चिंता बनी रहती है कि मुझे किस प्रकार सुख 
मिलेगा । परन्तु जब एक बार उस सन्‍्तोषकी प्राप्ति हो जाती है, तब इच्छाकी 
अपूर्णता कही बाकी नही रह जातो । इसी प्रकार जिसने परमात्माकी सेवा की हो, 
वह सहजमे ब्रह्म स्वरूप प्राप्त कर छेता है।” पर जरा यह देखो कि अर्जुनका सौभाग्य 
कैसा चमका है और उसकी कामना फलोके भारसे कैसी लूद गई है ! हजारो वार 
जन्म लेने पर इन्द्र आदिको भी जिस परमेश्वरकी जल्दी प्राप्ति नही होती, वही परमे- 
इवर अर्जुनके इतने वशमे हो गया है कि शब्दोके द्वारा उसका वर्णन ही नही हो 
सकता | अजु नने जो यह कहा था कि---“मै ब्रह्म होना चाहता हूँ ।” सो उसकी यह 
बात श्रीकृष्णने अच्छी तरह सुन ली । उस समय श्रीकृष्णने अपने मनमे यह विचार 
किया कि इसकी बुद्धिके गर्भभे वैराग्यका जन्म हुआ है; और जिस प्रकार ग्रभंवती 
स्नरियोके मनमे अनेक प्रकार की कामनाएँ उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार इसके मनमे भी 
च्रह्म-स्थिति प्राप्त करनेकी कामना हुई है। यह वैराग्य-गर्भ अभी पूरे दिनोका नहीं 


हुआ है, परन्तु फिर भी यह अजुन रूपी वृक्ष वैराग्य रूपी वसन्‍्त ऋतुकी वहारके 
कारण सो5हमस्मिके मनोभाव रूपी बौरसे रद गया है। इसी लिए यह इतना विरक्त 
हो गया है कि अब इसमे ब्रह्म प्राप्तिका फल छगनेमे अधिक विलूम्ब न छग्रेगा । उस 


हट 


छठा अच्दाय 


घुतराष्ट्से संजय कहते हैं--“श्रीकृष्णते अर्जुनको योग-रूपके जिस मार्गका उपदेश 
किया था, वह अव सुनो । श्रीनारायणने जब अर्जुनके सामने सहज ब्रह्म-रसका यह 
भोजन परोसा था, उस समय तुम और हम भी मेहमान वनकर वहाँ पहुँच गये । यह्‌ 
हम छोंगो का कितना बड़ा भाग्य है ! प्यासा आदमी जत्र पानी अपने मुँह से लूगाता 
है, तव वह उसे अमृत के समान ही जान पड़ता है। उसी प्रकारका अवसर आज 
तुम्हारे और हमारे छिए जा उपस्थित हुआ है, क्योकि आज ब्॒ह्मा-ज्ञान हमारी मुद्रीमें 
आ गया है ।” इसपर धृतराष्ट्रने कहा-- है संजब, इस प्रकारकी बाते तो मैंने तुमसे 
पूछी नही थी ।” धृतराष्ट्रकी यह वात सुनकर संजयने उनके मनका भाव समझ लिया । 
उसे जात हो गया कि इस समय धृतराष्ट्के मनमें केवल अपने छड़कोकी ही चिन्ता हो 
रही है। इस पर संजबको हँसी आई और उसने मनमे कहा कि यह बुड़ढा पुत्र- 
मोहसे पागल हो रहा है। और नही तो यदि वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो इस 
समय कृष्ण और अर्जुनमे जो संवाद हुआ था, वह कितना मनोहर है ! परन्तु मोहसे 
भूढ़ धृतराष्ट्रको इन वातोसे क्या मतरूव ! जो जन्मसे ही अन्धा हो, भरा वह कभी देख 
सकता है ? संजयने यह वात अपने मनमें तो सोची, पर ऊपर उसने कुछ भी नहीं 
कहा, क्योकि उसे डर था कि मेरी यह वात सुनकर इस वबुड्ढं को बहुत क्रोध होगा । 
परन्तु संजय अपने मनमें इस वात पर बहुत प्रसन्न हुआ कि श्रीकृष्ण और अर्जुनका 
यह संवाद मुझे सुनने को मिछा । उसके मनको पूरी तरहसे व्याप्त करनेवाले उस 
आनन्दने उसके अन्त.करणमे स्फूर्ति उत्पन्न की और इसी लिए उसने बहुत प्रसच्नतासे 
उस संवादका प्रसंग कह सुनाया। वह ग्रसंग , गीताका छठा अध्याय है जो तत्त्व- 
निर्णयका स्थान है। जिस प्रकार क्षीर-सायरकों मथने पर अन्तमें सब रत्नोका सार 
बमृत प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार गीताके तत्त्व-ज्ञानका सार अथवा विवेक-सागरका 
उस पारका तट अथवा, समस्त योग-सम्पत्तिका खुला हुआ खजाना यह छठा अध्याय 
है । यह वही छठ अध्याय है । जिसमें आदि माया स्तव्ध होकर बैठी है, जहाँ वेदोका 
वोछना बन्द हो जाता है और जहाँसे गीता रूपी वल्लीका अंकुर निकलता है। मैं 
भी इसका वर्णन साहित्यके प्रकाशमें 'आलंकारिक भाषामे करूँगा ! आप लोग ध्यान 
देकर सुने । मैं देशी भाषाके झब्दोकी योजना करता हूँ, परन्तु वह योजना ऐसी 
रस-पूर्ण होगी कि अपने माधुयके कारण स्वयं अमृतकों भी सहजमें परास्त कर 
देगी । यदि इन शब्दोकी तुलना कोमरू ग्रुणके साथ की जाय तो इसके सामने 
संगीतके स्वरों की कोमलता भी तुच्छ ठहरेगी। इसके मोहक ग्रुणके सामने 
सुगन्धकी महत्ता भी फीकी पड़ जायगो। इसकी रसारूताका महत्व इतना 
अधिक है कि कानोमे भी जीम निकर जावेगी और सव इन्द्रियोमें कलह मच 


९८ हिन्दी ज्ञानेश्चरी 


समय अजुनके साथमे श्रीकृष्णके मतमे इसी प्रकारका विश्वास होने रूग गया था। 
उन्होने मनमे सोचा--“अब यह ऐसा सिद्ध हो गया है कि अपने मनमे यह जो काम 
करनेका विचार करेगा, उसका इसे पहलेसे ही फल मिरू जायगा । इसी लिए अब 
यदि इसे योगाभ्यासका उपदेश किया जायगा तो वह निष्फल नहीं होगा ।” मनमे 
यही विचार करके श्रीकृष्णने अजुनसे कहा--“हे पार्थ, अब मैं इस योगाभ्यासका 
राज-मार्ग तुम्हे वतलाता हूँ; सुतो । इस मार्गमें जगह-जगह प्रवृत्ति-हूपी वृक्षोकी जड़ 
में निवृत्ति-हपी फलछोके घौद लगे हुए है। श्री शंकर अब भी इसी मार्गसे प्रवास करते 
रहते हैं। इतर योगीजन पहले-पहले कुछ दूसरे ही टेढे-तिरछे ,मार्गमिं भटक चुके हैं, 
परन्तु अनुभव- होनेपर अन्तमे उन्होने भी यही राज-मार्ग स्वीकृत किया है । अज्ञानके 
दूसरे समस्त टेढे-तिरछे मार्गोकों छोडकर वे छोग आत्मवोधके इसी सरल मार्गसे 
बरावर आगे बढ़ते गए हैं । योगियोके वाद बड़े-बड़े ऋषि भी सदा इसी मार्गसे चलते 
रहे है और साधककी अवस्थासे निकलकर सिद्धता तक पहुँचे है। बडे बड़े आत्म- 
वेत्ताओने भी इसी मार्गसे चलकर श्रेष्ठता प्राप्त की है। जब योगका यह राजमार्ग 
एक वार दिखाई पड़ जाता है, तब भूख-प्यास सब मिट जाती है। इस मार्यमे रात 
और दितका कोई कार भेद नही है । इस मार्ग पर चलते समय जहाँ जहाँ पैर पडते 
हैं, वहाँ वहाँ मोक्षकी खान ही खुलकर सामने आती है । और यदि बीचमे कही कोई 
रुकावट आ पड़े तो फिर स्वगे-सुख तो रखा ही हुआ है। चाहे पूवकी ओर जाओ 
और चाहे पश्चिमकी ओर जाओ, इस मार्गका प्रवाह बहुत ही धात्तिपूर्वक और अचूक 
होता है । मुझे अभी यह बतलानेकी आवश्यकता नही है कि इस मार्गसे चछकर हम 
जिस गाँवमे पहुँचते है, हम स्वयं वही गाँव वन जाते है । यह वात तो तुम्हे आपसे आप 
: स्वानुभवसे पीछे मालूम हो जायगी ।” अजु नने कहा--“हे देव, आपने जो कहा कि 
“पीछे? सो मैं तो यही चाहता हूं कि वह “पीछे” कब होगा । 'मैं इस समय इस 
उत्कंठाके सागरमें डूब रहा हूँ । क्या आप मुझे इससे बाहर नही निकालेगे ?” इस 
पर श्रीकृष्णने कहा--'हे पार, तुम्हारी ये बातें वहुत ही उत्तावलेपनकी है। मैं तो 
स्वयं बतरा रहा था; पर तुम बीचमें ही प्ररन कर बैठे । 
झुच्यो देशे प्रतिष्ठाप्प स्थिरसासनसात्मनः । 
नात्युच्छूतं नातिनीच॑ चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ 0 ११ 0 


“अच्छा; अव मैं तुम्हारे सामने सब वातोका साग्रोपांग वर्गन करता हूँ । परन्तु 
इन वातोका वास्तविक उपयोग तभी हो सकता है, जव इनका अनुभव किया जाय । 
योगाभ्यास करनेके लिए सबसे पहले एक उपयुक्त स्थान देखना चाहिए | वह स्थान 
ऐसा होना चाहिए कि यदि विश्राम करनेकी इच्छासे आदमी वहाँ जाकर बैठे, तो 
फिर वहाँसे उसका उठनेक्रो जी ही न चाहे । वह स्थान ऐसा हो कि वहाँ के हृश्यसे 
ही वैराग्य दूना हो जाय'। . वहाँ यदि सन्त-जनोका निवास हो तो उससे सनन्‍्तोपकी 
यूष्टि होती है और मनको घैयँका सहांरा मिलता है । जहाँ योगास्थास आपसे आप 
होता हो, जहाँकी रमणीयताके कारण हृदयको आत्मामन्द का- अनुभव हो, है अजु न, 


छठा अध्याय ८५ 


जायगी। शब्द स्वभावत' श्रवणेन्द्रियका विषय है। परन्तु जिह्ना कहती है कि इन 
शब्दोका रस मेरा विषय है। ध्राणेन्द्रिका विषय गन्ध है; परन्तु देशी भाषाके ये 
वचन अपनी सुग्रन्धिके कारण प्लाणका भी विषय बन जायेँगे। इनके सम्बन्धमे एक 
और अद्भुत वात यह है कि वे उच्चारण की जानेवाली इन वातोका स्वरूप देखकर 
नेत्रोको भी ऐसा समाधान होगा कि वे तुरन्त बोल उठेगे कि यह तो छावण्यकी खान 
ही खुल गईं | और जब पूरे वाक्योकी रचना होगी, तब श्रोताओका मन दौडकर बाहर 
निकलने लगेगा, क्योकि वह चाहेगा कि मैं इन शब्दोको दोनो हाथोसे पकडकर गले- 
से लूगा जू । इस प्रकार सभी इन्द्रियाँ अपनी अपनी वृत्तिके अनुसार इन जब्दो पर 
अधिकार प्राप्त करनेका प्रयत्न करेगी; परन्तु ये शब्द समान रूपसे सबका समाधान 
करेंगे । जिस प्रकार सूर्य अकेला ही सारे जगतमें चेतना उत्पन्न करता है, उसी प्रकार 
इन जव्दोकी व्यापकता भी बहुत ही विलक्षण है । जो छोग इन शब्दोके भावार्थ पर 
विचार करेंगे, उन्हे ऐसा जान पडेगा कि ये शब्द नही है, वल्कि इन बदब्दोंके रूपमें 
हमे स्वयं चिन्तामणि ही प्राप्त हुआ है । परल्तु ये वाते बहुत हो चुकी । अब मैं देशी 
भाषाके शब्दोकी थालीमे ब्रह्मणरस परोसकर निष्काम साधु-जनोके सामने यह ग्रंथ- 
रूपी भोजन उपस्थित करता हू" । आत्म-ज्ञानकी जो ज्योति कभी मन्‍्द नही होती, 
वही ज्योति अब दीपाधारमे रखी गई है । वही छोग यह भोजन कर सकेंगे जो इस 
प्रकार इसे ग्रहण करेंगे कि इन्द्रियोको पता भी न चले । अत इस समय श्रोताओको 
अवेन्द्रियका भी आश्रय छोड देना चाहिये और केवछ मनकी सहायतासे यह भोजन 
ग्रहण करना चाहिए । ऊपर शब्दोका को दिखौआ कवच है, उसे उतारकर अलग कर 
दे और अन्दर जो ब्रह्म-भाव छिपा हुआ है, उसके साथ एक-रूप हो जायेँ और तब 
अनायास ही अखण्ड सुख से सुखी हो । यदि श्रोताओमे ऐसी सूक्ष्मदर्शिता आ जायगी 


तभी यह श्रवण साथंक होगा। और नही तो फिर इस निरूपणको बहरे और गूँगेका 
सम्वाद ही कहना पडेगा । परन्तु अब यह व्याख्यान यही समाप्त होना चाहिए, क्योकि 
. मेरे जो श्रोता छोय है, उन्हे इतना समझा-बुझकर बतलानेकी कोई आवश्यकता नहीं 


है, क्योकि यहाँ जितने श्रोता उपस्थित है, वे सब निष्काम होनेके कारण इस श्रवणके 
स्वभावत ही अधिकारी है। जिन छोगो ने आत्म-जञानके प्रे मके कारण समस्त सासा- 
रिक सुखोको अपने पाससे हटाकर दूर कर दिया है, उनके सिवा और लोगोको इस 


विषयके माधुयका ज्ञान ही नही हो सकता । जिस प्रकार कौवे चन्द्रमाकों नही पहचान 
सकते, उसी प्रकार साधारण मनुष्योको भी इस ग्रन्थका ज्ञान नही हो सकता | और 
जिस प्रकार केवकछ चकोर ही चन्द्रमाकी किरणोका सेवन कर सकते है, उसी प्रकार 
केवल ज्ञानी जनोको इस ग्रन्थमे आश्रय प्राप्त होगा । अज्ञानियोके रहनेका स्थान अलग 
ही है, इस ग्रन्थमे नहीं है। इसी लिए इस विषयमे मुझे कुछ अधिक कहनेकी आव- 
श्यकता नही है। परन्तु प्रसंग आ पडने पर सहजमे ये दो-चार वातें कह दी है, इसके 
लिए साधु श्रोताजन बुरा न माने ! अब मैं यह बतलाता हूँ कि श्रीकृष्णने अजुनसे 
क्या कहा । श्रीकृष्णका वह भाषण स्वयं वुद्धिके लिए भी समझना कठिन है, फिर 
शब्दोके द्वारा उन्हे प्रकट करना तो असम्भव ही है । परन्तु फिर भी सद॒युरु श्रीनिवृति- 


छूठा अध्याय ९९ 


जिस स्थान पर पहुँचते ही पाखंडिथयोके मनमे भी तपश्चर्या करनेक्नी बुद्धि उत्पन्न हो, 
जहाँ कोई रास्त--चलता आदमी अचानक पहुँच जाने पर यदि प्र-काम हो, तो भी 
वह वहाँ से लौटने या हटकर जाने की बात बिलकुल भूल जाय, ऐसा स्थान न रहने- 
वालोको भी रोक लेता है, भठकनेवालोंको भी स्थिर करता है और वैराग्यको थपकी 
लगाकर जाग्रत करता है। वह स्थान ऐसा होना चाहिए कि उसे देखते ही विषय- 
सुखोंके लम्पटको भी ऐसा जान पडे कि मैं संसारका सुंदर राज्य छोडकर यही शान्ति- 
थूवंक पडा रह | बस वह, स्थान ऐसा ही रमणीय होना चाहिए। इसके अतिरिक्त 
बह स्थान इतना शुद्ध भी होना चाहिए कि वहाँ आँखोको साक्षात्‌ ब्रह्म-स्वरूप ही 
दिखाई पडता हो । उस स्थानमें एक और विशेष गुण यह होना चाहिए कि वहाँ 
योगाभ्यास करनेवाले साधकोकी भी वस्ती हो और दूसरे छोगोका वहाँ आना-जाना 
न हो। वहाँ ऐसे बडे बडे और सघन वृक्ष भी होने चाहिएँ जो जडसे ही अमृतके 
समान मीठे और सदा फल देनेवाले हो और वे फल उनमे वारहो मास लगते हो । 
साथ ही उस स्थान पर वर्षा-काछके अतिरिक्त अन्य ऋतुओमे भी पग पग पर पानी 
मिलता हो और विशेषत. वहाँ पानीके बहते हुए झरने भी यथेष्ट होने चाहिएँ। वहाँ 
गरमी बहुत ही ठिकानेकी और साधारण पडती हो और शीतल तथा शान्त वायु मन्द 
भनन्‍द बहती हो । वह स्थान इतना शानन्‍्त होना चाहिए कि जल्दी किसी प्रकारका शब्द 
वहाँ न होता हो और पशुओ आदिकी कौन कहे, तोते या भुनगे तकका भी वहाँ प्रवेश 
न होता हो । वह स्थान ऐसा होना चाहिए कि पानीके सहारे रहनेवाले हंस और दो- 
चार सारस आदि पक्षी ही कही कही दिखाई फ्डने हो और कभी कभी कोई कोयरूू 
वहाँ आ बैठा करती हो । इसी प्रकार सदा तो नही, पर हाँ कभी कभी कुछ मोर भी 
वहाँ आया-जाया करते हो, तो कोई हज नही । हे अर्जुन, ऐसा स्थान बहुत ही 
सावधान होकर ढूंढना चाहिए तब वहाँ कोई मठ या शिवमन्दिर देखना चाहिए | इन 


दोनोमेसे जो अपनेको अच्छा जान पडे, वही अपने लिए चुन लेना चाहिए और वहाँ 
बिलकुल एकान्तमे जा बैठना चाहिए । अपने लिए कौन सा स्थान उपयुक्त होगा, यह 


देखनेकी रीति यह है कि पहले इस बातका अनुभव कर छेना चाहिए कि हमारा मन 
किस स्थान पर शान्त और निश्चल रहेगा; ओर तब उसोके अनुरूप स्थान चुनकर 
ऊरर वतलाये हुए प्रकारसे वहाँ आसन जमाना चाहिए । सबसे ऊपर स्वच्छ मृग-चर्म 
होना चाहिए, बीचमे अर्थात्‌ उस मृग-चममके नीचे धोये हुए निर्मेल वस्नकी तह होनी 
चाहिए और उसके नीचे अर्थात्‌ बिछकुछ जमीन पर सरकू और अखड दर्भाकुर बिछे 
. हुए होने चाहिए। ये दर्भाकुर बहुत ही कोमल हो और वरावर बिछे हुए हो, एक 
दूसरेके साथ खूब अच्छी तरह मिले हुए हो । इन सब बातोका ध्यान उन्हे बिछाते 
समय ही पूरी तरहसे रखना चाहिए। यह आसन यदि बहुत ऊँचा होगा तो शरीर 
हिले-डुलेगा और यदि बहुत नीचा होगा तो भूमिके साथ स्पर्श होनेकी सम्भावना 
रहेगी। इस लिए उसकी ऊँचाई ठोक भौर सुभीतेकी होनी चाहिए । परन्तु इन 
वाततोंकी बहुत अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नही । इन सब बातोका भावार्थ 
यही है कि आसन अच्छा और सुख देनेवाला होना चाहिए । 


९० हिन्दी ज्ञनेव्वरी 


नाथके क्ृपा-प्रकाशसे मुझ उसका ज्ञान हो जायगा। जो वस्तु दृष्टिके द्वारा दिखाई न 
पड़ती हो, वह बिना दृष्टिके ही दिखाई पड़ती है। परन्तु इसके लिए अपने पास 
अतीन्द्रिय ज्ञानका बल होना चाहिए। जो सोना कीमियागर को भी नही मिलता, वह 
दैव-योगसे पारस हाथ आ जाने पर लोहेमे ही मिल जाता है। इसी प्रकार यदि 
सद्गुरुकी कृपा प्राप्त हो जाय, तो फिर कौन-सी बात असाध्य हो सकती है ? इसीलिए 
मैं ज्ञानदेव कहता हूँ कि वह असीम तत्व भी मेरी समझमे आ जाता है। इसी छिए 
मैं निरूपण करूँगा, निराकार तत्वमे भी साकारता लाऊँगा और जो वस्तु इन्द्रियोकी 
पहुँचके बाहर है, उसका भी इन्द्रियोके द्वारा ही अनुभव करा दू गा अब जिन श्री- 
क्ृष्णमे यश, श्री औदाय॑, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्यं इन छओ ग्रुणोका वैभव है और 
इसी लिए जिन्हे छोग भगवन्त कहते है और जो सदा वासना-संगहीन पुरुषोके साथ 
सो हैं, उन श्रीकृष्णने अजु नसे कहा--'हे पार्थ, अब तुम अच्छी तरह ध्यान देकर 
सुनो । 
श्रीभगवानुवाच--- हि 
अनाश्रितः कर्मफ़लं कार्य कस करोति यः। 
स संन्‍्यासी च योगी च न निरग्निन चाक्रियः 0 १ ७ 
“योगी और संन्यासी दोनो एक ही होते है। सम्भव है कि तुम इन दोनोको अरूग- 
अलग मानते हो, परन्तु यदि विचार किया जाय तो अन्‍्तमे यही निर्णय होता है कि 
दोनो एक ही हैं । यदि यह नाम-भेदवाला भ्रम दूर कर दिया जाय तो योग ही सँनन्‍्यास 
सिछ होता है; और यदि ब्रह्म ज्ञानकी दृष्टिसे देखा जाय तो इन दोनोमे कोई अन्तर 
नही दिखाई पड़ता । जिस प्रकार हम एक ही पुरुषको भिन्‍न-भिन्‍न नामोसे सम्बोधित 
करते है, अथवा जिस प्रकार दो भिन्‍त-भिन्‍त मार्गोेसि एक ही स्थान पर पहुँचते है, 
अथवा जिस प्रकार स्वभावतः एक-रूप 'रहनेवाला जल अलूग-अलरूग' बरतनोमे भरा 
जाने पर भी एकरूप ही रहता है, उसी प्रकार योग और संन्यासका भेद केवल 
दिखौआ है, वास्तविक नहीं । हे अजु न, जगतमे बहुमान्य सिद्धान्त यही है कि जो 
व्यक्ति कर्मोका आचरण करता हुआ भी उन्न कमंकि फलसे संग नही रखता, उसीको 
योगी समझना चाहिए। जिस प्रकार यह पृथ्वी, वुक्ष आदि उद्धिजोका निर्माण या 
सृष्टि करती है, परन्तु उनमे रगनेवाले फलो या अनाजोकी इच्छा नही करती, उसी 
प्रकार जो परब्रह्मकी व्यापकताका आश्रय लेकर अपनी स्वाभाविक स्थितिके अनुरूप 
जिस समय जो उचित कर्तव्य करना होता है, उस समय उसे कर डालता है, परन्तु 
फिर भी जिसमे देह-वुद्धिका अहकार नही होता और अपने मनको भी फलकी भआसक्ति- 
” का स्पर्श तक नही होने देता, उसीको सनन्‍्यासी समझना चाहिए और वही निस्सन्देह 
सच्चा और श्र ष्ठ योगी है। परन्तु जिससे इस योगयुक्तिका साधन नही होता और जो 
स्वाभाव्रिक तथा नैमित्तिक कर्मोको केवछ बन्धनकारक मानकर छोड बैठता है, वह 
साथ ही साथ कुछ दूसरे कर्मोको अपने साथ छगा छेता है। जिस प्रकार अपने शरीर- 
में लगा हुआ एक लेप तो धो-पोछकर दूर कर दिया जाय और फिर स्वयं ही 
एक दूसरा नया लेप शरीरमे रूगा लिया जाय, उसी प्रकारकी अवस्था उन लोगोकी 


३६७ हिन्दी ज्ञानेदवरी 


तत्रेकाग्न सनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 
उपविद्यासने.. युब्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ १२ ॥ 

“फिर उस आसन पर बैठकर चित्तको एकाग्र करना चाहिए और सदुगुरुका 
स्मरण करना चाहिए । फिर अन्दर और बाहर दोनों और सात्विक वृत्तिसे ओत-प्रोत 
भरकर बहुत सम्मान और आदरपूरवेक्त तब तक सदगुरुका स्मरण करते रहना चाहिए, 
जब तक अहंकारकी कठोरता बिलकुल नष्ट न हो जाय, विपयोकी पूरी पूरी विस्मृति 
न हो जाय, इच्द्रियों की चंचछता बिककुल रुक न जाय और मन एकाग्र होकर हृदय- _ 
में प्रतिविम्बित न हो जाय, और इस प्रकारकी स्वाभाविक एकताकी अवस्था पूरी 
तरहसे प्राप्त न हो जाय । फिर इसी आत्मबोधवाली अवस्थामें आसन पर बैठे रहना 
चाहिए। ऐसी अवस्थामें यह अनुभव होने छगेगा कि शरीर आपसे आप सँभलता 
हुआ ठिकाने आ रहा है और शरीरपेंकी वायु एक ही स्थान पर एकत्र हो रही है । 
इस अवस्थामे बैठते ही प्रवृत्ति पराडमुख हो जाती है, चित्तकी समाधि अर्थातूं एकाग्र 
सम-स्थिति समीप आ जाती है और योगाभ्यासका साधन होता है। अब वतलाते हैं 
कि उस समय मुद्राक्ती अर्थात्‌ कमरसे ऊपरवाले भागकी स्थिति कैसी होनी चाहिए । 
पिंडलीको जाँघसे मिलाकर पैरके तलरूए इम प्रकार टेढ़े करने चाहिए कि वे ऊपरकी 
ओर हो जाँय और तब उन्हे गुदस्थानके मूलमें रखकर जोरसे दबाना चाहिए । दाहिने 
तलुएसे गुदस्थानकी सीवनका ठीक बीचवाला भाग दबाना चाहिए। इससे वाँया 
तलुआ सहजमें ठीक ऊपर जमकर बैठ जायगा। ग्रुदा और वृषणके बीचमें चार 
अंग्ुुलका अंतर होता है । उसमेसे यदि डेढ़ डेढ अंगुल दोनो और छोड दिया जाय तो 
वीचमे एक अंगुल बाकी रह जाता है। एँंडीका पिछछा भाग वही रखकर और सारे 
शरीरका भार खूब तौलकर उस स्थानको अच्छी तरह दबाना चाहिए। फिर पीठके 


भनीचेवाला भाग ऐसे हलकेपनसे ऊपर उठाना चाहिए, जिसमे यह भी पता न चले कि, 
ऊपरका शरीर उठाया गया है या नही; और दोनो घुटने भी उसी प्रकार सँभालकर 


रखने चाहिएँ । हे अर्जुन, ऐसा करनेसे सारे शरी रका भार एंडीके केवल अगले भाग 
पर आ पड़ेगा । हे पा्थ यह मूलबन्ध नामका आसनका वर्णन है। और इसीका एक 
डूसरा नाम वज्जासन भी है। इस प्रकार जब गुदा और वृषणके बीचोबीच रहनेवाले 


आधार-चक्र पर ऊपरके शरीरका सारा भार पडता है, और शरीरके नीचेका भाग 
दवता है, तव आँतोमे संचार करनेवाठा अपान वायु उलटे शरीरके भीतरी भ्रागकी 
और अर्थातु पीछेकी ओर हटने लगता है । 

ससं कायशिरोग्रीव॑ धारयज्नचलं स्थिरः। 

संप्र क्षय नासिकाग्रं स्व॑ दिशश्वानवल्ोकयन्‌ ॥ १३ 0 

प्रशान्तात्मा विगतभीन्नह्मचारित्रते स्थितः। 

सनः संयम्य सच्चित्तो युक्त आसीत सत्परः ॥ १४ 0४ 


“फिर हाथकी हथेलियाँ द्रोणाकार होकर आपसे आप बाएँ पैर पर आकर टिक 
जाती हैं और जान पड़ता है कि कन्धे कुछ ऊँचे हो गये है। शरीर-दंड ऊँचा या 


छुठा अध्याय ९१ 


होती है जो केवल आग्रहके वशीभूत होकर इस प्रकारका आचरण करते हैं ओर 
केवल व्यर्थद्ी विवंचनामे पडते हैं। अरे भाई, एक तो ग्रहस्थाश्र मका भार पहलेसे 
और स्वभावतः ही सिर पर चढ़ा हुआ है। अब उस भारको अच्छी तरह वहन न 
करके जल्दीमे संन्यासका एक नया बोझ लेकर अपना भार और क्यो वढाया जाय ? 
इसी लिए अग्नि-होत्र आदि नित्य श्रौत-स्मात्त आदि कर्म नहीं छोडने चाहिए और 


आचारकी मर्यादाका उल्लंघन नही करना चाहिए । बस फिर अब कर्मयोग स्वभावतः: 
ही भात्म-सुख देनेवाला हो जाता है । 


यं संन्याससिति प्राहुयोंगं तं॑ विद्धि पाण्डव । 
न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगो भवति कश्चन॥ २ ॥ 


“हे अर्जुन, अनेक शास्रोने यही कहा है कि जो सन्यासी है, वही योगी है, और 
इस प्रकार संन्यास तथा योगके अभेदकी विजय-पताका फहराई है । कम करते रहने 
की अवस्था मे जहाँ सकल्प-विकल्पके सूत्र छोड देनेके कारण टूट जाते है, बस वही 


वाह तथ्य हाथ आ जाता है; और शासत्रकारोते अपने अनुभवसे यही निश्चित 
या 


आउुरुक्षो्मुनेयोंग.. कर्स कारणसुच्यते । 
योगारूढस्य तस्येव दसः कारणमसुच्यते ॥ ३ 0 

“हे अर्जुन, यदि कर्म-योग रूपी पर्वतके शिखर पर पहुँचना हो तो यह करमे- 
सागंका सीढियोवाला रास्ता कदापि छोडना नही चाहिए। इन सोढियो से होते हुए 
पहले यम-नियमोकी आधार-भूमिसे होते हुए योगासनोकी पगडडी पर पहुँचना चाहिए । 
और तब प्राणायामकी टकरी पर चढ जाना चाहि३। फिर प्रत्याहार की बीचवाली 
पहाडी पड़ती है। यहाँ इतनी फिसलन होती है कि बुद्धिके पैर भी जल्दी नही 
टिकते। यहाँ पहुँचने पर बडे बडे हठी योगियोक्री प्रतिज्ञा भी टूट जाती है और वे 
लुढक जाते है। परन्तु अभ्यास और निश्चय वृत्तिसे इस प्रत्याहारवाले वीचके मार्गमे 
भी धोरे-धीरे वैराग्यका आश्रय प्राप्त होने यता है। इस प्रकार वायुके पठारसे होते 
हुए धारणाके विस्तृत प्रान्त मे पहुँचना चाहिए। फिर इस प्रान्तको पार करते हुए 
तब तक चलते रहना चाहिए, जव तक ध्यानके सिरे पर न पहुँचा जाय । वहाँ पहुँच- 
कर यह मार्ग समाप्त हो जाता है और प्रवृत्तिकी छालूसा नष्ट हो जाती है, वयोकि 
यही साध्य और साधन दोनो आपसमे गले मिलते है और एकरूप हो जाते है । यहाँ 
पहुँचकर योगी पुरुष ऐसी समतल भूमिपर स्थिर हो जाता है, जहाँसे और आगे पैर 
रखनेकी कोई बात ही नहीं रह जाती, और पिछले मार्गकी भी कोई स्मृति बाकी 
नही रह जाती । इस उपायसे योगका साधन करके जो पुरुष अत्यन्त उच्च अवस्था 
तक पहुँचता है, अब मैं उसके लक्षण बतलाता हूं, सुनो 

यदा हि नेन्द्रियार्थेंथू न कसंस्वनुषज्जते । 
स्वेसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ४ 
'नजसकी इन्द्रियोके घरमे विषयोका आना-जाना बन्द हो जाता है और जो 


छठा अध्याय १०१ 


सीधा खड़ा रहता है और उसके बीचमे मस्तक घुसा या डूबा हुआ-सा मालुम होता है 
और आँखोमे आपसे आप झक्षपकी आने छूगती है। आँखोकी ऊपरवाली पलके तो बन्द 
हो जाती हैं, पर नीचेवाली पलके खुली रहती है:। इससे आँखे आधी खुली रहती हैं । 
फिर दृष्टि अन्दरकी ओर बढकर जरा सा बाहरकी ओर आती है और नाकके ठीक 
कोने या अगले भाग पर आकर जम जाती है । इस प्रकार दृष्टि अन्दरकी ओर संकु- 
चित हो जानेके कारण फिर वाहर नहीं जा सकती, और तब उस अद्ध-विकसित 
इृष्टिको नाकके अगले भाग पर ही स्थिर होना पड़ता है। फिर किसी दिशामे दृष्टिपात 
करने अथवा किसीका आकार या रूप देखनेकी इच्छा आपसे आप नष्ट हो जाती है । 
सिर दवकर नीचे बैठ जाता है और ठोंढी गलेके नीचेवाले गड्डढू मे वैठ जाती है और सिर 
अच्छी तरह छातीके साथ सट- जाता है। इससे कंठ-नाली भी उसीमे मिलकर फेस 
जाती है। इसी प्रकारके वन्धको जालन्धर कहते हैं। नाभि ऊपर उठ आती है और 
पेट अन्दर धँसकर सपाट हो जाता है, परन्तु हृदय-कोश विस्तृत हो जाता है। इस 
प्रकार लिंग-मूलके ऊपर और नाभि-स्थकके नीचे जो बन्ध होता है, उसे उड्डीयान-बंध 
कहते है । इस प्रकारकी बन्धमुद्रासे शरीरके वाहरी अग्रो पर योगाभ्यासकी छाप 
पडती है और शरीरके अन्दरका वह आधार नष्ट हो जाता है, जिसमे मनोवृत्तियाँ 
रहती है । कल्पना बे-काम हो जाती है और प्रवृत्ति शञान्त हो जाती है। शरीरके 
लेखे मन आपसे आप नही के समान हो जाता है । फिर इस वातकी कुछ सुध नही रह 
जाती कि भूख क्या हो गई और नीद कहाँ चली गई | हे अजु न, अभी मैंने तुम्हे जो 
मूल बन्ध या वज्ञासन बतलाया है, उसके द्वारा पूरी तरहसे बंध जानेके कारण अपान 
वायु शरीरमे पीछेकी ओर चलती है और दवाव पडनेके कारण फूलने रूगती है । 
फिर वह कुपित होकर मत्त होती है और उसी बन्द जगहमे गडगडाने रूगती है और 
नाभि-स्थानमे रहनेवाले मणिपुर नामक चक्रको बीच वीचमे धक्के देती हे । इसके 
बाद जब यह आँधी शान्‍्त हो जाती है, तब वह सारा शरीर रूपी घर ढूढ डालती है 
और वाल्यावस्थासे लेकर अब तक जितना मरू अन्दर जमा रहता है, वह सव शरीर- 
के बाहर निकाल देती है। अपान वायुकी यह रूहर शरीरके अन्दर तो समा ही नही 
सकती इसलिए वह कोठोमे घुसकर कफ और पित्तको आधारस्थलूसे निकाल देती 
है | फिर यह उभरी हुई अपान वायु रुधिर आदि सातो धातुओके समुद्रको उलठ देती 


है, मेदके १र्वतोको चकनाचूर कर देती है और हड्डियोके अन्दर बैठी हुई मज्जा तक- 
को वाहर निकाल देती है । वायु-मार्गकी नाछीको खुलासा करती है और सब अव- 
यवोको गिथिल्‍रू कर देती है। इस प्रकार अपने इन लक्षणोसे यह अपान वायु योगकी 
साधना करनेवाले नौसिखुए छोगोको डरा देती है। परन्तु योगयकी साधना करनेवालो- 
को इन सव बातोसे विरूकुछ डरना नही चाहिए । कारण यह है कि यद्यपि यह अपान 


वायु अपने इस प्रकारके व्यापारोसे कुछ व्याधि उत्पन्न करती है, परन्तु साथ ही 


साथ वह उस व्याधिका परिहार भी करती उलती है। गरीरमे कफ और पित्त अ 
जो जलीय अंग हैं और मास-मज्जा आदि जो पृथ्वीके अश है, वह उन सबको ५ 


२२ हिन्दी ज्ञानेदवरी 


आत्म-ज्ञानकी कोठरीमें सुखपुवंक आत्मानन्दमें सोया रहता है, जिसके मतमे सुख- 


दुखके फेरमे पड़कर झगड़नेका चाव नही 


रह जाता और इबन्द्रिय-विषयके पास था 


पहुँचने पर भी जिसे इस वातका कभी ध्यान भी नही होता कि ये विषय कया है, 


इन्द्रियोंको कर्मांचरणके मार्गमें लगाने पर भी जिसके अतःकरणमें कर्मोके फलछोके 
सम्दन्धमे नामको भी आसक्ति नही रहती, जो केवल देह-धारणके लिए जाग्रत रहता 


है और सदा आत्मभावनामे छीन रहता है, 


निस्सन्देह उसीको योग-रूढ़ पुरुष समझना 


चाहिए ।” यह सुनकर भर्जुनने कहा--“हे देव, यह वात सुनकर तो मुझे बहुत ही 


आश्चर्य हो रहा है। अब आप मुझे यह 
कैसे प्राप्त हो सकती है ।* 
उद्धरेदात्मनात्मानं 


वतलावेगे कि ऐसे पुरुषके समान योग्यता 


नात्मानवसादयेत्‌ । 


आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः॥ ५ ॥। 
इसपर. श्रीकृष्णने हँसकर कहा--“हे अर्जुन, तुम्हारी यह बात भी बहुत ही 
अद्भुत है। भरा इस अद्गैत अवस्थामे कौन किसीको क्या दे सकता है ? जिस समय 
भनुष्यको प्रान्तिकी शय्या पर कठिन मायाकी तनन्‍्द्रा रूगती है, तभी उसको जन्म और 
मरण के हृद्य-स्वप्न दिखाई पडने रूगते है। परन्तु आगे चलकर जब वह अक॒स्मात्‌ 


जाग उठता हैं तव उसे यह निश्चय होता है 


कि स्वप्नको वे सव बातें बिलकुल मिथ्या 


थी। परतु उस पहली भ्रान्तिकी भांति यह आत्न-बोध भी स्वयं उसीको होता है । 
और, हे अर्जुन, वह केवल अपने देहके अभिमानके फेरमे पडकर ही स्वयं अपना घात 


करता है । 


बन्धुरात्मात्मतस्तस्य येनात्मेवात्सना जितः। 


अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव झत्र॒ुव॒त्‌ ॥ ६ ॥ 

“यदि हम विचारपूर्वक अपना अहं-भाव छोड़ दे और सदब्रह्म-झूप हो जाये तो 
मानों सहजमे हम स्वयं ही अपना कल्याण कर लेते हैं। और नही तो रेशमके कीड़ेकी 
तरह जो आप ही अपने आपको कोशमे बन्द कर लेता है, जो मनुष्य अपने शरीरके 
सौन्दर्यमे भूलकर उसीमे अपने आपको पूर्ण रूपसे बद्ध कर लेता है; वह स्वयं ही 
अपना वैरी ठहरता है। जिस समय द्रव्य-प्राप्तिका अवसर आता है, उस समय उस 
अभागेको स्वय ही अन्धे बननेका शौक होता है, और जब उसके सामने धन-कोश 
खुला हुआ रहता है, तव वह आँखे बन्द करके उस धन-कोशको लाँघकर आगे निकल 
जाता है। जैसे किसीको भ्रम होता है और वह यह बकता हुआ चारो तरफ दौड़ता 
फिरता है कि--“अरे मैं नही हूं ।” “अरे मैं खो गया ।” “अरे मुझे कोई चुरा ले 
गया ।” और इस उकार अकारण ही वह अपने सिर एक आफत ले लेता है। परल्तु 
यदि वास्तविक दृष्टिसे देवा जाय तो जीव भी ब्रह्म ही है। परन्तु किया क्या जाय ! 
उसकी बुद्धि उस ओर जाती ही नही । भरा सोचो कि यदि स्वप्नमे किसी पर शस्त्र- 
का प्रहार हो, तो क्या उस प्रहारसे वह स्वप्न देखनेवाला कभी मरता है ? परच्तु 
ऐसे पुरुषकी स्थिति उसी तोतेके समान होती है जो उस नलिका यन्त्र पर बैठता है 

जो स्वयं उसीको पकडनेके लिए लगाई जाती है । तोता उस नलिका-यन्त्र पर बैठता 
है और उसीके भारसे वह नली चलने लरूगती है । वास्तवमें जिस समय वह नली 


१०२ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


मिला देती है। इसी बीचमें, हे अजु न, आसनके तापके कारण कुंडलिती नामकी 
शक्ति जाग्रत होती है। जिस प्रकार नागिनका कुंकुमके समान छाछ बच्चा कुण्डली 
बनाकर बैठता है, उसी प्रकार यह कुडलिनी नामक छोटी नाड़ी साढे तीन फेरेकी 
कुंडली मारकर और सिर नीचे करके नागिनकी तरह सोई रहती है। विद्युतके वने 
हुए ककण या अग्निकी ज्वाल्लकी रेखा या सोनेके बढ़िया घोटे हुए पाँसे की तरह 
यह कुण्डलिनी नाभिस्थानकी छोटी सी जगहमे अच्छी तरह बन्धनोसे जकडी हुई पडी 
रहती है। पर जब उसपर वज्ञासनका दबाव पडता है. तब वह जाग उठती है । 
फिर जिस प्रकार कोई तारा टूट पडता है अथवा सूर्यका आसन छूट जाता है अथवा 
स्वयं तेजका बीज प्रस्फुटित होने पर उसमेसे कोमल गाभ निकलता है, उसी प्रकार 
यह कुण्डलिनी अपना घेरा छोड देती है और मानो अँगडाई छेती हुईं नाभि-कन्द 
पर खडी हो जाती है। स्वभावतः वह बहुत दिनोकी भूखी रहती है, तिस पर वह 
दबाकर जगाई जाती है; इसलिए वह अपना मुख बड़े आवेशसे खोलकर उपर उठाती 
हैं। उसी समय उसे अपने सामने वह अपान वायु मिल जाती है जो हृदय-कोश तरू- 
में आकर एकत्र हुई रहती है, और तब वह उस समस्त वायुको अपने अधिकारमे कर 
लेती है। अपने मुखकी ज्वालासे वह उसे ऊपर-नीचे और चारो ओरसे घेर लेती है 
और माँसके कौर खाने लगती है। जहाँ-जहाँ माँस रहता है, वहाँ-वहाँ पहुँचकर वह 
उसे खाने रूगती है और अन्तमे हृदयके भी एक दो कौर वह चट कर जाती है। 


फिर वह पैरोके तलुओ और हाथोकी हथेलियोकी भी खबर लेती है और तब ऊपर- 
के अंश पर भी हाथ साफ करती है। इस प्रकार वह शरीरकी प्रत्येक सन्धि और 
प्रत्येक अंगकी तलाशी लिये बिना नहीं रहती। वह नीचेके भागोकों भी नही 
छोडती । यहाँ तक कि नाखूनोका सार भी वह चूस छेती है; चमड़े तकका सत्क 
निकाल लेती है और तब हड्डियो पर जा पहुँचती है। वह हंड्डियोकी नलियो तकका 
रस चूस लेती है, शिराओके जारू तक साफ कर डारूती है, और इन सब बातोका 
परिणाम यह होता है कि बाहरकी ओरके रोम-कूप तक बंद हो जाते है। कुण्डलिनीको 
बहुत अधिक्‌ प्यास ऊछगी रहती है, इसलिए रुधिर आदि सातो धातुओको वह एक 
ही घूटमे पी जाती है और इस कारण शरीर बिल्कुल नीरस हो जाता है, जिससे 
दरीरमे पूर्ण रूपसे ग्रीष्म ऋतु ही व्याप्त हो जाती है। फिर नाकके छेदोमेत्ते बारह 
अंगुल तक जो हवा निकलती है, उसे भी यह कुण्डलिनी पकड़कर अन्दरकी ओर 
खीचने लगती है। ऐसी अवस्थामे नीचेकी वायु ऊपरकी ओर खिंचने लरूगती है 
और ऊपरकी वायु नीचेकी ओर दबने छगती है, और इन दोनोके बीचमे केवल 
मध्यवाले चक्रके परदेकी ही आड रह जाती है। यदि बीचमे यह आड न हो तो 
ये दोनो वायु उसी समय एक दूसरीसे मिल जायें। परन्तु कुण्डलिनी कुछ व्यग्र 
होकर इनसे कहने लगती है--'क्या केवल तुम्ही दोनो अब तक बच रही हो ?' हे 
अजु न, इसका अभिप्राय यह है कि कुण्डलिनी शरीरमेका पृथ्वीवाला अश खाकर 
भी समाप्त कर डालती है और जलके अंशका तो वह कही नाम भी नहीं रहने 
देती । जब यह शरीरमेके पृथ्वी और जछ दोनो ही भूतोको खा डारूती है, तब 
पह पूर्ण रूपसे तृप्त हो जाती है और तब बुछ शान्त होकर सुणुस्ता नामक 


छठा अभ्याय १०३ 


ताडीके पास रहती है। वहाँ तृप्त और सन्तुष्ट होकर वह जो गरल या विष उगलती 
है, वही प्राण-वायुके लिए अमृतके समान हो जाता है; और उस अमृतसे प्राण-वायु 
जीवन धारण करती है यद्यपि वह प्राण-वायु उस गरलकी अग्निमेसे निकलती है, 
परन्तु फिर भी वह दरीरके भीतरी और बाहरी दोनो पारव शीतल कर देती है; 
और तब वह प्रत्येक अंगमे फिरसे वह सामथ्यं भरने रूगती है जो वह पहले उनमेसे 
खीच चुकी होती है । परन्तु नाडियोके मार्ग भर चुके होते है और उनका प्रवाह बन्द 
हो चुका रहता है; और शरीरमे जो अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूमें, कुकर; 
देवदत्त और धर्नंजय नामक नौ प्रकारकी वायु नष्ट हो चुकी होती है भौर केवल प्राण- 
वायु ही बची रहती है, इसलिए शरीरके सब धर्म नष्ट हो जाते है। फिर नाकके 
दाहिने और बाएँ रन्प्लोकी इडा और पिगलढा नामकी नाडियाँ मिलकर एक हो जाती 
है, उनकी तीनो गाँठे खुल जाती है और दशरीरके अन्दरके छओ चक्रोके ऊपरके 
आवरण फट जाते है । फिर नासिका-रन्ध्रोमेसे बहनेवाली जिन वायुओकी उपमा सूय 
और चन्द्रमासे दी जाती है, उनका ऐसा छोप हो जाता है कि दीपककी ज्योतिकों 
भी वे नही हिला सकती | बुद्धिकी चंचछता नष्ट हो जाती है और प्राणेन्द्रियमे जो 
गन्ध वची रहती है, वह भी कुइछिनी शक्तिके साथ साथ मध्यम नाडी अर्थात्‌ सुपुम्ना- 
मे घुस जाती है। इसी वीचमें चन्द्रमाकी सत्रहवी कछाके अग्ृृतका वह सरोवर, जो 
ऊपरकी ओर रहता है धीरे धीरे टेढा होने छगता है और आकर कुंडलिनीके मुँहके 
साथ लग जाता है । फिर इस कुडलिनीकी नलछीमे जो अमृत रस भरा है, वह समस्त 
अगरमे व्याप्त हो जाता है और प्राण-वायुके साथ प्रत्येक अंगमे पहुँचकर जहॉका तहाँ 
सूख जाता है। जिस प्रकार साँचेको तपानेसे उसमेका सारा मोम उड जाता है और 
फिर वह साँचा केवल धातु-रससे भरा रहता है, उसी प्रकार मानों चन्धरमाकी सन्नहवीं 
कला इस शरीरके रूपमे अवतरित होती हुई जान पडती है और उसके चारो ओर 
चमडेका अवगुण्ठन मात्र रह जाता है। वादछोके आगे आ जानेसे सूर्य छिप जाता है, 
परन्तु उन बादलोके हट जाने पर जिस प्रकार वह फिर अपनी प्रकाशमान प्रभारे 
प्रकट होता है, उसी प्रकार इसी सनत्रहवी कलछाके तेजस्वी रूप पर चमड़ेकी खोली ही 
ऊपर ऊपर रह जाती है। परन्तु फिर वह भी भूसीकी तरह झड़ जाती है । फिर 


अगोकी कान्ति या प्रभा ऐसी जान पड़ती है कि मानो शुद्ध स्फटिकका निर्दोष स्वरूप 
हो अथवा रत्नका बीज प्रस्फुटित हुआ हो और उसमे कोमल कलल्‍्ले निकले हो। 
अथवा ऐसा जान पडने लूगता है कि सन्ध्या-कालका रंग लेकर यह शरीर बनाया 
गया है अथवा अन्तस्थ चैतन्थके तेजकी निमंल प्रभा है। यह शरीर ऐसा जान पडता 

है कि मानो कुकुमसे भरा हुआ अथवा चैतन्य रससे ढाला गया है। मुझे तो ऐसा 
जान पडता है कि वह शरीर क्‍या है, मूत्तिमती शान्ति ही है। यह गरीर मानो 
आनन्द चित्रमे के रंगोका काम अथवा आत्म-सुखका स्वरूप दिखाई पड़ता है अथवा 
सन्तोषका वृक्ष हृढतापूर्वक रोपा हुआ जान पडता है। अथवा वह स्वर्णचम्पककी कली 
है अथवा अमृतका पुतछा है अथवा कोमल्ताका ऐसा उपवन है जिसमे पूर्ण रूपसे 


छठा अध्याय ११३ 


भाव होता है, उसी प्रकारका मेरा और उसका एक भाव होता है । ऐसा पुरुष मुझमें 
ही रहता है और मैं भी ऐसे ही पुरुषमे रहता हूं । जिस प्रकार उदकके अस्तित्वके 


कारण रस रहता है अथवा गगनके मापके अनुसार ही अवकाश रहता है, उसी प्रकार 
वह पुरुष भी मेरे ही रूपसे साकार रहता है। 

सर्वभुतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 

सर्वंथा वर्तमानोषपि स योगी सयि बतंते॥३१ ॥ 

“जो मनुष्य एकात्मताकी दृष्टिसे मुझे समस्त भूतोमे उसी प्रकार ओत-प्रोत्त 
समझता है, जिस प्रकार वस्त्रमे तन्तु होते है अथवा जिसका विचार उसी न्यायसे 
ऐक्य-भावसे स्थिर हो गया है, जिस न्‍न्यायसे आभूषण अनेक रूपोवाले होने पर भी 
उन सबका अधिष्ठान सोना एक-रूप ही होता है अथवा जिसकी अज्ञान-रात्रि इस 
प्रकारके भद्वत भावके सूर्योदयसे नष्ट हो गई है कि वृक्षमे जितने पत्ते दिखलाई पडते 
हैं, वे सब अलूग अलग लगाये हुए नही है और वृक्षमे पत्ते भले ही बहुतसे दिखछाई 
पडे, परन्तु मूल वृक्ष एक ही होता है, ऐसा मनुष्य यदि पंचमहाभूतात्मक शरीरमें 
आं जाय तो भी वह उसी शरीरके बन्धनमे फंसा कैसे रह सकता है ? वह तो अनुभव 
के प्रभावसे मेरे वराबर ही हो जाता है। उसे आत्मानुभवके कारण वही व्यापकता 
प्राप्त हो जाती है जो म्झमे है?! और चाहे मैंने अभी यह बात न कही हो, परन्तु 
फिर भी वह स्वभावत ही विश्व-व्यापक हो जाता है। भव यदि वह शरीरधारी भी 
हो तो भी उसे शरीरका अभिमान नही होता, और यह बात यदि शब्दों द्वारा स्पष्ट 
रूपसे बतलाई जा सकती तो अवश्य ही बतला दी जात्ती। 

आत्मोपम्येन सर्वत्र सम॑ पद्यति योउजुंत । 
सुख वा यदि वा दुःखं स योगी परमो सतः॥ ३२ ॥ 

“परन्तु इस विषयका विस्तार करनेकी आवश्यकता नहीं। जो विश्वके स्थावर 
और जंगम समस्त पदार्थोको अपने ही समान देखता और समझता है, जिसके मनमे 
सुख-दुःख आदिकी भावनाएं अथवा शुभ और अशुभ कमोके सम्बन्ध में कोई भेद-भाव 
नही होता, जो सम, विषम और विचित्र सभी प्रकारकी बस्तुओको स्वय अपने ही 
अवयवोके समान समझता है, यहाँ तक कि जिसकी बुद्धिसे तीनो छोक ही आत्म-स्वरूप 
दिखलाई पडते है, उस पुरुषका भी शरीर होता ही है और छोक-व्यवहारमे प्रसंगके 
अनुसार उसे सुखी या दुःखी कहा जाता है। परन्तु मेरा अनुभव यह है कि ऐसा पुस्ष 
सचमुच ब्रह्म-स्वरूप ही होता है | इसी लिए, हे अजु न, हमे अपने आपमे इस प्रकार- 
के साम्यकी स्थापना करनी चाहिए कि हमे स्वयं अपने आपसे ही सारा विश्व दिख- 
लाई पडे और हम स्वयं ही विश्व-रूप हो जायें | यह बात जो मै तुमसे वार वार कह 
रहा हूँ, उसका मतरूब यह है कि इस संसारमे इस साम्यसे बढ़कर और कोई ऐसी 
चस्तु नही है जो प्राप्त करनेके योग्य हो | यही मनुष्यका परम श्रप्ठ साध्य है।”” 

८ हु 


१०४ हिन्दी ज्ञानिश्वरी 


वसन्‍्त ऋतु व्याप्त है। अथवा शरद ऋतुकी आद्रतासे चन्द्र-बिम्ब पल्‍्छवित हुआ है, 
अथवा यह कल्पना होती है कि स्वयं तेज ही धारण करके आसन पर बैठा हुआ है । 
जिस समय कुण्डलिनी सत्रहवी कछाके अमृतका पान करती हैं, उस समय शरीरकी 
इसी प्रकारकी अवस्था हो जाती है। उस समय स्वयं काल भी इस शरीरसे डरने 
लगता है । उस समय वृुद्धावस्थाकी कलाका छोप हो जाता है, यौवनावस्था भी दब 
जाती है और फिरसे वाल्यावस्था प्राप्त होती है। यद्दि केवल वयसका विचार किया 
जाय तव तो वह बारकोके ही समान दिखाई पडता हैं, परन्तु उसकी सामथ्यंका 
महत्व इतना अधिक होता है कि “बांल” शब्दका अर्थ “बल” ही करना पडता है। 
उस समय उसके जो नये तेजस्वी नख निकलते है, उन्हे,देखकर ऐसा जान पडता है 
कि मानो स्वर्ण वृक्षमे रत्नकी ऐसी कली निकली है जो कभी कुम्हलानेवाली न हो । 
जो नये दाँत निकलते है, वे भी बहुत ही छोटे-छोटे होते है; जौर ऐसा जान पडता है 
कि मानो जबडेमें दोनों तरफ हीरेकी कत्तीकी पंक्तियाँ वैठाई हुई हो । समस्त शरीर 
पर केशोके ऐसे नये अग्र भाग दिखाई पडते है कि मानो बहुत ही बारीक मानिककी 
कनियोके समान हो । हाथोकी हथेलियाँ और पैरोके तलुए छाल कमल के समान 
सुन्दर जान पड़ते हैं और उसकी जो आँखें धुलकर निर्मेल हो जाती है, भठा उनका 
वर्णन कौन कर सकता है ! जिस समय मोती अपनी पक्‍व दशाको प्राप्त होता है, 


उस समय वह सीपीमे नही समाता । उस समय सीपीकी सीवन जिस प्रकार खुछ 
जाती है, उसी प्रकार उसकी दृष्टि भी आँखोकी पलकोमें नही समाती और आवेशसे 
बाहर निकलरूना चाहती है। जिस समय उसकी आँखे अधखुली रहती है. उस स्थिति- 
में वह समस्त आकाशको आच्छादित कर सकती है। हे अजु न, तुम यह बात ध्याव- 
मे रखो कि योगका शरीर यद्यपि कान्तिकि विचारसे सोनेका होता है तो भी भारके 
विचारसे वह वायुका ही होता है, और इसका कारण यह है कि उसमे प्रथ्वीका जड़ 
अंश और जल का द्रव अंश तामको भी नही होता । फिर उस योगीको समुद्र के उस 
पार की चीजे भी दिखाई पडने लडती है, स्वर्ग का वाद भी सुनाई पडने रूगता है 
और वह च्यूं टी के मन का भाव भी जान सकता है। वह हवाके घोड़े पर सवार 


होता है। और यदि वह पानी के ऊपर चले तो उसके पैर का पानी से स्पर्श भी 
नही होता । बस इसी प्रकारकी अनेक्त सिद्धियाँ उसे प्राप्त हो जातो है। हे पार्थ, अब 
तुम इधर ध्यान दो । प्राण वायु का आधार लेकर हृदय-कोशके तलको की सीढियो के 
डडे बताकर और सुपुम्ना नामक मध्यम ताडी की सीढ़ी बनाकर जो कुण्डलिनी हृदय 
तक पहुँच जाती है उसे जगत की जननी ही समझना चाहिए । वही जीवात्मा की 
शोभा है और वही ओंकार के अंकुर के ऊपर की छाया है। वही शून्यकी बैठक और 
परमात्मा रूपी शिव प्रतिमा का सम्पुट है 'अथवा ओकार की स्पष्ट जन्म-भमि ही 
है। अस्तु । जब इस प्रकार की यह सुकुमार कुण्डलिनी हृदय कोश में प्रवेश करती 
है, तब आपसे आप होने वाला दिव्य-अनाहत ध्वनि का नाद उठने रूगता है । कुंड- 
लिनी शक्ति के अंग में रंगे रहने के कारण ही बुद्धि को चैतन्य प्राप्त होता 
है, इसलिए यह अनाहत नाद उसे थोडा-थोड़ा सुनाई पडने छगता हैं। इस 
सनाहत साद के दस प्रकार होते है। उनमें से नाद का पहला प्रकार घोष है जो 


श्शड हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


अर्जुत उवाच--- 
योष्यं योगस्त्वया प्रोक्‍्तः साम्येन सधुसुदन। 
एतस्थाहं न पश्यामि चत्वलत्वात्स्थिति स्थिराम्‌ ॥ रे३े ॥ 
चद्ल॑ हि मनः कृष्ण प्रसाथि बलवददृढम्‌ । 
तस्थाहं निग्रहू॑ भन्ये वायोरिव सुदुष्करस्‌ ॥ ३४ ॥ 
इस पर अजु नने कहा--“हे देव आपको मेरे कल्याणकी चिन्ता है, इसी छिए 
आप मुझसे इतनी बाते कह रहे है। परन्तु यह मन ही स्वभावत. ऐसा है कि इसके 
आगे हमारी कुछ भी नही चछतो । यदि हम इस बातका विचार करना चाहे कि यह 
भन कैसा है और कितना वडा है तो इसकी थाह ही नहीं छयती । साधारणत. इसके 
विचरण करनेके लिए यह त्रैलोक्य भी छोटा है । फिर ऐसे मनको कैसे रोका जाय ? 


बया वन्दर कभी ज्ान्‍्त रह सकता है ? यदि तेज आँधीसे कहा जाय कि तुम चुपचाप 
झभौर स्थिर होकर वैठो, तो क्या वह कभी स्थिर और स्तब्ध हो सकती है ? जो मन 


वुद्धिको भी चकमा देता है, स्वयं निर्चयकों भी विचलित कर देता है, धैयंके हाथ पर 
हाथ रखकर भी निकरू भागता है, जो विवेकको भी भ्रममे डाल देता है, जो सन्तोष 
मे भी वासनाका दाग छूगा देता है, जो उस समय भी दसो दिशाओको हिला डालता 


है जिस समय हम स्वस्थ होकर बैठना चाहते है, जो दवाये रखने पर भी जोरोसे 
उछलता है, निग्रह करनेका प्रयत्त करने पर भी जिसका आवेश और भी बढ़ जाता 
है, भरा वह है, निग्रह करनेका प्रयत्न करने पर भी जिसका आवेश और भी बढ़जाता 
है, भछा वह मन अपना चच्रू स्वभाव कैसे छोडेगा ? इसी लिए मुझे तो प्रायः ऐसा 
ही जान पडता है कि मेरा मन कभी स्थिर न होगा और मैं कभी साम्यावस्था तक न 
पहुँच सकू गा। 
श्रीसगवानुवाच--- 
असंशर्य महाबाहो मसनो दुर्निग्रह॑ चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोन्तेय बेराग्येण च गुछते ॥ ३५ 0 
इसपर श्रीकृष्णने कहा--“हे अजु न, तुम जो कुछ कहते हो, वह बहुत ही ठीक 
है । यह मन सचमुच ऐसा ही है। और भाई, चच्चछता तो इस मनका स्वभाव ही 
है। प्र फिर भी यदि वैराग्यका आश्रय लेकर इसे योगाभ्यासके मार्ग पर रूगाया 
जाय तो कुछ समयमे यह भी स्थिर हो जायगा । इसका कारण यह है कि इस मनकी 
यह एक अच्छी आदत है कि इसे जिस वातका मजा मिरू जाता है, फिर उसीका इसे 
- चस्का रूग जाता है । इसी लिए इसे घुमा-फिराकर और कौतुकके द्वारा आत्म-सुखका 
चस्का लगाना चाहिए । 
ः असंयतात्मना योगो दुष्प्राय इति में मतिः। 
वश्यात्मना तु यतता दब्योध्वाप्तुसुपायतः ॥ ३६ ॥ 

“यह बात मैं मानता हू कि साधारणतः जो छोग विरक्त नही होते और जो 
अभ्यासका भयत्त नही करते, वे इस मनको अपने वशमे भी नही कर सकते । परन्तु 
यदि हम कभी-यम-नियसोके मार्यमे गये ही न हो, वैराग्यका कभी हमने ध्यान भी न 
किया हो और हम सदा विपय-समुद्रमें ही डूबे हुए पड़े रहे और इस मनका कभी 


छूठा अध्याय १०५ 


आहहे सुनाई पड़ता है। फिर उप्ती घोपके कुण्डमें ओंकारओ रूपके समान अंकित नाद- 
पित्रकी आकृति बनने लगती है । ये सत्र वाते कल्पनासे ही जाननी चाहिए। लेकिन 
छल्रता करनेवालेको भी भला यह वात्त कैसे मालूम हो सकती है ? सच तो यह है कि 
यही समझमे नही आता कि उस्च स्थान पर काहेका नाद हो रहा है। परन्तु, हे 
बुत, इस वर्णनके फेरमें तो मै बिलकुल भूछ ही गया । जत्र तक प्राण-वायुका नाथ 
चही होता, तब तक हृदय रूपी आकाशमे आवाज होती ही रहती है और वही आवाज 
इस तरह गजती रहती है। जब उस अनाहतके मेघ-नादसे समस्त हृदयकाग गूज 
उठता है, तब ब्रह्म॑-रन्ध्र की खिड़की आपसे आप खुरू जाती है । हे अजु न, हृदयकाश 
हक ऊपर जो मह॒दाकाश अथवा ब्रह्म-रन्ध्र, होता है, उसीमे चैतन्य निराधार स्थितिमे 
रहता है। ज्योही उस मह॒दाकाशके घरमे कुंडलिनी देवीका प्रवेश होता है, त्योही वह 
अपना तेज उस चैतन्यके आगे भोजन-रूपमे अपित करती है। ज्योही वुद्धिके शाकके 
साथ इस शुद्ध भोजनका नैवेद्य लगता है, त्योही फिर ह तका कही नाम भी वाकी 
नही रह जाता । फिर कुंडलिनीकी निजी कान्ति नष्ट हो जाती है और तब वह केवल 
आऋाण-वायुक्रा स्वरूप प्राप्त कर लेती है। यदि तुम यह पूछो कि उस समय उसका 
स्वरूप कैक्षा हो जाता है तो मै बतलाता हूँ, सुनो । ऐसा जान पडता है कि अब तक 
वायु की यह पुतली सुनहरा पीताम्बर पहने हुए थी, पर अब वह्‌॒अपना पीताम्बर 
दूर करके नग्न हो गई है । अथवा ऐसा जान पडता है कि हवाका झोका छगनेके 
कारण दीपककी ज्योति बुझ गई है । अथवा जिस प्रकार बिजली एक वार आकाशमे 
चमककर अहृरय हो जाती है, उसी प्रकार जान पडता है कि हृदय-कमर तक सोने- 
ज्ही सलाईके समान दिखाई पडनेवाली अथवा प्रकाशके स्नोतकी तरह बहती हुई वह ' 
कुंडलिनी हृदय-प्रान्तकी दरीमे अचानक समा जाती है, और तुरन्त ही शक्तिका शक्ति 
मेँ लय हो जाता है। ऐसी अवस्थामे हम उसे भले ही गक्ति कह लें, परन्तु यदि 
वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो वह प्राण-वायु ही होती है । भेद केवल यही है कि 


छसका नाद, कान्ति और तेज दिखाई नही पडता । फिर उस अवस्थामे मनको जीतने, 
वायुको वन्द करने या रोकने अथवा ध्यान लूग्राैनेकी भी कोई आवश्यकता नही रह 


जाती । उस समय मनमे संकल्प विकल्प भी नही उठते | वास्तवमे इस स्थितिको 
पंचमहाभूतोको पूर्ण रूपसे नष्ट करनेवाली ही समझना चाहिए ।” इस प्रकार योग- 
साधनके द्वारा पिडसे पिडको ग्रसना नाथ सम्प्रदायका रहस्य या मूल उपाय है, और 
यहाँ श्रीकृष्णने उसकी ओर केवल संकेत किया है। यहाँ अच्छे-अच्छे ग्रुण-प्राहक कथा 
आवण करनेके लिए बैठे है और इसी लिए श्रीकृष्णकी ध्वनितार्थ-वाली गठरीको छोड- 
कर मैने वास्तविक भावार्थकी तह ही खोलकर स्व छोगोके सामने रख दी है । 
युञुजन्नेव॑ सदात्मानं योगी नियतमानसः। 
दान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५ ॥ 
“हे अजु न, सुनो । जिस समय गक्ति निस्तेज होती है, उस समय देहके रूपका 
आयी नाश हो जाता है और तब वह योगी सासारिक छोगोकी आँखोमे अपनी वःस्त- 
/ 


छठा अध्याय ११५ 


नियन्त्रण न करें तो फिर भरा यह सन क्यो निरचल होने छगां ? इसी लिए तुम 
पहले ऐसे साधनोका आरम्भ करो जिनके द्वारा मनका नियन्त्रण हो सकता हो; और 
तव देखों कि यह मन कैसे तुम्हारे वशमे नहीं आता । यदि तुम यह कहो कि मन 
कभी वशमे आ ही नही सकता, तो क्या योगके जो साधन आदि कहे जाते हैं, वे सब 
मिथ्या ही है? वे सव तो मिथ्या है नहीं, इसलिए तुम अधिक से अधिक यही कह 
सकते हो कि मुझसे अभ्यास नही होता । यदि मनुष्यमे योगकी सामथ्यं आ भाय तो 
फिर उसके सामने मनकी चच्चरूता क्या चीज है ? क्या उस सामथ्येंसे सब महा-तत्व 
आदि आदमीकी सुट्ठीमे नही आ जाते ?” इस पर अज़ु तने कहा--“हे देव, आप 
जो कुछ कहते है, वह बहुत ठीक है । सचमुच योगकी सामथ्येंके सामने मनकी शक्ति 
विलकुल नही चल सकती । परन्तु आज तक मुझे इस बातका पता भी नही था कि 
इस योगका किस प्रकार साधन करना चाहिए, इसी छिए मैं अब तक मनके अधीन 
वना हुआ हूँ । हे श्रीकृष्ण, इस समस्त जीवनमे केवल आपकी क्ृपासे मुझे इस योग 
का ज्ञान हुआ है। 

अजु न उवाच--- 

अयतः . श्रिद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः। 
अप्राप्य योगसंर्सिद्धि कां गति कृष्ण गच्छति ॥ ३७ ॥ 
कच्चित्नोभयविश्रप्टइछन्नाश्रमिव नव्यति 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विघ्युढों ब्रह्मणः पथि॥ ३८ 0 
एतन्मे संशय कृष्ण छेत्तुसहँस्थशेषतः । 
त्वदन्यः संदायस्थास्थ छेत्ा न ह्यपपथते ॥ ३५ ॥ 

“परन्तु हे गुरुराज ! मेरे मनमे सहज ही एक शंका उत्पन्न हुई है। और उसका 
समाधान करनेकी सामथ्ये आपके सिवा और किसीमे नही है। इसी लिए, हे श्री 
गोविन्द आप सेरी उस जकाका समाधान करें। मान छीजिए कि कोई पुरुष योग- 
साधनाका उपाय तो नही जानता, प्रन्तु फिर भी वह बहुत अधिक श्रद्धासे मोक्ष-पद 
प्राप्त करनेका प्रयत्त आरम्भ करता है। वह इन्द्रियोका ग्राम पीछे छोडकर आत्म- 
स्वरूपवाले दूरस्थ स्थान तक पहुँचनेके उद्देश्यसे श्रद्धावाले मार्गका अनुसरण करता 
है । परन्तु उसे आत्म-स्वरूपकी भी प्राप्ति नही होती और वह पीछे भी नही छौट 
सकता । इस प्रकार वह वीचमे ही पडा रह जाता है और इसी वीचमे उसकी आयुष्य 
का सूर्य अस्त हो जाता है। जिस प्रकार अ-समयमे सहज ही बादरूका हलूका और 
पतला ठुकडा वीचमें आ तो जाता है, परन्तु न तो वह ठहरता ही है और न वर्षा ही 
करता है, उसी प्रकार वह पुरुष भी दोनो ही वांतोसे अलग हो जाता है । कारण यह 
कि उसके लिए आत्म-स्वरूपकी प्राप्ति तो दूर ही रहती है और अपने श्रद्धा-वलूसे वह 
जिन इन्द्रिय-सुखोका परित्याग करता है, उनसे भी वह॒ वंचित हो जाता है। इस 
प्रकार वह श्रद्धाके फेरमे पडकर दोनो त्रफसे जाता है--न इधरका होता है, न 
उधरका । ऐसे मनुष्यकी क्‍या गति होती है ।” 


१०६ हिन्दी ज्ञानेब्वरी 


विक स्थिति या स्वरूप में नहीं दिखाई पडता । साधारणतः ऊपरसे देखनेमें तो वह पहले 
की ही तरह शरीरधारी दिखाई पड़ता है, परन्तु वास्तवमें उसका वह शरीर मानों 
वायुका ही बना हुआ होता है । अथवा जिस प्रकार अपना ऊपरी छिलका उतारकर 
केलेका गाभा खडा रहता है अथवा स्वयं आकाशमें ही उसका कोई अवयव निकलता 
है, उसी प्रकौर वह योगी भी उस समम हो जाता है। जिस समय योगीका शरीर 
इस प्रकारका हो जाता है, उस समय उसे खेचर (आकाशमे संचार करनेवाहा) कहते 
है । जिस समय योगीको यह योग्यता प्राप्त हो जाती है, उस समय उसका शरीर 
संसारमे एक बहुत बडा चमत्कार कर दिखलाता है। हे अजु न, इस प्रकार योगकी 
साधना करनेवाला मनुष्य जिस समय तक चलता है, उस समय अणिमा आदि आठो 
सिद्धियाँ उसके चरणोके आगे हाथ जोड़े खडी रहती है। परल्तु, हे अजु न, इन 
सिद्धियो की बातोसे हम लोगोका मतलब क्‍या है ? मुख्य तात्पयें यही है कि योगियों 
के स्वयं शरीरमे ही पृथ्वी, अप और तेज इन तीनो महांभूतोका छोप हुआ रहता है। 
पृथ्वीका अंश अपमे घुल जाता है, अपका अंश तेजमें समा जाता है और तेजका अंश 
हृदयके पवनमे चला जाता है | फिर अन्तमे एक मात्र पवन ही रह जाता है और वह- 
भी केवल शरीरके रूपमे ही रहता है | परन्तु कुछ समय बोतने पर वह भी आकाश- 
में सम-रस होकर लुप्त हो जाता है। उस समय उस शक्तिका कुडलिनी नाम भी मिट 
जाता है और उसे मारुति ( अर्थात्‌ वायु ) वारा नया नाम प्राप्त होता है। परन्तु 
किर भी जब तक वह ब्रह्म -स्वरूपमे मिल नही जाती, तब तक उससे शक्ति वनी ही 
रहती है। फिर वह ऊपर बतलाया हुआ “जालन्धर” नामक बन्ध छोडकर और 
काकी-मुखी सुषुम्ता नाड़ीका मुँह फोडकर ब्रह्म -रन्ध्र मे प्रवेश करती है। फिर वह 
ओकारकी पीठ पर पैर रखकर चटपट पच्यन्ती-वाचाकी सीढी पार कर जाती है । 


फिर वह आधी मात्रा तक--अर्थात्‌ ओकारमे के मकार तक-- उसी प्रकार ब्रह्म-रन्ध्र 
मे घुसती है, जिस प्रकार समुद्रमे नदी प्रवेश करती है। फिर वह ब्रह्मा-रन्ध्रमे स्थिर 


होती है और अपनी सो5हंवाली भावनाकी भुजा फैलाकर बडे आवेशसे परब्रह्म के 
साथ मिलती है । उस समय पंच-महाभूतोका परदा दूर हो जाता है और तब वह शक्ति 
परब्रह्मके गले रूगती है और तब आकाशके सहित उस परकब्रह्ममे एक-जीव होकर 


लीन हो जाती है। जिस प्रकार समुद्रका जल भेघोके द्वारा शुद्ध होकर नदी-तालोमें 


- पहुँचता है, पर अन्तमे फिर उसी समुद्रके पानी मे मिलकर अपना मूल स्वरूप प्राप्त 


कर लेता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी देहकी सहायतासे परमात्मामे मिलकर उसके 
साथ एक हो जाता है । उस समय इस बातका भी विचार करनेकी कोई जगह वाकी 
नही रह जाती कि जीवात्मा और परमात्मा दोनो अक्ग-अल्ग थे और अब मिलकर 
एक हो गये है अथवा दोनो मिकूकर एक ही वस्तु है। इस प्रकार गगनमे लीन होने- 
की जो स्थिति है, उसका मनृष्यको जिस समय अनुभव होता है, उसी समय उसको 
उसका ठीक-ठीक ज्ञान भी होता है। इसी लिए ऐसे शब्द ही कही नही मिलतें जिनके 
हारा उसका वर्णन सम्बादके प्रान्तमे छाया जा सके | हे अर्जुन, जिस वैखरी वाणीको 
साधारणत" इस वातका अभिमान रहता है कि मुझमें अभिप्राय प्रकट करनेकी शक्ति 


११६ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


श्रीभगवानुवाच--- 
पार्थ नेवेह नासुनत्र विनाशस्तस्थ विच्ते। 
न हि कल्याणहृत्कश्चिदुर्गत तात गच्छति ॥ ४० ॥ 
श्रीकृष्णने कहा--हे पार्थ, जिनके मनमे मोक्ष-सुखके विषयमे श्रद्धा होती है, 
भरा उसकी मोक्षके सिवा और कौन सी गति हो सकती है ? परन्तु ऐसी अवस्थामे 
एक बात होती है। वह यह कि उसे बीचमे ही रुककर विकल होना पडता है। परंतु 
उस विकलतामे भी ऐसा सुख है जो देवताओको भी जल्दी नही मिलता । परन्तु वही 
पुरुष यदि अभ्यासके मार्गसे उसी प्रकार आगे बढता चला जाता, जिस प्रकार उसने 
आरम्भमे उस मार्ग पर चलनेके लिए पैर उठाया था, तो निश्चय ही आयुष्य-सूर्यके 
अस्त होनेसे पहले ही और जीवन-हूपी दिन रहते ही सो5ह-सिद्धिके स्थान तक अवश्य 


ही जा पहुँचता । परन्तु उसमे इतना अधिक वेग नही होता, इसलिए उसका बीचमे ही' 
कुछ रुकना बिलकुछ सहज और स्वाभाविक है। लेकिन इतना होने पर भी अच्तमें 
उसे मोक्षकी प्राप्ति होती है । 


प्राप्य पुण्यक्ृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः । 
जचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोई़सिजायते ॥ ४१ 0॥ 

“ऐसे पुरुषके सम्बन्धमे एक और भी विलक्षण बात सुनो । जिन छोकोकी प्रासि 
के लिए इन्द्रको भी अनेक कष्ट करने पडते है, वे सब लोक मुमुक्षुको अनायास ही 
मिल जाते हैं। फिर उन छोकोमे जो सदा ज्योके त्यो बने रहनेवाले और दिव्य भोग 
होते है, उन सबका भोग करते करते वे छोग उकता जाते है। उन भोगोको भोगते 
समय उसके मनमे रलानि उत्पन्न होती होगी और वे कहते होगे--'हे भगवन्‌, यह 
कहाँका व्यर्थंका झगडा तुमने हमारे पीछे रूगा दिया !” इसके उपरान्त वे फिर मृत्यु- 
लोकमे जन्म-धारण करते हैं। परन्तु उनका जन्म बहुत ही धर्मंशीर कुलमे होता है । 
जिस प्रकार अच्छी तरह तैयार फसलमें धानन्‍्यकी लम्बी-लम्बी बाले उत्पन्न होती हैं, 
उसी प्रकार वे भी ऐश्वर्य-रूपी धान्यकी बालोके समान खूब जोरोसे बढ़ते है। वह 
सदा नीति-मार्गके अनुसार आचरण करते हैं, सत्य वचन बोलते हैं, प्रत्येक बातको 
शास्त्रकी हष्टिसे देखते है, वेदको ही अपना जीता-जागता देवता समझते हैं, केवल स्व- 
धर्मंका ही आचरण करते है और सारासार-विचा रको ही अपना परामशंदाता बनाते 
हैं । उनके कुलमे ईशइवरको छोड़कर चिन्तवका और कोई विषय ही नही होता और दे 
अपने कुलके पूज्य देवताको ही समस्त ऐद्वर्य और सम्पत्ति समझते है । इस प्रकार दे 
योग-पअ्रष्ट पुरुष अपने पृण्योका उपयुक्त फल प्राप्त करके और सब प्रकारके सुखोकी 
बढ़ती हुई सम्पत्ति भोगते हुए उस जन्ममे सुखी होते है । 

अथवा योगिनामेव कुले भवति घीमताम्‌। 
एतद्धि दुर्लभतरं छोके जन्म यदीदृदाम्‌ ॥ ४२ 0 
तत्र त॑ बुद्धिसंयोगं॑ ऊलूभते पौर्व॑देहिकम्‌ । 
यतते चर ततो भूयः संसिद्धों कुरुनन्दन ॥ ४३ ॥ 


छुठा अध्याय १०७ 


या गुण है, वह भी इस विपय मे दु्बेंछ ही सिद्ध होती और दूर ही रहती है। भोट्टो 
के पिछले भाग मे केवल मकार---अर्यात्‌ु ओकार की तीसरी मात्रा--की ही केवल 
आड़ होती है । परन्तु उप्ते हटाकर गगन की ओर जाने मे प्राण वायु को भी परिश्रम 
करता पडता है | इसके उपरान्त जब वह प्राण-वायु ब्रह्मरन्ध्र के आकाश मे मिलकर 
एक हो जाती है, तब शब्दों के लिए वर्णन करने योग्य कोई वात ही धाकी नही रह 
जाती और इसी लिए शब्दो की सामर्थ्य का भी अन्त हो जाता है। इसके वादकी 
सीढी या दरजा तो यही है कि स्वयं उस गगन या आकाश का ही छूय हो जाय | 
जब उस गगन का भी छय हो जाता है, अर्थात्‌ जब महाशून्य के अग्राध दह में उस 
गगन का भी कही पता नहीं रह जाता, तब भला वहाँ शब्द की मात्रा या शक्ति 
क्योकर काम आ सकती है ? अतः यह बात त्रिकाल-सत्य है कि यह विषय ऐसा स्पष्ट 
और सहज नही है जो वाणी के क्षेत्र मे आ सके अथवा श्रवणेन्द्रिय को जिसका आक- 
लन हो सके । यहाँ तो केवछ यही कहा जा सकता है कि यदि ऐसा सौभाग्य प्राप्त 
हो सके तो इसका प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहिए और तब आत्म-स्वरूप हे वीरअ्रप्ठ 
अर्जुन, वार-बार इसी बात की पुनरुक्ति करने से क्या छाभ | इस प्रकार जहाँ से 
शब्द भी वापस लौट आते है, जिसमे संकल्प-विकल्प सब नष्ट हो जाते हैं और जिसमे 
विचार की हवा भी प्रवेश नहीं कर सकती, जिस उन्मनी अवस्थाका सौन्दर्य चतुर्थ 
अवस्था का अर्थात्‌ ब्रह्मात्मक जीवन्मुक्तिका पूर्ण वैभव है, .जो आदि-रहित, अपरिमित 
ओर सर्वश्रेष्ठ तत्व के रूप मे परिगणित होनेके योग्य है, जिसे विश्वका आदि बीज, 
योग-साधना का अन्तिम साध्य और आनन्द का केवल चैतन्य रूप समझना चाहिए, 
जिसमे आकार की मर्यादा, मोक्षकी एक-रूप अवस्था और प्रारम्भ तथा अन्तकी 
सीमाएँ विलूकुल निमू ल हो जाती है, जो पंच-महाभूतोका मूल कारण, महातेजका 
भी तेज है और, है अर्जुन, तात्पय)ं यह कि जिसे मेरा आत्म-स्वरूप ही समझना 
चाहिए और नास्तिकोके द्वारा भक्त-जन-समूह के छले जाने के कारण जिसे सगुण 
होकर यह चतुभुज आकार धारण करना पड़ा है, वह महासुखात्मक परमात्म तत्व 
वर्णनकी सीमाके बाहर का ही है। परन्तु जिन पुरुषोने आत्म-स्वरूप प्राप्त कर छिया 
है, अन्तिम साध्यकी सिद्धि होने तक जिन्होने हृढ निशचयपूर्वक प्रयत्त किया है और 
मेरे ऊपर बत छाये हुए प्रकार से जिन्होने अपना शरीर सार्थक किया है वे छोग शुद्ध 
होकर मेरे ही समान हो जाते है । उनके शरीर की कान्ति देखने से ऐसा जान पडता 
है कि वे परत्रह्म रूपी रस से शरीर रूपी साँचे मे ढले हुए स्वय परक्नह्म के ही बने 
हुए पुतले है । यदि मनसे इस प्रकार का पूरा पूरा अनुभव हो जाय तो फिर ऐसा 
जान पडने लगता है कि यह विज्ठ नही है, बल्कि प्रत्यक्ष परब्रह्म ही है । 
यह सुनकर अर्जुन ने वीच में ही कहा--“'देव, आप जो कुछ कहते है, वह 
बिलकुल ठीक है । क्योकि हे देव, आपने अभी साधना का जो प्रकार वतछाया है, 
उससे स्पष्टत परब्रह्म की प्राप्ति होती है । जो लोग हृढ निब्चयपूर्वक यह योगाध्यास 


छठा अध्याय ११७ 


“अथवा जो योगी ज्ञान-रूपी अग्निकी सेवा करते हैं, जो छोगोंको परब्रह्मका 
उपदेण देते है, जो आत्मानन्दके जागीरदार है, जो महासिद्धांतत रहस्य जानकर 
तीनो भुवनोके राजा हो चुके होते हैं, जो सन्तोषके वनमे पंचम स्वरमें आलाप करने 
चाली कोकिलके ही समान जान पड़ते है और जो निरन्तर फल देनेवाले विवेक-वृक्ष 
की जडके पास ही बैठे रहते है, उन योग्रियोके कुलमे वे योग-भ्रष्ट लोग जन्म धारण 
करते है । जिस समय उनकी छोटी-सी मूर्ति प्रकट होती है, उसी समय साथ ही साथ 
आत्म-ज्ञानका उष काल भी होता है। जिस प्रकार सुर्यका उदय होनेसे पहले उसका 
प्रकाश प्रकट होता है, उसी प्रकार प्रौढ़ावस्था आनेके पहले ही और विना पकक्‍व वयसकी 
अपेक्षा किये ही वाल्यावस्था मे ही उनमे सर्वज्ञताका संचार हो जाता है। उस पक्‍व 
बुद्धिके प्राप्त हो जाने पर उनके मनको सब विद्याओका प्रसाद आपसे आप मिल 
जाता है तब उत्के मुखसे सब शास्त्र स्वभावतः ही प्रकट होते है। जिस प्रकारका 
जन्म प्राप्त करने के लिए स्वर्गमें बैठे रहनेवाले देवता भी ध्यान लगाकर जप-होम' 
आदि करते है और मृत्यु-छोकके महान्‌ वैभवकी भाटोके समान स्तुतियाँ करते हैं, 
भाई अजु न, वही जन्म उस योग-अभ्रष्ट पुरुषको प्राप्त होता है । 

पूर्वाभ्यासेन_ तेनेव हियते हावशो5पि सः। 
जिज्ञासर॒पि योगस्यथ हाब्दब्रह्मातिवतंते ॥ ४४ ॥ 

“पिछले जन्ममें उनकी सुबुद्धिके जिसः सीमा तक पहुँचने पर उनके आयुष्यक्री 
डोरी टूटी थी, उसी सीमा से आगे उन्हे नई और असीम सुवुद्धि प्राप्त होती है । 
इतना होने पर जिस प्रकार किसी भाग्यवान्‌ और पैरोंके वछ जन्म केने वाले मनुष्य की 
आँखोमे दिव्याजन रूग्राया जाय और तब उसे जिस प्रकार जमीनके अन्दर छिपे हुए 
खजाने सहजमे दिखाई पड़ने रूगें, ठीक उसी प्रकार ऐसे पुरुषकी बुद्धि भी उन समस्त 
गूढ रहस्यो और सिद्धान्त-तत्वीको आपसे आप और बिछकुल ठीक जानने लगती है, 
जिनका ज्ञान साधारणतः ग्रुरुके उपदेशसे हुआ करता है । उसकी प्रवलू इन्द्रियाँ उनके 
मनके वश में हो जाती है, मन वायुके साथ मिलकर एक-जीव हो जाता है और वह 
वायु आपसे आप चिदाकाशके साथ मिलकर सम-रस होने लगती है । अभ्यास स्वयं 

ही उसे इस अवस्था तक छा पहुँचाता है; और इस वातक़ा जल्दी पता ही नहीं 
चलने पाता कि आत्म-समाधि उसके मन-रूपी घरका हाल-चाल पूछनेके लिए स्वेच्छा- 


यूवेंक चली आ रही है या और कोई वात है। ऐसे पुरुषको योग-स्थरूका अधिदेवता 
अघवा मूल स्वरूपकी महत्ता अथवा वैराग्य-वुद्धिकी प्रतीतिकी प्रत्यक्ष अवतरित मूर्ति 
ही समझना चाहिये। जान पडने रूगता है कि ऐसा पुरुष संसार को नापने का माप 
है अथवा अष्टाग योग के साहित्यका द्वीप हैं। जिस प्रकार सुगन्धि चन्दन का रूप 
धारण करती है, उसी प्रकार ऐसा जान पडता है कि सनन्‍्तोष इस पुरुषके रूपमें प्रकट 
हुमा हे अथवा साधक दशामे ही सिद्धियोके भांडारसे निकल्‍ा है। तात्पयं यह कि 
चाहे देखनेमे वह भले साधक दिखाई पड़ता हो; परन्तु स्पष्ट रूपसे यही जान पडता है 
के वह वास्तव में सिद्ध ही है । 


१०८ द हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


करते है, वे निस्सन्देह ब्रह्मत्वको प्रात होते है। आपने अभी जो कुछ बतलछाया है, 
उससे मुझे यह बात अच्छी तरह ज्ञात हो गई है। हे देव, आपने अभी जो केव्रल 
वर्णन किया है, यह सुनकर ही मेरे मनको बहुत कुछ बोध हो गया है। फिर जिसे 
इसका प्रत्यक्ष अनुभव हुआ हो, वह यदि तल्‍्लीन हो गया हो तो इसमें आइश्चये ही 
क्या है | इसी लिए अव इस विषयमे और कोई ऐसी बात वाकी नही रह गई है कि 
जिसके सम्बन्धमे मैं आपसे और कुछ पूछ । परन्तु फिर भी मै. एक बात कहता हूँ । 
आप क्षण भरके लिए इधर ध्यान दे। हे देव, आपने अभी जो योग बतलाया है, 
चह अच्छी तरह मेरे मनमे वैठ गया है। परन्तु सामर्थ्य न होने के कारण मैं पंगु के 


समान हूँ, और इसी लिए मुझसे इस योग की साधना नही हो सकती । मेरे गरीर 
मे जितनी शक्ति है, यदि उतनी ही शक्ति से यह योग सिद्ध हो सकता हो तो मै इस 


सागे का सहज में ही अभ्यास करूँगा । लेकिन आप जो कु छ कहते है, उसके अनुसार 
कार्य करनेकी मुझमे योग्यता या शक्ति ही न हो तो मुझे ऐसी ही बाते पूछनी चाहिए 
जो मेरी दुवंछता को शोभा देती हो--जो उसके अनुकूल पडती हो । मेरे मनमे इसी 
प्रकारकी इच्छा उत्पन्न हुई है, इसलिए मै आपसे एक बात पूछता हूँ ।” इसके उप- 
रान्त अर्जुन ने कहा-- "है देव, आप इधर ध्यान दे आपने जो-जो साधन बतलाये है, 
थे सत्र मैंने सुन लिए है। परन्तु अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्‍या वे साधन ऐसे 
है, जिनका साधारणत जो चाहे, वही अभ्यास कर सकता है अथवा वे ऐसे साधन 
हैं जो बिना कुछ विशिष्ट योग्यता हुए प्राप्त ही नही हो सकते ?” इसपर श्रीकृप्णने 
पार्थसे जो कुछ कहा, वह सुनिये । वे वोले--“यह तो परमार्थ का बहुत ही विकट 
काय है । परन्तु, है अजुन यदि कोई सामान्य कार्य भी हो तो वह भी तब तक कभी 
सिद्ध नही हो सकता, जब तक उसके कत्तमि उसे करनेकी योग्यता न हो । परल्तु 
जिसे योग्यता कहते हैं, उसका निश्चय तो कार्यकी सिद्धि होने पर ही होता है। 

क्योकि अपने आपमे योग्यता होने पर जो कार्य आरम्भ किया जाता है, वही सिद्ध 

होता है | परन्तु इस प्रकार की योग्यताके कारण इस काममे नामको भी कोई अडचन 


नही होती । और फिर मैं तुम्हीसे एक बात पूछता हूं । योग्यताकी क्‍या कही कोई 
खान होती है जिसके मिलते ही मनुष्य जितनी योग्यता चाहे, उतनी अपने आपमे 
भर ले ? यदि कोई मनुष्य जरा सा विरक्त होकर देहके विहित कर्म नियमपुर्वक 
' करने रूग जाय तो क्‍या वही पुरुष अधिकारी नही सिद्ध होता ? इसी प्रकार तुम भी 
अपने आपमे इतनी योग्यता छा सकते हो कि वासता-रहित होकर सब विहित कर्म 
कर सको ।” इस प्रकार ये बाते कहकर श्री इछणने अजु नके मन का दु ख दूर किया । 
फिर उन्होने अर्जूनमे कहा--““इस विषयमे यह एक नियम है क्रि जो मनुष्य अपने 
'विहित कर्म विरक्त होकर नही करता, उसमे यह योग्यता कभी आ ही नही सकती । 
नात्यइ्ततस्तु योगोषस्ति न चेकान्तमनइनतः । 

न चाति स्वप्नशीलस्थ जाग्रतो नैव चाजुंन ॥ १६ ४0 

“जो जीभके चोचलो का दास वन गया हो बथवा जो पूर्ण रूपसे निद्राके अधीन 


श१८ ह हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


प्रयत्तनाद्यतमानस्तु योगी. संशुद्धकिल्बिषः । 
अनेकजन्ससंसिद्धस्ततोीं याति परां गतिस्‌ ॥ ४५ 0 
जिस प्रकार करोड़ो वर्षो और हजारो जसन्मोके प्रतिवन्धोकों पार करता हुआ वह 
आत्म-सिद्धिके पास तक पहुँचता है, उसी प्रकार मोक्ष-सिद्धिके समस्त साधन आपसे 
आप उसके पीछे आ छरूगते है। और इसी लिए वह सहज मे ही विवेक-साम्राज्यका 
स्वामी हो जाता है । इसके उपरान्त उस विवेकका भी विचार करनेका वेग कुण्ठित हो 
जाता है--अर्थात्‌ विवेक भी जितना चाहिये, उतना विचार नही कर सकता---और तव 
वह उस परब्रह्मके साथ एकरूप हो जाता है जो विचारके क्षेत्रमे किसी प्रकार आ ही 
नहीं सकता । उस समय मनके ऊपर छाया हुआ मेघ हट जाता है, वायुका वायुत्व भी 
नष्ट हो जाता है और चिदाकाश भी अपने आपमे ही लुप्त हो जाता है। उसे वह अगराध 
और शब्दातीत सुख प्राप्त होता है, जिनमे ओकार भी सिर तक, डूब जाता है, इसी 
लिए उसका वर्णन करनेमे भाषा भी पहलेसे ही अपने आपको असमर्थ देखकर पीछे 
हट जाती है। इस प्रकारकी जो ब्राह्मी स्थिति है और जिसे “परम गति” कहते है, 
उस निराकार अवस्थाकी वह मूत्ति ही बन जाता है। वह अपने पिछले अनेक जन्मों- 
का विपरीत ज्ञान रूपी जलमेका मर साफ कर चुका होता है, इसलिए उस अवस्थाके 
पास पहुँचते ही उसके सब विकट प्रसंग उसी पानीमे डूब जाते है । ब्रह्म-स्थितिके 
साथ उसका शुभ विवाह-सम्वन्ध हो जाता है और वह उसी स्थिति से मिलकर उसके 
साथ एकरूप हो जाता है। जिस प्रकार फटा और बिखरा हुआ मेघ आकाशके रूपमे, 
बदल जाता है, उसी प्रकार वह अपना वत्तंमान शरीर धारण किये रहने पर भी वही 


ब्रह्म बन जाता है जिसमेसे समस्त विद्वकी उत्पत्ति होती है और फिर जिसमे विष्व 
विलीन हो जाता है। 


तपस्विभ्योष्षिको योगो ज्ञानिभ्योडषपि सतोषधिकः । 
कमिस्यश्रवाधिकों योगी तस्माद्योगी भवाजून ॥ ४६ ॥ 
“जिस लाभकी आशासे धेयके हाथका आश्रय लेकर कर्म-काडी लोग षट्कर्मके 

प्रवाह में कूद पडते है अथवा जिस एक वस्तुके लिये ज्ञानी छोग ज्ञानका अभेद्य कवच 
धारण करके समरभूुमिमे ससारके साथ दो हाथ रूूड जाते है अथवा तपोनिष्ठ छोग 
अपने मनभे जिसकी अभिलाषा रखकर तप रूपी विकट गढके टूटे-फूटे, फिसलनवाले 
और दुर्गम कगार पर चढनेका प्रयत्न करते है, जो भक्तोके लिए भक्तिका विषय और 
याजकोके लिए यज्न-देवता है, तात्पये यह कि जो सभी लछोगोके छिए और सभी कालो- 
मे पूज्य है, वही परब्रह्म वह स्वयं हो जाता है, और जिस विचारसे यह सिद्ध तत्वही 
समस्त साधकोका साध्य होता है, उसी विचार से वह कर्म-निष्ठोके लिए वन्दनीय 
होता है, ज्ञानियोंके लिए ज्ञानका विपय होता है और तपस्वियोके लिये तपस्याक़ा 
अधिदेवता होता है । जिसके मनोधर्मके साथ इस प्रकार जीवात्माका सग्रम होता है, 
वह शरीर-धारी होने पर भी यह महिमा या महत्व प्राप्त कर ही छेता है । इसीलिये, 
हे अर्जुन, मैं तो तुम्हे सदाके लिए यही उपदेश देता हूँ कि तुम योगी वनो। 

योगिनासपि सर्वेषां सदगतेनान्तरात्मना । 

अरद्धावान्भजते यो सां ससे युक्ततमो सतः॥ ४७ ॥ 


छठा अध्याय १०९: 


हो गया हो, वह कभी इस साधनाका अधिकारी नहीं हो सकता । अथवा जो दुराग्रह-- 
के बन्दीग्रहमे प्यास और भूखको बन्द करके अपना शरीर तोड डालता है, खाना- 
पीना छोड देता है अथवा इसी प्रकारके आग्रहके कारण सोनेका नाम भी नही लेता 
और जो इस प्रकार हठपुर्वक सव काम करता है, उसका स्वयं शरीर ही उसके अधीन 
नही होता । फिर भला ऐसे मनुष्यसे योगकी साधना कैसे हो सकती है ? इसी छिए 
जिस प्रकार विषयोका अतिरिक्त या आवश्यकतासे अधिक सेवन नही करना चाहिए, 


उसी प्रकार उत्तके साथ द्वेष भी नही करना चाहिए और उन्हे जबरदस्ती पूरी तरहसे 
“ दबाकर भी नही रखना चाहिए। 


युक्ताहारविहारस्थ युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 
युक्तस्वप्नावबोधस्थ योगो भवति दुःखहा ॥ १७ ॥ 

“आहारका सेवन करना चाहिए, परन्तु वह उचित और ठिकानेका हो | सभी 

काम इस प्रकार उचित और ठिकानेके होने चाहिए। नपी-तुली बाते कहनी चाहिए, 
ठीक तरहसे चलना चाहिए और उचित समय पर निद्राका भी सेवन करना चाहिए । 
यदि कभी जागनेकी आवश्यकता हो तो जागरण भी नियमित होना चाहिए। ऐसा 
करनेसे शरीफके कफ-प्रित्त आदि धातु (रस) अपने उचित परिमाणमे रहते है और 
सुख होवा है | इस प्रकार यदि नियमित रूपसे इन्द्रियोकों उनके विषयोका अन्न दिया, 
जाय तो मन सनन्‍्तुष्ट रहता है । 

यदा विनियतं चित्तमसात्मन्येवावतिष्ठते । 

निःस्पृहः सर्वकामेस्यों युक्त इत्युच्यते तदा॥ १८ ॥ 

 “ज्यो ज्यो दरीरकी वाहरी क्रियाओं पर नियम और नियन्त्रणकी छाप बैठती 

जाती है, त्यो त्यो अन्दर सुखकी वृद्धि होती चलती है और इस प्रकार योगाभ्यास न 
करनेकी अवस्थामे भी आपसे आप योगका साधन होता चलता है। जिस प्रकार 
उद्योगके निमित्तसे, परन्तु वास्तवमे भाग्यके वलसे, सब प्रकारका वैभव आपसे आप 
घरमे चलछा आता है, उसी प्रकार जो मनुष्य परिमित रूपसे और संयमपूर्वक सब 
क्रियाओका आचरण करता है, वह सहजमे ही योगाभ्यासके मार्गमे छग जाता है और 
उसे आत्मसिद्धिके अनुभवकी प्राप्ति होती है। इसी लिए, हे अजु न, जिस भाग्यवानु 
पुरुषसे यह सयमवाला कर्मंयोग सध जाय, वह मोक्षके सिंहासन पर सुशोभित हो 
जाता है । 

यथा दीपो निवातस्थो नेड्भते सोपमा स्मृता। 

योगिनो यतचित्तस्थ युल्ञतों योगमात्मनः ॥ १९ ॥ 

“जिस समय क्रियाओके सयमका योगके साथ मेल होता है, उस समय यह शरीर 
पविन्न प्रयाग-क्षेत्र ही हो जाता है। ऐसे शरीरमे जिसका मन ऐसी दृढ़तायूवंक स्थिर 
होता है कि जब तक शरीर-पात न हो, तब तक विचलित नही होता, हे भजु न. 
उकोसी तुम योग-युक्त समझो | प्रसंग-बश मै तुम्हे यह भी वतला देता हूँ कि ऐ सेयोग- 


न्‍ा 


ह छठा अध्याय १९९ 


“जिसे लोग योगी कहते है, उसे देवोका भी देव समझना चाहिए। वह मेरा 
सुख-सर्वस्व बल्कि प्राण ही होता है। भक्ति, भजन भौर भजनीय जो भक्ति-साधनकी 
त्रिपुटी है, उनके सम्वन्धमे पुरुषका अखड अनुभव यही होता है कि वह तीनो मै ही 
हैँ। अर्थात्‌ वह भक्त, भजन और भजनीय सब कुछ मुझको ही समझता है। उस' 
पुरुषमे और मुझमे परस्पर जो प्रीति होती है, उसका वाणीसे कभी वर्णन ही नही हो 
सकता । उसमे जो तनन्‍्मयता होती है, यदि उसके लिए किसी ऐसी उपमाकी आवद्य- 
कंता हो जो प्रेमके विचारसे भल्ती और उपयुक्त जान पडे, तो उसकी यही उपमा हो 
सकती है कि---मैं शरीर हूँ और वह आत्मा है ।” इस प्रकार भक्त-चकोरोको आनन्द 
देनेवाले चन्द्रमा, सदगुणोके सागर और तीनो भुवनोमे नर-श्रेष्ठ श्रीकृष्णने अजु नसे जो 
कुछ कहा था, वह सब संजयने धृतराष्ट्रको कह सुनाया । उस समय तक श्रीक्ृष्णकी 
समझमे यह बात अच्छी तरह आ चुकी थी कि आरम्भसे ही अर्जुनमें उपदेश सुननेकी 
जो श्रद्धा-युक्त उत्कंठा थी, यह अब बढकर दूनी हो गईं है। इसलिए श्रीकृष्णके मनमें 
स्वभावत ही सन्‍्तोष हुआ । श्रीकृष्णको यह जानकर बहुत आनन्द हुआ जिस प्रकार 
दर्पणमे प्रतिविम्ब दिखलाई पडता है, उसी प्रकार अजु नकी मुद्रा पर मेरे भापणका 
भी प्रतिविम्ब दिखलाई पड रहा है और उसी आनन्‍्दके कारण वे अब यह प्रकरण 
और भी विस्तारपूर्वक अर्जुनको वतलावेगे । वह प्रसंग अगले अध्यायमे आवेगा । उस 
प्रसगमें शान्त रस इतने स्पष्ट उत्कर्पको प्राप्त होगा कि उसमे महा-सिद्धान्त रूपी वीजो- 
में अकुर निकलते हुए दिखाई देंगे । इसका कारण यह है कि सात्विक भावनाओकी 
वृष्टिसे आत्म-भावनाके ढेले फूट और गल गये है और श्रोताओके चतुर चित्तकी 
क्यारियाँ बीज धारण करनेके लिए तैयार हो गई है। तिस पर चित्तकी एक-तानताकों 
सोनेके समान प्राप्त होनेके कारण श्रीनिवृत्तिनाथक्े मनमे भी सिद्धान्त-वीज बोनेका 
उत्साह उमड पडा है। इसलिए यह निवृत्ति-दास ज्ञानदेव कहता है कि श्रोता-गण 


इस वीज बोनेके काममे मुझे श्रीसदगुरुने वह चोगा बनाया है, जिसमें डालकर बीज 
बोये जाते है और मेरे मस्तक पर हाथ रखकर मेरे हृदयमे बोये जानेवाले बीज 


डाले है । इसी लिए मेरे मुखसे जो जो वाते निकरूती है, वह सन्तोके हृदयमे तुरन्त 
ही अच्छी तरह बैठ जाती हैं । परन्तु कुछ विपयान्तर हो चुका । अब मै यह वतला- 
ऊँगा कि श्रीकृष्णने इसके उपरान्त अर्जुनसे और क्‍या कहा | परन्तु श्रोताओको वे 
सब वाते मनके कानोसे सुनती चाहिए, वुद्धिकी आँखोंसे देखनी चाहिए, और अपना 
चित्त मुझे देकर मेरी बाते ग्रहण करनी चाहिए। और हम लोगोमे इस प्रकारका 
विनिमयका व्यवहार होना चाहिए | फिर सावधानताके हाथोसे ये सब बाते उठाकर 
अपने हृदयके भीतरी भागसे भरनी चाहिए, ततन्र सज्जनोकी वासना पूरी होगी। ये 
बाते आत्म-कल्याणको हस्तगत कराती है, परिणाममे सजीवता छाती है और जीव 
पर सुखोकी लखौरी मारा चढाती है। अब अर्जुनके साथ श्रीकृप्णका जो सुन्दर और 
चातुर्य-पूर्ण सम्भाषण हुआ था, वह मैं श्रोताओको बतकछाता हूँ । 





११० हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


युक्तकी उपमा निर्वात स्थानमे रखे हुए दीण्ककी ज्योतिके साथ दी जाती है। अब मै 
तुम्हारे ममका भाव समझकर तुम्हे कुछ और वातें बतछाता हूँ। तुम उन्हे अच्छी 
तरह ध्यान देकर सुनो । तुम मनमे कार्य-सिद्धिकी छारूसा तो रखते हो, परन्तु 
अभ्यासका कष्ट उठानेके किए क्यो नही तैयार होते ? इसमे ऐसी कौन सी कठिनता 
है जिससे तुम डरते हो ? हे अर्जुन, तुम व्यर्थ अपने मनमे इस वातका डर न करो | 
ये दुष्ट इन्द्रयाँ छोटी छोटी वातञोको व्यर्थ ही पहाड बनाकर दिखलाती है | देखो, 
यदि कोई इतनी गुणकारी दिव्य औपध हो जो आयुको स्थिर कर सके और दरीरसे 
(निकलते हुए प्राणोको भी छौटा छावे, तो भी जीभ उस औपधको शत्रु ही मानती है 
या नही ? इसी प्रकार जो कर्म हमारे उच्च कल्पाणके लिए अनुकूल होते हैं, वे सब 
इन इन्द्रियोको सदा कष्टदायक ही जान पडते है * और नही तो थोग-साधनके समान 
सहज काम वास्तवमे और कोई है ही नही । 

यत्रोपरसते चित्त निरुद्धं योगसेवया । 

यत्र चेवात्मनात्सानं पर्यन्नात्सनि तुष्यति ॥ २० 0 

सुखसात्यन्तिक॑ यत्तदबुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । | 

वेत्ति यत्र न चेवायं स्थितश्वरूति तत्त्वतः॥ २१ 0॥ 

“इसी लिए मैंने हढ़ -आसन लगाकर करनेके लिए जो योगाभ्यास बतलाया है, 
उससे इन इन्द्रियोका अच्छा नियन्त्रण होगा । क्योकि यदि वास्तविक दृष्टिसे देखा 
जाय तो जब योग-साधनासे इन्द्रियोका निग्रह होता है, उसी समय चित्त 
आत्म-स्वरूपमे प्रवेण करने रगता है । फिर जब चित्त वहाँसे लौटता है और आत्म- 
स्वरूपकी ओर उसकी पीठ होती है और वह अपने केवलात्म स्वरूपकी ओर देखता 
है, तब उसे देखते ही वह पहचान जाता है और कहता है--''मैं स्वयं यही तत्व हूँ ।” 
ज्योही वह उसे पहचान लेता है, त्योही वह सुखके साम्राज्यका भोग करने रूगता है 
और फिर आपसे उस परमात्म तत्वके साथ मिलकर एक रूप हो जाता है। जिसके 
आगे या उस पार और कुछ भी नही है और जिसका वास्तविक ज्ञान इच्द्रियोको कभी 
होता ही नही, उसीके साथ वह तन्म॒य होकर अपनी जगह पर आत्म-सुखमे रहता है । 

ये लब्ध्वा चापरं लाभ॑ सन्यते नाधिक ततः। 
यस्सिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२ 0 

“उस समय चाहे मेरु पर्वतके समान भारी दु खका पव॑त भी उसके शरीर पर 
क्यो न आ पडे, परन्तु फिर भी उसका चित्त कभी विचलित नही होता । अथवा 
चाहे उसका शरीर शरस्त्रोेसे छेद डाला जाय और चाहे वह अग्निमे जा पडें, परल्तु 
फिर भी आत्म-तत्वके महासुखमे सोया हुआ चित्त जायगने का नाम भी नही छेता । 
जब चित्त इस प्रकार आत्म-तत्वमें विलीन हो जाता है, ' तब वह इस शरीरकी ओर 


कभी भूलकर भी नहीं देखता । उसे अलौकिक आत्म-सुख प्राप्त हो जाता है और इसी- 
लिए वह इस शरीरके सुख-दु.खोकी सब वातें ही भूल जाता है हे 


सातवाँ अध्याय 
श्रीभगवानुवाच--- 
सय्यासक्तमताः पार्थ योग युझ्ञन्मदाश्षयः । 
असंशय समग्न॑ मां यथा शास्यसि तच्छुणु ॥ १ 0 
ज्ञान तेहं सविज्ञानसिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोष्न्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ 0 
हे श्रोता -गण सुनिये, इसके उपरान्त श्रीकृष्णने पार्थसेी कहा--हे अर्जुन, अब 
तुम सचमुच योग-युक्त हो गये हो । अब मैं तुम्हे ऐसा ज्ञान और विज्ञान अर्थात्‌ 
प्रपंचशान बतलाऊँगा जिसमे तुम मुझे उसी प्रकार सब अंगरोसे भछी-भाँति जान छो, 
जिस प्रकार अपनी हथेली पर रखे हुए रत्नको छोग जान छेते हैं। सम्भव है कि तुम 
अपने मनमें यह कहते हो कि इस प्रापंचिक ज्ञानसे मुझसे क्या मतलूब ? तो मैं तुम्हे 
बतला देना चाहता हूँ कि पहले प्रपंचोंका ही ज्ञान प्राप्त कर लेना बहुत आवश्यक है । 
क्योंकि फिर जब ज्ञानका प्रसंग आता है, तब इस प्रापंचिक ज्ञातृत्वकी आँखे बन्द हो 
जाती हैं। जिस प्रकार किनारे पर रूगी हुईं नाव हिलती-डुलूती नही, उसी प्रकार 
जहा प्रापंचिक ज्ञातृत्वकी भी पहुँच नही होती, जहाँसे विचार भी पीछे छौट आता 
है और जिसका रास्ता तकंको भी नही मिलता, हे भाई अर्जुन, उसीको “ज्ञान” 
कहते हैं । श्ञानसे भिन्‍तर जो कुछ है, वह सव प्रपंच है और उसीको “विज्ञान” कहते 
हैं; और इस प्रकारकी जो कल्पना होती है कि यह प्रपंच सत्य है, इसीको “अज्ञान”' 
समझना चाहिए । अब मैं तुम्हे वह गूढ रहस्य बतलाता हूँ जिससे अज्ञानका छोप हो 
जाता है, विज्ञान नष्ट हो जाता है और हम केवल ज्ञानस्वरूप हो सकते है । जब ऐसी 
अवस्था हो जाती है, तब वक्ताकी बातोका अन्त हो जाता है, श्रोताकी श्रवण करने- 
की लाछसा भी समाप्त हो जाती है और छोटे-बड़ेका भेद-भाव भी बाकी नही रह 
जाता। यदि इस प्रकारके गुढ रहस्यका मनुष्यको थोच्य-सा भी ज्ञान हो जाय, तो 
भी उसके मनका वहुत कुछ समाधान हो जाता है । 
मनुष्पयाणां सहलेषु कश्चिद्तति सिद्धये। 
यदतामपि सिद्धानां कश्चिन्सां वेत्ति तत्वतः॥ ३ 0 
हजारो आदमियोमे कभी कोई एकाध आदमी ही ऐसा होता है, जिसकी इन 
वात्तोकी ओर रुचि होती है, और इस प्रकारकी रुचि रखनेवाले बहुत-से आदमियोसे 
सच्चा ज्ञानी कोई विरका ही दिखाई पडता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार सारे संसारमे- 
से एक साहसी वीरको चुनकर सेनाके छाखों आदमियोकी भरतीकी जांती है अथवा 
फौज भरती कर चुकने पर भी जिस प्रकार युद्ध-क्षेत्रमे खनखनाती हुई तलवारोके 
द्वारा बहुत-से छोगोको ठुकड़े ठुकड़े उड़ जाने पर विजय-लक्ष्मीके सिंहासन पट 


ब्ब्ज 


छठा अध्याय १११ 


त विद्याददुःखर्ंयोगवियोन॑ योगसंशितस्‌। 
“स निश्चयेत योक्तव्यों योगोइनिविण्णचेतसा ॥ २४३ ॥ 

“जिस सुखका माधुये चख लेने पर संसारके वन्धनोमे फेसा हुआ मन वासनाओं- 
का कभी स्मरण या ध्यान भी नही करता, जो सुख योगकी शोभा और सनन्‍्तोपकी 
राजसम्पत्ति है और जिस सुखके लिए ही ज्ञानका ज्ञातृत्त काम आता है, वह सुख 
योगाभ्यासके द्वारा मूत्तिमान होकर सामने दिखाई पडने लगता है। जब इस प्रकार 
उसके दर्शन हो जाये, तभी हम भी उसके साथ मिलकर तद्गप हो सकेंगे । 

संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्वा. सर्वानवेषतः । 
सनसेंवेन्द्रियप्राम॑ विनियम्य. समन्‍्ततः ॥ २४ ॥ 


“हे अर्जुन, जो यह योग तुम्हे बहुत ही कठिन जान पडता है, वह एक तरहसे 
बहुत ही सुगम है । इसके लिए आवश्यकता केवछू इसी बातकी है कि संकल्पकी 
सन्तान काम-क्रोध आदिको मार डालना चाहिए जिसमे उस संकल्पको पुत्र शोक प्राप्त 
हो । जब संकल्पको यह मालुम होगा कि सव विपय मर गये है और उसे इस बातवा 
भी पता चल जायेगा कि इन्द्रियोका पूर्ण रूपसे निग्रह हो गया है, तव वह अपनी 
छाती पीटकर आप ही अपने प्राण त्याग देगा । यदि मनको इस वैराग्य प्राप्त हो जाय 
तो फिर इस संक्रल्पकी यात्रा भी समाप्त हो जायगी--इस सकलपका भी अन्त हो 
जायगा और बुद्धि बहुत ही सुखपूर्वक धैर्यके मन्दिरमे निवास करने छूगेगी । 

शने:. शनेरुपरतेदबुद्बा धृतिगृहीतया । - 
आत्ससंस्थं सनः कझृत्वा ल किचिदषि चितयेत्‌ ॥ २५ ॥ 

यतो यतो निम्धरति मनश्चश्वलमस्थिरम्‌ 

ततस्दतो नियम्येतदात्मन्येव. वश नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

“यदि बुद्धिको धैयें प्राप्त हो जाय तो वह म॑नको धीरे-धीरे अनुभवके मार्ग॑मे 
चलाने लगेगी और अन्तमे उसे ले जाकर परमात्म-मंन्दिरमे वैठा देगी । इसलिए तुम 
यह वात ध्यानमे रखो कि इस प्रकारसे भी आत्म-प्राप्ति होती है । परतु यदि यह 
प्रकार भी तुमसे न सध सके तो इससे भी एक और सहज मार्ग है। वह भी सुन 
लो । हम अपने मनसे यह एक निथम कर लें कि कि हम जो निश्चय कर लेंगे, उससे 
एक पग भी इधर-उधर न होगे । यदि यही नियम करनेसे मन स्थिर हो जाय तो 
फिर समझ लेना चाहिए कि वह अपने काममे रूम गया । पर यदि यह पता चले कि 
इस प्रकार मन स्थिर नही रहता, तो फिर उसे बिलकुल खुला छोड देना चाहिए । 
फिर इस प्रकारसे अनियन्त्रित छोडा हुआ मन जहाँ जाय, वहाँसे उसे नियन्त्रित करके 
लौठा छाना चाहिए | वस इसीसे उसे धीरे-धीरे स्थिर रहनेकी आदत पड जायगी । 

प्रशान्‍्तमनस॑ छोने योगिनं सुखमुत्तमस्‌ । 
उपैिति शान्तरजर्स ब्रह्ममूतसमकल्मपषम्‌ ॥ २७ ॥ 


सातवाँ अध्याय १२१ 


कोई विरला पुरुष ही बैठता है, वैसे ही इस ब्रह्मज्ञान रूपी जलाशयमें भी करोडों 
आदमी कूदते हैं, परन्तु उस जलाशयके उस पार कोई विरला ही पहुँचता है। इसी 
लिए मैं कहता हाँ कि यह कोई साधारण वात नही है। यह कहनेमे भी वहुत ही गहन 
और कठिन है । पर फिर भी मैं तुम्हे यह बात बतछानेका प्रयत्न कहाँगा। तुम सुनो । 
भूमिरापोधष्नलो वायुः खं सनो बुद्धिरिव च। 
अहंकार इतीयं में भिन्‍ना प्रकृतिरष्टघा॥ ४ ॥ 

“हे पार्थ, जिस प्रकार मनुष्यके शरीरकी छाया पडती है, उसी प्रकार यह महत्तत्व 
आदि माया भी मेरी छाया या परछाँही ही है। इसी मायाका दूसरा नाम प्रकृति है । 
यह माया आठ प्रकारकी है और यही तीनो छोकोको जन्म देती है। यदि तुम्हारे 
सनमे यह शंका हो कि इसके आठ भेद कौन से है, तो मैं वतलाता हूँ, सुनो | अप, 
तेज, आकाश, प्रथ्वी, वायु, मन, बुद्धि और अहकार यही प्रकृतिके आठ भेद है । 

>अपरेयसितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि में पराम्‌। 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायंते जगत्‌ ॥५ ॥ 

“हे अर्जुन, इन्ही आठों भेदोकी जो साम्यावस्था है, उसीको तुम मेरी परम 
प्रकृति समझो । इसीका नाम “जीव” है। क्योकि यही निर्जीव शरीर को सजीव॑ 
करती है, यही शरीरमे गति आदि उत्पन्न करती है और यही मनको शोक, मोह आदि 


विकारोका भास कराती है । बुद्धिका जो ज्ञातृत्व है, वह भी इस परम मायाके सहवास 
का हा है और इसीसे उत्पन्न होनेवाले अहं-भावने इस संसारका अस्तित्व बनाये 
रखा है । 
एतद्योत्रीनि. भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अहं कृत्स्तस्थ जगतः प्रभवः प्ररूयस्तथा ॥ ६ 0 
“यह सूक्ष्म प्रकृति जब अपनी इच्छासे स्थूछ महाभूतोके अंग्रोसे युक्त होती है, 
सब भूत सृष्टिकी--अर्थात्‌ प्राणी मात्रकी उत्पत्तिकी--मानो टकसाल ही खुल जाती 
है । इस टकसालमेसे चार प्रकारके प्राणी रूपी सिक्के आपसे आप निकलने लगते है । 
ये चारो प्रकारकें सिक्के जरायुज, अडज- स्वेदद और उद्धिज है । मूल्यके विचारसे 
तो ये चारो प्रकारके सिक्के समान ही है, परन्तु केवल जाति या वर्गके विचारसे ये 
एक दूसरेसे भिन्न होते है । इन जातियोके सव मिलाकर चौरासी छाख भेद है। इनके 
सिवा मुख्य वर्योमे और जो उपवर्ग है, उनकी तो कोई गिनती ही नही है। इसी 
प्रकारके प्राणी रूपी असख्य सिक्‍कोके उस निगुण, निराकार और अव्यक्त वीजका 
भण्डार भर जाता है। इस प्रकार पंच-महाभूतोके वरावरकी तौलछके इतने अधिक 
सिक्‍के हो जाते है कि केवल प्रकृति ही उनकी गिनती कर सकती है । जिन सिक्‍्कोको 
वह पहले ढालूकर तैयार करती है, उन्हीको वह फिर बादमे गला भी डालती है । 
केवल उनकी मध्य या अस्तित्ववाली अवस्थामे ही वह उनके द्वारा कर्माकर्म का व्यव- 
हार कराती है। परन्तु अब इस रूपकालंकारका यही अन्त किया जाता है। भव मैं यह 
चात ऐसे सीधे- सादे और सरल इशब्दोमे बतराता हो जिससे यह सहजमे ही समझमे 
आ सके । यह प्रकृति---अर्थात्‌ माया--ही विश्वकी उन सब वस्तुओका प्रसार करती 


] 


११२ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


“इसके उपरान्त कभी न कभी एक बार उसी स्थिरताकी सहायतासे मन आपके 
आप आत्म-स्वरूपके पास जा पहुँचेगा । फिर उस आत्म-स्वरूपको देखकर वह उसके 
साथ मिल जायगा । उस समय द्वैतको अहतमे समाधि प्राप्त हो जायगी और उच्च 
एकताके प्रभावसे तीनो छोक प्रकाशमान्‌ हो जायेंगे। आकाशमें आकाशसे भी भिन्न जान 
पड़नेवाला भेघ दिखाई पड़ता है, परन्तु उस मेघके हट जाने पर जिस प्रकार केवछ 
सर्वव्यापी आकाश ही वाकी बच रहता है, उसी प्रकार चित्तका भी रूय हो जाता है 
और सब कुछ चैतन्यके ही रूपसें दिखाई पडता है। इस सहज मार्गसे इस प्रकारकी 
फल-प्राप्ति होती है । 

युख्नन्नेब॑ सदात्सान॑ योगी विगतकल्सषः । 
सुखेत.. बह्मसंस्पशंसत्यन्त॑ सुखसदनुते ॥ २८ ॥ 

“इस सुगम योगावस्थाके द्वारा बहुतसे छोगोने संकल्पकी सम्पत्ति छोडकर मोक्षके 
दर्शन किये है । जब मन सुखकी संगतिसे परक्रह्मके अन्दर जा पहुँचता है, तब वह उस्ले 
उसी प्रकार नही छोडता, जिस प्रकार पानीमें घुछा हुआ नमक पानीको नही छोड़त्ा;. 
और मन भी उस मिलनमे सम-रसत्वके मन्दिरसे संसारके साथ सुखकी दीवाछडई” 
मनाता रहता है। इस प्रकार मनृष्यको स्वयं अपने ही पैरो से उलटे पीछेकी ओर 
अर्थात्‌ मूल स्वरूपकी ओर चलते रहना चाहिए । परन्तु यदि तुमप्ते इस मार्गका भहे 
साधन न हो सकता हो तो मैं तुम्हे एक और उपाय बतलाता हूँ । 

सर्वभृतस्थमात्मा्न सर्वशभुतानि चात्सनि। 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशंन: ॥ २९ ॥ 
यो मां पद्यति सर्वत्र सर्वे व सयि पश्यति। 
तत्याहूं न प्रणण्यासि सच सेन प्रणदयति ॥ ३० ॥ 

“इस तत्वके विषयमें कुछ भी भ्रम या भ्रान्ति नही है कि मैं ही समस्त शरीर 
निवास करता हूँ और इसी प्रकार यह बात भी त्रिविवाद रूपसे सिद्ध है कि यह साझा 
विश्व मुझसे ही निवास करता है। हर आदमीको ऐसी तैयारी करनी चाहिए 
कि उसकी समझमे यह बात अच्छी तरह आ जाय कि विद्व और हम बिलकुछ एक 
हैं और एक दूसरेमें मिले हुए है । हे अर्जुन, सच तो यह है कि जो मनुष्य इस प्रकार 
ऐक्यकी भावना रखता हुआ मुझे ही समस्त भूतोमे समान रूप से मिला हुआ समझ- 
कर मुझे भजता है, भूत-मात्रमे केवल ऊपरसे दिखाई पडनेवाले भेदके कारण जिसके 
अन्त.करणमे किसी प्रकारका भेद-भाव हो ही नही सकता और जो सब जगह केवल 
मेरा ही एक स्वरूप देखता है, वह पुरुष इस प्रकारके कथनको बिलकुल निरर्थक कद 
देता है कि---यही मै हूँ ।” ( अर्थात्‌ ऐसा पुरुष केवछ अपने आपको ही “मै” नहहें 
समझता, वल्कि सवको अपने समान और एक समझता है । ) और हे अर्जुन, चाहे 
मैंने यह वात न कही हो, परन्तु फिर भी ऐसा पुरुष मैं ही है । ( अर्थात्‌ ऐसे पुरुषच्ते 
सुझसे भिन्न नही समझना चाहिए। दीपक और उसके प्रकाशमे जिस प्रकारका झ्ककः 


१९२ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


5; जिनकी नाम और रूपके द्वारा प्रतीति होती है। और वह प्रकृति मुझमें ही सम- 
रस होकर रहती है, इसलिए इस समस्त जगतका आदि मध्य और अन्त मैं ही हूँ । 
सत्त:ः परतरं नार्व्यत्कचिदस्ति धनंजय। 
भधि सर्दंसिदं प्रोतं॑ सुत्रे सणिगणा इंबौै७ ७ 
“यह जो मृग-जल हम छोगोको दिखलाई पडता है, यदि इसका मूल कारण 
हुँढा जाय तो पता चलता है कि वह कारण केवल किरण ही नही है, बल्कि मत्यक्ष 
पर्य ही है। उसी प्रकार, हे अजुन, इस प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाली सृष्टिका जिस 
प्रमय अन्त होगा और यह फिर अपनी मूल स्थितिमे जाकर ज्योकी त्यो समा जायगी, 
उस समय यह केवल मेरे ही रूपकी हो जायगी, अर्थात्‌ यह मुझमे ही छीन हो 
जायगी, और उस समय केवल मेरा ही रूप रह जायगा। इस प्रकार जो यह विश्व 
उत्पन्त होकर फिर विलीन हो जाता है, वह सदा मुझमे ही रहता है। जिस प्रकार 
डोरेमे समणियाँ पिरोई रहती है, उसी प्रकार यह विश्व भी मुझमे ही रहता है । जिस 
प्रकार सोनेकी बनी हुई मणियाँ सोनेके ही तारमे पिरोई रहती है, उसी प्रकार इस 
विश्वको अन्दर और बाहर सब ओरसे मैं ही धारण किये रहता हूँ । 
रसो5हमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसुर्ययोः। 
प्रणव: सर्ववेदेशु दाब्दः खे पौरुषं नृषु ॥८ 0 
पुण्यो गन्धः पुृथिव्यां न्ञ तेजश्वास्सि विभावसों 
जीवन स्वभूतेषु तपश्चास्सि तपस्विषु ॥ ९५ ४ 
“इसी लिए, है भाई अर्जुन, तुम यह समझ रखो कि पात्तीमे जो रस-गरुण है 
अथवा वायुमे जो स्पर्श-गुण है अथवा चन्द्रमा और सूर्यमे जो तेज-गुण है, वह मै ही 
हूं । इसी प्रकार पृथ्वीमे रहनेवाला गन्ध-गुण, आकाझशमे रहनेवाला - शब्द-गुण और 
वेदोमे रहनेवाला ओकार-स्वरूप प्रणव सब स्वाभाविक शुद्ध हैं, अर्थात्‌ ये सब भी मै 
ही हूं । मैं यह मुख्य तत्व पहले ही तुम्हे बतला चुका हूँ कि मनुष्योमे होनेवाला जो 
मनुष्यत्व है और जिम अह-भावके बरूको “पौरुष” कहते है, वह भी मै ही हूँ ! तेज 
पर “अग्नि” नामका जो आवरण है, उसे दूर कर देने पर जो केवल स्वरूप-तेज 
वाकी वच रहता है वह, भी मै ही हैं । इस त्रिभुवनमे भूत-मात्र अनेक प्रकारकी 
योनियोमे जन्म छेकर अपने-अपने विशिष्ट मार्गका निर्वाह करते रहते है । कोई वायु 
पीकर रहते है, कोई तृण खाकर जीवन-यात्राका निर्वाह करते है और कोई अन्नसे 
अपनी जीविका निर्वाह करते हैं और कोई केवल पानी पर ही जिलाये जाते है । इस 
प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न प्राणियोके जीवनके जो स्वभावत' भिन्‍न-भिन्‍न साधन हुआ करते 
है, उन सव साधनोमे मैं ही अभिन्‍न स्वरूपसे निवास करता हू । 
बीज मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌ । 
बुद्धिदु द्धामतामस्सि तेजस्तेजस्विनासहम्‌ ॥ १० 0 
वल॑ बलवतां चाह कामरागविवर्जितम्‌ । 
धर्माविर्द्धों भतेषु काम्मोईस्समि भरतबंस ॥ ११ 0 


सातवाँ अध्याय १२३: 


“जो उत्पत्तिके समय आकाशके अंकुरके साथ-साथ विस्तृत होता है भौर विध्व 
का संहार होनेके समय जो ओकारके अ, उ और म अक्षर भी नष्ट कर देता है, जो 
अस्तित्व रखनेवाले इस हृश्यमानु जगत पर विव्वके आकारमे जान पड़ता है और 
महाप्रलयका समय आने पर जो ऊपरसे देखनेमे नष्ट हो जाने पर भी वास्तवमे कन्नी 
नष्ट नही हो सकता वह स्वथं-सिद्ध और अनादि विश्व-बीज भी मैं ही हूं । यह गूढः 
ज्ञान मै तुमको सुरूभ किये देता हूँ । हे अर्जुन, जब तुम इस ज्ञानका आत्म और 
अनात्मके विचारसे सामंजस्य स्थापित करोगे, तव इसके वास्तविक महत्वका तुम्हे 
अनुभव होगा । परन्तु अब इस विषयान्तरकों छोड देना चाहिए। अब मै तुम्हे एक 
और बात थोडेमे बतलाता हूँ । तपस्वियोकी जो तपस्या है, उसे भी तुम मेरा ही 


रूप समझो । बलवानोका बल और वुद्धिमानोकी वुद्धि भी मै ही हूं, भूत मात्रमे 
अर्थर्जनके द्वारा धर्मका विपुलू सग्रह करनेकी जो शुद्ध कांम-वासना है, वह भी आत्म- 


स्वरूपमे रमण करनेवाला मै ही हो । यह शुद्ध काम यद्यपि सामान्यतः विकारोके 
प्रवाहके अनुसार इन्द्रियोकी तृप्ति करनेवाले कर्म करता है, तो भी वह इन्द्रियोको उनके 
धर्मेके विरुद्ध नही जाने देता । यह काम कर्म-सन्यासका टेढा-तिरछा रास्ता छोडकर 


विधियुक्त कर्माचरणके राज-मार्ग पर रूगता है और नियमितताकी मशारकू सदा इसके 
साथ रहती है । जब इस प्रकार सावधानीसे काम होने रूग़ता है, तब धर्मेकी पूर्णता 
हो जाती है और तब ससारका उपभोग करनेवाले पुरुष भी मोक्ष-तीर्थंके मुक्त जन हो 


जाते हैं। वेदोमे गाये हुए महत्वके मडप पर जो काम विश्वकी वेल इस प्रकार चढाता 
है कि उसमे लगनेवाली कर्मकी शाखा फल-भारसे झुककर अन्तमे मोक्ष पर आ लगती 
है, वह सब प्रकारका और समस्त भूतोका उद्भव करनेवांछा बीज रूप काम भी मै 
योगिश्रेष्ठ परमात्मा ही हे । लेकिन इस प्रकार एक-एक बात तुम्हे कहाँ तक बतलाई 
जाय । साराँश यही है कि समस्त वस्तुएँ मुझसे विस्तार प्राप्त करती है--सबका 
विस्तार मैं ही करता हूँ । 
ये चेव सात्त्विका भाव? राजसास्तामसाश्च ये । 
सत्त एवेति तान्विद्धिन त्वहूं तेषुते सयि ॥ १२ 0 

“जितने सात्विक, राजस और तामस विचार होते है, वे सब भी मेरे ही स्वरूप 
से उत्पन्न होते है । यह बात तुम अच्छी तरह ध्यानमे रखो । यदि ये विकार उत्पन्न 
हो तो वे भी मुझमे ही उत्पन्न होते हैं, परन्तु जिस प्रकार स्वप्नावस्थाके दहमे जाग्नत 
अवस्था नही होती, उसी प्रकार इन विकारोमे भी मै नही रहता । वीज-कण वास्तव 
में रस द्रव्यका ही वना हुआ और उसीसे भरा हुआ होता है, परन्तु अकुर ऑर 
डालियोमे जो कठिन रूपवाली लकडी होती है, वह उसी वीज-कणसे बनी हुई होती 
है । परन्तु फिर भी क्या कभी उस लकडीमे कही बीजका गुण रहता है? इसी प्रकार 
चाहे ऊपरसे देखनेमे भले ही यह जान पडे कि मुझमे ही विकार उत्पन्न हुए है, तो 
भी मैं उन विकारोमें नही रहता । आकाशमे मेघ तो आते है, परन्त मेघोमे आकाश 
नही रहता । मेघोमे जल तो होंता है, परन्तु उस जलमे मेघ नही रहते । फिर मेघो- 
मे रहनेवाले जलमें जब क्षोभ होता है, तव उसमे विजलीकी चमक दिखाई पइती है। 
परन्तु क्या यह कहा जा सकता है कि उस चमकनेवाली विजलीमे पानी रहता है ? 


सातवाँ अध्याय | १३३ 


कहने लगा-- क्या ये सब जलमें ही दिखाई पड़नेवाले नक्षत्र है? केवल अक्षरोंके 
बाहरी ठाट-बाठके फेरमे ही मैं कैसा फेस गया ! और उनसे मैं कैसा धोखा खा गया : 
अरे ये कैसे और कहाँके अक्षर है ? ये तो केवल आकाशके परत है। यहाँ मेरी मति 
चाहे कितनी ही ऊँची उड़ान क्यो न भरे, परन्तु इसे क्या कभी उसकी थाह रूग 
सकती है ? लेकिन जब तक उसकी थाह न रूंगे, तब तक इन वचनो का अर्थ कभी 
समझमें ही नही आ सकता । अपने मनमे इन प्रकारकी बातोका विचार करके अर्जुन 
ने फिर यादवेन्द्र श्रीकृष्णणी ओर देखा; और तब उस वीर श्रेष्ठने विनयपूर्वक कहा- 
“हे देव, ये जो सातो पद ( अर्थातु शब्द ) यहाँ एकत्र हुए है, इनका कभी किसीने 
आस्वादन नही किया है और ये अपूर्व हैं। यदि यह बात न होती तो भरा यह कैसे 
सम्भव था कि अच्छी तरह एकाग्र-चित्त होकर ध्यान देने पर भी श्रवण के द्वारा बड़े 
बडे सिद्धान्तोका स्पष्टीकरण हुए बिना रह जाता ? परन्तु यह प्रकरण उस प्रकारका 
नही है। अक्षरोका यह ठाट देखकर स्वयं विस्मयको भी विस्मय होता है। कानोकी 
खिडकीके रास्ते ज्योही आपकी वाणीकी किरणें अन्त.करणमे पहुँची; त्योही मुझे 
परम आश्चय हुआ और मेरी विचार-शक्ति ही बन्द हो गई। इसलिए मेरे मनमे इस 
बातका बहुत अनुराग है कि मैं इनके अथंका ज्ञान प्राप्त करूँ। परन्तु इतना समय 
नही है कि मैं अपने उस अनुरागका वर्णन कर सकू; इसलिए है देव, आप स्वयं ही 
बहुत जल्दी सब बातोका विवेचन करे ।” इस प्रकार पिछली वातोका विचार करते 
हुए, आगेके हेतु पर ध्यान रखते हुए और वीचमे अपना उत्कट अनुराग हृढतापूर्वक 
स्थापित करके अजु तका प्रइन करनेका यह हथकंडा कैसा बढ़िया है ! इस प्रकार प्रइन 
करते समय अजु ने शिष्टाचारकी मर्यादाका भी उल्लंघन नहीं किया, और नही तो 
उसने अपनी दोनो बाहे पसारकर श्रीकृष्णको भली-भाँति आलिगन कर लिया होता। 
यह वात केवल अजुन ही अच्छी तरह जानता था कि यदि गुरु महाराजसे 
प्रइन करना हो तो इसी पद्धतिका अवरूम्बन करना चाहिए। अब श्रोताओको इस 
बात पर ध्यान देना चाहिए कि अजु न' के प्रघन और श्रीकृष्ण द्वारा उनके दिये हुए 
उत्तर संजय कैसे प्रेमसे और अच्छी तरह बतलाते हैं । ये सव बातें सरल देशी भाषा- 
मे बतलाई जायेगी । और इन्हे इस प्रकार सरल देशी भाषामें बतलाने का हेतु यह है 
कि कानोकों इनका श्रवण होने से पहले ही बुद्धि अपना उपयोग करने रूगे । वुद्धिकी 
जीभसे अक्षरोका भीतरी अर्थ-रस चखनेसे पहले ही अक्षरोके केवल आक्ृति-सौन्दर्यसे 
ही इन्द्रियाँ परम प्रसन्‍त हो जाती है। देखिये, मालतीकी कलियोंकी सुगन्ध नाकको 
तो सन्‍्तुष्ट करती ही है, परन्तु उतत कलियोका बाहरी रूप देखकर नेत्र क्या उनसे 
पहले ही तृप्त नही हो जाते ? इसी प्रकार देशी भाषाके सौन्दय्यंसे इन्द्रियोको सामथ्य॑ 
प्राप्त होती है और तब वे सिद्धान्तके ठीक स्थान तक सहजमे पहुँच सकती है । अब इस 
अकार के भाषा-सौन्दय्यंसे मैं वह बातें स्पष्ट करके बतलाना चाहता हूँ जो शब्दोके लिए 
अप्राप्प ही है। इसलिए श्रीनिवृत्तिनाथका दास ज्ञानदेव अपने श्रोताओसे प्रार्थना 


करता है कि आप छोग सावधान होकर सुने । 
७ 


५२४ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


आगसे धुआँ निकलता है; परन्तु क्या उस धुएंमे भी कभी आग रहती है ? इसी 
प्रकार मुझ पर विकार होते हैं, परन्तु वह विकार मैं नही हूं । 

त्रिभिगु णसयेर्भावेरेभिः सर्वंरसि जगतु | 

मोहितं ताभिजानाति मासेभ्यः परसव्ययम्‌ ॥ १३ 0 

“जलूमें उत्पन्त होनेवाली सेवार जिस प्रकार सारे जलमें छा जाती है और उसे 

ढक छेती है अथवा जिस प्रकार मेघोसे सारा आकाश बाच्छादित हो जाता है अथवा 
स्वप्तको यद्यपि मिथ्या कहा जा सकता है, परन्तु फिर भी जब तक निद्राकी सत्ता 
रहती है, तक तक स्वप्न जिस प्रकार सत्य जान पड़ता है और हमें स्वयं अपनी ही 
स्मृति नही रहती अथवा आँख ही अपनी पुतछी पर जो मोतियाबिन्दकी तरहका 
जाला उत्पन्त कर देती है और वह जाला जिस प्रकार आँखोको देखनेकी शक्ति नष्ट 
कर देता है, उसी प्रकार वह त्रिगुणमयी माया भी मेरी छाया या परछाँही है और 
बह मेरे आत्म-स्वरूपकी आडसे ही परदेकी तरह ५डी हुईं है। इसी लिए ये प्राणी 
मुझे पहचान नही सकते । वे मुझसे ही हुए है, परन्तु यह बात नही है कि जो कुछ वे 
है, वह मैं ही है । पानीमे ही उत्पन्त होनेवाछा मोती जिस प्रकार पानीमे कभी नहीं 
'घुलता अथवा जिस प्रकार मिट्टीका घड़ा बनाकर उसे तुरन्त ही फिर मिट्टीके साथ 
मिला दिया जाय तो वह मिट्टीके साथ एक जीव हो जाता है, परन्तु यदि वही घड़ा 
अग्नि संस्कार करके पका लिया जाय, तब वह मिट्टीसे भिन्‍न स्वरूपवाला हो जाता 
है, उसी प्रकार ये सब जितने भूत हैं, वे सब हैं तो मेरे ही अंश, परन्तु अकृति के योग 
से वे सब जीव दकाको प्राप्त हुए हैं। इसी लिए वे मेरे है, परन्तु “मै” नही है। वे 
मेरे ही है, परन्तु फिर भी वे मेरा स्वरूप नही पहचानते, क्योकि अहंकार, ममता 
और घ्रमके कारण वे विषयान्ध हो रहे हैं । 

देवी होषा ग्रृुणणयी सम साया दुरत्या। 

सामव ये प्रपचन्ते सायासेतां तरन्ति ते ॥ १४ ॥ 


“है अर्जुन, अब प्रइन यह होता है कि महत्त्व आदि जो मेरी माया है, उससे पार 
होकर मेरा मूल स्वरूप किस प्रकार प्राप्त करना चाहिए । परंत्रह्म रूपी पर्वतके शिखर 
पर मूल सकल्व रूपी जलके साथ-साथ जो माया-नदीका छोटा सा महाभूत रूपी बुल- 


बुन्गा उत्पन्त होता है, इसके उपरान्त जो सृष्टि-रचनाके प्रभाव से और काल-क्रमसे 
वरावर बढ़ते हुए वेग से कर्म-माग और मोक्ष-मार्ग इन दो ऊँचे तटोमेसे होता हुआ 
जरू-ख्रोत मनमाने ढड्से इधर उधर चलता है, फिर सत्त्व, रज और तम इन तीनों 
गुणोकी वर्षाकि कारण अच्छी तरह भर कर अपनी मोह-रूपी बांढके द्वारा यम या 
मनो-निग्रह और नियम या इन्द्रिय-निग्रह रूपी लगरोको बहा ले जाता है जिसमे 
04. हषके भेवर पड़ते रहते है, मत्सरके चक्कर पडते रहते है, और उनन्‍्माद 
800 20332 मगरमच्छ दिखाई पडते हैं, जिसमे प्रपंच-रूपी बहुतसे मोड है और 
कमाकिमकी लहरों पर सुख दु.खका कूडा-ककंट रूहराया है” जिस नदीमे विषय- 

4000६ टापू पर वासनाओकी लहरे टकराती रहती है और जीब रूपी फेनके 
पुच्ज फले हुए दिखाई पडते हैं, जिस नदीके अहंकार रूपी प्रवाहमे विद्या-मद, 
परव-मद आर बरू-मद तीनो की छहरे उठती रहती है और वियय-वासना के 


हि 


आठवोँ अध्याय 
अर्जुन उवाच--- 
कि तद्बहा किसध्यात्म॑ कि कर्स पुरुषोत्तम । 
अधिभतं च कि प्रोत्तमधिदेव॑ किसुच्यते ॥ १ ॥ 
अजु नने कहा--*अब आपकी बातोकी ओर मेरा पूरा-पूरा ध्यान है 4 मैने जो 
कुछ पूछा है, वह अब आप मुझे बतलावे | ब्रह्म-कमं और अध्यात्म क्या है, यह आप 
मुझे-समझावे । अधिभूत और अधिदैवतका भी आप निरूपण करें। और ये सब बाते 
ऐसे सहज रूपसे बतलावें जिसमे मेरी समझसे आ जाये । 


अधियज्ञ: कर्थ कौ5त्र देहे<स्सिन्सधुसूदन । 
प्रयाणकाले भव कर्थ ज्ेयोईसि नियतात्मभिः॥ २ ॥ 

“हे देव, आप जिसे अधियज्ञ कहते है, वह इस देहमे कौन है और कैसा है ? मैं 
उसे जानना चाहता हूँ, परन्तु वह किसी प्रकार मेरे अनुमानसें नही आता। साथ 
ही, है देव, मुझे यह भी बतलाइये कि नियुक्त अन्त करण वाछोको देहावसानके समय 
आपका जो ज्ञान होता है, वह किस प्रकार होता है । देखिये कि कोई भाग्यवान्‌ 
पुरुष चिंन्तामणियोके बने हुए मकानमें सोता है और उस सोने की अवस्थामे ही यद्दि 
वह कुछ बड़बडा उठता है, तो उसका वह बड़बड़ाना भी कभी व्यर्थ नही जाता । 
इसी प्रकार अजुनके मुँहसे ये सब बाते अभी पूरी तरहसे निकलने भी नही पाई थी 
कि श्रीकृष्णने कहा--हे अजु न; तुमने जो कुछ पूछा है, उसका विवरण अच्छी तरह 
सुनो ।” अजु न वास्तवमें उस समय एक कामघेनुका ही वत्स हो रहा था और उसके 
ऊपर कल्पवृक्षके मंडपकी प्रसन्‍न छाया थी | ऐसी अवस्थामे यदि मनोरथ-सिद्धि स्वयं 
ही उ सके सामने मूत्तिमती होकर आ खड़ी हुई हो तो इसमे आइचर्यकी ही कौन सी 
वात है ? श्रीकृष्ण क्रोधके आवेशमे भी आकर जिसे मार डाले, वह भी परकब्रह्मके 
साक्षात्कार का पात्र हो जाता है। फिर वही श्रीकृष्ण जिसे अत्यन्त प्रेमसे ब्रह्मका 
उपदेश दें, उसे ब्रह्मका साक्षात्कार क्यो न प्राप्त होगा ? जिस समय हम कृष्ण-रूप 
होते हैं, उस समय हमारे अन्त.करणमे कृष्ण ही रहते है, और उस अवस्थामे सिद्धि 
आपसे आप हमारे संकल्पके घर चलकर आती है। परल्तु इस प्रकारका अपूर्व प्रेम 
केवल अजु नमे ही था और इसीलिए उसके मनीरथ भी सदा सफल हुआ करते थे । 
इसी लिए भगवानने पहलेसे ही यह समझ लिया था कि अब अर्जुन इस प्रकारका 
प्रथतत करेगा; और इसी लिए उन्होने उसके वास्ते उत्तर-रूपी भोजन पहलेसे ही 
परोसकर तैयार कर रखा था। वच्चा ज्योही स्तनकी ओर बढ़ता है, त्योही माता 


सातवाँ अध्याय १२५ 


हिलोरे आते रहते हैं, जिसमें उदय और अस्तकी बाढके कारण जन्म-मरणके दह 
पड़ते है और उनमें पंचभूतात्मक सृष्टिके वुलबुले बराबर उठते है, जिस नदीमे मोह 
और भ्रम आंदिकी मछलियाँ घैयंका मास नोचकर खाती रहती हैं और तब टेढें-तिरछे- 
अज्ञानके चक्‍कर खाती हुई इधर-उधर घूमती रहती हैं और जिस माया-नदीमे भ्रमके 
गँदलेपनके कारण श्रद्धाकी दरूदछ बनती है और रजोग्रुणके गर्जनका शब्द स्वर्ग तक 
सुनाई पडता है, जिस माया-नदीमे तमोग्रुणका प्रवाह बहुत अधिक और बहुत प्रवलछ 
रहता है और सत्व रूपी दहोको तैरकर पार करनेका काम बहुत ही कठिन होता है, 
वह माया-नदी बहुत ही दुष्ट और कठिन है । इसमे जन्म और मृत्युकी जो वाढ आती 
- है, उसके कारण सत्यकोकके गढ ढह जाते है और ब्रह्माड रूपी बड़ी बडी चट्टानें भी 
लखखड़ाकर गिरने लगती है । इस माया-नदीके जलके प्रचड वेगके कारण अभी तक 
उसकी लहरें रुकती ही नहीं। फिर भला इस प्रकारकी मायारूपी बाढकों तैरकर 
कौन पार कर सकता है ? इसमें एक और विलक्षण बात यह भी है कि इस माया" 
रूपी नदीको तैरकर पार करनेके लिए जो जो उपाय किये जाते हैं, उनसे उलटे और 
भी अपकार ही होता है। अब यह सुनो कि ये अपकार किस प्रकार होते हैं । कुछ 
लोग तो स्वयं अपनी बुद्धिके भरोसे इस नदीमें प्रवेश करते है, पर वे शीघ्र ही सारी 
सुध-बुध भूल जाते हैं । कुछ लोग अज्ञांनके दहमे अभिमानके मुखमे जा पडते हैं। कुछ 
लोग इसे तैरकर पार करनेके लिए अपनी कमरमे तीनों वेदोका जो तूँबा बाँधते है, 
उसके साथ ही साथ अहंकारका एक वडा पत्थर भी अपनी कमरमें बाँध लेते हैं और 
उस अवस्थामे उन्‍्मादकी मछली उन्हे समूचा ही निगल जाती है । कुछ छोग अपनी 
युवावस्थाके भरोसे ही इसे पार करना चाहते हैं, परन्तु वे विषय-लम्पटताके फेरमे 
पड जाते है और उन्हे विषय-रूपी मगर चवाकर फेक देते है। और फिर आगे चल- 
कर वे छोग इस नदीके वार्धक्य रूपी बुद्धिध्र शके जालोमे इधर-उधर फेस जाते है । 
फिर शोकरूपी चट्टानसे टकराकर और रागके भँवरमें गोते खाकर वे जब जब ऊपर 
सिर निकालते हैं, तव तव आपत्ति रूपी गिद्ध उनका कठोर चुम्बन करते है--उन्हे 
नोचने लगते है। फिर वे दु ख-रूपी कीचडसे लथपथ हो जाते हैं और अन्तमे मरणकी 
रेतीमे पहुँचकर उसीमे फंस जाते हैं--मर जाते है । इस प्रकार जो लोग विषय- 
लम्पटताके फेरमे पड़े रहते है, उनका जीवन बिलकुल व्यर्थ हो जाता है । कुछ छोग 
यज्ञ-विधानको ही अपने लिए तूँवा बनाते हैं और उसीको अपने पेटके नीचे वाँधकर 
चल पडते हैं और स्वगंसुख गडढेमे जाकर अटक जाते है। कुछ छोग मोक्ष प्राप्त 
करने की आशासे कर्मरूपी बाँंहोको अपना आधार बनाते है, परन्तु वे विधि और 
निषेध अर्थात्‌ कत्तंव्याकर््तव्यके भँवरमें फेस जाते है । जिसमे वैराग्यकी नौकांका भी 
प्रवेश नही हो सकता, जिसमे विवेककी डोरी भी नही पहुँचती और जिसे योग- 
है, साधनासे ही थोडा-बहुत और वह भी क्वचित्‌ ही पार किया जा सकता है, उस 
माया-नदीके सम्बन्धमे यदि यह कहा जाय कि जीवमे उसे तैरकर पार करनेकी शक्ति 
तो इस प्रकारके कथनकी किससे उपमा दी जा सकती है ? यदि पथ्य न करनेवाले 
रोगीका रोग अच्छा हो सकता हो, यदि इस बातका पता चल सके कि दुर्जनकी वृद्धि 


आठवाँ अध्याय श्व५्‌ 


समझ लेती है कि यह भूखा है। उस समय यह बात नही होती कि बच्चेको दूठे-फूटे 

शव्दोमे पहले मातासे यह कहना पडे कि सुझें दूध दो तब वह उसे दूध पिछावे | वह 

विना उसके कहे ही उसकी इच्छा समझ लेती है और उसे पूर्ण भी कर देती है | इस- 

लिए यदि क्ृपासागर भुरुमे अपने भक्तके प्रति इतना प्रेम दिखाई पडे तो इसमे 

5 कोई बात नही है । अच्छा, अब यह सुनिये कि इस पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
क्या कहा । 


श्रीभगवानुवाच--- 
अक्षरं ब्रह्म परम स्वभावोध्ध्यात्ममुच्यते। 
भूतभावोूवकरो विसर्ग:.. कर्मसंज्ञितः ॥ ३ 0 

सर्वेश्वर श्रीकृष्ण ने कहा--“जो वस्तु अनेक छिद्रोसे युक्त इस शरीरमे रहने पर 
भी उसमेसे कभी गिरकर बाहर नही निकल्‍रूती, इसके विपरीत जो वस्तु इतनी सूक्ष्म 
है कि हम उसे शून्य भी नही कह सकते और जो आकाशके पल्लेमे से छानी गई हो, 
परन्तु इतनी विरल और सूक्ष्म होने पर भी जो हिलोरने पर भी प्रपंचकी इस झोली- 
भेसे नीचे नही गिरती, वह परत्रह्म है । वह ब्रह्म-तत्व ऐसा है कि यदि आकार उत्पन्न 
भी हो जाय तो भी वह जन्मका विकार नही जानता और आकार का छोप हो जाने 
पर भी उसका लोप नही होता । इस प्रकारका जो क्रह्म-तत्व अपनी स्वयं-सिद्ध अवस्था 
मे निरन्तर रहता है, हे भाई अर्जुन, उसको अध्यात्म कहते है। स्वच्छ आकाशमें 
रंग-बिरगे मेघ-पटल उत्पन्न तो होते हैं, परन्तु उनके सम्बन्धमे कोई यह नही जानता 
कि ये कैसे उत्पन्न होते है और कहाँसे आते हैं। इसी प्रकार उन निराकार और शुद्ध 
ब्रह्मसे प्रकृति और अहंकार आदि भिन्न-भिन्न भूत उत्पन्न होते है। और उन्हीसे 
ब्रह्माडकी रचनाका आरम्भ होता है। निविकल्प ब्रह्मकी भूमिमे ही “अह बहुस्याम्‌* 
वाले संकल्पका बीज पहले-पहल जमकर अकुर निकालता है और तब वह शीघ्र ही 
ब्रह्मांडके रूपसे चारो ओर फैककर भर जाता है। यदि प्रत्येक ब्रह्मांडके गोलको 
अच्छी तरह देखा जाय तो वह उस मूल बीजसे ही अर्थात्‌ उस ब्रह्म-तत्वसे ही भरा 
हुआ दिखाई पडता है, परन्तु उन्तके मध्यमे उत्पन्न होनेवाले तथा नष्ट होनेवाले जीवो- 
की गिनती भी नहीं की जा सकती । फिर उन क्रह्माडोके भिन्न-भिन्न अंश भी उसी 
अहं-वहुस्थामु वाले आदि संकल्पका जल्दी-जल्दी जप करने रूगते है, जिससे अनेक 
प्रकारकी इस अनन्त सृष्टिकी वृद्धि होती है। परन्तु सृष्टि के इन सभी पदार्थमि वह 
एकमेवाहितीय परन्रह्म ही ओतप्रोत भरा रहता है । और यह अनेकत्व, यह भेद-भाव 
उस पर केवल वाढके समान छाया रहता है । इसी प्रकार यह भी समझमे नही आता 
आता कि इस सृष्टिमे जो सम और विपम भाव दिखाई पड़ते है, वे किस प्रकार 
उत्पन्न होते है। यवि यह कहा जाय कि इस स्थावर-जगात्मक विश्वकी रचना व्यर्थ 
मनोविनोदके लिए ही हुईं है, तो उसमे उत्पन्न होनेवाले भूत मात्रकी छाखो जातियाँ 
दिखाई पडती है । यदि यो ही देखा जाय तो जीवोके इन अंकुरोंकी न तो कोई संख्या 
ही जानी जा सकती है और उनके भेद-भावकी कोई सीमा ही स्थिरकी जा सकती 
है। परन्तु यदि उनके मूलका पता रूगाया जाय तो यही जान पडता है कि इन सबकी 
उत्पत्ति उसी शून्य त्रह्मसे हुई है । इस सृष्टिका मूल कर्त्ता तो कही मिलता ही नहीं; 


रे 


१२६ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


किस प्रकार वजमें की जा सकती है अथवा यदि लोभी पुरुष हाथमें आई हुईं सम्पत्ति 
छोड सकता हो, यदि चोर भरी सभामें घुस सकता हो अथवा मछलीको वंशी निगल 
सकती हो, अथवा कोई डरपोक आदमी किसी यक्षिणीक्रों डराकर पीछे हटा सकता 
हो अथवा यदि हिरनके बच्चे जाल तोड सकते हो या च्यूँटी मेर पर्व॑तपर चढ़कर 
उसके उस पार जा सकती हो तो जोव भी माया-नदीके उस पार पहुँचा हुआ दिखाई 
पड सकता है । इसी लिए, हे भाई अर्जुन, जिस प्रकार स्त्रीको ही सत्र कुछ समझने- 
वाला मनुष्य स्लीको अपने वशमे नहीं रख सकता, उसी प्रकार जीव भी माया-नदीको 
तैरकर पार नही कर सकता । जो एक-निष्ठ छोग अन्यय भावसे केवल मुझको ही 
भजते है, वही इस नदीको तैरकर पार कर सकते है। बल्कि यो कहना चाहिए कि 
ऐसे लोगोकी माया-नदीके उस पार जानेकी आवश्यकता ही नही होती, क्योकि उनके 
सामने इसी पार जल नही रह जाता । जिन्हे सदगुरु रूपी अच्छी नौका मिलू गई है, 
जिन्होंने कसकर अनुभवका कछाडा वाँध लिया है और जिन्हे आत्म-बोध रूपी बेडा 
मिल गया है, जिन्होंने अहंकारका भारी बोझ फंककर संकल्प, विकल्पकी लहरोसे 
चवचकर और विषयाशक्तिकी प्रवल धारसे बचकर ऐक्यके घाट पर पहुँचकर आत्म- 
बोधवाला चह पा लिया है और तव जो जल्दीसे निराशाके उस पार पहुँच गये है, 
वही लोग जल्‍दी जल्दी वैराग्यके हाथ मारते हुए और अहं-ब्ह्मास्मिवाली श्रद्धाकी 
सामर्थ्यंसे ऊपर लहराते हुए अन्तमे अनायास ही निवृत्ति तट पर जा पहुँचते है । जो 
लोग इस मार्गसे मेरी भक्ति करते है, वे ही पैरकर मेरी इस मायाको पार कर सकते 
है । परन्तु ऐसे भक्त विरले ही होते हैं और वे अधिक संख्यामें नही दिखाई पडते । 

नसां दुष्कृतितों भुढाः प्रपच्चन्ते नराघसाः। 

सायायापहतज्ञाना आसुरं भावमाशिताः ॥ १५ ४ 

चतुरविधा भजन्ते भां जनाः सुकृतिनोष्जुंच ॥ 

आर्तों जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतषंभ ॥ १६ 0४ 

“इस प्रकारके भक्तोके सिवा बहुत-से ऐसे ही लोग होते है, जिन पर अहंकारका 

'भूत सवार रहता है; और इसी लिए वे लोग आत्मज्ञानको भूछ जाते है। वेद कहते 
हैं कि जब मनुष्यमे इस प्रकारके अहंकारका संचार होता है, तब नियमका---अर्थात्‌ 
इन्द्रिय-निग्रहका--परदा उठ जाता है, भावी अध पातकी लज्जा नष्ट हो जाती है 
और भ्राणी ऐसे ऐसे काम करने रूगता है, जो कभी नही करने चाहिए । ऐसे प्राणी 
इन्द्रियरूपी ग्रामके राजमार्गमें अहंकारकी वकवाद करते हुए अनेक प्रकारके विकारो- 
का समुदाय एकत्र करते है। और जब अन्तमें उन पर दुःख तथा शोकके निरन्तर 
आधात होने रूगते है, तव उनकी स्मृतिका नाश हो जाता है । और इन सब बातों- 
का कारण यही भ्रकृृति या माया है इसीके कारण वे सब जीव मुझे भूल गये है । 
आत्म-हितका साधन करनेवाले मेरे भक्त चार प्रकारके होते है--आत्तं, जिज्ञासु, 
अर्थार्थी और ज्ञानी । 

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते। 

प्रियो हि ज्ञानिनोध्त्यथंमहं स चु सम प्रियः ॥ १७ ॥ 

/इनमेसे आत्त छोग अपने दुखोका निवारण करनेके लिए. जिआसु लोग ज्ञानकी 


2३६ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


साथ ही इस सृष्टिका कहीं कोई कारण भी नही दिखाई पड़ता । पर बीचमें ही यह 
सृष्टि रूपी कार्य आपसे आप और बहुत तेजीके साथ बढ़ने गता है । इस प्रकार बिना 
किसी कत्तकि ही उस निराकार ब्रह्म पर यह जो इन्द्रिवगम्य आकारकी छाप पड़ती 
है, उसीको “कर्म” कहते हैं । शा जम 
अधिभत॑ क्षरो भावः पुरुषश्वाधिदेवतम्‌ । 
अधियज्ञोह्हमेवात्र देहे देहभूृतां वर॥४ ॥ 

“अब मैं संक्षेपमें अधिभूतका निरूपण करता हूँ । जैसे मेघ प्रकट होते और 
नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार जो ऊपरसे तो देखनेमे आता है, परन्तु वास्तवमे नग्वर 
है, जो पंचमहाभूतोके अँशोके परस्पर मिश्रणसे बना हुआ है, जो भूतोका आश्रय ग्रहण 
करके और उन्हीमें मिश्रित होकर भासमान होता है, परन्तु जो नाम-रूप आदिसे 
विशिष्ट भूत संयोगके बिगडते ही नष्ट हो जाता है, उसीको अधिभूत कहते है। अधि- 
दैवतसे पुरुषका अभिप्राय समझना चाहिए । प्रकृतिके द्वारा जो-जो वस्तुएँ उत्पन्न होती 
है, यह उन सबका उपभोग करता है । यह पुरुष ही चैतन्य आर्थात्‌ बुद्धिका नेत्र अथवा 
द्रष्ट है, यही इन्द्रियोके प्रदेशोंका मुख्य अधिकारी अथवा राजा है और यही घह वृक्ष 
है जिस पर देहके नष्ट होनेके उपरान्त संकल्प-विकल्प रूपी पक्षी जाकर विश्राम करते' 
हैं। यह “अधिदेवत”” नामका पुरुष वास्तवमें मूलवाला परमात्मा ही है, परन्तु पर- 
मात्मासे कुछ भिन्न हो गया है। यह अहंकार-निद्राके वशमे रहता है और इसी लिए 
स्वप्न-तुल्य मायाके झगड में हर्ष और शोक आदिका अनुभव करता है। जिसे छोग 
साधारणत., जीव कहते 57 वह इसी पंचाभूतात्मक शरीर-पिंडमेंका अधिदैवत है । 
जो इस शरीर-रूपी राज्यमें शरीर-बुद्धिका छोप करता है, वह मैं ही हूँ और मुझे 
ही इस शरीरमें का अधियज्ञ समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो अधिदैव और 
अधिभूत है; वे दोनों भी वस्तुत. मैं ही हूँ । परन्तु जव चोखा और निर्मल सोना 
घटिया सोनेमे मिल जाता है, तो क्या वह बढ़िया सोना भी हलके मेछका और घटिया 
सोना नही हो जाता ? परन्त फिर भी वह निर्मल सोना स्वयं कभी मलिन नही होता 
ओर न उस घटिया सोनेका अंश ही होता है । परन्तु जब तक वह हरूके और घटिया 
सोनेके साथ मिला रहता है, तब तक उसे हलका घटिया सोना हो कहना ठीक है । 

उसी अकार ये अधिभूत आदि जव तक प्रकृतिया मायाके परदेसे ढेँके हुए हैं, तब तक' 
उन्हे मूल ब्रह्मसे भिन्न ही जानना चाहिए । परन्तु जब अविद्याका परदा दूर हो जाता 
है और भेद-बुद्धिकी गाँठ टूट जाती है, तब ये अधिभूत आदि सब हृश्य नष्ट होकर 
और परब्रह्मके साथ मिकककर एक-रूप हो जाते हैं। उस समय उनमे का पारस्परिक 
भेद भला कैसे रह सकता है ? वालोके जुड़े पर यदि स्वच्छ स्फटिक की शिला रख 
दी जाय तो नेत्रोको वह स्फटिक शिल्ता टूटी हुई सी दिखाई पडती है। परन्तु यदि 
उसके नीचेसे वालोका वह जूडा या रूट हटा ली जाय तो फिर कौन कह सकता है 
कि उस स्फटिक शिलाका वह टूटा हुआ रूप कहाँ चछा जाता है ? क्या उस समय 
कोई उसके ढूटे हुए बंशोको फिससे जोड देता है ? 'ास्तवमे यह वाल तो होती ही 
। उस समय भी वह झिरा पहलेकी ही भाँति ज्यों की त्यो और अखण्ड 


सातवाँ अध्याय १२७ 


'छालसासे और अर्थार्थी छोग द्रव्य प्राप्त करनेकी इच्छासे मेरे भक्त होते है । परन्तु 
चौथे प्रकारके जो भक्त होते है, उनमे कोई ऐसी वासना नही होती, जिसकी वे तृप्ति 
करना चाहते हो, और इसी लिए वही ज्ञानी छोग मेरे सच्चे भक्त होते हैं। क्योकि 
उसी ज्ञानके प्रकाशसे भेद-भावका अन्धकार नष्ट हो जाता है, इसी लिए वे मद्गप हुए 
रहते है और साथ ही मेरे भक्त भी हो जाते है। परन्तु जिस प्रकार स्वच्छ स्फटिक- 
की शिलो--उस प्ररसे बहने वाले पानीकी गतिके कारण--साधारण जनोकी दृष्टिमे 
क्षण भरके लिए पानीके समान जान पडती है, ठीक उसी प्रकारकी अवस्था ऐसे ज्ञानी 
पुरुषकी भी होती है । यह वर्णन करनेका कोई विलक्षण या अद्भुत प्रकार नही है । 
जिस समय वायु शान्‍्त होकर आकाशमे मिल जाती है, उस समय आकाझसे भिन्‍न 
उसका कोई वायुभाव नही रह जाता । ठीक इसी प्रकार जब वह ज्ञानी मुझमे मिलूकर 
एक हो जाता है, तब इस प्रकारके विधान या कथनके लिए कोई स्थान ही नही रह 
जाता कि--वह भक्त है” । यदि वायुकी हिला या चछाकर देखा जाय, तभी उसका 
आकाशसे भिन्न स्वरूप दिखाई पडता है और तभी इस वातका प्रत्यय होता है कि 
वह आकाशसे भिन्न है। और नही तो वह स्वभावत गगनके रूपमे ही रहती है । 
इसी प्रकार जव वह ज्ञानी शरीरके द्वारा कर्मोका आचरण करता है, उस समय 
लोगोको ऐसा अनुभव होता है कि वह भक्त है। परन्तु वह अपने आत्मानुभवसे सहज 
गुणके कारण मद्गूप हुआ रहता है अपने ज्ञानके प्रकाशके कारण वह यह समझता है 
कि मैं आत्मा ही हूँ और इसी लिए मैं भी प्रेमके आवेशमे उसे आत्मा ही कहता हूँ । 
जो जीवत्वके उस पारका आत्म-स्वरूपका सकेत पहचानकर व्यवहार या आचरण 
कर सकता है, वह क्‍या केवल भिन्न देहधारी होनेके कारण ही कभी परमात्म-तत्वसेः 
चास्तवमे अलग हो सकता है ? रु 
उदाराः सर्व॑ एवेते ज्ञानी त्वात्मेव से सतम्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ १८ ॥ 

“इसी लिए केवल अपना कार्य सिद्ध करनेके उद्देष्यसे जिसे देखो, वही भक्त बन- 
कर मेरे साथ चिमटने रूगता है, परन्तु ऐसा भक्त केवल ज्ञानी ही है, जिश्नका प्रिय 
विषय केवल मैं ही रहता हूँ । इस प्रकार श्रीकृष्णने जो कुछ कहा, वह मिथ्या नही 
था; क्योकि देखो- दूधके लोभसे सभी जगह लोग गौको वाँधकर रखते है, परन्तु उस 
बन्धनका अद्य बिना डोरीके ही उसके बछडेको भी कैसे मिल जाता है ? विना किसी 
तरह की डोरीसे बँधे रहने पर भी वछडा जो वन्धनमे पडा रहता है, इसका कारण 
यही है कि तन, मन और प्राणसे वह बछडा अपनी माँके साथ ही सम्बद्ध रहता है 
और माँको छोडकर और किसीको वह नही जानता । उसे देखते ही वह कहता है--- 
“थही मेरी माँ है” । इस प्रकार जब वह गौ देखती है कि मेरे बिना यह वछडा 
विलूकुल अनाथ और अनाश्रित है, तव वह गौ भी उस पर बैसी ही एकान्तिक प्रीति 
रखती हैं। इसी लिए श्रीकृष्णने जो कुछ कहा है, वह विलरूकुछ ठीक है। अस्तु। 
भगवानने फिर कहना आरम्भ किया--है अजुन, वाकी जो और तीन प्रकारसे भक्त 
'सैने तुम्हें वतलाये है, वे भी अपने अपने स्थान पर अच्छे ही हैं और मुझे भी वे भले 
रूगेते हैं। परन्तु मेरा ज्ञान हो जाने पर जो फिर पीछे छौटना ठीक उसी प्रकार भूल 


आठवाँ अध्याय १३७ 


रहती है। वह तो केवछ बालोंके जुडे या छटकी संगतिके कारण ही टूटी हुईं सी 
जान पड़ती है और इसी लिए उस जूड या लटके दूर होते ही वह फिर ज्योकी 
त्यो और अखंड दिखाई पडती है। इसी प्रकार जब अधिभूत आदिका अहंभाव नष्ट 
हो जाता है, तब परब्रह्मके साथ उसका वह मुलवाला ऐक्थ ज्योका त्यो और पहलेकी 
ही तरह बना रहता है। जिसमें यह ऐक्य होता है, वही अधियज्न मैं हूँ । हे अर्जुन, 
अपने मतमे यही अभिप्राय रखकर मैंने पहले (अर्थात्‌, “कर्मजान्विद्धि तान्सवरनियं' 
आदि इलोकोमे) तुम्हे यह बतलाया है कि कर्मोसे ही सब यज्ञ उत्पन्न होते है । समस्त 
जीवोकी विश्वान्तिका यह निष्काम ब्रह्म-सुखका गुप्त भाडार मैंने आज तुम्हे खोलकर 
दिखला दिया है। पहले बच्छी तरह वैराग्यका ईंधन लगाकर इच्द्रियोकी अग्नि 
अज्वलित करनी चाहिए और तब उसी अग्निमे विषय-द्रव्योकी आहुति देनी चाहिए । 
फिर वज्जासनकी भूमि शुद्ध करके इस शरीर-मंडपमे मूलबन्धकी मुद्राकी यज्ञवेदी 
बनानी चाहिए । इस प्रकारकी सिद्धि हो जाने पर इन्द्रिय-निग्रहके कुंडमे योगरूपी मन्त्र- 
का घोष करते हुए यथेष्ट मात्रामे इन्द्रिय-द्ृव्योको अपित करना चाहिए। फिर मन 
और प्राण-वायुके निग्रहको ही इस यज्ञ-विधानका समारम्भ मानकर निर्मल ज्ञान रूपी 

अग्निको सन्तुष्ट करना चाहिए । जब इस प्रकार ज्ञानकी अग्निमे सब कुछ अपित कर 
दिया जाता है, तब वह ज्ञान समस्त ज्ञेय वस्तुओमे छीन हो जाता है और तब केवल 
ज्ञेयवाले स्वरूपमे ही सब जगह अवशिष्ट रह जाता है। इस ज्ञेयको ही “अधियज्ञ 

कहते है।” इस प्रकार सवज्ञ श्रीकृष्णने जो बातें कही, वे सब तत्काल ही बुद्धिमान 

अर्जुनकी समझमे आ गई यह देखकर श्रीकृष्णने कहा--हे पार्थ, तुम अच्छी तरह 

मेरी बातें सुन रहे हो न ?” श्रीक्ृष्णके ये शब्द सुनकर भर्जुनने अपने आपको परम 

धन्य समझा । बालकक़ी तृप्ति देखकर माता* भी तृप्त होती है और शिष्यका समाधान 

देखकर गुरुका भी समाधान होता है; और इस बातका ठीक ठीक अनुभव उस माता 

अथवा उस ग्रुरुको ही हो सकता है, दूसरोकों तो इन बातोकी ठीक ठीक कल्पना भी 

नही हो सकती । इसी लिए अर्जुनसे शरीरमे सात्विक भावोकी लहर उठनेसे पहले ही 

स्वयं श्रीकृष्णके शरीरमे सात्विकं भावोकी लहर उठी। वह लहर इतनी प्रवरकू थी कि 

किसी प्रकार रोके नहीं रुकती थी । परन्तु फिर भी श्रीकृष्णने किसी प्रकार अपनी 

बुद्धि ठिकाने रखकर पूर्णताको प्राप्त सुगन्‍्धके समान अथवा अम्ृतकी परम शीतल 

लूहरोके समान कोमछ और रसाऊहू वचन कहने आरम्भ किये। उन्होने कहा---/“भइया 

ओता-श्रेष्ठ अर्जुन, सुनो । जब एक बार माया इस प्रकार जलने लगती है, तव उस 

अग्निमे उसे जलानेवाला ज्ञान भी जलकर राख हो जाता है। 

अन्तकाले च सासेव स्मरस्सुक्त्वा कलेंवरम्‌। 
यः प्रयातिस मद्भाव॑ याति नास्त्यन्न संशयः॥ ५ ॥ 


“जिसे अधियज्ञ कहते है और जिसका वर्णन मैंने अभी तुमसे किया है उस अधि- 
यज्ञके सम्बन्धमे जो लोग यह समझते है कि वह आदिसे अन्त तक “मैं” ही हूं, वे 
अपने शरीरको उसी घरके समान समझते है जो अवकाशको अपने भीतरी भागमे भी 


१२८ हिन्दी झानेश्चरी 


जाते हैं, जिस प्रकार समुद्रके साथ नदीके मिल जाने पर उसका पीछे छौटना असम्भव 
हो जाता है और इसी प्रकार जिनके अन्त.करणमे उत्पन्त होनेवाली अनुभूति-गंगा 
भेरे स्वरूप-सागरमे आकर मिल जाती है, उस भक्तको बिलकुल मेरा ही स्वरूप 
समझना चाहिए--ण्ह समझना चाहिए कि वह भक्त नही है, स्वयं मै ही हूँ । अब 
इस बातका और अधिक विस्तार क्यो किया जाय ? वास्तविक वात तो यह है कि 
जो ज्ञानी है, वह मेरा शुद्ध चैतन्य और प्रत्यक्ष आत्मा ही हैं। वास्तवमे यह बात तो 
किसीसे कहने योग्य ही नही है। परन्तु क्या किया जाय ! जो बात नहीं कहनी 
चाहिए थी, वही मैं कह बैठा हू । 

बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते। 

वासुदेवः स्वंिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ १९ ॥ 

“ऐसा पुरुष विषयोके भीषण जंगलूके काम और क्रोध रूपी विकारोंके संकटोसे 
बचकर निर्मेछ वासनाके पहाड पर आ पहुँचता है । फिर, भाई वीर श्रेष्ठ अर्जुन, वह 
सत्संगति प्राप्त करके और कर्मे-संन्यासका टेढ़ा-तिरछा मार्ग एक ओर छोडकर सररूू 
सत्कर्म-योगके राज-मार्ग पर चरू पड़ता है। फिर वह सैकड़ो जन्मो तक उसी मार्गसे 
प्रवास करता रहता है। इस प्रवासमे वह अपने पैरोमें आशाके खड़ाऊँ तक नहीं 
पहनता । फिर वहाँ फरल-हेतुके विचारके लिए कहाँ स्थान रह जाता है ? वह इस 
प्रकार जन्म-जन्ममे शरीर घारण करनेक्ी मायाके रात्रि कारूमे वासना-सग छोडकर 
कम-योगके मार्ग पर वेगके साथ अकेला ही चलता रहता है। बस इसी बीचमें कर्मो- 
का क्षय होते ही उसके लिए ज्वानका प्रभात हो जाता है। उसी समय गुरुकी कृपासे 
उष-काल हो जाता है, ज्ञान सूर्यकी किरणे आकर उसपर पड़ने रूगती हैं और तब 
उसकी दृष्टिके सामने भेद-भाव-रहित एकत्वकी सम्पत्ति प्रकट होती है । ऐसी अवस्था- 
मे वह जिस जिस दिशामे देखता है, उस उस दिशामे उसे केवल मैं ही दिखाई पडता 
हूँ, और यदि वह कुछ भी न देखे और बिलकुल निश्चेष्ट तथा जान्त रहै, तो भी 
उसके हृदयमें केवल मैं ही भासमान रहता हूं । मेरे सिवा उसके लिए कही और 
कुछ भी नही होता । जिस प्रकार पानीमे डूबे हुए वरतनके अन्दर और बाहर सक 
जगह पानी ही पात्ती रहता है, उसी प्रकार वह भी मुझमे निमग्न रहता है और उसके 
अन्दर और बाहर भी केवरू मैं ही रहता हू । परन्तु वह अवस्था ऐसी नही है, 
शब्दोके द्वारा वर्णण किया जा सके। इसी लिए अब में केवकू इतना ही कहता हूँ 
कि जब इस क्रकार ज्ञान-सम्पत्तिका. भंडार उसके लिए खुल जाता है, तब वह उस 

जान-द्रव्यको अपने व्यवहारमे लाकर समस्त विश्वको अपना-सा कर छेता है। उसे 

यह अनुभव होने रूगता है कि इस दृष्टिमे'जो कुछ है, वह सब श्री वासुद्देव ही हैं; 
और इस अनुभव-रससे उसका अन्तरंग आपसे आप इतना ही अधिक भर जाता है 
कि अन्तमे वही श्रेष्ठ भक्त और सच्चा ज्ञानी ठहरता है। उसके आत्मानुभवका भाडार 
इतना अधिक विस्तृत होता है कि उसमे सृष्टिके स्थावर और जंगम सभी पदार्थ समा 
सकते है। भाई अर्जुन, ऐसा महात्मा बहुत ही दुलंभ होता है | हाँ जो कामिक भावना 
से मेरी भक्ति करते है और जो जाशाके अधेरेमे श्रन्चे होकर इधर-उधर भटकते रहते 


न] 


१३८ हिन्दी ज्ञानेदवरी 


भरे रहता है और स्वयं भी वाहरके उसी अवकाशमें रहता है। बस इसी प्रकार वे 
लोग ब्रह्म-हप होकर अन्दर और बाहर सब जगह सदा ब्रह्म-स्वरूपमे ही निवास 
करते हैं। जब वे ब्रह्मानुभवके भीतरी घरमे निश्चयकी कोठरीमे प्रवेश करते है, तब 
उन्हें ब्रह्मके अतिरिक्त वाहरके और किसी पदार्थंका कुछ भी स्मरण नही रहता। 
इस प्रकार जो लोग अन्दर और बाहर एक-रूप होकर मद्गूप हो जाते है, उनके लिए 
बाहरका पंचमहाभूतोवारछा देहरूपी आवरण इस प्रकार गिर जाता है कि उन्हे पता 
भी नही चरूता । जिस समय यह शरीर खडा रहता है, जब उसी समय उन्हे उसकी 
कोई चिन्ता नही रहती, तब फिर यदि वह गिर पड़े तो भरता उन्हे उसके गिरतेका 
क्या दु'स हो सकता है ? अब यदि उनका शरीर गिर पड या नष्ट भी हो जाय, 
तो भी उनके ब्रह्मानुभवमें तिछू मात्रकी भी कमी नहीं होती। उन्तकी वह अनुभूति 
मानो एकताकी जीती-जाग्रती पुतली ही होती है। वह पुतली नित्यताके चौखटेमे 
वैठाई हुई होती है और सम-रसताके समुद्रमे घोकर वह॒ इतनी स्वच्छ की हुई होती 
है कि फिर उसमे नामको भी कही मरू बाकी नहीं रह जाता । यदि किसी गहरे 
जलाशयमे पानीका घडा डुवाया जाय तो वह अन्दर भी पानीसे भरा रहता है और 
बाहर भी चारो ओर पानीसे घिरा रहता है। अब उस अवस्थामे यदि वह घड़ा दैव- 
योगसे टूट जाय तो क्या उसके साथ वह जल भी टूट जाता है ? अथवा जिस समय 
साँप अपनी केचुली छोड़ देता है अथवा गरमीके कारण भनुष्य अपने शरीर परके वच्त 
उतारकर रख देता है, उस समय क्या कभी उस साँप अथवा मनुष्यके अंगरोमे भी 
किसी प्रकारका परिवर्तेन या उलट-फेर होता है? ठीक इसी प्रकार यह नाम-रूपात्मक 
देह भी नष्ट हो जाता है, परन्तु उसमेकी ब्रह्म नामक सदवस्तु उस देह आदिके बिना 
ही स्व-स्वरूपसे ज्योंकी त्यो बनी रहती है । फिर जो बुद्धि उस ब्रह्म स्वरूपके साथ 
सम-रस होकर स्वयं ब्रह्म ही वन जाती है, वह किस प्रकार छिन्न भिन्न और अव्य- 
वस्थित हो सकती है ? इसी लिए जो लोग इस प्रकार देहावसानके समय मुझे जानते 
हुए गरीर छोडते है, वे मद्रप ही हो जाते है । 
ये य॑ वापि स्मरन्सावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌। 
तं तमेबेति कौन्तेव. सदा तझूवभावितः॥ ६ 0 
तस्मात्सवंषु कालेषु सासनुस्मर युध्य च। 
मय्यपितसनोवुद्धिर्ममिवैष्यस्थसंशयम्‌ 0७१० 
_साधारणतः यही नियम हैं कि जिस समय मृत्यु आती है, उस समय मनुष्य 
अपने मनमे जिसका ध्यान या स्मरण करता है, वही वह हो जाता है। जिस प्रकार 
कोई भयभीत होकर वायु-वेगसे किसी ओर दौड़ने छथे और दौडता हुआ अचानक 
कुएँस गिर पड़े, उस समय उसके गिरनेसे पहले उसे सँभालनेके लिए आगे कोई वस्तु 
नही रहती, और इसी कारण उसके लिए कृएँमे गिरनेके सिवा और कोई उपाय ही 


नहीं रह जाता, उसी प्रकार जब मृत्युका समय जाता है, तव जीवके सामने जो 
दाल्पता आकर खडी होती है उसी कल्पनाके रूपके साथ मिल जानेके सिंचा उसे 


सातवाँ अध्याय १२९ 


हैं, ऐसे दुसरे प्रकारके भक्त, जितने चाहो; उतने मिल सकते है । 
कामेस्तेस्तेहंतज्ञानाः प्रपच्चन्तेष्न्यदेवता: । 
तं त॑ नियमसास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ २० ॥ 

“फलकी वासना रखनेके कारण उनके अन्त करणमे काम ( अर्थात्‌ विपय- 
वासना ) का प्रवेश हो जाता है, और उसी कामके थपेडेसे ज्ञानका दीपक बुझ जाता 
है। इससे वे अन्दर और बाहर घोर अन्धकारमे डूब जाते है, और यद्यपि मैं उनके 
बिलकुल पास रहता हूँ, परन्तु फिर भी वे भुझे नही देख पाते और तब वे तन-मनसे 
दूसरे देवताओके भजनमे लूग जाते है। ऐसे पुरुष पहलेसे ही मायाके दास बने हुए 
रहते हैं, तिस परसे विषय-भोगके फेरमे पडकर वे और भी अधिक दीन-हीन हो जाते 
है और तब वे लूम्पटतासे दूसरे देवताओकी भक्ति बडे कौतुकके साथ करते है। वे 
स्वयं अपनी ही बुद्धिसे अपने लिए न जाने कितने अधिक नियम और निर्बन्ध बना 
लेते हैं, पूजा-सेवाके न जाने कितने द्रव्य एकत्र कर लेते है और शास्रोक्त विधियोसे 
वे कितने ध्यानपूर्वक उन देवताओको वे द्रव्य अर्पेण करते है। 

यो यो यां यां तनु भक्तः श्रद्ययाचितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्पहम्‌ ॥ २१ ॥ 

“फिर भी भक्त चाहे जिस देवताका भजन करे, परन्तु उसके उस भजन और 
पूजनका फल मैं ही पूरा करता हूं । उसकी बुद्धिमे इस बातका भी निश्चय नही हुआ 
रहता कि समस्त देव-देवताओमे मेरा ही निवास रहता है, और इसी लिए उसके 
भनमे यह भेद-भाव बना रहता है कि जितने देव-देवता है, वे सब वास्तवमे अरूग- 
अलग ही हैं । 

स॒ तया श्रद॒यया युक्तस्तस्थाराधनमीहते। 
लभते च ततः कामान्मयेव विहितानि तान ॥ २२ ॥ 

“बह इस प्रकारकी श्रद्धासे युक्त होकर अपने इष्ट देवताकी यथा-विधि आराधना 
करता है, और जब तक कार्य-सिद्धि नही होती, तब तक उसकी वह आराधना अखंड 
रूपसे चलती रहती है । ऐसे भक्त अपने मनमे जिस फलकी कामना करते है, वह फल 
उन्हे मिल जाता है, परन्तु वह फल भी मुझसे ही उत्पन्न हुआ रहता है । 

अन्तवत्ु फल तेषां तद्भवत्यल्पसेधसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति सदभक्ता यान्ति सामपि ॥ २३ 0४ 

“परन्तु ये जो भक्त अपने संकुचित सकलपो और विचारोके वाहर कभी नही जाते, 
उन्हे मेरा कुछ भी ज्ञान नहीं होता, और इसी लिए उन्हे जो फल प्राप्त होता है, 
उसका कभी न कभी अन्त होना भी अवश्यम्भावी होता है और वे फल शाइवत नही 
होते । इतना ही नही; वल्कि इस प्रकारकी भक्तिसे केवल सांसारिक साधन ही प्राप्त 
होते हैं, क्योकि आत्मानुभवके बिना ये सब फल-भोग क्षण भर दिखाई पड़नेवाले 

स्वप्नके समान ही होते है । परन्तु यदि हम विचार क्षण भरके लिए छोड़ भी दे तो 
भी एक भौर बात यह है कि वे जिस देवताका प्रेमपूर्वंक भजन करते हैं, उसी देवताका 

९ 


आहठवाँ अध्याय १३९, 


प्राणी के लिए और कोई उपाय ही नहीं रह जाता । इसी प्रकार जागते रहनेकी 
दशामें जीवको जिस बातका बराबर ध्यान वना रहता है, वही वात आँख छूगने 
पर उसे स्वप्नमे भी दिखाई पडती है। इसी प्रकार जीवित अवस्थां मे जीवकी जो 
लालसा पूरी नही होती, उसके प्रति मरनेके समय उसका'अनुराग बहुत अधिक ग्ढ 
जाता है ! और यह नियम है कि मरनेके समेय जीवको जिसंका स्मरण होता है, 
उसीकी योनिमे वह जाता है । इसी लिए तुम सदा मेरा ही स्मरण रखा करो | तुम 
अपनी आँखोसे जो कुछ देखो, कानोसे जो कुछ सुनो, मनमे जो कुछ चिन्ता करो 
अथवा वाचासे जो कुछ बोलो, वह सब अन्दर और बाहर मद्रप होकर ही देखो, 
सुनो, चिन्तन करो और बोलो--मद्रूप होकर ही सब प्रकारके आचरण करो । 
बस फिर सदा और सब जगह मैं ही सहज भावसे सिद्ध रहँगा। अजु न, 
यदि तुमसे ऐसा हो सके तो फिर चाहे ठेहका नाश ही क्यो न हो जाय, 
परन्तु फिर भी तुम्हे मृत्युका कुछ भी भय न होगा। फिर भर्ता केवल युद्ध करनेमे 
तुम्हे क्या डर हो सकता है ? यदि तुम वास्तविक रूपमे अपना मन और बुद्धि मेरे 
आत्मस्वरूपमे अपंण कर दोगे, तो मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता है और तुम्हे वचन देता 
हैँ कि तुम मत्स्वरूप ही हो जाओगे । यदि तुम्हारे मनमे अभी तक इस बातकी गका 
बनी ही हो कि यह किस प्रकार होगा, तो तुम पहलेसे ही इसका अभ्यास करके 
० लो। और यदि फल-सिद्धि न हो तो तुम खुशीसे मुझ पर क्रोध कर 
सकते,हो.। . ., - 
अभ्यासयोगयुक्‍्तेवन चेतता. नानन्‍्यगासिना । 
परम पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥ ८ 0 

“इसी प्रकारके अभ्याससे यह कर्म-योग चित्तको निर्मल और समर्थ करता है।' 
जिस प्रकार युक्तिके बल से पंग्रुल आदमी भी पहाड पर चढ जाता है, उसी प्रकार 
कर्मंयोगके अभ्याससे तुम अपना मन परल्रह्मके मार्ग मे लूमाओ। वस फिर मन और 
शरीर चाहे रहे और चाहे नष्ट हो जाये, उससे कुछ भी हानि न होगी। जो चित्त 
भनुष्यको अनेक प्रकारकी अवस्थाओ मे ले जाता है, वह यदि भात्मामे रत हो जाय 
तो फिर इस बातका ध्यान किसे रह सकता है कि यह शरीर नष्ट हो गया या बचा 
हुआ है ? जो पानी नदीके प्रवाहके साथ जोरोसे बहता हुआ जाकर समुद्रमे मिल 
जाता है, क्या वह कभी यह देखनेके लिए लोटकर आता है कि पीछे क्‍या हो रहा 
है ? कभी नही । वह तो समुद्रके साथ ए क-रूप होकर उसीमे रह जाता है । इसी 
प्रकार चित्त भी चैतन्य होकर पर-ब्रह्ममे ही रह जाता है। 

र्कावि पुराणसनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः । 

सर्वस्य धातारमसचिन्त्यरूपसादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ॥ ९ ॥ 

प्रयाणकाले सनसाध्चलेन भवत्या युक्तो योगबलेन चेव। 

अवोर्सध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्स त॑ पर॑ पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥ १० ॥ 

“जिसमे जन्म-मरणके सब झगडोका अन्त हो जाता है, जो परमानन्द-स्वरूप 

है, जो निराकार होता है, जिसमे जन्म और मरण नही होता, जो सबं-साक्षी है, जो 


१३० हिन्दी ज्ञानेदवरी 


स्वरूप वे प्राप्त करते हैं, परन्तु जो भक्त तन, मन और प्राणसे मेरे मार्गमें लगते है, वे 
देहान्त होते ही मद्रप हो जाते है। | 

अव्यक्त॑ व्यक्तिसापन्‍्त सन्यन्ते सासबुद्धयः। 

परं॑ भावभजानन्तो ससाव्ययसनुत्तमस्‌ ॥ २४ 0७ 

“परन्तु सामान्य प्राणी ऐसा नही करते और व्यर्थ ही अपने हिंतकी हानि कर 

बैठते है, क्योंकि वे अपने हाथकी हथेली पर पानी रखकर उसीमे तैरनेका प्रयत्न करते 
है। लेकिन जो लोग वास्तवमे पैरना चाहते हों, उन्हे गहरे पानीमे प्रवेश करना 
चाहिए । जब अमृतके समुद्रमे गोता गाया जाव, तव अपना मुँह ही क्‍यों जोरसे बंद 
करके रखा जाय और अपने मनमें किसी गड़ढेके पानीका स्मरण रखकर क्यो दु.ख 
किया जाय ? अमृतमे प्रवेश करके भी बलरूपूर्वक अपने ऊपर मृत्यु क्यों छी जाय ? 
इसकी अपेक्षा स्वयं अमृत वनकर अमृतमे ही क्‍यों न निवास किया जाय ? इसी 
प्रकार; हे भाई अजुन, यह फल-हेतुवाला पिंजरा छोडकर और अनुभवके पंख लगा- 
कर ज्ञानके आकाशमे खूब अच्छी तरह चक्कर क्‍यों न रूगराया जाय और उसके स्वामी 
धनकर क्यो न रहा जाय ? जब मनुष्य ऐसे ऊँचे स्थानमे उड़ने लूगता है, तब उसके 
पराक्रमसे सुख का इतना अधिक विस्तार होता है कि मनुष्य अपने आनन्दके आवेशम्में 
जितनी तेजीसे और जितना अधिक चाहे, उतना उड़ सकता है। उस अपरिमित 
आत्म-सुखको मापनेका प्रयत्न क्यों किया जाय ? मैं तो अव्यक्त और निराकार हूँ। 
फिर मुझे कोई व्यक्त और साकार क्‍यों माने ? मेरा स्वरूप तो स्वयं प्राणियोमे ही 


स्वत. सिद्ध है; फिर उसे प्राप्त करनेके लिए व्यर्थके साधनोके फेरमे पड़नेकी क्या 
आवश्यकता है ? परन्तु, भाई अर्जुन, यदि इस प्रकारके प्रइन किये जाये, तो वे जीवो- 
को कुछ अच्छे नही रूगते। 

नाहं॑ प्रकाहः सर्वस्थ' योगमायाससावुतः ॥ 

सुढो5्यं नाभिजानाति लोको माम्जमव्ययमु ॥ २५ ॥ 

“जीवोंकी आँखो पर मायाका धुन्ध छाया रहता है जिससे उन्हे कुछ भी दिखाई 

नही पड़ता । इसी लिए प्रकानमे भी वे मुझे देख नही सकते। नही तो क्या तुम एक 
भी ऐसी वस्तु बतरा सकते हो, जिसमे मेरा निवास न हो ? भरा कौन-सा जल ऐसा 
है जिसमे रस न हो ? या कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसे वायु स्पश न करती ही ? 


अथवा कौन से ऐसा स्थल है जिसमे आकाश न हो सकता हो ? बस यही समझ लो 
कि सारे विद्वमें एक मैं ही मैं भरा हूँ । 


वेदाहं समतीतानि वर्तसानानि चाजुन। 
भविष्याणि च भूतानि सांतु वेद न कश्बन ॥ २६ ॥ 


“हे अर्जुन, आज तक जो भूत मात्र हो गये हैं, वे सब अब मद्गप होकर ही रहते 
है; और इस समय भी जितने भूत है, वे सब मेरे ही है--उनमे मै ही है 
हे; डट रत है, स्वरूप है--उनमे मैं ही हू । 


और भविष्यमे जो भूत अभी उत्तन्‍्त होनेको है, वे भी मुझसे भिन्‍न नही है। यदि सच 
पूछो तो ये भी केवक मायाकी ही वाते हैं। और नही तो वास्तवमें न कुछ होता ही 


२४० हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


-आकाझसे भी प्राचीन है, जो परमाणुओं से भी कहीं अधिक छोटा है, जिसके सहवास- 
से विश्वको चेतना प्राप्त होती है, जो इन सब हृश्योंको प्रसव करता है, जिसके कारण 
यह विश्व जीवित रहता है, जिसके सामने हेतु भर्थातु कार्य-कारणवाला सम्बन्ध खड़ा - 
नही रह सकता, जो कल्पनासे भी परे है, जो दिनके समय भी चर्मचक्षुओके लिए उसी 
प्रकार अन्धकारके समान अहृर्य रहता है, जिस प्रकार दीपक अग्निमें प्रवेश नहीं कर 
सकता अथवा जिस प्रकार तेजमे अन्धकारका प्रवेश नहीं हो सकता, जो पूर्ण रूपसे 
निर्मल किए हुए सूर्य-रूपी किरणोकी राशि है, जो ज्ञानियो के लिए सदा उदित रहने 
वाले सूर्यके समान है और जिसके लिए छक्षणासे भी “अस्तमान” शब्दका प्रयोग 
“नही किया जा सकता, उप्त निर्दोष और परिपूर्ण स्वरूपवाले ब्रह्मको जो मरनेके समय 
शान्त चित्तसे और ज्ञानपूर्वकं स्मरण करता है, जो इस वाह्य शरीरसे पद्म नामका 
योगासन लगाकर और उत्तर दिशाकी ओर मुँह करके बैठता है, जो कर्म -योगका शाश्वत 
सुख पूरी तरहसे अपने आपमे भरकर ही अन्दर ही अन्दर एकत्र की हुई मनकी शक्ति 
से और ब्रह्म-स्वरूपकी प्राप्तिके प्र मसे बहुत शीघ्र आत्मस्वरूप प्राप्त करनेके लिए सिद्ध 
किये हुए योगकी सहायतासे, सुषुम्नाके बीचवाले मार्गसे, जिस समय अग्ति चक्रसे 
बह्म-रन्प्रकी ओर जाने लगता है और जिस समय प्राण-वायु महदाकाशमें संचार 
करने लगता है, उस समय देहादिका और चित्तका संयोग जिसे बहुत ही .तुच्छ और 
ऊपरी दिखाई देता है, परन्तु जो मनकी शान्तिसे सँभला रहता है, भक्तिकी भावना 

' से भरपूर रहता है और योगकी दशक्तिसे अच्छी तरह सिद्ध हुआ रहता है, वही जड़ 

ओर अ-जड़का लय करता है और भौहोंके मध्य भागमें घूमता रहता है । जिस प्रकार 

धण्टेका नाद घण्टेमे ही लोन हो जाता है अथवा जिस प्रकार किसी बरतनके नीचे दबा- 
कर रखे हुए दीपकके सम्बन्धमे किसीको यह पता नहीं चलता कि वह कब बुझ गया, 
उसी प्रकार जो ऐसी शान्त अवस्थामें यह शरीर छोड़ जाता है, वही पूर्ण परब्रह्म 
होता है। परम पुरुष नामका जो मेरा स्वयं-सिद्ध तेज: स्वरूप है, ठीक वही स्वरूप 
होकर वह रहता है । 

यदक्षरं वेदविदों वदन्ति विशन्ति यद्यतयों बीतरागाः। 

तबिच्छन्तो बह्ाचर्य चरन्ति तक्ते पद संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥॥ ११ ॥ 

हु जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान सब प्रकारके ज्ञानोका अन्त और चरम सीमा है, उसी सर्व- 

अर ष्ठ ज्ञानकी खाति ज्ञानियोकी बुद्धिने जिसे “अक्षर” कहा है और जो प्रचंड वायुसे 
भी कभी उड़ नही सकता, वही सच्चा आकाश है। यदि यह बात न हो और वह 
केवल मेघ ही हो, तो भरा वह वायुके सामने कैसे ठहर सकता है ? इसलिए ज्ञाता 
लोग कहते हैं कि जिसका ज्ञान केवल ज्ञानियोको ही होता है और जिसकी नाप केवल 
ज्ञानसे ही होती है, परन्तु फिर भी जो स्वभावत. अक्षर है, वह कभी जाना नही जा 
सकेता । इसी लिए वेदज्ञानी पुरुष जिसे “अक्षर” कहते हैं और जो प्रकृतिसे भी 
परेका है, जो सच्चिदानन्द स्वरूप हैं और जो विषयोमेंका विषाक्त अंश निकारूकर 
अथवा पीछे छोड़कर औौर सब इन्द्रियोको निर्मेल करके उदासीन वुत्तिसे शरीरकी 
छायामे वैठा हुआ है, वह विरक्त पुरुष भी जिसके लिए सदा उत्सुक रहता है और 


सातवाँ अध्याय १३१ 


है और न जाता ही है। जिस प्रकार रस्सीमे 'भम्रमसे दिखाई पड़नेवाले साँपके सम्वन्ध- 
में यह निश्चयपृवंक नही कहा जा सकता कि वह काला है, चितकवरा है या लाल है, 
उसी प्रकार भूत-मात्रके विषयमे भी निमश्चयपूर्वक कुछ भी नही कहा जा सकता, क्योकि 
यदि उनका मूल देखा जाय तो वे सभी मिथ्या है। है भाई अर्जुन, इस प्रकार मैं 
भूत-मात्रमें अखंड और ओत-प्रोत रूपसे भरा रहता हूँ । लेकिन इतना होने पर भी 
ये जीव जिस संसारके चक्‍करमे पड़े हुए है, उस संसारकी बातें कुछ निराली ही है । 

इच्छाहेषसमुत्थेत.. इन्दह्रमोहेह.. भारत। 

सर्वभूतानि संमोहू॑ सर्गे यान्ति परंतप ॥ २७॥ 

“अब मैं उस संसारकी कुछ वातें संक्षेपमे बतछाता हूँ, सुनो। जिस समय 
अहंकार और कायाका प्रेम होता है, उस समय उनके योगसे “इच्छा” नामकी कन्या- 
का जन्म होता है। जब यह कन्या पूर्ण यौवनावस्थाको प्राप्त होती है, तब वह हेपके 
साथ अपना शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करती है। फिर इच्छा और द्वेपकी इस 
जोड़ीसे इन्द्रमोह ( अर्थात्‌ सुख-दु ख, हर्ष-शोक, छाभ-हानि आदिसे होनेंवाछा अज्ञान- 
भाव ) उत्पन्न होता है। इस बालकका पालन-पोषण इसका मातामह या नाना 
“अहकार” ही करता है। यह बालक मानसिक धर्मका शत्रु होता है। यह इतना 
अधिक उहूंड होता है कि इन्द्रिय-निग्रहके नियन्त्रणमे नही रहता | फिर वह आशाका 
दूध पीकर खूब हृष्ट-पुष्ट हो जाता है और असन्‍्तोपके मद्यसे मत्त होकर विपय-रूपी 
कोठरी विक्ृतिके साथ रहने लगता है। फिर वह शुद्ध भावनाके मार्गसे संकल्प- 
विकल्पके काँटोकी वाढ रूग्राता है और अनुचित-कर्मोके टेढे-तिरछे रास्ते तैयार करता 
है । हन्द्र-मोहके इस प्रकारके कृत्योसे सब जीव भ्रममे पड जाते है और तब वे संसार- 
के जंगलमें आकर भटठकने लगते हैं और महादु .खके वोझके नीचे दब जाते हैं । 

येषां त्वस्तगतं पाप॑ जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते इन्द्रमोहनिमुंकता भजन्ते मां दुृढ़त्रताः ॥ २८ ॥ 

“ऐसे मिथ्या संकल्प-विकल्पोके तीक्षण काँटोको देखते हुए भी जो छोग अपने 
आपको दन्द्र-मोहकी हवा भी नही रूगने देते, जो सररू एक-निष्ठाके कदम रखते हुए 
और संकल्प-विकल्पके काँटोको अपने पैरो तले कुचलते हुए महापातकोके जगलसे 
पार हो जाते है और फिर जो पुण्यके बछसे दौड छरूगाते हुए मेरे पास आ पहुँचते हैं, 
उनके ग्रुणोका वर्णन कहाँ तक किया जाय [ वे काम-क्रोध आदि बटमारोके हाथोसे 
साफ छूट जाते हैं । 

जरामरणसोक्षाय मासाश्ित्य यतन्ति ये। 
ते ब्रह्म तहिदुः कृत्स्नमध्यात्म॑ कर्म चाखिकूस्‌ 0 २० ॥ 

“हें अर्जुन, इसके उपरान्त इस जन्म-मरणवाली वातका आपसे आप अन्त हो 
जाता है। जिनकी निष्टामें ऊपर बतलाये हुए प्रयत्नोका फल लगता है, उन्हें वह 
अयत्न कभी न कभी अवश्य-ही सिद्धि प्रदान करता है; और तब उनके हाथ वह पर८ 


आठवाँ अध्याय श्डशः 


इच्छाहीन अथवा निरिच्छ पुरुषोको भी जिसकी इच्छा होती है, जिसके प्रति होने वाले” 
अनुरागके कारण कुछ छोग ब्रह्मचयंके कठोर ब्रतके संकटोकी भी परवा न करके 
कठोरतापूर्वंक अपनी इन्द्रियोको निर्बेछ कर डालते है, वह दुलंभ, अचिन्त्य और अनन्तः 
पद, जिसके किनारे पर ही वेद डूबते रहते है, वही पुरुष प्राप्त करते है जो ऊपर 
बतलाये हुए प्रकारसे अन्त समयमे मुझे स्मरण करते हैं। अब, हे अर्जुन, मैं फिर एक 
बार तुम्हे इस स्थितिके सम्बन्धकी बाते बतछाता हूँ ।” इस पर अर्जुनने कहा-- 
“हे महाराज, मैं तो स्वयं ही सोच रहा था कि आपसे यही प्रार्थना करूँ। पर इसी 
बीचमें आपने स्वयं ही मुझ पर यह कृपा की है कि आप यह वात मुझे फिरसे वतलाने- 
के लिए कह रहे है। अत. है देव, आप अब वह वात मुझे बतलावें | परन्तु आप जो” 
कुछ कहे, वह बहुत ही सरल और सुगम होना चाहिए ।” उस समय त्रिभुवनको 
प्रकाशित करनेवाले श्रीकृष्णेन कहा---“अर्जुन, क्या तुम मुझे नही पहचानते ? मैं 
संक्षेपमे ही ये बाते तुम्हे बतलछाता हूं; सुनो । परन्तु तुम्हे केवल इस वातका प्रयत्न 
करना चाहिए कि मनकी जो बाहरकी ओर दौडनेकी स्वाभाविक टेव हैं, वह छूट 
जाय और वह सदा हृदव-रूपी दहमे ही स्थित रहे । वस फिर सब वाते आपसे आप 
तुम्हारी समझे आ जायँंगी। 

सर्वद्वाराणि संयम्प सनो ह॒ृदि निरुष्य च। 

मुर्ध्न्यघायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ १२ ॥ 

“परन्तु यह बात होगी कब और कैसे ? यह बात तभी होगी जब इन्द्रियोके 
सभी दरवाजोको निग्रह अच्छी तरह बन्द कर देगा । उस अवस्थामे मन सहजमे ही 
अन्दर ही अन्दर दवकर जम जायगा और वह दवाया हुआ मन हृदयमे ही पड़ा 
रहेगा । जिस प्रकार वह व्यक्ति कभी अपना घर छोडकर कही नही जाता, जिसके 
हाथ-पैर टूट जाते है और जो छूला-लेगडा हो जाता है, उसी प्रकार जब मन भी 
अच्छी तरह अन्दर बन्द हो जाय, तब मनुष्यको प्राण-वायुके द्वारा प्रणव अर्थातु 
ओकारका ध्यान करना चाहिए और तब क्रम क्रमसे उस प्राण-वायुको ब्रह्म-रन्ध्र तकः 
ले आना चाहिए। जिस समय प्राणको ब्रह्म-रन्म्रमे ले आते है, उस समय धारणाके 
बलसे उसे वहाँ इस प्रकार स्थिर रखनेकी आवश्यकता होती है कि वह वहाँ इस 
तरहसे रहे कि ब्रह्माकाशमे मिलता हुआ-सा हो । 

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन्मासनुस्सरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहूं | याति परसां गतिम्‌॥ १३ ॥ 

“इसके उपरान्त अ, उ और स्‌ इन तीन मात्राओका जब तक अध्घे-मात्रामें रूय 
न हो, तब तक प्राण-वायुको चिदाकाशमे निम्चक करना चाहिए। इससे ऐक्य ग्राप्त 
होते ही गह सारा भोकार मूलब्रह्ममें भरा हुआ दिखाई देगा । इससे ओकारके स्मरण- 
का भी अन्त हो जांता है और प्राण-वायु भी छीन हो जाता है । इसके उपरान्त ओंकार- 

से भी परे रहनेवाला केवल शुद्ध ब्रह्मानन्द स्वरूप ही वच रहता है । इसलिए जोकार 
ही भेरा एकाक्षर ब्रह्म स्वरूप है। जो मेरे इस स्वरूपका चिन्तव करता हुआ यह 


२३२ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


ब्रह्म-रूपी पका हुआ समूचा फल लगता है जिसमे पूर्णताका रस लबारूब भरा हुआ 
होता है। उस समय सारा संसार कृतक्ृत्यताकी धन्यतासे भर जाता है, बात्म-ज्ञानका 
गौरव पृर्णताको प्राप्त हो जाता है, कर्मोकी आवश्यकताका अन्त हो जाता है और 
मन सुखी तथा शान्त हो जाता है। हे भाई अर्जुन, जो अपने व्यवहारमें मुझे ही अपनी 
पूंजी बनाता है, उसे इसी प्रकारके आत्म-बोधका लाभ होता है। उसकी वृत्तियोकी 
समावस्थाके साथ ही साथ ब्रह्मैक्यकी खेती-बारीका भी विस्तार होता जाता है और 
तब फिर भेद-भाववारा भिखारीपन या दीनता कही बाकी नही रह जांती । 


साधिभ ताधिदेवं. मां साधियज्ञ॑ च॒ ये विदुः। 
प्रयाणकालेषपि च मां ते बिदुयु क्तच्रेतसः ॥ ३० ७ 
“जिन्हे इस बातका अनुभव हो जाता है कि यह मायामय जड़ सृष्टि मेरा ही 
स्वरूप है और जो इसी अनुभवके हाथोसे मेरे आधिभौतिक रूपका सहारा छेकर 
समस्त देवताओके अधिष्ठान मेरे आधिदैविक स्वरूप तक आ पहुँचते है फिर जिन्हें 
पूर्ण ज्ञानके बलसे मेरा अधियज्ञ अर्थात्‌ प्ररत्रह्म-स्वरूप दिखाई पड़ने रूगता है, वे इस 
शरीरका पात हो जाने पर कभी दुःखी नहीं होते । और नही तो आयुष्यकी डोरी 
टूटते ही प्राणीमात्रकों इतनी अधिक व्याकुछता होती है कि उनकी वह व्याकुलता 
देखकर आस-पासके छोगोको ऐसा जान पड़ने रूगता है कि आज मानो कल्पान्त ही 
हो गया । ऐसे छोगोकी चाहे जो अवस्था होती हो, परन्तु जो लोग मेरा स्वरूप प्राप्त 
कर लेते हैं, वे उस अन्त कालकी व्याकुलतामे भी मुझे नही भूछते । साधारणत" यही 
समझना चाहिए कि जो इतनी पूर्णवा तक पहुँच जाते है, वही सच्चे युक्त-चित्त है 
और वही सच्चे योगी हैं ।” श्रीकृष्ण इस प्रकार शब्द-रूपी शीशीमेसे वाणी-रूपी रस 
उलट रहे थे, परन्तु अर्जुनकी अवधानरूपी अंजलि आगे बढ़कर वह रस ग्रहण नहीं 
कर रही थी, क्योकि उस समय वह क्षण भरके लिए पिछले इलोकोमे बतलाई हुई 
वातो पर विचार कर रहा था। विपुल अथरससे भरे हुए, चारो और सदभावनाकी 
सुगन्ध फैलानेवाले और परब्रह्मका प्रतिपादन करनेवाले वे वचन-रूपी फल जिस समय 
क्षपा-प्रसाद रूपी वायुके मन्द झोकोसे श्रीकृष्णरूपी वृक्ष परसे अर्जुनके कानोंकी 
झोलीमे पड़े थे, उस समय उसे ऐसा जान पड़ा था कि मानो ये वचन-फल स्वयं 
गहा.सिद्धान्तके ही बने हुए हैं अथवा ब्रह्मनरसके सागरमे डुवाये हुए है, और तब 
परमाननन्‍्द-रूपी रसमे अच्छी तरह धोकर निकाले हुए है। उनमे ऐसी मोहकता थी 
कि भर्जुनके अनिमिष नेत्र गटागठ विस्मयाम्रतके घूँठ पीने रगे । उस अलौकिक सुखका 
आस्वादन करके अर्जुन स्वर्गंको भी तुच्छ समझने रूगा और उसकी अच्तरात्मामे 
आनन्दकी गुदगुदी होने छगी । जब इस प्रकार उन वचन फलोके केवल वाह्य दर्शनके 
सौन्दर्यसे ही अर्जुनका सुख बढने लगा, तव उसे उन वचन-फलोका रस चखनेकी 
उत्कट इच्छा होने छगी । उन वचन-फलोको वह तक्क-बुद्धिके हाथोसे जल्दी से लेकर 
अनुभवके मुखमे रखकर उनका स्वाद चखने लगां। परन्तु वे वचन फलू-विचारकी 
जिह्वाको नही रुचते थे औौर हेतुके दाँतोसे नहीं ट्ट्ते थे। इसलिए उस सुभद्रा- 
घायने उन्हें चवानेका विचार ही छोड़ दिग्रा । अब अर्जुन चकित होकर अपने मनमें 


१४२ हिन्दी ज्ञानेशवरी 


जड शरीर छोडता है, वह निस्सन्देह मेरा शुद्ध शरीर प्रास करता है; और जब वह 
स्वरूप प्राप्त हो जाता है, तव इससे आगे प्राप्त करने योग्य और कोई वस्तु वाकी ही 
नही रह जाती । अब, हे अजु न, यदि तुम्हारे मनमें इस प्रकारकी शंका उत्पन्त हो , 
फि-यह कैसे समझा जाय कि अन्तिम कालल्‍लमे वह स्मरण होगा ही, जिस समय 
सव इन्द्रियाँ शिधिल हो गई हो, जीवनक। सारा सुख और समाधान नष्ट हो गया हो, 
इस प्रकारके स्पष्ट छक्षण दिखलाई पडने रूय गये हों कि अन्दर और बाहर दोनों 
ओर मृत्युने अच्छी तरह ग्रस लिया है ” उस समय-आसन लूग्राकर कौन बैठ सकता 
है और इन्द्रियोका निरोध कौन कर सकता है और मनुष्य किसके अन्त करणसे 
ओकारका चिन्तन करे ? ये सब वाते तो असम्भव ही है |” तो तुम्हें इस बातका 
ध्यान रखना चाहिए कि जो छोग सदा अखंड रूपसे मेरा चिन्तन करते रहते है, उनके 
अन्तिम समयमे मैं स्वयं ही दासोकी तरह उनके काम आता हूं । न्‍ 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरित नित्यद्ाः। 
तस्थाहं सुलूभः पार्थ नित्ययुक्तस्थ योगिनः ॥ १४॥ 
मासुपेत्य पुनर्जन्स दुःखालयमदाइवतस्‌ । 
नाप्तुवन्ति महात्मानः संसिसि परमां गताः॥ १५४ 
“जो छोग विपयोका अन्त करके और बन्धक कमं-प्रवुत्तिके पैरोमे वेडियाँ डाछ- 
कर निरन्तर मुझे ही अपने हृदयमें रखते है और मेरे स्वरूपके सुखका उपभोग करते 
हैं और इस सुखोपभोगका सेवन करनेकी अवस्थासे जिन्हे भूख और प्यास भी नही 
रूगती, फिर नेत्र हिलानेके समान छोटी-मोटी बातोका तो पूछना ही क्‍या है, और 
इस प्रकार जो छोग निरन्तर मेरे स्वरूपमें एकाग्र होकर मिले रहते है और हृदयसे मेरे 
साथ ल्गकर मत्स्वरूप ही हुए रहते है, उन छोगोके सम्बन्धमें भी यदि यही बात हो 
>कि देह-पातके समय जब वे मेरा स्मरण करें, केवल तभी वे मुझे प्राप्त कर सके, तो 
फिर उपासनाका महत्व ही क्‍या रह जायगा ? यदि कोई दीन प्राणी संकटमे पडकर 
शुद्ध हृदयसे मुझे पुकारे और कहे कि---'हे नारायण, जल्दी आकर मेरी सहायता 
करो ।” तो क्या उसकी यह पुकार सुनकर और उसके दुःखसे विकल होकर मै उसकी 
सहायता करनेके लिए नहीं दौड पडता ? अब यदि मैं अपने एकनिष्ठ भक्तोकी भी 
ऐसी ही अवस्था होने दूँ और अन्त समयमे तभी उनके पास पहुँच, जब वे मेरा 
स्मरण करे, तो फिर भक्ति करनेकी कामना किसे रह जायगी ? इसी लिए मै कहता 
हुं कि इस प्रकारकी शंकाकों तुम क्षण भरके लिए भी अपने मनसे स्थान मत दो । 
वे भक्त जिस समय मुझे स्मरण करेंगे, उसी समय मुझे दौड़कर उनके पास पहुँचना 
पड़ेगा । उस एकनिप्ठ उपासनाका भार यो ही मुझसे सहन नही हो सकता | मेरे 
सिर पर उन छोगोकी उस भक्तिका ऋण रहता है और वही ऋण चुकानेके लिए 
भक्तोके अन्तिम समयमे उनकी सेवाके लिए मुझे बहुत ही तत्परता-पुर्वेंक उद्यत होना 
पड़ता है। मुझे यह भय रहता है कि मेरे उन कोमल भक्तोंकी शरीरकी दु्वंलूताके 
कारण कही किसी प्रकारकी पीडझा न हो; और इसी छिए मैं उन छोगोको आत्म- 
ज्ञानके पिजरेमे सुरक्षित रूपसे रखता हूँ; और उन पर आत्म-स्मरणकी ज्ञान्त तथा 


आठवाँ अध्याय -१४३ 


शीतल छाया रखता हूँ। और इस प्रकार मैं उनकी बुद्धि निरन्तर स्थिर और शान्त ' 
कर देता हूँ । इसी लिए मेरे भक्तोको देहावसानके समय नामको भी कोई कष्ट नहीं 
होता । अपने उन परम प्रिय भक्तोको मैं सहजमे ही अपने स्वरूपकी भोर ले आता 
हुँ। उनके ऊपर घरीरका जो बाहरी कवच छूगा रहता है, उसे मैं हटा देता हूँ, उन 
परसे झूठे अहं-भावकी धूल झाड देता हू और उनकी शुद्ध वासनाको निलिप्ति रखकर उन्हें 
अपने स्वरूपके साथ मिला लेता हूं । इसके अतिरिक्त भक्तोकों भी एकताके भावके 
कारण अपने शरीरके लिए विश्येप ममता नहीं होती और इसलिए अपने शरीरका 
त्याग करते समय उन्हे भी उसके वियोगका दु ख नही होता । इसी प्रकार उन भक्तो- 
के मनमे यह भाव भी नही होता कि देह-पात होते ही मैं उनके पास पहुँच जाऊँ और 
उन्हे आत्म-स्वरूपमे ले आऊँ; क्योकि देहधारी रहनेकी अवस्थामे ही वे भेरे स्वरूपमे 
'मिले रहते हैं। यदि वास्तविक दृष्टिसे देखा जाथ तो इस संसारसे उनका जो अस्तित्व 
होता है, वह शरीर-रूपी जलूमे केवल छायाके समान ही होता है। जलूमे चन्द्रमाका 
प्रतिविम्व पडता है । पर जब वह जल नष्ट हो जाता है, तब वह प्रतिविम्ब वास्तवमें 
आपसे आप चन्द्रमामे ही चला जाता है। ठीक इसी प्रकार जब इस शंरीर-रूपी 
जलूका अन्त हो जाता है, तब वे छोग वास्तवमे आत्म-स्वरूपमे ही रहते है। इस 
संसारमे उनका जो अस्तित्व होता है, वह वास्तविक नही होता, बल्कि केवल प्रति- 
विम्बके समान होता है और उनका वास्तविक स्वरूप ब्रह्म-स्वरूप ही होता है। इस 
प्रकार जो छोग मद्गूप हुए रहते हैं, उन्हे मै सदा अनायास ही प्राप्त होता हूँ औौर 
इसीलिए देहावसानके समय वे मेरा स्वरूप प्राप्त करते हैं। इस वातमे कुछ भी सन्देह 
नही है। फिर जो शरीर क्लेश-वृक्षोका आगर है, जो आध्यात्मिक, आधिदेविक और 
आधिभौतिक तीनो प्रकारके तापोकी केवरू अँगीठी ही है, जो मृत्यु-हूपी काछके आगे 
रखी हुई केवछ बलि है, जो विपुलर मात्रामे दीनताका प्रसव या उत्पत्ति करता है, 
दुखोको बढ़ाता है और समस्त दु खोका भाडार बनता है, जो दुष्ट बुद्धिका आदि 
कारण है और श्रान्तिकी प्रत्यक्ष मूत्ति है, जो संसारका मुझ आधार है, जो विकारो- 
का क्रीडा-स्थल और सब प्रकारके रोगोका खाद्य है, जो काछकी जुठी खिचडी, आश्ञा- 
का जाश्रय-स्थल और जन्म तथा मरणका उपजाऊ खेल है, जो भ्रमसे भरा हुआ, 
विकल्पसे बना हुआ और दु ख रूपी विच्छुओसे विलकुल भरा हुआ है, जो वाघकी 
गुफा, वारागनाओके साथ रहनेवाला और विषय-भोगका सर्वेमान्य साधन है, जो 
यक्षिणीके प्रेमके समान अथवा ठढें किये हुए विषके घूँटके समान अथवा ठगके दिखीआ 
विश्वसनीय सद्व्यवहारके समान है, जो कुप्ठके रोगरियोका आलिगन, काछू-सर्पकी 
कोमलता ओर वहेलियेका स्वाभाविक गान है, जो शत्रु द्वारा किया हुआ आतिथ्य- 
सत्कार, दुर्जनोके द्वारा दिखकाया हुआ आदर-सत्कार है, अथवा जो समस्त अनर्थोका 
समुद्र है, जो निद्रामे देखे हुए स्वप्नके समान है, जो मृग-जरूसे सीचा हुआ वन अथवा 
घुएके कणोसे वना हुआ आकाश है, वह गरीर वे छोग फिर कभी प्राप्त नही करते 
जो एक वार मेरे असीम ब्रह्म-स्वरूपमे पहुँचकर तद्गूप हो जाते हैं । 


न्वाँ अध्याय १५३ 


जत्तीसे न की जाय ? अयवा पानीके अपरम्पार सग्रह समुद्रको क्या चुल्लू भर पानीसे 
अघष्ये न दिया जाय ? आप सब श्रोता लोग शांकरकी मूर्ति हैं और आप छोगोंकी 
आराधना करनेवाला मैं भक्त दुर्बल हूँ, और मेरी बातें यद्यपि निग्रुण्डीकी पत्तियाँ 


हैं, फिर भी आप लोग उसको सादर स्वीकार करेगे ही। बच्चा अपने पिताकी 
थालीमे हाथ डालता है और अपने बापके मुँहमे ही कौर देने लगता है, और वाप भी 


बड़े आनन्दसे वह कौर लेनेके लिए मुँह आगे बढाता है । इसी प्रकार यदि मैं छडक- 


बुद्धि और दुलारसे निर्थंक और अतिरिक्त आत्मीयता प्रकट करूँ, तो भी प्रेमका 
यह स्वाभाविक धर्म ही है कि उससे आप लोग सनन्‍्तुष्ट ही होगे। और आप सनन्‍्त- 


जतोके मनमें अपने आश्नितोके सम्बन्धमे आत्मीयताके कारण बहुत अधिक प्रेम होता 
है, इसीलिए मैं दुलारसे जो आत्मीयता दिखला रहा हूँ, वह आप लोगोको बोझ नहीं 
मालुम होगा । जब माताके स्तनमे भूखे बालकके मुखका झटका लगता है, तब माता- 
के स्तनमे और भी अधिक दूध भर आता है और वह बारूकको दूध पिलानेके लिए 
और भी उत्सुक हो जाती है। जो अपनेको प्रिय होता है, वह यदि एक वार क्रोधपे 
झटकार भी दे, तो उससे प्रेम और भी दूना बढ जाता है। इसी लिए मैंने भी यही 
समझकर ये सब बातें कही है कि मुझ सरीखे वालूककी बकवादसे आप लोगोकी सोई 
हुईं कृपालुता जाग उठी है। क्या कभी चाँदनीको पकानेके लिए भी कोई उसे पालमें 
रखकर ढेकता है ? अथवा क्या हवाके बहनेमे कभी किसीने उससे यह कहा है कि 
तुम इस प्रकार बहो अथवा इस प्रकार उसका कभी नियन्त्रण किया है ? या गगनको 
कभी कोई खोली पहना सकता है ? जिस प्रकार पानीको पतला नही करना पडता, 
अथवा मकखनकों मथनेके छिए कोई उसमें मथानी नही डारूता उसी प्रकार गीताके 
जिस अर्थको देखकर मेरा दुर्बंछ व्याख्यान छज्जित होकर आपसे आप पीछे हट जाता 
है, केवल इतना ही नही, जो वेद शब्द-ब्रह्म है, वह भी शब्दकी गति समाप्त हो जाने 
पर जिप्त गीताथे रूपी खाट पर स्तव्ध होकर सो जाता है, वह गीतार्थ देशी भापामें 
रानेकी योग्यता भला मुझमे कहाँसे आ सकती है ! परन्तु मुझ सरीखे दुर्बंलने भी जो 
यह साहस किया है, उसमे हेतु केवल यही है कि मैं इस ढिठाईसे ही आप सरीखे 


लोगोका प्र म-पात्र बनू । उसलिए आप छोगोके जिस अवधानमे चन्द्रमासे भी वढकर 
शीतलता है और अमृतसे भी वढ़कर जीवित रखनेकी शज्ञक्ति है, वह अवधान दान 


करके आप छोग मेरे मनोरथका पोषण करें। क्योकि ज्योही आप छोगोके कृपा- 
कटाक्षकी वर्षा होगी, त्योही मेरे सब मनोरथ सिद्ध हो जायेंगे । परन्तु यदि मुझे आप 
लोगोका यह कृपा-कटाक्ष प्राप्त न होगा और आप छोग उदासीन रहेगे, तो भेरे ज्ञान- 
का निकला हुआ अंकुर भी सूख जायगा। महाराज, आप लोग यह वात ध्यानमे रखें 
कि वक्ताके वक्‍तृत्वका स्वाभाविक भोजन श्रोताओकी सावधानता ही है। और यदि 
उसे यह भोजन प्राप्त होता रहे तो सिद्धात प्रतिपादक शब्दकी तोन्द फूल जाती है 
( अर्थात्‌ सिद्धात प्रतिपादक बातें बहुत अधिक मात्रामे निकलने छऊूगती हैं ) ज्योही 


॥ 


थर्ड हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


आज्नह्मभुवताल्लोकाः पुनरावतिनो5्जुन । 
| मामुपेत्य तु कौन्तेय पुत्रजंज्स न विद्यते॥ १६ 0॥ 
सहस्रयुगपयन्तमहयद्ब्नह्मणो बिदुः । 
रात्रि युगसहस्रान्तां तेंड्होरात्रविदों जनाः॥ १७ 0७ 
“साधारणत: जिन छोगोको अपने ब्रह्म-ज्ञानका अभिमान होता है, वे भी अपने 
जन्ममरणके चक्रका कभी अन्त नही कर सकते । लेकिन जिस प्रकार मरे हुए आदमी- 
के पेटमें दर्द नही होता अथवा जिस प्रकार जाग उठने पर कोई स्वप्नमे देखी हुई बाढमे 
नही डूब सकता, उसी प्रकार जो लोग मद्गूपमे आ पहुँचते है, वे संसारके मलमे कभी 
नही फेसते । व्यावहारिक दृष्टिसे देखने पर जो ब्रह्म-भुवत इस नाम-रूपात्मक संसार- 
का मस्तक है, जो चिरस्थायी गुणोमें अत्यन्त श्रेष्ठ है और विश्व रूपी पर्वतका सबसे 


ऊँचा शिखर है, जिस ब्रह्म-भुवतका एक पहर दिन चढने तक एक इन्द्रकी आयुष्य भी 
नही टिकती और जिसका एक दिन पूरा होनेमे चौदह इन्द्रोकी पंक्ति क्रम क्रमसे 


उदित होकर अन्तमे अस्त हो जाती है, चार युगोकी हजार चौकड़ियाँ बीतने पर 
जिस ब्रह्म-भुवनका एक दिवस होता है और इसी प्रकारकी और भी एक हजार 


चौकडियाँ वीतने पर जिसकी एक रात होती है और जहाँके दिन और रातका मान 
इस प्रकारका है, उस ब्रह्म-भुवनमे पहुँचकर भाग्यवान्‌ पुरुष कभी नही मरते और वे 
स्वर्गंमे चिरजीवी होकर सब कुछ देखते रहते है। वहाँ सामान्य देवगणोके सम्बन्धमे 
भला क्‍या कहा जाय ! जरा यह देखो कि समस्त देवताओंका राजा जो इन्द्र है, 
स्वयं उस इन्द्रकी ही वहाँ क्या दशा होती है ! एक ही दिनमे चौदह चोदह इन्द्र 
आते औौर चले जाते हैं । परन्तु जो लोग ब्रह्मदेवके भी आठ पहरोवाला दिवस स्वयं 
अपनी आँखोसे देखते है उन्हे “अहोरान्रविद” कहते हैं । 

अव्यक्ताहइचक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागसे । 

राज्यागसें. प्रलीयन्ते ततन्न वाव्यक्तसंज्ञके ॥॥ १८ ॥ 

भूतग्राम: स एवाय॑ भृत्वा भत्वा प्रलीयते। 

राज्यागसेप्वशः पार्थ प्रभवत्यहरागसे ॥ १९ 0७ 

“उस ब्रह्म-लोकमें जव दिन निकलता है, तब ऐसे निराकार ब्रह्मका, जिसकी 

गणना भी नही की जा सकती, यह नाम-रूपात्मक साकार विश्व वनता है १ जब उस 
ब्रह्म-भुवतके दिवसके चार पहर पूरे हो जाते हैं, तव इस नाम-रूपात्मक विश्वका पूर्ण 
रूपसे नाश होने रगता है; फिर जब उस ब्रह्म-भुवतका दिन चढ़ता है, तब इस विद्व- 
का पुनः निर्माण होने रूगतां है। जिस प्रकार शरद ऋतुका प्रारम्भ होते ही सब मेघ 
आकादमे ही अदृरय हो जाते है और फिर भ्रीष्म ऋतुके अन्तमे जिस प्रकार वे फिर 
उसी बाकाश मे उत्पन्न होकर दिखाई पड़ने छगते हैं, उसी प्रकार ब्र॒ह्मके दिवसके 
सारम्भमे इस पंचभूतात्मक सृष्टिका उदय होता है, और जब तक उस दिवसकी 


वरताान्‍क कण ०५ 


१५्ड हिन्दी ज्ञानिदवरी 


इस प्रकारके शब्द मिकलते है, त्योही भर्थंकी प्रतिपत्ति होती है; क्योक्ति अर्थ तो बब्दों 
और वाक्योकी ही बाट देखते रहते है; और जब अर्थकी प्रतिपत्ति होती है, तब अभि- 
प्रेत अ्थंकी परम्परा रूग जाती है और वुद्धि पर मानो फूलोकी ठीक बसनन्‍्त ऋतु या 
वहार आ जाती है । जब इस प्रकार वक्ता और श्रोताके मेलकी अनुकूछ वायु चलने 
लगतो है, तव हृदय-रूपी आकाशमे वकक्‍तृत्वके रस-मेघका संचार होता है । परन्तु यदि 
श्रोता छोग उदासीनताके कारण ठीक तरहसे ध्यान न देंगे, तो वक्तृत्व रसका बना- 
बनाया मेघ भी छिन्न-भिन्न हो जायगा । यह ठीक है कि चन्द्रकान्त मणि पसीजती है, 
परन्तु उसको पसीजलनेमे प्रवृत्त करनेक्री शक्ति चन्द्रमा मे ही होती है। इसी प्रकार 
जब तक योग्य श्रोता न हो, तव तक कोई वक्ता कभी वक्ता हो ही नहीं सकता ६ 
परन्तु क्या कभी चावलूको खानेवालेसे यह प्रार्थना करनी पड़ती है कि मुझे मीठा 
समझकर खाइये ? अथवा क्‍या कभी कठपुतलियोको अपने नचानेवालेसे यह प्रार्थना 
करनी पड़ती है कि हमे नचाओ ? और फिर कठपुतलियोका वह सुत्रधार कठपुतलियों 
को स्वयं उनके हितके लिए नचाता है अथवा लोगोमें अपने ज्ञानके महत्वंकी प्रसिद्धि 
करनेके लिए नचाता है ? फिर हम छोग इस प्रश्तनकी व्यर्थकी मीमांसा क्यो करे ? 
ज्योही वक्ताने यह कहा, त्योही श्री सदगुरुने कहा---“अरे, इन सब बातोमें क्या रखा 
है ? हम तुम्हारा सब अभिप्राय समझते है । अब तुम यह बतलाओ कि श्रीकृष्णदेवने 
क्या कहा ।” यह सुनकर श्रीनिवृत्तिनाथके दिष्यने बहुत ही आनन्दपुर्वेक और उल्ल- 
सित मुद्रासे कहा--“जो आज्ञा महाराज । सुनिये, श्रीकृष्णने क्या कहा । 
श्रीसगवानुवाच---- 
इदंतु ते शुह्मतम प्रवक्ष्याम्यनसुयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेड्शुभात्‌ ॥ १ ॥ 

“हे अर्जुन--मैं तुम्हे वह ग्रुप्त रहस्य फिरसे बतछाता हूँ जो मेरे अन्त.करणके 
सबसे भीतरी स्थानके समस्त ज्ञानका आदि कारण है। अब यदि तुम अपने मनमे यह 
सोचते हो कि अन्त.करणका गुप्त द्वार इस प्रकार खोलकर यह रहस्य प्रकट करनेका 
ऐसा कौन सा प्रसंग आया है, तो हे सुज्ञ अजु न, मैं वतराता हूँ, सुनो । तुम भक्ति-भावना 
के प्रत्यक्ष अवतार ही हो । मै जो कुछ कहुँगा, तुम कभी उसकी उपेक्षा नही करोगे । 
इसी लिए चाहे मनकी गूढता भले ही नष्ट हो जाय और जो बाते नही कहने की है, वे 
भी चाहे भले ही कहनी पडे, परन्तु फिर भी मैं यही चाहता हूँ कि मेरे अन्त करणमे 
जो कुछ है, वह सब एक वार तुम्हारे अन्त.करणमे प्रवेश कर जाय । स्तनमे दूध भरा 
रहता है, परन्तु स्वयं वह स्तनकों मीठा नहीं रूगता । परन्तु जब कोई एकनिष्ट प्राणी 
मिलता है, तव सहज ही यह इच्छा होती है कि उसकी रस-सेवन करनेकी इच्छा पूरी 
हो । यदि अनाजकी कोठीमेसे बीज निकाले जायें, और अच्छी तरह जोती और साफ 
की हुईं जमीनमे उनमेसे मुट्ठी भर वीज छिडक दिये जाये, तो क्‍या कोई यह कह 

सकता है कि वे बीज व्यर्थ ही फेंक दिये गये ? इसी लिए जिसका मन अच्छा और 
चुद्धि स्वच्छ है और जो अनिन्‍्दक तथा एकनिष्ठ है, उसे अपने मनकी वात बता देनी 


आठवाँ अध्याय प्ड्प्‌ 


सहस्त युग चौकडियोकी संरया पूरी नही हो जाती, तब तक इस सृष्टि-समुदायक्य 
अस्तित्व रहता है। फिर जब ब्रह्माकी रात्रिका समय आता है, तब इस भूतात्मक 
साकार विश्वका उस अव्यक्त ब्रह्म-तत्वमें लोप हो जाता है। हह्याका यह रात्रिकाल भी 


सहस्र युग चौकडियोका ही है । जब उस रात्रि-कालका अन्त हो जाता है, तव फिर 
पहलेकी ही तरह नाम-रूपात्मक विश्वकी रचना होने लगती है। परन्तु इन सब वातो 
के कहनेका अभिप्राय क्या है ? इसका अभिप्राय यही है कि इस ब्रह्म-भुवनके एक 
दिवस और रात्रिमे जगतका उदय और प्रहूय होता है। इस ब्रह्मभुवनका विस्तार 
इतना अधिक है कि उसमे समस्त विश्वका बीज सन्निहित है। परन्तु इस ब्रह्मभुवनको 
भी अन्तमे जन्म और मरणके चक्रमे पड़ना ही पडता है। हे अर्जुन, सच तो यह है 
कि उस ब्रह्माके नगरका यह विश्व-रूपी बाजार दिन निकलते ही लग जाता है और 
जब रात्रि-काल आता है, तब यह बाजार आपसे आप उठ जाता है। तात्पये यह कि 
यह अपने मूल बीजमे ही जाकर समा जाता है और उसीके साथ मिलकर एक हो 
जाता है। जिस प्रकार वुक्ष भी अन्तमे बीजमे ही लीन होता है अथवा जिस प्रकार 
मेघका पययंवसान गगनमे होता है, उसी प्रकार अनेकत्वका भेद-भाव जिस रिथतिमें 
एक-रूप होकर समा जांता है, उसी स्थितिका नाम “साम्य” है। 

परस्तस्मात्तु भावोष्त्योष्व्यक्तो5व्यक्तात्सनातनः । 

यः स स्ेधु भूतेषु नश्यत्यु न विनश्यति ॥२०। 

अव्यक्तो5क्षर इत्युक्तस्तमाहु: परमां गतिम्‌। 

य॑ प्राप्प न निवतंन्ते तद्धाम परम मम ॥१श॥। 

पुरुष: स परः पार्थ भवत्या लबभ्यस्त्वनन्यया। 

यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सबंसिद॑ ततस्‌ ॥२शा। 

“इस साम्यमे न तो क्सीकी न्यूनता रहती है और न किसीकी अधिकता होती 


है, इसी लिए उसमे “भूत” शब्दके लिए भी कोई स्थान नही रहता । जिस प्रकार 
दहीका रूप धारण कर लेने पर दूधके नाम और रूप का छोप हो जाता है, उसी प्रकार 
जब जगतके आकारका उस साम्यमे छोप हो जाता है, तव ससारकी ससारताका भी 
अन्त हो जाता है। परन्तु फिर भी जिस बीजसे उस साकारकी उत्पत्ति हुई थी, उस 
बीजमे साम्य स्थितिमे वह त्योका ज्यों बना रहता है। उस समय रवभावत उसका 
नाम “अव्यक्त” रहता है और उस अव्यक्तसे जिसका आकार बनता है, उसीकी 
“व्यक्त” कहते है। ये दोनो नाम गेदल समझनेके लिए बतलाये जाते है। परन्तु य्दि 
वास्तवमे देखा जाय तो वे दोनो कोई अल्ग-अरूग वस्तुएँ नही है। सोना जब यो 
ही गलाकर ढाल दिया जाता है, तब उसको पासा कहते है । परन्तु जब उस सोनेका 
आभूषण बन जाता है, तब उस पासेका वह पुराना और अदगढ आकार नप्ट हो 
जाता है। परन्तु जिस प्रकार ये दोनो ही विकार उसी मूल्भूत और एक स्वरुप सोनेके 
ही होते है, उसी प्रकार व्यक्त और अव्यक्त ये दोनो विकार भी उस एक परब्रह्ममे 
ही होते है | परन्तु वह परन्रह्म न तो व्यक्त ही है और न अव्यक्त ही है। वह नित्य 
भी नही है और अनित्य भी नही है । वह इन दोनो ही दिकारोसे परे और दनादि- 
१७० 


हिन्दी ज्ञानेदवरी श्प्प्‌ 


चाहिए । और इस अवसर पर मुझे इन गुणोसे युक्त तुम्हारे सिवा और कोई नही 
दिखाई पड़ता; और इसी लिए तुमसे कोई रहस्य छिपाना ठीक नही है। बार-बार 
यह “गुप्त” शब्द सुनते-सुनते तुम्हारा मन उकता गया होगा, इसलिए अब मैं तुम्हे 
विज्ञान सहित ज्ञानकी बाते स्पष्ट करके वतलाता हूँ । यदि बहुत से असछी और नकली 
सिक्के एकमे सिरू गये हो, तो जिस प्रकार उन्हें छाँठकर उनके अलरूग-अलग ढेर 
लगानेकी आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मै ज्ञान और विज्ञानकी परख करके उन्हें 
अलग-अलग तुम्हारे सामने उपस्थित करना चाहता हूँ । अथवा जिस्न प्रकार राजहंस 
अपनी चोच रूपी चिमटीसे पानी और दूध अरूग-अलग करता है, उसी प्रकार मै भी 
ज्ञान और विज्ञानको अलग-अलग करके तुम्हे दिखकाना चाहता हूँ । फिर जिस प्रकार 
हवाके झोकेंमे पडकर भूसा नही ठहर सकता और केवरू अनाजके दानोका ही ढेर 
बाकी रह जाता है, उसी प्रकार जब समझदारीसे ज्ञान और विज्ञानकी परख और 
पार्थंक्य हो जाता है, तब जन्म-मरणके संसारका, इस नाम रूपात्मक संसारके साथ 
मेल हो जाता है और वह परम ज्ञान हमे अक्षय मोक्ष-पदके सिंहासन पर ले जाकर 
बैठा देता है । ' 
राजविद्या राजगुह्य॑ पविन्नसिदसुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगर्स धर्म्य सुसुखं कतु सव्ययम्‌ ॥ २ 0 
“जो ज्ञान समस्त विद्याओमे महाश्रष्ठ आचार्य पद पर पहुँच चुका है, जो समस्त 
रहस्य ज्ञानके स्वामित्वका भोग करता है, जो समस्त पवित्रोमे धुरन्धर है, जो ज्ञान- 
धर्मंका मायका ( जन्म स्थान ) है, जो सर्वोत्तम है, जिसकी प्राप्ति होनिपर जन्म तथा 
मरणके लिए कोई स्थान ही नही रह जाता, जो ज्ञान गुरु-सुखसे किचित्‌ उदित हुआ 
सा जान पडता है, परन्तु वास्तवमे जो प्रत्येक मनुष्यके हृदयमें स्वयभू ही होता है 
और जो चाहे, वह उसे आपसे आप प्राप्त कर सकता है, इसके सिवा आत्मसुखकी 
सीढी पर चढते ही जिस ज्ञानकी प्राप्ति होती है और तत्काल भोक्ता, भोग्य तथ्ग 
भोगकी त्रिपुटीका अन्त हो जानेके कारण भोगनेवालेका भोवतृत्व भी उसीमे छीन हो 
जाता है, परन्तु उस रूयवाल्ली स्थितिकी इधरवाली मेड या सीमा पर ही जिसके 
कारण हृदय परम सुखसे भर जाता है, वह ज्ञान यद्यपि सुलभ और सहज है, परन्तु 
फिर भी वह प्रत्यक्ष परन्रह्म ही है । इस ज्ञानका एक विद्येष लक्षण यह भी है कि जब 
एक वार वह हस्तगत हो जाता है, तब फिर वह कभी हाथसे गँवाया नही जा सकता 
और न कभी उसका माधुयं ही कम होता है। हे अजु न, सम्भव है कि तुम अपना 
तक छगाकर इस सम्बन्धमे यह शंका करो कि यदि इतनी अधिक अप्रतिम और 
अमूल्य वस्तु है, तो फिर यह्‌ आाज तक सब लोगोके हाथोसे वची कैसे रह गई और 
सब लोगोने इसे प्राप्त क्यो नही कर लिया, जो छोग अपने द्रव्यकी वृद्धि करनेके लिए 
जलती हुई आगमे भी कूद पडनेका साहस करते है, वे इस विना परिश्रमके ही प्राप्त 
होनेवाले आत्म-सुखके माधुयंसे क्यो वचित रहते हैं, जो आत्मसुख पवित्र, रम्य और 


सुख-लभ्य है और जो धर्मानुकूल होनेके सिवा आत्म-तत्त्वकी भी प्राप्ति करा देता है 
ओर जिसमे सब प्रकारके सुख भरे हुए हैं, वह छोगोके हाथसे कैसे बचा रहा । तुम्हारे 


१४६ हिन्दो ज्ञानेशवरी 


सिद्ध है। वह स्वयं ही सारा विश्व हो जाता है, परन्तु विश्वके नष्ट हो जाने पर भी 
उसका नाश नही होता । जिस प्रकार लिखे हुए अक्षर यदि पोछ डाले जाये तो भी 
उनका अथे नही पोछा जाता अथवा जिस प्रकार हरहरे उत्पन्न होती है और फिर 
विलीन हो जाती है, परन्तु पानी फिर भी अपने स्वरूपमें अखण्ड रहता है, उसी 
प्रंकार भूतोका नाश हो जाने पर भी जो अविनाशी रहता है, अथवा उस अलूंकारमें 
जिसका स्वरूप गलाकर नष्ट किया जा सकता है, वह ,सोना रहता है जिसका स्वरूप 
गलाने पर भी नष्ट नही होता और किसी न किसी रूपमें बना रहता है, उसी प्रकार 
जीव-हूपी साकार वस्तुका अन्त हो जाने पर भी जो सदा अमर ही रहता है, जिसे 
समझनेके लिए यदि चाहे तो कौतुकसे अव्यक्त कह सकते है, परन्तु जिसके सम्बन्धमे 
यह वर्णन या विशेषण उचित नहीं जान पडता, क्योकि वह मन या बुद्धिके अधिकार 
में ही नही आता और आकार धारण करने पर भी उसकी निराकारताका लोप नहीं - 
होता और आकारका लोप हो जाने पर भी जो जाश्वत रूपसे बना रहता है और 
इसी लिए जिसे “अक्षर” कहते है और इसी नामसे जिसके नाश-रहित होनेका बोध 
होता है और उसके आगे और कोई मार्ग ही न रह जानेके कारण जिसे परम गति 
कहते है, परन्तु जो इन देह-रूपी नगरोमे सोया हुआ-सा रहता है, वही अव्यक्त ब्रह्म 
है। क्योकि वह न तो कोई काम कराता ही है और न स्वयं करता है, पर फिर भी, 
है अजु न; शरीरके जितने व्यापार तथा व्यवहार है, उनमेसे एक भी व्यापार या 
व्यवहार बन्द नहीं होता और दसो इन्द्रियोके मार्ग समान रूपसे चलते रहते है । 
भमनके चौराहे पर विपयोका बाजार खुलता है और उसके सुखो और दु खोका राज- 
भाग अन्दर रहनेवाले जीवको भी प्राप्त होता है | परन्तु फिर भी जैसे राजाके सुखसे 
सोये रहने पर भी देशके समस्त व्यापार तथा व्यवहार बन्द नही हो जाते और प्रजा- 
जन अपनी-अपनी रुचिके अनुसार सब उद्योग तथा काये करते ही रहते है, इसी 
प्रकार बुद्धिका जानना; मतका लेन देन, इन्द्रियोके कर्म, वायुका चलन आदि शरीर- 
के समस्त व्यापार उसके न करने पर भी खूब अच्छी तरह चलते रहते है। जिस 
प्रकार सूयंके न चलाने पर भी समस्त छोक आपसे आप चलते रहते है, हे अर्जुन, 
उसी प्रकार इस शरीरमे सोये हुएके समान रहने पर भी जिसे लोग “पुरुष” कहते 
हैं और पतित्नता प्रकृतिके साथ एक पत्नी-ब्नतसे रहनेके कारण भी जिसे “पुरुष” 
कहा जो सकता है और इतनी व्यापक बुद्धि रखनेवाले वेद भी जिसका आँगन तक 
नही देख सकते, फिर प्रत्यक्ष घरकी देखनेकी वात तो बहुत दूर है, और जो इतना 
अधिक व्यापक है कि समस्त गगनको भी ढेँक लेता है इस प्रकार अपने मनमे छाकर 
श्रेप्ठ घोगीजन जिसे “परात्पर” कहते है, जो एकनिष्ठ और एकान्तिक भक्तोके घर 
आप ही ढूंढता हुआ आता है, जो काया, वाचा या मनसे भी दूसरी वातकी ओर 

ध्यान ही नही देता, ऐसे एकनिष्ठ भक्तोको जो निरन्तर फसल देनेवाला उर्बर खेत 
है, जिसके मनमे इस बात का स्वाभाविक निश्चय हो चुका है कि वह सारा त्रिभुवन 

केवल ब्रह्म ही है, उस श्रद्धावान भक्तका जो आराम-स्थान है, जो निरभिमानियोको 


वच्प्पन या महत्व देता है, जो ग्रुणहीनों को ज्ञान देता है और जो निस्पृहो को 
सुखका साम्राज्य देता है, जो सन्तुष्टोको अन्नसे भरा हुआ थार देता है, जो संसारके 


न्वु५६ नवाँ अध्याय 


>नमें इस प्रकारकी शंकाएँ उत्पन्न होना बिलकुल सहज और स्वाम्राविक है। परन्तु 
सुम इस शंकाको अपने मनमें स्थान मत दो । 


अश्रदृधानाः पुरुषा धर्मेस्थास्यथ परंतप। 

अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवत्मनि ॥ ३४ 
“देखो, दूध बहुत पवित्र और स्वादिष्ट होता है और वह॒गौके स्तनमे बहुत ही 
पतली त्वचाकी आडमें पास ही संग्रहीत रहता है। परन्तु फिर भी उसे छोडकर 
“स्तनमें छगी हुई किलनी क्या रक्तका सेवन नहीं करती ? भौरे और दादुर दोनो ही 
कमलके पास रहते हैं, परन्तु कमरूके परागका सेवन केवरू भौरे ही करते हैं और 
दादुरके हिस्सेमें केवल कीचड ही आता है। इसी प्रकार कभी-कभी, किसी अभागे 
“मनुष्यके घरमें हजारो मोहरोसे भरे हुए घडे पड़े रहते है; परन्तु वह उसी घरमें रह- 
“कर भी भूखो मरता है अथवा अत्यन्त दरिद्रताकी अवस्थासे रहकर अपना जीवन 
व्यतीत करता है। उसी प्रकार अन्तरंगमे समस्त सुखोके भाडार, मुझ आत्मारामके 
भ्रत्यक्ष रहते हुए भी, मायासे मोहित पुरुषोकी वासना विषय-भोगोकी ओर ही प्रवृत्त 
होती है । जैसे अपार मृग-जल देखकर मुखमेका अमृतका घूट थूक दिया जाय अथवा 
पारस पत्थर को तोडकर फ़ेक दिया जाय और एक सीपी उठाकर गलेमें बाँध ली 
जाय, ठीक उसी प्रकार अहम्मन्यताके फेरमें पडकर ये बेचारे जीव मेरे पास तक 
आकर पहुँच नही सकते; और इसी लिए जन्म तथा मरणके दोनों तीरोके बीचमें 
गोते खाते रहते हैं। और नही तो मैं ऐसा हूँ कि सदा आँखोके ठीक सामने ही रहता 
हाँ । मैं उस सूर्यकी तरह नही हूँ जो कभी तो दिखाई पड़ता है और कभी मेघोकी 


आइडसमे छिप जानेके कारण अथवा रात्के समय दिखाई नही पड़ता । मैं तो सदा 
आँखोके सामने चमकनेवाला और निर्मल हूँ । 


सया ततसिद॑ सर्व॑ जगदव्यक्तमूतिना । 
सत्स्थानि सवंभ तानि न चाह तेष्ववस्थितः ॥ ४४७ 
“यदि तुम मेरे विस्तारकी बात पूछो तो क्या यह बात ठीक नही है कि यह जो 
सारा संसार है, वह मैं ही हूं ? जिस प्रकार दूध अपने स्वभावके अनुसार जमकर 
दही वन जाता है अथवा बीज ही वृक्षके रूपमे प्रकट होता है, अथवा जिस प्रकार 
सोनेके ही अलंकार बनते है, उसी प्रकार एक मेरा ही विस्तार यह सारा संसार है । 
मेरा निराकार तत्व ही जमकर इस नाम-रूपात्मक' विध्वका आकार धारण करता है 
और मैं भमूत्त ही तत्काछ त्रिछोकका विस्तार करता हूँ। जिस प्रकार जलरूका फेन 
व्यक्त रूपसे दिखाई पडता है, उसी प्रकार महत्व आदि नाम-रूपात्मकः समस्त भूत 
मुझमे ही दिखाई पड़ते है। परन्तु जिस प्रकार उस फेनके अन्दर देखने पर पानी 
नहीं दिखाई पडता अथवा स्वप्नकी अवस्थामे दिखाई पडनेवाले अनेक प्रकारके 
आकार जाग्रत अवस्थामें नही दिखाई पडते, उसी प्रकार यद्यपि ये भूतमात्र मुझमे ही 
भासमान होते है, परन्तु फिर भी इन भूतोमे मेरा निवास नहीं होता । यह तत्व- 
विचार में इससे पहले भी एक वार तुम्हे बत॒ला चुका हँ। और इसलिए एक वार 


आठवाँ अध्याय १४७ 


विषयोसे निश्चिन्‍न्त रहनेवाले निराश्चितोकी माताके समान रक्षा करता है और जिप्तके 
घर तक पहुँचनेका सरल मार्ग केवल भक्ति ही है, वही वह अव्यक्त और अक्षर ब्रह्म 
है। है अर्जुन, इस प्रकारके वर्णन करके मै क्यो व्यर्थ विस्तार करूँ ? तात्पयें यह कि 
जिस स्थान पर पहुँचते ही जीव तद्गप हो जाता है, जिस प्रकार ठंडकके कारण गरम 
पानी भी बिलकुल ठढा हो जाता है अथवा सूर्यके सामने आते ही जिस प्रकार अन्ध- 
कार भी प्रकाशमे परिवत्तित हो जाता है, उसी प्रकार जिस स्थान पर पहुँचते ही 
संसारका बिलकुल मोक्ष ही हो जात। है अथवा जिस प्रकार अग्निमे पडनेवाली छकडी 
भी अग्तिरूप ही हो जाती है, फिर चाहे कुछ ही क्यो न किया जाय और कितना 
ही क्यो न ढूँढा जाय, पर फिर भी उसका लरूकडी-पन कही नदी मिलता अथवा, है 
अजुन एक बार ऊखके रससे शक्कर बन जाने पर चाहे कितना ही बुद्धिमान और 
कुशल पुरुष क्यों न हो, परन्तु फिर उस शक्‍्करसे ऊख नहीं बना सकता अथवा 
पारसके स्परशंसे एक बार लोहेसे सोता बच जाने पर फिर राख उपाय करने पर भी 
उस लोहेका वह छोहापन छौटकर नही आ सकता जो पहले नष्ट हो चुका होता है, 
अथवा एक वार दूधसे घी बन जाने पर फिर उससे कभी दूध नहीं बनाया जा 
सकता; उसी प्रकार जहाँ पहुँचकर मिल जाने पर फिर जन्म और मृत्युकी आवृत्ति 
बाकी नही रह जाती, वही वास्तवमे मेरा सर्वश्रेष्ठ स्थान है। और अपने हृ4यका 
यह गुढ भाव मैं तुम्हे खोलकर और स्पष्ट करके दिखला रहा हूँ। 

यत्र काले त्वतावृत्तिसार्वत्ति चेव योगिनः। 

प्रयाता यान्ति तं॑ काल वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३ ॥ 


“देहावसानके समय योगी पुरुष मेरे जिस स्वरूपमें मिल जाते है, वह स्वरूप 
और भी एक प्रकारसे सहजमे समझा जा सकता है। यदि कभी अकस्मात्‌ देह-पात 


हो जाय अथवा किसी अनुचित समयमे देह-पात हो जाय, तो फिर देह घारण करना 
आवश्यक होता है । परन्तु यदि जास््रोक्त शुद्ध समयमें वह देह विसर्जन करे, तो देह 
विसर्जन करते ही वह ब्रह्म-हूप हो जाता है। परन्तु यदि असमयमे देह-पात हो तो 
उसे पुनः जन्म और मरणके बन्धनमे पडता पडता है। इसलिए “सायुज्य”' अर्थात 
परब्रहके साथ एक-रूप होना और पुनराचवृत्ति अर्थात्‌ वारवार जन्म और मरणके 
फेरमे पडना ये दोनो ही बातें देह-पातके समय पर निर्भर करती है। इसी लिए इस 
प्रप्तगमे मैं तुम्हे देह-पातके समय का तत्व बतला देना चाहता हू । हे अजु न, सुनो; 
जिस समय मृत्युकी तन्द्रा आत्ती है, उस समय पंचमहाभूत अपने अपने रास्तेसे निकल, 
कर चलते बनते है। अतः जब देह-विसजेनका समय आवबे, तब चुद्धि भ्रान्त न हो, 
स्मृति अन्धी न हो जाय और शरीरके साथ ही साथ मन भी न मर जाय, ब्रह्म- 
स्वरूपके अनुभवका कवच मिल जाय और पंचप्राण चामक यह चेतना-समूह बिरूकुू 
ठीक अवस्थामे रहे और पुरा पूरा काम दे ओर इसी प्रकार अन्तरिन्द्रियोका समुदाय 
भी ठोक अवस्थामे रहे और पूरा पूरा काम दे और प्राणोके प्रयाणके समय 'तक ज्यों 


का त्यो वना रहे, आदि इन सब बोतोके लिए यह बात बहुत ही आवश्यक है कि 
शरीरके अन्दरकी अग्नि अर्थात्‌ उणष्णता वरावर अन्त तक बनी रहे । देखो, यदि 


्-् 


नवाँ अध्याय श्प्छ 


बतलाई हुई बातका फिरसे विस्तार करना ठीक नही है, इसलिए यहाँ इतना ही 
कहना यथेष्ट है परन्तु तुम्हारी दृष्टि मेरे स्वरूपमे प्रविष्ट होकर विस्तृत होनी चाहिए । 
न च सत्स्थानि भूतानि पदय से योगसेश्वरम्‌। 
भूतभून्न व भतस्थों मसात्सा भुतभावनः॥ ५॥ 

“यदि कार्य और कारणवाली कल्पनाको अछूग छोड़कर तुम मेरे उस स्वरूपका 
विचार करोगे जो महामायाके भी उस पार और उससे परे है, तो यह सिद्धांत मिथ्या" 
ठहरेगा कि-सब भूतोका अस्तित्व मुझ मे ही है, क्योकि सब कुछ मैं ही हूँ और मुझसे” 
भिन्न और कोई वस्तु नही है। परन्तु जिस समय प्रथम सकल्पके कारण परब्रह्ममे” 
ज्ञान और अज्ञानका झुटपुटा-सा सन्धि-काल उत्पन्न हुआ, उस समय बुद्धिके ज्ञान- 
चक्षुमे कुछ अन्धकार सा व्याप्त हो गया; और इसलिए जो परकन्रद्म विकार-रहित और 
आकारहीन था, उसमें अविद्या-रूपी सन्ध्याके कारण भूत-मात्र परक्रह्मसे भिन्न भासित' 


होने लगे । परन्तु जिस समय संकल्पजन्य अविद्याकी सन्ध्याका अन्त हो जाता है, उस” 
समय जिस प्रकार शका द्र होते ही पृष्पमालाके' सम्बन्धका वह सर्पाभास नष्ट हो 


जाता है, जो कुछ-कुछ अन्धकार और कुछ-कुछ प्रकाश रहनेके समय उत्पन्न होता है, 
उसी प्रकार भूत-मात्रके सम्बन्धमे होनेवाले भासका अन्त हो जाता है और केवल पर-- 
ब्रह्म ही अपने अखण्ड, अविकृत और शुद्ध स्वरूपमे बाकी रह जाता है। यदि वास्तव 
में देखा जाथ तो क्या जमीनमेसे मिट्टीके घो और मटको आदिके अंकुर फूटते है ? 
असलमे घड़ो और मटको आदिकी सृष्टि तो कुम्हारके कल्पना रूपी गर्भसे होती है । 
अथवा क्या समुद्रके पानीके छहरोकी कोई अरूग खान होती है ? लहरें तो वास्तवमे 
हवाके चलनेसे ही उत्पन्न होती हैं । इसी प्रकार क्या कपासके डोडेके अन्दर कपडोका 
सनन्‍्दूक रहता है ? पहननेवालेकी दृष्टिसे ही कपाससे कपड़े बनते है न ? यदि सोनेका 
अलंकार बना डाला जाय तो भी उसका सोना-पन नष्ट नही होता । उसमे केवल 
बाह्मयत. अलूुंकारता होती है और वह भी केवरू अलंकार पहननेवालीकी दृष्टिसे ही 
होती है । प्रतिध्वनि जो उत्तर देती है अथवा दर्पण जो कुछ दिखलाता है, वह हमारी 
ही कही हुईं वात अथवा हमारा ही रूप होता है, अथवा स्वयं उस प्रतिध्वनिका 
अथवा उस दर्पणका अंग होता हैं ? इसी प्रकार जो मेरे मूलवाले अविकृत तथा शुद्ध 
स्वरूप पर भूत सृष्टिका आरोप करता है, स्वयं उसीके संकल्प या विचारमे वह भूत- 
सृष्टि होती है । परन्तु जव उस कल्पना करनेवाली मायाका अन्त हो जाता है, तव 
भूताभास मूलत. मिथ्या होनेके कारण मेरा केवल शुद्ध, बुद्ध और अविकृत स्वरूप ही 
बाकी रह जाता है । जिस समय हमे चक्कर आता है, उस समय आस-पासके पहाड 
और चट्टानें आदि घूमती हुई दिखाई पडती है। ठीक इसी प्रकार अपनी कल्पनाके 
कारण ही विकारहीन परब्रह्ममें भी भूत मात्रका आभास होता है । परन्तु यदि वही 
कल्पना दूर कर दी जाय, तब स्पष्ट रूपसे पता चल जाता है कि यह वात स्वप्नमे भीः 
सच माननेके योग्य नही है कि मैं भूत-मात्र हु और भूत-मान्र मुझमे हैं। इसीलिए 
लोग जो प्राय. यह कहा करते हैं कि---/केवल मैं ही इन भूत-मातको घारण करता 


पडट हिन्दी ज्ञानेश्वरो 


हवाके झोंके या पानीके थपेड़ेसे दीपकेकी ज्योति बुझ जाय और उसकी दीपकताः 
अर्थात्‌ प्रकाश देनेकी शक्ति नष्ट हो जाय तो फिर यदि अपनी दृष्टि अच्छी भी हो 


तो भी भरा उसे क्‍या दिखलाई पड सकता है ? इसी प्रकार देह-पातके समयके 
भयंकर बातप्रकोपसे जब शरीरका अन्दर और बाहर सब कफ व्याप्त हो जाता है, 


जब शरीरगत उष्णताकी कला वुझ जाती है, उस समय स्वयं प्राणोमे भी प्राण नही 
रह जाते, फिर वुद्धिका तो कुछ कहना ही नही है । बिना शरीर-गत ऊष्णताके दरीर 


में जीवन-तत्व रह ही नही सकता । जब इस दरीरकी उष्णता ही नष्ट हो गईं, तब 
यह शरीर ही क्यो और कैसे रह सकता है ? उस अवस्थासे तो इसे कीचड़ या गीली 
मिट्टीका गोला ही समझना चाहिए। ऐसी अवस्थामे आयुष्यकाल कार अच्चेरेमे पड- 
कर व्यर्थ ही नष्ठ हो जाता है और यह पता ही नहीं चलता कि कब इस हशरीरका 
अन्त होगा । अब ऐसी अवस्थामे जब मनुष्य अपने मनमें यह विचार करता है कि मैं 
अपना पुराना स्मरण जाग्रत रखूं और शरीर छोड़कर आत्म-स्वरूपमे मिल जाऊं, 
त्योही कफ आदिके कारण कीचड बनी हुईं इस शरीरकी जीवन-कला नष्ट हो जाती 
है और अगली-पिछली सारी स्मृति जाती रहती है। इसी लिए जिस प्रकार धनका 
भांडार दिखाई पडनेसे पहले ही किसीके हाथका दीपक बुझ जाय, उसी प्रकार पहले 
से किया हआ योगामभ्या स मृत्यु आनेसे पहले ही नष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह कि 
ज्ञानका मूल आधार शरीर-गत उष्णता ही है और प्राणोके प्रयाणके समय इस 
घशरीरस्थ अग्निके भर-पूर बछकी आवश्यकता होती है। - 

अग्निज्योतिरहः शुक्लः षण्सासा उत्तरायणस्‌ । 

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदों जनाः ॥ २४ ॥॥ 

“उस समय शरीरके अन्दर तो अग्निकी ज्योतिका प्रकाश रहना चाहिए । और 
बाहर शुद्ध पक्ष, दिवस और उत्तरायणके छ महीनोमेसे कोई महीना होना,चाहिए; 
ओऔर इस प्रकार सभी अच्छे योग मिलने चाहिएँ। ऐसे अच्छे योगमे जो ब्रह्मज्ञानी 
देहत्याग करते है, वे ब्रह्म-स्वरूपमे मिल जाते है। है अजु न, स्मरण रखो, इस योग 
छा इतना अधिक माहात्म्य है और यही मोक्षके नगरमे पहुँचनेका सररू मागे है | इस 
सार्गकी पहली सीढी शरीरगत अग्नि, दूसरी सीढी उस अग्निकी ज्योति, तीसरी 
सीढ़ी दिनका समय, चौथी सीढी शुद्ध पक्ष और इसके वाद पाँचवी या सबसे ऊपर- 
की सीढ़ी उत्तरायणके छः महीनोमेसे कोई एक महीना है। इसी पाँच सीढियोवार्ले 
भार्गसे योगीजन ऐक्यके मोक्ष-सदनमे पहुँचते है। इसी लिए इन्हे देह-पातका उत्तम 
समय समझो ! इसीको अचिरादि ( अर्थात्‌ सुयंकी किरणोवाला मार्ग ) कहते है । 
हा बना यह भी वबतछा देता हूं कि देह-त्यागके लिए अयोग्ग समय कौन-सा 

। सुनो । 
घूमो राज्रिस्तथा कृष्ण: षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चान्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवतंते ॥ २५ ४ 

“मरनेके समय वायु और कफका प्रकोप होता है, जिससे अन्त करणमे अन्धकार 
भर जाता है । उस समय सब इन्द्रियाँ छकडीकी तरह जड हो जाती हैं, स्मृति भ्रममे 
पड़ जाती है, मन बहुत ही चशच्चल और क्षुव्ध हो जाता है गौर प्राण चारो ओरसे 

दवकर घुटने लगता हैँ। शरीरस्थ अग्निका तेज नष्ट हो जाता है और चारो ओर 


२५८ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


हैं ।” अथवा “मैं इन भूत-मात्रमे रहता हूं ।” सो ये सब संकल्प-रूपी वातके प्रकोप 
के कारण उत्पन्न होनेवाली भ्रमिष्ठ स्थितिसे मुँहसे निकलनेवाली बकबाद या बड़बड़ा- 
हट है। इसी लिए, हे मेरे परम सखा अर्जुन, तुम यह बात ध्यानमे रखो कि मुझे 
विश्व मानना अथवा विश्वात्मा मानना मिथ्या भूत-सात्रकी मिथ्या कल्पना है। जिस 
अकार सूर्यकी किरणोके कारण कुछ न रहने पर भी मृग-जल भासमान होता है, उसी 
प्रकार भूत-मात्र भी मुझमें भासमान होते हैं। केवल इतना ही नही, बल्कि वे मुझे 
भी अपनेमें भासमान कराते हैं। इस प्रकार मै “भूत-भावन”” बर्थातु भूतोके आभास 
का आधार हूँ। परन्तु जिस प्रकार प्रभा और सूर्य दोनो एक ही है, उसी प्रकार मैं 
भी भूत मात्रके साथ एक रूप ही हूँ। तत्व-विचारकी इस प्रणालीको ऐख्वय-योग 
कहते हैं। यह वात अच्छी तरह तुम्हारी समझमें आ गई न ? अब भू तुम्ही बत- 
छातो कि क्या इसमे भेद-भावके लिए कही तिल मात्र भी स्थान है ? इसी लिए यह 
सिद्धान्त ठीक है कि भूत-मात्र मुझसे भिन्न नही है और तुम मुझे भूतोसे कभी भिन्‍न 
मत समझो | कह स्वत्रगो 
यथाकाइस्थितो नित्यं वायुः स्वंत्रगों महान्‌। 
तथा सर्वाणि भुतानि सत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ४ 
/आकाशका जितना विस्तार है, उतना ही विस्तार वायुका भी है! और पंखा 
आदि हिलानेसे ही वायुका प्रथक रूपसे भास होता है, गौर नही तो वायु सदा गगन 
के साथ एक-रूप ही रहती है। इसी प्रकार यदि कल्पना की जाय तो भूत मात्रका 
मुझमे ही भास होता है, और नही तो निविकल्प अवस्थामे ये भूत-मात्र नही रह जाते 
और केवल मैं ही अपने अविक्ृत रूपमें वच रहता हूं । इसी लिए नही” और “हाँ 
ये दोनो केवक कल्पनाकी ही बाते हैं। जब कल्पना नही रह जाती, तब नाम-रूपा- 
त्मक विश्व भी नही रह जाता; और जव कल्पनाका संचार होता है, तब यह सब कुछ 
रहता ही है । कल्पनाका नाश या अन्त हो जाने पर 'हाँ' और ही” वालो बातोके 
लिए कही कोई आधार ही नही रह जाता । इसलिए यह ऐस्वर्य-योग तुम फिरसे 
अच्छी तरह समज्न छो । पहले तुम इस परम ज्ञानके समुद्रंसे तरंगाकार बनो । फिर 
जब तुम देखोगे, तव तुम्हे पता चलेगा कि स्वयं तुम्ही यह सब चराचर जगत हो ।” 
श्रीकृष्ण कहते है---/हे अजुन तुम इस परम ज्ञानसे जाग्रत हो गये न ? अब इस 
जाग्रत अवस्थाके कारण तुम्हारे हू तवाले स्वप्नका अन्त हो गया न ? और वह स्वप्न 
नष्ट हो गया न ? अब यदि फिर किसी समय वबुद्धिको कल्पनावाली नींद आ जाय, 
तो फिर यह अभेद ज्ञान ने रह जायगा, क्योकि उस समय तुम फिर स्वप्तावस्थामे 
पहुँच जाओगे । इसलिए अव मैं तुम्हे वह रहस्य-ज्ञान स्पष्ट रूपसे बतलाता हैं, जिससे 
इस अविद्या-रहूपी निद्राका कही नाम भी न रह जायगा और तुम्हारी आत्म-ज्ञान- 
वाली जाग्रति वरावर बनी रहेगी। इसलिए, हे धनुर्धर पार्थ, तुम धैय॑पुर्वक मेरी 
वातोकी ओर ध्यान दो । तुम समझ रखो कि प्रकृति ही भूत-मात्रकी सृष्टि और नाश 


करती है । 
सर्वेभुतानि कोन्‍्तेय प्रकृति यान्ति मामिकास्‌। 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसुजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 


हर आठवाँ अध्याय १४९ 
कैवल धूरआँ ही धूआँ फैल: जाता है जिससे शरीरकी जीवन-कलाका अन्त हो जाता 
है। जिस प्रकार चन्द्रमाके सामने जलसे भरा हुआ काछा बादल आ जाने पर न तो 
पूरा पूरा अन्घेरा ही रहता है और न पुरा पूरा उजाला ही रहता है, बल्कि कुछ 
कुछ धुँधला-सा प्रकाश रहता है; उसी प्रकार उस समय जीवमे एक ऐसी स्तब्धता- 
सी आ जाती है जिसमे वह मरा हुआ भी नही होता गौर न होशमे ही रहता है; 
और उसका जीवन मरनेके किनारे पर पहुँचकर रुक-सा जाता है । इस प्रकार जब 
उस जीवन पर चारो ओरसे मन, वुद्धि और इन्द्रियोका दबाव पडता है, तो फिर 
जन्म भरके परिश्रमसे प्राप्त किया हुआ फल विलकुल व्यर्थ हो जाता है। और जब 
हाथमें आई हुई वस्तु भी गँवा दी जाती है, उस समय यह तो कहा ही नही जा 
सकता कि वह वस्तु फिरसे उस समय अजित की जा सकती है। वस प्राणोके प्रयाण 
के समय इसी प्रकारकी दुदंशा होती है। यह तो हुई शरीरकी भीतरी अवस्था । अब 
यदि बाहरकी परिस्थिति भी इसी प्रकार प्रतिकूछ हो, अर्थात्‌ कृष्ण पक्ष हो, रातका 
समय हो, और उस पर भी दक्षिणायनके छः महीनोमेंसे कोई महीना हो, भर्थातु 
जिसके प्राणोके प्रयाणके समय जन्म और मरणका चक्र प्रचलित रखनेवाले इस प्रकार 
के लक्षण एक साथ एकत्र हो, भला उसके कानोका ब्रह्म-स्वरूपकी प्राप्ति की वात 
कैसे सुनाई पड सकती है? जिस मनुष्यका देहपात ऐसी दुरवस्थामे होता है, वह 
यदि बहुत होता है तो केवछ चन्द्रछोक तक ही जा सकता है और फिर कुछ 
कालके उपरान्त इसी छोकके झगडोमे आकर फेस जाता है। मैंने जिसे प्राण प्रयाणके 
लिए “अकाल” कहा है, वह यही है । और जन्म-मरणके ग्राम तक पहुँचानेवाला यही 
कृष्ट-प्रद “धृम्र-मार्ग”” है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा अचिरादि नामका मार्ग है, 
हु खूब रौनकवाला, स्वतन्त्र, सब प्रकारकी शान्ति और सुखसे युक्त और ठेठ निवृत्ति 
( अर्थात्‌ मोक्ष ) तक पहुँचानेवाला है । 
शुक्ककृष्णे गती छोते जगतः शाइवते मते। 
एकथा. यात्यतावृत्तिसन्ययावतंते. पुनः ॥ २६ ॥ 

“इस प्रकार शुकुछ और कृष्ण अथवा अचिरादि और धूम्र नामके योगी-जनोके 
दो मार्ग अनादि कालसे चले आ रहे हैं। इनसेसे पहला मार्ग सरल या सीधा और 
इूसरा ठेढा-मेढा है, इसी लिए मैंने बुद्धिके द्वारा ही उनका विस्तृत वर्णन करके तुम्हें 
बतलाया है । इसमे हेतु यही है कि तुम सुमार्ग और कुमार्ग को देख लो, अच्छे और 
वुरेका निर्णय कर छो, हित और अहित समझ लो और तव अपने कल्याणका 
साधन करो । देखो, यदि किसीको वढिया और मजबूत नाव दिखाई पडती हो, तो 
क्या फिर वह कभी किसी अथाह दहमे कूदेगा ? अथवा यदि किसीको कोई सुभीते- 
का, खूब चलता हुआ और बढ़िया रास्ता मालुम हो, तो क्या वह किसी जंग्रलके 
टेढे-मेढे और खराब रास्ते पर पैर रखेगा ? जो अमृत और विपका भेद समझता हो, 
वह क्‍या कभी अमृतको उठाकर दूर फेक देगा ? इसी प्रकार जिसे सरल मार्ग दिखाई 
पडता हो, वह कभी टेढे-तिरछे और खराब रास्ते पर नहीं जायगा। इसी प्रकार 

अच्छी तरह इस बातकी परख लेनी चाहिए कि सत्य क्या है और मिथ्या क्‍या है 
अधवा अच्छा है और बुरा क्या है, और जो इस वातकी अच्छी तरह परख कर लेता 
है, कोई विकट प्रसग आ पडने पर उसकी कुछ भी हानि नही होती । और नही तो 


नवाँ अभ्याय १५९ 


“जिसे प्रकृति कहते है, उसके दो प्रकार मैं तुम्हे पहले बतलछा चुका हों । उन 
दोनो प्रकारोमेंसे पहली अपरा प्रकृति आठ भिन्न-भिन्न स्वरूपोसे व्यक्त होती है और 
दूसरी परा प्रकृति जीव-रूपमे व्यक्त होती है । इस प्रकृ तिके सम्बन्धकी कुछ बाते मै 
' तुमको पहले बतला चुका हुं। इसलिए बार बार उसका वर्णन करनेसे कोई लाभ 
नही महाप्ररुयके समय इस मेरी प्रकृतिमें ही निराकार अभेदसे भूत मात्र एक रूपसे 
विलीन होते है । भ्रीष्म ऋतुमे जब खूब गरमी पड़ती है; तब बीज सहित घास भूमि- 
में ही पूर्ण रूपसे रूयको प्राप्त हो जाती है; अथवा वर्षा ऋतुमे दिखाई पड़नेवाले मेघो 
का उस समय आकाशमे ही लोप हो जाता है जिस समथ शरद ऋतुकी निर्मल शाति- 
का गुप्त भाँडार खुलता है। आकाशमे चलनेवाली वायुका अन्तमे उसी आकाशमे रूय 
हो जाता है और पानीकी रूहरे पानीमे ही लुप्त हो जाती है। स्वप्नमे जो दृश्य 
दिखाई पड़ते है, वे जागने पर मन ही मनमे समा जाते है। ठीक इसी प्रकार कल्पात' 
के समय प्रकृतिमे ही सम-रस होकर समा जाते है। फिर नये कल्पके आरम्भभे जो 
लोग यह कहा करते है कि मै ही फिरसे भृत-सृष्टि उत्पन्न करता हूँ सो अब मैं उसका 
स्पष्टीकरण करता हूँ । तुम ध्यानपूर्वक सुनो । 

प्रकृति स्वामवष्टन्य विसृजासि पुनः पुनः। 
भतग्राससिसं॑ क्ृत्स्तमवशं. प्रकृतेवंशात्‌ ॥ ८ 0 

“जिन प्रकार तन्तुओका समूह वुनावटके कारण स्वयं ही वस्रका रूप धारण करता 
है, उसी प्रकार मैं भी अपनी इस मायाकी सहज लछीलाके रूपमे धारण करता हूं । 
फिर जिस प्रकार धागोकी बुनावटके कारण उनसे छोटे छोटे चौकोर चारखाने बनते 
है, उसी प्रकार मेरी प्रकृतिसे ही नाम रूपात्मक पाँचभौतिक सृष्टि उत्पन्न होती है । 
जिस प्रकार जामनके स्पर्शसे दूध जमने लगता है, उसी प्रकार मूल प्रकृतिमे सृष्टिका 
भाव प्रतिबिम्वित होने छगता है। जब वीजके साथ पानीका संसर्ग होता है, तब 
उसमे से अंकुर फूटने रूगते है, और उनसे जो शाखाएँ तथा उपशाखाएँ वनती है, वे. 
ही वृक्षका रूप धारण कर लेती है। ठीक इसी प्रकार मुझसे प्रक्ृ ति-जन्य भूत-सृप्टि- 
का विस्तार होता है | छोग कहते है कि राजाने अमुक नगर बसाया, और एक हृष्टि- 
से लोगोका यह कहना ठीक भी होता है । परन्तु यदि वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय 

तो क्या कोई कह सकता है कि उस नगरकी रचनामे राजाका कभी हाथ भी छगा 
था ? इसी प्रकार मैं भी प्रकृतिको उसी तरह स्वीकार करता हूँ, जिस तरह स्वप्न- 
की स्थितिमे रहनेवारा मनुष्य जाग्रत अवस्थामे प्रवेश करता है । जब स्वप्नावस्थासे 
मनुष्य जाग्रत अवस्थामें आता है, तब क्‍या उसके पैरोको कभी कोई श्रम होता है ? 
अथवा उसे स्वप्तसे चलकर कोई प्रवास करना पडता है ? इन सव विवरणोका साराश 
यही है कि भूत सृष्टिकी रचना करते समय मुझे किसी प्रकारकी क्रिया नही करनी 
पडती । जिस प्रकार राजाके नियन्त्रण मे प्रजा रहती है, परन्तु फिर भी प्रजामेके 
सब लोग अपनी अपनी रुचिके अनुसार अपने सब व्यापार और व्यवहार करते रहते 
हैं, उसी प्रकार प्रकृतिका स्वीकार मात्र मुझमे आता है, वाकी सब व्यवहार स्वर्य॑ 


2५० हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


देह-पातके समय बहुत बड़ा अन्थ हो जाता है और इन दोनों मार्गके सम्बन्धमें 
आन्ति होनेंके कारण बड़ी खराबी होती है; और जन्म भर जिस योगका अभ्यास 
किया जाता है, वह बिलकुल व्यर्थ ही चला जाता है। यदि अन्त समयमें जीव अचि- 
रादि मार्ग भूल जाय और धृम्र-मार्गमें लग जाय तो फिर उसे संसारके बन्धनमे 
वँधना पडता है और जन्म-मरणके चक्रमें पडकर भटकना पड़ता है। मुझे इन दोनो 
योग-मार्गोको इसलिए स्पष्ट करके दिखलानेकी आवश्यकता पड़ी है जिसमें तुम्हारे 
ध्यानमे इस अवस्थाके महाकष्ट आ जायें और तुम यह समझ लो कि इन सब कष्टोका 
किस तरह बिलकुल अन्त किया जा सकता है। इन दोनो मार्गोमेसे एक मार्गके द्वारा 
जीव ब्रह्म-स्वरूपका महत्व प्राप्त करता है गौर दूसरे मार्गके द्वारा वह जन्म-मरणके 
बखेड़ोमें फँंसता है । परन्तु जिसको इन मार्गमिंसे जो मार्ग दैव-योगसे प्राप्त हो जाय, 
वही उसका मार्ग है। 
नेते सती पार्थ जानन्योगी सुहाति कश्वन। 
तस्मत्सवेंषु कालेषु योगयुक्तो भवाजुंन "२७ 
वेदेष यज्ञेष्‌ तपःसु चेव दानेषु यत्पुण्यफर्ल प्रदिष्टम । 
अत्येति तत्सवंसिदं विदित्वा योगी परंस्थानसुपेति चाह्यमम्‌ ॥२८॥ 

_ “यहाँ इस प्रकारकी शंका हो सकती है कि देहपातके समय ठीक-ठीक वही सव 
बातें तो हो ही नही सकती जो हम चाहते है। जो कुछ हमे प्राप्त होनेको होता है, 
वही अकस्मात्‌ दैव-योगसे प्राप्त होता है । ऐसी अवस्थामे यह कैसे सम्भव है कि हम 
इनमेसे एक ही मार्यसे चकूकर ब्रह्म-स्वरूप हो सकें ? इसका उत्तर यह है कि मनुप्य- 
को सदा यही समझना चाहिए कि चाहे शरीर जाय और चाहे रहे, परन्तु हम ब्रह्म- 
स्वरूप ही है। वात यह है कि डोरीमे जो सर्पका आभास होता है उसका मर कारण 
भी डोरी ही होती है। क्या कभी पानीको इस बातका भान होता है कि हममें तरं- 
गता है या नही ? चाहे उसमे तरंग रहे और चाहे न रहे, पर वह हर समय पानी ही 
रहता है। वह न तो तरंगके उत्पन्न होनेके साथ उत्पन्न ही होता है और न तरंगका 
नाश होनेके साथ वह नष्ट ही होता है। इसी प्रकार जो लोग देह-धारण किये रहने- 
की अवस्थामे भी ब्रह्म-स्वरूप ही होते है; उन्‍्हीको “विदेही” कहना चाहिए। अब * 
यदि ऐसे विदेही पुरुषमे शरीरका नाम-्ग्राम ही न बच रहा हो, तब क्या उनका 
.._ किसी समय मरना सम्भव है ? तात्पर्य यह कि ऐसे छोग वास्तवमे कभी मरते ही 
नही । फिर उन्हे मार्ग दूं ढ़नेकी क्या आवश्यकता है और उन्तके लिए कहाँसे कहाँ 
और कब जाना हो सकता है ? क्योकि उनके लिए तो समस्त देश-काल आत्मरूप ही 
हुए रहते है । और फिर देखो कि जिस समय घड़ा फूटता है, उस समय यदि घटमेंका 
आकाश सरल मार्गसे जाय, तो भी वह आकाश तत्वमे ही मिलता है। उस घट का 
आकाश चाहे जिस मार्गसे जाय, पर क्या कभी यह सम्भव है कि आकाद तत्वमे न 
मिले ? वास्तवमें वात केवल यही है कि जब उस घड़ेका नाश होता है, तव उसका 
केवरू आकार नष्ट होता है और उसमे जो मूल आकाश रहता है, वह घटका आकार 
वननेसे पहले भी रहता है और घटका नाश हो जाने पर भी वह ज्योका त्यो बना 
रहता है। भव जो योगी इस प्रकारके ब्रह्म-ज्ञानकी सहायतासे ब्रह्म-स्वरूप हो जाते 


ल्‍ 
कद 


१६० हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


उस प्रकृतिके ही होतें है। उनके साथ मेरा कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही होता । देखो, 
जिस समय पूर्णिमाका चन्द्रमा होता है, उप्त समय समुद्र में अपरम्पार लहरें उठने 
लगती है । हे अजु न, कया वे लहरे उत्पन्न करनेके लिए चन्द्रमा को समुद्र मथना पड़ता 
है, या उसे उलटना-पुलूटना पडता है ? छोहा यद्यपि जड होता है, पर फिर भी जब 
चुम्वक पत्थरके पास आता है; तब वह उसकी तरफ बढ़ने छगता है। परल्तु क्या 
कभी लोहेको चलनेमे प्रवृत्त करनेके लिए चुम्बकको किसी प्रकारका परिश्रम करना 
पड़ता है? वस इसी प्रकार मैं भी मूल मायाको धारण करता हूं और तत्काल ही 
भूत-सृष्टि आपसे आप अस्तित्वमे आने रूगती है। जिस प्रकार वीजमेसे शाखाएँ 
और पत्ते आदि उत्पन्न करनेमे पृथ्वी सहायक होती है, उसी प्रकार, हे अजु न, यह 

सारी भूत-सृष्टि प्रकृतिकी सहायतासे प्रकट होती है। अथवा जिस प्रकार बाल्य आदि 

अवस्थाओका मुख्य कारण देह-संग है, अथवा आकाझसे वर्षाकी क्रिया करानेमे जिस 
प्रकार मेघ-मण्डली मूल कारण होती है, अथवा स्वप्नका कारण जिस प्रकार निद्रा 

होती है, उसी प्रकार, हे नर-श्रेष्ठ पाथे, इस समस्त भूत-सृष्टिका समर्थ कारण प्रकृति 
ही है। समस्त चराचर, स्थूछ और सूक्ष्म भूत मात्रका मूल कारण यह प्रकृति ही है । 

इसी लिए भूत-सृष्टिको उत्पन्न करने अथवा उसका प्रतिपालन करने आदिकी क्रियाओं 
का सम्पर्क मुझसे बिलकुल नही होता । पानीमे चन्द्रमाकी जो किरणे पडती है, वे 

लहरोके समान ही लम्बी दिखाई पडती है; परन्तु उन्तकी यह बाढ कुछ चन्द्रमाकी 

की हुई नही होती । ठीक इसी प्रकार समस्त कम मुझ तक पहुँच कर भी मुझसे 
अलग आंर दूर ही रहते हैं । 

न च मां ताति कर्माणि निबध्तन्ति घनंजय । 


उदासीनवदासीनससक्तं तेषु कंस ॥ ९ ॥ 

“जिस प्रकार समुद्रमे उठनेवाली पानीकी प्रचण्ड लहरोको नमकका बना हुआ 
बाँध नही रोक सकता, उसी प्रकार जिन कर्मोका अन्‍्तमें मुझमे ही लय होता है, वे 
कर्म भी मेरे लिए वन्धनकारक नही हो सकते । यदि धुएंके क्षुद्र कणोका बना हुआ 
ढाँचा वायुको यह कहकर रोक सकता हो कि---“बस रुक जाओ” अथवा सूर्यके 
प्रभा-मण्डलमे यदि कालिमाका प्रवेश हो सकता हो, तो फिर ये कम भी मुझे बाँध 
सकते है। जिस भ्रकार वर्षाकी धारोसे पर्वंतका अन्तरंग विद्ध नही होता, उसी 
प्रकार प्रकृति जिन कमोंका आचरण करती है, वे कर्म मुझे बाँध नहीं सकते | यवि 
वास्तवमे देखा जाय त्तो यह प्रकृति जो नाम-रूप आदि विकार उत्पन्न करती है, 
उनका आधार मैं ही हूं । पर मैं सदा उदासीन या तटस्थ रहता हूँ, और इसीलिए 
नतो मैं कोई क्रिया करता ही हूँ और न कराता ही है । यदि किसी घरमे कोई 
दीपक जलाकर रख दिया जाय तो न तो वह दीपक किसीसे कोई काम कराता ही है 
ओर न किसीको कोई काम करनेसे रोकता ही है। यह तो यह भी नही देखता कि 
कीन क्‍या कर रहा है। जिस प्रकार वह दीपक केवल तटस्थ रहता है, परन्तु फिर 
भी मकानमें रहनेवारे लोगोकी क्रियाओका कारण होता है, उसी प्रकार यद्यपि मैं 


भूत मात्रमे रहता हूं, परन्तु फिर भी भूत-मात्रके कर्मोके साथ मेरा कुछ भी सम्बन्ध 
नही रहता ॥ 


आठवाँ अध्याय १५१ 


हैं, उनके लिए इस बातका कोई झगड़ा ही नही रह जाता कि मार्ग कौन सा है और 
अ-मार्ग कौन सा है । इसीलिए हे अजु न, तुम निरन्तर योग-युक्त होकर रहो । वस 
इससे तुम्हे आपसे आप ब्रह्म-स्वरूप प्राप्त हो जायगा। फिर इस देहका वन्धन जब 
तक चाहे, तब तक रहे और जब चाहे, तब नष्ट हो जाय, पर तुम्हारे अनिव॑न्ध या 
स्वतन्त्र ब्रह्मस्वरूपमे तिलू मात्र भी वाधा नहीं हो सकती । वह ब्रह्म-स्वरूप न तो 


विश्व-रचनाके समय ही जन्मके बन्धनमे पडता है और न विद्वका प्ररूय होने पर भी 
वह मरण के ही बन्धनमे पडता है । और न कल्पादि तथा कल्पान्तके बीचवाले समय- 
में ही इस प्रकारके मोहमे पड़ता है कि वह स्वर्ग है और यह संसार है। जो इस 
प्रकारका बोध प्राप्त करके योगी होता है, वही इस बोधका ठीक-ठीक और पूरा-पूरा 
उपयोग कर सकता है, क्योकि वह विषय-भोगो पर छात मारकर आत्म-स्वरूपको 
प्राप्त होता है। इन्द्र आदि देवताओकी जो साम्राज्य-सत्ता स्वर्गमे चारों ओर फैली 
हुई है, उसे वह दूर फेकने योग्य और कौडीके दामकी चीज समझकर उसकी बवज्ञा 
करता है। 

“यदि कोई सम्पूर्ण वेदोका अध्ययन करके वेदोनारायण बन जाय अयवा गासत्रों- 
में कहे हुए सब प्रकारके यज्ञ आदि करके अपार फल प्राप्त कर के अथवा पुरशचरण 
करके या दान देकर कोई अपार पुण्य संचित कर ले तो भी इन स्षमस्त पुण्योका समु- 


दाय या कर्म-फलोकी पूर्णता भी कभी निर्मल परब्रह्मकी बराबरी नहीं कर सकती । 
जो स्वरगें-सुख यदि काँटे पर रखकर तौले जाये तो वजनमे ब्रह्मानन्दकी अपेक्षा कम 


नही जान पडते, वेद और यज्ञ आदि जिन स्वर्ग-सुखोके साधन है, जिन स्वर्ग-सुखोसे 
कभी आदमीका जी नही भरता अथवा जिन स्वर्ग-सुखोका कभी अन्त नही होता, 


बल्कि जो स्वगे-सुख भोगनेवालेकी इच्छाके अनुसार बराबर व्यापक हीते जाते है; 
जो स्वगं-सुख अपने बढते हुए ग्रुणोके कारण ब्रह्म-सुखके सम्बन्धी वल्कि प्राय. सग्र 
भाईके ही समान जान पडते है, जो स्वर्ग-सुख इन्द्रियोकों सन्‍्तुष्ट करनेके कारण 
इन्द्रियोमेक्रे ब्रह्म-सुखके स्थान पर वैठनेके योग्य समझें जाते है, जो स्वर्गं-सुख किसी 
सौ यज्ञ करनेवालेको जल्दी नही मिछते, उन्ही स्वर्ग-सुखोको जब श्रष्ठ योगी अपनी 
उस दृष्टिसे देखते है जो ब्रह्म-ज्ञानके कारण दिव्य हो जाती है और उन स्वर्ग-सुखोको 
हाथ पर रखऊऋर तौलते है और उनके भारका अनुमान करते है, तब उन्हे पता चलता 
है कि वे स्वगं-सुख उस सुखके सामने वहुत ही हलके हैं जो ब्रह्म-ज्ञानकी प्राप्तिके 
कारण होता है। उस समय योगी छोग उन स्वर्ग-सुखोको मिट्टीके समान समझ कर 
अपने पैरोके नीचे पायन्दाजकी तरह बिछा छेते है और उन्ही पर पैर रखकर वे पर- 
ब्रह्मकी पीठ पर आरोहण करते हैं।” इस प्रकार जो स्थावर-जंगमात्मके सृष्टिके एक 
स्थान पर एकन्न किये हुए वैभव हैं, जिनकी आराधना स्वय॑ ब्रह्मा और शंकर भी 
करते है और जो केवल योगी-जनोके ही भोगनेकी वस्तु है, जो समस्त कछाओको भी 
कछा देनेवाले है, जो परमानन्दकी मूर्ति, विश्वके जीवके जीवन, सर्वज्ञताके मूल उद- 
गम, यावद कुरूके दिव्य कुलदीपक हैं उन श्रीक्षण्णने पाडुपुत्र अजु नसे ये सब बातें 
कही । इस प्रकार कुरुक्षेत्रम जो जो घटनाएँ हुई थी, संजय उनका वर्णन राजा धृत- 
राष्ट्र कर रहे थे। मै ज्ञानदेव आप श्रोताओसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग वही 
वर्णन और आगे सुनें । 


नवाँ अध्याय १६१ 


मयाध्यक्षेण प्रकृति: सुयते सचराचरस्‌ । 
हेतुनानेन कौन्तेय _ जगहिपरिवतंते ॥ १० ॥ 

“हे सुभद्रानाथ अर्जुन, यह्‌ एक ही विचार मै भिन्न-भिन्न प्रकारसे वार बार तुम्हें 
कहाँ तक बतलाऊँ ! तुम एक बार इतना ही समझ रखो कि जिस प्रकार छोगोके 
व्यापारका सूर्य निमित्त मात्र होता है, उसी प्रकार मैं भी जगत की उत्पत्तिका तटस्थ 
रूपसे निमित्त मात्र होता हूँ। और इसका कारण यही है कि मैं जो मूल प्रकृतिको 
धारण करता हूँ, उसीसे इस चराचर विश्वकी उत्पत्ति होती है, और इस दृष्टि से विचार 
करने पर मैं ही इस विश्वकी उत्पत्तिका कारण हू ) अब तुम इस दिव्य ज्ञानके प्रकाशमे 
मेरे इस “ऐश्वर्य-योग”” का तत्व देखो । वह तत्व यह है कि भूत मात्र मुझमें है, परन्तु 
मैं भूत मात्रमे नही हुं । अथवा ये भूत मात्र भी मुझमे नही है और मैं भी इन भूत- 
सात्रमे नही हू । भाई अर्जुन, यह मुख्य वात तुम कभी मत भूलो । यह गुढ ज्ञान 

ही मेरा सार और सर्वस्व है, और आज यह बात मैं तुम्हे विछ़कुल खोलकर 
और स्पप्ट रूप से वतला रहा हुं । अब तुम इधर-उधर भटकनेवाली इन्द्रियो के 
द्वार वन्‍्द करके अपने मनमे आत्म-चिन्तन करते हुए इस रहस्यके माधुर्यका उपभोग 
करो। हे अर्जुन, जब तक इस रहस्यका पता नही चलता, तब तक इस नाम- 
रूपात्मक ससारके कूडें-करकटमे मेरे यथाथे रूपका ठीक उसी प्रकार पता नही 
चलता, जिस प्रकार भूसेमे अनाजके दानोका पता नही चछता । साधारणत ऐसा 
जान पडता है कि तकंके मार्गसे ही मर्मका पता चलता है, परन्तु वास्तवमे 
बिना अनुभूतिके इस मर्मका ज्ञान भी व्यर्थ है, क्योकि मृग-जरूकी आाद्रतासे 
पृथ्वी कभी भीगकर मुलायम नही हो सकती, यदि पानीमे जारू फैला दिया जाय तो 


ऐसा जान पडता है कि चन्द्र माका प्रतिबिम्ब उसी जाल मे आकर फेस गया है। परन्तु 
जब वह जाल पानीमेसे निकालक्र किनारे पर रख दिया जाता है, तब उसमेका चन्द्रमा 


कहाँ चला जाता है ? इसी प्रकार छोग व्यर्थकी वाचालता करके अनुभवकी 
आखोमे धघृल झोकते है और अनुभव न होने पर भी वाचालतापूर्वक कह बैठते है कि 


हमे अनुभव हो गया । परन्तु जब यथार्थ बोधका समय आता है, तव उनके उस अनु- 
भवका कही कोई ठीक ठौर-ठिकाना ही नही रह जाता । 


अवजानन्ति मां भुढा! सालुषी तनुमाश्रितम्‌ । 
परं॑ भावसजानन्तोी सम भ्‌ तमहेश्वरम ॥११॥ 

“यदि तुम्हे सचमुच संसारका भय जान पडता हो और वास्तवमे मेरे प्रति तुम्हारा 
सच्चा अनुराग हो,तो तुम्हे उचित है कि तुम इस तत्व-विचारकों अच्छी तरह और 
प्रयत्न पूर्वक स्मरण रखो । नही तो जिस प्रकार नेन्नोमे कमरू रोग व्याप्त होने पर 
स्वच्छ चाँदनी भी पीली जान पडती है, उसी प्रकार मेरा निर्मल रूप भी स-दोप जान 
पडने रूगता है। अथवा जिस प्रकार ज्वर के कारण मुखका स्वाद बदरू जानेसे दूध 
'भी कड॒ वा रूगने रूगता है, उसी प्रकार मेरे मनुष्य न रहते हुए भी छोग मुझे मनुष्य 
मानने लगते हैं । इसी लिए है भाई अर्जुन, मैं वार वार तुमसे कहता हू कि तुम इस 
रहस्य-शञानको मत भूछो, क्योकि विना इस रहस्यके केवछ ऊपरी या स्घूल दृष्टि किसी 


नवाँ अध्याय 
हे श्रोतागण, आप लोग केवल एकाग्र मनसे मेरा प्रवचन सुनें । बस इतनेसे ही 
आप लोगों को सत्र प्रकारके सुखोंकी प्राप्ति होगी, यह मेरा बिलकुल स्पष्ट प्रतिज्ञा 
वचत है। परन्तु यह बात मैं अभिमानपूर्वक नही कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब श्रोता 
लोग तो सर्वज्ञ ही हैं। परन्तु फिर भी मैं आप लोगोसे बहुत ही आत्मीयतापूर्वेक 
प्रायेता करता हूँ कि आप छोग मेरी बातोंक्री ओर ध्यान दे । इसका कारण यही है 
कि जिप्न प्रकार किश्वी खोको सम्पन्न मायका प्राप्त होता है और वहाँ से उसके दुलार 
पूरे होते है, उप्ती प्रकार मुझे आप लोगों का आश्रश्र प्राप्त हुआ है और आप ही छोगो 
से मेरे सब दुलार पूरे होंगे और मेरा मगोरथ सिद्ध होगा। आप लछोगोकी कृपा- 
दृष्टिकी वृष्टिके कारण मेरी प्रयवन्नताका उप्वन कुछ अच्छी तरह फऊ-फूछ रहा है; 
और उस उपवनकी शीतल छाया देखकर संसारके तापसे तृप्त मेरा जीव उस छाबामें 
लोट रहा है और उसके तापकी शान्ति हो रही है । आप छोग सुख-रूपी अमृतके 
गम्भीर दह हैं, इसलिए मैं उनमेंसे जितना चाहूँ, उतना सुख-रछूपी अम्रृत प्राप्त कर 
सकता हूँ। अब ऐसा! सुन्दर अवसर पाकर भी यदि मैं दुलारसे बाते करनेमे डरूँ, तव 
फिर मुझे सुख और शान्ति कव प्राप्त हो सकती है ? सच तो यह है कि जिस प्रकार 
अपने वच्चेकी तोतली बातें सुनकर और उसके टेढे-तिरछे पड़नेवाले पैरोको प्रसन्नता- 
पूवेक देखकर उसकी माता आनन्दित होती है, उसी प्रकार मैं भी आप सनन्‍्तजनोका 
प्रेम प्राप्त करनेकी उत्कंठासे दुलारकी ये सब बातें कह रहा हूँ। और नही तो यदि 
मेरे वक्‍तृत्वकी योग्यता देखी जाय तो वह कुछ भी नहठी है और आप सब श्रोता छोग 
सर्वज्ञ ही हैं। ऐसी अवस्थामें यदि मैं आप लोगोके सामने बैठकर प्रवचन करू और 
बाप छोग उसे सुनें, तो मेरा यह प्रयास स्वयं सरस्वतीके पुत्रकों पटिया पर पाठ 
लिखाकर उन्हे भिक्षा देनेके समान ही होगा । देखिए, जुगन्‌ चाहे कितना ही बड़ 
क्यो न हो, परन्तु फिर भी सूर्यके महातेजके सामने उसकी कुछ भी नही चल सकती। 
भछा ऐसा रस-परिपाक कहाँ मिल सकता है जो अमृतकी थालीमें परोसा जा सके ? 
भला यह कभ्नी सम्भव है कि सवको शीतल करनेवाले चन्द्रमाको पंखेसे हवा की 
जाय ? या स्वयं नाद-तत्त्वको गाना सुनाया जाय ? या अलूंकारकों ही अलूुकार पह- 
नाथा जाय ? जो स्वयं सुगन्ध हो, वह भरा कौन-सी चीज सूँचे ? समुद्र किस दहमें 
स्तात करने जाय ? और ऐसा कौन सा स्थरू-विस्तार है, जिसमे सारा आकाश समा 
सके ? इसी प्रकार भला ऐसा वकक्‍तृत्व मैं कहाँसे छा सकता हूँ जिससे आप लोगोका 
चित्त सन्तुष्ट हो और आप लोगरोको इतना आनन्द हो कि आप छोगोके सुखसे इस 
प्रकारका धन्यताका उद्यगार निकले कि--“वाह ! वक्‍तृत्व हो तो ऐसा हो ।” परन्तु 
फिर भी क्‍या सारे विश्वको प्रकाशित करनेवाले सूर्थदी आरती हाथसे बनाई हुई 


१६२ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


केममकी नही । स्थुरू दृष्टिसे मुझे देखना वास्तवमें कोई देखना ही चही है, क्योकि यदि 
कोई स्वप्नमें झूठ-मूठका अमृत पी ले, तो उससे वह कभी अमर नही हो सकता । 
साधारणत: लोग मुझे ऊपरसे, स्थुल दृष्टिसे देखते है और उसी ऊपरी रूपमे मुझे जानते 
हैं; परन्तु जिस प्रकार उस हंसका नाश होता है, जो पानी में पडनेवाले नक्षत्रोके 
प्रतिबिम्बके धोखेमें आा जाता है और उन्हीको रत्न समझकर उन्हें प्राप्त करनेकी आगा 
करता है, उसी प्रकार यह ऊपरी ज्ञान भी यथाथे ज्ञानकी प्राप्तिके मार्गेमें बाघक होता 
है । यदि हम मृग-जरूकों ही गंगा मानकर उसके पास जाये तो उससे भला हमें किसी 
फलकी प्राप्ति हो सकती है ? यदि हम बबूलको ही कल्प-वृक्ष मानकर उसे हाथमे लें 
उससे क्या राभ होगा ? यदि हम कारू-सप्प को यह समझकर हाथमें पकडे कि यह 
नील मणियोका दो-लडा हार है, अथवा सफेद पत्थरको ही रत्न समझकर चुने अथवा 
खैरके जरूते हुए अंगारोको यह समझकर झोलीमे भर ले कि यह तो गुप्त धवका भाडार 
खुल गया, अथवा यदि कोई सिंह किसी कूएमें अपनी परछाँही देखकर इस बातका विचार 
न करे कि यह सचमुचका सिंह है या मेरी परछाँही मात्र है और उस कुएँमें कूद पड़े- 
तो उसका क्‍या परिणाम होगा ? इसी प्रकार जो लोग अपने मनमे इस बातका पक्‍का 
निश्चय कर लेते हैं कि मैं परमात्मा सचमुच साकार होकर संसार मे अवतार धारण 
करता हूँ और यही समझकर %35805306 प्रपंचमे लीन होते है उनकेसम्बन्धमे यही 
समझ लेना चाहिए कि वे पानीमें पड़नेवाले प्रतिविम्बको ही चन्द्रमा समझकर उसका 
संग्रह करते हैं। इस प्रकार बुद्धिका भ्रमिष्ठ निश्चय केवल व्यर्थ ही होता है। जिस 
प्रकार कोई माँड पीकर उपक्तमे अमृतके ग्रुणकी अपेक्षा करता हो, ठीक उसी प्रका रकी 
बात यह भी है कि इस नहवर नाम-रूपात्मक स्थूल रूप पर मनसे पूरा पूरा विश्वास 
रखा जाय और तब उसीमे मेरा झ्ाइवत स्वरूप देखा जाय। भला इस प्रकारके 
प्रयत्नसे मैं कैसे दिखलाई पड़ सकता हूँ ? क्‍या पूर्वकी ओर जानेवाले मार्गसे चलकर 
कभी कोई पश्चिमी समुद्र के उस पारवाले तट पर पहुँच सकता है ? अथवा हे अर्जुन, 
भूसेको चाहे कितना ही कूटा जाय, पर उससेंसे क्या कभी अनाजका दाना मिल 
सकता है ? इसी प्रकार जिस स्थूछ विश्वका आकार केवल विकारसे बना है, उसीको 
जानकर मेरा केवल, निराकार और निग्रुण स्वरूप भरता कैसे जाना जा सकता है ? 
क्या फेन पीनेसे ही पानी पीनेका फल हो सकता है ? इसी प्रकार मनमे मोह उत्पन्न 
होनेके कारण छोग 'त्रमसे यह कल्पना कर लेते हैं कि यह विश्व मैं परमात्मा ही हूं, 
और तब यह मान लेते है कि यहाँके जो जन्म और मरण आदि कम है, वे मुझपर भी 
प्रयुक्त होते है । इस प्रकार वे छोग मुझ वाम-रहित पर चामका, क्रियाहीन पर कर्म 
का और विदेह पर देह-धर्मका आरोप कर लेते है। मेरे निराकार होते हुए भी वे 
मुज्ञ पर आकारका आरोप करते हैं, मुज्ञ उपाधि हीन पर उपचार-विधिका आरोप 
करते है मेरे निष्क्रिय होने पर भी मुझ पर व्यवहारका, वर्ण-हीन होने पर भी वर्णका, 
निगुण होने पर भी ग्रुणका, हस्त-पाद आदिसे रहित होने पर भी हस्तपाद आदिका, 
अपरिमित होने पर भी परिणामका और सर्वव्यापी होने पर भी स्थान विज्येपका 
बारोप करते है । जिस प्रकार सोया हुआ मनुष्य स्वप्नमें अपने विछीने पर ही जंगल देख- 
ता है, उसी प्रकार वे छोग मुन्न श्रवण-हीनके सम्बन्धमे यह समज्नते हैं कि मुझे श्रवण है; 


; नवाँ अध्याय १६४३ 


और यद्यपि मुझमें नेत्र, गोत्र, रूप, आकार, इच्छा, तृप्ति, वस्त्र, भूषण और कारण आदि 
कुछ भी नही है, परन्तु फिर भी वे मुझमे इन सव वातोंका आरोप या भावना करते 
हैं। यद्यपि मैं स्वयंसिद्ध हूँ, परन्तु फिर भी वे मेरी मूर्ति बनाते है; मैं स्वयं भू हु, पर 
फिर भी मेरी प्राण-प्रतिष्ठा करते हैं और मैं सदा सर्वदा अखंड और सर्वत्र व्यापक हु, 
पर फिर भी वे मेरा आवाहन और विसर्जन करते हैं। यद्यपि मैं सदा स्वयंसिद्ध हूँ, 
परन्तु वे अपनी वुद्धिसे मेरे अविकृत एक-हूपके साथ बाल्य, युवा तथा वृद्धावस्थाका 
सम्बन्ध स्थापित करते हैं। यद्यपि मैं हंतहीन हूँ, परन्तु फिर भी वे मुझमे द्वेत भाव- 
का आरोप करते है, मेरे निष्क्रिय होने पर भी मुझमे क्रियाकी सम्भावना करते हैं 
और मेरे अभोक्ता होने पर भी यह समझते हैं कि मैं भोगोका उपभोग करता हूँ ! 
यद्यपि मेरा कोई कुल या गोत्र नही हैं, पर फिर भी वे मेरे कुछका वर्णन करते है । 
मेरे अविनाशी होने पर भी मेरी मृत्युकी कल्पना करके दुःखी होते हैं। और यद्यपि 
मैं सबके अन्दर समान रूपसे ओत-प्रोत रहता हूं, पर फिर भी मेरे सम्बन्धमे शत्र्‌ और 
मित्र आदि भावोकी सम्भावना करते हैं। यद्यपि मैं आत्मानन्दका प्रत्यक्ष आगर हूँ, 
परन्तु फिर भी वे समझते हैं कि मैं नाना प्रकारके सुखोकी इच्छा करता हूं, और 
यद्यपि मैं सब जगह समान रूपसे व्यापक रहता हूँ, परन्तु फिर भी वे मुझे एकदेशीय 
कहते हैं; और यह मानते हैं कि मैं अमुक स्थकू-विभागमे रहता हूँ । और यद्यपि मैं 
समस्त चर और भचरकी आत्मा हूं, पर फिर भी व्रे मेरे सम्बन्धमे यह प्रसिद्ध करते 


है कि मैं एकका पक्ष छेता हूं और दूसरे पर क्रोध करके उसे मारता हूँ । तात्पर्य 
यह कि इस प्रकारके जो अनेक मनुष्य-धर्म है, उन्होकों वे “मैं” कहने रूगते है 
और उन सवका मुझमे आरोप करते है। इस प्रकार उनके ज्ञानका स्वरूप सत्यके 
विलरूकुल विपरीत होता है। वे जब कोई मृत्ति अपने सामने देखते है, तब उसीको 

देवता कहने छगते है, पर जब वही मूर्ति टूट जाती है, तव यह कहकर उसे फेफ देते 
है कि यह देवता नही है । तात्पयें यह कि वे छोग अनेक प्रकारसे यही मानते है कि 
मैं साकार मनुष्य ही हूं । इस प्रकार उनका वह॒ विपरीत ज्ञान ही सच्चे ज्ञानको 
अन्धकारमे रखता है और सच्चा ज्ञान उनकी दृष्टिके सामने नही आने पाता । 

सोघाशा सोघकर्माणो सोघज्ञाना विचेतस:। 

राक्षसीमासुरी चेव प्रकृति मोहिनीं श्विताः॥१श॥ 

“इसी छिए ऐसे पुरुषोका जीवन निष्फल सिद्ध होता है। वर्षा ऋतुके अतिरिक्त 
अन्य ऋतुओमे जो मेघ दिखाई पडते हैं, अथवा मृग-जलूकी जो छहरे उठती हुईं 
दिखाई देती है, वे सब दूरसे ही देखने भरकी होती है। यदि उनके पास जाकर 
उनकी परीक्षा की जाय तो कुछ भी अर्थ नही सिद्ध होता। ऐसी परीक्षामे वे दोनों 
ही निस्सार सिद्ध होते है । बच्चोके खेलनेके लिए मिट्टीके जो घुड-सवार वनाए जाते 
हैं, अथवा जादूगर छोग जो अलंकार आदि उत्पन्न करते है, भथवा आकाशमे वादलो- 
के बने हुए जो महल और कोट आदि या गन्धव॑ंनगर दिखाई देते हैं, वे सब वास्तवमें 
कुछ न होने पर भी देखनेवालोको भासमान होते ही हैं। सरपत वरावर सीधा बढता 
तो रहता है, परन्तु उसमे फल नही लगते और उसके कांड भी अन्दरसे पोले ही होते 


नवाँ अध्याय १७३" 


सरीखा कोतवाल घोडा है। तात्पयं यह कि जब तक उनकी गाँठमे पुण्य रहता है, तव" 
तक वे इन्द्र-सुखके समान इसी प्रकारके अनेक सुखोका उपभोग करते है । 

ते तं भुक्त्वा स्वगंलोक विद्यालं क्षीणे पुण्ये सत्यंलोक॑ विद्वन्ति 

एवं त्रयीधसंसनुप्रप्ना गतागंतं कासकासा लभन्‍्ते ॥२श॥। 

“जब उनके कमाये हुए पुण्यका आधार नहीं रह जाता और साथ ही इन्द्र-पद-- 
का तेज भी उतर जाता है, तब वे लोग फिर इसी मृत्यु-छोकमे चले आते है। जिस 
प्रकार कोई व्यसनी पुरुष वेश्याके फेरमे पडकर अपना सारा धन गेँवा देता है और 
तब उस दरिद्वावस्थामे उसके लिए उस वेश्याके द्वार पर जाना भी असंभव हो जाता 
है, उसी प्रकार सग्रहीत पुण्य समाप्त हो जाने पर उन यज्ञकर्त्ताओकी जो लल्जास्पद 
अवस्था होती है, उसका मैं क्या वर्णन करूँ ! इस प्रकार जो लोग मेरी शाश्वत 
आत्माको न पहचानकर अपने पुण्य-कृत्योकी सहायतासे स्वर्गंका भोग प्राप्त करते है, 
उन्हे वास्तविक अमरत्व नही प्राप्त होता और अन्तमें उन्हे इस मृत्यु-लोकमे ही आना 
पड़ता है। वे माताके गर्भाशयमे गन्दगीमे नौ मास तक रहकर बार-बार जन्म लेते: 
और मरते है। स्वप्नमे द्रव्यका बहुत सा भाडार देखा जाता है, परन्तु ज्योही नींद 
खुलती है, त्योही सारा भाडार न जाने कहाँ चला जाता है। ठीक इसी तरह वेदनो- 
को मिलने वाला स्वर्ग-सुख भी मिथ्या ही समझना चाहिए। हे अर्जुन, अनाज निकाल 
लेने पर जो भूसा बच जाता है, उसे ओसाना विलकुरू व्यर्थ ही होता है। इसी 
प्रकार चाहे कोई पुरुष वेदवेत्ता भले ही हो जाय, परन्तु यदि उसे मेरे शाइवतः 
स्वरूपका ज्ञान न हो तो समझ लेना चाहिए कि उसका सारा जीवन व्यर्थ ही गया । 
इसीलिए यदि मेरा ज्ञान न हो तो समस्त वेदोक्त धर्म निरुषयोगी ही सिद्ध होते है । 
परन्तु यदि तुम्हे मेरे सत्स्वरूपका ज्ञान हो जाय और तब तुम्हे और किसी प्रकारका 
ज्ञान न भी हो, तो तुम सुखी ही होगे । 

अन-याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयु पासते। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं॑ वहाम्यहम्‌ ॥२९॥ 

“जिसने सम्पूर्ण मनोयोगपूर्वक अपने आपको मुझे अपित कर दिया है, जो उसी 
प्रकार मेरे सिवा और किसी दूसरेको अच्छा नही समझता, जिस प्रकार गर्भाशयमे- 
का पिंड और कोई उद्योग नही जानता और जिसे समस्त जीवनका ही ज्ञान मेरे 
नामके रूपमें होता है और इस प्रकार जो एकनिष्ट होकर मेरा चिन्तन करता है, 
तथा मेरी उपासना करता है, उसीकी मैं भी वरावर सेवा करता रहता हूँ । जब वह 
पूर्ण मनोयोगपूर्वक एकीकरण करके मेरी उपासना का भाग अंगीकार कर लेता है, 
उसी समय उसकी सब प्रकारसे सुव्यवस्था करने का भार या चिन्ता मुझ पर आा 
पडती है| तब जो जो बातें उसके करनेकी होती है, वे सब बातें उसके लिए मुझे 
करना आवश्यक हो जाता है। माता पक्षिणी अपने उन्ही बच्चोके लिए अपना जीवन 
धारण करती है जिन बच्चोके अभी तक पंख नही निकले होते । उसे अपनी भूख- 
प्यासका कुछ भी ध्यान या चिन्ता नही रहती । वह सदा केवछ अपने बच्चोके हितके 
ही सब काम करती हैं । इसी प्रकार जो छोंग सब तरहसे मुझपर विश्वास रखकर 
भेरी उपासना करते है, उनकी सब प्रकारसे देख-रेख मैं ही करता हूँ । यदि वे मेरे 


१६४ हिन्दी ज्ञानेद्वरी 


है। बकरीके गलेमें जो स्तन निकलते है, वे भी केवछ दिखाऊ ही होते है । ठीक इसी 
प्रकारका मृढ पुरुषोका जीवन भी होता है। उनके किए हुए कर्म सेमहके फलोकी 
तरह लेने-देनेके कामके नही होते और केवल धिक्कारनेके योग्य होते है। ऐसे छोग 
जोज्ञान प्राप्त करते हैं, वह बन्दरके तोड़े हुए नारियलके समान अथवा अच्धेके हाथमें 
जाये हुए मोतियोके समान निष्फल होता है। तात्पयं यह है कि उनके शास्त्र छड़कियो 
के हाथके शस्त्रोके समान अथवा अशुद्ध पुरुषोके मन्त्रबीजके समान केवछ निरूपयोगी 
होते है। इसी प्रकार, हे अर्जुन, उनका समस्त ज्ञान-संग्रह और कर्म-संग्रह दोनो व्यर्थ 
ही होते है, क्योकि उनके चित्तमें यथार्थ ज्ञानका अभाव होता है। अच्छी-भरी बुद्धि- 
को भी ग्रसनेवाली, विवेकका ठौर-ठिकाना नष्ट करनेवाली और अज्ञानके अन्धकारमे 
संचार करनेवाली तामसी राक्षसी प्रकृति (माया) के चंगुलमे वे लोग फंसे रहते है 
और इसी लिए उनके चित्तके धुर्े उड़ जाते है और वे तमोगुण-युक्त राक्षसीके मुखमे 
जा पड़ते है। उस तामसी राक्षसीके मुखभे आशाकी लारके अन्दर हिंसाकी जीभ 
छपलपाती रहती है जो असमाधान या असन्तोपके लोथडे बराबर चबाती रहती है । 
यह हिंसाकी जीभ होठ चाठती हुई अनर्थके कानो तक बाहर निकलती है। यह 
राक्षसी दोषोके पर्वंतोकी दरियामे निरन्तर मत्त होकर घृमा करती है । ढेष ही उसकी 
दाढें है जिनसे वह ज्ञानको चवाकर उसका कचूमर निकाल देती है। स्थूल बुद्धिवाले 
समु्खोेकि लिए वह त्वचा और अस्थिके वेष्टनके समान होती है | इस प्रकार इस तामसी 
माया राक्षसीके मुखमे जो छोग भूतोको दी हुई वलिके समान पड़ते है, वे अज्ञान या 
प्रान्तिके दहमे डूबकर नष्ट हो जाते है । इस प्रकार जो लोग तमोगरुणके गड़ढेमे जा 
पडते है, उनके पास तक सहायताके लिए विचारका हांथ पहुँच ही नहीं सकता । 
ऐसे लोगोकी तो कोई बात ही नही करनी चाहिए; क्योकि इस बातका पता भी नही 
चलता कि वे कहाँ चले गये । इसी लिए इन मृढ लोगोकी यह व्यर्थंकी कहानी अब 
समाप्त की जाती है। यदि इसका विस्तार किया जायगा तो उससे व्यर्थ ही वाणीको 
कष्ट होगा ।” श्रीकृष्णकी इस प्रकारकी बाते सुनकर अर्जुनने कहा--हे महाराज, 
आप जो कुछ कहते है, वह बिलकुल ठीक है ।” इस पर श्रीकृष्णने कहा---' हे भर्जुन, 
अब मैं साधु पुरुपोकी स्थिति बतराता हूँ । सुनो । 
महात्सानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्चिताः। 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भ तादिसव्ययम्‌ ॥१३॥ 

“निरन्तर पवित्र स्थलोमे रहनेका संकल्प करने वाला मैं क्षेत्र-सनन्‍्यासी जिनके शुद्ध 
अन्त करणमे निवास करता हूं, जिन्हे वैराग्य कभी निद्वाके समय भी छोड़कर कही 
नही जाता; जिनकी श्रद्धायुक्त शुद्ध भावनाओंमे धर्मका साम्राज्य रहता है, जिनके 
मनमें सदा विवेककी आद्रता रहती है, जो ज्ञान-गंगामे स्वान कर चुके होते है, जो 
पूर्ण च्रह्मकी स्थिति तक पहुँचकर समाधान प्राप्त कर चुके होते है, जो शान्ति-रूपी 
वेलमें मानो नये पल्‍ल्लवके समान निकले हुए होते है, जो उस परब्रह्ममे निकले हुए 


अंकुरके समान होते हैं जिसमे जगतकी परिणति या परिसमाप्ति होती है, जो घैर्यके 
आधार-स्तम्भ जान पड़ते हैं, जो आनन्द-समुद्रमे डुवाकर भरे हुए पाचके समान होते 


५७४ हिन्दी ज्ञानेब्वरी 


साथ एक-रूप होकर मोक्षकी रच रखते है, तो उतकी वह रुचि भी मैं ही पूरी 
करता हू । और यदि उन्हे मेरी सेवा ही अच्छी छगती हो, तो मैं उन्हें प्रेमका दान 
देता हू । इस प्रकार वे लोग अपने मनमें जिन जिन बातोकी इच्छा करते है, वे सब 
मैं उन्हे बार बार देने लगता हूँ । और इस प्रकार जो कुछ मैं उन्हे देता हूँ, उनके 
लिए उसकी देख-रेख भी मुझे ही करनी पडती है। उनका योग-क्षेम मुझे ही करना 
पडता है, क्योकि उनकी सब बाते मुझ पर ही आश्रित रहती है । 
येष्प्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेंष्पि सामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपुर्वकम्‌ ॥२१॥ 
“इसके सिवा और भी अनेक सम्प्रदाय है, परन्तु उनके अनुयायी मेरा स्वेब्या- 
थक रूप नही जानते । वे अग्नि, इन्द्र, सूयं और सोमके उद्देश्यसे यज्ञ करते है। वे 
यज्ञ भी मुझे ही प्राप्त होते है, क्योंकि यह सारा विश्व मैं ही हूँ । परन्तु यह उपासना 
प्रणाली सीधी नहीं बल्कि टेढी है । देखो, वृक्षकी शाखाएँ और पत्ते सब एक ही 
वीजसे उत्पन्न होते है, परन्तु सबके लिए पानी ग्रहण करनेकी क्रिया मूल या जड़ ही 
करती है, इसलिए जडमें ही पानी देना ठीक है। अथवा मनुष्यके शरीरमे दस इन्द्रियाँ 
होती है और वे सब एक ही शरीरमे होती हैं, और वे इन्द्रियाँ जिन विषयोका 
सेवन करती है, वे भी अन्तमें एक ही स्थानमें जाते हैं । तो भी क्या कोई खाद्य पदार्थ 
प्रस्तुत करके कानोमें डालता है ? अथवा फूल यदि आँखोके साथ बाँध दिये जाये तो 
काम चल सकता है ? नही । अन्न मुखमे डालना होगा और सुगन्धका अनुभव नाक- 
से करना होगा । इसी प्रकार मेरा वास्तविक स्वरूप समझकर ही मेरी उपासना की 
जाती चाहिए। यदि मेरे आत्म-स्वरूपको विना जाने हुए मेरा भजन किया जायगा 
तो वह व्यर्थ किये हुए कामकी तरह निष्फल होगा । अतः कमंके लिए ज्ञान-दृष्टिकी 
आवश्यकता होती है और उस दृष्टिका स्वच्छ तथा निर्मे होना भी आवश्यक है । 
अहूं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च॒ प्रभुरेव च। 
न तु सामभिजानन्ति तत्त्वेनातरच्यवन्ति ते ॥२०। 

“हे अर्जुन, यदि वास्तवमें देखा जाय तो यज्ञोके समस्त उपचारोका मेरे सिवा 
और कौन भोक्ता हो सकता है ? में ही समस्त यज्ञोका मूल हू और मे ही यज्ञोकी 
अन्तिम मर्यादा हुं । परन्तु इन याज्ञिकोको इस बातका ज्ञान नही है और इसी लिए 
वे दूसरे देवताओके भजनमे लगे हुए है । जिस प्रकार देवताओं और पितरोके नामसे 
गंगाका पानी गंगामे ही अर्पंण किया जाता है, उसी प्रकार यज्ञ आदि विधि-विधानों 
के द्वारा वे छोग मेरी ही वस्तु मुझको ही अपित करते है, परन्तु केवल अपेण विधि 
दूसरे देवताओके उ्ं इयसे करते है। इसी लिये, हे भर्जून, वे इन विधि-विधानोके 
द्वारा मुझ तक आकर नही पहुँचते, बल्कि याज्ञिक लोग जिन देवताओके उद्देश्यसे इन 
सब कर्मोका आचरण करते है, उन्ही अपने उपास्य देवताओको वे लोग प्राप्त होते हैं । 

यान्ति देवन्नता देवापितृस्यान्ति पितृत्रताः। 


भूतानि यान्ति भ तेज्या यान्ति सद्याजिनोषपि माम्‌ ह२पा। 


नव (अध्याय १६५ 


हैं, जिनका भक्तिके प्रति इतना अधिक अनुराग होता है कि उसके सामने मुक्तिसे 
कहते हैं कि “दूर हो; हमें तेरी आवश्यकता नही है ।” जिनके सहज आचरणमें भी 
नीति जीवित रूपसे विहार करती हुई जान पड़ती है, जिनकी समस्त इन्द्रियाँ शातिसे 
ज्ूंगारित होती है और जिनका चित्त इतना अधिक विज्ञाल् होता है कि वह मुझ 
सरीखे सर्वव्यापकको भी चारो ओरसे आश्छादित कर लेता है, इस प्रकार जो महा- 
समर्थ महात्मा मेरा वह सत्य स्वरूप पूर्ण रूपसे जान लेते है, जो दैवी सम्पतिका 
सौभाग्य ही है और दिन-दूने रात चौगुने प्र॑मसे मेरा भजन करतें है, परन्तु जिन्हें 
डैत भाव कभी नामको भी स्पर्श नही करता, हे अर्जुन, वे लोग मत्स्वरूप ही होकर 
रहते है | वे मेरी सेवा तो करते हैं. परन्तु उस सेवामे जो एक विलक्षणता होती है, 
वह भी सुनो । 

सततं कीतंयन्तो मां यतन्तश्व॒ दृढब्ताः । 

नमस्यन्तवच मां भक्‍त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥१४॥ 

“ऐसे भक्त प्रायश्वितका व्यापार तो बन्द कर देते है और कीरत्ततके समय भक्ति- 
के आवेशमे नाचने लगते है। उनका पग्रायश्वित्तवाला व्यापार इसलिए बन्द हो जाता 
है कि उनमे पापका नाम भी नहीं होता ! वे यम-दम आदिको निस्तेज कर देते है, 
तीर्थ-क्षैत्रोके चिह्न तक मिठा देते है और यम-लोकके मार्गका अन्त कर देते हैं। 
क्योकि यम कहता है--“इन छोगोने तो पहलेसे ही इन्द्रियोकों वशमे कर रखा है। 
फिर मेरे लिए नियमनका काम ही कहाँ वाकी रह जाता है ।” ऐसे लोगोका मनो- 
भिग्रह देखकर दम कहता है--''मैं अब किसका दमन करूँ ?” तीर्थ कहते है--- 
“इनके अंग्रोमे दोष तो इतना भी नही हैं जो औषध भरको भी प्राप्त हो सके | फिर 
हुम अपने पावन गुणसे इनका कौन सा मल दूर करे ? इस प्रकार वे महात्मा छोग 
केवल मेरे नाम-कीौत्तंन के घोषसे ही विश्वके दुखोका नाश करके समस्त संसारको 
आत्म-सुखसे भरपूर कर देते हैं | वे विना प्रभातके ही ज्ञानदिवसका उदय करा देते 
है, विना अमृतके ही अमर कर देते है और बिना योग-साधनाके ही नेत्नोको मोक्षके 
दशैन करा देते है। राजा और रंकमें योग्यताके भेद-भावकी कल्पना करना अथवा 
'किसीको छोटा और किसीको बडा समझना तो वे लोग बिलकुल जानते ही नही । वे 
ऊँच-नी घका कोई भेद नही करते और आनन्‍्दका वाड़ा सारे संसारके लिए खुला 
रखते है। वैकुण्ठमे तो शायद ही कभी कोई जाता हो, परन्तु वे सारे विश्वको 
वैकुण्ठ बना डालते है। इस प्रकार वे केवल नाम कीत्तंनके घोषसे सारे संसार को 
स्वच्छ प्रकाशमय वना देते है.। वे सूर्यके समान तेजस्वी होते हैं, परन्तु सूर्यकों जो 
अस्तकालछका दोष रूगता है, वह दोष उन्हे कभी स्पर्श भी नहीं करता । चन्द्रमा तो 
केवल पुणिमाके दिन ही सम्पूर्ण रूपसे मंडल-युक्त दिखाई देता है, परन्तु वे सदा 
धूर्णता धारण किये रहते है। इसमे सन्देह नही कि मेघ उदार होते है, पर उनकी 
पूजी भी कभी न कभी खतम हो जाती है, और इसलिए वे भी उन महात्माओकी 
वरावरी नही कर सकते । इन्हे सचमुच उड़ते हुए सिंह कहना चाहिए। एक वार जो 
भेरा नाम मुखपर छानेके लिए हजारो जन्म घारण करने पड़ते है, वह नाम उनकी 

जीभ पर प्र मके कारण निरन्तर नाचता रहता है। मैं ऐसा हूँ कि में बैकुंठमे भी 


सवाँ अध्याय श्छ्प्‌ 


“जो लोग अपना मंत्र, वाणी और इन्द्रियाँ इन्द्र आदि देवताओके भजनमें रूगाते 
हैं, वे शरीर-पात होते ही उन देवताओका रूप प्राप्त करते है। अथवा जिनके मन 
पितृत्रतके आचरणमें रंगे हुए हैं, वे मृत्युके उपरान्त पितृ-स्वरूप होते है। जिन छोगो 
को वेताल, पिशाच और हीन ग्राम्य देवता ही सबसे श्रेष्ठ जान पड़ते है, और जारण 
मारण आदि मन्त्रोके लिए जो उनकी उपासना अंग्रीकार करते है, उनके शरीरका 
परदा जब मृत्यु उठा देती है, तब वे लोग तुरन्त ही भूत-योनिको प्राप्त होते है । इस 
प्रकार सव लोग अपने अपने संकल्पो या विचारोके अनुसार ही अपने अपने कर्मोका 
फल प्राप्त करते हैं। परन्तु जिनकी आँखोने मेरे दर्शन किये है, जिनके कानोने मेरा 
श्रवण किया है, जिनके मनने मेरा ध्यान किया है, जिनकी वाचाने मेरी कीत्तिका 
गान किया है, जो अपने समस्त अग्रोसे समस्त स्थानों पर मेरे ही उद्देश्यसे नमन 
करते हैं जो अपने दान-पुण्य आदि सब काम मेरे प्रीत्यर्थ करते है, जिन्होने मेरा ही 
अध्ययन किया है, जो अन्दर और बाहर मद्गूप होकर सन्तुष्ट होते हैं, जो अपना सारा 
जीवन मुझे ही अर्पण करते है, जो केवल हरिभक्तोके लक्षण धारण करनेके लिए ही 
अह-भावना का स्वीकार करते है, जिन्हे केवल मेरा ही लोभ रूगा हुआ है; जो 
केवल मुझे प्राप्त करनेकी इच्छासे ही स-काम रहते हैं, जो मेरे ही प्रेममे व्याकुल 
होते है, मेरे सर्वव्यापी स्वरूपसे भरे होनेके कारण जिन्हें लौकिक भाव भासमान भी 
नही होते, जिनके शासत्र और मन्त्र-तन्त्र सब मेरे प्रीत्यर्थ होते है, तात्पर्य यह कि जो 
अपने समस्त व्यवहारों और आचारोमे मेरा ही भजन करते है, वे मृत्युके पहले ही 
मेरा सत्य शुद्ध और वुद्ध स्वरूप प्राप्त कर लेते है। फिर भला मरनेके बाद वे और 
कहाँ जा सकते है ? इसी लिए जो अपने समस्त व्यवहार स्वय ही मेरे स्वरूप अपित 
करते है, वे मेरे याज्ञिक या उपासक मेरा ही स्वरूप प्राप्त करते है। है अर्जुन, भात्म- 
स्वरूपका अनुभव हुए बिना मैं कभी किसीको प्रिय नही होता | मैं और किसी उपाय 
से किसीके लिए साध्य नही हो सकता । इन विपयोभे जो अपने ज्ञानका गव॑ करता 
हो, उसकी अज्ञानी समझना चाहिए । जो अपना वडप्पन दिखलाता हो, समझ लेना 
चाहिए कि उसीमे कुछ कमी और सच्चाई है। जो अभिमान पूर्वक यह कहता हो 
कि अब मै परिपूर्ण हो गया हू उसके सम्बन्धमे खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए 
कि उसमे कुछ भी महत्व नही है। इसी प्रकार, है अर्जुन, जो छोग अपने यज्ञ -याग 
आदिकी अथवा तपरचरणकी डीग हाँकते हैं. उनके इन सब कर्मोका तृण भर भी 
उपयोग नही होता । भरा तुम्ही बतराओ कि ज्ञानकी सामथ्यं रखनेमे वेदोसे भी 
बढ़कर और कोई समर्थ है ? अथवा ववक्‍तृत्व-शक्तिमे सहस्त-वदन शेष-नागसे भी वढ 
कर कोई और कुशल है ? परन्तु वह शेप भी मेरे विछीनेके नीचे ढवा बैठा है और 
वेद भी मेरे स्वरूपका यथा-तथ्य विचार करनेसे घबरातें है और “नेति नेति” कह- 
कर पीछे हट जाते है । इस विपयमे सनक आदि ज्ञाता भी पायकू और भौचवके हो 
गये है। यदि तपर्चरणका विचार करो शुरूपाणि शंकरके वरावर कठोर तपस्या 
किसने की है ? परल्तु वे तपस्वी-श्रेष्ठ शकर भी सव अभिमान एक ओर रखकर मेरे 
चरण-तीथथ अपने मस्तक पर धारण करते है । सम्पन्नतामें छक्ष्मीके समान कौन श्रेष्ठ 


१६६ हिन्दी ज्ञानिश्वरी ट 


नही रहता, मैं भानु-मण्डलमे भी नही दिखाई पड़ता और यहाँ तक कि मैं योगियोके 
मनको भी पार करके निकल जाता हूँ । तो भी, हे अर्जुन, जिस स्थान पर भेरे 
अनन्य भक्त प्र मसे मेरे नाम-संकीत्तेतका घोष करते रहते है, वहाँ मै जो और कही 
कभी नही मिलता, सहजमे मिल जाता हू । जरा देखो कि वे छोग मेरे गुणोंमें कहाँ 
तक और कैसे लीन हो जाते है । उन्हे स्थल और काल्‍रूका भी स्मरण नही रह जाता 
और वे मेरे नाम-कीत्तंनमे आत्मसुख प्राप्त करते हैं। उनकी कृष्ण, विष्णु, हरि, 
गोविन्दकी अखंड माला बरावर चलती रहती है, और वे मेरे सम्बन्धमें मुक्त हृदयसे 
अध्यात्मकी चर्चा करके जी भरकर मेरे गुणोके गीत गाते रहते है। परन्तु अब इन 
वातोका अधिक विस्तार करनेकी आवश्यक्ता नही है। हे अजु न, वे भक्त इस प्रकार 
मेरा कीत्तेन करते हुए चराचरमे सचार करते है। और है भाई अजुन, वे भक्त 
अत्यन्त यत्न-पू्वंक पंच-प्राणों और मनको पूरी तरहसे दबाकर उन्हे अपने अधीन 
रखते हैं। वे वाहरसे तो यम-नियमोके घेरे खड़े कर देते है और अन्दर वजञासनका 
कोट वनाकर प्राणायामकी तोपोसे मोस्वेबन्दी करते है। उस समय कुंडलिनी शक्ति- 
के जाग्रतिके कारण जो प्रकाश होता है, उसमे मन और प्राण-वायुकी अनुकूलतासे 
सन्नहवी कलाके अर्थात्‌ परिपूर्ण आत्मज्ञान रूपी अमृतके सरोवर खुल जाते है। उस 
समय अन्तर्मुंख इन्द्रियोकी एकाग्रताकी परम अवधि हो जाती है ( अर्थात्‌ वे एकाग्रता 
की चरम सीमा पर पहुँच जाती है), विकारोकी भाषाका अन्त हो जाता है और 
समस्त इन्द्रियाँ खीचकर हृदयमे बन्द हो जाती है। इतनेमे धारणा अर्थात्‌ ध्यादकी 
परिपवक दछ्षाके घुड-सवार दौड़-धृप करके पचमहाभुतोको एकत्र करते है और वे 
पच्रमहाभूत एकत्र होकर आकाशमे छीन हो जाते है और संकल्प-विक्ल्पकी चतुरंग 
सेनाका पूर्ण रूपसे नाश हो जाता है । फिर यह प्रचड जय-घोप होने लगता है कि--- 
* विजय हो गई ।” ' “विजय हो गई । और उस जय-घोपमे ध्यान-धारणाका नगाडा 
* बजने छऊगता है और ब्रह्मके साथ ऐव्यका एक-छत्न राज्य दिखाई देने लगता है। 
इसके उपरान्त सम्पूर्ण आत्मानुभवके साम्राज्यमे समाधि-लक्ष्मीका अभिषेक होता है। 
हे अजु न, इस प्रकार मेरा भजन बहुत ही गम्भीर और गूढ रहस्यात्मक है। जो 
भक्त मेरा इस प्रकारका भजन करते है, वे यह समझ लेते है कि जिस प्रकार वस््रमे 
एक सिरेसे दूसरे सिरे तक एक-जात तन्तु रहते है, उसी प्रकार मै भी समस्त चरा- 
चरमें ओत-प्रोत भरा रहता हू । उनकी समझमे यह भी आ जाता है कि ऐसा कोई 
पदार्थ नही है जिसमे मेरा निवास न हो। उन्हे इस बातका ज्ञान हो जाता है कि इस 
संसार-रूपी वस्षका एक सिरा ब्रह्मदेव और दूसरा सिरा मशक या मच्छर है; और 
इन दोनोके बीचमे जो समस्त भूत सृष्टि है, व्रह सब मेरा ही स्वरूप है। फिर ये 
छोटे-बड़े और सजीव-निर्जीवका कोई भेद नही करते । उस समय जो वस्तु उनकी 
दृष्टिमि पडती है, उसे वे मद्रप अर्थात्‌ द्रह्म-स्वरूप समझकर उसका सरलतापूर्वक 
आदर करते है । उन्हे अपनी श्रेष्ठताका ध्यान ही नही रह जाता और न दूसरोकी 
योग्यता तथा अयोग्यताकी ही कोई भावना रह जाती है। उन्हे एक सिरेसे समस्त 
व्यक्तियोका नश्नतापुर्वक आदर करना ही अच्छा रूगता हैं, जिस प्रकार ऊँचे स्थान 
पर गिरा हुआ पानी आपसे आप इकट्ठा होकर फिर नीचे स्थान पर आ जातां है, 


५१७६ हिन्दी ज्ञानेइचरी 


है? उस लरक्ष्मीके घरमें श्री देवी सरीखी दासियाँ काम करती है ? उसी लक्ष्मीने 
खेलवाडमे जो घरौदा बनाया है, उसीको लोग अमरपुरी कहते है। ऐसी अवस्थामें 
क्या इन्द्र आदि देवाधिपति उन लक्ष्मीकी पुतलियाँ नही सिद्ध होते ? वह लक्ष्मी जब 
इस प्रकारके खेलवाडसे उबकर ये घरोदे तोड़ डालती है, तब महेन्द्रादि सब कंगाल 
हो जाते है। वे दासियाँ जिन वृक्षोकी ओर देख लेती है, वे वृक्ष कल्पतरु हो जाते 
है । जिस लक्ष्मीके घरमें काम करनेवाली परिचारिकाओमें भी इस प्रकारकी अछौ- 
किक सामथ्ये है, उस मुख्य नायिका रक्ष्मीका भी नारायणके सामने कोई विशेष महत्व 
नही है। इसलिए, हे अर्जुन, वे लक्ष्मी मनोयोगपुर्वक मेरी सेवा करती है और 
अभिमान अरूग रखकर उन्होने नारायणके चरण धोनेका सौभाग्य प्राप्त कर छिया 
है । इसलिए पहले अपने महत्वके सब विचार छोडने पड़ते है, ज्ञान सम्बन्धी अभि- 
मानका परित्याग करना पडता है और मनमें इस प्रकारकी सच्ची भावना रखकर 
विनयी होना पडता है कि मैं संसारके सब जीवोसे छोटा हुं । तब जाकर मनुष्य मेरे 
स्वरूपके समीप पहुँच सकता है। देखो, सहस्न-कर सूर्यकी दृष्टिके सामने चन्द्रमा भी 
फीका पड जाता है। फिर जुगन्‌ अपने तेजकी प्रौढ़ताकी डीग क्यो हाँके ? इसलिए 
जहाँ लक्ष्मीका महत्व और शंकरका तप भी कोई चीज न हो, वहाँ मूढ और दुर्बंल 
सामान्य मनुष्योका भला क्‍या पूछना है ! इसी लिए शरीरके अभिमानका विचार 
छोड देता चाहिए, समस्त सदगुणोकी प्रतिष्ठा राई-तोनकी तरह उतारकर फेक देनी 
चाहिए और सम्पन्नताके मदको निछावर करके उसका अन्त कर डालना चाहिए | 
पत्र पुष्पं फल तोयं यो से भकत्या प्रयच्छति । 
तदहं भवक्त्युपह॒त्सइनासि प्रयतात्मनः॥ २६ 0 
“ऐसा भक्त जिस समय असीम-प्र म-रसमे भरकर किसी वुक्ष फल मुझे अपित, 
करनेके लिए मेरी तरफ बढावा है, तब मै बड़ी उत्कठासे उसे लेनेके लिए अपने दोनो 
हाथ आगे वढाता हूँ और उस फलका डंठल तोडनेके लिए भी नही सकता और बड़ें 
प्रेमसे ज्योका त्यो उसे सेवन करता हू । है अर्जुन, यदि मेरा कोई भक्त भक्तिपुव्क 
एक फूल भी मुझे देता है, तो वास्दवमे मुझे वह फूल भी सूँघना चाहिए, परन्तु उस 
समय मै भक्तके प्र मसे इतना अधिक भर जाता हू कि वह फूल भी मैं अपने मुखभे 
रखकर खा जाता हूं । परन्तु फूलकी तो बात ही क्‍या है, यदि मेरा भक्त मुझे क्सी 
ऐसे-वैसे वृक्षका एक पत्ता भी अपित करता है, तो मै यह भी नही देखता कि वह 
पत्ता ताजा है या बासी मौर सूखा है। मै तो केवछ यही देखता हूँ कि वह प्र म- 
रससे भरा हुआ है, और वह पत्ता भी मैं उसी प्रकार सखसे खाकर पृष्ट होता हूँ । 
जिस प्रकार कोई भूखा आदमी उतावलेपनसे अमृत पीकर तृप्त होता है। अथवा 
किसी अवसर पर ऐसा भी होता है कि कही कोई पत्ता भी नही मिलता । परल्तु 
पानीकी तो कमी नही रहती न ? वह तो सब जगह बिना दासके ही मिल जाता है। 
परन्तु वही मुफ्तमे मिला हुआ हम भक्त मुझे अपना सर्वस्व समझकर अपित 
करता है, और उसके इस अल्प समर्पणसे ही मुझे ऐसा जान पड़ता है कि उस भक्तने 
भानो मेरे लिए वैकुण्ठसे भी बढ़कर कोई निवास स्थान बनवा दिया है अथवा 
कौस्तुभसे भी बढ़कर निमंछ तेजवारा कोई जड़ाऊ अलंकार मुझे पहना दिया है; 


नवाँ अध्याय १६७ 


उसी प्रकार उन भक्तोका यह स्वभाव ही हो जाता है कि वे भूतमात्रको देखते ही 
नम्नर हो जाते है। अथवा जिस प्रकार फलोसे लदे हुए वृक्षकी शाखाएँ आपसे आप 
झुककर जमीनकी ओर आ जाती हैं, उसी प्रकार वे भूत-मात्रके सामने स्वाभाविक 
रूपसे नम्र हो जाते है। वे निरन्तर गव॑-रहित रहते है। वे नम्रताको ही अपना 
सारा वैभव समझते है और वह सारा वैभव वे जय जय मन्‍्त्रपूवक मुझे अपित कर 
देते है । इस प्रकार सदा भृतमात्रके सामने नम्न होते रहनेके कारण उनकी मान और 
अपमानवाली भावना विलकुरू नष्ट हो जाती है और इसीछिए वे आपसे आप मद्गप » 
होकर निरन्तर समरस रहकर उपासना करते रहते है। हे अजु न; इस प्रकार मैंने 
तुम्हे सच्ची और महत्वपूर्ण भक्तिकी सब बाते बतला दी है। आप जरा उन छोगों- 
की भी कुछ वातें सुन छो जो ज्ञान-यज्ञके द्वारा मेरी उपासना करते है। हे अचु न, 
भजन करनेका कौशल तो तुम जानते ही हो, क्योकि यह विषय मैं तुम्हे एक वार 
पहले बतला चुका हूं ।” श्रीक्ृष्णकी ये सब बातें सुनकर अजु तने कहा---हाँ 
महाराज, भक्ति और भजनकी सव वाते मैं सुन चुका है । इस सौभाग्यका प्रसाद 
मुझे एक वार प्राप्त हो चुका है । तो भी यदि अमृत बार बार परोसा जाय तो क्‍या 
कभी कोई यह कह सकता है कि--/बस, अब और नही चाहिए |” अजुनकी यह 
बात सुनकर श्रीकृषष्णने समझ लिया कि अब इसे इस विपयका चस्का पड गया है 
और ज्ञान-सुखुसे इश्नका अन्तरग डोलने छूग गया है। अत. श्रीकृषष्णने कहा--“बाह 
वाह ! अजु न, तुमने यह बहुत अच्छी बात कही । और नही तो यदि वास्तविक 
दृष्टिसे देखा जाय तो इस विषयके विवेचनका यह कोई उचित प्रसंग नही था । परन्तु 
, मेरे अन्त करणमें तुम्हारे लिए जो स्नेहपुर्ण आदर रहता है, वही मुझ वोलनेमे प्रवृत्त 
करता है ।” यह सुनकर अर्जुनने कहा--“महाराज, आप यह ॒कैसी बाते कहते हैँ । 
यदि चकोर न हो तो क्‍या चाँदनी नही छिटकती ? क्या चाँदनीका यह सहज स्वभाव 
नही है कि संसारके तापका निवारण करे ? जिस प्रकार चकोर पक्षी अपने अनुराग- 
के कारण चोंच खोलकर चन्द्रमाकी ओर देखता है, उसी प्रकार मैं भी आपसे थोडी- 
सी भ्रार्थेता करता हू । परन्तु महाराज, आप तो क्वपाके प्रत्यक्ष सागर ही है । मेघ 
अपनी सामथ्यंसे ही संसारकी इच्छा पूरी करता है, और नही तो यदि मेघसे होने- 
वाली वर्षाका विचार किया जाय तो उसके सामने चातककी प्यास कितनी अल्प 
ठहरती है ! परन्तु जिस प्रकार चुल्लू भर पानीरके लिए भी गंगा नदीके तटपर जाने- 
की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मेरी माँग चाहे थोडी हो और चाहे बहुत, 
परन्तु हे महाराज, आप सब बाते विस्तारपूर्वक कहे ।” अजुनकी ग्रह बात सुनकर 
भगवानने कहा--''अच्छा, अब इन वातोको जाने दो | मुझ जो सन्‍्तोप हुआ है, 
उसके कारण अब तुम्हारे मुखसे निकली हुई स्तुति सहन करनेके लिए अवकाश ही 
नही रह गया । तुम सचमुच मेरी बातें सच्चे भावसे सुन रहे हो, और यही वात मेरे 
वक्‍तृत्वके लिए उत्साह-वद्धंक हो रही है।” इस प्रकारकी प्रस्तावनाके उपरान्त 
श्रीकृष्णने आगे यो कहना आरम्भ किया--- 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो सामुपासते। 
एकत्वेन  पृथक्त्वेन बहुधा विद्वतोमुखम्‌ ॥१५॥॥ 


नवाँ अध्याय १७७ 


अथवा क्षीर-सागरसे भी बढकर सुखदायक द्रधके असंख्य नवीन शयन-स्थल मेरे लिए 
बनवा दिये है, अथवा कपुर, चन्दन और क्रृष्ण अगर इन तीनो वस्तुओका सुगन्धि- 
मय, बहुत ऊँचा मेरु पंत मेरे उपभोंगके लिए उत्पन्न कर दिया है, अथवा मेरी 
दीप-मालामे एक दूसरा सूर्य ही लाकर लगा दिया है; अथवा उसने गरुड़ सरीखे वाहन 
अथवा प्रत्यक्ष कल्पवुक्षोेके उपवन अथवा कामधेनुके झुण्ड ही मुझे अपित किये है, 
अथवा अमृतसे भी बढकर स्वादिष्ट नाना प्रकारके दिव्य पकवान्न उसने मेरे सामने रखे 
हैं। जिस समय मेरा भक्त मुझे पानीकी एक दूँद भी देता है, उस समय मुझे इतना 
ही अपरम्पार सन्‍्तोप तथा आनन्द होता है। हे अर्जुन, यह कुछ आवश्यक नही है कि 
मैं तुम्हे ये सब बाते वतलाऊँ ही, क्योकि तुम तो प्रत्यक्ष ही यह बात देख चुके हो 
कि भक्तिपूर्वंक लाये हुए तीन मुट्ठी चावलोके लिए मैंने सुदामाके फटे हुए दुपट्टेकी 
गाँठे अपने हाथसे खोली है । मैं तो केवल भक्ति ही देखता हूँ; और जहाँ भक्ति होती 
है, वहाँ मैं छोटे और बडेके भेद-भावकी कभी कल्पना भी नहीं करता । चाहे कोई 
हो और चाहे जिस प्रकारका मेरा आतिथ्य करे, परन्तु यदि मुझे उसमे सच्चा भाव 
दिखलाई पडता है तो मैं तुरन्त ही प्रेमपूर्वक उसका स्वीकार करता हूँ | यदि सच 
पूछो तो पत्र पुष्ष और फल आदि सामान्य वस्तुएँ तो भक्ति प्रदशित करनेका 
साधन मात्र है। मुझे वास्तवमे इन निमित्तो और साधनोसे कोई मतलूव नही होता ! 
मेरा मुख्य आधार तो भक्तितत्व ही है। इसलिए, हे अर्जुन, इस योगके साधनकी 
मैं एक सहज युक्ति तुम्हे बतराता हूँ, सुनो। यदि तुम भक्ति-तत्वकी साधना करना 
चाहते हो तो अपने मनसे कभी मुझे विस्मृत मत होने दो--सदढा मेरा स्मरण रखो । 
यत्करोषि यददनासि यज्जुहोषि ददासि यतु 
यत्तपस्थसि कोन्‍्तेय तत्कुरुष्व सदर्पणम्‌ ॥ २७ ॥॥ 

“तुम जो कर्म करो, जिन विषयोका भोग करो, जिन यज्ञोका सम्पादन करो,जो 
कुछ दान करो अथवा नौकर-चाकरोके निर्वाहकी णो व्यवस्था करो, अथवा ताप और 
व्रत आदिका आचरण करो, तात्पर्य यह कि सब प्रकारकी क्रियाएँ ज्यो-ज्यो तुम्हारे 


हाथोसे होती जाये, त्यो-त्यो वे सब मेरे ही उद्देश्यसे समपित करते चलो | परन्तु 
हाँ, ऐसा करते समय उसमे अहकारका लेश भी नही होना चाहिए। इस प्रकार 


अहकारका दोष धो डारूना चाहिए और सब कर्मोको अहकार-दोपसे निर्मल रखकर 
मुझे अपित करना चाहिए। 
शुभाशुभफलेरेव॑ सोक्ष्यसे. कर्मबन्धने: । 
संन्धासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो सासुपेष्यसि ॥ २८ ॥ 

“जिस प्रकार अग्नि-कुडमे भूना हुआ बीज कभी अकुरित नहीं हो सकता, उसी 
प्रकार मुझे अपित किये हुए कर्मोका कभी कोई फरू नहीं हो सकता । आर्थातु जो कर्म 
मुझे अपित किये जाते हैं, उनके फलके वन्धनमे कर्त्ता कभी नही पडता--वे कर्म उसके 
लिए कभी बाधक नही हो सकते । हे अर्जुन, जब कर्म अवशिष्ट रहते है, तभी उनके 
फल भी उत्पन्न होते है, और उन फलोका भोग करनेके लिए जीवको किसी न किसी 
शरीरका आश्रय लेना पडता है) परन्तु यदि वे समरत कर्म पूरी तरहसे मुझे अपित 

पर । 


१६८ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


“अब मैं यह बतलाता हूँ कि ज्ञान-यज्ञका सम्पादन किस प्रकार होता है। पर- 
प्रह्ममें जो “अहं बहुस्पाम्‌ प्रजायेय”” वार मूछ संकल्प उत्पन्न होता है, वह इस यज्ञ- 
का यज्ञ-स्तम्भ है । महाभूत यज्ञ मंडप है और हैत यज्ञ-पशु है। फिर पंचमहाभूतोके 
जो विशिष्ट गुण अथवा इन्द्रियाँ और प्राण है, वही इस ज्ञान-यज्ञके उपचार-विधानकी 
सामग्री है। और बज्ञान इस यज्ञमें आहुति देनेका घृत है । इस ज्ञान-यज्ञमें मन और 
वुद्धिके कुण्डोमे ज्ञानकी अग्नि धधकती रहती है; और हे सखा अर्जुन, साम्य भावता- 
को ही इस ज्ञान-यज्ञकी वेदी समझना चाहिए। विवेक वुद्धिकी कुशरूता ही मन्‍्त्र- 
विद्याकी शक्ति है, शान्ति इसका यज्ञ-पात्र है और जीव इसका यज्ञ-कर्त्ता यजमान है । 
यही यजमान जीव ब्रह्मानुभवके पात्रमेसे विवेकरूपी महामच्च्रका घोष करता हुआ 
ज्ञानाग्निके होममे द्ैतकी आहुत देता है। जब अज्ञानका नाश हो जाता है, तब यज्ञ- 
कर्त्ता और यज्ञ-विधि दोनोका अन्त हो जाता है। फिर जिस समय आत्मैक्यके जलूमें 
जीव यज्ञ-समाप्तिका अवभृथ स्नान करता है, उस समय भूतों, विषयो और इन्द्रियों- 
का विभेद भासमान नही होता । आत्मैक्य बुद्धिके पूर्ण रूपसे प्रतिविम्बित हो जानेके 
कारण सब एक ब्रह्म-रूप ही हो जाते हैं । हे अर्जुन, जिस प्रकार नीदसे जागा हुआ 
मनुष्य कहता है--'सोये रहनेकी अवस्थामे जो स्वप्न मैंने देखा था, उसकी अद्भुत 
सेना मैं ही वना हुआ था | परन्तु अब मैं जग गया हूं । वह स्वप्तकी सेना केवल 
भ्रमजात थी । वह सब कुछ मैं ही था और अव भी मैं ही हूं ।” उसी प्रकार ज्ञान- 
यज्ञ करनेवालीकी समझमें यह तत्त्व आ जाता है कि यह सारा विश्व एक अभिन्न 
ब्रह्म-रूप ही है । इससे उसका जीव-भाव ही नष्ट हो जाता है । वह परमात्म-बोधसे 
ओत-प्रोत भर जाता है और ब्रह्मत्व प्राप्त कर लेता है। वस कुछ छोग इसी एक 
भावसे ज्ञान-यज्ञके द्वारा मेरा भजन करदे हैं। कुछ ऐसे भक्त भी होते है जो यह 
मानते है कि यह विश्व अनादि है । और इस विश्वमे होते तो सब एक दूसरेके समान 
ही हैं, परन्तु नाम और रूप आदिके कारण वे भिन्न-भिन्न जान पडते है। इसी लिए 
इस विश्वमे भेद-भाव भासमान होता है, परन्तु फिर भी भेद-भावके कारण उनके 
ज्ञानमे भेद नही होता । जिस प्रकार अवयव मिन्न भिन्न होने पर भी वे वास्तवमें 
एक ही देहके होते हैं अयवा शाखाएँ छोटी बड़ी होने पर भी जिस प्रकार वे एक ही 
वृक्षकी होती है अथवा किरणें असंख्य होने पर भी वे सब एक ही सूर्य की होती है, 
उसी प्रकार उनके लिए तरह तरहकी रूपात्मक वस्तुएँ, उनके भिन्न भिन्न नाम, उनके 
भिन्न भिन्न व्यापार और उन सवसे संवंध रखनेवाले भेद भौतिक विश्व भरके लिए ही होते 
है, और वे भक्त यह भी जानते हैं कि मैं पूर्ण रूपसे भेद-भावसे रहित हूँ । हे अर्जुन, जो 
छोग इस भिन्न प्रकारसे अपने ब्रह्म-स्वरूपके ज्ञानको भेद-भावका स्पर्श नही होने देतें, 
६ ही ठीक तरहसे ज्ञान-यज्ञ करते है। कारण यह है कि जिस समय और जिस स्थान 
पर उन्हे जो कुछ दिखाई देता है, उसके सम्बन्धमें पहलेसे ही उनका यह ज्ञान रहता 
है कि वह मुझ परकब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नही हैं। देखो, जो बुलबुला 
चनता है; वह जलू-रूप ही होता है । अब चाहे वह फूट जाय और चाहे रहे; पर 
उसके सम्बन्ध में जो कुछ होता है, वह जलूसे ही होता है। हवाके घूछके कण भले 
हो इधर-उघर उड़ने छगें, परन्तु फिर भी उनका पृथ्वी-भाव कभी नष्ट 


१७८ हे हिन्दी ज्ञानेशवरी 


कर दिये जाये, तो उसी समय जन्म और मरणका सारा आधार ही नष्ट हो जाता है। 
हे अजु न, यह कहनेका कि---“आज ही कौन सी जल्दी है ! कल देखा जायगा |” 
और इस प्रकार आजका काम करू पर टालनेका समय नही है; इसी लिए आत्म- 

स्वरूप प्राप्त करमेका सबसे सहज उपाय फल-संन्यास-युक्त कर्म-योग है और उसका 
मैंने तुम्हे उपदेश कर दिया है| तुम इस शरीरके बन्धनमे मत रहो और सुख-दु खके 

समुद्रमें गोते मत खाओ। और सहजमे इस सुगम मार्गसे चछकर प्रसन्नतापूर्वक मेरे 

आनन्दमय स्वरूपमे मिलकर रहो । 


समो5हं सर्वंभूतेषु न में द्वेष्योईस्ति न प्रियः। 
ये भजन्ति तु मां भकक्‍त्या सयि ते तेघु चाप्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 
“सम्भव है कि तुम यह प्रश्त करो कि---“वह मैं कैसा हूँ ?” तो उस्तका उत्तर 
यह है कि मैं समस्त भूतोमे सम भाव्से रहता हूँ। मुझमे अपने और परायेका तिल 
भात्र भी भेद भाव नही है। जो जीव मेरा शाश्वत सत्य स्वरूप पहचान लेते है, अहं- 
कारका नाम-निशान भी मिटा देते है, समस्त भावों और समस्त कमोकरे द्वारा मेरा 
ही भजन करते है, अर्थात्‌ अपना जीवन और समस्त कर्म मुझे अपित कर देते है, वे 
चाहे शरीरमे भी रहे, परन्तु वास्तवमें वे शरीरमे नही होते, बल्कि वे पूर्ण रूपसे मेरे 
स्वेरूपमे ही रहते हैं और मैं भी उन्हीमे निवास करता हूँ। इतना बड़ा वट-वृक्ष अपने 
सम्पूर्ण विस्तारके साथ एक छोटे-से बीजमे छीन स्थितिमें रहता है; और वह बीज 
उसी वट वृक्षमे रहता है। इसी प्रकार मुझमे और ऐसे भक्तोमे केवछ बाहरी और 
नाम मात्र का अच्तर रहता है, परन्तु यदि अन्दरकी वस्तुस्थितिका विचार किया 
जाय तो जो कुछ मैं हूँ, वही मेरे भक्त भी है और हम दोनोमें कोई भेद नही होता । 
जिस प्रकार किसी दूसरेसे मँगली माँगकर लाया हुआ गहना यदि अपने शरीर/पर 
घहन लिया जाय तो भी उसके सम्बन्धमे किसीका यह भाव नही होता कि यह गहना 
मेरा है, उसी प्रकार मेरे भक्त यद्यपि देह धारण करते है; परन्तु फिर भी वे कभी 
उसे अपना नही समझते । फूलकी सुगन्ध हवाके साथ मिलकर आगे निकल जाती 'है 
और पीछे जो खाली फूल रह जाता है, वह तब तक डठलके साथ लगा रहता है, 
जब तक म्‌रक्षाकर गिर नही जाता । इसी प्रकार वह भक्त भी, जिसके सनसे अपने- 
पतका विचार निकरू जाता है, अन्त कारू तक किसी प्रकार अपनी भायुष्य धारण 
किये रहता है। हे अर्जुन, जो अपने कतृ त्वके अभिमानका मुझपर आरोप कर देता है, 
उसका अभिमान सुझमे ही आ जाता है, और फिर वह अभिमान मेरे भक्तके लिए 
किसी प्रकार बन्धक या बाधक नही हो सकता । 
अपि चेत्सुदुराचारों भजते मासनन्यभाक। 
साधुरेव स सन्तव्यः सम्सग्व्यवसितो हि सः ॥ ३० ॥ 

“जो छोग इस प्रकार निममंल प्रेम-भावसे मेरा भजन करते है, उनका शरीर कुछ 
भी बाधा नही करता, फिर चाहे वे लोग किसी जातिके हो, इसमें कुछ भी हज नही 
है ॥ हे वीरश्रेष्ठ अजुत, यदि आचरणके विचारसे ऐसा मनुष्य दुराचारी भी हो, तो 
भी यह नही भूछना चाहिए कि जीवनके अन्तमे शरीर-पात होनेके समय वह भक्तिके 
चबूतरे पर आरोहण कर चुका होता है। अन्त समयमे जैसी बुद्धि होती है, उसीके 


नवाँ अध्याय १६९ 


नही होता । और जब वे गिरते हैं, तब पृथ्वी पर ही गिरते है। इसी प्रकार चाहे कोई 
नाम-रूपात्मक वस्तु क्यों न हो, फिर चाहे वह वनी रहे और चाहे नष्ट हो जाय, पर 
वह निरन्तर ब्रह्म-रूप ही रहती है । मैं जिस प्रकार सर्व-व्यापक हूँ उसी प्रकार उनका 
अह्मयानुभव भी सर्वव्यापक होता है। इस प्रकार वे छोग यह ज्ञान रखकर सब प्रकारके 
व्यवहार करते हैं कि नाना-विध विश्व एक-विध ब्रह्म ही है। हे अर्जुन, जिस प्रकार 
इस सूर्य बिम्बको जो देखना चाहता है, यह उसके सामने ही रहता है, उसी प्रकार 
इस विद्वकों अपने ब्रह्म-बोधसे व्याप्त रखनेके कारण वे भी सबको अपने सामने ही 
दिखाई देते हैं । है पार्थ, उनके ज्ञानमे नामको भी भेद-भाव नही होता । जिस प्रकार 
गगनमे वायु सब स्थानों पर समान भावसे और पूरी तरहसे भरी रहती है, उत्ती 
प्रकार उनका ज्ञान भी सारे विश्वको सम भावसे व्याप्त रखता है। जितनी अधिक 
मेरी व्याप्ति है, उतनी ही उनके ब्रह्म-वोधकी भी व्याप्ति रहती है, और इसी लिए 
चाहे वे उपासना सम्बन्धी एक भी काम न करें, परन्तु फिर भी उनके द्वारा मेरी 
आपसे आप उपासना हो जाती है । यो तो सब जगह एक मैं ही हूँ, फिर भक्ता भेरी 
उपासना किससे और कब नही होती ? (अर्थात्‌ सव छोग आपसे भाप निरन्तर किसी 
न किसी रूपमे मेरी उपासना करते ही रहते है ।) परन्तु उन सब छोगोको वह 
सर्वेव्यापक ज्ञान नही होता, इसलिए जीव अप्राप्त स्थितिमे रहते है--वे मेरे यथार्थ 
स्वरूपको प्राप्त नही होते । परन्तु अब इस विषयका विज्येष विस्तार करनेकी आवश्य- 
कता नही । मैंने तुम्हे यह बतछा दिमा है कि इस प्रकारके योग्य-यज्ञके द्वारा मेरी 
उपासना किस तरह की जाती है। भिन्न-भिन्न व्यक्तियोके द्वारा और भिन्न-भिन्न 
'साधनोसे जिन जिन कर्मो का आचरण होता है, वे सब अन्तमे मुझे ही अपित होते 
हैं। परन्तु मूढ जनोको इस रहस्यका पता नही होता; और इसी लिए वे मेरा शुद्ध 
स्वरूप प्राप्त नही करते । 
अहूं क्रतुरहं॑ यज्ञ: स्वधाहमहमोषधम्‌ । 
सन्त्रो5हमहमेवाज्यमहमग्निरहं. हुतम्‌॥ १६॥। 

“परन्तु जब उस शुद्ध ब्रह्म-ज्ञानका उदय हो जाता है, तब इस बातका ज्ञान हो 
जाता है कि वेद भी मैं ही है और वेदोमे वतलाई हुई अनुष्ठा-विधिसे जो क्रतु या 
यज्ञ किये जाते है, वह भी में ही हूं । फिर उन क्रतु कर्मोंसे जो यथा स्थित यज्ञ 
होते है वे सव अंग्रों और उपाँगोके सहित यज्ञ भी मैं ही हूं। स्वाहा, स्वधा, सोम ; 
आदि औषधियाँ, वलल्‍ली, घृत, समिधा, मन्त्र आहुति, द्रव्य, होता, अग्नि और हवन 
की हुई वस्तुएँ आदि जो यज्ञमे काम आती है, वे सव भी मैं ही हू । 

पिताहसस्थ जगतो साता धाता पितामहः। 
वेद्यं पविनत्रगमोकार ऋक्‍्साम यजुरेव च॥ १७॥॥ 

“पिसके सहवाससे आठ प्रकार की प्रकृति (माया) से यह नाम-रूपात्मक संसार 
उत्सन्न होता है, उस ससारका पिता भी मैं ही हूँ । अद्धं-तारी-नटीरवरकी मूत्तिमेका 
जो पुरुष होता है, वही नारी भी होता है, और इसी प्रकार इस चराचर विध्व की 
माता भी मैं ही हूं । फिर उत्पन्न होनेवाछ्ा संसार जिसके आधार पर बना रहता 


सर्वाँ अध्याय १७९ 


अनुसार आगेकी गतिका स्वरूप भी निश्चित होता हैं। इसी लिए जो अन्त समय में 
अपना जीवन भक्तिके हाथमें सौप देता है, वह पहले चाहे दुराचारी भी रहा हो, 
परन्तु अब वह अपनी भक्तिकी पावन सामथ्येसे सर्वश्रेष्ठ गिना जाना चाहिए। एक 
वार मनुष्य याद किसी वडी वाढमें डूब जाय, परन्तु उसमेसे जीवित ही वाहर निकल 
आवबे, तब उसका पहलेक़ा डूबना जिस प्रकार निर्थंक हो जाता है, उसी प्रकार यदि 
अन्त समयमें मनुप्य भक्ति ग्रहण कर ले, तो उसके पहलेके आचरित समस्त पाप धुल 
जाते हैं । इसलिए यदि कोई पुरुष किसी समय दुराचारी भी रहा हो, परन्तु यदि वह 
पश्चात्तापके तीर्थमे अच्छी तरह स्तान करके शुद्ध हृदयसे मेरे स्वरूपमे प्रविष्ट हो तो 
उसका कुल पवित्र ही समझना चाहिए और यह मान लेना चाहिए कि उसकी कुली- 
नता सचमुच निर्दोष है और सचमुच उसने अपना जन्म सार्थक कर लिया है। फ़िर 
उसके लिए ऐसा हो जाता है कि मानो उसने विद्या, तप, अष्टाग योग आदि सबका 
' संग्रह कर लिया हो । हे अर्जुन, अब इस विषयके विशेष विस्तारकी आवश्यकता 
नही । तात्पयं यही है कि जिसके मनमें मेरा अखड अनु राग उत्पन्न हो जाता है, वह 
पूर्ण रूपसे समस्त कर्मोसे पार हो जाता है। जो अपने मन और चुद्धिकी समस्त 
क्रियाएँ एकनिष्ठाके सत्दुकमे भरकर वह सन्‍्दूक पूर्ण रूपसे मेरे अधीन कर देता है, 
वह इसी प्रकार कर्मातीत हो जाता है । 

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा दाइवच्छान्ति निगच्छति । 

कौन्तेय प्रति जानीहि न में भक्त: प्रणश्यति ॥३१॥ 

“यदि तुम्हारे मनमे यह विचार उत्पन्न हुआ हो कि--“मेरा भक्त कुछ कालके 


उपरान्त अर्थात्‌ मृत्युके अनन्तर मेरे समान होगा ।” तो मैं तुमसे पूछता हँ कि जो 
स्वय अम्ृतमे ही निवास करता हो, उसका मरण ही कैसे हो सकता है ? जिस समय 
सूर्य आकाशमे उगा हुआ नही रहता, उस समयक्ो रात कहते हैं। इसी प्रकार जो 
कर्म बिना मेरी भक्तिके किये जायें, क्या उन्हें महापाप ही नहीं कहना चाहिए? 
इसलिए, हे अर्जुन, जिस समय उप्तकी चित्त-वृत्ति मेरे पास आती है, उसी समय वह 
पूर्ण रूपसे मेरा स्वरूप प्राप्त कर लेता है। यदि किसी एक जहूते हुए दीपकसे एक 
और दूसरा दीपक भी जला लिया जाय तो यह नही कहा जा सकता कि इनमेसे 
पहलेसे जलनेवाला दीपक कौन सा है और बादसे कौन सा दीपक जलाया गया है । 
इसी प्रकार जो जीव पूरी तरहसे मेरी भक्ति करता है, वह तत्काल ही मद्रप हो 
जाता है | फिर मेरी जो अक्षय शान्त वृत्ति है, वही उसे प्राप्त हो जाती है, जिससे 
उसकी तेजस्विता बढ जाती है; बल्कि यो कहना चाहिए क्रि वह भेरे जीवनसे ही 
जीवित रहता है। है अर्जुन, इस विषयमे अब कहाँ तक चवित-चर्बंण_ किया जाय | 
मुख्य तत्व यही है कि यदि किसीको मेरी प्राप्तिकी इच्छा हो तो, उसे पूर्ण रूपसे 
मेरी भक्ति करना नही भूलना चाहिए। वंशकी शुद्धताके महत्वकी ओर ध्यान मत 
दो, कुलीनताका प्रशंसापूर्ण वखान मत करो और ज्ञानका मिथ्या अभिमान छोड दो । 
रूप-लावण्य अथवा यौवन-बलसे मत्त मत हो और धन-सम्पन्नताकी अहृताका गज॑न 
मत करो; क्योकि यदि एक मेरी भक्ति न हो तो ये सभी बाते निष्फल हो जाती हैं । 
यदि पौधेमे अनाजकी वालें तो बहुत लगी हों, परन्तु उन वाछोमे दाने बिलकुल न 


धर 


१७० हिन्दी ज्ञानिरवरी 


और बढ़ता है, वह आधार भी मेरे सिवा और कोई नही है। यह प्रकृति अथवा 
शिव-जक्तिकी जोड़ी जिसके सहज संकल्पसे अस्तित्वमे आई है, वह तिभुवनका पिता 
भी में ही हू और हे वीर-श्र ष्ठ अर्जुन, समस्त भिन्न भिन्न ज्ञान-मार्ग अन्तमे जिस 
एक चौमुहानी पर आकर मिलते हैं, जिसका नाम “वेच्य” अर्थात्‌ जाननेकी वस्तु है 
जहाँ 6 एक-मत हो जाते है, जहाँ भिन्‍न भिन्‍न शासत्र आपसभे एक दूसरेको 
पहचान लेते हैं और जहाँ उनका भेद-भाव नष्ट हो जाता है, जहाँ एक दूस रेसे अरूग_ 
रहनेवाले ज्ञान-मार्गयो का मेलू होता है, जिसे “पवित्र” कहते है और आदि संकल्प 
रूपी ब्रह्म-बीजसे अंकुरित नाद-स्वरूप घोष ध्वनिमय अंकुरका मूछ स्थान जो ओंकार 
है, वह भी में ही हू । उस ओकारके पेटमें रहनेवाले जो ज, उ और म ये तीनों 
अक्षर वेदोंके साथ उत्पन्न हुए है, वे अक्षर भी मै ही हूँ । ऋक्‌, यजुस्‌ और साम ये 
तीनो वेद भी मैं ही हुं । इस प्रकार समस्त साहित्यकी परम्परा में ही हूँ । 

गतिर्भता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌। 

प्रभवः प्रलयः स्थान निधान॑ बीजसव्ययस 0१८ , 

“यह सारा चराचर विश्व जिस प्रकृतिमें समाया हुआ है, वह प्रकृति (माया) 
थक जाने पर जिसमे विश्राम करती है, वह परम धाम भी में ही हे । जिसके कारण 
प्रकृति मे जीवन आता है और जिस का स्वीकार करनेसे वह इस विरत्को प्रसव करती 
है और जो इस प्रक्ृतिका सहवास करके गुणोंका उपभोग करता है, हे अर्जुन, वह इस 
विश्व-लक्ष्मीका नाथ भी मै ही हूँ। इस समस्त त्रिभुवतका मै ही शास्ता हुं । आकाश 


जो अभेष स्थलरको व्याप्त करता है, वायु जो क्षण-मात्र भी निश्चछ नहीं रहती, 
अग्नि जो जलती है, पानी जो वरसता है, पर्वत जो अचछ रहते है, समुद्र जो अपनी 


मर्यादा उल्लंघन नही करता, पृथ्वी जो भूत-मात्रका भार सहन करती है, वह सब 
मेरी ही आज्ञा से । यदि में वोलू, तभी वेद भी बोलते है। में चलाऊँ, तभी सूर्य 
भी चलता है। मैने गति दी है, इसी लिए संसारको चलानेवाले प्राण भी चलते रहते 
हैं। मैंने जो नियम वना दिये हैं, उन्‍्हीके आधार पर यम भी भूतोका संहार करता 
है। जिसके कहनेसे ये सव काम होते हैं और जो जगत्‌॒का सामर्थ्य॑वान्‌ प्रभु है, वह 
भी मैं ही हें । और गगनकी तरह कुछ भी न करके जो तटस्थ रहनेवाला है, वह भी 
मैं ही हू । हे अर्जुन, जो इन समस्त नाम-रूपोमे भरा हुआ है और जो इन समस्त 
नाम-रूपोका मूल आधार है, जो इस समस्त भौतिंक सृप्टिका उसी प्रकार आधार 
होकर रहता है, जिस प्रकार जरूकी तरगों का आधार जलरू ही होता है, वह आघार 
भी मैं ही हु । जो एकनिष्ठ होकर मेरी शरणमे आता है, उसके जन्म-मरणका भी मैं 
ही अन्त करता हूँ; इसलिए शरणाग्रतोका गरण्य ( अर्थात्‌ जिसकी शरणमें जाना 
उचित हो) वह भी में ही हूं । मैं ही अनेकत्व घारण करके प्रकृतिके भिन्‍न भिन्‍न 
गुणोके द्वारा संसारके प्राण रूपसे कर्म करता हूँ । सूर्य कभी इस वातका भेद-भाव 
नही करतों कि यह समुद्र है और यह कीचडसे भरा हुआ गड्डा है । वह समस्त 
जलाशया पर समान रूपसे भ्रतिविम्व होता है। इसी प्रकार ब्रह्मासे लेकर 
कोड़े-मकोर्डट तक समस्त भृतोमे समान भाव और सख्य रूपसे रहनेवाला भी में 


श्टण हिन्दी ज्ञानेबवरी 


हों, अथवा नगर तो बहुत बड़ा हो, पर वह विलकुल उजाड़ और वीरान पड़ा हो, 
तो उसका क्‍या महत्व है? जैसे हो तो सरोवर, परन्तु सूखा पड़ा हो अथवा जंगलमे 
किसी दीनकी किसी दूसरे दीनके साथ भे८ हो अथवा वृक्ष तो हो, परन्तु वन्ध्या 
फूलोसे लदा हो, बस इसी प्रकार सारा वैभव, कुलका सारा महत्व अथवा जातिका 


भहत्व भी समझना चाहिए । यदि शरीरके सब अंग तो ज्योके त्यो वत्तमान हों, परंतु 
वह निर्जीव हो तो उस अवस्थामे वह शरीर बिलुकुछ निरुषयोगी होगा । ठीक इसी 


प्रकार जिस प्राणीमे मेरी भक्ति न हो, वह घिवकारका ही पात्र होता हैं। क्योकि इस 
भ्रकार जीवित रहनेवाले मनुप्यो और पृथ्वी-तछू पर पडे हुए पत्थरोमे अन्तर ही क्या 


है ? जिस प्रकार कँटीले शृहड़ वृक्षकी छाया वृद्धिमानु लोग जान-बुझकर बचा जाते 
है और उसकी छायामे नही बैठते, उसी प्रकार पुष्य भी अ-भ्तकों बचा जाते हैं-- 


उसके पास नही जाते । नीमका पेड चाहे निबौरीसे भरकर विलकुल झुक ही क्यो न 
जाय, पर फिर भी उस पर केवल कौवे ही आनन्द करते है। इसी प्रकार भक्ति-हीच 


पुरुष चाहे बहुत अधिक सम्पन्न और शक्तिशाली क्यो न हो जाय, परन्तु फिर भी , 
वह केवल दोषोका ही विस्तार करता है। यदि षट्रस भोजन किसी ठीकरेम परोस- 
कर चौराहे पर रख दिया जाय तो उससे कुत्तोका खौरा रोग ही बढता है ( अर्थात्‌ 
उसे खाकर कुत्ते खौरहे हो जाते है )। इसी प्रकार भक्ति-हीन पुरुपषका जीवन भी 
होता है । उससे स्वप्नमे भी पुण्य-कृत्य नही होते । वह जीवन ऐसी थालीके समान 
होता है जिसमे संस!रके दु.ख रूपी पक्वान्न परोसे हुए होते हैं। इसलिए चाहे उत्तम 
कुछ न हो, चाहे अन्त्यजकी ही जाति हो, यहाँ तक कि यदि पशुका भी शरीर हो, 
तो भी हर्ज नही है । हे अर्जुन, देखो जब ग्राहने गजेन्द्रको पकड लिया था, तब 
गजेन्द्रने मुझे पुकारा था। बस भक्तिपूवंक मेरा स्मरण करते ही वह्‌ मद्बूप हो गया 
और उसके पशुत्वका उसी समय अन्त हो गया । 

मां हि पार्थ व्यपाश्िित्य येषपि स्युः पापयोनचयः । 

स्त्रियो वेश्यास्तथा शुद्रास्तेंषपि यान्ति परां गतिस्‌ ॥३२॥ 

“है अर्जुन, जिसके नामका उच्चारण भी निनन्‍्दतीय है, उस हीन नामवाली 
जातियोमे भी जो सबसे वढ़कर हीन जाति है, उस हीन जातिवाली पाप-योनिमें 
जिसने जन्म लिया है, उस पाप-योनिमे जन्म लेनेके सिवा जो ज्ञानके नामसे केवल 
पत्थर है, परन्तु फिर भी जिससे मेरे प्रति पूरी-पूरी भक्ति है, जिसकी वाणी निरन्तर 
मेरे ही गीत गाती है, जिसकी दृष्टि निरन्तर मेरा ही रूप देखती है, जिसका मन 
निरन्तर मेरे ही सम्बन्धसे सकलप या विचार करता है, जिसके कान भेरी कौतिके 
अवणसे कभी खाली नही रहते, जिसे मेरी परिचर्या ही अपने शरीरका भूषण जान 
पड़ती है, जिसे विपयोका कोई भान भी नही होता, जो केवल मुझे ही जानता है 
और इन सब वातोंके न होने पर जिसे अपना जीना बिलकुछर मरनेके समान जान 
पड़ता है; हे अर्जुन, इस प्रकार जिसने अपनी समस्त वृत्तियोसे जीवनके लिए केवल 
मुझे ही अपना आधार वना रखा है, फिर चाहे उसने पाप-योनिमें ही क्‍यों न जन्म 
घारण किया हो और चाहे वह विद्या-हीन ही क्यो न हो, तो भी यदि मेरे साथ 
उसकी तुलना की जाय तो वह मुझसे रत्ती भर भी कम न ठहरेगा। है अर्जुन, 
ध्याव रखो कि इस भक्तिसे सम्पन्ध होनेके कारण ही दैत्योने भी देवताओ- 


नवाँ अध्याय १७९ 


ही हूं । हे अर्जुन, मैं ही इस संसारका आधार हैँ और इसकी उत्पत्ति, नाश तथा 


पुनरुत्पत्तिका भी मैं ही कारण हैं । बीज ही समस्त शाखाओको उत्पन्न करता है, 


पर फिर भी सारा वृक्षत्व उस बीजमे ही समाया रहता है। इसी प्रकार सारा विश्व 
आदि संकल्पसे ही उत्पन्न होता है और अन्तमे उसी सकल्पमे समाया रहता है। इस 
प्रकारका अमूत्ते वासना रूपी जो संकल्प जगतु॒का बीज है, वह संकल्प कल्पान्तमे 
छौटकर जिसमे समाता है, वह भी मैं ही हूं । जिस समय नाम और रूप नष्ट होते 
हैं, व्यक्तियोकी विशिष्टता नही रह जाति और वर्गका भेद-भाव मिट जाता है और 
आकार नही रह जाता, उस समयसे लेकर आदि संकल्पकी वासनाका फिरसे स्फुरण 
होनेके समय तक सारा चराचर जिसमे सुखपूर्वक रहता है, वह भी मै ही हूँ । 

तपाम्यहमह॑ वर्ष निगृह्हाम्युत्युजासि च। 

अमृतं चेव मृत्युक्तत सदसच्चाहमजुन।॥ १९ ॥। 

“जब मै सुयये रूपसे ताप उत्पन्न करता हूँ, उस समय जल सूख जाता है। फिर 
मैं ही इन्द्रके रूपमे वर्षा करता हूँ जिससे सब ज गह फिर जल भर जाता है। अग्नि 
जिस समय रकडीको जाती है, उस समय वह छकडी ही अग्नि हो जाती है । उसी 
प्रकार मरनेवाले भी और मारनेवाले भी दोनो मेरे ही स्वरूप होते है। इसी लिए 
जो छोग पूृत्युके मुखमे जाते है, वे भी मेरे ही रूप है और जो अमर है, वे तो स्व- 
भावतः मेरे रूप हैं ही । जो बात बहुत सी रूम्बी-चौडी वक्‍तृताके द्वारा बतलाने की 
है, वह अब मैं तुम्हे एक ही शब्दमे बतला देता हूँ, सुनो । सतु और असत्‌ आर्थात॒ 


अविनाशी और विनाजी सब कुछ मै ही हूँ । इसी लिए, हे अर्जुन, ऐसा कोई स्थान , 


नही है, जहाँ मै न होऊँ। परन्तु प्राणियोका भाग्य ही ऐसा खराब है कि मै उन्हें 
दिखाई ही नही देता । यदि तरंगे यह कहकर सूख जायें कि पानी नही है अथवा सूर्य 
की किरणे यह कहकर अन्धी हो जायेँ कि दीपक नही है, तो यह कितने आदइचर्यकी 
वात है। इसी प्रकार यह भी एक आदइचर्यकी ही बात है कि छोग मद्गूप होते हुए 
भी यह कहकर भ्रान्‍्त होते है कि मैं नही हूँ । इस समस्त विश्वके अन्दर और बाहर 
मै ही व्याप्त ह' और यह सारा जगत्‌ मेरी ही मूृत्ति है, परन्तु इन अभागोका दुर्भाग्य 
वीचमे ही ऐसा बाधक होता है कि वे यह कहते हैं कि “मै नही हू ।” यह बात भी 
ठीक वैसी ही है, जैसे कोई पहले तो अमृतके कुएं मे गिर पडे और तब अपने आपको 
उसमेसे निकालकर बाहर ले आवे और किनारे पर पहुँच जाय । फिर भछा छोगोके 
ऐसे अभाग्यके लिए क्या किया जाय ? हे अर्जुन, जिस प्रकार कोई अन्धा कौर भर 
अन्नके लिए इधर-उधर मारा मारा फिरता है और अपने अन्धेपनके कारण पैरमें 
लगनेवाले चिन्तामणिको इधर-उधर ठुकरा देता है, उसी भप्रकारकी अवस्था उन 
जीवोकी भी होती है जिन्हे ज्ञान नही होता । इसी लिए मनुष्यको जो कुछ है 
चाहिए; वह उससे ज्ञान न होनेके कारण नहीं हो सकता। असख्धे  गरुडको 
पख होते हैं, पर वे क्रिस कामके ? इसी प्रकार ज्ञानके विना सत्कर्मका आयास 
व्यर्थ जाता है। हि 


कट 


नर्वाँ अध्याय १८१ 


को नीचा दिखलाया है। मेरे भक्त प्रह्नादने दैत्य-कुलमें ही जन्म लिया था; परन्तु 
उसकी निर्मल भक्ति के कारण मुझे नुसिह अवतार धारण करना पड़ा था। उस प्रद्धा- 
दको मेरे लिए ही बहुतसे छोगोने अनेक प्रकारके कथ्ट पहुँचाये थे । इसोका यह फल 
हुआ कि जो कुछ मैं उसे दे सकता था; वह सव उसे पहलेसे ही प्राप्त था। नहीं तो 
उसका कुल बिलकुल दैत्योका था। परन्तु इन्द्र भी उसकी बरावरी न कर सका | 
इन सब बातोका मुख्य अभिप्राय यही है कि यहाँ केत्रछ भक्ति ही काममें आती है; 
जातिका कुछ भी महत्व या उपयोग नही हो सकता। यदि राजाज्ञाके अक्षर चमड़ेके 
किसी टुकड़े पर भी अंकित कर दिये जायें तो उस चमडेके टुकडेके बदलेमें 
भी सब चीजे मिरू सकती है ।- परन्तु यदि राजाज्ञाक्रे अक्षरोका ठप्पा न हो तो 
सोने रूपेके ठ्ुकड़ोको भी कोई हाथमे नही लेता। भरत. यह सिद्ध हुआ कि 
सारा महत्व राजाज्ञा का ही है। और यदि कोई ऐसा चर्म-खण्ड मिल जाय जिस पर 


राजाज्ञाके अक्षर अंकित हो, तो उसकी सहायतासे हम जो वस्तु चाहे, वह मोल के 
सकते है। इसी प्रकार जब मेरे प्रेमसे मन और बुद्धि पूरी तरहसे भर जाती है, तभी 
महत्ता और सर्वज्ञता भी उपयोगी हो सकती है। इसी लिए कुक और जाति आदि 


सब व्यर्थंकी बाते है। हे अर्जुन, वास्तविक धन्यता तो मेरी सच्ची भक्तिमे ही है। फिर 
वह भक्ति-भाव चाहे जिस प्रकारका हो, एक वार जब उस भक्ति-भाव से भरा हुआ 


मन मुझमे प्रविष्ट हो जाता है, तब उप्षसे पहलेक्रे समस्त चरित्र पूर्ण रूपसे मिठ जाते 


हैं। नाले आदि तभी तक नाले कहलाते है; जब तक वे गंगामे मिल नही जाते; 
परन्तु एक वार गगा जलूमे मिल जाने पर जिस प्रकार वे गंगा का रूप ही हो जाते 
है अयवा जिस प्रकार लकडियोके चन्दन, खैर आदि वर्ग तभी तक रहते हैं, जब तक 


वे आगमे पडकर उसके साथ एक-रूप नही हो जाते, उसी प्रकार जबतक कोई मेरे 
स्वरूपके साथ मिलकर सम-रस नही हो जाता, तभी तक वह क्षत्रिय, वैश्य, ज्री, शूद्र 
अन्त्यज आदिके रूपमे भासमान होता है। परन्तु जिस प्रकार समुद्रमे डाला हुआ 


नम्रकका डला उसीमे लीन हो जाता है, उसी प्रकार मेरे साथ समरस होते ही जाति- 
भेदवाले भास का पूर्ण रूपसे लोप हो जाता है। भिन्न भिन्न नदो और नदियोकी कल्प- 
ना तभी तक रहती है, जब तक वे जाकर समुदमे मिल नही जाती; और तभी तक 


उतके सम्बन्धमे यह भेद भी किया जा सकता है कि अमुक नदीका प्रवाह पश्चिम ओर 
है और अमुक नदीका प्रवाह प्ूर्वकी ओर है। इसलिए कहना यही है कि चाहे जिस 


निमित्तसे हो, एक वार चित्तका प्रवेश मेरे स्वरूपमे हो जाना चाहिए; बस फिर वह 
मनुष्य आपसे आप मद्रूप हो जाता है। चाहे पारसको तोडनेके ही उद्देश्यसे क्यो न हों 
परन्तु एक वार लोहेका पारसके साथ स्पशें हो जाना चाहिए, वस फिर काम हो जाता 
है, क्योकि पारसके साथ छूते ही वह भी सोना हो जायगा। हे अर्जुन, देखो, जब 
प्र मक्े निमित्त गोपियो का अन्तरम मेरे रंगमे रेंगा गया, तब वे तुरन्त ही मद्गप हो 
गई या नही ? इसी प्रकार भयके निमित्तसे कस, निरंतर क्षत्रुता करनेके कारण 
शिशुपाल आदि शत्रु, सग्रोत्र और सम्बन्धी होनेके कारण यादव, और ममताके निमि- 
त्तसे वसुदेव आदि क्या मेरे साथ मिलकर एक-रूपता नही प्राप्त कर चुके हैं ? जिस 
नारद, ध्रुव, अक्रूर, शुक और सनतुकुमार आदि के लिए मैं भक्तिके गुणसे साध्य हो 


“१७२ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


जे विद्या मां सोसपाः पुतपापा यज्रिष्दवा स्वर्गति प्रार्थयन्ते । 

ते पुण्यमासाद्य सुरेद्बछोकमइनन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ २० ॥ 

“हे अर्जुन, ध्यान रखो, जो छोग आश्रम-धर्मके अनुसार स्वयं ही सदाचारकी 
कसौटी बन जाते है, जिनकी यज्ञ-क्रिया देखकर तीनो वेद भी सन्तोषसे सिर हिलाते 
हैं, और जिनके सामने यज्ञ-क्रियाका फल मृत्तिमान होकर खड़ा रहता है, उन 


सोमपान करनेवाले यज्ञ-कर्त्ताओके सम्बन्धमे जो स्वयं ही यज्ञ-रूप होते है, तुम यही 
समझ लो कि उन्होने पुण्यके जन्मसे पापोका ही संचय किया है, क्योकि वे लोग तीनो 
बेदोका पठन करके और सैकडो यज्ञ करके उस मुझको भूल जाते हैं जिसको समस्त 


यज्ञ पहुँचते है, और मुझे भूलकर वे लोग स्वगको स्वीकार करते है । जिस प्रकार 
कोई अभागा पुरुष कल्पवृक्षके नीचे बैठकर अपनी झोलीमे गाँठ लगावे और तब उठ- 
कर भीख माँगनेके लिए इधर-उधर भटकता फिरे, उसी प्रकार जब ये लोग भी 
सैकडों यज्ञोके द्वारा मेरी ही उपासना करके अन्तमे स्वर्ग-सुखकी कामना करते है, 
तौ फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि उनके कम वास्तवमें पुण्य ही है; पाप 'नहीं 
हैं ? इसी लिए मुझे छोडकर स्वर्गका संग्रह करना अज्ञानका पुण्य-मार्ग है, परन्तु 
ज्ञानी लोग इससे केवल उपद्रव अर्थात्‌ कल्याणकी हानि ही समझते हैं । यदि सच 
पूछो तो नरकके दु.ख देखकर ही लोग स्वगंको सुख समझते हैं। परन्तु वास्तवमें 
केवल मेरा स्वरूप ही ऐसा है जो दोष-रहित और अविनाशी सुख है। है वीरश्रंष्ठ 
अजु न, मेरे पास तक पहुँचनेमे जो दो टेढे-तिरछे और बाधक मार्ग है, वे यही हैं । 
स्वर्ग और नरक तो चोरोके मार्ग है। नियम यह है कि पुण्य मिश्रित पापसे लोग 
स्वर्ग प्राप्त करते है, शुद्ध पाप करनेसे नरकमे जाते हैं और शुद्ध तथा निर्दोष पुण्य 
करके मुझे प्राप्त नही कर सकते, उसी कर्मको पुण्य" कहनेवाली जीभके क्‍या सैकड़ों 
हजारो टुकड नही हो जायेगे ? परन्तु ये दूसरे विषयकी बातें है और अब इन्हे जाने 
दो । अब अपने विषयको छो । इस प्रकार ये यज्ञकर्ता यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना 
करके स्वर्ग-भोगकी थाचना करते है। और किर अपने उस पाप रूपी पुण्यकी सामथ्ये 
से, जिससे कभी मेरी प्राप्ति नही हो सकती, वे लोग स्वर्ग-लोक प्राप्त करते है। उस 
'स्वर्गमे एक अमरत्व ही सिंहासन है। वहाँ बैठनेके लिए ऐरावत और रहनेके लिए 
राजधानी अमरावती है। वहाँ महासिद्धियोके संग्रह, अमृतके भाण्डार और कामधेनुके 
-झुण्ड हैं। वहाँ सेवाके लिऐ सदा देवता प्रस्तुत रहते है, जमीन पर चिन्तामणिके फर्श 
“बने हैं और क्रीडाके लिए चारो ओर कल्पतरुके उपवन हैं। वहाँ ग्रन्धव॑ गान करते 
हैं, रम्भा सरीखी अप्सराएँ नाचती है और उ्वेशी आदि विलासिनी स्त्रियाँ प्राप्त 
होती है। वहाँ शयनागारमे स्वयं मदन सेवा करता है, चन्द्रमा आँगनमे छिडकाव 
“करता है वायु सरीखे नौकर-चाकर बराबर इधर-उधर दौड़-दौडकर सब काम करते 
रहते है। वहाँ ऐसे स्वस्ति-वाचन करनेवाले ब्राह्मण होते है जिनमे स्वयं बृहस्पति 
मुख्य है, और भाटोका काम करनेके लिए जितने चाहिए, उतने देवता मिल जाते है। 
हाँ सरदारोंकी तरह पंक्तिबद्ध होकर खड़े रहनेवाले लोकपाल होते है और उच्चै श्रवा 


१८२ हिन्दी ज्ञानेदवरी 


गया, उसी प्रकार, हे अर्जुन, मैं काम-भावनासे गोपियोंको, भय और भ्रान्तिसे कंसको 
गौर शिक्षुपाक् आदि दूसरे अनेक लोगोको उनकी दुप्ट और नष्ट मनोबृतियोके कारण 
ही प्राप्त हो गया । मैं सबका अन्तिम ध्येय हूँ, फिर चाहे लोग मेरे पास भक्तिसे, चाहे 
किसी मनोधमंके मार्गसे ही क्यो न आवे । इसी लिए, है अर्जुन मेरे स्वरूपमे प्रवेश 
करनेके उपायोका बिलकुल टोटा नही है वे उपाय अनेक ओर प्रचुर है। मनुष्यका जन्म 
चाहे जिस जातिमे हुआ हो और वह चाहे मेरी भक्ति करे और चाहे मेरा विरोध करे 
पर उसे होना चाहिए मेरा ही भक्त अथवा मेरा ही शत्र्‌; बस यही मुख्य तत्व है । 
चाहे किसी बहाने मनुष्यको मेरा-पन प्राप्त हो जाय, उसे अच्छी तरह समझ लेना 
चाहिए कि मेरा स्वरूप उसके हाथमे आ गया। इसीलिए, हे अजु न, चाहे पाप-योनि 
हो और चाहे वैश्य, शूद्र अथवा स्री हो सब छोग मेरी उपासनासे ही मेरे स्थान तक 
पहुँचते है । हि 
पु्र्ब्नह्मणाः पुण्या भक्ता राजषंयस्तथा। 
अनित्यमसुख॑ लोकसिसं प्राप्य भजस्व साम्‌॥३ेशे। 

“जब वास्तवमें स्थिति ऐसी है, तब जो ब्राह्मण चातु्वेण्यंके राजा, स्वगंके धनी 
और मन्‍्त्र-विद्याका जन्म-स्थान है, जो भूदेव हैं, जो तपके मूत्तिमन्‍्त अवतार है, जिसके 
योगसे तीर्थो का भी भाग्य उदय हो जाता है, जो यज्ञ-यागके सदाके आधार है, जो 
वेदोके निस्सीम अभिमानी हैं और जिनकी क्ृपा-दष्टिकी गोदसे ही बैठकर कल्याण 
भी वृद्धिको प्राप्त होता है, जिनसे सम्मानित होनेके कारग सत्कर्म विस्तार प्राप्त करते 


हैं, जिनकी इच्छासे ही सत्यका जीवन बना हुआ है, जिनके अभय-वचनसे अग्निने 
आयुष्य प्राप्त किया है और इसी लिए अग्निके सहज छात्र समुद्रने भी बड़वास्तिको 
अपना जरू अपित करके उसक़ा पोषण किया है, जिनकी चरण-रज प्राप्त करनेके लिए 


मैंने स्वयं लक्ष्मीको भी एक ओर हटाकर और बीचमें बाधक होनेवाली कौस्तुभ 
मणिको भी निकारूकर और अपने हाथोमे लेकर अपने वक्षस्थलका पुट उनके चरणो- 
के आगे रख दिया है और, हे अजु त, अपने भाग्यशाली होनेका लक्षण बनाये रखनेके 


लिए मैं अब तक अपने हृदय पर जिनके पैरकी शुभ मुद्रा रक्षित रखता हूँ, जिनकी 
क्रोधारिनिमे प्रत्यक्ष रुद्रका निवास है और जिनकी कृपासे अष्ट महासिद्धियाँ सहज ही 
और बिना मूल्यके प्राप्त होती है, उन परम पुण्यवान्‌ ब्राह्मणोके सम्बन्धमे तो यह कहने 


की आवश्यकता ही नही है कि भेरे स्वरूपमे छीन रहनेवाले उन ब्राह्मणोको मेरी 
प्राप्ति होती है। चन्दनके वृक्षके साथ लगकर जो हवा आती है, उसके संसगंसे आस- 
पासके नीमके वृक्ष भी सुगन्धित हो जाते है और वे जड वृक्ष भी देवताओके मस्तक 


पर स्थान प्राप्त करते हैं। फिर जो प्रत्यक्ष चन्दन ही हो, वह भला देवताओके मस्तक 
पर कैसे स्थान न प्राप्त करेगा ? अथवा उसके संस्थन्धमे यह कहनेकी आवश्यकता 
ही क्या है कि उसे देवताओके मस्तक पर स्थान मिलेगा? यदि शंकर इस 


आइदयसे केवछ आधा ही चन्द्रमा सदा अपने मस्तक पर धारण किये रहते है कि 
हलाहलू पान करनेसे जो दांह उत्पन्न हुआ है, वह चन्द्रमाके स्पदंसे श्ञान्त हो 
5 ७539. 5 ६६ ००७ । मी या ्ध 


जाभश+ कब. कम कन्ममकुध.. कम ३०० ००पट कुछ. कक (० कषएण्फमक >०जक समर ७. कक, ० _ ० £ आप 0-8 8 5 


नवाँ अध्याय १८३४ 


लगाया जाय, जिसके दाह शान्त करनेके ग्रुणका प्रत्यक्ष भनुभव होता है और जो 
पूर्णता तथा सुवासमे चन्द्रमासे भी बढ़कर है ? अथवा जिस गंगाका आश्रय लेकर 
रास्तेमे बहनेवाछा पानी भी जाकर समुद्रमे मिल जाता है, उस गंगाके सम्बन्धमे 
भला यह कब हो सकता है कि वह समुद्रमे जाकर न मिले ? ऐसी अवस्थामे जो 
राजषि अथवा ब्राह्मण शुद्ध हृदयसे मुझे ही अपना शरण्य अर्थात्‌ अपने रक्षणका 
साधन समझते है, इसमे तिल मात्र भी सन्देह नही कि उनके अन्तिम शाश्वत सुखका 
साधन-स्थान में ही होता हू । ऐसी अवस्था मे उस नावमे मनुष्य निश्चित होकर क्यो 
पडा रहे जिसमे सैकडो छेद हो चुके हो ? जहा शस््रो की झड़ी रूगी हो, वहाँ मनुष्य 
अपना बिलकुल खुला हुआ शरीर लेकर क्यो रहे ? जहाँ शरीर पर पत्थर गिर रहे 
हो, वहाँ यह कैसे हो सकता है कि मनुष्य अपनी रक्षाका कोई साधन अपने हाथमे 
न ले? जिस समय रोगसे शरीर जजंर हो रहा हो, उस समय ओऔपधके विषयमे 
मनुष्य किस प्रकार निश्चित रह सकता है ? जिस समय चारो ओर आग लछगी हो, 
उस समय यह कैसे हो सकता है कि वाहर निकलनेका प्रयत्न न किया जाय ? इसी 
प्रकार हे अर्जुन, दु खो और संकटोसे भरे हुए इस मृत्युलोक में आने पर यह कैसे हो 
सकता है कि मनुष्य मेरा भजन न करे ? और मनुष्यमे ऐसा कौन सा बल है जिसके 
भरोसे वह मेरा भजन न करनेकी ढि8ई कर सके ? घर-बार और विपय-विलछास 
आदिसे ऐसी कौन सी बात है कि उस पर भरोसा रखकर मनुष्य आननन्‍्दपुर्वक और 
निश्चिन्त रह सके ? क्‍या बिना मेरा भजन किये मनुष्य अपने मनमे इस बातका 


भरोसा रख सकता है कि विद्या और यौवनसे ही सुख प्राप्त किया जा सकता है ? 
जितने विषय-भोग हैं, वे सब वास्तवमे शरीरके स्वस्थ रहने पर ही निर्भर करते है । 
और यह शरीर सदा मृत्युके मुखमे पडा रहता है। इस मृत्युलोकमे जन्म-मरणका 
एक ऐसा वाजार रगा हुआ है जिसमे प्रबलू दुःख रूपी माल चारो तरफ खुला पडा 


है और भृत्यु-हपी मालके गट्ठर पर गट्ठर बरावर चले आते हैं। और प्राणी इस 
बाजा रमे आ पहुँचे है। ऐसी अवस्थामे, हे अजु न, सुखका व्यवहार कैसे हो सकता 
है ? इस लोकमे सुखका सौदा कैसे किया जा सकता है ? क्‍या राखी फूकनेसे भी 
कभी दीया जरू सकता है ? जिस प्रकार कोई किसी जहरीले कन्दको पीसकर उसमे 


से रस निकाले और फिर उस रसका नाम “अमृत-रस” रखकर उसे पी जाय और 
उसके प्रभावसे अमर होनेकी आशा रखे, उसी प्रकारके अमृत-सके समान विपयोके 
द्वारा प्राप्त होनेवाला सुख है जो वास्तवमे केवल महादु.ख है। परल्तु किया क्या 
जाय ? जो छोग मूर्ख हैं, वे विना उन विपयोका सेवन किये रह ही नही सकते । 


यदि पैरमे घाव हो जाय और उस घाव पर कोई अपना सिर काटकर छूगावे, तो 
यह वात उसके लिए कहाँ तक हितकर हो सकती है ? वस मृत्यु-छोकके सव सुखोको 
भी इस प्रकारका कल्याणकारक समझना चाहिये। ऐसी अवस्थामे इस मृत्यु-छोकमे 
सच्चे सुखकी वात भरा किसके कानोको सुनाई पड सकती है ? जिस बिस्तर पर 
बिच्छू हो. उस पर निश्चित होकर कोई कैसे सो सकता है ”? जिस छोकका चन्द्रमा 
भी क्षयरोगसे ग्रस्त हो, जिसमे सूर्य भी केवछ अस्त होनेके लछिए ही निकलता हो, 
जहा केवल दुःख ही सुखका ढोग रचकर सारे संसारको धोखा देता हो, जहां मंगलूके 


दसवाँ अध्याय १९३ 


इन सबको एक ही आत्म-स्वरूप सानना उचित और आवदश्यक है। जो अपने मनो- 
बलूकी सहायतासे इस आत्म-योगके द्वारा मेरे साथ मिलकर सम-रस हो जाता है, वह 
अत्यन्त शुद्ध हो जाता है । इस विषयमे सन्देह करनेके लिए तिल मात्र भी स्थान नहीं 
है। और हे अर्जुन, जो इस प्रकार अभेद भावसे मेरी भक्ति करता है, उसके भजनके 
भौखटमें प्रवेश करके मेरा रहना आवश्यक हो जाता है। इसी लिए मैने जो अभेदा- 
त्मक भक्तियोग बतलाया है, उसमे किसी प्रकारकी शंका नही हो सकती, और उसमे 
दुबंछ्ताके लिए भी कोई स्थान नही है। पहले ( छठे अध्यायमे ) यह बात स्पष्ट रूप 
से वतछाई जा चुकी है कि जिस समय यह भक्ति-योग चलता रहे, यदि उसी समय 
मृत्यु हो जाय तो बहुत अच्छा है । अब यदि तुम्हारे मनमे यह जाननेकी इच्छा उत्पन्न 
होती हो कि इस अभेदका स्वरूप क्‍या है, तो सुनो । मैं तुम्हे उस अभेदका स्वरूप 
भी बतछाता हूँ। 

अहूं सर्वस्य प्रभावों मत्तः सर्व प्रवतंते। 

इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता:॥ ८ ॥ 

“इस सारे ससारका मूल मैं ही हुं और हे अर्जुन, मुझसे ही इन सबकी स्थिति 

रहती और गति होती है। लहरे पानीमे उत्पन्न होती है और उनका आश्रय तथा 
जीवनका साधन दोनो पानी ही है। जिस प्रकार बिना पानीके लहरे हो ही नही 


सकती, उसी प्रकार इस विव्वमे कोई ऐसी वस्तु नही हो सकती जो मेरे विना हो 
और जिसमे मेरा निवास न हो । जो छोग मेरा यह विद्वव्यापक स्वरूप जानते है, 
वे चाहे जहाँ रहकर मेरा भजन करे, पर वे वास्तवमे उदित होनेवाले प्रेम-भावसे ही 
वह भजन करते हैं। ऐसे छोग देश, काल और वत्तमान आदि सबको मुझसे अभिन्‍न 
मानते है, और जिस प्रकार वायु गगन-रूप होकर गगनमे संचार करती है, उसी 
प्रकार वे मुझ जगद्रपको मनमे रखकर अपने आत्म-ज्ञानसे तीनो भुवनोमे सुखपूर्वक 
रमण करते हैं। तुम यह बात निश्चित रूपसे समझ रखो कि भूत मात्रमेसे जो कुछ 
दिखलाई पड़े, उसीको भगवानके रूपमे मानना ही मेरा सच्चा भक्ति योग है। 

सच्चित्ता सद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌। 

कथयन्तदच मां नित्य॑ तुष्पत्ति च रसन्ति च॥% ॥ 

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपुबंकम्‌ । 

ददामि बुद्धियोगं त॑ येन मासुपयान्ति ते॥ १० 0 

“जिनका चित्त मद्रूप हो जाता है, मेरे स्वरूपसे जिनके अन्तःकरणका पूरा पूरा 

समाधान हो जाता है, और जो आत्म-बोधके प्रेममे पडकर जन्म और मरण सब कुछ 
भूल जाते है, वे लोग उसी आत्म-बोधके बढते हुए प्रभावसे अद्वैतानन्दके सुखमे नाचने 
लगते हैं और आपसमे केवल आत्म-बोधका ही लेन-देन करते है। जिमप्त प्रकार पास 
पास रहनेवाले सरोवर वाढ आने पर आपसमे मिल जाते हैं और उनकी तरगोका 
निवास एक दूसरेकी तरंगोमे ही होता है, उसी प्रकार अभेद भक्तिवाले भक्त जब 
आपसमे मिलते है और उनमे एकता स्थापित हो जाती है, तव मानो आनन्दके आगार 
एक दूसरेके साथ पिरोये जाते है और आत्म-बोधको आत्म-वोधके ही द्वारा आत्म- 


१३ 


१८४ हिन्दी ज्ञानेब्वरी 


उगते हुए अंकुरोमें ही तत्काल अमंगलके कोड लग जाते हों, जहां माताके पेठमेके 
गुप्त गर्भाशय तकमें मृत्यु पहुँचकर अपना काम कर डालती हो, जहाँ लोगोको सदा 
मिथ्या और असत्य वातोका ही ध्यान छगा रहता हो, और उसी मिथ्या बात 
( जीवन ) को यमदूत जबरदस्ती ले जाते हो और इस वातका पता भी न छूगता 
हो कि वे उसे कहाँ ले जाते है, जहाँ चारों ओर अच्छी तरह ढूंढने पर भी कहीसे 
निकलनेका कोई मार्ग ही न दिखाई पड़ता हो, जहाँ केवल पुराणों ( अर्थात्‌ असख्य 
भरे हुए लोगो ) की ही वाते होती हो, जहाँ ब्रह्मके समान आयुष्य रखनेवाला 
मनुष्य भी वस्तु मात्रके अशाश्वत होनेका दीघंकाल तक वर्णन करने पर भी उसका 
पूरा-पूरा वर्णन न कर सकता हो और जिस लोककी ऐसी अज्ञाश्वत स्थिति हो, उस 
लछोकमे जन्म लेकर जीव यदि निश्चित रहे तो यह वात कितमी आश्चर्यजनक और 
हास्यास्पद है ! जो लोग छौकिक अथवा पारछौकिक लछाभके लिए गाँठकी एक कौड़ी 
भी खर्च करनेके लिए तैयार नहीं होते, वही छोग ऐसी वस्तुओ के छिए, जो पूर्ण 
रूपसे हानिकारक है, लाखों करोड़ो रुपये खर्चे करनेमें भी आगा-पीछा नही देखते । 
जो मनुष्य अनेक प्रकारके विपय-विलासमे फंसा रहता है, उसी सम्बन्धमे छोग कहते 
है कि यह आजकल बहुत सुखसे रहता है। और जो मनुष्य वासनाओ के भारसे 
नीचे पूरी तरहसे दवा रहता है, उसीको लोग सजज्ञान समझते हैं। जिसकी आयु 
बहुत ही थोड़ी बच रहती है और जिसकी बुद्धि सठिया जानेके कारण बिलकुल नष्ट 
हो जाती है, उसीको छोग बड़ा कहते हैं और उसके पैरो पर सिर रखकर लोटते है । 
ज्यों ज्यो बच्चा बड़ा होता है, त्यो त्यों माता-पिता आदि मारे आनन्द के नाचने 
लगते है । परन्तु इस विपयमें उनके मनमें कुछ भी खेद नही होता कि ज्यो ज्यों 
बच्चा बढ़ता है, त्यों त्यों उसकी आयुकी डोरी छोटी होती जाती है । जन्म लेते ही 
मनुष्यको दित पर दिन कालके और भी अधिक अधीन होना पडता है, तो भी छोग 
जन्म-गाँठका उत्सव खूब धूमधामसे करते हैं और आनन्द की पताकाएँ भी फहराते 
हैं। लोगोको मरणका शब्द भी नही सुनाई पड़ता । और जब कभी कोई मर जाता 
है, तव लोग जोर जोरसे रोने रूगते है | परन्तु वे छोग अपनी मूखंताके कारण कभी 
इस वात का विचार भी नही करते कि स्वयं हमारी ही आयु दिन पर दिन कम 
होती चली जा रही है । जब मेढककों साँप निगलने लगता है, तब भी वह मेंढक 
मक्लियोको खानेके लिए अपने मुँहसे जोरसे पकड़े रहता है । ठीक इसी प्रकार मनुष्य 
भी अपनी वासनाएँ वरावर बढाता चछता है, परन्तु इससे उसे क्या लाभ हो सकता 
है ? इस मृत्यु-लोककी अवस्था भी कैसी खराव हो रही हैं ! हे अर्जुन, तुमने अपने 
कर्मोकी गतिसे ही इश्त छोकमे आकर जन्म लिया है। परन्तु फिर भी तुम चटपट 
इससे अलूग होकर मुक्त हो जाओ और उस मार्गमें कयो, जिसपर चलनेसे तुम्हें मेरे 
निर्दोष अक्षय पदकी प्राप्ति हो सकती है । 
सन्‍्सना भव मसज्धूक्तो सद्याजी मां नसस्कुरु। 
सामेवेष्यसि युक्‍्त्वेबसात्मानं सत्परायणः ॥ ३४ ॥। 
“तुम अपना मन मद्गूप कर छो और मेरे प्रेमके भजनमे रंग जाओ और सव जयह मेरा 
अस्तित्व मानकर मेरी बन्दना करो। केवल मेरी ही ओर छक्ष रखकर समस्त संकल्पो- 


१९४ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


बोधका ही अलंकार प्राप्त होता है; और इस प्रकार उस आत्म-बोधकी शोभा बढ़ 
जाती है। जैसे एक सूर्य दूसरे सूर्यकी आरती करे अथवा एक चन्द्रमा दूसरे चन्द्रमा 
के साथ प्रेमालिगन करे अथवा एक ही मानके दो जरू-प्रवाह आपसभे एक दूसरेके 
साथ मिल जाय, ठीक उसी प्रकार जब भक्ति-योगसे युक्त भक्त आपसमे मिलते है, 
तब उनकी सम-रसताका पवित्र प्रयागतीर्थ बन जाता है और तव उस तीर्थंके जलमे 
सात्विक भावोकी बाढ सी आ जाती है। और वे एकताके चौराहेके अध्यक्ष गणेश वन 
जाते हैं। इसके उपरान्त उस आत्मानन्दके अत्यन्त सुखसे भरे हुए वे भक्तियोगी देह- 
भानवाली सीम। पार करके और मेरे छाभसे पूर्ण समाधान प्राप्त करके उच्च स्वरसे 
घोष करने रूगते है| गुरु एकान्तमे अपने शिष्यको जिन मन्त्राक्षरोका उपदेश करता 
है, उन्ही मन्त्राक्षरोकी घोषणा वे लोग सबके सामने मेघोकी तरह गरज गरज कर 
करते है। कमलरूकी कली जिस समय अंपनी पूर्यावस्थाको प्राप्त होती है, उस समय 
वह अपने अन्दरका मधु रस किसी प्रकार दबाकर नही रख सकती और वह राजासे 
लेकर रंक तक सव लोगोका समान रूपसे आतिथ्य तथा सत्कार करती है । इसी 
प्रकार वे भक्ति-पोगी अतिशय आनन्‍्दमे भरकर विश्वमे मेरा घोष करते हैं और उस 
कीत्तनके घोषसे उत्पन्न होनेवाले सन्‍्तोषसे इतने अधिक भर जाते है कि अन्‍्तमे वे 
कीत्तेन भूछकर स्तव्ध हो जाते हैं और उसी विस्मृतिमे तन-मनसे रमण करते रहते 
हैं। इस प्रेमके अतिरेकमे उन्हे दिन और रातका भी ध्यान नही रह जाता । इस 
प्रकार जो लोग मेरे स्वरूप-लाभका निर्दोष सम्पूर्ण सुख प्राप्त कर लेते है, उन्हे मै जो 
कुछ देता हूँ, उसका सर्वोत्तम अंश पहलेसे ही उनके अधिकारमे होता है। क्योकि 
जिस मार्गंसे वे चलते है, यदि उस मार्गंकी सारी व्यवस्था देखी जाय तो स्वर्ग और 
मोक्षके मार्ग भी उसके सामने टेढे-तिरछे और छोड़ देनेके योग्य जान पड़ते है । इस- 
लिए वे लोग अपने मनमें जो प्रेम एकत्र करके रखते हैं, उनका वही प्रेम मै उन्हे 
देना चाहता हूँ। परन्तु वह प्र म भी जो मैं उन्हे देता चाहता हें, उसे वे पहलेसे ही 
सिद्ध तथा प्राप्त कर चुके होते है। अब उनके लिए केवल इतना ही बाकी रह 
जाता है कि उनका वह प्रेम-सुख बरावर बढ़ता रहे, और इसके लिए मुझे केवल 
इतनी ही व्यवस्था करनी पड़ती है कि उनके उस प्रेम पर कालकी दृष्टि न रंगे और 


वह नष्ट न होने पावे । हे अर्जुन, माता अपने छाडले बारूक पर अपनी स्नेहपूर्ण दृष्टि- 
का आच्छादन डालकर उसे रक्षित रखती है, और जब वह इधर-उधर खेलता फिरता 
है, तब उसके पीछे पीछे ढौडती रहती है, और तव वह जिन जिन खेलोके प्रति 
अपना अनुराग दिखलाता है, उन उन खेलोके उपयुक्त खिलौने बनाकर वह अपने 
प्रिय पुत्रके आगे रखती है। ठीक इसी प्रकार अपने भक्ति योगी भक्तोके लिए मै भी 
वही काम करता हूँ जिनसे उपासनाके मार्गका पोषण होता है। उपासनाके मार्गके 
इस पोषणसे वे छोग सहजमें और मनिरफपवाद रूपसे मेरे पास आ पहुँचें, बस इसीकी 
व्यवस्था करना मेरे लिए नितान्त आवश्यक हो जाता है। भक्तोका मेरे प्रति बहुत 
अधिक प्रेम होता है और मुझे भी उनकी अन्य शरणागतिका पूरा पूरा ध्यान रखना 
पड़ता है, क्योकि प्रेमपूर्णं भक्तो पर यदि संकट आवे तो मानों वह संकट स्वयं 
मेरे घर पर ही आता है| फिर स्वर्ग और मोक्षके दोनो प्रसिद्ध मार्म॑में 


नवाँ अध्याय १८५ 


का अन्त कर डालना ही मानो मेरा यजन करना है। जब इस प्रकार तुम मेरे ध्यान 
से सम्पन्न हो जाओगे, तभी तुम मेरा स्वरूप प्राप्त कर सकोगे। अपने मनका यह 
रहस्य आज मैने तुम पर प्रकट कर दिया है! आज तक मैने जो वात सब लोगोसे 
गुप्त रखी है, उसे प्राप्त करके तुम सुखसे ओत प्रोत भर जाओगे ।” संजयने कहा--- 
“भक्तोके कल्प-वृक्ष उन ब्रह्म-स्वरूप साँवले श्रीकृष्णने इस प्रकार अर्जुनको उपदेश 
दिया ।” वृद्ध धृतराष्ट्र ये सब बाते ज्ञात होकर सुन रहे थे। जिस प्रकार कोई आहरूसी 
भैसा नदीका जरू बढ आने पर भी चुपचाप आरामसे वैठा रहता है, उसी प्रकार 
चृतराष्ट्र बैठे रहे। उस समय सजयने सिर हिलाकर मन ही मन कहा--“यहाँ 
अम्ृृतर्की रूगातार वर्षा हो रही है! और यह वुट्ठा इस प्रकार चुपचाप बैठा हुआ है 
कि मानो यहाँ मौजूद ही नही है । परन्तु फिर भी यह हमारा पालन-पोपण करता 
है, इसलिए इसके सामने स्पष्ट बात कहकर अपनी वाचाकों दृपित करना ठीक नही 
है । इसका कोई उपाय नही हैं, क्योकि इसका स्वभाव ही ऐसा है। परन्तु फिर भी 


मैं बहुत वडा भाग्यवान्‌ हूँ क्योकि युद्ध-क्षेत्रका समस्त समाचार सुनानेके छिए श्रीवेद- 
व्यास जी महाराजने मुझे नियुक्त किया है । इस प्रकार बहुत प्रयत्नपूर्वक अपने 
मनको हढ करके सजय ये सब वाते अपने मन ही मनसे कह रहे थे कि उस समय 


सात्विक भक्ति-भावक्ना उनमे आवेश हुआ और वे अपने आपको न सँभाल सके । 


उनका चित्त चकित हो गया, वाचा स्वव्ध हो गई और सारे शरीरमे रोमाच हो 
आया । उनकी जो आँखे आधी खुली और आधी बन्द थी, उनमेसे आनन्दाश्रु वहने 


रूगे । उनके मनमे सुखकी जो लहर उठी थी, उससे उनका शरीर थरथर काँपने 
रूगा | उनके रोम रोममे स्वेदके निमेल्ठ सूक्ष्म विन्दु चमकने छगे; और ऐसा जान 
पड़ने रूगा कि मानो उन्होने अपने सारे शरीर पर मोतियोका एक जाल सा ओढ 


लिया है। इस प्रकार महासुखके उस अपरम्पार रसमे डूबनेके कारण उन्हे अपने 
दरीरका भी ध्यान न रह गया और युद्धका समाचार सुताने का जो काम श्री वेद- 
व्यासने उन्हे सौपा था, उसके सम्बन्धमे ऐसा जान पडने छूगा कि मानो वह काम 


अब उनसे न हो सकेगा। इतनेमे श्रीकृष्णणी वाणीने उनके कानोमे प्रवेश किया 
जिससे सजयके होश फिर ठिकाने हुए और वे फिर युद्धका समाचार सुनानेको उचद्यत 
हुए । इसके बाद उन्होने अपनी आँखोके अश्रु पोछे, सारे शरीरका पसीना भी पोछा 


और तब कहा--“हे महाराज, धुतराष्ट्र अब मैं आपको इसके आगेका वृत्तान्त 
सुनाता हूँ । आप ध्यानपूर्वेक सुनें ।” श्रीकृष्णके वचन तो सुन्दर बीज है ही, पर 
अब ऐसा सुन्दर अवसर आया है कि सजयकी सात्विक वृत्ति रूपी भूमि उस वीजके 
बोये जानेके लिए तैयार है। अत' अब इस बातमे कुछ भी सन्देह नही है कि श्रोताओं 
को सिद्धान्तकी वढिया फसल तैयार होकर मिलेगी | हे श्रोतागण, आप लोग इस 
कथनकी ओर और थोडा ध्यान दे और मजेमे आनन्दके पुंज पर बैठे। आज आप 
लोगोकी श्रवणेन्द्रियोका भाग्य खुल गया है। अव सिद्ध राज श्रीकृष्ण अर्जुनके सामने 
ईश्वरीय विभूतिके स्थानका निरूपण करेंगे। श्रीनिवृत्तिनाथके दास ज्ञानदेवकी आप 
लोगोसे प्रार्थना है कि वह निरूपण आप लोग सुने | 


दसवाँ अध्याय १९५ 


उनकी सेवाके लिए नियुक्त कर देता हूँ । इतना ही नही, वल्कि छक्ष्मीके सहित मैं 
स्वयं अपना सारा शरीर भी उन्हीके काममे लगा देता हूं । परन्तु देहसे भी भिन्न 
और सदा ताजा बना रहनेवाला जो आत्म-सुख है, उसे मे अपने प्रेमपुर्ण भक्तोको 
अनुरागपूर्वक अपने पास रखता हूँ । परन्तु यह व्गत ऐसी नही है जो शब्दोके द्वारा 
वतलाई जा सके। 
तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥११॥ 

“इसीलिए जिन लोगोने मेरे आत्म-स्वरूपके अस्तित्वको ही अबने जीवनका 
आश्रय-स्थल बना रखा है और जो लोग मुझे छोडकर और किसी पर कुछ भी श्रद्धा 
नही रखते, हे भर्जुन उन श्रेष्ठ तत्वज्ञोके लिए में सदा कपूरकी मशाल जलाकर और 
उनके लिए स्वयं ही मशालूची वनकर उनके आगे आगे चलता हूँ । अज्ञानकी रात्रिमे 
जो घोर अन्धकार रहता है, उनका नाश करके में उनके लिए अक्षय प्रकाशका उदय 
करता हूँ ।” जब प्रेमी भक्तोके प्रेम-निधान श्रीकृष्णने ये सब बाते कही, तव अर्जुन- 
ने कहा--“'मैं अब पूर्ण रूपसे तृप्त हो गया हूँ । है प्रभु, सुनिये । आपने मेरी संसार- 
रूपी मैल दूर कर दी है। में अब जन्म-मरणकी अग्निसे मुक्त हो गया हूँ | आज मुझे 
जीवनका सच्चा मर्म ज्ञात हो गया है, और मुझे ऐसा जान पडता है कि आज मेरा 
जीवन साथंक हो गया है। आज मेरा जीवन क्ृतकार्य हो गया है। आज मेरा 
सौभाग्य खुल गया है, क्योकि आज परमेश्व रकी प्रसाद-वाणी मेरे कानोमे पहुँची है। 
आज इस वाणीके प्रकाशसे मेरे अन्दर और बाहरका भ्रम-पटल दूर हो गया है और 
इसीलिए इस समय मुझे आपके सच्चे स्वरूपके दर्णन हो रहे है । 

अज्ु न उवाच-.- 

परं ब्रह्म परं धाम पवित्र परम भवान्‌। 
पुरुषं दशाश्वतं॑ दिव्यमादिदेवमज विभुम्‌ ॥१श॥ 

“इस विश्वका जो विश्वाम-स्थलू परत्रह्म है, वह परब्रह्म आप ही है। है 
जगन्नाथ, आप परम पवित्र है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनो देवताओके परम 
देव आप ही है। पचीसवाँ तत्व जो पुराण पुरुष है, वह आप ही है। आप ही माया- 
की पहुँचके वाहर हैं। जो स्वयंसिद्ध विश्वका स्वामी है और जो जन्मके वन्धनसे 
कभी वध नही सकता, वह आप ही हैं। अब यह वात अच्छी तरह मेरी समझमे आा 
गई है । भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनो काछलोके सूत्रधार आप ही है। इस 
जीवा त्माके अधिपति आप ही है, इस ब्रह्माण्डके फलूक आप ही हैं। ये सव वाते अब 
अच्छी तरह मेरी समझमे आ गयी है । 

आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवधिनौरिदस्तथा | 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चेव ब्नवीषि से ॥१३॥ 


दसवा अध्याय 


हे गरुदेव, आप ही ब्रह्म-ज्ञानका स्पष्ट बोध करानेमे समथ हैं। विद्या-रूपी 
कमलका विकास आप ही हैं । परा प्रकृति एक श्रेष्ठ तसुणी है और आप उसके साथ 
सुखपूवंक क्रीडा करते है । संसार रूपी अन्धकारका नाथ क सस्‍्नेवाले रूय आप ही हैं। 
आपका स्वरूप अमर्याद है। आपकी सामर्थ्य अनन्त है। जो तुरीयावस्था अथांतु 
आत्म-समाधि अभी हाल्मे युवावस्थामे प्राप्त होनेको है, सहज रीत्सि उरूका छालून 
पालन करनेवाले आप ही है । इसलिए में आपको नमस्कार करता हू ) आप समस्त 
संसारका पालन करनेवाले और शुभ कल्याण रूपी रत्नोका संग्रह है। सजन रूपी 
वनको सुगन्धित करनेवाले चन्दन आप ही हैं। आराधना करने योग्य देवता आप ही 
हैं। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ । जिस प्रकार चकोरके चित्तको चन्द्रमा 
सन्तुष्ट और शान्‍्त करता है, उसी प्रकार चतुर जनोके चित्तको आप सन्तुष्ट और 
जान्त करते हैं। आप आत्म-साक्षात्कारके सर्वा धिका री हैं, वेदके ज्ञान-रसके सागर है 
और समस्त संसारको मन्थन करनेवाला जो काम-विकार है, उस काम-विकारका मंथन 
करनेवाले आप है। हे गुरुदेव, इसलिए में आपको नमरकार करता हुँ। आप सद- 
भक्तोके भजनके पात्र है, संसाररूपी हाथीका गंड-स्थरू तोड़नेवाले आप ही है और 
संसारकी उत्पत्तिके आदि-स्थान भी आप ही हैं, इसलिये में आपको नमस्कार करता 
हुं । है महाराज, आपके प्रसाद यही वद्यापति गण्श हैं; और जब उच गण्शजीकी 
कृपा प्रास होती है, तव मूढ बालक भी साहित्यके प्रान्तमें प्रवेश कर सकता है । जिस 
समय गुरुकी वाणी अभय वचन देती है, उसी समय शंगार आदि नौ रसोके मधुर 
समुद्रकी थाह लगती है । हे महाराज, यदि आपकी प्रेमपुर्ण वाणी किसी गूँगे पर भी 
कृपा करे, तो वह भी ग्रन्थ रचनाके काममें स्वयं वृहस्पतिके साथ प्रतिज्ञापूर्वक स्पर्धा 
कर सकता है। केवल यही नही, जिस किसी पर आपकी दृष्टिका प्रकाश पड जाता 
है अथवा आपका कोमरू हाथ जिसके मस्तक पर जा पडता है, वह जीव होने पर 
भी शिवकी बरावरीका हो जाता है। जिसके कार्योका ऐसा माहात्म्य है; उसका मैं 
अपनी मर्यादित वाणीके बरूसे भर कैसे वर्णव कर सकता हूँ । वया कभी कोई सूर्य- 
के शरीरमें भी उबटन रूगा सकता है? फूछोसे भछा कल्प वृक्षका कहाँ तक श्यूगार 
किया जा सकता है? क्षीर सागरका आतिथ्य भरा किस प्रकाके पकवानोसे किया 
जा सकता है ? कपूरको किस सुगन्धित वस्तुसे सुगन्धित किया जा सकता है ? चन्दन 
पर किस चीजका लेप लगाया जा सकता है ? अमृतका कौन सा अन्न पकाया जा 
सकता है ? क्या आकाशको और भी ऊपर उठानेकी कोई यु क्ति हो सकती है ? ठीक 
इसी प्रकार श्रीग्रुरुदेवके माहात्म्यका पूरा पूरा आकरून करनेके ल्ए कहाँ और कौन 
ता साधन प्राप्त हो सकता है ? ये सव वाते समझकर ही विना किसी प्रकारकी 


्ख 


१९६ हिन्दी ज्ञानेशवरी 


““इस ज्ञानकी परीक्षा एक और रीतिसे भी हो जाती है । अब तक जो बडे बड़े 
श्रेष्ठ ऋषि हो गये हैं, उन्होंने भी आपका ऐसा ही वर्णन किया है। उनके किये हुए 
वर्णनकी सत्यता अब मुझे अच्छी तरह जान पडने छूंगी है । और ये सब देवता भापके 
ही प्रसादका फल हैं। यों तो नारद सदा मेरे पास आकर आपके ग्रुणोके गीत ग़ाया 
करते थे, परन्तु उनका अथे मेरी समझमे नही आता था; और इसलिए मुझे केवल 
उन गानोके सुखकी मधुरताका ही स्वाद आता था। यदि अन्धोके गाँवमे सुर्यंका 
प्रकाश आवे तो वे अच्धे केवछ सूर्यंकी किरणोका ही सुख भोग सकेंगे। सूर्यके 
अ्काशका अनुभव वे कैसे कर सकते हैं। इसी प्रकार जब नारद मेरे पास आकर 
अध्यात्म-सम्बन्धी गीत गाया करते थे, तब राग-राग्रिनियोके द्वारा ऊपर-ऊपर जो 
आाधुयें उत्पन्न होता था, वही मेरे मतको रुचता था । इसके सिवा और कुछ भी मेरी 
समझमे नही आता था । असित कर देवकू नामक ऋषियोके मुखसे भी मैंने आपके 
इस स्वरूपका वर्णन सुना था, परन्तु उस समय मेरी मनोवृत्ति विषयोंके विपसे भरी 
हुई थो । उस विषय-विषकी इतनी अधिक प्रवरकृता थी कि उस समय मुझे मधुर 
अध्यात्म भी कडुवा लगता था और कद्ु विषय ही मधुर जान पड़ते थे। अब इस 


समय औरोंकी वात तो जाने दीजिए, स्वयं मह॒षि व्यास भी मेरे घर आकर सदा 
आपके स्वरूपका ठीक और पूरा वर्णन किया करते थे। परन्तु जिस प्रकार अँधेरेमे 
चिन्तामणि मिलने पर यह कहकर दूर फेंक दिया जाता है कि यह चिन्तामणि नही 
है और फिर दिन निकलने पर प्रकाशमे उसका स्वरूप पहचानकर कहा जाता है कि 


यह चिन्तामणि ही है, उसी प्रकार यद्यपि उन व्यास आदि ऋषियोकी वाणी ज्ञान 
रूपी रत्नोकी खानि ही थी, परन्तु फिर भी, हे श्रीकृष्ण महाराज, वह आप नही थे 
जो सूर्यके समान हैं, और इसी लिए आपका प्रकाश भी नही था, जिससे मैं उन 
ज्ञान रूपी रत्नोंको पहचान नहीं सकता था। 


सर्वंमेतदतं सस्ये यन्‍्सा वचसि केदाव। 
न हिं ते भगवन्व्यक्ति विदुर्देवा न दानवा ॥१७४॥ 


“परन्तु अब आपकी वाक्य-रूपी किरणो का प्रसार हो गया है और इसी लिए 
अब मैं उन ऋषियोके वतलाये हुए मार्गको पहचानने रूगा हूँ । हे देव, उनके वचन 
ये तो ज्ञानके वीज ही, परन्तु वे हृदय रूपी भूमिमे यो ही पड़े हुए थे। परन्तु 
अब उसपर आपके प्रसादकी वर्षा हो गई है जिससे वे वीज अंकुरित हुए है और 
उनमे एकवाक्यता रूपी फल छूगा है । नारद आदि सन्‍्तोके वचन नदियोके समान 
थे, परन्तु उन नदियोके द्वारा आज मैं एकवाक्यताके सुखका अपरम्पार सागर ही 
वन गया हूँ। है प्रभु, मैंने इस जन्ममे जो जो उत्तम पुण्य सम्पादित किये है, उन 
पुण्योमें, हे सदगुरु, वह पदार्थ देनेकी विछूकुलू सामथ्यं नही है जो पदार्थ आप मुझे 
दे सकते हैं । और नहीं तो बड़े छोगोके मुखसे आपकी महिमा मैंने न जाने कितनी 
चार सुनी थी । परन्तु जब तक एक आपकी कृपा नही हुई थी, तब तक कुछ भी 
मेरी समझमे नही आता था । जिस समय दैव अनुकूछ होता है, उस समय जो 
उद्योग करो, वह आप ही आप सफल हो जाता है। इसी प्रकार सुना और पढा 

इज ज्ञान भी तभी फलरूदायक होता है, जब गुरुकी कृपा हो । माली जन्म भर बहुत 


दसवाँ अध्याय १८७ 


वाचालरता किये मैंने उन गुरुदेवको चुपचाप नमस्कार किया है। यदि कोई अपने वुद्धि 
बलके अभिमानमे यह कहे कि---मैं गुरु्देवकी सामथ्यंका पुरा-पुरा और ठीक ठीक 
वर्णन करता हूँ ।” तो उसका यह काम आवदार मोती पर अवरककी करूई करनेके 
समान ही हास्यास्पद होगा । अथवा ग्रुर्देवकी वह जो कुछ स्तुति करेगा, वह स्तुति 
खरे सोने पर चाँदीका मुलम्मा करनेके समान ही होगी । इसलिए कुछ भी न कहकर 
चुपचाप गुरुदेवके चरणों पर मस्तक रख देना ही सबसे अच्छा है। फिर मैने श्री 
गुरुनाथसे कहा--“हे स्वामी, आपने प्रेमपुर्वक मेरी ओर दृष्टिपात किया है, इसलिए 
इस कृष्णार्जुन सम्वादके संगममे मैं भी वैसा ही हो गया हूँ, जैसा गंगा और यमुनाके 
संगममे प्रयागका वटवुक्ष है। जिस प्रकार प्राचीन कालमे उपमन्युने श्रीशंकरसे दूध 
माँगा था, तब उन्होने स्वयं क्षीर-सागर ही उसके सामने दूधके कटोरेकी भाँति रख 
दिया था, अथवा रूठे हुए ध्रृवको बहुत प्रमके साथ समझाने और मनानेके लिए 
वैकुण्ठाधिपतिने उसे श्रुव-पद रूपी मिठाई दी थी, उसी प्रकार आपने प्रसन्‍त होकर 
क्ृपापूर्वक उस भगवदगीताकी टीका करनेमे मुझे समर्थ किया है, जो समस्त अध्यात्म 
विद्यामे श्रेष्ठ है, जिसमे समस्त शास्रोका मेल होता है और जिसमे समस्त शास्रोकी 
वाते सुखपूर्वंक एकन्न होकर रहती है । जिस वाणीके जंगलमें मारे मारे फिरने पर 
भी सार्थ अक्षरके फलका कही नाम भी सुनाई नहीं पडता, उस मेरी रूखी वाणीको 
आपने ही आज विवेककी कल्प-लता बना दिया है। मेरी जो बुद्धि बिलकुल देह-भाव- 
मयी हो गई थी, उसे आपने अब ब्रह्मानन्दके भण्डारकी कोठरी बना दिया है। मेरा 
मन गीताथ॑ रूपी समुद्रभे आनन्दसे जल-शयन कर रहा है। श्रीग्रुरुदेवके सभी कृत्य 
ऐसे ही अलौकिक है। फिर भरा उनकी निसीम कृतियोका वर्णन मुझसे कैसे हो 
सकता है ? तो भी मैंने यहाँ उनकी कुछ कृतियोका वर्णन करमेका साहस किया है 
ओर इसके लिए श्री गुरुदेव मुझे क्षमा करें। आपके क्ृपा-प्रसादसे मैंने श्री भगवदू- 
गीताके पहले खण्डकी टीका बडे उत्साहसे की है। पहले अध्यायमे अजु नके उस खेद-- 
का वर्णन है जो उसे अपने सगे-सम्बन्धियोके नाशकी कल्पनामे हुआ था। दूसरे 
अध्यायमे कर्म-योगका स्पष्टीकरण किया गया है और साथ ही उसमे और साँख्यके 
ज्ञान-योग्रमे जो भेद है, वह भी दिखलाया गया है। तीसरे अध्यायमे कर्मकी महिमा- 
का वर्णन है औौर चौथे अध्यायमे उन्ही कर्मोका ज्ञानके साथ प्रतिपादन किया गया 
है। पाँचवें अध्यायमे योग-तत्वका महत्व वतलाया गया है। छठे अध्यायमें वह योग- 
तत्व और अधिक स्पष्ट किया गया है। आरम्भके आसनोसे छेकर अन्तकी ब्रह्मा क्य- 


वाली स्थिति तककी सब वाते बहुत ही स्पष्ट रूपसे वतलाई गई है। इसी प्रकार छठे 
अध्यायमे यह भी बतलाया गया है कि योग-स्थिति क्या है और योग-श्रष्टोको कौन 
सी गति प्राप्त होती है। इसके उपरान्त सातवे अध्यायमें पहले मायाके स्वरूप आदि 
का वर्णन किया गया है और उन चार प्रकारके भक्तोका वर्णन है जो ईश्वरकी उपा- 
सना या भजन करते हैं । इसके वाद आठवें अध्यायमे सात प्रब्नोकी व्यात्या की गई 

हैं और अध्यायके अन्तमे इस बातका विचार किया गया है कि मरनेके समय लोगो” 


दसवाँ अध्याव १९७ 


परिश्रम करके पौधे सीचता रहता है, परन्तु उन पीधोंसे फल तभी प्राप्त होते हैं, जब 
बसनन्‍्त ऋतु भाती है। हे महाराज, जत्र विषम ज्वर नष्ट होता है, तभी मीठी वस्तु- 
की मिठासका अनुभव होता है। जब रोग नष्ट होता है, तभी रसायनकी मधघुरता 
अच्छी जान पडती है। इन्द्रियो, वाचा और प्राणवायुका जन्म कब सार्थक होता 
है ? जब उनमे चैतन्यका संचार होता है, तव | इसी प्रकार साहित्यका छोग जो 
मन-माना मनन्‍्थन करते है अथवा थोग आदिका जो अभ्यास करते हैं, उन सबका 
वास्तविक फल कब प्राप्त होता है? जब श्री गुरुराज कृपा करते है, तव ।” इस 
भ्रकार आत्मानुभव के रंगमे रँगा हुआ अजु न निशंक होकर पुतलछीके समान नाचने 
लगा और कहने रूगा--“हे देव, आपकी वाते अच्छी तरह मेरे मनमे बैठ गई हैं । हे 
परब्रह्म-हूपी श्रीकृष्ण, मुझे अब पूर्ण रूपसे यह निव्चय हो गया है कि देवताओ अथवा 
दानवोकी बुद्धि भी आपके सच्चे स्वरूपका आकलन नही कर सकती । इस बांतका 
मुझे अच्छी तरह विश्वास हो गया है कि बिना आपके बोध-बचन प्राप्त किये जो 
केवल अपनी वुद्धिके वकू पर ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उस्ते केवछ निराग ही 
होना पडेगा । 
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 
भूतभावत भूतेश . देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥ 


“जिस प्रकार आकाशके विस्तारका ठीक ठीक पता स्वय आकाशको ही होता है 
अथवा पृथ्वीकी घनताकी नाप स्वयं पृथ्वी ही कर सकती है, उसी प्रकार है लक्ष्मी 
नाथ अपनी अपार शक्तिका सब प्रकारसे आकलरून केवल आप ही कर सकते हैं । 


दूमरे जो वेद आदि है, उनकी बुद्धि इस विषयमे व्यर्थ ही इधर-उधर भटकती फिरती 
है। भला किप्तमे ऐसी सामर्थ्य है जो वेगमे मनसे भी आगे वढ सके अथवा वायुकों 
अपनी मुद्ठीमे पकड सके अथवा आदि-शून्य तत्त्वसे आगे बढ सके ? इसी प्रकार आपका 
पूर्ण ज्ञान धाप्त करना भी किसीके लिए सम्भव नही है। आपके सम्बन्धका पूरा-पूरा 
ज्ञान केवल आपकी कृपासे ही प्राप्त किया जा सकता है--वह ज्ञान केवल आप प्राप्त 
करा सकते है । केवल आप ही अपने आपको जान सकते है और दूसरोको भी आप 
ही वह ज्ञान प्राप्त करा सकते हैं ! इसी लिए मैं भी अब वह ज्ञान प्राप्त करनेके लिए 
व्याकुल हो रहा हुं । आप एक बार मुझे वह ज्ञान प्राप्त कराके मेरी उत्सुकता दूर 
कीजिए। हे देव, आप ही भूत मात्रके आदि कारण हैं, विश्व-प्रम रूपी हाथीको नष्ट 
करनेवाले सिंह आप ही है, सारे देवता आपकी ही आराधना करते हैं, आप ही सारी 
सृष्टिके चाछक और पालक हैं, और मैंने सुना है कि यदि आपके महत्त्वका ध्यान 
रखा जाय तो वह इतना अधिक है कि मुझमे आपण्के पास खडे होनेकी भी योग्यता 
नही है । परन्तु यदि यही सोचकर मैं संकोच करूँ और आत्म-ज्ञानके वोधके सम्बन्धमे 

आपमसे प्रार्थना करनेमे डर तो उस वोधकी प्राप्तिके लिए मुझे और कोई साधन 

ही नहीं दिखाई पड़ता । चारो ओर चाहे कितनी ही अधिक नदियाँ और सागर क्‍यों 

न भरे पड़े रहे, परन्तु चातककी दृष्टिमे सब जलाशय व्यर्थ ही होते हैं, क्योंकि उसके 

कामका तो वही पानी होता है जो मेघोमेंसे गिरता है । इसी प्रकार, हे प्रभु, गुरु तो 


१८८ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


न्‍की कैसी बुद्धि रहती है । अपार शब्द-ब्रह्म माने जानेवाले वेदोमे जो कुछ तत्व-ज्ञान 
मिलता है, वही सब एक लाख इलोकोवाले महाभारत ग्रन्थमें भी मिलता है। और 
समस्त महाभारतमे जो ज्ञान भरा हुआ है, वह सब कृष्णार्जुन-सम्वादमे मिलता है । 
और क्ृष्णाजुन सम्वादके सात सौ इलोकोसे जो कुछ सार है, वह सब गीताके केवल 
नवे अध्यायमे एकत्र करके भरा हुआ है। उसी नवे अध्यायका अर्थ स्पष्ट करनेमे मैं 
“विछूकुल घबरा ग्रया था | फिर मैं व्यथें ही किस लिए गव करूँ ? गुड और चीनी 
दोनो एक ही ऊखके रससे बने हुए होते है, परन्तु फिर भी उनके माधुयंका स्वाद 
अलूग अछूग होता है । इसी प्रकार यद्यपि ये सभी अध्याय गीताके ही है, परन्तु फिर 
भी इनमेंसे कुछ अध्याय ब्रह्मतत्वको अच्छी तरह समझकर उसका स्पष्ट विवेचन करते 
है, कुछ अध्याय केवल कुछ बातें सुझाकर रह जाते है और कुछ अध्यायोके सम्बन्धमें 
यह जान पडता है कि वे अपने ज्ञानके ग्रुणके साथ ब्रह्ममें मिलू गये हैं। गीताके ये 
'सब अध्याय इसी प्रकारके है । परन्तु नवे अध्यायका माहात्म्य शब्दोंके द्वारा बतलाया 
ही नही जा सकता । यह केवल गुरुदेवकी ही सामरथ्यंका फल था कि मैं उसका विवे- 
चन कर सका । किसी ( वशिष्टसे अभिप्राय है ) का अँगोछा सूर्यकी तरह चमकने 
रूगा, किसी ( विव्वामित्रसे अभिप्राय है ) ने इस सृष्टिके जोड़की एक दूसरी सृष्टि 
ही रच डाली, किसी ( भगवान्‌ रामचन्द्रसे अभिप्राय है ) ने पत्थरोका पुल बनाकर 
अपनी सेनाको पैरो चलाकर समुद्रके पार पहुँचाया, किसी ( हनुमानजीसे अभिप्राय 
है ) ने सूयंको अपने हाथसे पकड लिया, किसी ( अग्रस्तसे अभिप्राय है ) ने अपने 
एक चुल्लूमे ही सारा समुद्र भर लिया । इसी प्रकार है गुरुदेव, आपने भी मुझ सरीखे , 
गूँगेके मुखसे आज अगम्य अध्यात्मका वर्णन करा दिया है। परन्तु अपने इस अदभुत 
कृत्यकी उपमा दूढ सकना असम्भव है। यदि कोई पूछे कि राम और रावणका युद्ध 
कसा हुआ, तो इसका उत्तर केवछ यही दिया जा सकता है कि वह राम-रावणके 
युद्धके समान ही हुआ। ( भआर्थात्‌ु उस युद्धकी और कोई उपमा ढूंढे नहीं मिल 
सकती । ) इसी प्रकार इस नवें अध्यायमे श्रीकृष्णका जो भाषण है, वह इस नवे 
अध्यायके भाषणके ही समान है और इसकी दूसरी उपमा कही ढूं ढ़नेसे भी नही 
मिंठ सकती । और जिन छोगोने गीताका अर्थ बिलकुल अपना सा लिया है, वे 
तत्वज्ञ छोग यह बात अच्छी तरह जानते है। इसी प्रकार मैंने भी अपनी वुद्धिके 
अनुसार गीताके आरम्भके नौ अध्यायोका विवेचन किया है और अब आप लोग झाँत 
होकर गीताका उत्तर खंड सुने । इस खडके आरंभमें अर्जुनको श्रीकृष्ण अपनी प्रधान 
तया गौण विशभृतियाँ वतछावेंगे और अब उसीकी सुन्दर रसपूर्ण कथा सुनाई जायगी । 
यह है तो देशी भाषा परन्तु इसके सौदर्यके आधार पर ज्ञात रस शंगार रससे भी आगे 
वढ़ जायगा और इस देशी भाषाके सुदर साहित्यका उससे श्यृंगार हो जायगा । मूल 
संस्कृत ब्लोकों का देशी भाषासे जो आशय बतलाया गया है, उससे अर्थकों अच्छी तरह 
समझ लेनेके उपराँत श्रोताओको यह भ्राति होने रूग्रेगी कि इसमे मूल कौन सा हैं 
और टीका कौन सी है और वे चकित हो जायेंगे । जिस प्रकार सुन्दर शरीर अपने 
जातीय छावण्यके कारण स्वयं ही आभूषणोंका अछूंकार हों जाता है ( अर्था्‌ सुन्दर 


> मकर 


१९८ हिन्दी ज्ञानेदवरी 


सभी जगह है। परन्तु हे कृष्णदेव, मेरे लिए आपके सिवा और कोई आधार नहीं है। 
परन्तु अब मेरी ये दुर्बल वाते बहुत हो चुकी। अब आप कपा करके मुझे अपनी 
विभूति बतछावे । 
वबक्‍्तुमहेस्थशेषेण.. दिव्या... ह्यात्मविभूतयः । 
याभिविभूतिभिलेकानिसांस्त्व॑ व्याप्प तिष्ठसि ॥ १६ 0 

“हें महाराज, अब आप मुझे अपनी वह विभूति दिखलावे जो अपनी दिव्य 
सामर्थ्यंसे सभी जगह व्याप्त हो रही है। अपनी जिन 20; आपने इस 
अनन्त विश्वको व्याप्त कर रखा है, उनमेसे मुख्य मुख्य विशू त्ताम आप कृपा 
कर मुझे बतछावे । 

कर्थ विद्यामहंं थोगिस्त्वां सदा परिच्िन्तयन्‌। 
केछु केघु च भावेषु चिन्त्योईसि भ्रगवन्मया ॥ १७ ॥ 

“है देव, आप मुझे यह बतलावे कि आपको किस प्रकार जानू' और क्या समन्न- 
कर आपका चिन्तन करू । यदि यह कहा जाथ कि यह सांरा विश्व तो आप ही हैं, 
फिर चिन्तन करनेके लिए कोई जगह ही वाकी नही रह जाती । इसीलिए अभी आपने 
संक्षेपमे जो अपने भाव बतलाये है, उनका अब जरा विस्तारपूर्वक विवेचन करे । 
आप अपने वे भाव मुझे बिलकुल स्पष्ट करके बतलावे जिनके द्वारा आपका चिन्तन 


करना मेरे छिए कठित न हो, और इस प्रकार मुझे अपनी प्राप्ति करावे--ऐसा उपाय 
करे जिसमे मुझे आपकी प्राप्ति हो । 


विस्तरेणात्मनो योगं॑ विभूति चर जनादंन। 
भूयः कथय तृप्रिहि श्ुण्बतो नास्ति मेइ्सुतस्‌॥ १८ ४ 
“हें भूत-मात्र के अधिपति श्रीकृष्णदेव, मैंने आपकी जिन विश्वुतियोके सम्बन्धमें 
प्रश किया है, कृपया उन विभूतियोका वर्णन करे। इसपर कदाचित्‌ आप यह कहे 
कि--'एक बार तो वह विभूतियाँ मैं तुमको बतछा चुका हूं । इसलिए अब उन्ही 
विभूतियोका मै दोबारा क्यो वर्णन करू ?” तो हे देव, आप इस शंकाको तिल मात्र 
भी स्थान न दे, क्योकि यदि किसी को थोड़ा सा साधारण अमृत पान करनेक्ो मिले, 
तो भी उसके लिए कोई “ नही” नही कहता, और फिर वह अग्मृत भी केसा ? जो 
हलाहल विषका सगा भाई है और मृत्युसे डरे हुए देवताओने अमर होनेके छिए 
जिसका पान किया था, परन्तु जिसके पांन कर लेने पर भी ब्रह्माके एक ही दिनमे 
चौदह इन्द्र अमर राजाओके सिहासन पर बैठते और नष्ट हो जाते है--जो अमृत इस 
प्रकार क्षीर समुद्रमेसे निकछा हुआ एक सामान्य रस है और जिसके सम्बन्धमे छोगो- 
मे यह मिथ्या भ्रम फैला हुआ है कि वह अमृत अर्थात्‌ छोगोको अमर करनेवालरा - 
है। जब ऐसे नामधारी अमृतका मधुर अंश भी छोगोको यथेष्ट नही जान पडता और 
उसे पान करनेसे छोग नही अघाते और इतनी क्षुद्र वस्तु की मधुरता भी जब इतना 
अधिक आदर पाठी है, तब फिर आपके इन वोध-वचनोका तो कहना ही क्‍या है ! 
ये तो प्रत्यक्ष परमावृत ही है । इनके लिए न तो मन्दर पर्वंतकों मथानी बनाकर ही 
फिराया गया है और न क्षीर समुद्रको ही मथा गया है। यह तो अनादि और स्वयं- 
सिद्ध है। यह न तो पतला ही है और न गाढा ही, न इसमे रस अथवा भन्धका ही 


दसवा अध्याय १८९ 


शरीरके कारण स्वयं अभूषणोकी शोभा बढ जाती है ) और तब यह स्पष्ट रूपसे 
नही कहा जा सकता कि आभूषणोके कारण शरीरकी शोभा बढ़ी है अथवा शरीरके 
कारण आभूषणोकी शोभा बढी है, उसी प्रकार आप लोग शुद्ध और सरहरू मतिसे 
यहाँ यह देखें कि देशी भाषा और संस्कृत भाषा प्रकृत विषयमे अर्थंके एक ही आसन 
पर अधिष्ठित होकर कैसे समान रूपसे शोभा दे रही है। ज्योही कोई भाव आकार 
प्राप्त करता है, त्योही रसकी वर्षा होने लगती है और चातुयंकी शोभा बढ जाती है 
और वह अधिक खिलने रूगता है। इसी प्रकार देशी भाषाका समस्त सौदयें तथा 
आवेश छुटकर छाया गया है और उसीके द्वारा इस गहन गीता तत्वका प्रतिपादन 
किया गया है। अब आप लोग यह सुने कि समस्त चराचरके श्रेष्ठ गुरु भौर चतुर 
जनोके चित्तको सन्तुष्ट करनेवाले उन यादवनाथ श्रीक्ृष्णने क्या कहा । श्रीनिवृत्ति- 
नाथका शिष्य ज्ञानदेव कहता है कि श्रीकृष्णने कहा--''हे अर्जुन, अब आत्मज्ञानका 
सम्पूर्ण प्रतिपादन सुनने के लिए तुम अपने अन्त करणसे सचमुच योग्य हो गये हो । 
श्री भगवानुवाच--- 
भूय एवं सहाबाहो श्तूणु से परम वच्तः। 
यत्तेहं प्रीयमाणाय वरक्ष्याति हितकाध्यया ॥ १॥। 
मैंने अब्न तक जो बाते कही थी, वह सब केवल यही जाननेके लिए कही थी कि 

इस विषयकी ओर तुम्हारा कितना ध्यान और अनुराग है। इस परीक्षासे यह सिद्ध 

हुआ है कि इस विषयकी ओर तुम्हारा ध्यान अधूरा नही बल्कि भरपुर है। पहले 

बरतनमें थोडा सा पानी डाला जाता है और यह देखा जाता है कि वह पानी उस 

बरतनमे ठहरता है या उसमेसे चू जाता है। और जब वह पहलेका डाला हुआ पानी 

उसमे वना रहता है और चू नही जाता, तभी उसमे और अधिक पानी डालकर वह 


वबरतन भरा जाता है । इसीलिए मैंने तुम्हे पहले थोडी सी वाते बताई थी और यह 
सिद्ध हो गया है कि तुम्हे सब बातें बतका देना उचित है। जब कोई नया नौकर 
रखा जाय, तब उसकी परीक्षा करने के छिए कोई मूल्यवान्‌ वस्तु किसी ऐसे स्थान 
पर रख देनी चाहिए, जहाँ सहजमेही उसकी दृष्टि उस वस्तु पर पडे । और जब 
उसके मनमे उस वस्तुके प्रति अभिकाषा न उत्पन्न हो और इस प्रकार वह अपनी 
विश्वसनीयता का पूर्ण रूपसे निश्चय करा दे, तब उस नौकरकों भंडार या खजानेके 
काम पर नियुक्त करना चाहिए। इसी प्रकार है अर्जुन, तुम मेरी कसौटी पर खरे 
उतरे हो और इसलिए अव तुम मेरे सर्वस्व हो गये हो ।” 'सबके स्वामी श्रीकृष्णने 
इस प्रकार अर्जुनसे कहा, और तब जिस प्रकार ऊँचे पर्वतोको देखकर मेघ भर जाता 
और वरसनेके लिए तैयार हो जाता है; उसी प्रकार श्रीकृष्ण भी प्रेमसे भर गये और 
कहने ऊगे---“हे वीरवर भर्जुन, सुनो । पहले जो वाते मैं तुम्हे वतछा चुका हूँ, वही 
अब मैं तुम्हे फिरसे वबतछाता हूँ । जब बादमी हर साल खेती करता रहता है और 
हर साल उसे अच्छी फसछ मिलती रहती है, तव खेतीके लिए परिश्रम करनेमें 
उसका जी नही घवराता । वार वार आगमे तपाने पर और उसे साफ करने पर 
सोनेकी कान्ति और भी बढती चलती है । और इसी लिए, है अर्जुन, लोग यह सम- 


रे 


दसवाँ अध्याय १९९ 


कही नाम है, और इसका स्मरण करते ही सहजमे प्रत्येक व्यक्ति इसे प्राप्त कर सकता 
है । इस अमृतकी वात सुनते ही सारा संसार निस्सार हो जाता है और सुननेवालेको 
ऐसी नित्यता प्राप्त होने ऊगती है जिसका कभी नाश हो ही नही सकता । जन्म और 
मरणकी बात समूरू नष्ट हो जाती है और अन्दर बाहर सभी जगह आत्मानुभवके 
महासुखकी वृद्धि होने लगती है । अब यदि सौभाग्यस ऐसा परमामृत सेवन करनेके 
लिए मिल जाय तो वह तुरन्त ही जीवको आत्म-स्वरूप कर डालता हे । और वह 
अमृत जब आप मेरे सामने परोस रहे हो तो यह सम्भव ही नही है कि मेरा चित्त 
उसके लिए कहे कि--'बस कीजिये । है देव, आपका नाम ही मुझे अत्बन्त मधुर 
जान पडता है। तिस पर आपके साथ प्रत्यक्ष मिछाप होता है और आपका सामीप्य 
भी होता है । इसके सिवा आप वहुत ही आननन्‍्दपूर्णक मेरे साथ बाते भी करते है । 
ऐसी अवस्थामे, हे देव, मैं क्या वतकाऊँ कि यह परम सुख कैसा है? मेरे अन्त.करण 
को इतना अधिक सन्तोष हुआ है कि वाणीसे उसका वर्णन ही नही किया जा सकता। 
परन्तु हाँ, इतनां अवध्य मेरी समझमे आता है कि आपके मुखसे इस परमामृतकी 
पुनरावृत्ति होनी चाहिए। नित्य वही सुर्य उदय होता है, परन्तु फिर भी क्‍या कभी 
कोई उसके सम्बन्धमे यह कहता है कि--“यह तो वही कलूवाछा वासी सूर्य है 
सबको पविन्न करनेवाली अग्निके सम्बन्धमे कभी यह कहा जा सकता है कि यह अप- 
वित्र हो गई है, अथवा निरन्तर बह॒ते रहनेवाले गंगाजलूके सम्बन्धमे कभी यह कहा 
जा सकता है कि यह बासी हो गया है ? जब आपने अपने मुखसे परमामृत वचनका 
लाभ कराया, तब मुझे ऐसा जान पडा कि आज शब्द-ब्रह्मने स्वय ही मूत्तिमान होकर 
अवतार लिया है अथवा चन्दनके वृक्षमे फूल भी लगे है और मैं उन फूलोकी सुगन्ध- 
का उपभोग कर रहा हूं ।” अर्जुनकी ये बातें सुनकर श्रीकृप्णक्रे सब अगर समाधान- 
जन्य प्र मसे हिलने लगे | वे अपने मनमे कहने रगे---““यह अजुन अब भक्ति-ज्ञानका 
भाडार बननेके योग्य हो गया है ।” जिस अजुनका श्रीकृष्णने इस प्रकार स्वीकार 
किया था, उस अजु नके परम सन्तोषके कारण श्रीकृष्णके प्र मका प्रवाह उमड़ पडा । 
परन्तु उस प्रवाहको बडे प्रयत्तसे रोककर उन्होने जो कुछ कहा, वह सुनिये । 
श्रीसगवानुवाच--- 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्ात्मविभुतयः। 
प्राधान्यतः कुरुण्नेए)-त नास्त्यन्तो विस्तरस्थ मे ॥ १५ ॥ 
श्रीकृष्णने अब अर्जुनसे इस प्रकार वाते करना आरम्भ किया कि मानो उन्हें इस 
बातका स्मरण ही नही रह गया था कि हम ब्रह्माके पिता हैं। वे बोले--“वबावा 
अर्जुन, तुमने बहुत अच्छी बात कही है ।” इस अवसर पर श्रीकष्णने अर्जुनक्ों जो 
“बाबा कहा, इसके लिए आश्चर्य नही होना चाहिए क्योकि वे स्वय नन्‍्दके पुत्र थे 
ही । उस समय उनके मुखसे यह शब्द प्र मके अतिरेकके कारण निकरू गया था। 
जस्तु । श्रीकृष्णने अजू नसे कहा--“हे धनुधेर, भव तुम मेरी बाते सुनो । है सुभद्रा- 
नाथ गजु न, तुमने मेरी विभूतियोंके सम्बन्धमे प्रश्न किया है, परन्तु मेरी विभृततियाँ 


१९० हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


झने लगते है कि सोनेको खूब अच्छी तरह तपाकर छुद्ध करना चाहिए। इसी प्रकार 
मैं तुम पर कोई उपकार नही कर रहा हूँ, वल्कि स्वयं अपनी इच्छा और अनुरागसे 
अपने ही सन्तोषके लिए ये वाते तुमसे वार बार कहता हूं । छोग छोटे छोटे बच्चों- 
को गहने पहना देते है। भछा उन बच्चोकों उन गहनोका क्या ज्ञान होता है ? परंतु 
उन गहनोके सुखका उपभोग माताकी आँखे ही करती हैं। इसी प्रकार ज्यों ज्यो 
तुमको आत्महितका छाभ होता है, त्यो त्यो भेरा सुख भी बराबर दूना होता जाता 
है। परन्तु हे अर्जुन, अब इन आलूंकारिक वातोकों जाने दो । अब तो मैं स्पष्ट रूपसे 
तुम्हारे स्नेहमे भूल गया हू' और इसी लिए अव मेरे प्रेमपूर्ण मनकी किसी तरह तृप्ति 
ही नही होती । इसी लिए मैं वही बातें तुमसे वार बार कहता हूं । पर अब यह 
अस्तावना बहुत हो चुकी । अब तुम अपने मनको एकाग्र करके मेरी बाते सुनो । हे 
अर्जुन, मेरा रहस्य तत्व सुनो । देखो, मेरे ये अगाध वचन सुनो । इन वचनोंमें स्वयं 
'प्रत्रह्म अक्षरोका रूप धारण करके तुम्हे आलिगन करनेके लिए आ रहा है। परन्तु 
फिर भी, हे अर्जुन, मेरा वास्तविक और निश्चित ज्ञान अभी तक तुम्हे नही हुआ है । 
जो मैं यहाँ तुमको दिखाई पड रहा हूँ वही मैं यह सारा विश्व हूँ । 
न से विदुः सुरगणाः प्रभवं ते सहषंयः। 
अहमार्दिह देवानां सहर्षीणां च सर्वशः ॥ २॥। 
“मेरे स्वरूपका प्रतिपादन करनेसमें वेदोने भी मौव स्वीकार कर लिया। मन 


अथवा वायुकी भी गति वहाँ तक नही है । रात न होने पर भी और दिन रहते भी 
सूर्य और चन्द्रमा निस्तेज हो गये है। जिस प्रकार माताके उदरमे रहनेवाला गर्भ 
साताका तारुण्य नही देख सकता, उसी प्रकार किसी देवताको कभी मेरा ज्ञान नही 
हो सकता । जिस प्रकार मछली अपार समुद्रको नाप नहीं सकती, अथवा मच्छर 
पैस प्रकार राँघ कर गगन-मंडलका विस्तार पार नही कर सकता, उसी प्रकार इन 
सहर्षियोका ज्ञान भी मेरा स्वरूप नही देख सकता । मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ 
और किससे उत्पन्न हुआ हूं, आदि प्रशनोका निर्णय करते करते छोगोको अनेक कल्प 
चीत गये । और इसका कारण यही है कि ये जितने देवता, मह॒षि और दूसरे समस्त 
भूत है उनका मूल कारण मैं ही हू । इसीलिए, हे अर्जुन, उन लोगोको मेरा ज्ञान 
होना बहुत ही कठिन है। यदि नीचे की ओर बहता हुआ पानी फिर उलूटकर पर्वत 
पर चढ़ सकता हो अथवा ऊपरकी ओर बढ़ता हुआ वृक्ष यदि फिर अपनी जड़ की 
ओर चलूकर उससे मिलू सकता हो तो फिर मुझसे उत्पन्न होनेवाछा यह संसार भी 
सुझे जान सकता है| यदि वट वृक्षोमेंसे रसनेवाले जलूसे ही सारा वट चुक्ष ढँका जा 
सकता हो अथवा पानी की तरंगो में सारा समुद्र भरा जा सकता हो अथवा मिट्ठीके 
सूक्ष्म कणोमे यह सारी पृथ्वी समा सकती हो, तभी ये भूत माच, मह॒षि तथा देवता 
आदि, जो मुझसे ही उत्पन्न हुए है, भुझे जान सकते है । 
यो सामजसनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌॥ 
असंसुढ:ः स॒मर्त्येंषु सर्वपापेः प्रमुच्यते॥ ३१ 
“लेकिन इतना होने पर भी जो कोई सहज तथा छौकिक प्रवृत्तिकी आगे बढ़ावे- 


२०० हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


अपार है । यह ठीक है कि वे सव विभूतियाँ मेरी ही है, परन्तु वे इतनी अधिक हैं 
कि स्वयं मेरी वुद्धि भी उनका आकलन नही कर सकती । जिस प्रकार कोई यह नही 
बतला सकता कि मेरे अपने शरीर पर कितने रोम हैं, उसी प्रकार मैं अपनी विभू- 
तियाँ भी नही गरिना सकता । मुझे स्वयं ही इस वातका स्पष्ट ज्ञान नहीं होता कि मैं 
कितना वड़ा और कितना व्यापक हू । इसलिए मैं तुम्हे अपनी केवल मुख्य मुख्य 
विभूतियाँ ही बतलाता हूँ। तुम वही सुनो । है अर्जुन, इस प्रसिद्ध विभू तियोको जान 
लेने पर उनके द्वारा दूसरी गौण विभूतियोका भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। 
जिस प्रकार वीज हाथमे आ जाने पर स्वयं वृक्ष ही मानो अपने हाथमे आ जाता है 


अथवा सारा वाग ही अपने हाथमें आ जाता है अथवा फल-फूल आदि सब आपसे आप 
प्राप्त हो सकते है, उसी प्रकार इन विभूतियोको देखने पर मानो सारा विश्व ही देखा 


जा सकता है । और नही तो, है अजु न, मेरा विस्तार; मेरी अखिल विभूतियाँ अपर- 
म्पार ही हैं। देखो, यह गगन इतना निस्‍्सीम है, परन्तु वह भी मुझमें न जाने कहाँ 
समा जाता है । 

अहमात्मा ग्रुडांकेश. सर्वंभ ताशयस्थितः । 

अहमादिश्व सध्यं व भतानामन्त एवं च॥ २० ॥ 

“मस्तक पर घु घराले वार धारण करनेवाले और धनुविद्यामें दूसरे गंकर, हे 
अजु न सुनो । मैं भूत-मात्रमे आत्म-रूपसे निवास करता हूं । भुतोके अन्दर भी मैं ही 
रहता हूं और उनके बाहर यां ऊपर भी मेरा ही आवरण है। उनका आदि, मध्य 

, और अन्त सव कुछ मैं ही हूँ । जिस प्रकार मेघोके नीचे भी और ऊपर भी, अन्दर 
भी और वाहर भी, सब जगह आकाश ही आकाश रहता है, वे आकाश-रूप ही होते 
है और उनका, आधार भी आकाश ही होता है और जब वे विलीन होते है, तब 
भी वे जाकाश-रूप होकर रहते है, उसी प्रकार समस्त भूतोंकी उत्पत्ति, स्थिति तथा 
गति सव कुछ मैं ही हूं । इस प्रकार विशभ्ृुत्तियोके द्वारा मैं नाना प्रकारका और 
व्यापक हुं । इसलिए तुम अपनी सारी चैतन्य शक्तिको अपनी श्रवणेन्द्रियोमे एकत्र 
करके सुनो । अव मैं तुम्हे अपनी विशृूत्तियाँ ववछाऊंगा । हे अजु न, जो विभृतियाँ 
बतलानेके लिए मैंने तुम्हे वचन दिया है, उनमेसे मुख्य-मु रूप विभूतियाँ सुनो ।”' 

आदित्यानामहं विष्णुज्योति्ा रविरंशुसान्‌ । 
सरीचिमंस्तामस्लि चक्षत्राणामहूं छद्दयी ॥ २१ 0 

इतना कहकर कपालु श्रीकृष्णने फिर कहा--“बारह आदित्योमें विष्णु मेरी 
प्रधान विभुति हैं और प्रकाणमान्‌ पदार्थमि मैं सूर्य हुं । उनचास मरुदगणोमें मै , 
नारायण ही मरीचि हू और तारागभोमें मै चन्द्रमा हूं । 

वेदानां सामवेदोउस्सि देवानासस्मि वासवः। 
इच्धियाणां समश्वास्मि भुतानामस्सि चेतना ॥ २२ ॥ 
“मैं वेदोंमें सामवेद हूँ, देवताओमें मरुद्वन्ध इन्द्र हूँ, इन्द्रियोमें ग्यारहवी इन्द्रिय 
सन हू और भूत मात्रमें जो स्वाभाविक चेतना शक्ति है, वह सारी शक्ति भी मै ही हूँ । 


दसवाँ अध्याय १९१ 


वाली चाल छोडकर इन्द्रियोसे परांडमुख होता है अथवा जिसकी प्रवृत्तिकी वह आगे- 
वाली चाल जारी रहती है, वह भी यदि पीछेकी ओर मुड़कर और अपना देह-भाव 
भूछकर पंचमहाभूतोके शिखर पर चढ जाता है और वहाँ अच्छी तरह जमकर अपनी 
आँखोसे मेरा जन्म-मरण-हीन स्वरूप देखता है और जो इस प्रकार मेरा वह शुद्ध 
शाइव्रत स्वरूप जानता है जो मूल कारणसे परेका और समस्त लोगोका नियन्ता है, 
उसके सम्बन्धमे तुम्हे यही समझ लेना चाहिये कि वह जीव-रूपी पत्थरोमें पारसके 
ही समान है। जिस प्रकार सब रफोमे अमृत श्रेष्ठ है, उसी प्रकार उसके सम्बन्धमे 
तुम्हे यह समझ लेना चाहिए कि वह मनुष्यमात्रमे प्रत्यक्ष मेरा ही अश है। ऐसे 
पुरुषको चलते-फिरते ज्ञान सूयंका मण्डल ही समझना चाहिए। उसके अवयव मानो 
सुख-रूपी वृक्षके कोमल अंकुर ही होते हैं। उसमे जो मनुष्य-भाव दिखाई पडता है, 
वह वास्तवमें भ्रम है और केवछकू लौकिक दृष्टिके कारण दिखाई पडता है। उसके उस 
मनुष्य-भावमे सत्यका अंश बिलकुल नही है। यदि कपूरमे किसी प्रकार हीरा भी 
मिल जाय और दोनोके ऊपर कहीसे पानी आ पडे तो कपूर तो गछू जायगा, परन्तु 
उसके साथ वह हीरा नही गलेगा। इसी प्रकार ऐसा पुरुष मनुष्य-छोक में रहनेके 
कारण भर ही ऊपरसे देखने पर प्रकृत मनुष्योके समान दिखाई पड़े, परन्तु फिर भी 
उसमे मायाके दोपकी गन्ध भी नहीं होती । पाप आपसे आप उसे छोडकर दर चले 
जाते है, और जिस प्रकार जलते हुए चन्दनके वृक्षको छोडकर साँप दूर हट जाता है, 
उसी प्रकार समस्त सकलप उस मनुष्यको भी छोडकर दूर चले जाते है जो मुझे 
जानता है । अब्र यवि तुम्हारे मनमें यह प्रश्न उत्पन्न हो कि मेरा इस प्रकारका ज्ञान 
मनुष्यको कैसे हो सकता है, तो वह उपाय में तुम्हे वतलाता हूँ । तुम सुनो कि मेरे 
भाव अर्थात्‌ विकार कौन-कौन से है, में कैसा हूँ और मेरे धर्म कैसे है । 
, बरुद्धिरेन्नानमसंसोहः क्षमा सत्यं दसः दासः । 
सुख दुःखं भवोष्भावों भयं चाभयसेव जे ॥ ४॥॥ 
अहिसा ससता तुष्टिस्तपो दाल यशोष्यद्ाः। 
भवन्ति भावा भूतानां सत्त एवं पृथरिवधा: ॥ ५॥॥ 

“मेरे जो भाव भिन्न भिन्न समस्त भतोमे भरे है, वे इस प्रकार तीनो लोकोमे 
फैले हुए हैं कि जहाँ और जिममे वे रहते है, उसकी स्थितिके अनुरूप ही रहते हैं । 
उन भावों या विकारोमे पहला स्थान बुद्धिका है। इसके उपरान्त नि सीम ज्ञान, 
मोहका अभाव, सहनशीलता, क्षमा और सत्य है। इसके उपरान्त मनोनिग्रह और 
इन्द्रिय-नियन्त्रण ये दो बाते हैं । इसी प्रकार, हे अर्जुन, संसारके सुख दु ख और जन्म 
मरण भी मेरे ही भावोमे आते है। यहाँ तक कि भय और निर्भयता, अहिसा और 
समता, सनन्‍्तोप और तप, दान यश और अपयश आदि जो भाव ध्ृत-मात्रमे दिखाई 
पड़ते हैं, उनकी उत्पत्ति भी मुझसे ही हुई है। जिस प्रकार सव भूत अलग-अलग है, 
इसी प्रकार यह भाव भी अरूग-अछूस है । परन्तु इनमेसे कुछको तो मेरा ज्ञान होता 
है और कुछको नही होता । प्रकाश और अन्धकार दोनो ही सूर्यके कारण होते है । 


दसवाँ अध्याय २०१ 


रुद्राणां शंकरश्रास्मि वित्तेशों यक्षरक्षमाम्‌। 
वसुनां पावकश्थास्मि सेर शिखरिणामहम्‌ ॥२३॥ 

- “चौदह रुद्रोमे मैं मदन-शत्रु शंकर हूँ, यज्ञो और राक्षसोमे शम्भुका मित्र कुबेर 
हूं, आठ वयुओनें अग्नि हूँ और समस्त पर्वेतोमे अत्यन्त श्रेष्ठ मेरु पर्वत हूँ । सब कुछ 
मैंहीहू। 

पुरोधसां च सुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कत्दः सरसामस्सि सागरः ॥२४॥ 
सहर्षोणां. भुगुरहं॑ गिरामस्म्येकसक्षरस्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोपस्मि स्थावराणां हिमालय ॥२प॥ 
“समस्त पुरोहितोमे स्वर्गाधिपतिका आधार तथा समस्त ज्ञानका मूल-स्थान 
हस्पति भी मैं ही हूँ । इस त्रिभुवतके सेनापतियोमे कृत्तिकान्त शंकरसे उत्पन्न महा- 
ज्ञाता कात्तिक स्वामी भी मैं ही हू । सरोवरोमे जलका अपार संग्रह सागर हूँ और 
महियोमें महान्‌ तपस्वी भूपु भी मैं ही हूं । समस्त साहित्यमे सत्यका क्रीडास्थल 
मैं ही है । कर्तकाडका त्याग करके ओकार आदि के द्वारा जिस जप-यज्ञकी सागता 
की जाती है, वह जप-यज्ञ समस्त यज्ञोमे मेरी प्रधान विभति है। नामके जपका यज्ञ 
अत्यन्त श्रेष्ठ है । इसके लिए स्नान आदि नित्य कर्मोकी भी अपेक्षा नही होती । धर्म 
और अधरमम दोनो ही नामघोषसे पावन होते है । वेदार्थले भी नाम ही परब्रह्म ठहरता 
है। अठल पव॑तोमे मैं पुण्य-राशि हिमालय पर्वत हूँ ।” 
अद्वत्थः सर्ववक्षाणां देवषोणां च॑ नारदः । 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो सुनिः ॥२६॥ 
उच्चेःअवसमदवानां विद्धि साममृतो-द्ूवम्‌ । 
ऐरावतं गजेख्ाणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥२आ। 
इसके उपरान्त श्रीकृष्णने कहा--“पारिजात तो प्रत्यक्ष कल्प-वृक्ष ही है और 
चन्दनका गुण भी बहुत अधिक प्रसिद्ध है। तो भी वृक्षोकी कोटिमे मेरी प्रधान 
विभुति पीपल है। हे अर्जुन, देवषियोमे नारद और समस्त गन्धर्वोमि चित्ररथ भी मैं 
ही हूं । हे ज्ञाता अर्जुन, समस्त सिद्ध योगियोमे कपिलाचार्य मैं ही हें. और समस्त 
अश्व जातिमें उच्चै श्रवा भी मैं ही हूँ । हे अर्जुन, जो हाथी राजाओके भूषणके समान 
जान पडते है, उनमे ऐरावत भी मैं ही हूँ । समुन्द्रका मन्थन करने पर देवताओको 
जो अमृत रस मिला था, वह भी मैं ही हूँ। जिसकी आजा सारी प्रजा गिरोधाय॑ 
करती है, समस्त जनतामे उसी राजाको मेरी प्रधान विभूति समझना चाहिए । 
आयुधानामहं वज्ञ' घेनुनासस्सि कामघुक्‌। 
प्रजनम्वास्मि कन्दप: सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥२८॥ 
अनन्तग्वास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌। 
पितृ णास्र्यमा चास्मसि यमः संयप्ततामहम्‌ ॥२५॥ 


१९२ हिन्दी ज्ञानेदवरी 


जब सूर्य उदय होता है, तब प्रकाश दिखछाई पड़ता है, और जब वह अस्त होता है, 
तब भन्धकार हो जाता है। इसी प्रकार मुझे जानना अथवा न जानना उन भूतोके 
दैव अर्थात्‌ कर्मोके फलोके अनुसार होता है। इसी कारण भूत मात्रके लिए मेरे 
भावोका अस्तित्व विषम होता है। इस प्रकार, हे अर्जुन, यह सारी भुत-सृष्टि मेरे 
भावोमे जकडी हुई है । अब इस सृष्टिका पान करनेवाले और समस्त छोक-व्यवहार 
को अपने अधीन रखनेवाले ग्यारह भाव भी है | अब उनका वर्णन सुनो । 

महषंयः सप्तर पूर्व चत्वारों सनवस्तथा। 

सज्भावा मानसा जाता येषां लोक इसाः प्रजा: ॥ ६॥) 

“समस्त महषियोमे गुणो और ज्ञानमे श्रेष्ठ जो कश्यपादि सप्तषि है और चोदह 
मुनुष्योमे जो स्वायम्भू आदि चार मुख्य मनु है, हे अजु न, वही ग्यारह मेरे ये भाव 
है। वे मेरे मनसे उत्पन्न हुए है और उनकी उत्पत्तिका हेतु सृष्टिका व्यापार है । जब 
तक लोकोकी रचना नही हुई थी और जब तक इन तीनो भुवनोका विस्तार नही 
हुआ था, तब तक महाभूतोका समूह निष्क्रिय ही था। पीछे इन ग्यारहोका अस्तित्व 
हुआ और इन्होने सब छोकोको उत्पन्न किया और उन छोकोमे भिन्न भिन्न आठ 
लोकपाल अधिपति नियुक्त किये । इस प्रकार ये ग्यारहो राजा है और बाकी सारा 
जगत इनकी प्रजा है। तात्पयँ यह्‌ कि तुम इस बातका ध्यान रखो कि यह सारा 
विश्व मेरा ही |वस्तार है। देखो, आरम्भमे केवल एक ही बीज रहता है। फिर 
उसी बीजके बढनेसे जड निकलती है। तब उस जड़मेसे अंकुर निकलता है और तब 
उन्ही अंकुरोसे शाखाएँ-निकलती है। फिर उन शाखाओमे भी दूसरी शाखाएं निक- 
लती है; और सब शाखाओमे पत्ते निकलते है। उन्ही पत्तोमे फल और फूल आते 
हैं। इस प्रकार वृक्षत्व पूर्णता प्राप्त करता है | परन्तु यदि इस वृक्षत्वका अच्छी तरह 
विचार किया जाय तो यही सिद्ध होता है कि वह सब उसीके छोटेसे बीजका विस्तार , 
है। इसी प्रकार :'मैं”” भी एक ही मूल तत्व हुं । उस 'मै' ते ही मन उत्पन्न किया 
है और इसी मनसे सातो ऋषि और चारो मनु उत्पन्न हुए है। छोकपाछोको यही 
ग्यारहो अस्तित्वमे लाये हैं। और इन लोकपालोने अनेक प्रकारके जन उत्पन्न किये 
है, और उन जनोसे सारी प्रजाने जन्म लिग्रा है। इस प्रकार सारे जगतका मैने ही 
विस्तार किया । परन्तु ये सब बाते किसकी समझमे आती है ? उसीकी समझमे आती 
है जिसके मनमे इन भावोकी उत्पत्तिके विषयमे श्रद्धा होती है। 

एतां विभत योगं च सस यो वेत्ति तत्त्वतः। 
सो5विकस्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७॥ 

“इस प्रकार, है अजु न, ये भाव मानो मेरी मूत्तियाँ ही हैं और इन्होने सारा 
विश्व व्याप्त कर रखा है। इसी लिए ब्रह्मासे छेकर कीडे-मकोड़ो तक इस सृष्टिमे मेरे 
सिवा और कोई वह्ठतु नही है। जिसे इस बातका पता छरूग जाता है, उसमे ज्ञानकी 
जाग्रति हो जाती है और तब उसे श्रेष्ठ तथा कनिष्ठ, अच्छे और बुरे आदि भेद- 
भावकी कल्पनाओंके दुष्ट स्वप्न नही आते। मै जो कुछ हू, वह मेरी विभूति है और 
सम व्यक्तियाँ मेरी उसी विभूतिके अधीन है। इसलिए आत्म-योगके अनुभवसे 


२०२ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


“सी यज्ञ करनेवाले इन्द्रके हाथमे जो वजञ्ञ रहता है, वह वज्जही समस्त शखस्रोमें 
मेरी प्रधान विभूति है। गौओमे कामघेनु और उत्पादकोमे मदन मेरी प्रधान विभृति 
है। है अर्जुन, सपे कुलमे सर्पाधिपति वासुकी और नाग-गणोमे अनन्त नामका नाग 
मै ही हूँ । समस्त जरूचरोमे जो पश्चिम दिगाका अधिपति वरुण हूँ, वह भी में ही 


हैँ । समस्त पितृगणोमे अर्यमा नामक पितृ-देवता मेरी प्रधान विभूति है। समस्त 
संसारके शुभाशुभ कर्मोका लेखा रखनेवाला, सबके अन्त करणकी जाँच करनेवालत 
और उन्हे कर्मानुसार फलभोग करानेवाला जो नियन्ता है और सबके कर्मोको निर 
न्तर देखनेवाल्ला जो यम है, वह भी मेरी प्रधान विभूति है । 

प्रह्लादश्वास्मि देत्यानां काल: कलयतासहम्‌ । 

मृगाणां च श्रगेद्धोहह वेनतेयश्व पक्षिणास्‌ ॥३०। 

“दैत्योमे प्रह्नाद मेरी प्रधान विभूति था, इसी लिए उसे दैत्यत्वकी बाधा नहीं 
हुई । ग्रसकर नष्ट करनेवाला महाकाल और वन्य पशुओमे सिंह में ही हूँ । पक्षियोमे 
गस्ड मेरी प्रधान विभूति हैं और इसी लिए वह मुझे अपनी पीठ पर सवार करांके 
उड़ सकता है । 

पवतः परवतासस्सि रामः शखस्यभुतामहम्‌ । 
झषाणां मकरश्रास्सि ल्ोततामस्सि जाह्नवी ॥३१॥ 

“हे अर्जुन, इस पृथ्वीके असीम॑ विस्तारमे जो बिना एक घडी भी छरूगाये और 
एक ही उडानमे सातो समुद्रोकी प्रदक्षिणा कर सकता है, वह सबसे बढ़कर वेगवान 
पवन भी मैं ही हूँ । हे अर्जुन, समस्त शख््रधारियोमे मै राम हूँ, क्योकि श्री राममे 
संकटमे पडे हुए धर्मका पक्ष लेकर अपनी सहायताके लिए केवरू एक धनुप अपने 
पास रखकर त्रेता युगमे विजय-लक्ष्मीसे अकेले अपना ही वरण कराया था। इसके 
उपरान्त लंकाके पासके सुवेल पर्वत पर खडे होकर उन्ही श्रीरामने रूंकाधिपति 
रावणकी मस्तक-पक्ति आकाशमें जय-जय कारका घोप करनेवाले भूतोके हाथो पर 
वलि-स्वरूप रखी थी । उन्ही रामने देवतोओके मानकी रक्षा की थी और धर्मंका 
जीर्णोद्धार किया था। ये सचभुच सूर्यवंशके सूर्य ही थे । अत. समस्त शख््रधारियोमे 
वह सेनापति राम मैं ही हूँ । पुच्छधारी जलूचर प्राणियोमे मैं मकर हूँ । जिस समय 
गगाको राजा भगीरथ पृथ्वी-तलू पर रा रहे थे, उस समय राजा जह नु उस गगाको 
पान कर गये थे और फिर उन्ही राजा जह नुने अपनी जाँघ चीरकर उसमेंसे गंगाको 
निकाला था। वही तीनो भुवनोमे बहनेवाली जाह्नवी समस्त जलरू-प्रवाहोमे मेरी 


प्रधान विभूति है । परन्तु हे अजु न, यदि में इस प्रकार सारी सृष्टिकी एक एक विशभूति 
का नाम गिनाने रूगू तो सैकडो जन्म बीत जाने पर भी उनमेसे आधी विश्वृतियोके 
नाम भी न गिनाये जा सकेगे। 


सर्गाणामादिरन्ततत सध्यं चेवाहसर्जुन 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥३९७ 
अक्षराणासकारो5$स्मि इन्द्वः सामासिकस्य च १ 
अहमेबाक्षयः कालो घाताहूं विश्वतोसुखः ॥३३॥ 


दसवाँ अध्याय २०३ 


“यदि समस्त नक्षत्रोको एकत्र करनेकी इच्छा हो तो जिस प्रकार आकाशकी 
गठरी वाँधनेकी आवश्यकता होगी अथवा यदि पृथ्वीके अणुओ और -रेणुओको गणना 
करनेके लिए सारी पृथ्वीको वगलमे दबानेकी आवश्यकता होगी, उसी प्रकार थदि 
मेरी समस्त विभृतियोको देखनेकी इच्छा हो तो स्वयं मेरा ही ज्ञान प्राप्त करना 
पडेगा । जिस प्रकार यदि शाखाओं सहित समस्त फूछो और फलोको अपने हाथमे 
लेनेकी इच्छा हो तो जड सहित वृक्षको ही उखाडकर हाथमे लेना पडेगा, उसी 
प्रकार यदि मेरी समस्त विभूतियोका ज्ञान श्राप्त करने की इच्छा हो तो मेरे निर्दोष 
व्यापक स्वरूपका ही ज्ञान प्राप्त करना पडेगा । और नही तो मैं अपनी भिन्‍न भिन्‍न 
विभूतियाँ कहाँ तक गिनाऊँगा ? इसलिए तुम सबका साराश यही समझ लो कि मै ही 
सव कुछ हू'। जिस प्रकार वस्क॒के आदि, मध्य और अन्त अर्थातु उत्पत्ति, स्थिति 
और नाश इन तीनो अवस्थाओमे तन्‍्तु ही तन्तु रहते है; उसी प्रकार इस सृष्टिकी 
तीनो अवस्थाओमे मै ही ओन-प्रोत भरा हुआ हूँ । जब मेरी इस व्यापकताका ज्ञान 
न हो, तब फिर अहूग अरूग सब विभतियाँ बतछानेकी क्या आवशध्यकता है ? परन्तु 
तुममे इतनी सामर्थ्य नही है कि तुम मरी इतनी व्यापकता समझ सको, इसलिए मैंत 
तुम्हे इतनी बाते वतला दी है और तुम्हारे लिए यही बाते यथेष्ट है। परल्तु तुमने 
जिस दृष्टिसे मेरी विश्वतियोके सम्वन्धमे प्रश्न किया है, उसी दृष्टिसे मैं भी बतलाता 
हूं, सुनो । समस्त विद्याओमे वह अध्यात्म विद्या ही मेरी प्रधान विभूति है जिसका 


प्रकरण इस समय चल रहा है। वोलनेवालोमे जो वाद होता है और जिसके सम्वन्ध- 
मे न तो कभी समस्त जासत्रोकी एकवाक्यता ही होती है और न जिसका कभी अन्त 
ही होता है, वह वाद भी मै ही है । दर करने या मिटाने का प्रयत्न करने पर जो 
वाद और भी बढता है और जोर पकडता है, जिसके कारण सुननेवाछोके मनमे 
उत््र क्षासे ईर्ष्या बढती है और जिससे वक्ताओके भाषणमे माघुयं आता है, वह वाद 
भी मेरी ही विभूति है। अक्षरोमे जो पहला अक्षर अ-कार है, वह भी मैं ही ह । 
समासोमे मैं इन्द्र समास हूँ । च्यूटीसे लेकर ब्रह्म तक सबको खा जानेवालछा कार 
मे ही हें । जो अनन्त काल मेरु और मन्दर आदि परब॑तोके सहित सारी पृथ्वीको 
गला देता है, प्रछुय कालमे सारे विश्व को जल्मय करने वाले असीम सागरको भी 
जो महाकाल जहाँ का तहाँ सुखा देता है और आकाश जिसके उदरमे समा 
जाता है, वह महाकाल मै ही हुं । और इसी प्रकार फिरसे सृष्टि उत्पन्न करनेवाला 
भी मैं ही हूँ। 

मृत्यु: स्वहरश्वाहयुख्धूवश्वध॒ भिष्यतास्‌ । 

कोतति:श्री्वाक्च नारीणां स्पृतिसेंधा धृतिःक्षमाः ॥ ३४ ॥ 

“मैं ही समस्त भूतोको उत्पन्न करता हूं, मैं ही उन सबका पालन करता हूँ 
भौर अन्‍्तमे मैं ही उनका सहार भी करता हूँ, इसलिए मृत्यु भी मैं ही हैं । अब 
स्री-समृहमे मेरी सात विभूतियाँ है, वह भी मे तुम्हे यो ही बतलछा देता हूं । है अजून, 
जो कीति कभी नष्ट नही होती, वह भी मैं ही हू, ओर उदारताकी जिसे संगरति प्राप्त 
हुई है, वह सम्पत्ति भी मैं ही हूँ । जो वाणी न्यायके आधार पर सुखसे व्विकर् मार्ग 
पर चलती रहती हैं, वह वाणी भी मैं ही हु । दिखाई पडनेवाली वस्तुके साथ ही 


ग्यारह॒वाँ अध्याय श्१३ 


चाहिए ।” इस पर श्रीकृष्ण बीचमे ही बोल उठे--/हे अर्जुन, अब यह व्यर्थका 
विस्तार रहने दो । तुम मुझे यह वतलाओ कि अब तुम और क्या चाहते हो ।” 
एवमेतच्थात्थ. त्वसात्मानं परमेंद्वर । 
द्रष्ठुसिच्छासि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 
अर्जुनने कहा--हे देव,आपने मुझे ज्ञानका जो उपदेश किया है, उससे मुझे 
समाधान प्राप्त हुआ है। अब जिसके आद्य संकल्पसे इस विश्वका निर्माण होता है 
और यथा-समय छूयको भी प्राप्त होता है, जिसे आप स्त्रय॑ “मैं” कहते हैं, आपका जो 
वह मूल स्वरूप है जिससे आप देवताओके संकटोका निवारण करनेके लिए ह्िभुज, 
चतुभु ज आदि अनेक प्रकारके रूप धारण करते है, परन्तु जल-शयनके निमित्तसे 
अथवा मत्स्य, कूर्म आदिके रूपमे किये जानेवाले नाटकोके समाप्त होने पर आपकी 
: सग्रुणता जिस स्थानमे लीन होती है, उपनिषद जिसका गान करते है, अपनी दृष्टिको 
अन्तमुंख करके योगी जिसे देखते हैं और सनक आदि भक्त जिसे सदा अपने हृदयसे 
लगाये रहते है और आपके जिप्त अनन्त विश्व-स्वरूपका वर्णन मैं बरावर कानोसे 
सुनता आया हूँ, हे प्रभु, आपका वही विश्व-स्वरूप अपनी आँखोसे देखनेके लिए भेरा 
मन बहुत अधिक उत्सुक हो रहा है। है देव, आपने मेरे सब संकट दूर करके अब 
तक बडे प्रेमसे मेरी प्रत्येक कामना पूरी की है । अब मेरे मनमे केवछ एक ही कामना 
बाकी रह गई है । मेरे मनमे इस बातकी बहुत बड़ी उत्कंठा है कि आपके उस विश्व- 
स्वरूपके दर्शन मुझे इन आँखोसे हो जाये । 
मन्यसे यदि तच्छकयं भया द्रष्टरुसिति प्रभो। 
योगेश्वर ततो से त्वं दर्शयात्मानसव्ययम्‌ ॥ ४ 0 
“परन्तु है नारायण, इस विपयमे एक शंका है। यह बात स्वयं मेरी ही समझमें 
ही आती कि आपके विश्व-रूपका दर्शन करनेकी पात्रता मुझमे है या नहीं। हे देव, 
यदि आप मुझसे यह पूछें कि यह वात क्यो तुम्हारी समझमें नहीं भाती, तो में 
आपसे पूछता हूँ कि क्या कोई रोगी स्वयं ही कभी अपने रोगका निदान कर सकता 
है ? मौर मेरी इस इच्छाकी उत्सुकता इतनी प्रवकू है कि उसके सामने मैं यह वात 
भी बिलकुल भूल जाता हूं कि इस इच्छाके अनुरूप मुझमे योग्यता भी है या नही । 


जिम प्रकार किसी प्यासे आदमीके सामने स्वयं समुद्र भी रख दिया जाय तो भी वह 
वह कभी “वसा” नही कहता, उप्ती प्रकार इस प्रवकू इच्छाके फेरमे मैं अपने आपको 
सेमाल नही सकता। इसी लिए जिस प्रकार केवल माता ही जानती है कि मेरे छोटे 


बाल्कमे कितनी बोग्यता है, उसी श्रकार, हे जगदीश, आप ही मेरी योग्यताका 
विचार करे और तत्र मुझे विश्व-हूपके दर्शन कराना आरम्म करें। है देव, आप 
इतनी कृपा अग्श्य करें | और नही तो यही कह कि तुम्हारी यह इच्छा पूरी नहीं 
हो सकती । यदि किपी बहिरेफे सामने व्यर्थ ही संगीतके पंचम स्व॒रका आलाप किया 
जाय तो भर उप्स्ते उप्ते क्प्रा सुख हो सकता है ? क्‍या केवछ चातककी प्यास बुझने- 
के बरदानेपे ही मेप सारे सप्तारफे लिए ययेष्ट वर्षा नहीं करता ? परन्तु यदि वह वर्षा 


“२०४ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


साथ उसके सम्बन्धकी समस्त बातोको याद दिलानेवाली स्मृति भी मै ही हूं । इसी 
प्रकार आत्म-हितका साधन करनेवाली बुद्धि; धैयेंकी वृत्ति और सर्वत्र दिखाई पड़ने- 
वाली क्षमा ये सब मेरी ही प्रधान विभूतियाँ हैं, इस प्रकार स्री-समूहमे ये सातो 
वक्तियाँ मैं ही हे ।” संसार रूपी हस्तीका नाश करनेवाले सिंह श्रीकृष्णने ये सब 
- बाते उस समय अजु नसे कही । 
बृहत्सास तथा साम्नां गायत्री छत्दसामहस्‌ । 
सासातनां सार्गशीर्षोष्हमुतुनां. कुसुमाकरः 0 २५ ॥। 
इसके उपरात लक्ष्मीपति श्रीकृष्णने कहा--“तीनो वेदोमेके सामवेदमे जो बृहतु 
साम है, वह भी, हे सखा अज्‌ न, मैं ही हैँ । समस्त छन्दोमे गायत्री नामक-छत्द मैं 
ही हूँ । इस विषयमें तुम्हे तिल भर भी सन्‍्देह नही होना चाहिए। बारह महीनोमे 
समार्गशीषं और छ ऋतुओमे वसन्‍्त ऋतु भी मै ही हूँ । 
चूतं॑ छलयतामस्मि. तेजस्तेजस्विनामहस्‌ । 
जयो5स्मि व्यवसायोईस्मि सत्त्वं सत््व्वतामहम्‌ ७ ३६ ४ 
वृष्णीनां वासुदेवो5स्सि पाण्डवानां धनंजयः। 
सुनीनासप्यहूं व्यासः कविनासुदना कविः॥ रे७ ॥ 
“छलनेवाले कामोमें जो ययूत कम है, हे अजु न, वह मैं ही हू'। इसलिए जब 
'कोई दूत कर्मके द्वारा खुले आम चोरी करके किसी को छूठता है तो उसका कोई 
“निवारण नही कर सकता । समस्त तेजस्वी पदार्थोका तेज मैं हूँ । समस्त कार्ये करने- 
के सकल्पोमे जो विजय है, वह भी मैं ही हूँ । समस्त उद्योगोमे न्‍्यायको उज्वल करने 
वाला व्यवसाय भी मैं ही हूँ । समस्त सत्त्वपूर्ण पुरुषोका सत्व मै ही हुं और समस्त 
-यादव-कुलमे जो ऐब्वर्यवान्‌ वसुदेव और देवकीका लड़का था, परन्तु जिसे यशोदाकी 
छडकीके बदलेमे गोकुलमे ले गये थे और जिसने पूतनाके दूधके साथ ही साथ उसके 
प्राणोको भी पान कर लिया था, जिसने अभी अपनी बाल्यावस्था समाप्त करते करते 
ही सारी सृष्टिको दैत्य-हीन कर डाला था और गोवध॑न पववेत नखाग्र पर उठाकर 
महेन्द्रके महत्वकी परीक्षाकी थी, यमुनाके दहमेसे जिसने कालिय-रूपी शल्य निकाल 
वाहर किया था, जिसने जलूते हुए गोकुछकी रक्षाकी थी और गौओ तथा बछडोके 
हरणके समय ब्रह्माको अपनी मायासे पागल बना दिया था, जिसने अपनी बाल्यावस्था 
के उदय-कालमे ही कंस सरीखे बडे वर्ड छोगोकों भी सहजमे धूलमे मिला दिया था, 
परन्तु इतनी बडी वातोसे क्या छाभ, है अजू न, जिसके प राक़मके कृत्य तुमने स्वयं 
देखे हैं अथवा सुने है, वह श्रीकृष्ण इन सब यादवोमे मेरी प्रधान विभूति है। और चंद्र 
वंगमे जन्म लेनेवाले तुम पाँडवोमे जो अजु न है, उसके सम्बन्धमे भी थही समझ लो 
कि वह भी मैं ही हैँ और इसीलिए उसके तथा मेरे प्रेम-भावमे कभी अन्तर नही 
होता और इसके साथ कभी मेरा विगाड नही होता । तुम संन्यासीका वेप धारण करके 
मेरी वहन सुभद्राको भगा ले गये थे, परन्तु फिरभी तुम्हारे संबंधमे कभी मेरे मनमे 
कोई विपरीत भावना नही उत्पन्न हुई। क्योकि मै और तुम दोनो एक ही स्वरूप है ।” 


-_ 


२१८ हिन्दी ज्ञानेशवरी 


भी किसी चट्टान पर हो तो वह व्यथ ही जाती है। यह बात नही है कि चन्द्रमा 
केवल उतत्ती ही चन्द्रिकाका विस्तार करता हो जितनी चकोरके लिए आवश्यक 
होती है और दूसरोको उससे वंचित ही रखता हो । परल्तु यदि किसीके आँखे ही न 
हो तो उसके लिए चन्द्रमाका वह प्रकाश व्यर्थ होता है। इसी लिए मेरे मनमे इस 
बातका पूरा पूरा विश्वास है कि आप मसुझे अपने विश्व-रूपके अवश्य दर्शन देगे। 
क्योकि ज्ञानी और अज्ञानी सभी के छिए आपका स्वरूप सदा अदभुत और अलौकिक 
ही है। आपकी उदारता बिलकुल निराले ढंगकी, स्वयं-सिद्ध और अनिव॑न्ध है । आप 
जब दान देने रूगते है, तब योग्य और अयोग्यका कुछ भी विचार नही करते | मोक्ष 
सरीखी पवित्र वस्तु आपने अपने कट्टर शत्रुओं तकको दे डाली है। वास्तवसे मोक्ष 
प्राप्त होना कितना कठिन है ! परन्तु वह भी आपके चरणोमे छगा रहता है और इसी 
लिए आप उसे जिधर भेज देते हैं, वह उधर ही चला जाता है। जो पृतना राक्षसी 
आपको अपना जहर मिला हुआ दूध पिलछाकर मार डालनेके लिए आई थी, उसे भी 
आपने सनक आदि सनत्कुमारोकी भाँति ही सायुज्य मुक्तिका मधुर स्वाद चखाया 
था। फिर हमारे राजसूय यज्ञमे त्रिभुवतके सभासद-मंडलके सामने जिसने सैकडो 
प्रकारके दुष्ट वचन कहकर आपकी अप्रतिष्ठा की थी, उस महादुष्ट अपराधी शिशुपाल- 
को भी, हे गोपाल कृष्ण, आपने आत्म-स्वरूपमे मिला लिया । उस उत्तानपाद राजा- 
के पुत्रकी क्या ध्रुव (अक्षय) पद प्राप्त करमेकी इच्छा थी ? वह तो वनमे केवल इसी 
हेतुसे गया था कि मुझमे अपने पिताकी गोदमे बैठनेकी योग्यता आ जाय । परंतु आपने 
उसे स्वय श्रुव-पद प्रदान करके चन्द्रमा और सूर्यसे भी बढ़कर श्रेष्ठ बना दिया । इस 
प्रकार दु.खसे ग्रस्त लोगोकी बिना आगा-पीछा सोचे उदारतापूर्वक क्ृपादान देनेवाले 
एक मात्र आप ही हैं । अजामिलने केवल अपनी ममताके कारण अपने नारायण नामक 
पुत्रको पुकारा था । परन्तु उसके “नारायण” नाम उच्चारण करनेके बदलेसे ही आपने 
उसके पापी चरित्रकी ओर ध्यान न देकर उसे आपने मुक्ति-पद प्रदान कर दिया । 
जिन भूगु <टषिने आपकी छाती पर छात सारी थी, उनकी छातका चिह्न आप अब 
तक भूषणके समान धारण करते हैं, और आपके शत्र्‌ शंखासुरका शरीर जो शंख है, 
उसे आप अपने हाथमें बड़े आदरसे धारण करते है। इस प्रकार आप अपकार करने- 
वालेका भी उपकार करते है । आप अयोग्यके प्रति भी अपनी उदारता दिखलाते हैं। 
आपने पहले तो राजा बलिसे दान माँगा और तब स्वय ही उल्टे उसके द्वारपाल 
बन गये । जो वेश्या कभी आपकी भक्ति नही करती थी, यहाँ तक कि कभी आपका 
नाम भी नही सुनती थी और केवरू अपने मनोविनोंदके छिए अपने तोतेको 'राम- 


राम कहना सिखल्‍छाती थी, उसे भी केवकू इस नामोच्चारणके निमित्त ही आपने 
वैकुण्ठका सुख प्राप्त करनेका सुभीता कर दिया। इस प्रकार केवर झूठे बहाने 
लिकालूकर आप अपनी इच्छासे बलूपूवंक मुक्ति-पदका दान बहुतोके पल्ले बॉध 
देते है । फिर भरा वही आप मेरे लिए अपनी उदारता छोडकर दूसरे प्रकारका 
व्यवहार कैसे करेंगे ? जो कामघेनु अपने दूधके प्रभावसे ही सारे ससारके 


दसवाँ अध्याय २०५, 


इसके उपरान्त यादव श्रेष्ठ श्रीकृष्णने कहा--“हे अजुन समस्त मुनिगणो मे व्यास मैं 
ही है और कविवरोमे शुक्र भी में ही हू । 

दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 

सोन चेवास्मि गुह्मानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥३८॥ 

“ज्यू टीसे लेकर ब्रह्मा तक सबका नियन्त्रण करनेवाला जो दण्ड है, समस्त 
शासन-कर्त्ताओमे वह दण्ड में ही हूँ अच्छे और बुरेका निर्णय करनेवाला और धर्म 
ज्ञानका पक्ष लेनेवाला समस्त झास्रोका नीति-शास्र मैं हुं । हे मित्र अजुन, समस्त 
गूढोमें मैं मौन हूं, क्योकि मौन धारण करनेवाले के सामने ब्रह्माकी भी कुछ नहीं 
चलती । ज्ञानी-जनोमे जो ज्ञान रहता है, वह भी में ही हू । परन्तु इन विभूतियोकाः 
कहाँ तक वर्णन किया जाय | इनका कही अन्त ही नही है | 

यच्चापि सर्वभूतानां बीज॑ तबहमजुंत । 
तन तदस्ति विना यत्स्यान्सया भूतं चराचरस्‌॥३९॥ 
नानन्‍्तो5स्मि सम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 
एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेबिस्तरों सया ॥४०ण॥। 

“हे धनुधैर अजु न, वर्षाकी धारोकी गिनती की जा सकती है अथवा पृथ्वी पर 
के अंकुरो और तृणोकी संख्या भी जानी जा सकती है, परन्तु जिस प्रकार समुद्रकी 
लहरोका कोई प्रमाण नियत नही किया जा सकता, उसी प्रकार मेरी प्रधान विभू- 
तियोकी भी कोई सीमा नही है । इनमेसे जो पाँच-सात मुख्य विभूतियाँ मैने तुम्हे 
बतलाई है, हें अजु न, वे सव ऊपर ऊपर से तुम्हे परिचय करानेके लिए ही है । मेरी 
बाकी वची हुई विभूतियोके विस्तारकी कोई सोमा ही नहीं है, इसलिए तुम सुनोगे 
क्या और में बतलाऊँगा क्या ? इसलिए अब मे तुम्हे अपना सारा रहस्य ही बतला 
देता हूं । इन समस्त भूतरूपी अंकुरोमे जिस बीजका विस्तार होता है, वह वीज में 
ही हुं । इसलिए किसीको कभी छोटा या वडा नही कहना चाहिए, ऊँच-नीचका भेद 
भाव छोड देना चाहिए और यह समझ लेना चाहिए कि जितनी वस्तुएं है, वे सब 
मै ही हूं । तो भी सुनो, में अब तुम्हे एक साधारण चिह्न वतला देता है । उस्ती 
चिह्नसे तुम मेरी विभूतियोको पहचान सकोगे । 

यचह्विभूतिमत्सत््व॑ श्रीमदजितमेव वा। 
तन्नदेवावगच्छ त्व॑ मम तेजोछझासंभवस्‌ ॥४१॥ 
“हे अजुन्त, जिन जिन भूतोमे ऐश्वर्यं तथा दयालुता दोनों ग्रण एकच दिखाई 
पडें, उनके सम्बन्धमे तुम यह समझ लेना कि वे मेरी विभूति है। 
अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवाजुन। 
विष्टभ्याहमिदं इृत्स्नमेवाकांशेन स्थितो जगत्‌ ध४रा 
“आकाशमे सूर्यका केवल एक ही विम्व रहता है, परन्तु उसकी प्रभा तीनो 
भुवनोमें फैली रहती है। ठीक इसी प्रकार जिस एककी आज्ञाका सब छोग पालन 
करते हो, उसे तुम कभी अकेला या निर्धन मत समझना । क्‍या जहाँ जहाँ कामधेनु 


ग्यारह॒वाँ अध्याय २१५ 


संकट दुर करती है, क्या स्वयं उसके बच्चे कभी भूखे रह सकते है ? इसी लिए मैने 
आपसे जो कुछ दिखलानेकी प्रार्थना की है, हे देव, इसमे कुछ भी सन्देह नही कि वह 
आप मुझे अवदर्य दिखलावेंगे । परन्तु हाँ, पहले आप उसे देखनेकी पात्रता मुझमें 
उत्पन्न करे । यदि आप यह समझते हो कि मेरी आँखोमे आपका वह विश्व-रूप देखने 
की सामर्थ्य है, तो आप मेरी यह कामना पूरी करे ।” जब अजुनने इस प्रकारकी 
खरी खरी और स्पष्ट प्रार्थना की, तव षड़्गुणोके ऐश्वर्यसे सम्पन्न वे श्रीकृष्ण धैर्य 
धारण न कर सके। श्रीकृष्ण केवछ दया-रूपी अमृतसे भरे हुए मेघ थे और बज न 
मानो समीप आया हुआ वर्पा-कारू था। अथवा यदि हम श्रीकृष्णोो कोकिल कहे 
तो अजु न उसके लिए बसन्‍्त कार था। अथवा जिस प्रकार पूर्णिमाके चन्द्रमाका 
पूरा पूरा चमकता हुआ बविम्ब देखते ही क्षोर सागर आवेशसे भरकर उछलने लगता 
है, उसी प्रकार श्रीकृष्ण भी दूरसे भी अधिक प्रेमपूर्ण होकर उल्लकसित हो गये । फिर 
चित्तकी उस प्रसन्तताके आवेशमे दयामय श्रीकृष्णने गम्भीर स्वरमे कहा--“हे 
अजू न, यह देखो मेरा असख्य और अपार स्वरूप ।”” अजू नकी तो यह इच्छा थी 
कि मुझे श्रीकृष्णके केवछ एक ही विश्वरूपके दर्शन हो, परन्तु श्रीकृष्णने अपने उस 
विश्व-रूपमे समस्त विश्व दिखला दिये । सामथ्येवान्‌ देवकी उदारता अपरिमित ही 
है । किसीको अपनी इच्छासे माँगनेके छिए तैयार भर होना चाहिए। फिर वे उस 


याचकको अपना वह सर्वस्व अपित कर देते हैं जो उसकी याचनासे हजार ग्रुना बढ- 
कर होता है। जिस गुप्त रहस्यके दर्शन भगवान॒ने शेपनागकी सहस्न आँखोको भी 
नही होने दिये थे, जो गुप्त रहस्य उन्होने वेदो पर भी नही प्रकट किया था, जिसका 
पता उन्होने लक्ष्मीको भी नही छूगने दिया था, वही रहस्य आज श्रीकृष्णने नाना 
प्रकारसे प्रकट करके महाभाग्यवान अजु नको अपने विश्व-रूपके दर्शन करा दिये थे । 
जिस प्रकार जागनेवाला पुरुप स्वप्तावस्थामे पहुँचकर उस स्वप्नका ही हो रहता है, 
उसी प्रकार श्रीकृष्ण भी स्वयं ही इस समय अनन्त ब्रह्माण्ड हो रहे है । उन्होने 
अपने कृष्ण-रूपका बिलूकुछ अन्त करके और माया हृष्टिका परदा दूर करके अपना 
योग सं्वेस्व ही त्रिलकुल स्पष्ट और अनावुत कर दिया है। उस समय श्रीकृष्णको 


इस वातका विचार करनेका ध्यान ही नहीं रह गया कि अजु नमे मेरा रूप देखने- 
की योग्यता भी है या नही । उन्होने प्र मसे विह्ल होकर कहा--“अच्छा, बह देखो 
विश्व-रूप 
श्रीभगवानुवाच--- 
पद्य मे पार्थ रूपाणि शतशोध्थ सहझूदाः। 
नानाविधानि दिव्यानि पानावर्णाकृतीनि ८ ॥ ५ ॥। 
श्रीकृष्णने कहा--'हे अज त, तुमने कहा था कि मुझे केवल विश्व-ल्प ही दिख- 
लाओ । परन्तु यदि मैं तुमको केवरू वही विश्व-रूप दिसलाऊँ तो इसमे कौनसी वदी 
वात हे | मेरे विश्व-रूपम जो जो वस्तुएँ भरी हुई हैं, चह सभी तुम इस समय स्सय 
लो । देखो, इसमे कितने नाना प्रकारके आकार और रूप हैं ! कोई बहुत ही छोटे 


या 


तो कोई बढुत ही बड, बोई बहुत ही क्षीण है तों कोई बहुत ऋम्वे-चीट , कोई 


हि य 


है । 


बनाया कब्गर 
जँ 


२०६ हिन्दी ज्ञानेब्वरी 


जाती है; वहाँ वहाँ उसके साथ सारी वस्तुओका संग्रह भी बँधा चलता है ? नही। 
परन्तु उससे जो कोई जो पदार्थ माँगता है, वह पदाथ वह तत्काल प्रसव करने 
लछूगती है। इसी प्रकार उस एक विश्ववीजमे विश्वका सारा ऐश्वर्य भरा रहता है 
उसे पहचानने का लक्षण एक ही है, और वह यह कि सारा संसार उसके आगे नम्र 
होता है और उसकी आज्ञाका पालन करता है। जिसमे ऐसा लक्षण दिखलाई दे, 
उसे तुम मेरा अवतार समझो । इस प्रकारके अवतारोमें किसीको सामान्य और 
किसीको विश्येष उत्कृष्ट समझना और उनमे इस प्रकारका भेद-भाव करता पाप ही 
है, क्योकि यह सारा विश्व मै ही हूं । ऐसी अवस्थामे साधारण और उत्तमवाले 
भेदोकी कल्पता किस दृष्टिसे की जाय ? इस प्रकारके भेद-भावकी कल्पना करना 
मानो व्यर्थ ही अपनी ब्रुद्धिको कलकित करना है । व्यथं ही घीको क्‍यों मथा जाय ? 
अमृतको औटाकर आधा करनेसे क्या छाभ है ? क्या वायुमे भी कभी दाहिने और 
वाएँ अंग होते हैं? यदि कोई थह देखनेके लिए सूर्यके बिम्ब पर दृष्टि जमावे कि 
इसका पेट कहाँ है और पीठ कहाँ है तो इसका फल केवल यह होगा कि उसकी दृष्टि 
ही नष्ट होगी । इसी प्रकार मेरे स्वरूपमे भी साधारण और विजद्येषवाली भेदमूलक 
कल्पनाकी गन्ध भी नही है । तुम मेरी एक एक विभूतिको अलग अलग लेकर मेरे 
असीम स्वरूपको कहाँ तक नापोगे ? इसीलिए, हे अजु न; मुझे जाननेका इस प्रकार- 
का प्रयत्न रहने दो | मेरे तो एक ही अंशने इस सारे संसारको पूरी तरहसे व्याप्त 
कर रखा है, इसलिए तुम समस्त भेद-भाव छोडकर समवुद्धिसे मेरी उपासना करो ।* 
ज्ञानी-जन-रूपी-वनमे फूलनेवाले बसन्‍्त और विरक्त जनोके सम्पूर्ण ध्येय उन ऐश्वर्य 
सम्पन्न श्रीकृष्णने अजु नसे इस प्रकार कहा | इस पर अजु नने कहा--“हे महाराज, 
आपने तो केवल यही एक रहस्य मुझे वतलाया कि से सारा भेद-भाव बिरुकुल छोड 
दूँ । अव यदि में यह कहूँ कि आपका यह कहना भी वैसा ही अनुचित है, जैसा सूर्य- 
का संसारसे यह कहना कि---यह अन्धकार दूर कर दो” तो मेरा ऐसा कहना छोटे 
मुँह वड़ी वात होगी । आपके तो नामका ही इतना माहात्म्य है कि यदि किसीके मुख 
से कभी आपका नाम निकरू जाय अथवा किसीके कानोमे ही आपका नाम पड जाय 
तो भेद-भाव उसके हृदयसे तत्कालही निकलकर दूर चले जाते है। आपतो स्वयं पर- 


अ्रद्य ही है और वही परव्रह्म इस समय सौभाग्यसे मुझे मिल गये है। फिर यहाँ कौन- 
सा भेद-भाव रह सकता है और वह किसके लिए वाधक हो सकता है ? क्‍या चन्द्र- 
विम्बके गर्भभे अवेश करने पर भी कही गरमी रूय सकती है ? परन्तु हे महाराज 
श्रीकृष्णको बहुत सन्‍्तोष हुआ और उन्होने प्रेमपूवंक अजु नको आलिगन करके कहा- 
“हे अजु न, तुम मेरी बातोसे नाराज मत हो । मैने भेदका अंगीकार करके जिन 
भिन्न-भिन्न विभूतियोका वर्णन किया है, उसके प्म्बन्धमें केवल इसी बातकी परीक्षा 
करनेके लिए मैने कुछ ऊपरी और वाह्य बाते कही हैं कि उन बातोकी अभिन्नता 
सुम्हारे अन्त.करणमे अंकित हुईं है या नही । परन्तु अब मुझे इसे बातका अनुभव हो 
या है कि तुम्हे मेरी विभूतियोका अच्छी तरह बोध हो गया है ।” इस पर अर्जुनने 


२१६ हिन्दी ज्ञानेदवरी 


अत्यन्त स्थल हैं तो कोई अत्यन्त सरल; और कुछ तो केवल असीम ही है। कुछ तो 
बहुत ही अ-वश हैं जिनसे अपना आप सँभाला नही जाता और कुछ विलकुछ गरीब 
और सीधे-सादे है; कुछ चच्चल है तो कुछ निश्चल; कुछ विरक्त हैं तो कुछ ममतापूर्ण 
और कुछ अत्यन्त तीत्र प्रेमसे युक्त है। कुछ मत्त हैं तो कुछ सावधान, कुछ छिछले 
है तो कुछ गम्भीर, कुछ उदार है तो कुछ कूपण और कुछ क्रोधी है। कुछ शान्त है तो 
कुछ अभिमानसे पूर्ण, कुछ निविकार है तो कुछ आनन्दित, कुछ गरजनेवाले है तो 
कुछ मौन और कुछ मिलनसार है । कुछ स-काम है तो कुछ विषयी, कुछ जागे हुए 
हैं तो कुछ सोये हुए, कुछ सन्तुष्ट है तो कुछ छोभी और कुछ समाधानयुक्त है। कुछ 
सगख््र है तो कुछ गसत्र-रहित, कुछ अत्यन्त भयंकर है तो कुछ अत्यन्त स्नेंहपूर्ण, कुछ 
भीषण है तो कुछ विल॒क्षण और कुछ समाधिमे ही मग्न है। कुछ प्रजा उत्पन्न करने 
के काममे लगे हुए, हैं तो कुछ प्रेमसे प्रजाका पारून करनेवाले है, कुछ क्रोधमें भर- 
कर प्रजाका संहार करनेवाले है तो कुछ केवल धटस्थ रूपसे सबका तमाशा देखने- 
वाले है। ऐसे अनेक प्रकारके असंख्य रूप इसमे है। इसके सिवा कुछ तो दिव्य 
तेजसे दीस हो रहे है और उनके प्रकाशके रंग भी एक दूसरेसे भिन्‍न है। कुछ 

तो मानो तपाये हुए खरे सोनेके समान जान पडते है, कुछ बिलकुल पीले रंगके 

हैं और कुछके सर्वाज्भ सिन्दू र पोते हुए आकाशके समान सुशोभित हो रहे है। 

कुछ तो स्वभावत ऐसे सुन्दर हैं कि मानो मणियो और मानिकोसे जड़े हुए ब्रह्माण्ड 


के समान जान पडते हैं और कुछ कुमकुम से रंगे हुए अरुणोदय की प्रभा के समान 
चमक रहे है | कुछ स्वच्छ स्फटिकके समान निर्मल है, कुछ इन्द्रनील मणिके समान 
तीले है, कुछ काजलके समान नितान्त काले है और कुछ छाल रंगके है। कुछ चमकते 
हुए सोनेके समान पीले है, कुछ वर्षा काछके वादलोके समान काछे है, कुछ सोन- 
चम्पाके समान गोरे है और कुछ केवल हरे रंगके है। कुछ तपाये हुए ताबैके समान 
लाल है, कुछ शुभ्र चन्द्रमाके समान विलुकुरू सफेद है । इस प्रकार तुम अनेक रंगोके 
मेरे रूप देखो । जिस प्रकार ये सव वर्ण अछूग अछूय तरहके है, उसी प्रकार उनके 
आकार भी भिन्‍न भिन्‍न है । कुछ तो इतने सुन्दर है कि मदन भी लूज्जित होकर 
उनकी शरणमे आता है । कुछकी बनावट ही बहुत हलूकी है और कुछके कान्तिमात् 
घरीर अत्यन्त मनोहर है। और कुछके अन्दरके सुन्दर स्वरूप तो मानो श्ृज्धार- 
लक्ष्मीके विलकुल खुले हुए भंडार ही जान पडते है। कुछ तो अवयवोसे पुष्ट और 
मॉसह है, कुछ अत्यन्त सूखे हुए है । कुछ अत्यन्त विकराल रूपवाले है; कुछ ब्रहुत 
लम्बी गरदनवाले है, कुछ बहुत वर्ड सिरवाले है और कुछ बहुत ही विलक्षण तथा 


वेडीोरू है। और इन आकृतियोमेसे प्रत्येक आकृतिके शरीर-प्रदेश पर तुम्हे सारा संसार 
ही दिखाई पड़ेगा । हि मम कक 


पवश्यादित्यान्वसूल्सद्रानश्विदां. सख्तस्तथा । 
बहुन्यदृष्टपुर्वणि परच्याश्चर्याण भारत ६ ४0 


न इन्ही रूपोमेसे जब किसी एक रूपकी दृष्टि खुती है, तव आदित्य आदि बारह सूर्य 
उत्पन्न होते है । पर यही दृष्टि जब बन्द हो जाती है, तब वे सव आदित्य एकत्र होकर 


दसदोँं अध्याय २०७ 


कहा--- हे देव, अपनी बात तो आप ही जाने, परन्तु मैं तो सचमुच यही देखता हू 
कि यह जो सारा विश्व है, वह केवल आपका ही स्वरूप है ।” परन्तु संजयने जो 
यह कहा था कि--हे राजन, अर्जुन इस प्रकार आत्म-रूपका अनुभव करने रूगा ।” 
सो सजयका यह वचन धृतराष्ट्र बिलकुल चुपचाप सुनता रहा । उस समय संजयकों 
अपने मनमे बहुत बुरा मालुम हुआ और उसने मन ही मन कहा---''ऐसा सौभाग्यका 
फल सामने आया है और फिर भी वह इस धृतराप्ट्से इतनी दूर है और यह उसे 
प्राप्त नही कर रहा है | यह भी एक आइचयेकी ही वात है। मैं समझता था कि 
इसकी बुद्धि तो कमसे कम अच्छी होगी । परन्तु नही, यह जिस प्रकार बाहरसे चर्म- 
चक्षुओका अन्धा है, उसी प्रकार अन्दरसे अन्तश्रक्षुओका भी भन्धा है |” अस्तु । अब 
चह अर्जुन अपने आत्म-कल्याणकी मात्रा बराबर वढा रहा था, क्योकि अब उसके 
मनमे एक और ही बातकी उत्कठा उत्पन्न हो गई थी। उसने कहा--“हे देव, मेरे 
अन्त करणमे जो आत्म-स्वरूपका अनुभव प्रतिविम्बित हुआ है, उसके सम्वन्धमे अब 
मेरा मन इस उत्कंठसे व्याकुल हो रहा है कि वही अनुभव मैं इस वाह्य जगवमे स्वयं 
अयनी आँखोपे कहाँ ।”” अर्जुन वहुत बडा भाग्यवान्‌ था और इसी लिए उसके मनमे 
यह आकाक्षा उत्पन्न हुई थी कि मैं अपने इन दोनो नेत्रोसे सारे विश्वका आकलन 
कहूँ । है श्रोतागण, वह अर्जुन स्वयं कल्पतरुकी शाखा ही था और इसी लिए यह 
सम्मव नही था कि वह वॉझ ( अर्थात्‌ फलछहीन अथवा विफल ) होता । इसी छिए 
उमके मुँहसे जो जो बातें निकछती थी वह सब श्रीक्षष्ण पूरी करते चलते थे । जिन 
नारायणने भक्त प्रक्तादकी वात रखनेके लिए विप तकका रूप धारण किया था, 
वही नारायण इस भर्जुनको सदगुरुके रूपमे प्राप्त हुए थे। अब आगेके अध्यायमे 
श्रीनिवृत्तिताथका शिष्य ज्ञानदेव श्रोताओको यह बतरावेगा कि उस समय उस 
अर्जुनने किन शब्दोमे भगवान्‌ श्रीकृष्णसे यह प्रार्थना की थी कि मुझे विश्व-रूप 
दिखलाइये । 


है. ञ है 
+ 8२०२ केजमननण,...3.>० ऋण हर पीन्मी जिले जनक ००... सकी यजपपरमन# /वम 3३ पधमऊ सन... ५28५ 


ग्यारह॒वाँ अध्याय २१७ 


होकर लीन हो जाते है | इन रूपोके मुखके उष्ण श्वाससे सर्वत्र ज्वाला ही ज्वाला 
हो जाती है और उसी ज्वालामेसे पावक आदि आठ वसुओका जन्म होता है। और 
इन स्वरूपोकी तिरछी भौहोके सिरे जब क्रोधके कारण आपसमे मिलने छूगते है, तब 
ग्यारह रुद्रोका अवतार होता है। परन्तु जब उन्हीमें सौम्यका आविर्भाव होता है, 
तब अश्विनीकुमार सरीखे असख्य जीवनदाता उत्पन्न होते है । इन्हीक्रे कानोमेसे अनेक 
प्रकारके पवन निकल्‍ूते है । इस प्रकार एक ही रूपके सहज खेलवाडसे देवता और 
सिद्ध उत्पन्न होते है। और देखो, मेरे विश्व-रूपमे इस प्रकारके असख्य और अनन्त 
रूप है । जिनका वर्णन करते करते वेद भी बौने हो गये, कालका आयुष्य भी पुरा न 
सिद्ध हुआ और प्रत्यक्ष ब्रह्माको भी जिनकी थाह नही छगी और जिनकी वार्ता भी 
कभी वेद-त्रयीके कानो तक नही पहुँची, वे अनेक रूप तुम प्रत्यक्ष देखो और आश्रर्य- 
मय आनन्द तथा पूर्ण सफलताका उपभोग करो । 

इहैकस्थं जगत्कृत्स्त॑ पदयाद्य सचराचरम्‌ । 

सम देहे ग्रुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्ट्सिच्छसि ॥ ७॥ 

“हे अर्जुन, जिस प्रकार कल्पवृक्षके नीचे तृणोंके अकुर उत्पन्न होते है, उसी 

प्रकार इन मूरत्तियोके रोम-कृपोमे सृष्टिके अंकुर है। जिस प्रकार छतके झरोखोमेसे 
आनेवाली किरणोमे परमाणु उडते हुए दिखाई देते है, उसी प्रकार इन मृत्तियोके 


अवयवोके सन्धिस्थानोमे अनेक ब्रह्माड उडते हुए दिखाई देते है। इनमेसे प्रत्येक 
अवथवके प्रदेशमे विश्वका विस्तार दिखाई पडता है । अब यदि तुम्हारी यह इच्छा हो 
कि इस विश्वके उस पार भी जो कुछ है, उसके भी दर्शन हो, तो यह भी कोई कठिन 


वात नही है, क्योकि तुम जो कुछ चाहो, वही मेरे इस स्वरूपमे देख सकते हो । 
दयामय श्रीकृष्णने ये सब वातें तो कही, परन्तु उन्होने जो यह प्रशन किया था कि-- 
“तुम यह सब देख रहे हो या नही ?” उसका अर्जुनने कुछ भी उत्तर नही दिया । 
उस समय श्रीकृष्णकें मनमे यह शंका उत्पन्न हुई कि अजु न इस प्रकार मूलोकी तरह 
स्तव्ध क्यो हो रहा है । इसी विचारसे जब श्रीकृष्णने उस पर दृष्टि डाली, तब उन्होने 
देखा की अजुन बिलकुल पहलेकी तरह और ज्योका त्यो उत्कठासे भरा हुआ है । 

न॒तु सां शक्यसे द्रष्ठुमनेनेव स्वचक्षुषा। 

दिव्यं ददामि ते चक्षुः पदण से योगमेइवरम्‌ ॥ ८ 0 

श्रीकृष्णने अपने मनमे कहा---' अभी तक इसकी उत्कठा नहीं मिटी। अभी 

तक इसे आत्म-सुखका छाभ नही हुआ । मैने अपना जो वास्तविक ओर सत्य स्वरूप 
इसे प्रकट करके दिखलाया है; उसका आकलन करनेकी शक्ति इसमे नही दिखाई 
देती ।” यह सोचकर देव हँस पडे और उन्होने उस प्रेक्षक (अर्थात्‌ अजु न) से कहा- 
“मैंने तो तुम्हे विश्व-रूप दिखलाया, परन्तु तुम तो उसे देख ही नही रहे हो।” 
देव की यह वात युनकर चतुर अजु नने कहा--/परन्तु इसमे दोप किसका है ? आप 
वगलेको चाँदनी चुगानेका निष्फल प्रयत्न कर रहे हैं। आप विलकुरू स्वच्छ किया 
हुआ दर्पण अन्धेके सामने रख रहे है; अयवा हे प्रभु, आप वहिरेके सामने सगीतका 
आह्ाप कर रहे है। आप जानवूझकर पुष्पोके मधुके कणोका चारा दादुरके सामने 


ग्यारहवाँ अध्याय 


अव इस प्रस्तृत अर्थात्‌ ग्यारहवें अध्यायमें अर्जुनको विराट स्वरूपके दर्शन होने- 
की जिस कथाका वर्णन है, वह कथा दो रसोसे भरी हुई है। वात यह है कि इस 
कथामे मुख्य तो शान्त रस ही है, परन्तु उसके घर अद्भुत रस आतिथ्य स्वीकार 
करनेके लिए आया है। और दूसरे रसोको भी उसके साथ सम्मान प्राप्त हुआ है । 
हे श्रोतागण, जैसे वर और वधूके विवाहके समय वराती भी अच्छे वद्ध और आभू- 
षण पहनकर आनन्दसे घूमते है, उसी प्रकार यहाँ देगी भापाके सुखद आसन पर सव 
रस सुणोभित हो रहे हैं। परन्तु हरि और हरके समान परस्पर प्रेमपूर्वक गाढ आलि- 
गन किये हुए शान्त और अद्भुत रस इतने अधिक और ऐसे अच्छे ढंगसे है कि यों 
आँखोसे भी दिखाई पड़ते हैं। अथवा अमावस्याके पर्व-कालूमे जिस प्रकार सूर्य और 
चन्द्रमा दोनोके मंडल एकत्र हो जाते है, उसी प्रकार यहाँ इन दोनों रसोंका मिलाप 
हुआ है । गंगा और यमुनाकरे प्रवाहोके मेछकी तरह इन दोनो रसोका भी संगम हुआ 
है जिससे यहाँ प्रयाग-क्षेत्र ही वन गया है। अब सारा जगतु इस पवित्र तीर्थमें स्नान 
करके आननन्‍दपूर्वक निर्मल हो सकता है । इस अवसर पर गीताको गुप्त सरस्वती सम- 
झना चाहिए और केवरू उक्त दोनो रस-अ्रवाह व्यक्त है, अत हे श्रोतागण, इस 
अध्यायको मानो त्रिवेणीका संगम ही कहना चाहिए । ज्ञानदेव कहता है कि मेरे" 
उद्दार दाता श्रीनिवृत्तिनाथने ऐसा सुभीता कर दिया है कि इस त्रिवेणी तीथथमे केवल 
श्रवण मार्गसे ही छोग सहजमे प्रवेश कर सके । इस संस्कृत तीर्थंके संस्कृत भाषात्मक 
तट उतरनेके लिए वहुत ही कठिन हैं, इसलिए श्रीनिवृत्तिदेवने उन्हे तोड़कर देशी 
भाषाके शब्दोका ऐसा घाट बाँध दिया है कि जिसमे धर्मके भाण्डार सहजमे ही 
प्राप्त हो सके । अब इस स्थान पर जो श्रद्धालु जन चाहे, वे अच्छी तरह स्वान कर 
सकते है, इस प्रयागमे विराट्‌ रूपी माधवके दर्शन कर सकते है और जन्म-मरणकी 
परम्पराको मजेमे तिछाजलि दे सकते हैं। इस अध्यायमे रसोकी ऐसी अच्छी वहार 
है कि संसारकों श्रवणानन्दका मानो साम्राज्य ही मिरू गया है। इस अध्यायमें 
शान्त और अद्भुत रस तो प्रधान हैं ही पर साथ ही दूसरे रसोका भी बहुत कुछ 
महत्व रखा गया है और केवल ब्रह्मको ही स्पष्ट किया गया है। ऐसा यह ग्यारहवाँ 
अध्याय है । यह अध्याय स्वयं श्रीकृष्णदेवके विश्वाम का स्थान है; परन्तु समस्त 
भाग्यवान्‌ पुरुषोसे अर्जुन सचमुच श्रेष्ठ है, क्योकि उसका इस स्थानमें भी प्रवेश 
हुआ है। परन्तु हम क्यो कहें कि एक अर्जुन ही इस स्थान पर पहुँचा है ? अब तो 
यही कहना ठीक होगा कि जो चाहे, वह यहाँ पहुँच सकता है, क्योकि अब गीताका 
अथे देणी भाषाके रूपमे प्रकट हो गया है। इसलिए हे श्रोतागण, आप लोग 
मेरी प्रार्थना सुनें और आप सब सज्जन -इस ओर ध्यान दें। इस समय 


२१८ हिन्दी ज्ञानेदवरी » 


डाल रहे हैं और वे कण व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। ऐसी अवस्थामे, हे नारायण, आप 
दूसरे पर व्यर्थ ही क्रोध क्यो कर रहे है ? जो वस्तु इन्द्रियोकी पहुँचके बिछकुछ 
बाहर है और जिसका अनुभव केवल ज्ञान-हदृष्टिसे ही किया जा सकता है, वह वस्तु 
यदि आप मेरे चर्म-चक्षुओकरे सामने रहते है तो मै उसे कैसे देख सकता हूं ? परन्तु 
आपकी त्रुटियाँ निकारकूकर आपको दोष देना ठीक नही है। इसलिए मेरा चुपचाप 
रहना ही अच्छा है ।” यह सुनकर श्रीकृष्णने कहा---/भाई अजु न, जो कुछ तुम कह 
रहे हो, वही ठीक है । जब मैं तुम्हे वह रूप देखनेकी सामथथ्यं प्रदान करता । परन्तु 
प्रेमके आवेशमे वाते करते करते मैं यह वात बिलकुल भूल ही गया था। परन्तु 
उसका फल क्या हुआ ? वही जो जमीनको बिना जोते-वोये उसमे बीज बोनेसे होता 
है । इसमे सारा समय व्यर्थ नष्ट होता है, और वही अब भी हुआ है। पर अब मै 
तुम्हे ऐसी दृष्टि देता हू जिससे विश्व-रूप देखा जा सके | है अजु न, उस दृष्टिकी 
सहायतासे तृम मेरे विश्व-व्यापक ऐश्वर्य-योगको प्रत्यक्ष देखकर आनन्दसे आत्मानुभव 
मे प्रवेश करोगे ।”” जिनका प्रतिपादन वेद करना चाहते है, जो सारे विश्वर्क मु 
बीज हैं और जो सारे जगतके लिए वन्दनीय हैं, उन श्रीकृष्णने इस प्रकार कहा । 
संजय उवाच-- 
एबसुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः । 
दर्शायामास॒पार्थाय परम रूपसेश्वरस्‌ ॥ ९ 0 
संजयने धुतराष्ट्से कहा--“हे कौरव-कुल श्रेष्ठ राजा, मुझे रह रहकर एक 
वातका बहुत ही आश्चर्य होता है। देखिए, इस त्रिभुवनमे कृक्ष्मीसे बढ़कर भाग्यवान 
और कौन है ? अथवा वेदोके सिवा दूसरा और कौन सा ऐसा साधन है, जिससे 
आत्मस्वरूपका कुछ ज्ञान हो सके ? इसी प्रकार जिसे वास्तविक सेव क-भाव कहते 
है, वह केवल शेषनागमे है | क्यो ठीक है या नही ? नारायणके प्रति प्रेमसे भरकर 
आठो पहर योगियोकी भाँति एकनिष्ठ होकर उनकी सेवा करनेवाक्ला गरुडके समान 
क्या और कोई भक्त भी है ? परन्तु ये सव छोग एक ओर पड़े रह गये, और जिस 
दिनसे इन पांडवोका जन्म हुआ, उसी दिन से मानो नारायणके सुखकों अपनी ओर 
आक्ृष्ट करनेवाछा एक नवीन स्थल उदित हुआ है ५ और इन पाँचो पाडवोमेसे भी 
इस अजु नरके कहनेमे तो ये श्रीकृष्ण स्वयं ही पूरी तरहसे हो गये है। ऐसा जान 
पडता है कि एक विपयी पुरुपषको एक रावण्यवतीने रूम्पट बना डाला है। शायदें 
कोई सिखाया हुआ पक्षी भी इस तरह न बोलता होगा, और मनोविनोदक लिए 
लाड-प्यारसे पाला हुआ हिरन भी इस प्रकारकी क्रीडा न करता होगा, जिस तरह 
ये श्रीकृष्ण अजुनके फेरमे पडकर पटापट बातें करते हैं और उसके साथ नाचते 
और क्रीडा करते है । कुछ पता नही चलता कि इस अजु तका ऐसा कौन सा भाग्य 
उदय हुआ है | स्वयं पूरे परक्रह्मको देखनेका सौभाग्य इसके नेत्रोने प्राप्त किया हैं। 
देखिये, श्रीकृष्ण इसकी बातोके एक एक शब्दका कैसे प्रेमसे पालन कर रहें है । यदि 
अजु न क्रोध भी करता है तो देव उसे आनन्दपृवंक सहन करते है । यदि अजुन 


ग्यारहवाँ अध्याय २०९ 


आप सन्त-जनोंकी सभामे मुझे इस प्रकार की धृष्टताकी बाते नही कहनी चाहिएँ; 
परन्तु फिर भी आप छोग प्र मपूर्वक मुझे अपना बालक ही समझे। आप यदि किसी 
तोतेको बोलना सिखल्‍ावे और वह तोता आपसे सीखकर बोलने लगे तो आप लोग 
आनन्दसे सिर हिलावेंगे । अथवा यदि माता किसी बारूककों किसी विनोदके काममे 
लूगा दे और वह वालूक वह काम करने छगे, तो क्या माता उस वालूक पर प्रसन्न 
नही होती ? इसी लिए महाराज, मैं जो कुछ कहता हूँ, वह सब आप ही छोगोका 
सिखलाया हुआ है। अत अब आप लोग अपनी ही सिखल्‍ाई हुई बाते सुने । हे 
महाराज यह साहित्यका मधुर वृक्ष आप लोगोने ही अपने हाथोसे रूगाया है, अत अब 


अपने अवधान-रूपी अमृत-जलसे सीचकर आप ही लोग इसे बडा भी करें । यदि आप 
लोग ऐसा करेंगे तो यह वृक्ष रस-भावोके फूलोसे रद जायगा, अनेक अर्थ-हूपी फलोसे 


भर जायगा और आपकी पुण्याईसे संसारकों सुखी होनेका अवसर मिलेगा। इस 
भाषणसे सज्जन श्रोताओको सन्तोष हो गया और उन्होने कहा--““वाह वाह ! तुमने 
बहुत अच्छा किया । अब यह बतलाओ कि उस अवसर पर अर्जुनने क्या कहा ।”” इस 


पर श्रीनिवृत्तिका शिष्य ज्ञानदेव कहता है कि महाराज, श्रीक्षष्ण और अर्जुनका वह 
गहन सम्बाद मैं निवुद्धि क्या बतलाऊँ ! हाँ आप ही छोग वह सब वाते मुझसे कह- 
लावेंगे । जंगलके पत्ते खानेवाले बन्दरोके हाथोमे भी लकानाथ रावण तिरस्कारका 
पात्र बन गया और उसका पराभव हो गया, और उधर अजू न विरूकुरू अकेला था, 
पर फिर भी उसने ग्यारह अक्षौहिणी सेनाओकों भग किया । इसी लिए यह कहना 
पडता है कि समर्थ जो कुछ चाहते है, वह चराचरमे हो ही जाता है। इसी प्रकार 


आप सन्त लोग भी आज मुझे वोलनेमे प्रवृत्त कर रहे है। अब मै श्रीवैकुण्ठपतिके 
मुखसे निकली हुई गीताका भावार्थ बतछाता हूँ। आप लोग सुने । इस गाीता-ग्रथका 
भी कंसा माहात्म्य है ? वेदोके प्रतिपादनके जो मुख्य देवता श्रीकृष्ण है, वही इस 
भ्रन्थके वक्ता है। इस ग्रन्थका अर्थ-गौरव इतना अधिक है कि स्वय शकर भी उसका 
आकलन नही कर सकते । अत इस अवसर पर हृदयसे उनकी वन्दना करना ही 
उचित है । अब आप छोग यह सुने कि वह अजु,न प्रभुके विश्व-स्वरूप पर ध्यान रख- 
कर क्या कहने रूगा । अर्जुनके मनमे इस वातकी वहुत वडी अभिलाषा थी कि मेरे 
मनमे इस सिद्धान्त पर जो हृढ विश्वास हो गया है कि सारा विश्व ही परमेश्वर है, 
उसे मैं अपने चर्म-चक्षुओसे भी देखू' और इस प्रकार वाहरसे भी इस सिद्धान्त पर 
मेरा पूरा पूरा विश्वास हो जाय। परन्तु अपने मनकी यह अभिलापा भगवान्‌ 
पर प्रकट करना वहुत ही कठिन था, क्योकि वह सोचता था कि विश्व-स्वरूप सरीखे' 
गूढ रहस्यके विषयमे मैं खुलकर कैसे प्रब्न करूँ । अजुन अपने मनमे सोचने रूगा कि 
जो बात आज तक भगवानुके किसी प्रिय भक्तने कभी नही पूछी, वह बात मैं एक 
दमसे कैसे पूछ वैठू ? यह ठीक है कि मै श्रीकृष्णका वहुत्त ही प्रिय सखा हूँ, परन्तु 
क्या कभी मेरा और इनका प्रेम माताके प्रेमके समान हो सकता है ? माता भी 
विश्व-रूपके सम्बन्धमे प्रन्‍न करने डरती थी। मैने चाहे इनकी कितनी ही मन-पूर्वक 
सेवा क्यो न की हो, पर फिर भी गरुडने इनकी जो सेवा की हैं, वया मेरी सवा 
उसकी वरावरी कर सकती है? परन्तु वह गरुड भी कभी इनसे विश्व-रूपके सम्वन्ध- 
१४ 


ग्यारहवाँ अध्याय २१९ 


रूठता है तो देव उसको मनाते हैं । यह बडे ही आश्चयंकी वांत है कि अजु नके छिए 
श्रीकृष्ण ऐसे पागल हो रहे है । विपय-वासना पर विजय प्राप्त करके जो शुक्र आदि 
योगी-जन सामथ्येवान्‌ बने थे, वही इन श्रीकृष्णकी रास छीछा और विपय-विलास- 
के वर्णन करते-करते इनके स्तुति-पाठक वन गये। योगी छोग आत्म-चिन्तनकी 
समाधि लगाकर इन श्रीकृष्णका ध्यान करते है | परन्तु है राजा धृतराष्ट्र, मुझे इस 
बातका बहुत ही आइचर्य हो रहा है कि वही श्रीकृष्ण आज इस प्रकार अजु नके 
विलकुल अधीन हो रहे है ।” फिर इसके उपरान्त तुरन्त ही सजयने क्हा--“अथवा 
है कौरव-श्रेप्ठ, इसमे आश्रयेकी हो कौन-सी वात है ? श्रीकृष्ण जिसका स्वीकार 
कर लेते है, उसका ऐसा ही भाग्योदय होता है। इसी लिए न देवाधिदेवने अर्जुनसे 
कहा--" हे अर्जुन, अब मैं तुम्हे दिव्य-दृष्टि देता हूँ । इसकी सहायतासे तुम मेरा 
विश्व-रूप देख सकोगे ।/” अभी यह वात श्रीक्ृष्णके मुँहसे प्री तरहसे निकलने भी 
नही पाई थी कि एक दमसे अज्ञानका अन्धकार नष्ट होने छगा । वे श्रीकृष्णके मुखसे 
निकले हुए अक्षर नही थे, बल्कि ब्रह्म-स्वरूपके साम्राज्यका जो दीपक है, उसीकी 
यह ज्ञान-रूपी ज्योति श्रीकृष्णने अर्जुनके छिए जलाई थी । इसके उपराच्त अर्जुनको 
अलौकिक ज्लान-नेत्र प्राप्त हो गये और उन्ही नेत्नोमे ज्ञान-दृष्टिके अकुर उत्पन्न हुए । 
इस प्रकार श्रीकृष्णने अर्जुनको अपने विश्व-रूप-योगका वैभव दिखलाया। ईश्वरके 


भिन्न-भिन्न अवतार जिस सागरकी तरंगोके समान है, जिसकी किरणोंके योगसे «ह 
विश्व-रूप मृगजलका आभास उत्पन्न करता है, जिस अनादि-सिद्ध, स्वयभू, समान 
और सपाट भूमिका पर इस चराचरका चित्र अकित होता है, वही अपना विश्व-रूप 


वैकुण्ठाधिपति श्रीकृष्णने उस समय अर्जुनको दिखलाया। एक वार वाल्यावस्यामे 
जब श्रीकृष्णने मिट्टी खाई थी, तब यशोदाने क्रोधभे आकर उनकी कराई पकड ली 
थी। इस पर इस बातका प्रमाण देने के लिए कि मेरे मुखमे कुछ भी नही है, 


श्रीकृष्णने डरते-डरते, अपनी तलाशी देनेके उद्देश्से, अपना मुँह खोला था। उस 
समय उस मुखमे यशोदाकों चौदहो भुवनोके दर्शन हुए थे । अथवा मधुवनमे एक वार 
श्रीकृष्णने ध्रुव पर भी ऐसी ही कृपा की थी | ज्योही उन्होने उसके गालसे अपना 
शख स्पशे कराया था, त्योही वह धडाधड ऐसी बाते कहने रूगा था जो वेद भी स्पष्ट 
रूपसे नही जानते । हे धृतराष्ट्र, श्रीकृप्णने अर्जुन पर भी इस समय बैसी ही कृपा की 
थी। इसी लिए उस समय अर्जुनके लिए मायाका मानो कही नाम भी नहीं 
रह गया था। उस समय एक दमसे प्रभु-स्वरूपकी ऐश्वयं-प्रभा प्रकट हुई 
और उसे चारो ओर चमत्कार ही चमत्कार फंछा हुआ दिखाई दिया। 
इससे अर्जुनका चित्त आश्रयंकी भावतामे लीन हो गया। जिस प्रकार 
साकंण्डेयके सम्बन्धदी यह कथा है कि ब्लह्माके सत्य-लोक तक पूरी तरहसे भरे 
हुए जलूमे किसी समय केवल मार्कण्डेय ही तैरता था, उसी प्रकार बाज 
विज्वरूपके महोत्सवमे अकेला अर्जुन ही छोट रहा था । वह कहने छूगा---“अरे यक्नाँ 
कैमा विस्तृत आकाञ था | वह सब कौन कहां ले गया ? स्थावर और जगमसे बुच्छ 
वह भूत सृष्टि कहाँ चली गई ! दिज्ञाओफ़े चिह्न भी नट्ट हो गये । ऊपर और नीचे- 
की कल्पना ही नहीं रह गयी । उसके लिए सृध्कि आकारका आज उसी प्रकार लछोप 


२१० हिन्दी ज्ञानेधवरी 


में कुछ नही पूछता । क्या मै सनक आदिकी बपेक्षा भी इनका अधिक समीपी हूं ? 
परन्तु वे सनक आदि भी कभी विश्व-रूप देखनेका पागलूपनवारा आग्रह नही करते । 
क्या मै श्रीकृष्णके लिए गोकुलके प्र मपूर्ण बाल गोपाछोसे भी वढ़कर अधिक प्रिय 
हूँ? परन्तु उन्न लोगोको भी भगवाचुने केवछ अपने वारू-भावसे ही प्रसन्‍त किया 
था । अम्वरीप आदि अनेक भक्तोके छिए इन्होने गर्भवासका भी कष्ट सहन किया । 
परन्तु उनसे भी इन्होने अपना विश्व-रूप गुप्त ही रखा--कभी किसीको अपना वह 
गुप्त रूप नही दिखकाया । इन्होने आज तक यह गूढ रहस्य अपने अन्तरंगमे ही गुप्त 
रखा । फिर मैं एकाएक इनसे उनके सम्वन्धमें केसे कुछ कह ? यदि मै यह समन 
कि इस विषयमे कुछ न पूछना ही ठीक है तो विना विश्व-रूपके दर्णन किये मुझे चैन 
न मिलेगा । यही नहीं, वल्कि इस वातमे भी मुझे सन्‍्देह ही है कि विना वह दर्शन 
किये मैं जीवित भी रह सकूगा या नही । इसलिए अब मैं दवी जवानसे ही उसका 
जिक्र छेड. । फिर देवको जो कुछ अच्छा जान पडे गा, वह करेंगे । इस प्रकार अपने 
सनमें निश्चय करके अजु नने डरते डरते कहना आरम्भ किया । परन्तु उसका वह 
डरते डरते बोलना भी ऐसी खूबीका था कि उनके केवल एक दो शब्द सुनते ही गो 
खड़वड़ा जाती है और उससे मिलनेके लिए व्याकुछ होने लगती है। पर जब वह 
चछडा आकर स्तनमे मुँह रूगा दे, तव भरा यह कब सम्भव है कि उसके स्तनोमे 
द्धन भर आवे? पाण्डवोकी रक्षाके लिए श्रीकृष्ण जंगलों तकमे दौड़े-धूपे थे । 
अठ अज नके इस प्रकार प्रार्थना करने पर वे भला कैसे श्ञान्त रह सकते थे ? श्रीकृष्ण 
तो प्र मके प्रत्यक्ष अवतार ही थे और अजू व उस प्र मका मानो अच्छा खाच्च पदार्थ 
था। अब यदि ऐसा उत्तम योग होने पर भी वे दोनों अछूय मलग रहें तो यह 
आइचर्यकी ही वात है। इसलिए अजू नके मुखसे ये शब्द निकलूते ही श्रीकृष्ण आपही 
एक दम विश्व-रूप हो जायेंगे। यही पहला प्रसंग है। जाप छोग इसकी ओर ध्यान दे । 
अज्जु न उदाच-.- 
सदचुशध्रहद परस गुद्यमध्यात्मसंज्चितल्‌ ! 
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहो5्यं विगतों मघ धे १ ॥ 
अज नने श्रीकृप्णसे कहा--'हे दया-सागर देव, जो वात शब्दोमे किसी प्रकार 
नही कही जा सकती, उसे आपने मेरे लिए ऐसा स्वरूप प्रदाव कर दिया कि वह 
वाणीके द्वारा समझमे आ सके । जिस समय श्रूत मात्र वहा-स्वरूपसे मिल जाते हैं, 
उस समय भर जीवो तथा मायाका कही नाम भी नही रह जाता। उस समय परब्ह्म- 
जिस स्वरूपम उत्तरता है, वही उसका अन्तिम रूप है। अपना जो स्वरूप आपने 
जपने हृदयके भीतरी भागमे छोभीके धनकी भाँति वन्द कर रखा था और जिसका 
पता स्वयं वेदोकों भी चही चला था, वही अपने हृदयका रहस्य जाज आपने मेरे 
सामने खोल दिया है। श्री शंकरने जिस अध्यात्म-रहस्य परसे सारा ऐश्वर्य निछावर 
करके फेंक दिया, महाराज, आज वही रहस्य आपने मुझे एक दमसे बतला दिया । 


२२० हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


हो गया था, जिस प्रकार जागने पर स्वप्नकी सब वातोंका लोप हो जाता है। अथवा 


जिस प्रकार सूर्यके तेजके प्रभावसे चन्द्रमा और तारे अह्ब्य हो जाते हैं, उसी प्रकार 
जान पड़ता है कि मानो प्रभुके इस विश्व-रूपने सृष्टिकी सारी रचनाको निगरू लिया 


है । उस समय उसके मनका मनत्व भी जाता रहा। बुद्धि अपने आपको सँभाल न 
सकी और इन्द्रियोकी वृत्तियाँ उछटकर हृदयमें भर गईं । उस समय स्तव्धता और 
एकाग्रताकी परम अवधि हो गईं; मानों सभी प्रकारके विचारो पर किसीने मोहनाख- 
का प्रयोग कर दिया था । जब इस प्रकार आइचर्यमें छीन होकर अर्जुन कौतुकसे 
देखने रूगा, तब उसे अपने सामने चार हाथोसे युक्त श्रीकृष्णका कोमल स्वरूप दिखाई 
पडा। परन्तु वही रूप चारो ओर अनेक प्रकारके वेषोमे दिखाई पड़ रहा था। जिस 
प्रकार वर्षा कालमें मेघोके समूह वरावर बढ़ते जाते है अथवा महाप्ररूयके समय 
सूर्यका तेज वरावर बढता जाता है, उसी प्रकार उस समय प्रशभुके विश्व-रूपने अपने 
सिवा और कुछ भी वाकी नही रहने दिया था । पहले तो आत्म-स्वरूपका इस प्रकार 
साक्षात्कार होने पर अर्जुन समाधान प्राप्त करके स्तव्ध हो रहा । फिर उसने सहज 
भावसे आँखे खोली तो उसे विश्व-रूपके प्रत्यक्ष दर्शन हुए । अजु नके मनमे जो इस 
वातक्ी बहुत बडी कामना थी कि मैं अपनी इन्ही आँखोसे विश्व-रूप देखू' सो उसकी 
वह कामना श्रीकृष्णने इस प्रकार पूरी कर दी । 

अनेकवक्त्रनयनमनेकादभुतदर्शनस्‌ । 

अनेकदिव्याभरणं.. दिव्यानेकोद्मतायुधम्‌ ॥१ण। 

इस विश्व-रूपमे बहुतसे मुख थे । अजु नने प्रभुके ऐसे सुन्दर सुन्दर मुख देखे कि 

मानों वे लक्ष्मीपतिके राजमन्दिर थे अथवा सौन्दर्य-लक्ष्मीके अनेक भांडार थे अथवा 
वहा रते भरे हुए आनन्दके वन अयवा छावण्यके साम्राज्य थे। परन्तु इन सुन्दर 


मुखोके साथ ही साथ उसने वीच बीचमें बहुतसे ऐसे दूसरे मुख भी देखे जो स्वभा- 
बत. बहुत भयंकर थे । उहें देखकर ऐसा जान पड़ता था कि मानो कारू-रात्रिकी 
सेना ही उमड़ पडी हो अथवा स्वयं मृत्युके मुख निकल आये हों अथवा भयके गढ़ 


बनाये गये हो अथवा प्ररूयकी अग्निक्रे कुण्ड ही खुल गये हों ।॥ उस विद्वमूत्तिमे वीर 
श्रेष्ठ अजु नते इस प्रकारके बहुत से विकक्षण, विकरार और भयंकर मुख भी देखे । 
_ पर साथ ही उस मूर्तिमि अछोकिक सजे-सजाये अथवा सौम्य मुख भी असंख्य थे । 
वास्तव मे उस ज्ञान दृष्टिको भी कही उन मुखोका अन्त नही दिखाई देता था । फिर 
अजु न वडे कौतुकसे उस विश्व-रूपके नेत्र देखने लगा । वे नेत्र अनेक प्रकारके विक- 
'सित कमछोके वनके समान थे। इस प्रकार सूर्यके रंगके और ऐसे तेजस्वी नेत्र 
अजु नने देखे । जिस प्रकार कल्पान्तके समय काले रगके घने मेघ समूहमें बिजलीकी 
चमक दिखाई पडती है, उसी प्रकार उन काली और टेढी भौहोके नीचे अग्निके 
समान पीछे रंगकी दृष्टिकी किरणे शोभा पा रही थी । इस प्रकार उस एक ही रूपमे 
भिन्न-भिन्न प्रकारके अनेक चमत्कार देखकर अजु नको उस रूपकी अनेकता पूर्ण रूपसे 
विदित हो गई। वह मन ही मन कहने रूगा--इसके पैर कहाँ है, मुकुट कहाँ है, 
ओर हाथ कहाँ हैं ।” इस प्रकार उसका विश्व-रूपके दर्शनोका अनुराग्र उत्सुकतासे 


मे 


ग्पारहवाँ अध्याय २११ 


परन्तु यदि मैने इस बातका उल्लेख किया, तो मैने आपका व्यापक स्वरूप प्राप्त कैसे 
किया ? परन्तु महामायाके अपरम्पार सागरमे मुझे सिर तक डूबा हुआ देखकर, हे 
श्रोकृष्ण, आपने स्वयं ही कूदकर मुझे उसमेसे बाहर निकाला है। अब मेरे छिए इस 
विश्वमे आपके सिवा और कोई बात ही नही रह गई है। परन्तु मेरा भाग्य ही कुछ 
ऐसा खराब है कि अभी तक मेरे मुखसे यही बात निकल रही है कि--'मेैं आपसे 
कोई अलूग व्यक्ति हूँ ।। अभी तक मेरे साथ एक ऐसा देहाभिमान छगा हुआ था कि 
मैं समझता था कि इस ससारमे मैं अजु न नामका एक पुरुष हुं । और इन कौरवों- 
को मैं अभी तक अपना 'स्वजन” कहता था । केवल इतना ही नही, मैं इस प्रकार- 
का दुष्ट स्वप्न भी देख रहा था कि मै इन्हे मारूँगा और इस प्रकार मै पापमे लिप्त 
होऊँगा । इतनेमे ही आपने मुझे जगा दिया । हे देव लक्ष्मीनाथ अभी तक मैं सच्ची 
बस्ती छोडकर झूठे गन्धर्ववंग रमे विचरण कर रहा था, और पानीके धोखेमे मृगजरू 
पी रहा था । कपड का सॉँप वास्तवमे मिथ्या और नकछी था, परन्तु मुझे यह मिथ्या 
भावना हो गई थी कि सचमुच साँपने ही मुझे डस लिया है, और इसी लिए सचमुच 
विषकी लहरे चढ रही थी और यह जीव व्यर्थ ही मर रहा था। परन्तु उसे बचाने 
का श्रेय आपको ही है | जैसे सिंह एक कूएमें अपना ही प्रतिविम्व देखकर वह समझ 
रहा हो कि यह मेरा कोई प्रतिस्पर्धी दूसरा सिंह है और इसी भ्रममे वह उस कूए में 
कूदना चाहता हो, और उसी समय कोई वीचमे आकर उसे पक्रड़कर रोक ले और 
इस प्रकार उसे आत्म-घात करनेसे बचां ले। बस ठीक इसी प्रकार आज आपने मुझे 
वचा लिया है । और नही तो, है देव, मैने तो आज इस बात का पूरा पूरा निश्चय 
कर लिग्ग था कि चाहे सातो समुद्र एकमे क्यो न मिल जाये, यह सारा ससार प्ररूयसे 
जलल्‍मे क्यो न डूब जाथ, चाहें उपरसे आकाश ही क्यो न दूट पड़े , परन्तु मै अपने इन 
कुटम्वियोके साथ कभी युद्ध न करूगा। इस प्रकारकी अहम्मन्यताके आधिक्यके 
कारण मै आग्रहके दहसे डूब ही गया धा, और यदि आप सरीखा समर्थ सखा मेरे 
पास न होता तो फिर मुझे कौन बचाकर वाहर निकारूता ? जो वस्तु बिलकुल थी 
ही नही, उसके सम्बन्धमे मै जबरदस्ती मानता था कि वह है। और उसीका नाम 
मैने “गोत्र रखा था। मुझपर ऐसा विरूक्षण पभ्रमका पागरूपन सवार हुआ था । 
परन्तु आपने ही मेरी रक्षा की । एक वार आपने ही मुझे जरूते हुए छाक्षागृहसे सुख 
पूर्वक बाहर निकाला था, परन्तु उस समय मेरा केवल घरीर ही सकटमे था | परन्तु 
आज इस श्रमके दूसरे अग्नि-सकटमे मेरे चैतन्य ( आत्मा ) के ही नष्ट हो जानेका 
भव था। जिस प्रकार हिरण्पाक्ष त्ामक असुरने पृथ्वी वगरूमे दवा ली थी, उसी 
प्रकार इस समय दुराग्रहने भी मेरी बुद्धि अपनी बग्रलमें दवा ली थी, और इस 
कारण जो उपद्रव मचा, उससे मेरे अन्दर मोहका समुद्र छृहरानें गा । ऐसे कठिन 
अवसर पर केवरू आपकी सामर्थ्यके कारण ही मेरी बुद्धि फिरसे ठिकाने आई है। 
इसलिए मैं कह सकता हूं कि आज आपको दोबारा वाराह जवतार ही धारण करना 
पडा । आपकी कृति असीम है और मैं अकेछा भला उसका कहाँ तक वर्णन कर 
सकता हूं ? परन्तु इस वातमे कुछ भी सन्देह नही कि आज आपने पंच प्राण ही मुझे 


ग्यारहवाँ अध्याय २२९ 


बढने लगा । उस अवसर पर अजुन मानो सौभाग्यका भाण्डार ही वन गया था। फिर 
भला उसका कोई मनोरथ निष्फल कंसे हो सकता था ? क्‍या शंकरके तरकशमे भी 
कभी व्यर्थ जानेवाले वाण होते है ? अथवा ब्रह्माकी जि्नमा पर कभी कोई मिथ्या 
वात आ सकती है ? बस अर्जुनको तत्काल ही उस भपार मूत्तिके सम्पूर्ण दर्शन होने 
लगे । जिनकी थाह वेदोको भी नही छगती, उनका एक एक अद्भ अजु न अपनी 
दोनो आँखीसे एक ही समयमे और एक साथ ही देखने छगा । चरणसे मस्तक तक 
उस स्वरूपका ऐश्वर्य देखते समय अर्जुनको ऐसा जान पडा कि वह मूर्ति नाना प्रकार 
के अलंकारोसे विभूषित है। वह परवह्म-स्वरूप देव अपने गरीर पर धारण करनेके 
लिए स्वयंही अनेक प्रकारके अलुंकार और बाभूषण वन गये थे । भला यह कैसे बत- 
लाया जा सकता है कि वे आभूषण कैसे और किसके समान थे । जिस तेजसे चन्द्रमा 
और सूर्य भी प्रकाशमान्‌ होते हैं, और विश्वके जीवन-रूपी महातेजका जो जीवन- 
सर्वस्व है, वह तेज ही इस विश्व-रूपका श्यगार था। भरा उसका ज्ञान किसकी 
बुद्धिको हो सकता है ? वीर अर्जुनने देखा कि ऐसा ही तेजस्वी श्वगार देवने धारण 
किया है। जब अजुन ज्ञान-दृष्टिसि उस विश्व-रूपके सरलछ हाथ देखने लगा, 
तब उसे उन हाथोमे ऐसे शर्त्र चमकते हुए दिखाई पडे कि मानो उनमेसे कल्पान्तकी 
ज्वाला ही निकल रही हो। उस समय अजु नकी समझमे यह वात आई कि इस 
रूपमे अज्भ और अलका २, हाथ और हथियार, जीव और शरीरकी जोडियोमेकी दोनो 


वस्तुए' स्वयं देव ही है और इसी ठाटसे देवने सारा स्थावर-जगम विश्व ठसाठस भर- 
कर व्याप्त कर रसा है। उन हथियारोकी किरणोकी प्रवरक अग्निमे नक्षत्र मानो भूने 


जानेवाले चनोकी तरह फूट रहे थे और उसके तापसे अग्नि मानो घबराकर समुद्र मे 
घुसनेको तैयार हो रही थी। इसके उपरान्त अज नने देवके ऐसे असंख्य हाथ देखे, 
जिनमे ऐसे शर्त्र थे जो मानो कालकूट विषकी लूहरोमे बुझाये हुए थे अथवा प्रचण्ड 
विद्युतुसे युक्त थे । 


दिव्यसाल्याम्बरधरं॑ दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 
सर्वाश्चय॑ंसय॑ देवसनन्‍्तं॑ विद्वतोमुखम्‌ ॥ ११ ॥ 


मानो भयभीत होकर ही इन शज्न-युक्त हाथोकी ओरसे अजु नने अपनी दृष्टि 
हटा ली और तब वह प्रभुका गला और मस्तक देखने लगा । जिनसे कल्प-वृक्षोकी 
उत्पत्ति हुई थी, जो आत्म प्राप्तिके आदि स्थान ही है और जिनमे थकी हुई रुक्ष्मी 
विश्राम लेती है, वे अत्यन्त स्वच्छ और सुन्दर पुष्प उस गले और मस्तक पर धारण 
किये हुये दिखाई दिए । मस्तक पर गुच्छे भिन्‍न भिन्‍न अत़यवो पर फूलोके जाल, 
गजरे और झालरे आदि और गलेमे दिव्य पुप्प माठाएं छहलूहा रही थी । देवके 
नितम्बपर पीताम्वर इस प्रकार शोभा दे रहा था कि मारुम होता था कि स्वर्यने सूर्य 
के तेजका परिधान धारण किया हो अथवा मेरु पर्वत सोनेसे ढक दिया गया हो । 
जिस प्रकार कर्पू रगौर शंकरको कपूर मला गया हो अथवा कैलाशके धवरू गिरि पर 
पारेका लेप चढाया गया हो अथवा क्षीर सागरकों दूधके समान सफेद वल्ल पहनाया 
गया हो अथवा चाँदनीकी तह रूग्राकर आकाश पर उसकी खोली चढ़ाई गई हो, 


२१२ हिन्दी ज्ञानेदवरी 


फिरसे लाकर दिये है । महाराज, आपका इतना बडा पुण्य-कर्मे क्या कभी व्यर्थ जा 
सकता है ? हे देव, आपको बहुत ही उत्तम यश्ष प्राप्त हुआ है, क्योकि आपने मेरी 
भाया समूल नष्ट कर डाली है। हे महाराज, आनन्द सरोवरमेके खिले हुए कमछोके 
समान आपके जो ये नेत्र है, वे जिसे अपने प्रसादका स्थान बनाते है, उस जीवके 
सम्बन्धमें इस बातकी कल्पना करना बिलकुल पागरूपन ही है कि उसका मोहके साथ 
योग होगा--उसे कभी आकर मोह ग्रस सकेगा । भला बडवानलरूके सामने मृग-जलू 
क्या चीज है ? और यदि आप मेरी बात कहें तो मै तो इस समय आपके कृपाके 
प्रत्यक्ष गर्भगृहमें प्रवेश करके आनन्दपूर्वक ब्रह्म-रसका आस्वादन कर रहा हूं । यदि 
इससे मेरा मोह नष्ट हो गया तो इसमे आइचरयंकी कौन सी बात है? हे देव, आपके 
चरणोके स्पर्शंसे आज सचमुच मेरा उद्धार हो गया। 
भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया। 
त्वत्त: कमलपत्नाक्ष सदात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ शर्त 
“हे कमलूके समान विश्ञाल नेत्नोवाले और कोटि सूर्योके समान तेज धारण करने 
वाले महाराज, मैंने आज आपसे ज्ञानका बोध प्राप्त किया-है । जिस मायासे ये भूत 
भात्र उत्पन्न होते है और जिसके कारण ये अन्तमे लीन होते है; उस मायाका स्वरूप 
आपने मुझे स्पष्ट करके बतछा दिया है। और फिर वह माया दूर करके मुझे उस 
पर ब्रह्मका स्थान दिखला दिया है जिस परब्रह्मका गौरव धारण करके वेद अब तक 
संसारमे सुशोभित होते थे । और यह जो साहित्यका सागर बढ रहा है और टिका 
हुआ है और धर्म-सिद्धान्तोके रत्न तथा मोती आदि उत्पन्न कर रहा है, वह भी उस 
परमात्मांके तेजके लाभका ही परिणाम है। इस प्रकार जो समस्त साधन-मार्गोका ही 
ध्येय परमात्मा है और जिसके मांधुयका ज्ञान केवछ आत्मानुभवसे ही हो सकता है, 
उस परमात्माका अनन्त और अपार माहात्म्य आपने मुझे स्पष्ट करके बतरा दिया 
है। जिस प्रकार आकाशके मेघोका जल बरस जाने पर सूर्यबिम्बके दशेन होते है । 
अथवा ऊपरकी सेवार हाथसे हटाने पर नीचेका पानी दिखाई पडने छूगता है अथवा 
चन्दनके वृक्ष पर कुण्डली मारकर बैठनेवाले सर्पंको हवा देने पर चन्दनका वृक्ष दिखाई 
पड़ने छगता है अथवा पिशाचोके भाग जाने पर जमीनके अन्दर गडा हुआ खजाना 
मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार बीचमे परदेके समान पडी हुई यह माया आज आपने 
दूर हटाकर मेरी मति तत्व-निष्ठ कर दी है। इसलिए हे देव, इस विषयमे अब मेरे 


मनमें पूरा पूरा विश्वास हो गया है, परन्तु अब मेरे मनमे एक और नई वात उत्पन्न 
हुई है । अब यदि मैं इस समय संकोचके कारण आपके सामने उस बातका उल्लेख न 
करूँ तो फिर और किससे मैं वह बात पूछने जाऊँ ? आपके सिवा मुझे और किसका 
आश्चय प्राप्त हो सकता है ? यदि पानीमे रहनेवाले प्राणी अपने मनमे इस बातका 
संकोच करे कि हमारे अमुक काम से पानी को कष्ट होगा अथवा वालरूक यदि 
हढ़ता और ह॒ठपूर्वक स्तन-पानकी की याचना न करे तो उसके लिए जीवित रहनेका 


भोर उपाय ही कौन सा है ? इस लिए अब मुझसे कुछ भी संकोच नहीं किया 
जाता । इस समय मेरे मनमे जो वात आवे, वह मुझे आपसे साफ साफ कह देनी 


२२२ हिन्दी ज्ञानेदवरों 


उसी प्रकार चन्दनका उवठन प्रभुके सारे शरीरमें छगा हुआ दिखाई दिया। जिस 
सुगन्धसे आत्म-स्वरूपका तेज और भी अधिक प्रकाशमानु होता है, जिससे ब्रह्मानन्द- 
का दाह शान्‍्त होता है, जिससे प्रृथ्वीको चैतन्य प्राप्त होता है, विरक्त संन्‍्यासी भी 
जिसकी संगति करते हैं और अनंग मदन भी जो अपने सारे अंगमे छूगाता है, उस 
सुगन्धके महत्वका वर्णन भला कौन कर सकता है ? इस प्रकार एक एक श्ृंगारकी 
शोभा देखता देखता अजुन इतना घवरा गया कि उसे बातका भी अच्छी तरह पता 
नही चलता कि अभु खडे है अथवा बैठे है अथवा सोये है । वाहरके चर्म-चक्षु खोल- 
कर देखने पर सब कुछ देवमृत्ति-मय ही दिखाई देता था । और जब वह यह निश्चय 
करके आँखे बन्द कर लेता था कि मैं इन आँखोसे देख गा ही नहीं, तब अन्दर भी 
उसे सब कुछ देव मय ही दिखाई देता था। सामने अपरम्पार मुख दिखाई देते थे, 
इसलिए जब अजुन डरकर पीछेकी ओर देखने गा, तव उसने देखा कि उधर भी 
देवके मुख, हाथ और पैर आदि सब कुछ कैसे ही है। यदि आँखे खोलकर देखने पर 
ये सब्र वस्तुएं दिखाई पडती हो तो इसमे आइचर्य ही क्‍या है ? परन्तु सुनने योग्य 
विलक्षण वात यह है कि न देखनेकी अवस्थामे भी; आँखे बन्द किये रहने पर भी, 
ठेवके वही दर्शन होते थे । प्रभु-कृपाकी भी यह कैसी विलक्षण करनी है ! अजु नकी 
देखनेकी भी और न देखने की भी दोनो ही क्रियाये नारायणने पूर्ण रूपसे व्याप्त कर 


रखी थी और इसी लिए उन दोनो क्रियाओमे उसे नारायणके दर्शन ही होते थे । जब 
अजु न चमत्कारकी एक वाढमेसे निकलकर जल्दी जल्दी किनारेकी ओर आ रहा था, 
तव इसी बीचमें वह चमत्कारके एक दूसरे महासागरमें जा पडा | इस प्रकार उस 
अनन्त-स्वरूपी नारायणने अपने दर्शनकी अलौकिक सामर्थ्यसे अजु नको बिलकुल घबरा 
दिया | प्रभु तो स्वभावत ही विश्वतोमुख ( अर्थात्‌ सर्वव्यापी ) हैं, और तिस पर 
अऊजु नने उनसे यह प्रार्थता की थी कि आप मुझे अपना विश्व-रूप दिखलावे, इसलिए 
देव स्त्रयं ही सारे विश्वका रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हुए थे । और फिर 
नारायण ने अजु नको कोई ऐसी स्थूल दृष्टि तो दी ही नही थी कि यदि दीपक अथवा 
सूर्यका प्रकाश हो, तभी उसे दिखाई पड, और यदि दीपक अथवा सुर्यकी सहायता 
न श्राप हो तो उस दृष्टि स्ते दिखाई ही न्न्‌ पड । अत हे राजा धृतराष्ट्र, आप यह वात 
ध्यानमे रखे कि अजु न चाहे अपनी आँखे बन्द रखता और चाहे खुली रखता, दोनो 
ही अवस्थाओमे अजु तके लिए देखवेके सिवा और कोई उपाय ही नहीं था ।” यही 
वात हस्तिनापुरमे संजय राजा धृतराष्ट्रसे कह रहे है। सजयने फिर कहा-- है 
राजन, और नही तो कम से कम इतना तो आप अवश्य ध्यानमे रखे कि अजु नने 
प्रभुका विश्व-हूप देखा और वह रूप अनेक प्रकारके अलंकांरोसे भरा हुआ होने पर भी 
सबंव्यापी था । हे 
दिवि सूबंसहजस्थ भर्वेश्युगपदुत्यिता । 
यदि भा: सदी सा स्याउूसस्तस्य सहात्मनः ॥ १२ ॥। 

५ __ है राजन, मैं क्या वतलाऊंँ कि विश्व-हपके उन अंगोकी कान्तिका अद्भुत दृश्य 
कसा और किसके समान था ! महाप्रछ्यके समय वार॑ह सूर्य एकन्र होते है। यदि 


श्यारह॒वाँ अध्याय २२३ 


उस प्रकारके हजारो दिव्य सूर्ये एक साथ उदय हो तो भी उन्हे उस विश्व-रूपके तेज 
की महिमाकी थाह नही छग सकती । यदि विश्वकी सारी विद्युतु एकत्र की जाय और 
कल्पान्तकी अग्निका सारा मसाल्‍हा एकत्र किया जांय और उनमे प्रसिद्ध दस महातेज 
भी सम्मिलित कर दिये जाये तो कदाचित्‌ उस विश्व-रूपकी अग-प्रभाके तेजके सामने 
वे कुछ अल्प-से ही सिद्ध होगे, परन्तु ऐसा तेज कदाचित्‌ कही न मिलेगा जो ठीक 
तरहसे उसका पासग भी ठहरे । इस प्रकारका अपार महत्व इन श्रीकृष्णमे स्वाभा- 
विक ही है । उनके सर्वाज्भका सर्वत्र फैलनेबांछा तेज जो मुझे देखनेकी मिला, यह 
महामुनि व्यासकी ही कृपाका फल है ।” 
तत्र कस्थं जगत्कृत्स्न॑ प्रविभक्तमनेकधा । 
अपव्यदेवदेवस्थ शरीरे._ पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥। 
उसी विश्व-रूपके एक कोनेमे यह सारा जगत्‌ अपने सम्पूर्ण विस्तारके सहित उसी 
प्रकार पडा हुआ था, जिस प्रकार महासागरमे भिन्न भिन्न बुल्वुले दिखाई देते है, 
किवा आकाशमे भिन्न-भिन्न मेघ होते है, अथवा जमीन पर च्यूंटियोके बने हुए घर 
होते है अथवा मेरु पर्वत पर वहुतसे परमाणु रहते हैं। वस ठीक इसी प्रकार सम्पूर्ण 
विश्व उन देव-देवके शरीरमे उस समय अजु न देख रहा था । 
ततः स॒बविस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः। 
प्रणमभ्थ शिरसा देव॑ छूतांजलिरभाषत ॥ १४ ॥ 
अजु नके मनमे उस समय तक जो इस प्रकारका थोंडा-सा भेद-भाव बचा रह 
गया था कि यह विश्व एक अछग वस्तु हैं और मैं उससे भिन्न दूसरी वस्तु हूँ, सो 
वह भेद-भाव भी अब नष्ट हो गया और अजुनका अन्त'करण बिलकुल द्रवित हो 
गया। उसके अन्दर आनन्दका सचार हुआ और वाहरी गरीरके अवयवोका वर 
तत्काल बिलकुल नष्ट हो गया और नखमे लेखर शिखा तक सारे शरीरमे रोमाच हो 
हो आया । जिस प्रकार वरसातके पहले झोकेमे पानी वह जानेके वाद पर्वतके सब 
भाग कोमल तृणोके अकुरोसे आच्छादित हो जाते हे, उसी प्रकार अ््ु नक्री सारे शरीर 
पर रोमाँचके अकुर निकरू आये। जिस प्रकार चन्द्रमाकी किरणोके स्पर्ण मे चन्द्रकान्त 
मणि द्ववित होती है, उसी प्रकार उराका घरीर पस्मीतेकी बूदोसे भर गया। कमल्‍के 
कोणमे बन्द हो जानेवाले भौरेके हिलने-इलनेसे जिस प्रकार कमरूकी कड़ी पानी पर 
हिल्‍ने लगती है, अन्त करणमे सुखकी छहरे उठनेऊफे कारण वाहरसे उसका घरीर भी 
उसी प्रकार थरथर कॉपने रूगा । जिस प्रकार कपूर-कदलीके दर खोलने पर उसमे 
दबे हुए कपूरके कण निकलूकर गिरने रूगते है, उसी प्रकार अजुनकी आँखोसे टपाटप 
आऑसुओकी बूंदे गिरने रकूगी । चन्द्रमा उदय होने पर जिस प्रकार भरा हुआ समुद्र 
और भी अधिक भर जाता है, उसी प्रकार अजु वत्ती आनन्दकी रूहरोसे और नी 
अधिक भर गया । इस प्रकार आठो सात्विक भाव मानो परस्पर प्रतिद्वन्द्रिता करने 
हुए अजु नके अग्रोमे भर गये जिससे उसके जीवको ब्रह्मानन्दका साम्राज्य प्राप्त हो 
गया। परन्तु इस प्रकारके भात्मानन्दके अनुभवजें उपरान्त भी उसकी दृष्टिमे देव 
और भक्त के द्वत-भाव का अस्तित्व बना ही रहा । इसीलिए अजु'नने एक उप्टी 


ग्यारहवाँ अध्याय २३३ 


लिए यही मानना पडता है कि भाग्यमें जो कुछ भोगना वदा होता है, वह कभी 
टलता नही । और यही बात ठीक है कि जो कुछ होनेको होता है, उश्तीके अनुसार 
मनुष्यकी बुद्धि भी हो जाती है। लोग मेरे ही सिर पर इसका ठीकरा फोडनेको थे । 
फिर भक्ता यह बात न कैसे होती ? प्राचीन कालमे जब देवताओको अमृत प्राप्त हुआ 
था, तब उससे भी उनका सनन्‍्तोष नही हुआ था। इसी छिए जिस प्रकार अन्तमे काल- 
कूट विष उत्न्न हुआ था--परन्तु एक हिसावसे उस काल-कूट विपको भी छोटे ही 
दरजेका समझना चाहिए, क्योकि उसका प्रतिकार हो सकता था और उस अवसर 
पर श्री शंकरजीने किसी प्रकार सब छोगोका उस संकटसे निस्तार कर दिया था-+- 
परन्तु अब इस जलती हुईं हवाको कौन रोक सकता है ? यह विषसे भरा हुआ गगन 
अब कौन निगल सकता है ? महाकारके साथ रडनेकी सामथ्यं भला किसमें हो 
सकती है ?” इस प्रकार दु खसे भरकर अजुन अपने अन्त करणमे शोक कर रहा 
था, परन्तु श्रीकृष्णणा अभिप्राय उसे बिलकुछ विदित नहीं हुआ। जो अभजुन यह 
कह रहा था कि मैं मारनेवाला हू और ये सब कौरव मरनेवाले है और इस प्रकार 
चह जो प्रवकू मोहके पाशमें पडा हुआ था, उसका वह मोह दूर करनेके लिए ही उन 
अनन्तदे वने अपना यह गुप्त रहस्य उस पर प्रकट किया था। श्रीकृष्ण उस समय 
'विश्व-रूपके बहानेसे अजुन पर यह तत्व प्रकट कर रहे थे कि कोई किसीको मारता 
नही । मैं ही सबका सहार करता हूँ। परन्तु अजु नको फिर भी इस बातका पता 
नही चलता था कि मेरा यह दुःख निष्कारण है । और इप्ती लिए उसका वह निष्का- 
रण और निरर्थक कम्प भी बराबर बढने छगा । 
वक्‍त्राणि ते त्वरसाणा विद्वक्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि । 
केचिद्विकगना दंशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूणितेरुत्तमाड्गः ॥२७॥। 
अजु न कहने लगा--“वह देखिये, जिस प्रकार आकाशमे बादल समा जाते है, 
उसी प्रकार दोनो पक्षोकी सेनाएँ तकहूवारों और कत्रचोके सहित आपके मुखमे समा 
गईं । विश्व-प्रलयके अन्तमे जब सृष्टि पर काछ क्रोध करता है, तव वह जिस प्रकार 
इक्कीसो स्वर्गोको पातालोके सहित रूपेटकर ग्रस लेता है, अथवा दैवके प्रतिकूल होने 


पर जिस प्रकार कौडी-कौड़ी जमा करनेवालोकी सारी सम्पत्ति जहाँकी तहाँ आपसे 
आप नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार शस्रो-अस्नोसे सजी हुई ये दोनो सेनाएँ एकमे 
मिलकर आपके मुखमे समा गई हैं, परन्तु दैवकी गति ऐसी है कि उनमेसे एक भी 
इस मुखसे छूटकर वाहर नही निकल रहा है। जिस प्रकार ऊँटके चवानेसे अशोकके 
कोमल अकुर विलकुल व्यर्थ हो जाते है, उसी प्रकार ये लोग भी आपके मुखमे पडकर 
नष्ट हो रहे है | दाँतोकी कैचीमे पडे हुए मुकुटोके सहित सबके सिर किस प्रकार चूर्ण 
होते हुए दिखाई देते है ! उन मुकुटोके रत्नोमेसे कुछ रत्न इन्ही दाँतोमे फेस गये है, 
- कुछ चुर-चूर होकर जीभके मूल पर फैल गये है और कुछ दाढोके अगले भागमे लगे 
हुए है। यह सब देखने पर ऐसा जान पडता है कि विश्व रूप काल्‍ने लोगो के शरीर 
चलूपूवंक निगल लिये है, परन्तु जीव देहके केवल ये मस्तक बाकी रहने दिये है । 
इसी प्रकार सारे शरीरमे ये मस्तक ही उत्तम थे और इसीलिए वे महाकालके मुस्तमे 


उधा अन्‍नफटी सनकी पी .+क-ज का अल कही 


,.). आन अल लिकल पा की] 
/ 77 >> 3... 2 7 न | २3०६6 २७००4०३- फनन कमान पोती २३८. .कत पाना अमकम३+>मन पा. #ी इलन 3७७२ ७ हर 
डा सह ।बकल्‍म३ पर 2३» *> ०! , परी अलममक्बलयन जा पलमा न सह पन बर. न ट्रनमोए+ ५०म३+> मत फू टनका* इक >लॉपलरलकिललड #० ४ 


२२४ हिन्दी ज्ञानेद्वरी 


सांस लेकर इधर-उधर देखा, और जिस गोर श्रीकृष्ण बैठे हुए थे, उस ओर उसने 
प्रभुको नमस्कार किया और तब हांथ जोड़कर उसने कहना आरम्भ किया । 
अजुन उवाच--- 
पदयामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । 
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थमृषोंग्र सर्वातुरगांश्व दिव्यानु ॥ १५ 0 
अर्जुन कहता है--“हे प्रभो, मैं आपका जय-जयकार करता हुं । सचमुच आपने 
मुझ पर बहुत ही विलक्षण कृपा की है, क्योंकि उसी कृपाके कारण आज मुझ सरीखे 
सामान्य जीवको भी यह अद्भुत विश्व-रूप देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परच्तु 
महाराज, आपने यह बहुत ही अच्छा काम किया है, और मुझे भी इससे बहुत संतोष 
हुआ है, क्योकि आज मुझे यह वात प्रत्यक्ष रूपसे दिखाई पडी है कि आप ही इस 
सृष्टिके आधार है । हे देव जिस प्रकार मन्दार पर्वतके पठार पर जगह जगह वनचर 
पशुओके दल एकत्र रहते है, उसी प्रकार चौदहो भुवनोके अनेक संघ आपके शरीर 
पर लटके हुए दिखाई देते है । आकाशके विस्तारमे जिस प्रकार तारोके समूह रहते 
है अथवा किसी विज्ञाल वृक्षमे जिस प्रकार अनेक पक्षियोके घोसले लटक्ते रहते है, 
उसी प्रकार, हे नारायण, आपके इस विश्वमय शरीरमे स्वर्ग और उसमेके देवगण 
मुझे दिखाई पड रहे है। है प्रभो, इसी शरीरमे महाभूतोके अनेक पंचक् और भूत 
सृष्टिका प्रत्येक भूत-समुदाय मुझे दिखाई दे रहा है । हे महाराज, आपके सारे शरीर 
मे सत्य-छोक है, फिर भछा यह कैसे हो सकता है कि उसमे दिखाई पडनेवाले ब्रह्मा 
न हो ? यदि दूसरी ओर देखा जाय तो कैलाश भी दिखाई देता है । हे देव, आपके 
शरीरके एक छोटेसे कोनेमे गौरीके सहित श्रीशकर भी दिखाई पडते है । केवल यही 
नही, हे नारायण, स्वयं आप भी अपने इस विश्व-रूपमे दिखाई देते है। इसमे कश्यप 
आदि समस्त ऋषियोके कुल और नाग-समुदायके सहित पाताल भी दिखाई देता है। 
संक्षेपमे यह कि, त्रिभुवन-नाथ, आपके रूपके एक एक अवयवकी भीति पर चौदहो 
भुवनोके चित्र अकित दिखाई पडते है। इन भुवनोके प्रत्येक प्रकारके लोक भी इसमे 
चित्रित दिखाई देते है । इस प्रकार आपके अगाध महत्वकी अछौकिकता आज मुझे 
दिखाई पड़ रही है । 
अनेकबाहुदरवद्त्रनेत्रं पश्सलामि त्वां स्वतोष्नन्तरूपम्‌। 
तान्तं न सध्यं त पुनस्तवादि पद्यासि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥ 

“इस दिव्य हृष्टिकी सहायतासे जो मैं चारो ओर देखता हूं तो मुझे यह दिखाई 
पइता है कि आपके बाहु-दण्डोसे आकाशके अंकुरोके समान आपके अनेक अग्नहस्त 
निकले हुए है और उनमेसे प्रत्येक अग्रहस्त सव प्रकारके व्यवहार तथा कार्य कर रहें 
है। जिस प्रकार अव्यक्त ब्रह्मके विस्तारमे अनेक ब्रह्माडोके भाण्डार खुले हुए दिखाई 
पडते है, उसी प्रकारके आपके ये अपार उदर मुझे जान पड़ते है। इस शरीरमसे एक 
ही समयमे सहल्नशीपंत्वकी करोडो आवृत्तियाँ होती है, और ऐसा जान पडता है कि 
सानो परब्रह्म रूपी वृक्षमे ये हजारो मस्तक रूपी फल अपने भारसे हिल रहे है है है 
विश्व-रूप देव, इस प्रकारके आपके जितने मुख हैं, वे सब मुझे दिखाई पड़ रहे । 


२३४ हिन्दी ज्ञानेद्वरी 


पड़कर भी अन्त तक बच रहे है ।'' इसके उपरान्त अजु न फिर कहने रूगा---“/जिसने 
जन्म छिया है, उसके वास्ते इसके सिवा और कोई मार्ग ही नही है। यह जगत स्वयें 
ही इस गम्भीर मुखमें प्रवेश कर रहा है । यह वात ठीक है या नही ? सभी प्रकारकी 
सृष्ट वस्तुएँ आपसे आप इस मुखके मार्गमे जा रही है और यह विश्व-रूप महाकारू 
चुपचाप अपने स्थान पर पडा हुआ है; और जब ये सब वस्तुएँ उसके पास आती हैं, 
तव वह स्वस्थ भावसे उन सबको निगलता चछता है। ब्रह्मा आदि सब ऊपरवाले 
ऊँचे मुखमें प्रवेश कर रहे है और ये सामान्य भारतीय वीर इधरवालछे छोटे मुखमें 
प्रवेश कर रहे है। दूसरे कुछ भूत ऐसे भी है कि वे जहाँ उत्पन्न होते है, वही ग्रस 
लिये जाते है। परन्तु यह कही नही दिखाई पड़ता कि कोई इस मुखकी चपेटसे बच 
निकला हो । 
यथा नदीनां बहवोःम्बुवेगाः समुद्रसेवाभिसुखा द्रवन्ति। 
तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वकत्राण्यभिविज्वलून्ति ॥२८॥ 
“जिस प्रकार बडी वडी नदियोका प्रवाह वहुत शीघ्रतासे चलता हुआ समुद्रके 
विस्तारमे जाकर मिल जाता है, उसी प्रकार सब दिशाओसे आकर यह जगत इसी 
मुखमें प्रवेश कर रहा है। ये सभी प्राणी आयुष्यके मार्ग पर रात और  दिनकी सीढ़ियाँ 
बनाकर बड़े वेगसे इस मुखमे प्रवेश करनेकी साधना कर रहे है । 
यथा प्रदीप्त ज्वलनं पतड्भा विशन्ति नाधशाय ससृद्धवेगाः। 
, तथैव नाशाय विद्वन्ति लोकास्तवापि वक्‍त्राणि समृद्धवेगाः 0२९०॥ 
“'जिस प्रकार जलते हुए पर्वतकी गुफाओमें पतंगोके झुण्डके झुण्ड आपसे आप 
आकर गिरते है, उसी प्रकार ये सब छोग भी कूद-कूदकर इस मुखमे गिर रहे हैं । 
परल्तु जिस प्रकार तपा हुआ छोहा पानी सोख लेता है, उसी प्रकार इस मुखमे ज 
जो पडते है, वे सव भस्म हो जाते है । उन सबके नाम-निश,न व्यवहार क्षेत्रसे वरा- 
बर मिटते चले जा रहे है । 
लेलिहासे प्रसमानः समन्‍्ताल्‍लोकान्समग्रान्वदनज्वंलज्िः । 
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्र॑ भासस्तवोगच्ाः प्रतर्पान्ति विष्णों ॥३०॥ 
“छेकिन इतना अधिक अन्त खाकर भी इसकी भूख-तनिक भी कमी नही होती, 
वल्कि उनमे कुछ और भी विलक्षण तीत्रता ही आती है। जिस प्रकार कोई रोगी 
ज्वरसे मुक्त होने पर अथवा कोई भिखारी अकाल पडने पर अपने होठ चादता है, 
उसी प्रकार यह लूपलूपाती हुई जीभ भी होठ चाटती हुई जान पड़ती है। फिर ईर्से 
मुखके सम्वन्धमे एक और वात है । कोई चीज ऐसे नही दिखाई देती जो इस मुखके 
लिए खाद्य न हो--जो कुछ इसके सामने आता है, उन सबको यह खा जाता है। 
यह भूख भी मनुष्यको विलकुल चकित करनेवाली और बहुत ही अनोखी है । है प्रभु, 
आपके इस स्वरूपका कुछ ऐसा स्वाभाविक भुक्खडपन दिखाई देता है कि मानो आप -_ 
हर दम यही सोचते रहते है कि इस समुद्रंको एक घूंटमें पी जाऊँया इस पर्वतको 
एक ब्रासमें निगल जाऊँ या इस ब्रह्मांडको ही एक दमसे अपनी दाढ़के नीचे रख छू या 
इन दसो दिल्याओको ही निगल जाऊँ या इन तारोको ही चट कर जाऊँ। जिस प्रकार 


ग्यारह॒वाँ अध्याय २२५ 


और उनभेके आँखोके रंगोके अनेक समुदाय भी मैं देख रहा हँ। केवल इतना ही 
नही, स्व ,पाताल, भूमि, दिशा और आकाश आदि सभी वातोका यहाँ अन्त हो 
जाता है और सब यहाँ मृत्तिमान्‌ ही दिखाई देते है। मैं चाहता हूँ कि परमाणुके 
बराबर भी कोई ऐसा अवकाश दिखाई पडे जिसमे आपका निवास न हो; परल्तु 
मेरा यह प्रयत्न व्यर्थ हो रहा है, क्योकि आपने सभीको भोतप्रोत रूपसे व्याप्त कर 
रखा है। अनन्त प्रकारके इतने महाभूत इसमे एकत्र है जिनके विस्तार॒की गणना ही 
नही हो सकती; और हे अनन्त देव, उनका वह सारा विस्तार आपमे ही समाया हुआ 
दिखाई देता है| इस प्रकार॒का महत्व रखनेवाले आप कहाँसे आये, आप यहां बैठे हैं 
अथवा खडे है, आप किस माताके गर्भभे थे, आपका स्थान कितना वडा था, आपका 
रूप कैसा है, आपकी अवस्था क्तिनी है, भापके उस पार और कया है और आपका 
मूल आधार क्या है, आदि सब बात जब मैं देखने और विचारने लगा तो मुझे यही 
दिखाई पड़ा और यही समझमे आया कि आप स्वयं ही अपने मूल आधार हैं और 


आपकी उत्पत्ति किसी दूसरेसे नही हुई है। इस प्रकार आप अनादि और स्वयं-सिद्ध 
हैं। आप न तो खड़े ही है और न बैठे ही है। आप न ऊँचे ही है और न ठिंगने ही 
हैं। नीचे, तल पर और ऊपर, हे प्रभु, सव जगह आप ही है । हे देव, अपना रूप, 
तारूण्य, पीठ और पेट सब कुछ स्वय आप ही है। मैं और अधिक क्‍या कह, हे 
अनन्त देव, वार बार देखने पर भुझे यही जान पडता है कि अपना सब कुछ आप ही 
हैं। परन्तु प्रभु, आपके रूपमे केवल एक कमी दिखाई देती है, और वह यह कि 


उसमे आदि, मध्य और अन्त इन तीनोमे एक भी कही दिखाई नही पडता । आप 
सभी स्थानोमे व्याप्त है, परन्तु इसका पता कही नही छगता । इसीलिए यहाँ निश्चित 
रूपसे यह निणंय होता है कि आपमे ये तीनो वाते विरूकुल नही हैं। इसी प्रकार, है 
आदि, मध्य और अन्तसे रहित अनन्त विश्वनाथ, मैंने सचमुच आपका विश्व-रूप 
देख लिया है । है देव, आपकी इस प्रचंड मूतिमे ही भिन्न भिन्न सभी मूृत्तियाँ प्रति- 
बिभ्वित है और ऐसा जान पडता है कि आपने अनेक रंगोक ये अँगरखे ही पहन रखे 
हैं । अथवा ऐसा जान पडता है कि ये भिन्न भिन्न मूत्तियाँ आपके शरीर-रूपी महा- 
पव॑त पर निकली हुई वेले ही है और वे दिव्य अलंकार रूपी फूलो और फलोसे भरी 
हुई हैं । अथवा हे देव, ऐसा जान पडता है कि आप महासागर है और इन मृत्ति- 
रूपी तरगोसे हिल रहे हैं अथवा आप कोई विशाल वृक्ष है और ये मूत्तियाँ उन वृक्ष- 
में फलोके समान लगी है। हे प्रभो, जिस प्रकार भूत मात्रसे भरा हुआ पृथ्वी तछ 
दिखाई पडता है अथवा नक्षत्रोसे भरा हुआ आकाश होता है, उसी प्रकार अनन्त 
मृत्तियोसे भरा हुआ आपका स्वरूप दिखाई देता है। जिन मूत्तियोमेसे एक एक 
मृत्तिके अगोसे सम्पूर्ण त्रिभुवन उत्पन्न होते है और साथ ही उन्‍्हींके कारण छबको 
भी प्राप्त होते हैं, वे सव मूत्तियाँ आपके शरीर पर मानो रोमोके समान दिखाई 
देती हैं । अब यदि मैं यह जानना चाहूँ कि इतना अधिक विस्तार रखनेवाले आप है 
कौन, तो मुझे यह पता चलता है कि आप मेरे ही सारथी श्रीकृष्ण हैं। अत. हे 
मुकुन्द, विचार करने पर मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आप सदा ऐसे ही व्यापक 


१५ 


ग्यारहवाँ अध्याय ३३५. 


विपयोंके सेवनसे कामका विकार वरावर और भी बढता ही जाता है अथवा दंधन 
डालनेसे आग और भी ज्यादा भडकती है, उसी प्रकार बरावर भुक्खडपनसे खाते 
रहनेवाले इस मुखका भुक्खड़पन भी वराबर बढता हुआ ही दिखाई देता है । इनमेसे 
एक ही मुखको देखिये कि वह कैसा खुला हुआ है ! इसमेकी जीभ पर पडा हुआ 
त्रिभुवन बडवाग्निमे पडे हुए कैथके समान जान पडता है। इस स्वरूपमे इस प्रकारके 
असंख्य मुख है, और यद्यपि इन सबके लिए यथेष्ट आहार मिलना सम्भव नही है, 
पर फिर भी कौन जाने, इनकी संख्या इतनी' अधिक बढी हुई क्यो है । है प्रभो, यह 
बेचारा जीवछोक इन मुखोकी ज्वालामे उसी प्रकार फेस गया है, जिस प्रकार 
दावारिनिके घेरेमे हिरन पड जाते है। इस समय इस विश्वकी ऐसी ही स्थिति हो 
हो रही है। ये देव नही है, बल्कि कर्मोके भोग ही प्रकट हुए हैं। अथवा ऐसा जान 
पडता है कि जगत रूपी मछलियोको काल रूपी जालमे फंसा लिया गया है । अब 
इस विश्व-रूपके अगके तेजके पाशमे इन चराचरका किस प्रकार छुटकारा होगा ? 

ये विश्व-रूपके मुख नहीं है, बल्कि जगतके लिए जलते हुए लाक्षाग्ृह ही है । स्वयं 
आगकी समझमे कभी यह बात नही आ सकती कि आगमे पडकर जलता कैसा होता 

है और उससे कितना कष्ट होता है, परन्तु हाँ, जिसे उसका प्रखर ताप रूगता है, 

उसे अवश्य ही अपने प्राण त्याग करने पडते है । इसके सिवा और किसी तरह उसका 


छुटकारा ही नही होता । अथवा जिस प्रकार शस्त्रको इस बातका ज्ञान नही रहता 
कि मेरी तीक्ष्णताके कारण दूसरोकी केसे मृत्यु होती है अथवा जिस प्रकार विप 


अपना मारक गुण नही जानता, उसी प्रकार, हे प्रभो, आपको अपनी भयानक तीव्रता- 
का कुछ भी ज्ञान नही है। परन्तु इधरवाले इन मुखोसे जगतकी बिलकुल खाई बन 
गई है। हे देव, यदि आप सारे विश्वमे व्याप्त रहनेवाले केवल आत्म-स्वरूप ही है, 
तो फिर आज आप हम लोगो पर कालके समान घातक होकर वयो टूट पड़े है ? 
ऐसा विकट प्रसंग आ उपस्थित हुआ है, इसलिए अब मैंने भी अपने प्राणोका मोह 
छोड दिया है और आप भी अब बिना किसी प्रकारके सकोचके अपने मनकी सब 


बाते साफ साफ कह डाले । यह भयकर रूप अब और कितना बढेगा ? है महाराज, 
आप विश्वको पालन करनेका अपना ब्रत स्मरण करें; और नही तो कमसे कम मुझ 
पर ही क्पा करें। 
अख्याहि से को भावानुग्ररूपो नमोः्स्तु ते देववर प्रसीद। 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तसाद्य न हि प्रजानामि तब प्रवृत्तिम्‌ ॥ ३१॥ 
“है केवल वेदोके जानने योग्य, त्रिभुवनके मूछ बीज और सर्व विश्वके वन्दनीय, 
एक बार मेरी विनती तो सुने ।” यह कहकर उस वीर पार्थने श्रीकृष्णके चरणो पर 
अपना मस्तक रख दिया और तव फिर कहना आरम्भ किया--/है सर्वेद्वर प्रभों, 
आप इधर ध्यान दे । मैंने तो केवल अपना समाधान करनेके लिए आपसे यह निवेदन 
किया था कि मुझे अपने विश्व-रूपके दर्शन कराइये | भौर आप तो ये तीनो भुवन 
एक दमसे निगलने रूग गये । ऐसी अवस्थामे मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप कौन 
हैं । आपने ये असंख्य भयकर मुख किस छिए निकाले हैं ? और जपने सब हाथोमे 


३२४६ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


रहते हैं, परन्तु केवल भक्तके प्रेमके कारण इस प्रकारका प्रेममय और मधुर रूप 
धारण करते है। वह चार भुजाओवाछा साँवछा स्वरूप देखते ही मत और नेत्र सभी 
शीतल हो जाते है; और यदि आलिगन करनेके लिए हाथ आगे बढ़ाये जायें तो वह 
रूप सहजमे प्राप्त भी हो जाता है। हे विश्व-रूप देव, इस प्रकारका सुन्दर रूप आप 
भुझपर कृपा करनेके लिए ही धारण करते हैं न ? अथवा मेरी वह दृष्टि ही दूषित है 
जिसे आप ऐसे सामान्य और मधुर दिखाई देते है ? जो हो, परन्तु अब तो मेरी 
हृष्टिका मल बिलकुल दूर हो गया है और आपने सहजमे ही मेरे नेन्नोको दिव्य- 
प्रकाशमय कर दिया है, और इसी लिए मैं आपकी वास्तविक महिमाका ठीक ठीक 
स्वरूप देख सका हूं । आज मुझे स्पष्ट रूपसे इस वातका पता चल गया है कि मेरे 
रथके जुएके मकराकार मुखके पीछेकी ओर बैठनेवालें आप ही का यह सारा विश्व- 
रूप है। 
क्िरीटदिनं गदिन चक्रिणं च तेजोराशि स्वतो दीपिमनन्‍्तम्‌। 
पह्यामि त्वां दुनिरीक्षयं समन्‍्ताद्वीप्तानलाकंद्युतिसप्रसेषम्‌ ॥ १७ ॥७ 
“इतना ही नही, हे श्रीकृष्ण, आपके सिर पर इस समय भी वही मुकुट है जो 
सदा रहता है, परन्तु उसकी इस समयकी प्रभा और विज्ञाकता कुछ विलक्षण ही है । 
और इस ऊपरवाले हाथमे आप उसी प्रकार चक्र धारण किये हुए है कि मानो अभी 
उसे चलाना ही चाहते हैं। हे विश्व-रूप, परन्तु जो बात इसमें पहले सदा दिखाई देती 
थी, वह इस समय नही है ? दूसरी ओर जो यह गदा है, क्या यह वही पुरानी और 
पहचानी हुई नही है ? और नीचेके ये दोनों शस्त्र हीन और खाली हाथ घोडोकी 
लगाम पकड़नेके लिए आगे बढ़ रहें हैं। और हे विश्वनाथ, अब यह बात भी मेरी 
समझमें आजा गई है कि मेरे इच्छा करते ही और उतने ही वेगसे जितना वेग उस 
इच्छामें था, आप एक दमसे विश्व-रूप हो गये। परन्तु यह कितना प्रचंड और 
अद्भुत चमत्कार है ! यह देखकर चकित होनेके लिए विस्मयके जितने बलकी आवश्य- 
कता होती है, उतना बल भी मुझमे नही है । यह आश्चर्य देखकर चित्त बिलकुरू 
पागल हो ही जाता है। मनमे इस वातका भी कुछ ठीक ठीक निश्चय नही होता कि 
यह विश्व-रूप यहाँ हे अथवा नहीं है। इस मूत्तिकी प्रभाकी नवरछृताका भला मैं 
क्या वर्णन करूँ ! यह सारा विश्व-समुदाय इसमे किस प्रकार भरा हुआ रखा है ! 
इस तेजकी विलक्षण प्रखरताका ऐसा चमत्कार है कि इसके सामने अग्निकी हृप्टि 
भी झप जाती है और सूर्य भी खद्योतके समान फीका पड जाता है | इस प्रचंड तेज- 
के सागरमें मानो सारी सृष्टि डूब गई है अथवा कल्पान्त कारूकी विद्युतुने सारा 
आकाश व्याप्त कर रखा है, अथवा विश्व-प्रल्यके समपकी अग्नि-ज्वालाकों तोड. 
भरोड़कर मानो हवामे यह उँचा मंडप वनाया गया है मेरी दिव्य ज्ञान दृष्टिसे भी 
यह दृण्य देखा नहीं जाता । इसकी दैदीप्यमान प्रभा प्रति क्षण इतनी बढ़ रही है 
जोर इसका तेज तथा दाहकता इतना विरक्षण है कि इसकी ओर देखने पर दिव्य 
नेत्र भी घबरा जाते है। ऐसा जान पडता है कि महारुद्रके तीसरे नेत्रमे महाप्ररूय 
करनेवारला अग्निका जो भंडार गृप्त था, वही मानो उस नेन्रकी कली खोरकर 
बाहर निकर पड़ा है। इस प्रकार फैले हुए दाहक प्रकाशमे पंचारिनिकी ज्वाला- 


२३६ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


आपने ये सब हथियार किस लिए धारण कर रखे है? आप तो बढ़ते बढ़ते इतने 
बड़े हो गये है कि आकाश भी अब आपके सामने ठिगना जान पड़ता है। आप ये 


भयंकर नेत्र फैलाकर मुझे क्यों दिखला रहे है? हे प्रभो, आपने इस समय सवं-भक्षक 
यमके साथ प्रतियोगिता करना क्यो आरम्भ कर दिया है? अपने इस इत्यका हेतु 


आप मुझे स्पष्ट रूपसे बतछावे ।”” इस पर अनन्त-स्वरूप श्रीकृष्णने कहा--“तुम 
यही जानना चाहते हो न कि मैं कौन हूँ और इस प्रकारका उम्र रूप धारणकरके क्यों 
इतना बढता चला जा रहा हूँ ? 


क्षीभगवानुवाच--- 
कालो5स्मि लोकक्षयकृत्पवृद्धों लोकान्समाहतु मिह प्रवृत्तः । 
ऋते5पि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येइबस्थिताः प्रत्यनोकेषु योधाः ॥३२॥ 
“अच्छा तो सुनो । मैं सचमुच काल हूँ और लोगोका नाश करनेके लिए ही बढ़ 
रहा हूँ । यह देखो, मेरे असंख्य मुख फैले हुए हैं और अब्च यह समस्त चराचर में 
निगल जाऊँगा ।”” यह सुनकर अर्जूनने अपने मनमें कहा--'हाय हाय ! उस पहले 
संक्रटसे ही इतना घबरा गया था और इसी लिए मैने इनसे यह प्रार्थना की थी | पर 
अब यह उससे भी बढ़कर ऐसी उमग्रता दिखला रहे हैं जिसके सामने पहलेवाली उम्रता 


कोई चीज ही नही थी ।” उधर श्रीकृष्णने भी अपने मनमे सोचा कि मैंने जो यह 
कठोर उत्तर दिया है, इससे अर्जुन और भी अधिक निराश तथा दुःखी हो जायगा; 
इसलिए उन्होने तुरन्त ही यो कहना आरम्भ किया--परन्तु हे अर्जुन, इन सब 
कृत्योमें एक निराली ही खूबी है। वह यह कि इस समय जो प्ररूय उपस्थित होनेको 
है, तुम पाण्डव लोग उसमे बाहर हो ।” यह सुनकर अर्जुनको कुछ धैर्य हुआ और 
उसके जो प्राण निकल जाना चाहते थे, उन्हें उनसे किसी तरह सेभाककर रोका । 
वह उस समय मृत्युके मुखमें पडा हुआ था, पर अब उसके होश कुछ ठिक्राने हुए और 
वह फिर श्रीकृष्णणो बातोकी ओर अच्छी तरह ध्यान देने छगा । उस समय देवने 
इस प्रकार कहना आरंभ किया---हे अजु न, तुम पांडव लोग मेरे हो । यह बात 
तुम सदा अपने ध्यानमें रखना । तुम लोगोको छोडकर और वाकी सबको निगल 
जानेके लिए मैं इस समय तत्पर हुआ हूँ। जिस प्रकार बडवाग्निमि मक्खनकी गोली 


डाली जाय, उसी प्रकार तुम देख रहे हो कि यह सारा जगत मेरे मुखमे पडा हुआ 
'है। और इसमे कुछ भी सिथ्या नही है। ये सेनाएँ बड़े अभिमानमे अकड रही है, 
परन्तु इनकी सारो अकड़ निष्फल है । इस चतुरंगिणी सेनाके बलका अधभिमान मानो 
महाकालमे स्पर्धा कर रहा है । देखो, इन पर अंग्रोके बछका कैसा मद चढ़ा है ! वे 
कहते हैं-“-:'हम एक दूसरी सृष्टिका निर्माण कर सकते है । प्रतिज्ञा करके उलटे 
मृत्युको ही मार सकते हैं। और इस सारे जगतको केवछ एक ही घूँटमें पी सकते हैं, 
सारी पृथ्वी को खा सकते हैं, आकाशको उपरही उपर जला सकते हैं और अपने 
वाणोंके वलसे वायुको भी एक ही जगह रोककर उसे जजंर कर डालेंगे । ये सैनिको- 
को टोलियाँ एकत्र होकर अपने शौरयकी कृतियोमे फूलो नही समाती, और वीर अपनी 
सेनाओकी प्रशंसा करते हुए उन्हे यमसे भी वढकर भयंकर बतलाते है। इनके शब्द 
हथिया रोकी अपेक्षा भी तीढकषण हैं, इनकी मुद्रा आगसे भी वढ़कर दाहक है और इनकी 
घातकताके सामने काछू-कूट विप मीठा ही जान पडता है। परन्त ये सव आकाशमे 


ग्यारहवाँ अध्याय २२५७ 


के भवर उठते ही मानो सारा ब्रह्माण्ड कोयला हो रहा है। है देव, आपका इस 
प्रकारका अद्भुत पुंजवाला स्वरूप मैंने आज विलकुर विलक्षण और नया ही देखा 
हैं । आपकी व्यापकता और तेजस्विताकी सीमा नहीं दिखाई देती । 

त्वमक्षरं परसं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्थ परं निधानम्‌ । 

त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्व॑ पुरुषो मतो में ॥ १८ ॥ 


“हे देव, वेद जिसे ढूृढनेसा प्रयत्न करते है, वह्‌ अक्षर और ओकारकी साढे तीन 
मात्राओके उस पार की वस्तु आप ही है। जो सब आकारोका मूल है और जिपमें 
सारा विश्व समाया हुआ है, वह अक्षय, गूढ और नाश-रहित तत्व आप ही है। आप 
ही धर्मके जीवन है, स्वय-सिद्ध तथा अविक्ृत है और सारे विश्वके नियन्ता है । आप 


ही छत्तीस तत्त्वोसे आगेके सैतीसवे तत्त्व है। आज यह वात मेरी समझमे आई है कि 
'जिसे पुराण-पुरुष कहते है, वह आप ही है। 

अनादिमध्यान्तमनन्तवीयंमनन्‍्तबाहुं दशिसूय॑नेत्रम॒ । 

पव्यामि त्वां दीप्तहुताशवकत्र स्वत्तेजला विश्वसिदं तपन्तमु ॥ १९ ॥ 


“आप आदि मध्य और अन्त सबसे रहित है, आप स्वय-सिद्ध और अपार है 
और आपकी वबाँहे तथा पैर विश्वव्यापी है। चन्द्रमा और सूर्य दोनो आपके नेत्र है 
और उनकी कृपा तथा कोपके खेल बरावर होते रहते हैं। भाप किसी पर क्रोधपूर्ण 
नेन्नोसे देखते हुए उसपर कोप करते हैं और किसी पर अपनी क्ृपा.दृष्टिकी छाया करते 


है । हे देव, आपका इस प्रकारका स्वरूप ठीक तरहसे मैं ही देख रहा हे । आपका 
यह मुख मानों प्रल्य-काछूकी भडकी हुई अग्निका भाण्डार ही है । पव्व॑तो पर फैलने 
वाली दावाग्निमेसे जिस प्रकार वस्तु मात्रकों जाती हुई ज्वालाकी छूपटें निकलती 


है, उसी प्रकार आपकी जीभ दाढोको चाठती हुईं दाँतोमे छपलूपा रही है । इस मुख 
के दाह और सारे शरीरके तेजसे यह सारा विश्व उत्तम होनेके कारण अत्यन्त क्षुब्ध्र 
हो रहा है । 
द्ावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्त त्ववेकेन दिशस्व सर्वा:। 
दृष्टवादुभुतं रूपसुर्ग्न तबेद॑ लोकत्रयं प्रव्यथितं सहात्मन्‌ ॥ २० ॥ 
“और मुझे दिखाई दे रहा है कि स्वर्ग, पाताल, पृथ्वी, अन्तराल, दसो दिशाएँ 
और चारो ओर छाये हुए क्षितिजके वत्तु छू, सवको आपने सहजमे व्याप्त कर रखा 


है। परन्तु आकाशके सहित इन सबको इस भयानक रूपने मानो निगल रखा है। 
अथवा आपके इस रूपके अद्भुत रसकी लहरोमे चौदहो भुवन आ पडे है । फिर भला 


इस प्रकारके अद्भुत दृश्यका मेरी बुद्धि किस प्रकार आकलरून कर सकती है ? यह 
विलक्षण व्यापकता किसी प्रकार भर्यादित नहीकी जा सकती और तेजकी यह प्रख- 
रता सहन नही की जा सकती । जगतका सुख तो दूर रहा, वह प्राण-धारण ही बहुत्त 
कठिनतासे कर रहा है | है देव, यह वात भी अच्छी तरह समझमे नहीं आती कि 
आपका यह स्वरूप देखकर भयकी बाढ क्यो आ जाती है ? मब इस दु.खकी लहरोमें- 
तीनो भुवन डूबे जा रहे हैं। यदि वास्तवमे देखा जाय तो आपसे इस माहात्म्यके 
दर्शनमे भयका मिश्रण होनेकी क्या आवश्यकता है ? परन्तु आपके दर्शनके जिस गुण 
का अनुभव मुझे हो रहा है इसमे सनन्‍्देह नही कि उसमे सुख विरूकुछ नही है । जब 


जैक अव्यूजा अनजान ५. यल हर, 


निज नकल 

/उरइरजम-अम«्म»-«५+ +कन३-करकक3७०० ० न (:० 

। आर है 2 2032 22222 2600४ नशले 2 22276. हि का मा आज 30360 00४७४ 
सा... लइलुल हब आने.. पेय ०+१९+4:इक क्रय २०व-ना८86कनत-आ००००६-०७०७+०ैर-महु रेप करन गन्‍्यापसक-/ मन 


ग्यारहवाँ अध्याय २३७: 


दिखाई पडनेवाले बादलोके ग्रन्धवंनगर अथवा केवल पोले पिंड ही है। ये वीर 
वास्तवमे चित्रमे बने हुए फलोके ही समान है । हे अर्जुन, यह केवल मृग-जलूकी बाढ़ 
है। यह कोई सेना नही,है, बल्कि कपड़ेका बनाया हुआ साँप है अथवा सजाकर रखे 
हुए खिलौने या पुतलियाँ हैं । 
तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यद्यो लभस्व जित्वा ब॒त्र न्भुड्क्ष्व राज्यं समृद्धम्‌ । 
सयेवेत्ते निहतहः पुंसेव निमित्तमात्र भव सब्यसाचिन्‌ ॥३शा 
“वास्तवमें चैतन्यकी तडप दिखानेवाली जो सेनाएँ है, उन वास्तविक सेनाओको 
तो मैं पहिले ही निगल चुका हूं । और अब जो वीर बचे हुए दिखाई देते है, वे 
केवल कुम्हारके यहाँके बने हुए निर्जीव पुतले हैं। जब कठपुतलियोको वाँधकर रखने- 
वाली और उन्हे उपयुक्त अवस्थामे रखकर उनसे हाव-भाव और नाच करानेवाली 
डोरी टूट जाती है, तब वे कठपुतलियाँ आपसे आप उसी प्रकार धडाधड ग्रिर पडती 
हैं जिस प्रकार धक्का देनेसे कोई गिर जाता है और वे पुतलियाँ गिरकर उलटी- 
पुलटी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार अब इन समस्त सेनाओके उलटकर गिर पड़नेमे 
कुछ भी विलम्व न लगेगा । इसलिए, है अर्जुन, अब तुम तुरन्त उठो और कुछ वुद्धि- 
मृत्ता दिखलाओ। तुमने गो-ग्रहणके समय समस्त कौरव सेनाओ पर एक दमसे 
मोहनासत्रका प्रयोग किया था और जब उससे सारी सेनाएँ मुच्छित हो गई थी तब 
विराट्के कायर पुत्र उत्तरके द्वारा तुमने सब शत्रुओके वस्त्र छितवा लिये थे और 
उन्हे नंगा करा दिया था । परन्तु इस समयका कार्य तो उससे भी कही सूक्ष्म हो गया 
है । इस रणक्षेत्रकी ये सारी सेनाएँ तो पहले ही मर चुकी है। अब इन पहलेसे मरी 
हुई सेनाओका संहार कर डाछो और यह कीति सम्पादन करो कि अकेले अर्जुनने ही 
समस्त शशुओको मारकर विजय प्राप्त की थी। और फिर तुम्हे यह कोरी कीति ही 
नही प्राप्त होगी, बत्कि इसके साथ ही साथ समस्त राज्य-लक्ष्मी भी तुम्हारे हाथ 
आवेगी । सब अब इन सब कार्योमें, हे भाई अर्जुन, तुम्हे केवल निमित्त ही बननेकी 
आवश्यकता है । 
द्रोणं च भीष्सं च जयद्रथं च कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌। 
सया ह॒तांस्त्वं जहि सा व्यथिष्टा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥रेथा॥। 
“तुम द्रोणकी परवाह मत करो, भीष्मका भय मत मानो और अपने मनमे इस 
वबातकी शंका मत करो कि इस कर्ण पर मै कैसे हथियार चलाऊं। अब तुम इस 


चिन्तामे मत पडो कि इस जयद्रथके सामने अब मैं क्या करें। इनके सिवा ओर भी 
जो बडे बड़े प्रसिद्ध वीर है, उन सवको तुम केवल चित्रोमे अंकित प्रचंड सिंहके 
समान ही समझो । और इनका उसी प्रकार नाश कर डालो, जिस प्रकार चित्रोमें 
अंकित सिहोकी पंक्तियाँ हाथोसे पोछ डाछी जाती हैं। हे अर्जुन, क्‍या इतनी वातें 
बतला देनेके वाद भी रणक्षेत्रमे जमे हुए इन सैनिकोका कुछ महत्त्व बाकी रह जाता 
है ? अरे यह सब भ्रम मात्र है। जो कुछ वास्तविक था, उस सबको तो में पहले ही 
खा चुका हों । जिस समय तुमने इन वीरोको मेरे मुखमे पड़ते हुए देखा था, उसी 
समय इनके आयुष्यका अन्त हो चुका था। अब यहाँ जो कुछ दिजछाई पड़ रहा है, 
वह सब केवल नि सत्व भूसा ही हैं । इसलिए अब तुम झटपट उठो | जो छोग पहले 


२२८ हिन्दी ज्ञानेदवरी 


तक आपका रूप दिखलाई नही पडता, तभी तक जगतको सांसारिक रुख मधुर जान 
पड़ता है। परन्तु अब आपके विश्व-रूपके दर्शन हों जाने पर विषयकी इच्छाकीः 
ओरसे विराग हो गया है और मनमे उद्वंग उत्पन्न हुआ है। आपका यह रूप देखने 
पर क्या आपको प्रेमपूर्वक आलिगन किया जा सकता है ? और यदि इस प्रकार 
आलिंगन न किया जा सकता हो तो फिर कोई इस श्लोक-संकटमे रह ही कैसे सकता 
है ? और यदि आपको छोडकर कोई पीछे हटता है तो यह जन्म-मरणका अपरिहायें- 
संसार मुँह गाए हुए सामने खडा दिखाई देता है और उसे पीछे भी नही हटने देता । 
और यदि वह भागे बढे तो आपका यह अद्भुत और अतवयें रूप सहन नही होता । 
इस प्रकार बीचमे ही संकटमे पडा हुआ बेचारा त्रिभुवन कष्ट पा रहा है। इस समय 
मेरे अन्तःकरणकी ठीक ठीक यही अवस्था हुई है। जैसे कोई आगसे जल जाय और 
अपने शरीरकी जलून दूर करनेके लिए समुद्रकी ओर जाय और वहाँ समुद्रमे उठने- 
वाली लहरें देखकर और भी अधिक भयभीत हो तथा घबरा जाय । बस ठीक वही 
दशा इस संसारकी भी हो रही है । वह आपके दर्शन से केवल तरूमला रहाहै । 

अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिल्जीताः प्राज्लकयो गृणच्ति। 

स्वस्तीत्युकत्वा महषिसिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिनिः पुष्कलाभिः ॥१ १३ 

“वह देखिये, इसी स्वरूपमे उस ओर देवताओके बडे बड़े जमाव है। ये आपकी 
अंग-प्रभासे अपने कर्मेके बीज नष्ट करके और आपका सद्गूप प्राप्त करके आपके 
स्वरूपमे लीन हो रहे हैं। और इधर कुछ ऐसे हैं जो स्वभावत. डरे हुए है और ये 
सब प्रकारसे आपकी ओर प्रवुत्त होकर और दोनो हाथ जोडकर प्रार्थता कर रहे है । 
वे प्रार्थना करते हैं--:हे प्रभो, हम छोग माया-सागरमे पडे हुए है, विषयोके जालमे 
फेंसे हुए हैं और स्वर्ग तथा ससारके बीचकी विषम अवस्थामे जकड़े हुए हैं। अब 
आपके सिवा इस संकटसे हमारी रक्षा और कौन कर सकता है ? इस लिए हम लोग 
शुद्ध हृदयसे और सब प्रकारसे आपकी शरणमे आये है ।! बस इसी प्रकारकी बाते वे 
देवता आपसे कह रहे है। और इधर यह महषियों अथवा सिद्धो अनेक विद्याधरोके 
समुदाय “स्वस्ति-वचन” का उच्चारण करते हुए आपकी स्तुति कर रहे है। ' 

रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विदवेषश्विनों सर्तश्रोष्सपाश्च । 
गन्धवयक्षासुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां विस्सिताइचेव सर्वे ॥२श॥। 


“रुद्रो और आदित्योके समूह, आठो वसु, एकसे एक वढकर साध्य देव दोनों 
अश्विनी कुमार, विश्वदेव और वायु-देव ये सब अपने वैभव सहित और पितृ, देव, 
गन्धवे, यक्ष, राक्षस और इन्द्र आदि देवता तथा सिद्ध आदि भी अपने अपने स्थानसेः 
उत्सुक इष्टिसे आपकी यह दैदीप्यमान तथा विशाल आकृति देख रहे है । और देखते 
देखते अपने हृदयमे विस्मयपूर्ण होकर अपने मस्तक, हे प्रभो, आपके चरणों 
पर रख रहे हैं। वे अपने जय-जय छशब्दके घोषसे सातों स्वर्गोको गुजा रहे हैं 
ओर दोनो हाथ जोड़कर अपने मस्तक पर रख कर आपको नमस्कार कर रहे हैं । 
इस विनय-वृक्षोके वतमे सात्विक भावोका बसन्त-काल सुशोभित हो रहा है और 


२३८ हिन्दी ज्ञानेदवरी 


ही मेरे द्वारा मारे जा चुके है, उन सबको अब तुम मार डालो | व्यर्थ ही कल्पित 
जोक मे पडकर चिन्ता मत करो । जिस प्रकार खेलमे स्वयं ही कोई लक्ष्य बनाकर 
खडा किया जाता है और फिर स्वयं ही बाणसे उसका वेध किया जाता है, उसी 
प्रकार मैं स्वयं ही इन सबका कर्त्ता भी हूँ, और मारनेवाला भी हूं । तुम्हे तो मैंने 
केवल दिखौआ साधन बना रखा है। हे सखे अर्जुन, तुम्हे जिस बातकी चिन्ता हो 
"रही थी, वह बात अब बिल्कुछ नही रह गई है । इसलिए अब तुम आनन्दसे उस 
अशका उपभोग करो जिसमें समस्त राज्य-सुख सचित है। है भाई अर्जुन, तुम विश्व- 
की जिह्ना पर इस प्रकारकी लिपि लिखकर विजय सम्पादित करो कि स्वभावत' जो 
भाई बन्द अपने वैभवके कारण मत्त हो रहे थे और जो अपने बलूके कारण संसारको 
भारके समान जान पडते थे, उन्हे बिलकुल सहजमे और बिना किसी प्रकारके परि- 
अ्रमके ही अजुनने बिलकुल नष्ट कर डाला ।” 
संजय उवाच--- 


एतच्छू_त्वा वचन केशवस्प कृताझ्लिवेंपणानः किरीठी । 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगदुगदं भोतभीतः प्रणम्य ॥रे५॥ 

हे श्रोतागण, इस प्रकारकी यह सारी कथा संजय उस निराश कौरवपति धृत- 
राष्ट्रको सुना रहा है | जिस प्रकार सत्य-छोकसे छूटी हुई गंगा प्रचंड घोषसे घड़धडाती 
हुईं नीचे आई थी, उसी प्रकार गम्भीर वाणीसे जब श्रीकृष्णने अजु नसे यह कहा 
अथवा जिस प्रकार भयंकर मेधोके संमृह एक दमसे सिर पर आकर गड़गडाने लगते 
है अथवा जिस समय मन्दर पव॑तसे क्षीर सागरका मन्‍्थन किया गया था, उस समय 
उस मथानीको मथनेसे जैसा भीषण शब्द हुआ होगा, उसी प्रकारकी गम्भीर वाणीमें 
जब विश्वके बीज-भूत श्रीकृष्णने अर्थात्‌ उन अनन्त स्वरूप भगवानने इन वाक्गोका 
उच्चारण किया, उस समय भगवानके शब्द अजुनको कुछ यो ही से सुनाई पडे, 
और न जाने वे शब्द सुननेसे उसे सुख हुआ अथवा भय जान पड़ा, पर यह ठीक है 
कि उस समय उसका सारा शरीर थरथर काँपने लगा । वह इतना झुक गया कि 
मानो उसके शरीरकी पोटली बँध गई हो और वह उसी अवस्थामें हाथ जोडकर 
बार-बार श्रीकृष्णके चरणो पर अपना मस्तक रखने लगा। उसी समय उसके मनमें 
आया कि मैं अब कुछ कहूँ, परन्तु उसका गला इतना भर आया था कि उसके मुखसे 
शब्द ही नही निकछता था। अब इसका विचार आप छोग स्वयं ही कर ले कि 
3“ वाते सुनकर उसे सुख हुआ था अथवा उसके मनमें भय उत्पन्न हुआ था । 
यदि आप यह पूछे कि अजुनकी उस समयकी इस अवस्थाका पता मजे । 

| मुझे कैसे चला 

तो मैं यह कहू गा कि इस इलोकके शब्दोसे ही मुझे यह स्पष्ट जान पडता है कि 
अगवानकी वाते सुनकर उस समय बजु नकी ऐसी ही अवस्था हुई होगी । 

अजुन उवाच--- ह ह 


स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्पहृष्यत्यनुरज्यते च। 
रक्षांसि भीतानि दिश्यो द्वरवन्ति सर्वे नसस्पयन्ति व सिद्धसंघाः ॥३६॥ - 
फिर उसी प्रकार डरते डरते चरण-वन्दना करके अर्जुनने कहा---“हे देव, आपने 


ग्यारहवाँ अध्याय २२९ 


उनके इन जोडे हुए हस्त रूपी पल्‍्लवोंमे आपका रूप-फल आपसे आप छकठक 


रहा है । 
' रूप महत्ते बहुवक्त्रनेत्र महाबाहो बहुबाहुरुपादम्‌। 
बहुदरं बहुदंट्राकरालं हृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥२श॥। 

“आज इनके नेत्रोके भाग्य जागे है और मनक्रे लिए सुखका सु-समय आया हैं, 
चयोंकि इन्होने आज आपके विश्व-रूपके दर्शव किय्रे हैं। तोनों छोकोको व्याप्त करने - 
वाला आपका यह रूप देखकर देवता छोग भी चौक पडते है, परन्तु आज उस स्वरूपके 
दर्शनोका सौभाग्य एक पामर को भी प्राप्त हो रहा है। इस प्रकारका यह रूप एक ही 
है परन्तु नाना प्रकारके भयंकर मुखो, अनेक नेत्रो, शस्र धारण करनेवाले असंख्य 
हाथो, असंख्य जाँघो, अध्ष॑ंड्य बाहुदण्डो और चरणो, अनेक उदरो तया नाना वर्णतति 
युक्त यह स्वरूप है। श्रत्येक मुखमें कैसा आवेश भरा हुआ है ! मानो विश्व-प्र लूयके 
अन्तमे सन्तप्त यमने जहाँ-जहाँ प्रलयाग्नि की भट्ठियाँ सुलगा रखी हैं अथवा ये विश्ग्का 
सहार करनेवाले रुद्रके शत्मासत्र अयवा प्रछ्य उपस्थित करनेवाले भैरवोकी टोलियाँ 
अयवा ऐसे पात्र है जिनमें भूत मात्रकी खिचडी पकानेक्री शक्ति है। बस, हे प्रभो, 
ठीक इसी प्रक्रार आपके प्रचंड मुख चारो ओर दिखाई दे रहे है, जिम्त प्रकार कोई 
विद्ञाल सिंह ग्रुफामे तन समाता हो और उसकी कोध-पूर्ण मुद्रा ग्रुफाके बहुत कुछ 
बाहर दिखाई पडती हो, उसी प्रकार आपके उम्र-दाँत मुखके बाहर निकले हुए 
दिखाई देते हैं । जिप्त प्रकार घोर अन्धकारपूर्ण राजिका आश्रय लेकर घातकी पिशाच 
बडे आनन्दसे संचारके लिए बाहर निकलते है, उसी प्रकार प्ररूपके संहारके रक्तसे 
सनी हुई आपकी दाढें मुखसे वाहुर निकर रही हैं। 'केवल इतना ही नहीं, आपके 
मुख पर भयंकरता इस प्रकार दिखाई पड रहो है कि मानो कालने युद्धको निमंत्रण 
दिया हो अथवा प्रहपने मृत्युकक पोषण किया हो । इस वेचारी दीन भूत-सृष्टि पर 


जब आपकी जरा सी भी दृष्टि पड जाती है, तव वह उसी प्रकार दुख़से तचस्त 
दिखाई पइती है। जिस प्रकार यमुनाके तट पर कालिय-विषसे चस्त वृक्ष दिखाई 
पडते है। आप मानो महामृत्युके सागर है और उसमें यह त्रिभुवतके जीवनकी नौका 
शोकके वादलोसे घिरी हुई और आँधीमे पडी हुई वरावर हिल रही है। है महाराज, 
यदि इस पर भी आप क्रुद्ध होकर यह कहे कि-- तुम्हे इन छोगोके लिए इतनी 
पिन्ता करने की क्‍या आवश्यकता है ? तुम आनन्दसे इस विश्वरूपके द्शनका सुख 
भोगो ।” तो हे देव, इसके उत्त रमें मेरा निवेदत यह है कि मैंने इन छोगोंकी कहानी- 
की ढाल व्यर्थ ही वीचमे रख छी है। और यदि आप पूछे कि मैंने ऐसा क्यों किया है, 
तो इस्चक्ना कारण यह है कि मारे भयके स्वय मेरे ही प्राण थरथर काँप रहें है। यह 
ठीक है कि मुझसे संहार करनेवाका रुद्र भी डरता है और मेरे भयसे स्वयं यम भी 
छिप जाता है, पर वही मैं इस अवसर पर थरवर काँप रहा हैँ । इस समय आपने 
मेरी ऐसी ही अवस्था कर रखी है। परन्तु हे दयालु प्रभो, सबसे वढकर विरूक्षग 
यात यह है कि चाहे इसका नाम विश्व रूप भले ही हो, परन्तु वास्तवमे यह एक 
सहामारी ही है। इसने अपनी भयंकरतासे स्वय भयको भी हार मनवा दी है । 


,न्‍2मप++ कर व फज--4०-कके ककाअप+ ९७ >लपनरनी गन» नाज्ककाइनल+. पेपर 20>4४०+०-२-५, ॥>+वड॑ पकशबए २... कक अभवाक ली. अन्‍-जषटजम "० 
केकलसुसा स। २० $॥+ जदुर कराए ७ काका जज ;०ण ७ हवन मक५०० पक २०-३८ ५) 3०० "कोन ९५५५५ ग॒न"कके पुर को ०-नने शत कफ 0५०+>स्वीआ न ० कालीन. अापीााा+कककतशबतण कई : ४५ के का 00202: 42822: की क57: की टड४निम, जन्‍न्‍्अन्यी, 


ग्यारहवाँ अध्याय २३९ 


अभी यह कहा है कि--हे अर्जुन, मैं काल हूँ और विश्वको खा जाना मेरा एक खेल 
है ।' है देव, मैं यह मानता हु कि आपकी यह वाणी अटल सत्य है । परन्तु विचारकी 
कसौटी पर यह बात कुछ ठीक नही उतरती कि आज विश्वकी स्थिति या अस्तित्वका 
समय होनेपर भी, प्रछुयका समय न होने पर भी, आप अपना काछ-स्वरूप प्रकट 
करके सारे विश्वको ग्रस॒ रहे है। अंगोमे भरा हुआ तारुण्य किस प्रकार निकाछा जा 
सकता है और उसके स्थान पर असमयमे ही शरीरमे वृद्धावस्था भला किस प्रकार 
लाई जा सकती है ? इसी लिए आप जो कुछ कह रहे है, वह प्राय” असम्भव सा 
जान पडता है। हे अनन्तस्वरूप देव, क्या चार पहर पूरे होनेसे पहले ही वीचमे भी 
'कभी सूर्य अस्त होता है ? यदि वास्तवमे देखा जाय तो आप अस्खलित और सतत 
काल-स्वरूप हैं और आपके तीन भिन्न-भिन्न कार्यो के लिए भिन्न-भिन्न समय नियत 
हैं। और उनमें से प्रत्येक समय अपने अपने राज्यमे स्ं-समर्थ रहता है। जिस समय 
उत्पत्ति होने लूगती है, उस समय स्थिति और प्ररूुवका अभाव रहता है। और स्थिति- 
कालमें उत्पत्ति और प्रल्यके लिए कोई स्थान नही रहता ! इसके उपरान्त जब प्ररूयका 
समय आता है, तब उत्पत्ति और स्थितिका लोप हो जाता है| यह निश्चित शद्धूलछा 
कभी किसी कारणसे विस्खलित नही होती । वह अनादि है। और इस समय ससार- 
का ठीक उपभोगका स्थिति काल है, और इसी लिए यह बात मेरे मनमे नही बैठती 
कि आप इसी समय उसे ग्रस॒ लेना चाहते हैं और उसका अन्त कर डालना चाहते 
हैं ।” उस समय श्रीकृष्णने संस्ेपमे यह कहा कि---“हे अर्जुन, यह बात मैंने तुम्हे 
अभी प्रत्यक्ष करके दिखला दी है कि इन दोनो सेनाओका आशुष्य पूरा हो गया है| 


एरन्तु यदि वास्तवमे देखा जाय तो यह बात ठीक और उपयुक्त समय आने पर ही 
होगी ।” इन सूचक शब्दोका उच्चारण करनेमे श्रीकृष्णतर जितना समय लगा था, 
उतने समथमे जब अर्जुनने जरा पीछे की ओर मुडकर देखा तो उसे सब बाते बिलकुल 
पहले की तरह और ज्योकी त्यो दिखाई पडी । तव उसने भगवानसे कहा--“'हे देव 
आप इस विश्वके नाटकके सूच्रधार है । मैं देख रहा हूँ कि ससार फिर अपनी पहले- 
वाली अवस्थामे आा गया है। परन्तु इस समय मुझे आपकी इस कीतिका भी स्मरण 
हो रहा है कि दु ख़के समुद्रमे गोते खानेवाले ससारका तारण करनेवाले भी आपही 
है । और समय समय पर इस कीतिका स्मरण होनेसे जिस अपरम्पार सुखका अनुभव 
होता है, उसी सुखके अमृतकी लहरोपर मैं इस समय लहरा रहा हू । है देव, जीवित 
रहनेके कारण ही यह संसार आप पर प्रेमासक्त रहता है और दुष्टोका अधिकाधिक 
नाश होता है। वास्तवमे त्रिभुवन के दुष्ट राक्षतोको आप बहुत ही भयंकर जान 
पडते है और इसी लिए आप दसो दिशाओके भी वाहर भाग जाना चाहते हैं। और 
यहाँ आस-पास, है देव, मानव, किन्नर केवल यही नहीं वल्कि सारा स्थावर और 
जंगम विश्व आपके दर्शनसे आनन्दित होकर आपको नमस्कार कर रहा है ! 

कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मत्‌ गरीयसे ब्ह्मगोध्प्यादिकत्रें । 

अनन्त देवेश जगल्िवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ ३७ ॥ 
“परन्तु है देव, इसका क्या कारण है कि ये राक्षत आपके चरणोमें छीन नही हो 


२३० हिन्दी ज्ञानेदवरी 


तभःस्पृण्ं॑  दीप्रमनेकवर्ण._ व्याचाननं॑. दीप्तविज्ञालनेत्रम्‌ 

दृष्टवा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा घुति न विन्दासि शर्म च विष्णो ॥२४॥ 

“आपके ऐसे अनेक रागपूर्ण मुख है जो भयंकरतामे महाकालूसे भी स्पर्धा करते 
है । इनके विस्तारके आगे आकाश भी तुच्छ प्रतीत होता है । इनमेसे वह जलती हुई 


भाप निकल रही है, जो गगनके विस्तारमे भी नहीं समा सकती और जिसे त्रिभुवन- 
के पवन भी घेर और रोक नही सकते; और वह भाष स्वयं अग्तिको भी जला रही 


है | फिर सब मुख एकसे नही है और उसमें वर्ण-भेद है। ऐसा जान पड़ता है कि जिस 
स्वरूपके शरीरकी तेजस्विता इतनी अधिक है कि उसके सामने त्रिभुवत जलूकर भस्म 
हो सकते हैं, उसी स्वरूपमे ये सब मुख है और उन मुखोमें भी विशाल और हृढ दाँत 
और दाढे हैं। मानो वायुको ही धनुर्वात हो गया हो अथवा स्वयं समुद्र ही किसी 
बहुत बढी बाढमे पड़ गया हो अथवा बडवानलछको साथ लेकर विपाग्नि ही संहार 
करनेके लिए उद्यत हुई हो अथवा हल्‍ाहलरू विष अग्नि भक्षण कर रहा हो अथवा 
सवसे बढ़कर आश्चर्यजनक रूपमे मृत्युको ही किसी दूसरी मृत्युकी सहायता प्राप्त ही; 
वस इसी प्रकार इस सर्व-संहारक तेजमे ये मुख निकले हुए जान पडते है। और मैं क्या 
बतलाऊँ कि ये मुख कितने बड़े है ! ऐसा जान पडता है कि मानो अन्तरालने टूटकर 
आकाशको चारो ओरसे घेर छिया हो, अथवा पृथ्वीको बयरूमें दबाकर हिरप्पाक्ष 
विलमे घुसा हो या पातालके महादेवने ग्रुफा खोल दी हो । बस इसी प्रकारका इन 
मुखोका विस्तार है। और ऐसे मुखोंमें जीभोकी भयकरता तो और भी विलक्षण 
है । ऐसा जान पड़ता है कि यह मूत्ति समझती है कि सारा विश्व मेरे छिए एक पृरा 
कौर भी नही है और इसीलिए लिए वह कौतुकसे ही निगल नही रही है। जिस प्रकार 
पातालके नागोकी फुफकारसे विषकी ज्वाला आकाश तक जा पहुँचती है, उसी प्रकार 
इस फैले हुए मुखके ग्रुफा सरीखे जबड़ मे यह जीभ दिखाई पड़ती है । जिस प्रकार 
प्रयकाछूकी विद्य्‌ तके जालमे गन्धरवे-नगरमेके मेघोके समूह सजे हुए दिखाई पडते हैं, 
उसी प्रकार इन होठों पर चमकनेवाली ये टेढ़ी-तिरछी दाढ़े दिखाई देती हैं। और इस 
ललाट-पट परकी अखे तो मानो स्वयं भयको भी भय दिखलाकर उसे दबा रही हैं । 
ऐसा जान पडता है कि महामृत्युके दछ घोर अन्धकारमे छिपे हुए वैठे है । हें देव, 
ऐसा भयंकर स्वाग बनाकर आप कौनसा कार्य सिद्ध करना चाहत्ते है ? और तो कुछ 
मेरी समझमे नही जाता, पर यह बात विरूकुछ ठीक है कि मुझे अपने मरणका 
अवच्य भय हो रहा है। है देव, आपके विश्व-रूपके दर्शन करनेकी जो मैंने कामना 
की थी, उसका यथेष्ट फल मुझे मिल्ल गया । हे महाराज, आपके दर्शन मुझे हो छुके 
और अब मेरे नेत्र यथेष्ट तृप्त हो गये हैं। यदि यह जड़ शरीर न रह जाय तो इससे 
मेरी कोई विशेष क्षति नही है; परन्तु अब तो मुझे इस वातकी चिन्ता हो रही है कि 
मेरा यह चैतन्य भी वचता है या नही । और यदि यह बात न हो और भयसे केवल 
शरीर ही काँपे, क्षण भरके लिए मन भी वहुत अधिक सन्तप्त हो अथवा वृद्धि भी 





२४० हिन्दी जझ्ञानेववरी 


रहे है और आपसे दूर भाग रहै है ? परन्तु यह बात मैं आपसे ही क्यो पूछू ? यह 
तो मैं स्वयं भी समझ सकता हूँ। भछा सूर्यके सामने अन्धकार ठहर ही कैसे सकता 
है? है देव, आप प्रकाशके उत्पत्ति स्थान है और यदि आपके सामने ये राक्षस रूपी 
मर आपसे आप दूर हो जाये तो इसमे आश्रय ही क्या है ? इतने दिनों तक यह बात 
मेरी समझमे नही आई थी; परन्तु, हे देव श्रीराम, अब आपकी सारी महिमा का पुरा 
पूरा ज्ञान हो गया है। जिसमेसे इस विविध सृष्टिकी वेलें निकलती है, जिससे इस 
भूत मात्रकी वेलोंका विस्तार होता है, यह्‌ विश्व-बीज महदुन्नह्ाम ही आपके महा 
संकल्प से उत्पन्न हुआ है । है देव, जो तत्व अमर्याद और सदा स्वयंसिद्ध है, वह तत्व 
ही हैं। आपके ग्रुण अपार और अनन्त हैं । हे देव, आप अत्यन्त साम्षकी अखंडित 
अवस्था हैं। आप समस्त देवताओके अधिपति है। हे देव, आप ही इन तीनों 
भुवनोके जीवन हैं । आप अव्यय तथा नित्य मंगल-स्वरूप है। आप सतु और असत्‌ 
इन दोनो से परे रहनेवाले तत्व हैं । । 

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणास्त्वमस्थ विश्वस्य परं निधानम्‌ । 

वेत्तासि वेद्य चपरं च धाम त्वया ततं विव्वसनन्तरूप ॥ रे८ ॥४ 

“प्रकृति और पुरुषके उद्गम-स्थान आप ही है। महत्तत्त्व जो माया है, उसकी 

मर्यादा भी आप ही है। स्वत अनादिसिद्ध पुरातन है। आप सारे विश्वके जीवन 


और मूल कारण है। भूत और भविष्यका ज्ञान रक्षनेवाले केवल आप ही है। हे 
भेद-रहित प्रभो, वेद रूपी-नेत्नोके दर्शनोसे सुख होता है। तिभुवनके आधारके आधार 
आप ही हैं । इसी लिए लोग आपको 'परम महाधाम' कहते है मह॒दुब्रह्म जो महामाया 
है, वह ब्रह्म-प्रलयके समय आपके ही प्रवेश करके लीन होती है। यदि संक्षेपमे कहां 
जाय तो इस समस्त विश्वको आपने ही उत्पन्न करके उसका विस्तार किया है । 
फिर भला हे अनन्त प्रभो, आपका वर्णन कौन कर सकता है ? 

वायुयमो5$ग्निर्वरुणः शशाड्ूःः प्रजापतिस्त्व॑ प्रपितामहश्र । 

नमो नमस्तेःस्तु सहल्लकृत्वः पुनश्च भूयो५पि नमोनसस्ते ॥ ३५९ 0 

नमः पुरुस्तादथ पृषछ्ठतस्ते नमोष्स्तु ते सर्चत्त एवं सबं। 

अनन्तवीर्यासितविकृषमस्त्व॑ सर्व ससाप्नोषि ततोषइसि सब: ॥ ४० ॥ 

“ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमे आप नही है? ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ आप 

नही हैं ? परन्तु अब इन वातोंको जाने देना चाहिए । आप चाहे जैसे हो, मैं आप- 
को नमस्कार करता हूं । हे अनन्त, आप वायु है, सबका नियमन करनेवाले यम हैं 
और प्राणी सात्रमे निवास करनेवाले अग्नि भी है। वरुण, सोम, सृष्टिकर्त्ता ब्रह्म 
और उस विश्व पितामह ब्रह्मके जनक सब कुछ आप ही है। इसके सिवा और जो 
जो रूप हो अथवा अ-रूप हो, वह आप ही है। ऐसे जगन्नाथको मैं नमस्कार करता 


हैँ । पार्थने इस प्रकार प्र मपूर्वक मनसे श्रीकृष्णो नमस्कार करके फिर कहना 
आरंभ किया-- हे प्रभो, मैं आपकी वन्दना करता हूँ ।” इसके उपरान्त उसने श्री 
कृप्णकी मूतिको सिरसे पैरो तक अच्छी तरह देखकर बार बार “नमस्ते नमस्ते” 


कहा । उस मूतिके भिन्न भिन्न अवयवोको देखकर उसे अत्यन्त समाधान हुआ और 


ग्यारहवाँ अध्याय २३१ 


कदाचित्‌ कुछ देरके लिए भयभीत हो जाय, अथवा अभिमान भी विस्तृत हो जाय, 
परन्तु इन सबसे भी और जो केवल आनंदकी मृत्ति ही है, वह मेरी निव्चल अन्त- 
रात्मा भी आज सिहिर उठी है। इस साक्षात्कारका कैसा चमत्कार है ! मेरा सारा 
बोध आज जाता रहा । अब कौन कह सकता है कि यह गुरु शिष्यवाला सम्बन्ध भी 
किस प्रकार बना रह सकेगा ! हे देव, आपके इस स्वरूपके दर्शनसे मेरे चित्तमें जिस 
दुर्वलताका आविर्भाव हुआ है, उसे सभालनेके लिए मैं उस पर धैयका जो आवरण 
डालना चाहता हूं, तो मुझे ऐसा जान पडता हैं कि मेरा सारा धैये ही नष्ट हो गया 
है, क्योकि उस धैर्यको भी आपके इस विव्व-रूपके दर्शन हो गये है । परन्तु जो हो; 
फिर भी मुझे एक बहुत अच्छा उपदेश अवश्य मिला है। वह उपदेश यह है कि जीव 
विश्वाम प्राप्त करनेकी इच्छासे इधर-उधर अनेक प्रकारसे भटकता फिरता है, परन्तु 
उस वेचारेको यहाँ आकर कोई थाह ही नही मिरूती । इस प्रकार इस विब्व-लूपकी 
महामारीसे इस चराचरका जीवन नष्ट हो गया है। हे देव, यदि मैं ये सब बातें न 
कहूँ तो मै शान्त कैसे रह सकता हूं ? 

दंष्द्राकरालानि च ते सुखानि दुष्वेव कालानलसब्िभानि+ 

दिशो तन जाने न रूभे उ शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥२पा। 


“जिस प्रकार कोई महाभयंकर घडा फूटकर निरन्तर आँखोके सामने दिखाई 
पडता रहे, उसी प्रकार आपके ये महाविकट ओर प्रचंड मुख मुझे अपने सामने फैले 
हुए दिखाई देते है। केवल यही नही, उनमे दाँतो और दाढोका विलक्षण जमाव 


होनेके कारण और होठोकी आडमे उनके न समा सकनेके कारण दोनो होठो पर मानो 
अनेक प्रलयका रक शस्त्रोकी बाढ सी लगी है! जिस प्रकार तक्षकफ़ों नवीन विप प्राप्त 


हो अथवा काली और अँधेरी रातमे भूत सचार करे अथवा अग्निके अस्त्र पर विद्युत- 
का पुट चढे, ठीक उसी प्रकार आपके भयंक्रर मुखभे भरा हुआ आवेश बाहर निकरू 
रहा है, और ऐसा जान पडता हैं कि इस आवेशके रूपमे हम छोगो पर मृत्युकी रूहर 
ही आ रही है । जिस समय विश्वका संहार करनेवाली प्रचड वायु और महाकल्पान्त 
करनेवाली प्रलयाग्निका मेल होता है, उस समय भरा ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती 
है जो उन दोनोके योगसे जल न जाय ? इसी प्रकार आपके ये भयकर वदन देखकर 
भला मेरा धेये मुझे छोडकर क्यो व चछा जाय ? इस समय मैं इतना अधिक भ्रान्त 
हो गया हूँ कि मुझे दिशाएँ भी नही दिखाई पडती और स्वय अपना भी भान नहीं 
होता । मैंने अभी आपका थोडा सा ही विश्व-रूप देखा है और इसे देखते ही मेरे सारे 
सुखोका अन्त हो गया। बस हे देव, अब आप अपने इस अपरम्पार और फैले हुए 
विश्व रूपको समेट ले, हे प्रभो, इसे समेट के । यद्यपि मैं जानता हूँ कि आप शीघ्र 
ही अपना यह रूप-विस्तार समेट रूंगे, परन्तु यदि आप यह पूछें कि मैं इसके लिए 
इतना व्याकुल क्यो हो रहा हूँ, तो मैं यही कहूंगा कि अब आप एक बार अपने इस 
स्वरूपकी सहारक क्ृतिमे मेरे प्राणोकी रक्षा करें। है देव, यदि आप मेरे अनन्त 
स्वरूप ग्रुह हो तो आप मेरे प्राणोकी रक्षाके लिए अपनी ढारू आगे बटावें और इस 
भहामारीका प्रछ्यकारक प्रसार समेटकर फिर इसे पहलेकी ही तरह ग्रुप्त रसें । हे 
अभो, है देव-देव, आप मेरी बात पर ध्यान दें। इस विध्वकों जीवित रखनेवाऊे 


श्यारहवाँ अध्याय २४८ 


उसी तरहसे उसने फिर कहना आरंभ किया---“प्रभो, नमस्ते नमस्ते ।” इस स्थावर 
और जंगम जगतमेके जीव मात्रमे उन्हीको देखकर उसने फिर कहा---प्रभो; नमस्ते 
नमस्ते ।”” उसे इस प्रकार प्रभुके अत्यन्त आश्रयंजनक अनन्त स्वरूपोका ज्यो-ज्यो स्मरण 
होने रूगा, त्यो-त्यो वह “नमस्ते नमस्ते” का गान करने छगा । उसकी समश्नमें ही 
नही आता था कि इसके सिवा प्रभुकी और कौन सी स्तुतिकी जाय, और उससे चुप 
भी नही रहा जाता था। साथ ही उसे इस बातका भी ध्यान नहीं रह गया फि 
प्रेमके आवेशमे मैं क्या घोषणा कर रहा हूं । सव मिलाकर उसने इस प्रकार हजार 
बार नमस्कार किया । और इसके उपरान्त फिर भी उसने कहा--“हे श्री हरि, मैं 


आपके सामने नमस्कार करता हूँ। मुझे इस वातसे कुछ भी मतलब नही है कि 
देवके पीठ और पेट है या नहीं। परन्तु फिर भी, हैं महाराज, मैं आपके प्रृष्ठ 


भागका नाम लेता हूं, परन्तु वास्तवमे आप न तो ससारके सामने ही हैं और दे 
उसकी पीठके पीछे ही है। मैं आपके भिन्‍न भिन्‍न अवयवोका रुपभेदसे पृथवकरण 
नही कर सकता, इसलिए है सर्वात्मक देव, मैं आपके सर्वे-रपका ही एक दमसे 
नमस्कार करता हू । हे देव, जिसके बलका प्रभाव अनन्त है, जिसके पराक्रमकी 
कोई नाप-तौल नही है, जो भेद-भाव-रहित तथा सर्वे-रूप है, उसे मेरा नमस्कार है / 
जिस प्रकार आकाश ही सारे आकाशको व्याप्त करके अवकाण रूपसे रहता है, उसी 
प्रकार आप भी अपने सरव्वेत्वसे सबमे व्याप्त रहते है। यहाँ तक कि आप ही समस्त 
विश्व है; परन्तु जिस प्रकार क्षीर सागरमे क्षीरकी ही तरगे उठती है, उसी प्रकारका 
यह सम्बन्ध है । इसी लिए, हे देव, अब यह बात मेरे मनमे अच्छी तरह बैठ गई हैँ 
कि आप इस समस्त विश्वसे भिन्‍न नही और यह सब कुछ आप ही है । 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुत्त हे कृष्ण है यादव हे सखेति । 
अजानता मसहिमानं तवेदं सया प्रमादात्प्रणणेन वापि ॥४श॥ 
“परन्तु हे महाराज, आपका यह स्वरूप मुझे अब तक बिलकुल ज्ञात नही था, 


इसी लिए मैं अब तक आपके साथ उसी प्रकारका व्यवहार करता था जिस प्रकारका 
व्यवहार अपने सगे-सम्बन्धियोके साथ किया जाता है । यह मुझसे कैसी अनुचित धात 


हुई ! मैंने अमृतका उपयोग आँगन सीचने से कर डाछा। मैंने कामधेनुकों घोड़ेका 
बछेडा समझ लिया । मुझे मिला तो था पारस पत्थर, पर उसे तोडकर मैंने अपने 
घरकी नीवमें भर दिया । कल्पवृक्ष काटकर उसकी लक्डीसे खेतका घेरा बना डाला । 
जिस प्रकार चिन्तामणिकी खान मिलने पर कोई अनाजमे उसमेकी चिन्तामणियोको 
कंकड-पत्थर समझकर उनका उपयोग ढोरो और पशुओको हाँकनेमे कर डालता है, 
उसी प्रकार मैंने भी आजतक अपनी सगति आपको केवल अपना सगा-सम्बन्धी समझ» 


कर ही की । भला और दूर क्यो जाऊे, यह आजका ही प्रत्यक्ष प्रसग देखिये । यह 
कितना वडा युद्ध है और इसमे मैने आपको अपना सारथी बनाया है ! इन कौरवेकि 


द्वार पर मैंने आपको मध्यस्थता करनेके लिए भेजा था। इस प्रकार, हे जगदीदवर, 
स्वयं अपने लाभके लिए मानो आपको भोल ही ले लिया था। योगी लोग समाधि 


१६ 


२३२ हिन्दी ज्ञानेशवरी 


चैतन्य आप ही हैं। परन्तु यह बात भूठकर आज आपने उलठे संहारका ही कार्य 
आरम्भ कर दिया है। यह क्‍या वात है ? हे देव, अब आप शान्त और क्ृपालु हो । 
आप अपनी इस मायाका अन्त करे और मुझे इस प्रचंड भयसे मुक्त करे | मै इतनी 
देर तक बार वार आपसे बहुत ही दीनतापूर्वक प्रार्थना करता हूँ । हे विश्व-रूप देव, 
आज मैं इतना कायर बन गया हूँ । और वही मैं पहले ऐसा था कि जब इन्द्रकी 
स्वर्गीय राजधानी पर शत्रुका आक्रमण हुआ था, तब मैंने अकेले ही वह आक्रमण 
रोका था और प्रत्यक्ष मृत्युका मुख देखने पर भी मुझे आज तक कभी भय नही हुआ्ना 
था परन्तु, हे देव, आजकी यह घटना कुछ ऐसी-बैसी नहीं है। इस समय तो आप 
कालको भी मात करके सारे विश्वके साथ मुझे भी पी जाना चाहते हैं। यदि वास्तव- 
मे देखा जाय तो यह कोई प्रछयका काल नहीं था । परन्तु न जाने क्यो बीचमें ही 
आपके इस काल स्वरूपके दर्शन हो गये । और तत्काल ही यह बेचारा त्रिभुवनका 
गोला अल्पायु हो गया । दैव भी इस समय कैप्ता उलटा हो गया ? मैंने तो शान्ति 
प्राप्त करनेका प्रयत्त किया था; पर बीचमे यह विध्न आ उपस्थित हुआ। हाथ हाय ! 
अब यो निस्सन्देह विश्वका पुरा संहार हो गया । महाराज, क्या आप सचमुच विश्व- 
को निगल जाना चाहते है ? क्या मुक्षे प्रत्यक्ष ही चही दिखाई पड़ रहा है कि आप 
अपने ये असेख्य मुख फैछाकर चारो ओर इन सेनाओको निगल रहे हैं । 
अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसंघेः । 
भीष्मो द्रोणः सृतपुत्नस्तथासों सहास्मदीयेरपि योधमुख्येः ॥ २६ ॥ 

“देखिये, ये कौरव-कुलके सब वीर नष्ट होना चाहने हैं और अन्ध धुृतराष्ट्रके 
रूड़के परिवार सहित आपके मुखमे पड़ना ही चाहते हैं। और इनके मित्र जो अनेक 
देशोके राजे-रजवाड़े आये हुए है, उन सवको इस प्रकार निगल जाना चाहते है कि 
फिर पीछे कोई उनका नाम लेनेवाला भी वाकी न रह जाय । हाथियोके झुडके झुड 
जाप धडाधड़ निगरूते चले जा रहे हैं और महावतोकी टोलियाँ भी खाते चले जा रहे 
हैं। तोपखानोके आदमी और पैदल सिपाहियोक्रे झुड भी आप बराबर अपने मुखमे 
भरते चले जा रहे हैं। जो यमके भाई-विरादर हैं और जिममेंपते प्रत्येक सारे विश्वको 
निगल सकता है, उन करोडे शस्नोको भी आप स्वाहा करते जा रहे हैं। हाथी, धोडे, 
रथ, पैदक सबकी चतुरंगिणी सेनाएँ और घोड़े जुते हुए रथ आप बिना दाँत गडाये 
ही वरावर निगलूते चले जा रहे है । परन्तु, हे देव, यह पता नही चलता कि इसमें 
कौन सा बहुत वहा आनन्द मिलता है। सत्य और शौय गुणोमे जिनकी बराबरीका 
और कोई नही है, उन भीष्मको और ब्राह्मण दोणाचायेकोी भी आप निगल रहे है। 
सूयंपुत्र वीरश्रेप्ठ कर्ण भी इसमे समा गया। और मेरे पक्षके मुख्य वीर तो, जान 
पड़ता है कि आप कूडे-ककंटकी तरह साफ करते जा रहे हैं। हे परमेश्वर, आपके कृपा- 
प्रसादका यह कसा उलठा परिणाम हो रहा है ! मैं आपते इतनी प्रार्थना करके इस 
वेचारे दीन जगत पर अच्छा संकट बुला वैठा । पहले देवताओने आपकी दिव्य 
विभूतिका थोड़ा-बहुत वर्णन करके उसे स्पष्ट किया था, परन्तु उतनेसे ही मेरी हवस 
इसे नहीं होती थी। और मैं और भी अधिक विभूति जाननेका हठ कर बैठा | इस- 


२४० हिन्दी ज्ञानेद्वरी 


रहे हैं और आपसे दूर भाग रहै है ? परन्तु यह बात मैं आपसे ही क्‍यों पूछू ? यह 
तो मैं स्वयं भी समझ सकता हूँ। भछा सूर्यके सामने अन्धकार ठहर ही कैसे सकता 
है ? हे देव, आप प्रकाशके उत्पत्ति स्थान हैं और यदि आपके सामने ये राक्षस रूपी 
मल आपसे आप दूर हो जाये तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? इतने दिनो तक यह बात 
मेरी समझमे नही आई थी; परल्तु, हे देव श्रीराम, अब आपकी सारी महिमा का पूरा 
पूरा ज्ञान हो गया है। जिसमेसे इस विविध सृष्टिकी बेले निकलती है, जिससे इस 
भूत मात्रकी बेलोंका विस्तार होता है, यह विश्व-बीज महदब्ह्म ही आपके महा 
संकल्प से उत्पन्न हुआ है। हे देव, जो तत्व अमर्याद और सदा स्वयंसिद्ध है, वह तत्व 
ही हैं। आपके गुण अपार और बनन्‍्त है। हे देव, आप अत्यन्त साम्थकी अखंडित 
अवस्था है। आप समस्त देवताओके अधिपति है। हे देव, आप ही इन तीनो 
भुवनोके जीवन हैं । आप अव्यय तथा नित्य मंगरू-स्वरूप है । आप सतु और असत्‌ 
इन दोनो से परे रहनेवाले तत्व है! | 

त्वमादिदेवः पुरुष: पुराणास्त्वसस्थ विश्वस्थ परं निधानम्‌ । 

वेत्तासि वेद्य चपरं च घाम त्वया ततं विध्वमनन्तरूप ॥ रे८ ॥॥ 

“प्रकृति और पुरुषके उद्गम-स्थान आप ही हैं। महत्तत्त्व जो माया है, उसकी 

मर्यादा भी आप ही है। स्वत अनादिसिद्ध पुरातन है। आप सारे विश्वके जीवन 


और मूल कारण है। भूत और भविष्यका ज्ञान रखनेवाले केवक आप ही है। है 
भेद-रहित प्रभो, वेद रूपी-नेन्नोके दर्शनोसे सुख होता है। त्रिभुवनके आधा रके भाधार 
आप ही है । इसी लिए छोग आपको परम महाधाम” कहते है मह॒दुब्रह्य जो महामाया 
है, वह ब्रह्म-प्रलयके समय आपके ही प्रवेश करके लीन होती है । यदि संक्षेपमे कहा 
जाय तो इस समस्त विश्वकों आपने ही उत्पन्न करके उसका विस्तार किया है। 
फिर भला है अनन्त प्रभो, आपका वर्णन कौन कर सकता है? 

वायुयमो5ग्निर्वरुण: शशाडूः प्रजापतिस्त्व॑ प्रपितामहश्र । 

तसो नसस्तेथस्तु सहस्नकृत्वः पुलश्ध भूयो४पि नमोनमस्ते ॥ ३५९ ॥ 

नसः पुरुस्तादथ पुछतस्ते नमोउ्स्तु ते सर्वत एवं सब। 

अनन्तवीर्यामितविकृमस्त्व॑ स्व॑ समाप्नोषि ततोषसि सर्वे. ॥| ४० ४ 

“ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमे आप नही है? ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ आप 

नही हैं ? परन्तु अब इन वातोको जाने देना चाहिए । आप चाहे जैसे हो, मैं आप- 
को नमस्कार करता हूं । हे अनन्त, आप वायु है, सबका नियमन करनेवाले यम हैं 
और प्राणी मात्रमे निवास करनेवाले अग्नि भी हैं। वरुण, सोम, सृष्टिकर्त्ता ब्रह्म 
भऔर उस विश्व पितामह ब्रह्मके जनक सब कुछ आप ही है। इसके सिवा और जो 
जो रूप हो अथवा अ-रूप हो, वह आप ही हैं। ऐसे जगन्नाथको मैं नमस्कार करता 
हैं । पार्थने इस भ्रकार प्र मपूर्वक मनसे श्रीक्ष्णणो नमस्कार करके फिर कहना 
आरभ किया--- है प्रभो, मैं आपकी वन्दना करता हूँ ।” इसके उपरान्त उसने श्री 
कृष्णकी मूतिको सिरसे पैरो तक अच्छी तरह देखकर वार बार “नमस्ते नमस्ते” 
कहा । उस मूत्तिक्रे भिन्न भिन्न अवयवोंको देखकर उसे अत्यन्त समाघान हुआ और 


ग्यारहवाँ अध्याय २४१ 


उसी तरहसे उसने फिर कहना आरंभ किया--“अ्रभो, नमस्ते नमस्ते |” इस स्थावद 
और जंगम जगतमेके जीव मात्रमे उन्हीको देखकर उसने फिर कहा--“'प्रभो; नमस्ते 
नमस्ते।”” उसे इस प्रकार प्रभुके अत्यन्त आश्रयंजनक अनन्त स्वरूपोका ज्यो-ज्यो स्मरण 
होने लगा, त्यो-त्यो वह “नमस्ते नमस्ते” का गान करने लगा | उसकी समझसमें ही 
नही आता था कि इसके सिवा प्रभुकी और कौन सी स्तुतिकी जाय, और उससे चुप 
भी नही रहा जाता था। साथ ही उसे इस बातका भी ध्यान नही रह गया कि 
प्रेमके आवेशमे मैं क्या घोषणा कर रहा हूं । सब मिलाकर उसने इस प्रकार हजार 
बार नमस्कार किया । और इसके उपरान्त फिर भी उसने कहा--“हे श्री हरि, मैं 
आपके सामने नमस्कार करता हूँ। मुझे इस वातसे कुछ भी मतरूब नही है कि 
देवके पीठ और पेट हैं या नहीं। परन्तु फिर भी, हे महाराज, मैं आपके पृष्ठ 
भागका नाम लेता हूँ, परन्तु वास्तवमे आप न तो ससारके सामने ही है और द 
उसकी पीठके पीछे ही है। मैं आपके भिन्‍न भिन्‍न अवयवोका रूपभेदसे पृथवकरण 
नही कर सकता; इसलिए हे सर्वात्मक देव, मैं आपके सर्वे-रूपको ही एक दमसे 
नमस्कार करता हूं । हे देव, जिसके बलका प्रभाव अनन्त है, जिसके पराक्रमकी 
कोई नाप-तौल नही है, जो भेद-भाव-रहित तथा सर्वे-रूप है, उसे मेरा नमस्कार है / 
जिस प्रकार आकाश ही सारे आकाशको व्याप्त करके अवकाश रूपसे रहता है, उसी 
प्रकार आप भी अपने सर्वेत्वसे सबमे व्याप्त रहते है। यहाँ तक कि आप ही समस्त 
विश्व है, परन्तु जिस प्रकार क्षीर सागरमे क्षीरकी ही तरगे उठती है, उसी प्रकारका 
यह सम्बन्ध है । इसी लिए, है देव, अब यह वात मेरे मनमे अच्छी तरह बैठ गई हैं 
कि आप इस समस्त विश्वसे भिन्‍न नही और यह सब कुछ आप ही है । 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुत्त हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 
अजानता महिमानं तबेदं सया प्रमादात्मणयेन वाषि ॥४१॥ 

“परन्तु हे महाराज, आपका यह स्वरूप मुझे अब तक बिलकुल ज्ञात नही भा, 


इसी लिए मैं अब तक आपके साथ उसी प्रकारका व्यवहार करता था जिस प्रकारका 
व्यवहार अपने सगे-सम्बन्धियोके साथ किया जाता है। यह मुझसे कैसी अनुचित वात 


हुई ! मैंने अमृतका उपयोग आँगन सीचतसे में कर डाछा । मैंने कामधेनुको घोड़ेका 
बछेडा समझ लिया । मुझे मिला तो था पारस पत्थर, पर उसे तोडकर मैंने अपने 
घरकी नीवमें भर दिया । कल्पव॒ुक्ष काटकर उसकी लकडीसे खेतका घेरा बना डाला | 
जिस प्रकार चिन्तामणिकी खान मिलने पर कोई अनाजमे उसमेकी चिन्तामणियोंको 
कंकड-पत्थर समझकर उनका उपयोग ढोरो और पशुओको हाँकनेमे कर डालता हैं, 
उसी प्रकार मैंने भी आजतक अपनी सगति आपको केवलरू अपना सगा-सम्बन्धी समझ- 


कर ही की । भला और दूर क्यो जाऊं, यह आजका ही प्रत्यक्ष प्रसंग देखिये | यह 
कितना बडा युद्ध है और इसमे मैने आपको अपना सारथी बनाया है ! इन कौरवोके 


ढ्वार पर मैंने आपको मध्यस्थता करनेके लिए भेजा था। इस प्रकार, हे जगदीश्वर, 
स्वयं अपने लाभके लिए मानो आपको मोल ही ले लिया था। योगी लोग समाधिमें 


१६ 


ग्यारहवाँ अध्याय २५१ 


हो जायेंगे । फिर जिस प्रकार छकडीमें आग भड़क उठती है और छकडीका कहीं 
नाम भी नही रह जाता, क्योकि वह अग्निका ही रूप हो जाती है, अथवा जब तक 
प्रकाशका आविर्भाव नही होता, तब तक सारा आकाश अन्धकारमय बना रहता है, 
परन्तु जब एक बार सूर्योदय हो जाता है, तब तुरन्त ही चारो और प्रकाश हो जाता 
है; उसी प्रकार मेरे स्वरूप साक्षात्कार होते ही अंहंकारका अन्त होते ही दत-भाव 
भी आपसे आप मिट जाता है । तंब फिर “मैं” और “वह” दोनों स्वभावत: मिलकर 
एँक “मैं” ही हो जाते हैं और वह भक्त मुझमे मिलकर एक-रूप हो जाता है। 

मर्त्केंकुन्मत्पमोी भद्भक्त:ः सद्भवजितः। 

निर्वेर: स्वंभूतेषु यः स॒सामेति पाण्डव ॥५५॥ 

“जी केवल मेरे प्रीत्यर्थ ही समस्त कर्मोका आचरण करता है, जिसे संसारमें मेरे 
सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं ।छगता और जिसके लिए इहलोक और परलछोक 
दीनों मै ही हु! और जिसके जीवनको सार्थक करनेवाला मैं ही होँ, जो “भुत” शब्द- 
को ही बिलकुल भूछ जाता है--क्योंकि उसकी दृष्टिमें सब जगह मैं ही समाया हुआ 
जान पडता हँ---और इस प्रकार जो अपने मनमे वैर-भावको कुछ भी स्थान न 
देकर सबको संम-बुद्धितिं देखतां है, उस भक्तका जब यह कफ-पित्त-वातात्मक 
तिधातुक जड़ शरीर नष्ट होता है, उस समय, हे अर्जुन, वह भक्त मेरे स्वरूपके साथ 
मिलंकर एक हो जाता है।! 

इतना कहकर संजयने राजा घृतराष्ट्से कहा--“जिसका उदर इतना बड़ा है 
जिसमे सांरा ब्रह्मांड समा जाय और जो दयाके रससे भरे हुए है, उन श्रीक्ृष्णदेवने 
अर्जुनसे ये सब बाते कही । इसके उपरान्त अर्जुनको बहुत अधिक आनन्द हुआ | 
श्रीकृष्णकी सच्ची भक्ति करनेकी योग्यता इस ससारमे केवछ उस अर्जुनमे ही है । 
उसने भगवानकी दोनो ही मूर्तियाँ बहुत अच्छी तरह देखी थी और उसे विश्व-रूपकी 
अपेक्षा कृष्ण-मृत्ति अधिक प्रिय छगी थी । परन्तु देवने उसके इस प्रेम या पसन्दका 
आदर नही किया; क्योकि विश्व-रूप तो व्यापक है और ऋृष्ण-मूत्ति एकदेशीय अर्थात्‌. 
दिक्‌ और काल आदिसे मर्यादित हैं- इसे सिद्ध करनेके लिए श्रीक्रष्णने एक दो अच्छे 
अच्छे उदाहरण देकर इस विंषयका निरूपण किया था। वह स्पष्टीकरण सुनकर 
सुभद्रा-पति अजुन अपने मनमे कहने छगा कि अब मैं यह बात फिर पुछूंगा कि इन 
दीनो स्वरूपोमेंसे वास्तवमें अधिक उत्तम स्वरूप कौन सा है ।” इस प्रकार अपने 
सनमे यह संकल्प करके उसने यह बात कैसी युक्तिसे पूछी, यह कथा श्रोता छोग 
अगले अध्योयमे सुनें । सीधे-सादे छंन्दोमे मैं यह कथा बहुत प्रेमसे कहूँगा और इस 
ज्ञानदेवकी यह प्रार्थना है कि श्रोता लोग वह कथा आनन्दसे सुने । प्रेमकी अजलिमे 
मैं इन पंक्तियोके फूल लेकर प्रभुके विंदव-रूपके दोनो चरणो पर अर्पण करता हूँ। 





न 


श्डर हिन्दी ज्ञानेदवरी 


आपको ही ध्यान करके सुख भोगते है । परन्तु मुझ मू्खंको इस बातेका कुछ भी पता 
नही छूगा । यहाँ तक कि मैं बराबर आपके सामने हँसी-मजाक भी किया करता था । 
यच्चावहासार्थमसत्कृतोईसि विहारशय्यासनभोजनेणु । 
एको5थवाप्यच्युत तत्समक्ष तत्क्षामये त्वामहमप्रसेयम्‌ ॥४श॥ 
“आप इस विश्वके स्वयं-सिद्ध बीज है। पर जब आप सभामे बैठे रहते थे, तब 
मं आपसदारीके नातेसे विनोद और परिहास भी किया करता था। मैं कभी कभी 
जापके घर भी जाया करता था और वहाँ आप मेरा जो आदर-सम्मान करते थे, 
उसका मैं भोग करता था। और यदि उस आदर-सम्मानमें आप कभी अणु मात्र भी 
त्रुटि करते थे तो मैं अपने दुलारके कारण या घराऊ व्यवहार और अति परिचयके 
कारण रूठ भी जाया करता था । हे देव शाज्भ धर, मैने आपके साथ अत्तेक बार इसी 
प्रकारका व्यवहार किया है, जिसके छिए अब मुझे आपके चरणों पर गिरकर आपसे 
क्षमा माँगनी चाहिए । स्नेहके नातेसे मैं अनेक बार आपके सामने इस प्रकार उलदा- 
सुलटा वैठा हूँ, जैसे मुझे नही बैठना चाहिए परल्तु है देव, क्‍या ऐसा करना मुझे 
जे हे उचित था ? छीः छी: । मैंने बहुत बडी भूछ की । हे देव, कभी मैं आपके गछे- 
में वाहे डाल दिया करता था, अखाड़ेमे आपके साथ दंगा-मस्ती और उठा-पटठक 
किया करता था और चौपड खेलते समय बेईमानीक़ी चाल चलकर उलटे आपके साथ 
झगड़ा करता था । जब कोई अच्छी वस्तु देखता था, तब आपसे यह हठ करता था 
कि पहले यह चीज मुझको ही मिलना चाहिए। हे भगवान्‌ यहाँ तक कि आपको 
अक्ल सिखाने मे भी मैंने कभी कमी नही की और अनेक बार तो मैंने आपसे इस 
प्रकारकी उपसमर्दक और अपमानजनक बाते भी कही है कि--हम तुम्हारे कौन होते 
हैं?” मेरा यह अपराध इतना बडा है कि वह तीनो भुवनोमें भी नही समा सकता । 
पर देव, मैं आपके चरण छूकर कहता हूँ कि मुझसे ये सब बाते बिछूकुल अन- 
जानमें हुई है--अपनी अज्ञानताके कारण ही मे आपके साथ इस प्रकारका व्यवहार 


करता था। हे देव, आप तो भोजनके समय मुझे स्मरण करते थे, परच्तु मुझमे इतनी 
कोरी शेखी थी कि आपसे रूठकर बैठ जाया करता था । आपके विश्वामग्रहमे मैं 


आपके साथ आनन्‍्दसे खेला करता था और आपके बिछौने पर आपके साथ सटकर 


सोया 8 3400328 था । मैं “कृष्णा” कहकर आपको पुकारा करता था, आपको भी दूसरे 
दवोके समान ही समझा करता था और जब आप मेरे पुकारने पर मेरी बात 


अनसुनी करके जाने छगते थे, तव मैं आपको अपनी शपथ देकर रोकता था, और 
ऐसा प्राय: किया करता था । आपके साथ सटकर एक ही आसन पर बैठा करता था 


अबवा आपकी वातो पर ध्यान नही देता था और आपसदारीके विचारसे इस प्रकार- 


की धृष्टता मुझसे अनेक वार हुई है। हे देव, इस प्रकारकी वाते मैं कहाँ तक कहूँ | मैं 
समस्त अपराधोकी राशि ही हूँ । इसलछिए है प्रभो, मैंने प्रत्यक्ष रूपसे अथवा परोक्ष 


रूपसे आपके साथ जो कुछ अनुचित आचरण या व्यवहार किये हो, उतर सबको आप 
भाताके समान अपनी ममताके उदरमे रख ले और मुझे क्षमा करें। जब कभी कोई 
मंदी गेंदछा पानी लेकर जाती है, तब समुद्रको वह पानी भी ग्रहण करना ही पड़ता 


बारहवाँ अध्योय 
हे सदगुरुकी कृपा-दृष्टि, तू शुद्ध सुप्रसिद्ध उदार और अखंड आनन्‍्दकी वर्षा करने- 
चवाली है। मैं तुझे नमस्कार करता हूँ । विश्व-रूपी सर्पके दशेन करने पर अवयव 
अकड़ने न लूगे और विषका वेग उतर जाय, यह प्रताप तेरा ही है। अब यदि प्रसाद 
“रसकी लहरें उठने लगे और उसकी बाढ़ आने लगे तो फिर सन्तप्त किसे सन्तप्त कर 
-सकता है और शोक किसे जला सकता है ? हे ग्रुरुकी कृपा-दृष्टि, तू अत्यन्त प्रेमपूर्ण 
होनेके कारण अपने सेवकोंकी ब्रह्मानंदकी कामना पूरी करती है और उनके भआत्म- 
साक्षात्कारके हौसले भी पूरे करती है| मूलाधार चक्र-रूपी शक्तिकी गोदमें उन शिष्य 
वालकोंको लेकर तू प्रेमपूर्वक उनका संगोपन करती है और हृदयाकाश रूपी पालनेमें 
उन्हें रखकर आत्म-ज्ञानके झोके देती है | तू जीवात्मवाले भावोंको उनपरसे निछावर 
करके मन और प्राण वायु उन्हे खेलनेके लिए देती है और उनके अंगो पर आत्मा- 
नन्‍्दके आभूषण चढ़ाती है। सत्रहवी पूर्णामरत कलाका दूध तू उन्हें पिछाती है, उनके 
मनोविनोदके लिए तू अनाहत नामक नाद-घोषके गीत गाती है और उन्हे समाधिः 
-सुखसे शान्‍्त करके सुलाती है। इसलिए समस्त साधक जनोका संगोपन करनेवाली 
माता तू ही है । तेरे चरणोसे कवित्व-कला उत्पन्न होती है, इसलिए मैं तेरी शीतल 
जाया कभी न छोड़ गा । सदगुरुकी क्ृपा-दृष्टि, तेरा दयामृत जिसे प्राप्त होता है, वह 
समस्त विद्याओकी निष्पत्ति करनेके कामोमें ब्रह्मा ही होता है। इसलिए हे-माता- 
गुरु-कृपादृष्टि, तु वैभवशाली है और अपने सेवकोकी कामना पूर्ण करने वाली कल्प- 
लता है तो भी तू मुझे ग्रन्थका निरूपण करनेकी आज्ञा दे। हे माता, तू मेरे द्वारा 
“इस निरूपणमें नौ रसोका सागर भरवा दे, उत्तम रत्नोका आगर तैयार होने दे और 
'भगवन्तके सच्चे अर्थका पर्वत उठने दे । इस देशी भाषाके प्रदेशमे वाइमय सौन्दर्यकी 
खान खुलने दे और चारों ओर विवेक रूपी छताएँ लगने दे । ऐसे महासिद्धान्त रूपी 
वृक्षोका घना और भरा हुआ वगीचा रचने दे जिनमें एक-वाक्य रूपी फलोकी समृद्धि 
हो। नास्तिकोकी गरुफाओ; वितंडावादियो ढेढ़े-मेढ़े रास्तों और तर्क करनेवालोके 
हिसक-श्वापदोका पूरी तरहसे नाश होने दे । तू मुझे ऐसी सामथ्ये प्रदान कर जिसमें 
“मैं श्रीकृष्णके गुणोका ठीक-ठीक वर्णन कर सके और श्रोताओको भी श्रवणके आनन्‍्द- 
का साम्राज्य प्राप्त होने दे । इस देशी मांपाके नगरमे ब्रह्मविद्याकी भरमार करके 
लोगोको इस विद्यानन्दका मनमाना लेन-देन करने दे । हे सदगुरुकी कृपा-दृष्टि, यदि 
तू मुझ पर अपने प्रेमपूर्ण आँचलछकी छाया करेगी और मेरे भाग्यमें वह छाया प्राप्त 
करना वदा होगा, तो है माता, यह सब कुछ मैं तत्कारू ही निर्माण कर सकूँगा । 
नासकी यह प्रार्थवा सुनकर गुरुने उसकी ओर प्रसन्न हष्टिसि देखा और कहा---“अब 





स्यारहवाँ अध्याय २४३ 


है । इसके सिवा उत्के लिए और कोई उपाय ही नही होता । इसी प्रकार प्रीतिसे 
अथवा भूछेस्ते मैंने आपके विरुद्ध जो जो आचरण किये हों, वे सब, हे प्रभो मुकुन्द, 
आपको अपने क्षमा ग्रुणके कारण सहन करने ही पडेंगे। और है देव, यदि अप 
क्षमावान्‌ होगे, तभी इस भूत-सृष्टिमे यमका राज्य रह सकेगा | इसलिए है पुरुषोत्तम 
इस विषयमें मैं आपसे चाहे कितनी ही प्रार्थना क्यो न करूँ पर वह सब थोडी ही 
होगी । इसलिए हे अतक्यं भगवन्‌, मैं आपकी शरणमे आया हूँ और आप मुझे इन 
सब अपराधोके लिए क्षमा करें । 

पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्व गुरुगरीयान । 

न त्वत्समोष्स्त्यभ्यधिकः कुतोष्न्यो लोकत्रयेष्प्यप्रतिसप्रभाव ॥॥ ४३ ॥॥ 


“परन्तु हे देव, अब आपकी महिमा मेरी समझमे पूरी तरहपते आ गई है। मैं 
समझ गया हूँ कि आप इस स्थावर और जंगमसे युक्त विश्वके मूल बीज हैं। हरि 
और हर आदि समस्त देवताझ्ोके परम दैवत आप ही हैं । और वेदों को भी आपसे 
ही ज्ञान प्राप्त हुआ है। है प्रन्नो श्रीराम, आप भूत मात्रके साथ सम भावसे व्यवहार 
करते हैं । आप सब ग्रुणोमे अप्रतिम और अद्वितीय है । भरा यह कहनेकी आवश्यकता 


है कि आपके समान और कोई नही है? आप आकाश हैं और यह सारा विश्व आपमे 
ही समाया हुआ है । ऐसी अवस्थामे यह कहना केवल लज्जास्पद ही है कि आप की 
तरहका और भी कोई भी सर्वव्यापी है। अब इस विषयमे और अधिक क्‍या कहा 


जाय ! इसलिए त्रिभुवनमे केवल आप ही अद्वितीय हैं आपकी बरावरी का अथवा 
आपसे बढकर और कोई नही है। आपकी महिमा इतनी विलक्षण है कि उसका 
किसी प्रकार वर्णन ही नही किया जा सकता ।”! 
तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय काय॑ प्रसादये त्वामहमीशमीडचसम । 
पितेव पुत्नस्थ सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाहंसि देव सोहुम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अर्जुनने ये सब वातें कहकर श्रीकृष्णको दंडवत किया और तत्काल ही उसके 
शरीरमें आठो सात्विक भावोका संचार हो आया । फिर वह गद॒गद स्वरसे कहने रूगा-- 
“हे देव; आप प्रसन्न हो। प्रसन्न हो । इस अपराधके समुद्रसे मेरी रक्षा करें। आप सारे 
विश्वका हित करनेवाले है। परन्तु केवल आपसदारीके विचारसे मैंने कभी आपका 
विशेष सम्मान नही किया । हे विश्वेश्वर, आपके साथ मैंने ऐसा आइचर्यंजनक और 
रूज्जास्पद व्यवहार किया है। यदि वास्तवमे देखा जाय तो प्रशंसाके योग्य स्वयं आप 
ही थे। परन्तु आपने भरी सभामे मेरी प्रशंसा की और मैं बड़े अभिमानसे बैठा हुआ 
बडी बड़ी बाते बधारता रहा। है मुकुन्द, मेरे इस प्रकारके अपराधोका कही अन्त ही 
नही है। इस लिए आप इन अपराधोसे मेरी रक्षा करें। मुझमे तो इस प्रकारकी 


क्षमा-याचना करनेकी भी योग्यता नही है । परन्तु जिस प्रकार बारूक अपने पितासे 
लाड़से बोलता है और यदि बालूकका घोर अपराध भी होता है, तो भी जिस प्रकार 


पिता मनमे परायेपतका भाव न रखकर प्रेमसे उसके सब अपराध क्षमा कर देता है, 


उसी प्रकार आप भी मेरे सब अपराध क्षमो करेंगे । मित्रका ओऔद्धत्य प्रिय ही सहन 
करते हैं। बस इसी प्रकार आप भी मेरा औद्धत्य सहन करें। अपने मित्र जनोसे 


कभी कोई साम्प्रदायिक मान-अपमानकी [अपेक्षा नही करता । इसी प्रकार, हे देव, 








बारहवाँ अध्याय श्ष्छ्ष 


गीताके अर्थका निरूपण आरम्भ करो, प्रस्ताववाका अधिक विस्तार करनेकी आव- 
इयकता नही -” इस पर शिष्यको स्वभावत: बहुत अधिक आनन्द हुआ और उससे 
कहा--- हे स्वामी, ठीक है यह आपका महाग्रसाद ही है ।” और तब उसने श्रोताओसे 
कहा--“अब मैं ग्रन्थका निरूपण करता हुं । आप लोग इधर ध्यान दे ।” 

अजुन उवाच- 

- एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुपासते। 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः॥ १॥ 

फिर समस्त वीरोमे श्रेष्ठ और सोम वंशकी विजय-पताका पाडु-नन्दन अर्जुनने 
श्रीकृष्णससे कहा--“हे देव, आपने मेरी बात सुन ली न ? आपने मुझे जो विश्व-रूप 
दिखलाया था, वह बहुत ही अद्भुत था, इसी लिए मेरा मन बहुत घबरा गया था | 
और इस सुन्दर कृष्ण मूत्तिसे मैं सदासे परिचित था, इसलिए मेरा जी यही चाहता 
था कि मै इसीका आधार ग्रहण करूँ । परन्तु आपने यह कहकर निषेध कर दिया कि 
ऐसा मत करो | परन्तु व्यक्त और अव्यक्त (अर्थात्‌ सग्रण और निगुंण) दोनो आपके 
ही स्वरूप हैं। भक्तिसे सगुण रूपका साधन होता है और योगसे निर्मुण रूपका । हे 
बैकुण्ठाधिपति, ये दोनो ही मार्ग आपके पास तक पहुँचानेवाले है। सग्रण और निर्गुण 
इन मार्गोके प्रवेश द्वार हैं। कसौटी पर सौ भर सोनेके पाँसेको कसनेसे जो कस आता 
है, वही कस उसमेसे निकाले हुए रत्ती भर सोनेका भी आता है। इसलिए एक 
देशीय सगुण और सर्वव्यापक निर्गुण दोनोकी योग्यतां समान ही है । अमृतके सागर- 
मे जो सामथ्य॑ देखनेमे आती है, वही सामथ्यं अमृतकी लहरके एक चूल्लूमे भी होती 


है । हे महाराज, इस प्रकारका निश्चित ज्ञान अब मुझे हो गया है। परन्तु हे योगेश्वर 
देव, मैंने जो यह प्रदन किया है, गह केवल इसी लिए कि आपने अभी थोडी देरके 


लिए जो विश्वव्यापक स्वरूप धारण किया था, उसके सम्बन्धमे मेरी यह समझनेकी 


इच्छा है कि वह स्वरूप वास्तविक था या केवरू बनावटी । परन्तु एक तो वे भक्ति- 
योगी होते है, जो सब काम केवल आपके प्रीत्यर्थ करते है, केवल आपको ही सवश्रेष्ठ 


समझते है, अपना समस्त मनोधर्म आपकी भक्तिसे अंकित कर लेते है और सब प्रकार- 


से आपको अपने हृदयमे रखकर आपकी उपासना करते है। और दूसरे वे ज्ञान-योगी 
होते है, जो आत्मैक्य भावसे उस वस्तुकी उपासना करते हैं जो ओकारसे भी परे हैं, 


जो स्पष्ट वाणीके लिए अलभ्य है, जिसकी किसीके साथ उपमा नही दी जा सकती और 


जो अविनाशी, निर्गुण, अवर्णनीय और स्थलहीन है। अत हे अनन्त प्रभो, आप 
कृपा कर यह वतलावें कि उन भक्ति-योगियो और इन ज्ञानयोगियोमेसे वास्तविक 


ज्ञान किसको होता है ।” अजुनकी यह वात सुनकर भगवानुकों सन्‍्तोष हुआ और 
उन्होनें कहा--“हे अर्जून, तुम सचमुच यह वात बहुत अच्छी तरह जानते हो कि 
प्रद् किस प्रकार करना चाहिए | 
ओीभगवानुवाच-- 
सय्यावेधय मनो ये सां नित्ययुक्ता उपासते। 
श्रद्धणा परयोपेतास्ते से युक्ततमा मताः॥ २ ४ 


श्डड हिन्दी ज्ञानेशवरी 


आपने जो मेरे धरमें जूठन उठाई और मैंने आपको उठाने दी, उसके लिए भी आप 
मुझे क्षमा करें। अथवा जब किसी बहुत घनिष्ठ और प्रिय मित्रसे भेंट होती है, 
तब उससे संसारमे अनुभव किये हुए सब संकटोका वर्णन करनेमें कोई संकोच नही 
होता । अथवा जब पतिको ऐसी पतिन्नता स्री मिकती है जो अपना मन; शरीर और 
आत्मा तीनो पूरी तरहसे अपने पतिको अपित कर चुकी होती है, तब उसके साथ 
बिना खुले दिलसे वाते किये रहा ही नही जाता। इसी प्रकार, हे सद्गुरु महाराज, 
मैंने भी आपसे प्रार्थना की है। इसके सिवा ये बाते कहने का और भी एक कारण है । 
+ अदृष्टपुर्व॑ हृषितो5स्मि दृष्टचा भयेत्र च॒ प्रव्यथितं सनो से । 

तदेव से दर्दाय देव रूप प्रसोद देवेश जगन्निवास॥ ४५॥। 

“हे देव, देखिये, मैंने बहुत धुप्टता करके आपसे यह आग्रह किया कि आप मुझे 
अपने विश्व-रूपके दर्शन करावे और इस विद्वव के आप माता-पिताने बहुत प्रेमसे मेरा 
वह आग्रह पूरा किया। मैने इस प्रकारके अनेक हठ किये कि मेरे घरके आँगनमें बहुतसे 
कलूपवृक्ष लग जाये, कामधेनुके बछड़े मुछे खेलनेको ने, मेरे चौपड खेलनेके लिए 
सक्षत्रोके पसि बने और मुझे खेलनेके लिए चन्द्रमाका गेंद मिले; और एक प्रेमपूर्ण 
साताके समान आपने मेरे वे सभी हठ पूरे किये। जिस अमृतका एक छोटासा कण भातप्त 


करनेके लिए भी अपरम्पार कष्ट सहन करना पडता है, उस अमृतकी आपने चातुर्मात 
भर वर्षा की और जमीन जोतकर मानो क्यारी क्‍्यारीसे आपने चिन्तामणियोकी 


वोआई कर दी। हे देव, आपने इस प्रकारसे मुझे घन्य किया है और बडे लाडसे मेरा 


पालन किया है। जो विश्व-हूप कभी शंकर और ब्रह्माने कानोसे भी नही सुना था, 
उस विश्व-रूपके आपने मुझे दर्शन कराये -है । आपके जीवनका जो रहस्य देखना तो 


दूर रहा, पर जो उपनिषदोके विचारक्षेत्रमे भी नहीं आ सकता, वही रहस्‍थ आज 
अपने गाँठ खोलकर मेरे लिए स्पष्ट कर दिया है। हे महाराज, विश्वके आरम्भसे 
लेकर आज तक मैंने जो जो जन्म धारण किये, यदि उन सब जन्मोको खूब ध्यान- 
पूवेंक देखा जाय यो भी कही यह पता नही चलेगा कि मेरे लिए कभी वह रहस्य 


देखने या सुननेका प्रसंग आया था। और मेरे अन्त.करकों भी कभी इस बातकी 
गन्ध भी नहीं मिली थी । फिर ऐसी बातके आँखोसे देखनेका तो जिक्र ही क्या है ! 


सारांश यह कि मैंने आज तक कभी यह विश्व-रूप देखा या सुना नही था। परन्तु 


वही विश्व रूप आज आपने मुझे प्रत्यक्ष दिखछा दिया जिससे मेरा मन बहुत अधिक: 
आनन्दित हुआ है।॥ परन्तु मेरे मनमे इस समय यह आता है कि मैं आपके साथ जी 


खोलकर बाते करे, आपके पास रहूँ और आपको गले रूगा हूँ। अब यदि मैं आपके 
इस विश्व रूपके साथ ये सब वाते करना चाहूँ तो मेरी समझमे यह नही आता कि 
आपके इन असंख्य मुखोमेसे किस सुखके साथ मैं बाते करूँ और किसे आलिगन करूँ, 
क्योकि आपका यह स्वरूप अमर्याद है। ऐसी अवस्थामें भला वायुके साथ कैसे दौड़ा 


जा सकता है, आकागको किस प्रकार आलिंगन किया जा सकता है और अग्राध समुद्रमें 
किस प्रकार जल क़ीड़ा की जा सकती है? हे देव, आपके इस स्वरूपसे मुझे भय 


लगता है; इसलिए अब आप मेरी यह एक इच्छा और पूरी कर दे कि अपना यह 


श्प्ड हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


“अच्छा सुनो पश्चिमकी ओर अस्ताचलके पास पहुँच जाने पर और सूर्यके आड- 
में हो जाने पर भी जिस प्रकार उस अदृश्य विम्बके पीछे भी सूर्यकी किरणें संचार 
करती रहती हैं, अथवा हे पार्थ, जिस प्रकार वर्षा ऋतुके आने पर नदियोका जल 
बढ़ने छूगता है, उसी प्रकार जव मनुष्य उपासना करता रहता है, तब उसकी श्रद्धा 
भी दिन पर दिन बढती जाती है। परन्तु नदी जब समुद्रके पास पहुँच जाती है, तब भी 
उसके पीछेवाले प्रवाहका जोर बराबर ज्योका त्यो बना रहतां है। बस यही नदीके 
अवाहवाली सारी वात प्रेम-भावके सम्बन्धमें भी है । इसी प्रकार जो लोग अपनी 
समस्त इन्द्रियो समेत अपना मनोभाव मुझमे अपैण करके रात और दिन समय और 
असमयका कुछ भी विचार किये बिना, सदा मेरी उपासना करते हैं और इस प्रकार 


जो भक्त अपना सर्वस्व वहन करते है, उन्हीको मै परम योगयुक्त या श्रेष्ठ योगी 
समझता हैँ । 


ये हक 2. त्वक्षरसनिर्देशयमव्यक्तं॑ पर्युपासते । 
 च॒ कृठस्थमचल श्रुवम ॥ ३ 0 
संनियम्येन्द्रियग्रासं सर्वत्र. समबुद्धयः। 
ते प्राप्नुवन्ति भाव सर्वभूतहिते रताः॥ ४ 0 
“हे अजुन, जो और दूसरे छोग आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करते है, वे निर्गुण 
अविनाशी तत्त्वको देखते है। जिसके पास तक मन कभी पहुँच ही नही सकता और 
जिसमे वुद्धिकी किरणका प्रवेश भी नही हो सकता, उसका साधन भला इन्द्रियोसे 
कैसे हो सकता है ? केवल यही नही, वह तो ध्यानको भी प्राप्त नही होता और इसी 
लिए वह किसी एक स्थान पर प्राप्त नही हो सकता और न किसी आकारमें ही हो 
सकता है। जो सभी स्थानों पर, सभी भावोसे और सभी कालोमे रहता है परन्तु 
जिसकी कल्पना करते करते चिन्तन-शक्ति भी चिन्तित होने रूगती है, जिसके 
सम्बन्धमे न तो यही कहा जा सकता है कि वह होता है और न यही कहा जा सकता 
है कि वह नहीं होता, जिसके सम्बन्धमे न तो यही कहा सकता है कि वह है और 
न यही कहा जा सकता हैं कि वह नही है और इसी लिए जिसकी साधना करनेमें 
कोई उपाय नही चलता, जो,न तो चलता ही है और न हिलता ही है और जो न तो 
कभी हे ही होता है और न कभी दूषित ही होता है, उसे जो लोग-स्वयं अपनी 
सामर्थ्यसे प्राप्त कर लेते है, जो चैराग्यकी प्रखर अग्निमें विषय-समूहको जला देते 
और इन्द्रियोकी तपी हुई स्थितिमे बडे धैर्यंसे नियन्त्रित रजत हैं आर कर 2 
संयमके बल पर जो लोग अपनी इन्द्रियोको मोडकर अपने हृदयकी गुकामें बन्द कर 
रखते हैं, अपना द्वार अच्छी तरह बन्द करके और अच्छी तरह आसन-मुद्राका साधन 
करके मूलवन्धका वुज॑ बाँध लेते है, जो आशासे सब प्रकारका सम्बन्ध तोड़ लेते है, सब 
प्रकारके भयका नाश कर डालते हैं और अज्ञान-निद्राकी कालिमा अच्छी तरह दूर 
करके उसका नाथ कर डाछते है, जो वञ्जायनकी अर्थात्‌ मूलबन्धकी अग्निकी 
ज्वालाओमसे शरीरमे रहनेंवाली सातो घातुएँ जलाकर रोगोके मस्तक पर पटचक्रकी तोपें 
चाते और स्फुरित होनेबाली कुडलिनीकी तेजस्वी दीअट आधार-चक्र पर रखकर 
उसकी भ्रभासे मस्तक तक अपने सारा शरीर देदीप्यमान कर छेते हैं और तब 


श्यारहवाँ अध्याय २४५ 


स्वरूप आप समेट लें । कौतुकस इस स्थावर जंगम विश्वका अवलोकन. करनेके उप- 
रान्त जिस प्रकार यह जी चाहता है कि चुपचाप चलकर घर पर पड़े रहें, उसी 
प्रकार आपका जो सौम्य चतुर्भज स्वरूप है, वह मुझे विश्वाम-स्थल जान पड़ता है । 
यदि मैंने योग मार्गका अभ्यास किया तो भी अन्तमें मुझे यही अनुभव करना पडेगा । 
और यदि मैं शास्नोका अध्ययन करूँगा तो भी अन्त मे यही सिद्धात मेरे पहले पडेगा। 
यदि मैं यज्ञ-याग करूँ तो उनका भी अन्तमें यही फल होगा । तीर्थ-यात्रा भी इसीके 
लिए की जाती है। इसके सिवा और भी जो जो दान-पुण्य मैं करूँगा, उन सबका 
फछ यही आपका चतुर्भुँज रूप है। इस प्रकार उस रूपके दर्शनकी मेरे मनमें बहुत 
बडी कामना है और मैं उसके दर्शन करनेके छिए बहुत अधीर हो रहा हूँ । वस'मेरी 
यह चिन्ता आप बहुत शीघ्र दूर कर दे । हे समस्त जीवोके मनकी बात जाननेवाले, 
है सारे विश्वमे व्याप्त रहनेवाले, हे देवताओंके भी पुज्य, हे देवाधिदेव, अब आप 
प्रसन्न हो । ४ | 
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां व्रष्ठुमहं तथेव । 
तेनेव रूपेणः चतुसुजेंन सहस्रबाहो भव विश्वमुर्ते ॥४६॥ 
“जिसके अंगोकी कान्ति नीले कमलके लिए भी आदर्श है, जो आकाशके रंगकी 
भी शोभा बढ़ाती है और नीलूमणिमे भी तेजस्विता छाती हैं, जिसकी कमरकी शोभा- 
से मदनकी शोभा भी उसी प्रकार बढ़ती है, जिस प्रकार मरकत मणिमे मानो सुगंध 
उत्पन्न हुई हो अथवा आनन्दमें अंकुर निकले हो, जिसके सम्बन्धमे इस प्रकारकी 
भ्रान्ति होती है कि मस्तककी शोभा मुकुट वढा रहा है अथवा मुकुटकी ही शोभा 
मस्तकसे वढ रही है--क्योकि उस अंगकी शोभा ही #शज्भारके छिए भूषण हो रही 
है---जिस प्रकार आकाशमे इन्द्रधनुष पर मेघ दिखलाई पड़ते है, उसी प्रकार जिस 
शा ज्भ पाणिने वैजवन्ती माछ धारण कर रखी है और दैत्यो तथा दानवोको भी मोक्ष 
दान देनेमे जो गदा इतनी उदार है और है गोविन्द, जिसका चक्र अप्रतिम सौम्य 
तेजसे चमक रहा है, वह सुन्दर रूप देखनेके लिए मैं अधीर हो रहा हूँ । इसलिए हे 
देव, अब आप अपना वही रूप धारण करें| “इस विद्व-रूपके दशन करके मेरे नेत्र 
अत्यन्त तृप्त हो चुके हैं और अब वे आपकी सौम्ये कृष्ण भूत्ति देखनेके लिए बहुत 
उतावले हो रहे है। अब इन नेत्रोको उस सुन्दर क्ृष्णमूत्तिके दशंत करनेके सिवा 
और कुछ भी अच्छा नही छूगता । उस मूत्तिके सामने इन्हे इस विश्व-रूपका कुछ भी 
महत्व नही जान पडता । हम छोगोको उस कृष्णमूत्तिके सिवा और कही भोग अथवा 
मोक्ष नही मिल सकता । इसलिए, हे देव, अब आप अपना यह विश्व-रूप समेटकर 
वही पहलेवाला सग्रुण रूप धारण करें। 
श्रीभगवानुवाच--- 
सया प्रसन्नेत कक अ की तवाजुनेद॑ रूप॑ पर॑ - दरशितमात्मयोगात्‌ 
तेजोमयं  यन्‍्से त्वदन्येन न दृष्टपुर्वंम ॥४७॥ 
अर्जुनकी ये सब बातें सुनकर उन विश्वरूपी भगवानको बहुत अधिक आश्चये 
हुआ और उन्होने कहा---मैंने तुम्हारे समान अविचारी कही नही देखा । तुम्हे कैसी 
अलौकिक वस्तु प्राप्त हुई है ! परन्तु इस छाभसे भी तुम्हे सुख नही होता । न जाने 


बारहवाँ अध्याध श्प्प्‌ 


इन्द्रियोके नौ द्वारो पर निग्रहकी कीरू रूगाकर केवल सुषुम्ता नाडीकी खिडकी खुली 
रखते है, प्राण वायुकी शक्ति रूपी चामुंडाके लिए संकल्प रूपी मेढे कार्टकर मन रूपी 
महिषासुरके मुडका वलिदान करते हैं, जो चन्द्रमा और सूयय अर्थात्‌ इडा और 
पिगला नाडियोका एकीकरण करके नाद घोषकी सहायतासे सच्नहवी पूर्णामृत कछाका 
जल शीक्रतापूर्वक अपने अधिकारमे कर लेते है और तव मध्यमा अर्थात्‌ सुषुम्ना 
नाडीके विवर रूपी मार्गसे चलकर अन्तिम ब्रह्म रन्ध्र तक जा पहुँचते हैं, केवल इतना 
ही नही, वल्कि जो मकार भर्थातु सुषुम्नाके विवरकी सीढियाँ चढ़कर और मह॒दा- 
काशको वगलमे दबाकर ब्रह्ममे विलीन हो जाते है और इस प्रकार समवुद्धि होकर 


जो लोग तत्काल ब्रह्म-साक्षात्कार प्राप्त करनेके लिए योग का वीहड मार्ग अपने 
अधिकारमे कर लेते है और जो अपने मनोभावके बदलेमे निर्गुण निराकारशून्य स्वरूप 


ब्रह्मको चटपट प्राप्त कर छेते हैं, हे अर्जुन, वही छोग आकर मुझमे मिलते है । यह 
बात नही है कि उन छोगोको योग-बलसे इसकेसिवा कुछ और अधिक प्राप्त होता हो । 
हाँ, यदि कुछ अधिक मिलता है तो वह केवल कष्ट ही मिलता है। 
| वलेशो5घिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिद्‌.खं देहवस्िरवाप्यते ॥ ५॥ 

“जो लोग बिनां भक्तिके ही उस निराधार तथा अव्यक्त तत्वकी साधना करना 
चाहते है, जो समस्त भूतोका कल्याण करनेवाला है, उनके मार्गमें महेन्द्र आदि पदो- 
की वासनाएँ बाधक'होती है और ऋद्धि-सिद्धि भी उनके काममे बिघ्न उपस्थित 
करती है। उनके मार्गमे काम-क्रोधके उपद्रव बहुत होते है और इन सब बातोके साथ 
साथ उन्‍हें श्न्य ब्रह्मके वल पर छडना पडता है। उन्हे प्याससे ही प्यास बुझानी 
पडती है और भूखसे ही भूखको मारना पड़ता है दिन-रात हाथोसे हवा करनी पडती 
है । उन्हे दिनमे जागनेकी अवस्थामे ही सोना पडता है, इन्द्रिय-निग्नहका सुख भोगना 


पड़ता है और वृक्षोके साथ सख्य भाव रखना पडता है। उन्हे शीत और उष्णताको 
ही अपने वस्ध और ओढना-बिछौना बनानो पडता है और वर्षाकी झडियोमे ही अपना 


निवास-स्थान रखना पडता है । हे अर्जुन, तात्पयं यह कि यह योग वैसा ही है, जैसा 


किसी स्रीकी उस अवस्थामे सती बनकर चिता पर बैठना, जिस अवस्थामे उसका 
कोई पति हो ही नही । इस योग-मार्गमे न तो किसी स्वामीका कोई कार्य करना 


पडता है और न किसी प्रकारके कुलाचारका ही पालन करना पडता है। परन्तु हाँ, 


मृत्युके साथ निरन्तर युद्ध करना पडता है। इस प्रकार यह मरणसे भी तीत्र विप 
किस प्रकार पीया जाय ” यदि कोई पर्वतको निगलूनेके लिए अपना मुँह फ़ैलावे तो 


क्या उसका मुँह फट जायगा ? इसी लिए जो लोग इस योगके मार्ग पर चलते हैं, 
उनके भाग्यमे दुं खका वहुत अधिक अँश रखा रहता है। हे अर्जुन, देखो, जिसके दाँत 
झड गये हो और मुँह पोपछा हो गया हो, यदि उसे छोहेके चने चबाने पड़े, तो तुम्ही 
बंतलाओ कि उसका पेट भरेगा या प्राण जायेंगे ? क्‍या केवल बाँहोके वलसे तैरकर 


कभी समुद्र पार किया जा सकता है ? आकाशमे कभी कोई पैरोके वछ चल सकता 
है ? रण-क्षेत्रमे कुद पडनेके उपरान्त क्या कंभी सम्भव है कि शरीर पर रूकडीका 


न 


२४६ हिन्दी ज्ञानिदवरी 


तुम अपनी कायरतासे ये सब बातें कह रहे,हो या अपनी हेकड़ीके कारण । जब मैं 
सहज रुपसे प्रसन्न होता हूं, तब केवल इस जड़ भर्यादा तक,ही सब कुछ प्रदान करता 
हें; और जब तक सच्चा भक्त न॑ मिले, तब तक यह गृढ़ रहस्थ भला और किस पर 
प्रकट किया जा सकता है ? आज केवल तुम्हारे लिए मुझे अपना यह आन्तरिक रहस्य 
खोलकर यह विशाल विश्वरूप धारण करना पड़ा है। मेरी समझमे नही आता कि 
मैं तुम्हारे फेरमें क्यो इतना पंड़ गया हूँ । परन्तु यह बात बिलकुल ठीक है कि मैं 
तुम पर प्रसन्न होकर बिलकुल पागरूनसा हो गया हूं । और मैंने अपने भीतरी गूढ़ 
रहस्यकी मृति संसारके सामने प्रत्यक्ष रूपसे खड़ी कर दी है। मेरा यह स्वरूप अपार- 
से भी.अपार है । कृष्ण आदि अवतार इसी स्वरूपसे उत्पन्न हुए हैं। यह स्वरूप ज्ञान- 
तेजका सार-सर्वस्व है। यह विश्वरूप शुद्ध, अन्तहीन, निश्चक और सबका मूरू बीज 
है। हे अर्जुन, तुम्हारे सिवा -इससे पहले और किसीने यह विश्वरूप नही देखा था 
और न कभी सुना था, क्योकि यह स्वरूप किसी साधनसे प्राप्त नही किया जा 
सकता । 
न वेदयज्ञाध्ययनैन दानेन च क्रियासित तपोभिरुग्रे: । 
एवंरूपः दाक्य अहं नुलोके द्रष्ठ' त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८0 

“इस स्वरूपके मार्ग तक पहुँचते ही वेद मौन हो गये और यज्ञकर्त्ता छोग स्वगंसे 
लौट बाये । जब साधकोको यह पता चला कि योग-साधनसे भी यह रूप प्राप्त नहीं 
होता, बल्कि कष्ट ही होता है, तब उन्होने योगाभ्यास ही छोड़ दिया। इसी प्रकार 
केवल अध्ययनसे भी यहाँ कोई काम नही चलता । बिलकुल प्रथम कोटिके जो पृण्य- 
कर्म हैं, वे भी बड़े आवेशसे चलूकर जैसे-तैसे और मार-पीटकर केवल सत्य-छोक तक 


ही पहुँच सके हैं। तपने इस स्वरूपका केवल ऐव्वयँ ही देखा है और इतनेसे ही 
उसकी सारी उग्रता खड़े खड़े न जाने कहाँ चली गईं । इस प्रकार जो विदव-रूप 
तपके क्षेत्रके वाहर और उससे बहुत दूर है, वह विध्व-हूप आज तुमको बिना परिश्रमके 
ही देखनेको मिला है, और नही तो मनुष्य-छोकमे कभी किसीको इस रूपके दर्शन 
नही होते। इस संसार में केवल तुम्ही इस रूप-सम्पत्तिके पात्र हुए हो । इस प्रकारका 
परम भाग्य स्वयं ब्रह्माको भी प्राप्त नही हुआ है । 

मा ते व्यथा सा विमृदभावो दृष्टद्वा रूप घोरमीदृदममेदम्‌ । 

व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्व॑ तदेव से रूपसिद प्रपश्य ॥४०) 

“इसलिए इस विश्व-रूपके दर्शन करके तुम आनन्दित हो और इससे तिल मारते 

भी मत डरो | अपने मनमे इस बातका तनिक भी विचार मत करो कि इससे बढ़कर 
और कोई दूसरा पदार्थ हो सकता है। यदि अंमृतसे भरा हुआ समुद्र अकस्मात्‌ अपने 
ऊपर आ पडे तो क्या कभी कोई इस भयसे उससे दूर भागेगा कि मैं इसमे डूब जाऊँगा ? 
अथवा यदि किसीको सोनेका पर्वत दिखाई पड़े तो क्या वह कभी यह समझकर उसकी 
अवज्ञा करेगा कि यह इतना बड़ा पहाड़ यहाँसे हटाकर कैसे ले जाऊँगा ? यदि 
सोभाग्यसे चिन्तामणि प्राप्त हो जाय तो उसे अंग पर धारण करना चाहिए या यह 
सोचकर उसे दूर कर देना चाहिए कि यह एक बोझ है? क्या कभी कोई केवल इसी 


२५६ हिन्दी ज्ञानेदवरी 


एक भी वार सहे बिना कोई सूर्य-छोककी सीढी पर चढ़ सके ? इसलिए हे अर्जुन, 
जिस प्रकार किसी पंगुलके छिए वायुके साथ प्रतिस्पर्धा करना उचित नहीं है, उसी 
प्रकार निगुणकी उपासनाके लिए शरीरधारियोका प्रयत्व करना “उचित नही है। 
लेकिन फिर भी जो लोग इतनी धृष्टठा और दुस्साहस करके ,शून्यको प्राप्त करनेके 
लिए उच्चत होते है, उन्हे वहुत अधिक क्लेश सहन करने पड़ते हैं । परन्तु हे अजु न, 
जो योगी भक्ति-मार्गका अवरूम्बन करते है, उन्हे इन सब दुःखोका कभी अनुभव नही 
करना पडता । 

ये तु सर्वाणि कर्माणि स्थि संन्यस्थ सत्पराः । 

अनन्येनेव योगेन सां ध्यायन्त उपासते ॥ ९॥ 

“अपने वर्ण-भेदके अनुसार जो कर्म अपने हिस्सेमे आते है, वे सब कर्म जो लोग 
अपनी कर्मेन्द्रियोके द्वारा सुखपूर्वक करते है, सब शाखस्तरोक्त करम॑- करते रहते है और 
निषिद्ध कर्म छोड़ देते हैं और सब प्रकारके कम मुझे अर्पेण करके उनके बन्धक गुणो- 
का नाश कर डालते है और इस प्रकार, हे अर्जुन, समस्त कर्मोकी मुझमे समाप्ति करके 
उनका नाश कर देते है और हारीर, वाचा तथा सनकी जो और प्रवृत्तियाँ हैं, उन्हे 
भी जो मेरे सिवा और कही जाने नही देते और इस प्रकार जो मेरी अखंड उपासना 
करते है, जो ध्यान के निमित्त मेरे मिरन्तर निवास-स्थान बन गये है, जो अपने प्रेम- 
पूर्ण गुणसे केवल मेरे साथ व्यवहार रखते है और विषय-भोग तथा मोक्षपद दोनोके 
ही दुर्वह तथा दरिद्र कुल छोड देते है, और इस प्रकार एकनिष्ठ भक्तियोगत्ते जो अपने 
समस्त मनोभाव, अन्त करण और शरीर केवल भेरे अधीन कर देते है उनका मैं कहाँ 
तक वर्णन करूँ | उनको समस्त कामनाएँ मुझे पूरी करनी पडती है । 

तेषामहूं ससुद्धर्ता सृत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवासि नवच्िरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७॥॥ 

“हे अर्जुन, तुम संक्षेपमे यही समझ लो कि जो माताके पेटमे आता है, वह माता- 
को कितना अधिक प्रिय होता है ! इसी प्रकार वे भक्त भी चाहे जैसे हो, मुझे प्रिय 
होते है। कलि-का रूकी सब विधघ्न-वाधाओको उनसे दूर रखकर उनकी रक्षा करनेका 


मानों मैंने पट्टा ही लिखा लिया है। और यदि ऐसा न हो, तो भी एक ओर तो मेरी 
भक्ति और दूसरी ओर संसार की चिन्ता । यह कैसी विलक्षण और असम्बद्ध कल्पना 


है ! क्या किसी सम्पन्न व्यक्तिकी प्रिय र्री भी कभी रूखे-सूखे अन्नके लिए किसीसे 
भिक्षा माँग सकती है ? इसी प्रकार मेरा भक्त भी मेरा प्रेमपात्र होता है । फिर भला 
क्या उसकी लज्जा मुझे न होगी? जन्म और मृत्युकी लहरे सारी सृष्टि पर पड़ती 
हैं। यह देखकर मेरे मनमे यह बात आई कि कौन ऐसा है जो इस संसार-सागरकी 


लहरोसे दुःखी न होता हो? ऐसी अवस्थामे सम्भव है कि मेरे भक्त भी डर जाते 
हो । इसी लिए, हे अजु न, राम और कृष्ण आदिके हजारो नामोको तुम हजारो 


नौकाएँ ही समझो । इन नौकाओको इस संसार-सागरमें सजाकर मैं अपने उन भक्तो- 


का तारक बन गया हूं । फिर मेरे जो भक्त संगहीन और सवसे अछूग रहनेवाले थे, 
उनके लिए मैने अपने ध्यानका बाघार प्रस्तुत किया और जो संसारी या ग्रहस्थ थे, 


ग्यारहवाँ अध्याय २४७ 


लिए कामघेनुकी घरसे,बाहर निकाल देता है कि हमें इसका पार्लंन पोषर्ण करना 
पड़ेगा और वह हमसे नही हो सकेगा ? यदि चन्द्रमा धरमे आवे तो क्या कभी कोई 
उससे यह कह सकता है कि तुम यहाँसे निकल जाओ, तुमसे हमारा शरीर जलू गया ? 
अथवा यदि घरमे सूर्य आवे तो क्या उससे कोई यह कहेगा कि दूर हटो, तुम्हारी 
परछाही पड़ती है ? और यदि कोई ऐसा कहे तो क्या उसका ऐसा कथन बुद्धिमत्ता- 
पूर्ण समझा जायगा ? इसी प्रकार मेरे विश्वरूपका परम तेजस्वी ऐश्वर्य आज 
सहजमे तुम्हे प्राप्त हुआ है। तुम इस प्रकार इससे घबरा क्यो रहे हो ? परन्तु तुम 
मू्खें हो और यह बात तुम्हारी समझमे नही आ रही है। हे भर्जुन, अब मैं तुम 
पर कया क्रोध करूँ ? परन्तु तुम वास्तविक शरीर॒को छोड़कर केवल छायाको ही 
आलिगन करना चाहते हो। तुम यह बात अच्छी तरह समझते हो कि यही मेरा 
वास्तेविक स्वरूप है और वह वास्तविक स्वरूप नहीं है। और तुम भेरे इस 
वास्तविक स्वरूपसे डरकर बस चतुर्भूज स्वरूपके साथ प्रेम करते हो जो ऊपरी 
और नकली है। तो भी, हे अर्जुन, अब अब तुम यह हठ छोड दो और इस 
फेरमे मत पडो | यद्यपि यह विव्वरूप देखनेमें भयंकर जान पडता है और यद्यपि 
इसका विस्तार प्रचंड है, तो भी केवल यही स्वरूप वास्तविक और सच्चा है, यह 
बात तुम अपने मनमे खूब अच्छी तरह समझ लछो--- इसे गाँठ बाँध छो । जिस प्रकार 
किसी भारी मक्खीचूस पुरुषका मन सदा द्रव्यमे ही रूगा रहता है और वह केवल 
घरीरसे ही व्यवहार करता है अथवा जिस प्रकार पक्षिणी अपना जीवन घोसलेसें 
पड़े हुए उन बच्चोके पास, जिनके पंख अभी नही फूटे हैं, छोडकर आकाशमें उड़नेके 
लिए जाती है अथवा गौ अपने बच्चेके पास अपना वात्सल्यपूर्ण मन छोड़कर जंगलमें 
चरनेके लिए जाती है, उसी प्रकार तुम भी अपना प्रेम इसी स्वरूप पर सदाके लिए 
स्थिर रखो | हाँ, बाहरी मनसे,केवल स्नेह-सुखके छाभके लिए, उस चतुभुज कृष्ण- 
मूतिका ध्यान करो; परन्तु फिर भी मैं बार वार तुमसे यही कहता हूँ कि तुम मेरा 


एक उपदेश कभी मत भूछो । और वह उपदेश यह है कि तुम मेरे इस विश्व रूप 
परसे कभी अपनी श्रद्धा मत हटने दो । तुम्हे इस स्वरूपसे केवल इसलिए भय हो 
रहा है कि इसे तुमने पहले कभी नही देखा था । परन्तु तुम वह भय छोडकर इसी 
स्वरूप पर अपना सारा प्रेम स्थिर करो ।” इसके उपरान्त श्रीकृष्णने कहा “'“अव 


तुम जैसा कहते हो, मैं वैसा ही करता हूँ । वह मेरा पहलेवाला रूप अब तुम खुशीसे 
मन भरकर देखो ।” 


इत्यजु न॑ वासुदेवस्तथोकत्वा स्वक रूप॑ दर्हायामास भूयः । 
आइवासयामास च भीतसेन भत्ता पुनः सोम्यवपुर्महात्मा ॥ ५० 


भगवानने इन शब्दोका उच्चारण करते ही फिर वह मानवी रूप धारण कर 
लिया। इसमें तो आश्रयंकी कुछ भी बात नही है, परन्तु भर्जुनके प्रति उनके मनमे जो 


प्रेम था वह अवदय ही आश्चर्यजनक है । श्रीकृष्ण मानों नगद कैवल्थ धाम थे और 
उनका जो सारसवंस्व विश्व-रूप था, वह उन्होने अजु नको स्पष्ट रूपसे दिखला दिया 


था । परन्तु उनका वह रूप अजु नको कुछ अच्छा नही छगा था। जिस प्रकार लोग 
पहले तो किसीसे कोई वश्तु साँगते हैं और तब उसे उपेक्षापूर्वक अलग रेंख देते हैं 


बारह॑वाँ अध्याय २५७ 


उन्हे मैंने इन नौकाओ पर बैठाया । कुछ भक्तोके पेटके नीचे प्रेमकी पेटी गाँधी । 
और इस प्रकार अपने समस्त भक्तोको मैने आत्मैक्यके तट पर छा छगाया | केवल 


इतना ही नही, जिन जिन लोगोने मेरी भक्ति की, उन्त सबको, फिर चाहे वे चतुष्पद 
और पशु ही क्यों न रहे हो, मैंने अपना भक्त मानकर उन्हे बैकुण्ठके साम्राज्यका 
स्वामी बताया । इसी लिए मेरे भक्तोको किसी प्रकारकी चिन्ता कष्ट नही पहुँचती 
और मैं उन्हें तारनेके लिए सदा उद्यत रहता हूं । ज्योही भक्त लोग अपनी चित्त- 
वृत्ति मुझे अपित करते हैं त्योहीं वे मानो अपने प्रपंच रूपी खेलोमे मुझे भी अपना 
साथी बनाकर सम्मिलित कर लेते हैं। इसी छिए है, अजुत, तुम निरन्तर इस मन्‍्त्र- 
का पाठ किया करो कि जिस समय जीव इस अनन्य भक्तिका मार्ग ग्रहण करता है, 
उसी समय वह श्रेष्ठ भक्त हो जाता है । 

सय्येव सन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। 

निवसिष्यसि सय्येव अत ऊध्व न संशयः ॥ ८॥ 

“बुद्धिसे निश्चय करके मनकी समस्त वृत्तियाँ मेरे स्वरूपमे स्थिर करो। है 
अर्जुन, यदि बुद्धि और मन दोनो प्रेमपुर्वक पूर्ण रूपसे मुझमे रमण करने रूगे, तब 
तुम आकर मुझमे मिल जाओगे । क्योकि यदि मन और वुद्धि दोनो मेरे स्वरूपमे 
स्थिर होकर विहार करने छगे तो फिर भला “मैं”? और “तुम” का भेद ही कहाँ 
बाकी रह जायगा ? जिस प्रकार आँचलसे हवा करने १२ दीपक बुझ जाता है और 
उसका तेज नष्ट हो जाता है। अथवा सूर्य-विम्बके अस्त हो जाने पर उसका प्रकाशन 
नही रह जाता अथवा जब जीव ऊपरकी ओर चलने रूगता है, तव उसकी इन्द्रियाँ 
भी शरीरको छोड देती है, उसी प्रकार मन और वुद्धिके साथ अहंकार भी आपसे 
आप मेरी ही ओर आने लगता है। इसीलिए तुम अपने मन और बुद्धिको मेरे 
स्वरूपमे प्रविष्ट करके उन्हे वही स्थिर करो और तब इस कृत्यकी सहायतासे तुम 
मेरा सर्वव्यापक स्वरूप प्राप्त करोगे । मै स्वयं अपनी शपथ खाकर तुमसे कहता हूँ 
कि इस सिद्धान्तमे कोई अपवाद नही है । 

अथ चित्त समाधतु न दावनोषि सयि.स्थिरस्‌। 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तु धनंजय ॥॥ ९॥। 

“यादि मन और वुद्धि समेत तुम अपना चित्त पूर्ण रूपसे मेरे अधीन न कर सकते 
हो तो तुम ऐसा करो कि दिन और रातके आठ पहरोमेसे कमसे कम एक अल्प क्षण 
भरके लिए ही मन और बुद्धिके सहित अपना चित्त मुझे अपँग करते चलो । फिर 
जिन क्षणोमे मेरा सुख भोगनेंको मिल सुके, कमसे कम उन क्षणोमे तुम्हारे मनमें 


विषयोकी ओरसे विराग उत्पन्न होगा । और तब जिस प्रकार शरत्‌-काल आने पर 
नदी धीरे धीरे उतरने लगती है, उसी प्रकार तुम्हारा चित्त भी धीरे धीरे प्रपचोके 


वेगसे बाहर निकलने लगेगा । फिर ऐसा होने पर जिस प्रकार पृणिमासे चन्द्रमाका 


बिम्ब दिन पर दिन घटता घटता अन्तमे अमावस्याके दिन आकर बिलकुल नष्ट हो 
जाता है, उसी प्रकार विषय-भोगोसे बाहर निकलते निकलते और मेरे स्वरूपमे प्रवेश 


करते करते, हे अर्जुन, तुम्हारा चित्त धीरे धीरे मेरे ही स्वरूपके समान हो जायगा । 
प्छ 


२४८ हिन्दी ज्ञनिष्धरी 


अथवा कोई रत्न देखकर उसमें कुछ दोष निकालते हैं अथवा विवाहके लिए कन्याको 
देखने जाते हैं, तो उसे देखकर नाक-भौ सिकोड़ते हैं, ठीक उसी तरह का आचरण 
उस समय अर्जुनने किया था। श्रीकृष्णने तो कर्जुनके प्रति अपना इतना अधिक प्रेम 
दिखलाया था कि अपने उपदेशका सारांकझ विदव-हप तक' उसे दिखला दिया था। भला 
इससे अधिक वे अर्जुनके लिए और क्या कर सकते थे ! सोनेका ठुकडा गलाकर उससे 
अपनी इच्छाके अनुसार गहना बनाया जाता है; और यदि वह गहना पसन्द न आवे 
तो फिरसे गला डालनेके सिवा और उपाय ही क्या है ? बस अपने शिष्य अर्जुनके 
लिए भगवानको भी उस समय ऐसा ही करना पड़ा था। पहले उनका चतुभुंज कृष्ण 
रूप था और उससे उन्होंने अपना विश्व-रूप बनाया था। परच्तु वह रूप शिष्यको 
पसन्द नही आया, इसलिए उन्हें अब फिरसे वही कृष्ण रूप धारण करना पड़ा था। 
अपने शिष्यका हुठ इस सीमा तक माननेवाले गुरु भा और किस देशमें मिलेगे ? 
संजयने धुतराष्ट्से कहा--“परन्तु यह पता नही चलछता कि अर्जुनके प्रति श्रीकृष्णके 
मनमें जो इतना अधिक प्रेम था, वह किस लिए था ?” इसके उपरान्त जो दिव्य 
तेज सारी सृष्टिको व्याप्त करके उसके चारो ओर फैला हुआ था, वह सब अब उस 
कृष्ण रूपमें समाविष्ठ हो गया। जिस प्रकार आत्म-विचार करते समय “्वमु” 
(या तू ) पद का तत्‌ ( या उस ) पदमें समावेश हो जाता है अथवा समस्त वृक्ष- 
स्वरूपका सूक्ष्म बीजमें अन्तर्भाव होता है अथवा स्वप्नकी सब बातें जीवके जागने पर 
ऊुप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार श्रीकृष्णने अपने सभुण स्वरूपमें इस विश्व-रूपका योग 
एकत्र करके रख लिया। यह बात भी उसी प्रकार हुई थी, जिस प्रकार सूर्यकी 
कान्ति सूर्यमें अथवा मेघ-समूह आकाशमें अथवा समुद्रकी वाढ़ समुद्रमे लीव हो जाती 
है। कृष्ण मृत्तिके आकारमे विश्व-रूप-वसत्रकी तह ऊछूंगी हुई रखी थी; उसे श्रीक्ृष्णने 
अर्जुनके प्रेमसे प्रेरित होकर खोलकर अर्जुनको दिखछा दिया। पर जब उन्होने 
देखा कि उस वस्त्रकी लम्बाई चौड़ाई और रंग आदि अच्छी तरह देख लेने पर 
आ्राहकको वह वस्त्र पसन्द नही आया, तब उन्होने उस वस्त््रकी फिर पहलेकी सी तरह 
तह लगा ली । इस प्रकार जिस स्वरूपने अपने असीम- विस्तारके कारण सब कुछ 
व्याप्त कर रखा था, वह स्वरूप अब शान्त, मनोहर ओर विलकुछ सौम्य हो गया | 
तात्पर्य यह कि उन अनन्त भगवानने फिर वहीं पुराना छोटा रूप धारण कर 
लिया और भयभीत अर्जुनका फिरसे समाधान किया। जिस प्रकार स्वप्नकी 
अवस्थामे कोई मनुष्य एक वार स्वर्गमे जाकर सुखी होता है, परन्तु अकस्मातु जाग 
उठने पर वह विस्मित होता है, ठीक उसी प्रकारकी अवस्था इस समय अर्जुनकी 
हुई थी । अथवा जिस प्रकार सदग्रुरककी कृपा होने पर सब सांसारिक प्रपंचोका 
ज्ञान नष्ट हो जाता है और वास्तविक तत्वका ज्ञान होता है, ठीक उसी प्रकारकी 
बवस्था श्रीकृषष्णकी मूर्तिके दर्शनोंसे उस समय अजु नकी हुई थी। उस सम पार्थको 
छेसा जान पड़ा कि मेरी आँखोके सामने विश्व-रूपका जो परदा था पड़ा था, वह 
अब हट गया, यह बहुत अच्छा ही हुआ। उस विदवव-रूपके उपरान्त जब 
अर्जुनने किरसे श्रीकृष्णका वही पुराना रूप देखा, तव तुरन्त ती उसे इस प्रकारका 
अपरम्पार आनन्द हुआ कि मानो वह काल्‍से वाजी जीतकर आय हो अथवा मेघ और 


२५८ हिन्दी ज्ञानेदवरी 


जिसे अभ्यास-योग कहते है, वह यही है। और इस संसारमें कोई बात ऐसी नही है 
जो इस अभ्यास-योगसे न सध सकती हो। इस अभ्यासके कारण ही कुछ लोग हवामे 
ऋलने रूगते है, कुछ छोग वाधो और साँपोको अपने वशमे कर छेते है, कुछ लोग 
विष पचा जाते है और कुछ लोग समुद्र पर पैरोसे चलने लगते है। इसी अभ्यासके 
बलसे कुछ छोग वेद-विद्यामे पारंगत हो गये है। इसलिए ऐसी कोई बात नही है 
जो अभ्यासके साधनके लिए दु्ंभ हो। इसलिए तुम अभ्यास-योगसे ही मेरी प्राप्ति 
कर को । 
अस्यासेप्प्पससर्थोईंसि मत्कर्सपरसो भव। 
सदर्थसपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥१णा 
“अथवा यदि इस प्रकारका अभ्यास करनेकी साम्थ्यं भी तुममे न हो तो फिर 
तुम जिस स्थरू पर और जिस प्रकार हो, उसी स्थरू पर और उसी प्रकार रहो । 
इन्द्रियोको मत रोको, भोगोंको मत छोड़ो अपनी जातिका अभिमान भी मत छोड़ो | 
कुलाचारका पालन करते चलो और विधि-निषेधका ध्यान रखो । इस प्रकार का 
आचरण करनेकी तुम्हे खुली आज्ञा दे दी जाती है। परन्तु मनसे, वाचासे, और 
कायासे जो जो कर्म हो, उनके सम्बन्धमें तुम कभी यह मत कहो कि ये कर्म मैने किये 
हैं। करना और न करना तो एक मात्र विश्व-चालक परमात्मा ही जानता है। तुम 
अपने मनमे कभी इस बातका विचार मत करो कि यह कर्म न्‍्यून है और यह कर्म 
पूर्ण है और अपने मनोभाव स्वयं अपनी आत्माके साथ एक-रूप करके अपने जीवनके 
सब काम करो । माली जिस तरफ पानी ले जाता है, वह चुपचाप उसी तरफ चला 
जाता है। उसी प्रकार तुम भी अपने कतृ त्वका अभिमान छोडकर शान्त रहो। 
तात्पयं यह कि प्रवृत्ति और निवृत्तिके बोझ अपने चित्त पर मत छादो । अपनी चित्त- 
वृत्ति निरन्तर मुझमें ही स्थिर रखो । हे अजुत, जरा तुम्ही इस बातको सोचो कि 
क्या रथ कभी इस बातका विचार करता है कि यह मार्ग सीधा-सादा है और वह 
भाग टेढ़ा तिरछा है ? इस प्रकार अपने आपको अलरूग रखते हुए जो जो कर्म होते 
चले, उनके सम्बन्धमें न तो कभी यह कहो कि ये न्‍्यून है और न यह कहो कि ये 
अधिक है और श्ान्तिपूवेक वे सब कर्म मुझे अपित करते चलछो। हे अर्जुन, यदि 
इुम्हा भावना इस प्रकारकी हो जायगी तो शरीर-पात होने पर तुम मोक्ष प्राप्त 
कर लागे। 
अ्थेतदप्यदक्तोषईसि कतु मद्योगसाश्रितः । 
सर्वकर्मफलत्याग॑ ततः छुर यतात्मवान्‌ ॥११॥ 

“और हे अर्जुन, यदि यह कर्म-समपंण भी तुम्हारे किये न हो सके तो तुम मेरी 
भक्ति करो | यदि कर्मके आरम्भ और अन्तमे अपनी सारी बुद्धिसे मुझे स्मरण करता 
तुम्हे कठिन जान पडता हो, तो तुम उसे भी रहने दो । यदि मेरा ध्यान एक ओर 
रख दिया जाय तो भी काम चल सकता है, परन्तु इन्द्रिय-निम्नहके सम्बन्धमें तुम्हारी 
बुद्धि अवश्य जाग्रत रहनी चाहिए । और तब जिस समय तुम्हारे द्वारा जो कम हों, 
उसी समय तुम उन सब कमके फलोंका त्याग करते चछो । जिम्न प्रकार वृक्ष अथवा 

बेलें अपने फलोको अन्तमे नीचे गिरा देती है, उसी प्रकार जो जो कर्म सिद्ध होते 


भग्यारहयाँ अध्याय २४९ 


वायुको भी प्रतिहन्द्रितामें पीछे छोड आया हो अथवा हाथसे पानी चीरता हुआ सातो 
समुद्र पार कर आया हो । जिस प्रकार सूर्यके अस्त होने पर आकाशमें तारे दिखाई 
पड़ने रूगते हैं, उसी प्रकार उसे पृथ्वी और उसमेके सब लोग दिखाई पड़ने रंगे । 
जब उसने अपने चारो ओर देखा, अब उसे पहलेवाला कुरुक्षेत्र दिखाई पडा । उसने 
अपने दोनो ओर अपने सब भाई बन्दोको भी देखा । उस रणक्षेत्रमे सब शूर-वीर एक 
दूसरे पर शस््रो और अखस्लोकी वर्षा कर रहे थे । उन वीरोके बाणोके मंडपके नीचे 
उसने अपना रथ भी 'पहलेकी तरह खड़ा हुआ देखा । उसने यह भी देखा कि श्रीकृष्ण 
तो रथके जूए पर बैठे है भर मैं नीचे जमीन पर खडा हू । 
अजुंन उवाच--- 
दृष्ट्वेद॑ भानुषं रूप तब, सौम्यं जनारदन। । 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥५१॥ 
वीयेशाली अर्जुनने श्रीकृष्णसे जिस बातकी प्राथंनाकी, उसके उसे इस प्रकार 
दर्न हुए। उसने कहा---“अब मेरी जानमे जान आईं। नही तो अब तक वुद्धिका 
ज्ञान नष्ट हो गया था और चारो ओर भयका जंगल दिखाई पडता था। और बह- 
भावके सहित मन दूर भाग गया था। इन्द्रियाँ बिलकुल स्तव्ध और निश्चल हो गयी 
थी । वाचा भी निष्प्राण होकर गूगी बन गई थी । मेरे शरीरकी इस प्रकारकी दुर्दशा 
हो गई थी । परन्तु अब वह सारी जीवनावस्था अपनी ठीक स्थितिमें आ गई है और 
मानो फिरसे मुझे जीवन प्राप्त हो गया है। इस कृष्ण मृत्तिके दर्शबसे फिर मुझमें 
प्राण आ ग़ये है ।” इस प्रकार अपने मनके समाधानके उदगार निकालकर उसने 
श्रीकृष्णसे कहा--“है देव, मैंने आपका यह मानवी रूप देखा । हे देवराज, आपने 
अपना यह रूप मुझे दिखलाकर मुझ पर उसी प्रकार उपकार किया है, जिस प्रकार 
माता अपने अपराधी बालकको हृदयसे लगाकर उसे स्तन-पान कराती है | उस विश्व- 
रूपके दर्शनके समुद्रमें दोनो हाथोसे छहरोके साथ छड रहा था, पर अब आपकी इस' 
सगुण मूत्ति रूपी तट पर आ पहुँचा हूं । हे द्वारकानाथ श्रीकृष्ण, आपने मुझे यह 
दर्शन नही दिये है, बल्कि सूखे हुए वृक्ष पर मेघवृष्टि की है। मैं स्वाभाविक तृषासे 
छटपटा रहा था। ऐसे समयमें आपका यह सगुण आकार मुझे अमृतके समान ही 
मिला है। अब मुझे इस बातका भरोसा हो रहा है कि मैं जीवित हूं । मेरे अन्तः 
0 भूमि पर आनन्दकी बेल लहरा रही है और मुझे अत्यन्त सुख प्राप्त हो 
रहा है ।” , ५ 
श्रीभगवानुवाच--- है 
सुदु्दंशंभिद॑ रूप दृष्टानसि यन्मस । 
देंचा अप्यस्थ रूपस्थ नित्यं दर्शनकांक्षिण: ह५श॥। 
अजु नकी ये बातें सुनकर श्रीकृष्णने कहा--“हे अजु न, तुम यह कैसी बाते कर 
रहे हो ? तुम्हे इस विश्व-रूपके प्रति प्रेम-भाव रखना चाहिए; और तब मेरी इस 
सगुण मूत्तिकी निदशंक होकर सेवा करनी चाहिए । मैंने अभी जो वातें तुमको बत- 


लाई हैं, क्या वे सब बाते तुम भूल गये ? हे अन्धे अर्जुन, तुम्हारे हाथमें तो मेरु पव॑त 


बारहवाँ अध्योय २५९ 


चलें, उन सबका तुम त्याग करते चलो--उन्हे अपनेसे दूर और अछूग करते चलो । 
केवल इतना ही नही, वे कर्म करते समय मेरा स्मरण करनेकी भी कोई आवश्यकता नही 
है और उन्हे मेरे प्रीत्यर्थ अपित करनेकी भी कोई आवश्यकता नही है। तुम आननन्‍्द- 
से उन कर्मोको उनके फछो सहित शुन्यमे विलीन हो जाने दो। जिम्त प्रकार पत्थर 
पर बरसा हुआ जरू अथवा अग्निमे बोये हुए बीज निष्फल होते है, उसी प्रकार तुम 
अपने समस्त कर्मोछो भी स्वप्नवतु निष्फल समझो । जिस प्रकार कोई अपनी कन्याके 


सम्वन्धमे अपने मनमे विषय-वासना नहीं रखता, ठीक उसी प्रकार तुम्हे भी अपने 
समस्त कर्मोके सम्बन्धमे सदा निष्काम रहना चाहिए। जिस प्रकार अग्निकी ज्वाला 


आकाशमे पहुँचकर नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार तुम भी अपने समस्त कर्मोको शुन्य- 
मे विछीन हो जाने दो। हे अर्जुन, यद्यपि कर्म-फलोका यह त्याग देखनेमें सुगम 
जान पडता है, तो भी यह समस्त योगोमे सबसे अधिक श्रेष्ठ योग है। इस फल-त्याग- 
से जिन कमका नाश होता है, वे कर्म कभी बढते नहीं--उनसे कभी दूसरे कर्म 
उत्पन्न नही होते। जब बाँसमे एक वार बीज आ जाते हैं, तब वे वाँस वन्ध्या हो 
जाते हैं और वहीसे उनका अन्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार फरू-त्यागक्रे द्वारा 
जब वत्तेमान शरीरका नाश होता है, तब मनुष्यको फिर कभी शरीर नही धारण 


करना पडता । केवल यही नही, जन्म और मरणका चक्र ही सदाके लिए बन्द हो 
जाता है। हे अर्जुन, अभ्यासकी सीढियाँ चढ़कर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और 
ज्ञानकी साधना हो जाने पर ध्यानकी प्राप्तिकी जा सकती है। फिर जब ध्यानमें 


सारी वृत्तियाँ रँग जाती है, तव समस्त कर्म-समूह मनुष्यसे अलग हो जाते है। इस 
प्रकार कर्मोके दूर हो जाने पर आपसे आप फल-त्याग हो जाता और इस फछ-त्याग- 
से मनुष्यको अखंड शान्ति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, शान्ति प्राप्त करनेका यह ऐसा 
भाग है जिसमे मनुष्य क्रम क्रसे चछकर और सीढियाँ पार करता हुआ आगे बढ 
सकता है, इसलिए अभ्यासका अंगीकार करना ही उचित है । 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्जञानाइचानं विद्विष्यते। 
ध्यानात्कमंफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरतत्तरमू ॥ १९॥ 
“हे अर्जुन, अभ्यासकी अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञानकी अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है, 


ध्यानकी अपेक्षा कर्म-फलका त्याग श्रेष्ठ है जौर कर्म-फल-त्यागकी अपेक्षा शान्ति- 
सुखकी प्राप्ति श्रेष्ठ हे। यही इस मार्गकी बराबर आगे बढनेवाली परम्परा है। हे 


पार्थ, इस प्रकार एक एक कदम आगे बढते हुए शान्ति अथवा ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति की 
जा सकती है। 


अद्देष्टा सर्वभृतानां मेन्र: करुण एव च। 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमो॥१श। 
संतुष्ट: सततं॑ योगी यतात्मा वृढ़निश्चयः। 
सय्यपितमनोबुद्धियों सद्भक्तः स से प्रियः॥श्था 


“जो मनुष्य भूत मात्रसे कभी किसी प्रकारका हवेष नही करता, जिसे चैतन्यकी 
भाँति यह भेद-भाव कभी स्पश्न ही नही करता कि यह अपना है और वह पराया है; 


श्ण्‌७ हिन्दी ज्ञानेदवरी 


आ गया था, परन्तु तुंमने उसे भूलसे बहुत छोटा या तुच्छे संमझ लिया / परन्तु मैंने 
अभी तुम्हें जिस विश्व-रूपके दशन कराये है, वह रूप शंकरकों भी अपनी सारी 
तपसंपाकें बलसे प्राप्त 'नही हो सकता । योगके आठो भंगोंके साधनका कष्ट करनेवाले 
थोगियोंक्रो भी जिस विश्व-रूपके दर्शन नही हो सकते, उसके सम्बन्धमें देवताओका 
समय भी इस बातकी चिन्ता करते करते बीत जाता है कि किसी प्रकार उस विश्व- 
रूपका हमे भी थोड़ा सा दर्शन प्राप्त हो जाय । जिस प्रकार आशाके हाथ अपने हंदय 
रूपी मंस्तर्क॑ पर जोडकर ( अर्थात्‌ बहुत अधिक प्रार्थनापूर्वक और आशा रखकर ) 
चातक मेघकी प्रतीक्षामे आकाशकी ओर टक लगाकर देखता है, उसी प्रकार सभी 
बड़े बड़े देवता जिस विश्व-रूपके दर्शनोके छिए आठो पहूर चिन्ता करते रहते हैं 
परन्तु फिर भी जिसके उन्हे स्वप्नमे भी दर्शन नही होते, वही विश्व-रूप आज तुमने 
बहुत सहजमें प्रत्यक्ष देख लिया है। 

नाहं वेदेन॑ तपसां न दानेन न चेज्यया | 

दकक्‍्य एवंविधो द्रष्टूं दृष्टवानसि मां यथा ॥षरे। 

“है अर्जुन, ऐसा कोई साधन नही है जिससे इस विश्व-रूपके समीप तक पहुँचने- 
का मार्ग प्राप्त हो सकता हो । वेद भी और छहो शांखत्र भी इस विषयमें हार गये हैं । 
हे अजु न, बडे बड़े तपोके द्वारा भी कोई मेरे विश्वे-रूपके भार्ग पर नही पहुँच सकता 
और दान आदि पृण्य-कर्मोके द्वारा भी इस मार्ग तक पहुँचना बहुत ही कठिन है। 
तुम्हे मेरा इस संमय जो ज्ञान हुआ है, वह यज्ञ-विधानोसे भी किसीको सहजमें नही 
हो सकता । जिस प्रकार आज मैं तुमको प्राप्त हुआ हूँ, उस प्रकार प्राप्त होनेका एक 
ही मार्ग है। अब तुम यह सुनो कि वह मार्ग कौन सा है। जब अन्तःकरण प्रेमपूर्ण 
भक्तिके अधीन होता है, तभी मैं इस प्रकार साध्य होता हू । 

भक्‍्त्या त्वतत्यया हाक्‍्य अहमसेवंविधो5जुंन । 
ज्ञातु द्रष्दु च तत्त्वेन प्रवेष्दु च परंतप हष्था 

“परन्तु यह भी सुन रखो कि वह भक्ति कैसी होनी चाहिए। जिस प्रकार वर्षा 
की छूटी हुईं घार पृथ्वीके सिवा और कही जा ही नही सकती अथवा जिस प्रकार 
सारा पानी अपने साथ लेकर नदी समुद्रको ही ढूँढ़ती हुई आगे बढ़ती जांती है और 
रास्तेमें बिना कही रुके सीधे समुद्रमे ही जाकर मिलती है, उसी प्रकार भक्तकों 
उचित है कि वह अपनी समस्त भावनाओको एकत्र करके प्रेमसे परिपूर्ण होकर मेरी 
ओर बढ़े, और मुझमें मिलकर मेरे साथ सम-रस हो जाय--मेरे साथ मिलकर एक 
हो जाय । और भक्तको जिस “मैं” वाले स्वरूपमे मिलकर, एक हो जाना चाहिए 
वह “मैं” उसी प्रकारका हूँ जिस प्रकार क्षीर-सागरके तट पर भी क्षीर ही होता है 
और मध्यमे भी क्षीर ही होता है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मनुष्य छोटी सी च्यूँटी 
को भी “मैं” ही समझे और समस्त स्थावर जंगमको भी मुझसे भिन्न न माने | बस 
इसके सिवा और किसी प्रकारकी भक्ति सच्ची भक्ति नही है । जिस समय इस प्रकौरकी' 
ऐक्यवाली अवस्था प्राप्त होगी, उसी समय मेरे स्वरूपका ठीक ठीक ज्ञान हो जाय॑गो । 

भीर ज्योंही किंसीको स्वरूप-शान होगा, त्योंही उसे स्वाभाविक रूपसें मरे दर्शन भी 


२६० हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


जिसके मनमें पृथ्वी माताकी भाँति यह विचार कभी नही आता कि उत्तमकों तो 
आश्रय देना चाहिए और नीचको यों ही छोड देना चाहिए | जो प्राण-वायु की तरह 
अपने मनमें इस वातका कभी कोई भेद-भाव नहीं रखता कि मैं राजाके शरीरमें तो 
रहेंगी, परन्तु दरिद्रके शरीरको स्पश नही करूँगी, जो सदा सब पर कृपा रखता है, 
जिस प्रकार पानी कभी यह नही कहता कि मैं गोकी प्यास तो वुझाऊँगा | परन्तु 
वाघके लिए मैं विष बनकर उसे मार डालूगा, उसी प्रकार जो प्राणी मात्रको एकरूप 
समझकर उनके साथ मैत्री रखता है और सम भावसे उन पर कृपा रखता है और जो 
यह वात कभी जानता ही नहीं कि यह मैं हूँ और यह मेरा है, जिसे सुख-दुःखका 
विचार कभी कष्ट नही देता जिसमें उतनी ही क्षमा होती है, जितनी सब कुछ सहते- 
वाली पृथ्वीमे होती है, जो सत्तोषकों सदा अपनी गोदसे खेलाता रहता है, जो स्वयं 
ही सन्‍्तोषसे उसी प्रकार ओत-प्रोत भरा रहता है, जिस प्रकार बिना वरसाती वर्षाके 
भी समुद्र रलूवाछ॒व भरा रहता है, जो अपने अन्त"करणको प्रतिज्ञा-पूर्वक अपने अधीन 
रखता है, जिसका निश्चय सदा अखंड रहता है, जिसमे जीव और शिव दोनो पूर्ण रूपसे 
एक होकर एकत्र ही निवास करते है, और जो इस प्रकार योग युक्त होकर अपना मन 
और वुद्धि पूर्ण रूपसे मुझे अपित कर देता है, अन्दर और बाहर योगके उत्तम रीतिसे 
हढ़ हो जानेके कारण जो मेरी प्रेमपूर्ण भक्तिमे रँग जाता है, हे अर्जुन, उसीको भक्त, 
उसीको योगी और उसीको मुक्त समझना चाहिए। जिस प्रकार पतिको पत्ली प्राणोसे 
भी बढ़कर प्रिय होती है, उसी प्रकार वह भक्त भी मुझको प्राणोसे बढकर प्रिय होता 
है । केवल यही नही, उसके प्रति मेरा जो प्रेम होता है, उसका स्वरूप पूर्ण रूपसे इस 
उपमासे भी स्पष्ट नही होता कि वह मुझे प्राणोके समान प्रिय होता है। परन्तु यह 
प्रेमकी कथा मानो प्रममे डालनेवाला जादूका खेल है। यह प्रेम-कथा वास्तवमें शब्दोमे 
कही ही नही जा सकती | परन्तु यह थोड़ा-सा वर्णन केवल श्रद्धाके बलसे किया गया 
है । और इसी लिए यह पति-पत्नीके प्रेमकी उपमा मुँहसे निकल गई है । परन्तु इस 
निस्सीम प्रेमका वास्तविक वर्णन करना किसी प्रकार सम्भव नही है। परन्तु है 
अर्जुन, इस प्रकारकी वाते बहुत हो चुकी, क्योकि जब प्रिय भक्तका प्रसंग चल पड़ा 
है, तब भक्तके प्रति मेरे मनका प्रेम दूने जोरसे बढ़कर उछलने छगा है। तिस पर 
यदि श्रोता भी उसी प्रकारका प्रेमपूर्ण मिल जाय तो फिर ऐसा काँटा कहाँ मिलेगा, 
जिस पर इस विययका माधुयं तौला जा सके ? इसी लिए, है भथर्जुन मैं तुमसे यह 
कहता हूँ कि वह श्रिय भक्त और प्रेमपूर्ण श्रोता तुम्ही हो। तिस पर प्रिय भक्तके 
वर्णनका प्रसंग भी सहजमे प्राप्त हो गया था, इसी लिए बातें करते करते मैं स्वभावतः 
इस वर्णनके आनन्द में छीन हो गया ।”” इतना कहकर देव तुरन्त ही प्रेमानन्दसे झूमने 


लगे । फिर उन्होंने कहा--- हे अर्जुन, इस प्रकारके जिस भक्तके रिए मैं अपने अन्तः” 
करणमे आसन बिछा देता हूँ, अब उस भक्तके लक्षण सुनो । 


यस्मान्नोह्िजते लोको लोकाज्नोहििजते चर यः। 
हर्षामर्षभयोहेंगेमुंक्को थः स चउ॒में प्रियः ॥१पत। 


बारहवाँ अध्याय २६६ 


अनपेक्षः: शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः। 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स में प्रियः ॥१४॥ 

“जिस प्रकार समुद्रके गर्जनसे जरू-चरोकों भय नही जान पड़ता और जिस 
प्रकार जल्चर कभी समुद्रसे घबराते या उकताते नही, वैसे ही जिसे इस जगतकी 
उन्मत्ततासे कभी खेद नही होता और जिससे जगतको भी कभी कोई कष्ट नहीं पहुँ- 
चता और, है अर्जुन जिस प्रकार शरीर कभी अपने अवयवोसे नहीं घबराता, उसी 


प्रकार आत्मैक्य भावसे जो कभी जीव मात्रप्ते दु खी नही होता, जिसके मनमे यह 
भावना रहती है कि यह सारा संस्तार अपना ही है, जिसके मनमे प्रिय और अप्रियका 


भेद नही रह जाता और दुजायगीका भाव न रह जानेके कारण जिसमे हर्ष और शोक- 
का नाम भी नही रह जाता, इस प्रकार दन्द्र बुद्धिके जंजाल से छुटकारा पाकर जो 
भय और उद्वेग आदि विकारोसे अल्तिप्त हो जाता है और साथ ही जो मेरा भक्त भी 
है, उस पुरुष के प्रति मेरे मनमे मोह या प्रेम उत्पन्न होता है। वह मोहक प्रेमका 
भला मैं क्‍या वर्णन करूँ ! वह तो मेरे जीवका भी जीव होता है । जो आत्मानन्दसे 
तृप्त हो गया है, जो केवल स्वाभाविक परिणामसे जन्मको प्राप्त हआ है, परन्तु जो 
पूर्णत्वको प्राप्त होकर मेरा प्रिय बन गया है, हे अर्जुन, जिसके अन्त करणमें' वासनाका 
कभी प्रवेश भी नही होता है, जिसके अस्तित्वसे ही सुखकी वृद्धि होती है, वही मेरा 
प्रिय भक्त होता है। काशी क्षेत्र उदारतापूर्वक मोक्ष प्राम करा देता है, परन्तु 
किसको ? उसीको जिसका उस क्षेत्रमें शरीर-पात होता है। हिमालय भी पापोका 


नाश करता है, परन्तु इस पापोके प्रक्षालनमे प्राणोकी हानि होती है। परन्तु सज्जनोमें 
जो पवित्रता होती है, वह इस प्रकारकी नही होती । गंगाजल अपने पावन ग्ुणसे 
पवित्र है और वह पापके तापोका नाश करता है। परन्तु फिर भी इसके लिए उस 
गंगा-जलसें स्तान करना पडता है, जिसमें डूब जानेका भय होता है। परन्तु इस 
भक्ति-रूपी नदीकी गहराईकी थाह यद्यपि आज तक कभी किसीको नही मिली है, तो 
भी यह ऐसी है कि इसमे भक्त कभी-डूबकर अपने प्राण नही गँवाता। वह मरता नहीं, 


बल्कि जीवित अवस्थामे ही उसे नगद मोक्षकी प्राप्ति होती है। जिन सनन्‍्तोके संसगंसे 
गंगामे शुचिता और पावनता आती है, उन सन्‍्तोकी शुचिता कितनी श्रेष्ठ कोटिकी 


होनी चाहिए ? तात्पयें यह कि इस प्रकार जो अपनी शुचिताके कारण तीर्थोका भी 


आश्रय बनता है, जो अपने मनकी मैल सब दिशाओके उस पार भगा देता है, जो 
अन्दर और बाहर सूर्यके समान स्वच्छ तथा निर्मल है, जो तत्त्वार्थका रहस्य उसी 


प्रकार जानता है, जैसे पैरोमे दृष्टिकी शक्ति रखनेवालेको भूमिके अन्दरके द्रव्योका 


खजाना साफ दिखाई पडता है, वह मेरा भक्त है। आकाझ सबको व्याप्त कर छेता 
है, परन्तु फिर भी वह सबसे अलिसप्त रहता है। ठीक इसी प्रकार जिसका मन सदा 


सर्वत्र व्यापक रहने पर भी सबसे उदासीन रहता है, जो संसारके तापोसे उसी प्रकार 


छूट जाता है, जिस प्रकार कोई पक्षी किसी व्याधासे छूट जाता है और इस प्रकार 
जो वैराग्यमे पूर्ण पारंगत हो जाता है, सदा आत्म-सुखमे रंगे रहनेके कारण जिसे 


किसी प्रकारका कष्ट दु खी नहीं करता, जिसे लज्जा उसी प्रकार स्पर्श नही करती, 


तेरहवा अध्याय र७य्‌ 


पॉँचों इन्द्रियाँ एकत्र होती हैं, तब इन्हीके हारा वुद्धि सुख-दु.खका विचार करती है । 
इनके सिवा, वाणी, हाथ, पैर, गुदद्वार और शिश्न ये पाँच पदार्थ और हैं । इन्हे 
कर्मेन्द्रिय कहते है । हे अर्जुन, प्राणोकी प्रिय सत्ली और शरीरमे रहनेवाली जो क्रिया 
शक्ति है, वह इन्ही पाँचो द्वारोसे होकर आया-जाया करती है। इस प्रकार पाँचो 
ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँचो कर्मेन्द्रियाँ तुमको वतला दी । अब हे अर्जुन, मैं तुमको स्पष्ट 
करके यह बतलाता हूँ कि मन क्‍या है। सुनो ! इन्द्रियो और बुद्धिके बीचकी सन्धि 
पर रजोग्रुणके कन्धे पर चढकर जो बराबर खेलता रहता है और भआकाशके नीले 
रंग अथवा सूर्यकी किरणोमेके मृगजलूकी भाँति जो केवल भावमान होनेवाली वायुकी 
चमक है, वही मन है । पुरुषके शुक्र और स्त्रीके शोणितके एक स्थान पर मिलनेसे 
पंचमहाभूतोकी जो रचना होती है, उसमे वायु तत्व के दस प्रकार होते है। फिर 
उन दश-विध वायुओका शरीरके दस भागोमे मवस्थान होता है और वे अपने 
विशिष्ट धर्मेसि युक्त होकर अलहूग-अलग रहती हैं। परन्तु उन सबमे एक प्रकारकी 
चंचलता रहती है जिससे उन्हे रजोग्रणका बल प्राप्त होता है। यह चंचलता बुद्धिके 
वाहर, परन्तु अहकारकी सोमा पर अर्थात्‌ बीचवाले प्रदेशमें प्रबल होती है। इसीका 
नाम मन रख दिया गया है परन्तु यदि वास्तवमे देखा जाय तो वह, केवछ कल्पना- 
की ही मूत्ति है। जिसकी सगतिके कारण ब्रह्मको जीववाली दशा प्राप्त होती है, जो 
सायाका मूल है, जिससे काम-वासनाको बल प्राप्त होता है, जो सदा अहकारको 
उत्तेजित करता रहता है, जो इच्छाओको तो पूर्ण करता है, परन्तु आशाओको 
बढाता है और भयको पुष्ट करता है, जो द्वैत भावका उत्थान करता है, अविद्याको 
बढाता है और इन्द्रियोको विषम भोगमे फेंसाता है, जो केवछ कल्पनासे ही सृष्टिकी 
रचना करता है और रची हुई सृष्टिको पुन नष्ट कर देता है, जो मनोरथोके घडे 
बनाता और फिर उन्हे तोड डालता है, जो भ्रमका आगार तथा वायुका सार है। 
जो वुद्धिका द्वार बन्द कर देता है, है अर्जुन उसीको मन समझना चाहिए। इसमे 
संगयके लिए कुछ भी स्थान नही है । अब विषयो की बाते सुनो । स्पर्श, शब्द, रूप, 
रस और गन्धर ये पाँच प्रकारके विषय ज्ञानेन्द्रियोके हैं। जिस प्रकार हरा चारा 


देखकर कोई पशु उत्कठासे विह्वल होकर उसकी ओर दौड पड़ता है, उसी प्रकार 
इन पाँचो द्वारोसे ज्ञान भी वाहरकी तरफ दौडता रहता है | अब स्वर, व्यंजन और 


विसर्गका उच्चारण करना, किसी पदार्थंको पकड़ना या छोडना चलना और महरूका 
उत्सर्ग करना, ये पाँचो कमन्द्रियोके विषय हैं। इन्हीकी मचान या भरतीके आधार 


पर क्रियाओकी प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार इस शरीरमे दस विषय है। अब मैं 
इच्छाका वर्णन करता हूं । कोई वीती हुईं बात स्मरण होने पर अथवा उसके 


सम्बन्धकी कोई बात सुनाई पड़ने पर जो भावना क्षुव्ध होती है, इन्द्रयों और 


विषयोका सयोग होते ही जो तुरच्त कामका हाथ पकडकर उठ खडी होती है, जिसके 
उठते ही मन इधर-उधर दौडने लगता है और जिस स्थान पर कभी पैर नही रखना 


चाहिए उस स्थान पर इन्द्रियाँ मुंह डालने लगती है, जिस भावनाके फेरमे पडकर 
बुद्धि पागलोके समान हो जाती है और जिसे विषयोकी बहुत अधिक लारूसा या 


चसका रहता है, हे अजुन, वही भावना इच्छा है। और जब इच्द्रियोकों उनकी | 


दर 


बडा 


२६२ हिन्दी ज्ञानेश्वरो ? 


जिस प्रकार किसी मृतकको स्पर्श नही करती, कोई कर्म आरम्भ करनेके विषयममें 
जिसे अहंकारकी कुछ भी बाधा नही होती, ईंधन न मिलनेके कारण अग्निमें जिस 
प्रकारकी शान्ति आपसे आप आ जाती है, मोक्ष-प्राप्तिकि लिए आवश्यक वही सहज 
शान्ति जिसके हिस्सेमें आ पड़ी है, हे अर्जुन जो इस उच्चता तक पहुँचनेके योग्य 
ब्रहक्य भावसे ओत-प्रोत भरा हुआ है और हतके उस पारके तठ तक पहुँच चुका है, 
अथवा मुक्ति-सुखका अनुभव प्राप्त करनेके लिए जो स्वयं ही दो भागोमे विभक्त हो 
जाता है और एक भागमें तो स्वयं अपनी सेवकता रखता है और दूसरे भागको “मैं” 
वर्थातु “देव” का नाम देता है ओर जो योगी भक्तिहीनोको भक्ति पर विश्वास करा 
देता है, उस योगी भक्तसे मुझे बहुत अधिक प्रेम होता है । मैं स्वयं ही ऐसे भक्तोका 
ध्यान करता रहता हूँ । ऐसे भक्तके प्राप्त होते ही मुझे बहुत समाधान होता है। ऐसे 
ही भक्तोके लिए मैं सगुण रूप धारण करता हूँ, उनके लिए मैं इस संसारमे विचरण 
करता हूँ और वे मुझे इतने अधिक प्रिय होते है कि मैं उन पर जी जान निछावर 
कर देता हूँ । देष्टि 

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काइक्षति | 

शुभाशुभपरित्यागी भक्तिसान्यः स से प्रियः ॥१७॥ 

“जो यह मानता है कि आत्म-स्बरूपकी प्राप्तिके समान उत्तम बात और कोई 
नही है और इसी लिए जिसे किसी प्रकारके विषय-भोगसे आनन्द नही होता, जिसे 
इस बातका ज्ञान हो जाता है कि मैं ही सारा विश्व हूं और इस ज्ञानके कारण 
सहजमे ही जिसका भेदभाव नष्ट हो जाता है, जिसमे हेष नामको भी नहीं रह जाता, 
जिसे इस बातका पूर्ण विध्वास हो जाता है कि हमारे जो वास्तविक तत्व हैं, 
कल्पान्तमे भी नष्ट नही होगे और इस विश्वासके कारण जो नित्य होती रहनेवाली 
वातोका शोक नही करता, जिस आत्म-स्वरूपसे बढकर और कोई वस्तु नही है, उस 
आत्म-स्वरूपको प्राप्त कर चुकनेके कारण जो और किसी पदार्थंकी इच्छा नही करता, 
जिसे अच्छे और बुरेकां भेद उसी प्रकार कभी नही जान पड़ता, जिस प्रकार सूर्यके 
लिए रात्रि और दिन कभी नही होता और इस प्रकार जो ज्ञानकी प्रत्यक्ष मूर्ति ह्दी 
वन जाता है और उसमे भी जो मेरा प्रेमपूर्ण भक्त होता है, उस भक्तके समान मुझे 
और कुछ भी प्रिय नही होता । मै तुम्हारी शपथ खाकर ये सब बाते बिलकुरू सच 
सच कह रहा हूँ । 

समः छात्रों व सित्र व तथा सानापसानयोः। 
शीतोष्णसुखदुःखेषु... समः सद्भविवर्जितः ॥१८॥। 
तुल्यनिन्दास्तुतिमीनी संतुशे येव केनचित्‌। 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्से प्रियो नरः १० 

“है अर्जुन, जिसमे विषम भाव नामको भी नही होता, जो ज्षत्रुओ और मित्रोकी 
समान समझता है, जो दोपककी तरह ही रहकर कभी यह विचार अपने मनमे नहीं 
छाता कि मैं अपने घरके लोगो के लिए तो प्रकाश करूँगा और वाहरवालोके लिए 
अंधेरा ही रपू गा, वह मेरा परम प्रिय भक्त होता है। कोई तो कुल्हाड़ी छेकर वृक्षको 
काटने लग जाता है और कोई वीज वोकर वृक्ष रूग्ाया है। परन्तु वृक्ष उन दोनोको 


मेहर हिन्दी ज्ञानेदवरी 


इच्छाके अनुसार विषयोका उपभोग प्राप्त नही होता, तब इस प्रकारका जो हठपूर्ण 
विकार उत्पन्न होता है कि वह विषय हमे अवश्य प्राप्त होना चाहिए। उसी 


विकारको देष कहना चाहिए। अब यह सुनो कि सुख किसे कहते हैं। जिसके 
कारण जीव और सब बातोकों भूल जाता है, जो मन, वाचा और देहको 


शपथ देकर बाँध देता है, जो देहकी स्मृतिको निराधार कर देता है, जो 
जन्म लेते ही प्राणोको पंगु बना देता है, परन्तु जो सात्विक भावोका दोहरा छाभ 
कराता है, इसके सिवा जो समस्त इन्द्रियोकी वुत्तियोकी थपकी देकर शान्त भावसे 
सुला देता है और जिस अवस्थामे जिसको आओत्म-स्वरूपका मार्ग भ्राप्त होता है, 


उस अवस्थामे जो भासमान होता है, उसीका नाम सुख है । और हे अर्जुन, जिस 
अवस्थामे यह योग नही होता, उसीको तुम पूर्ण रूपसे दु.खकी अवस्था समझो । 


जब तक संकल्प-विकल्प रहते है, तब तक सुख कभी हो ही नही सकता। परन्तु 
ज्योही संकल्प-विकल्पोका नाश होता है, त्योही सुख स्वयं-सिद्ध रूपसे प्राप्त होता है । 
अतएव संकल्प-विकल्पोके होने और न होनेके कारणोसे ही क्रमश. दु.ख और सुख 
होता है । हे अर्जुन, इस शरीरमे जो संग-हीत तथा उदासीन चैतन्यकी शक्ति रहती 
है, उसीका नाम चेतना है। जो नखसे लेकर शिखर तक सारे दरीरमें समान रूपसे 
जाग्रत रहती है, जो जाग्रति आदि तीनो अवस्थाओमे अखंड रहती है, जो मन और 


चुद्धि आदि में जीतता लाती है और उनको हरा-भरा रखती है, जो प्रकृति रूपी 
बनकी स्त्रय वसन्त-लक्ष्मी ही है, जो सजीव और निर्जीव पदा्थमि भी अदा-भेदसे 


( अर्थात्‌ कही कम और कही अधिक ) सदा संचार करती रहती है, वही चेतना 
है। है अर्जुन, इसमे तिल मात्र भी असत्यता नही है। हे अर्जुन, राजाको अपने 
सैनिकोका व्यक्तिश या अलग अछग ज्ञान नही होता परन्तु फिर भी उसकी आज्ञा 
परकीय अथया शत्रुके चक्रका पराभव करती है । अथवा जब चन्द्रमा अपनी समस्त 
कलाओसे पूर्ण होता है, तब समुद्रमें आपसे आप ज्वार बाती है । अथवा जब चुम्बक 
पत्थर पास रहता है, तब लोहा आपसे आप हिलने छगता है। अथवा जिस संभय 
सूर्य प्रकट होता है, उस समय लोग आपसे आप जाग उठते है। अथवा जिस प्रकार 
कछुएकी मादा अपने बच्चोके मुखके साथ मुख नही छगाती और केवल उसकी दृष्टि- 
से ही उत बच्चोका पोषण होता है, उसी प्रकार चेतना भी आत्माकी संगतिसे 
इस शरीर मे रहकर जडको सजीव करती है। यह चेतनाका वृत्तान्त हुआ। भव 
हे अजुन, वुत्तिका वर्णन सुनो। इस पाँच महाभूत नामक तत्वोमे स्वभावत, सदा 


बैर रहता है। यह कभी नहीं होता कि पानीसे पृथ्वीका नाश न हो । पानीको 
तेज सुखा देता है, तेजका वायुके साथ झगडा होता रहता है और गगन बहुते 
सहजमे वायुको निगल जाता है। इसी प्रकार आकाश किसी दूसरे तत्वके साथ 
नहीं मिलता, परन्तु फिर भी वह सवमें घुसा रहता है और हर जगह अपना 
स्वृतन्त्र अस्तित्व रखता है। इस प्रकार इन पाँचों भूतों की एक दूसरेके 
साथ नही पथ्ती, परन्तु फिर भी ये पाँचों भूत इस देह-क्षेत्रमे एकत्र होकर 
मिलते हैं। वे अपना स्वाभाविक वैर छोड़कर देहमे एक ही जगह रहते हैं और सव 
अपने-अपने गरुणोसे एक दूसरेका पोषण करते हैं । जिस पैयेंके कारण उनमें सहसा न 
होनेवाला इस प्रकारका मेल होता और बना रहता है उसी घैयें का नाम धृति है 


बारहवाँ अध्याय २६३ 


ही समान रूपसे अपनी शीतल छाया देता है | जो खेतिहर खेत में पानी डालकर ईख 
सीचता हैं, उसे भी ईंख अपनी मिठास ही देती है और जो उसे कोल्हमे डालकर 
पेरता है, उसे भी वह मिठास ही देती है। यह बात नही होती कि वह जल सीचने- 
वालेको तो मिठास दे और पेरनेवालेको कड ई लगे । वह दोनो के लिए समान रूपसे 
मीठी रहती है । इसी प्रकार जो अपने शत्रुओके साथ भी और मित्रोके साथ भी 
एक ही प्रकारके और सम भावसे व्यवहार करता है, जो मान और अपमान दोनोको 
समान समझता है, जो शीत और उष्णता आदि इन्द्रोमे उसी प्रकार समान और 
एक-रूप रहता है, जिस प्रकार आकाश तीनो ऋतुओमे समान और एक-रूप 'रहता 
है, जो सहज भावसे प्राप्त होनेवाले सुखो और दु खोके मध्यमे उसी प्रकार अचल 
और विकार-हीन रहता है, जिस प्रकार दक्षिणी वायु और उत्तरी वायु दोनोके 
बीचमें मेरू पवेत और अचछ और विकार-हीन रहता है, जो भूत मात्रके साथ 
उसी प्रकार समान भावसे आचरण करता है, जिस प्रकार चन्द्रमाकी चन्द्रिका राजा 
और दरिद्र सबके साथ समान रूपसे व्यवहार करके उन्हे प्रिय तथा मधुर लगती है, 
जिसको त्रिभुवन उसी प्रकार चाहते है, जिस प्रकार सारा संसार पानीको चाहता 
है, जो अन्दर और बाहर विषयोकी अभिलाषाका संग छोडकर और स्वयं अपने 
आपमे ही रमण करता हुआ एकान्तवास करता है, जो निन्‍दा पर कुछ भी ध्यान 
नही देता और स्तुतिसे भी आनन्दित नहीं होता, जो इन सव वातोसे उसी प्रकार 
निलिप्त रहता है, जिस प्रकार आकाश मेघ आदिसे निलिप्त रहता है और निन्‍्दा 

तथा स्तुतिको एक ही कोठिमे स्थान देता है, जो बस्तीमे भी और निर्ज॑न वनमे भी 

समान रूपसे और अ-चंचल वृत्तिसे विचरण करता है, जो न तो कभी मिथ्या ही 

बोलता है और न कभी सत्य ही बोलता है, बल्कि सदा मौन रहता है और उत्मनी 

नामक ब्रह्म-स्थितिका अनुभव करता रहता है ओर कभी उससे विमुख नही होता, 

जो सदा समुद्रकी तरह उसी प्रकार भरा-पूरा रहता है, जिस प्रकार वह वर्षा न 
होने पर भी पूरा रहता है, जो लाभ होने पर भी आनन्‍्दसे फूल नही जाता और 


हानि होने पर भी दु.खसे दु खी नही होता, और जो उसी प्रकार सारे विश्वको 
अपनी विश्वान्तिका स्थान बनाये रहता है, जिस प्रकार वायु निरन्तर सारे आकाश्में 


विचरण करती रहती है, जो इस प्रकारका ज्ञान प्राप्त करके अपना मन सदा स्थिर 
रखता है कि यह सारा विश्व ही मेरा घर है, बल्कि जो यह जानता और समझता 
है कि ससारमे जितने चराचर है, सव मैं ही हूँ और हे पार्थ, ऐसी अवस्था मे १हुँच 
जाने पर भी जिसे मेरी भक्तिका शौक और श्रद्धा रहती है, उसे मैं स्वयं अपने 
मस्तक पर मुकुटके समान धारण करता हूँ। यदि किसी उत्तम और श्रेष्ठ व्यक्तिके 
सामने सिर झुकाया जाय तो इसमे आइचर्यें ही किस बातका है ? परन्तु त्रिभुवन 
भी उसके चरण-रूपी तीथे बड़े आदरसे अपने मस्तक पर रखता है। वह मैं अपने 
श्रद्धालु भक्तका कितना अधिक आदर करता हूँ, यह ठीक तरहसे समझनेके लिए 
स्वयं सदाशिव-जैसा ही सदगुरु होना चाहिए। परन्तु इस सम्बन्धमे इतना ही कथन 
यथेष्ट है । क्योकि यदि मैं श्री शंकरके महत्वका वर्णन करूँ तो मानत्रो स्वयं अपनी ही 


तेरहवाँ अध्याय २७३ 


और हे अर्जुन जीवके साथ इन छत्तीसो तत्वों का जो मेल होता है, उसीको इस 
प्रकरणमें संघात कहते है । इस प्रकार मैंने तुमको छत्तीसो तत्वोके लक्षण स्पष्ट करके 
बतला दिये हैं। इन्ही सबके योगको क्षेत्र कहते है। जिस प्रकार रथके भिन्न भिन्न भागों- 


की सजावट या थोगकों ही रथ कहते हैं, उपर और नीचेके समस्त अवयवोके समूहकों 
जिस प्रकार “देह” कहते है, अथवा हाथी घोडो आदिके सघटनको जिस प्रकार 


“सेना” कहते है अथवा अक्षरोके समूहको जिस प्रकार “वाक्य” कहते हैं अथवा मेघोके 
समुदायको जिस प्रकार “अभश्र” तथा समस्त छोक-समुदायको “जगत” कहते हैं 
अथवा तेल-वत्ती और अग्नि तीनोका संयोग होने पर जिस प्रकार “दीपक” होता है, 
उसी प्रकार जिसके कारण ये छत्तीसो तत्व एक-रूप होते है, उसी एक-रूपको सामु- 
दायिक दृष्टिसि “क्षेत्र” कहते हैं । और इन्ही महाभूतोके एक-रूप होकर कार्य करनेसे 
इसमें पाप और पुण्य की फसल होती है और इसी लिए हम भी आछकारिक दृष्टिसे 
इसे “क्षेत्र” ही कहते है । कुछ लोग इसीको “दिह” भी कहते है। परन्तु इन बातोका 
विस्तार करनेकी आवश्यकता नहीं । यदि सच पूछो तो इसके अनन्त नाम हैं । परन्तु 
परब्रह्मके इस णर और स्थावर या जड जगतकी सीमा तक जो जो पदार्थ उत्पन्न 
तथा नष्ट होते हैं, वे सव क्षेत्र ही है। ण्रन्तु उनमे देव, मानव और नाग आदि जो योनि- 
भेद या भिन्न भिन्न वस्तुओके वर्ग होते हैं, वे सब सत्व, रज और तम भुणी और 
कर्मोकी समतिसे उत्पन्न होते है। हे अर्जुन, इन ग्रुणोकी व्यवस्था मै तुमको आगे 
चलकर वतलाऊंगा ! अभी मैं तुमको ज्ञानका स्वरूप स्पष्ट करके बतलाता हूँ । क्षेत्र और 
उसके विकारोका सम्पूर्ण स्वरूप तुमको बतला चुका हूँ और अब यह बतलाता हूँ कि 
मिर्मल तथा श्रेष्ठ ज्ञान क्‍या है? जिस ज्ञानकी प्राप्तिके लिए योगी छोग स्वर्गंका 
टेढ़ा-तिरछा मार्ग पार करके आकाशको भी निगल जाते है, ऋद्धि-सिद्धिके मोहमे 
न पडकर योग-साधना सरीखी दुर्घट वात भी सहन करते है, तपोके कठिन पर्वत पार 
करते हैं, करोड़ो यज्ञ-यागोका निछावर कर देते है और सारा कर्म-काड उलट-पुलूट 


डालते हैं अथवा आवेगसे भजन मार्गमे कूद पड़ते है और कोई कोई सुषुम्नाकी सुरंग 
तकमे प्रवेश कर जाते है और इस प्रकार जिस ज्ञानकी प्राप्तिके छिए मुनियों की 


आशापूर्ण इच्छा वेद-रूपी वृक्षके पत्ते-पत्ते पर चक्कर लगाया करती है और, है अर्जुन 
जिस ज्ञानके लिए इस आशासे सैकडो जन्म गुरुकी सेवामे बिताये जाते है कि कभी 


तो वे कृपा करेंगे, जिस ज्ञानके प्राप्त होने पर मोह पूर्ण रूपसे नष्ट हो जाता है, जो ज्ञान 
जीवको शिवक्रे साथ एक कर दिखलाता है, जो ज्ञान इन्द्रियोका द्वार बन्द करता है, 


प्रवृत्तिकी टाँगे तोड़ डालता है और मनका दुःख दूर कर देता है, जिसके कारण 


हंतका अकाल पड़ जाता है और सम-भावना या ऐक्यका सुकाल होता है, जो ज्ञान- 
मदका आधार ही नष्ट कर डालता है, प्रवक मोहको निगल जाता है और द्वेतका यह 


भाव कही रहने नही देता कि यह मैं हुँ और वह दूसरा या पराया है, जो सेंधारकों 


समूल उखाडकर फेक देता है, संकल्पका कीचड धोकर साफ कर देता है और श्ेय वस्तु 
अर्थात परमात्म तत्वसे उसकी भेट करा देता है, जिसका साधारणत. आकलन करना 


भी बहुत ही कठिन होता है, जिसका उदय होते ही जगत- को सचालित करनेवाले 
१८ 


२६४ हहन्दी ज्ञानेश्वरी 


स्तुति करनेके समान होगा और इस प्रकार मानों अभिमान करना होगा ।” इसलिए 
रमापति कृष्णने कहा--'मैं इस वातका अधिक वर्णन नहीं करता। परन्तु हे 
अर्जुन, इतना अवश्य कह देता हूँ कि ऐसे भक्तको मैं मस्तक पर धारण करता हूँ है चौथा 
पुरुषार्थ जो मोक्ष है, उसे तो वह स्वयं अपने हाथोमें ही लेकर भक्तिके मार्ग प्रवेश 
करता है और तब सारे जगतको वह मोक्ष देने लूगता है। कैवल्यको तो वह अपने 
हाथमे ले लेता है और मोक्ष-रूपी द्रव्यको वह जिस प्रकार चाहता है, उसी प्रकार 
खोलता और वाँधता है और जिस तरह चाहता है, उसी तरह रखता निकालता है। 
परन्तु फिर भी वह जरूके प्रवाहकी तरह अपने लिए तलका स्थान ही स्वीकार करता 
है और सदा नम्नता धारण करता है। इसीलिए मैं भी ऐसे भक्तको नमन करता 
हू, उसे मुकुटके समान अपने मस्तक पर धारण करता हू और उसकी लातकी मार 
भी अपने वक्ष-स्थल पर सहन करता हूँ । उसके ग्रुणोका वर्णन करके मैं अपनी 
वाणीको भूपषित करता हू और उसके ग्रुण-अवणके कुंडछ अपने कानोमे धारण करता 
हू । ऐसे भक्तोके दर्शनकी वहुत अधिक इच्छा होनेके कारण ही मैं चक्षु न होने पर 
भी चक्षुओसे युक्त हुआ हूं । इस हाथका भूषण होनेवाले कमलसे मैं उसकी पूजा 
करता हूं । मैं जो अपनी दो भुजाओके ऊपर और दो भुजाएँ धारण करके आया हे, 
इसका कारण यही है कि मैं ऐसे भक्तको दोनो भुजाओंसे खूब अच्छी तरह आलिगन 
करना चाहता हूं । ऐसे भक्तकी संगतिका सुख प्राप्त करनेके लिए ही मैं देह-हीन 


होने पर भी देह धारण करता हूँ । किसी प्रकारकी उपमाके द्वारा मैं यह बात नही 
वतरा सकता कि ऐसा भक्त मुझे कितना अधिक प्रिय होता है। यदि ऐसे भक्तके 


साथ मेरी निम्मेर मैत्री हो तो इसमें आइचर्य ही किस बातका है ? जो लोग ऐसे 
भक्तोके चरित्र सुनते अथवा उनका गान करते हैं, इसमें सन्देह नही कि वे भी मुझे 
प्राणोसे भी कही अधिक प्रिय होते है । हे अर्जुन, आज मैं तुमको भक्ति-पोग नामक 
जो यह सर्वश्रेष्ठ योग पूरी तरह वतलाया है, यह वही योग है जिसके कारण मैं अपने 


भक्तो को प्रिय समझता हूँ, अथवा उनका ध्यान करता हूँ अथवा उन्हे अपने मस्तक 
पर धारण करता हूं । 


ये तु धर्म्याय्तमिंद॑ यथोक्‍त॑ पर्युपासते। 
श्रदूधाना भत्परमा भवतास्तेत्तीव में प्रियाः२गो 
“जिस योगमे इतना अधिक महत्व है, उस योगकी मनोहर, पविन्न और अमृतकी 


धाराके समान मधुर वात जो छोग सुनकर उसका अनुभव करते है, जो लोग अत्यन्त 
श्रद्धापृवंक ऐसी बाततोका विस्तार करते है और जो इस वातको निरन्तर अपने हृद्यमें 
रखकर उसके अनुसार आचरण करते है, ऊपर वतराई हुई पूरी पूरी मन की स्थिति 
होने पर उपजाऊ भूभिमें वोये हुए वीजोमे उत्पन्न होनेवाले उत्तम फल मिलने पर भी 
जो मुझे अत्यन्त श्रेष्ठ समझते है थौर मेरी भक्तिके प्रति अपना प्रेम रखकर उसीको 
बपना सर्वस्व मानते है, है अर्जुन, इस संसारमे वही सच्चे भक्त और सच्चे योगी 
हैं। मुझे निरन्तर उन्हीकी उत्कंठा लगी रहती है। जिन पुरुतोको भक्िति-सम्बन्धी 
कयाभआाऊा प्रेंमपूर्ण बनुराग होता है, वही तीर्च और वही क्षेत्र है और वही इस 


२७४ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


प्राण पंगुल ( नितान्‍्त निव॑ल्ठ ) हो जाते है जिस ज्ञान के प्रकाशसे वुद्धिकी आँखे खुल 
जाती है और जीव आनन्‍्दकी राशि पर लोटने रूगता है, जो ज्ञान अत्यन्त पवित्र है; 
जिसके कारण दोषोसे भरा हुआ मन निर्मेछ हो जाता है, जिसके योगसे आत्माको 
लगा हुआ जीव भाववाल्ा क्षय रोग बिलकुल अच्छा हो जाता है, यद्यपि उस ज्ञानका 
निरूपण क रना सम्भव नही है, परन्तु फिर भी मैं उसका निरूपण करता हूं । ज्ञानका 
यह निरूपण सुनकर बुद्धिमे ही उसे समझना चाहिए, क्योकि विना बुद्धिके और 
केवल आँखोसे वह कभी दिखलाई ही वही पड सकता । परन्तु जव एक बार बुद्धिके 
द्वारा जान वह लिया जाता है और इस शरीर पर वह अपनी सत्ता चलाने लगता है, 
तव वह इन्द्रियो की क्रियाओके रूपमे नेत्रोको भी दिखाई देने लगता हैं । जिस प्रकार 
वुक्षोके हरे-भरे और तेजपुक्त होनेसे वसन्तके आगमनका पता चलता है, उसी प्रकार 
इन्द्रियोकी अवस्था देखकर ज्ञानका भी अनुमान किया जा सकता है । वृक्षोकी जडको 
पृथ्वीके गर्भभे भी पानी मिल जाता है और तब वह पानी डालियोके पत्तोंमे भी 
अपनी झलक दिखलाता है। अथवा पृथ्वीमें रहनेवाली मृदुता सुन्दर अंकुरोको भी 
देखनेसे जानो जाती है। अथवा कुलीन पुएषोंका महत्व उनके आचरणसे ही समझमें 
ओ जाता है। जब मनुष्य किसीका आदर-सत्कार करनेमें वहुत अधिक व्यस्त होता है, 
तब उसकी उसी व्यस्ततासे उसका स्नेह प्रकट होता है अथवा शान्त और भव्य 
आकतिसे मनृज्यक्रे पुण्यशील होने का पता चलता है अथवा जबत्र कपूरकदलीमे कपूर 
भर जाता है, तव चारो ओर फैलनेवाली सुगन्धसे ही इस बातका पता चल जाता है 
कि उसमें कपूर भर गया है। अयवा काँचकी कन्दीलमे रखे हुए दीपकका प्रकान चारो 
ओर बाहर फैल जाता है । इसी प्रकार जब मनृष्यके हृदयमे ज्ञान आकर उपस्थित 
होता है, तव बाहर भी उसके बहुत से चिन्ह प्रकट होने लगते है। अब मैं वही लक्षण 
तुमको बतलाता हूँ । ध्यान देकर सुनो । ] 
अमानित्वमदण्भित्वरमाहसा क्षान्तिराजेवस्‌ । 
आचार्योपासन॑ शौच स्थैयसात्मविनिग्नहः ॥ ७ 0 

“जिसे किसी लौकिक विपयमे पूरी तरहसे रँंगा जाना अच्छा नही छगता, लोगोमे 
पने वड़प्पनके साथ मिलना जिसे संकट के समान जान पड़ता है, जो अपने गुणोकी 
तुति या प्रमंसा होने पर, अपने सम्मान आयोजन होने पर अथवा विज्लेप योग्यताकों 


# डर 


पने साथ सम्बद्ध होते देखकर उसी प्रकार घबराता है, जिस प्रकार किसी व्याधके 
हाथमे पहने पर हिरन घवराता और व्याकुल होता है अथवा कोई तैरनेंवाल्य किसी 
मँवरसमे पइने पर ब्याकुल होता है, है अर्जुन, जिसे छोगोके द्वारा किया जानेवाढा 
उपना सम्मान संकट के समान कष्टद्ययक जान पडता है, जो लौकिक महत्व की अपने 
शाय स्पर्ण भी नहीं होने देता जो अपना सम्माच अपनी आँसोसे नही देख सर्केता, जो 


भपती छोकिक कीति नही चुन सकता, जिसे यह भी सहन नहीं होता कि छोगोवी 
भरा स्मरण हो और वे मेरी चर्चा करे, फिर आदर-सत्कारकी तो भला वात ही कया 


है, जिसे उस समय अपनी मृत्यु ही सामने दिखाई पडती है, जिस समय छोग उसे 


पत्र 


(4 


[९ 


के चने हज ऑन्‍ल ईथ,. ... टवच्िट2 5 


बज अमकमननमनज >>. गदेक #., "न्‍ब्ल्‍ननओन |+ जम -|5 7.5... ४... _.४+ 


बारहवाँ अध्याय २६५ 


संसारमें वास्तवमे पवित्र हैं। मैं उन्हीका ध्यान करता हूँ, वही मेरे देवाचन हैं और 
उनसे वढकर अच्छा मुझे और कोई दिखाई नहीं पडता । मुझे उन्हीका व्यसन रहता 
है और वही मेरे द्रव्य के कोष है । वहाँ तक कि ऐसे भक्तोके प्राप्त हुए बिना मेरे मन- 
को समाधान ही नही होता। हे अर्जुन, जो लोग ऐसे प्रेमी भक्तोकी कथाओका गान करते 
हैं, उनका मैं श्रेष्ठ देवताओके समान आदर करता हूं ।” भक्तोक्ों आनन्द देनेवाले 
और समस्त जगतके मूल कारण भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनसे ये सब बातें कही । ये 
सब वाते कहकर संजयने धृतराष्ट्से कहा--'हे राजा धृतराष्ट्र, जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
शुद्ध, दोषहीन, दयालु, शरणागतका प्रतिपालन करने वाले और रक्षक है, जो 
देवताओकी सदा सहायता करते हैं, लोकोंका छालन-पालन करते है, जगतका पा>लन 
करना ही जिनका सदाका खेल है, जिनका पवित्र यश्ञ अत्यन्त निर्मेल है, जो सरल 
और अपरम्पार उदार है, जिनका वरू असीम है और जो बलिष्ठोको बिना अपनी 
'आाज्ञामे छाये नही छोइते, जो भक्तोके साथ प्रेम करनेवाले, अपने प्रेमियोके साथ स्नेह 
करनेवाले, सत्यका पक्ष लेनेवाले और समस्त कला-कौशलछके आगर है, वे भक्तोके 
सम्राट्‌ वैकुण्ठाधिपति श्रीकृष्ण स्वयं ही इस प्रकारकी बातें कह रहे थे और वह 
भाग्यशाली अजुन ये सब बाते सुन रहा था। अब मैं इसके आगेकी कथाका निरूपण 
करता हूँ । आप सुने ।” इस प्रकार संजयने धृतराष्ट्रसे ये सब बातें कही । संजयकी कही 
हुई वही रसपूर्ण कथा अब देज्ञी भाषामे कही जायगी । श्रोता छोग इस कथ्राकी ओर 
ध्यान दे। श्रीनिवृत्तिनाथका शिष्य ज्ञानदेव श्रोताओसे प्रार्थना करता है कि है 
महाराज, स्वामी निवृत्तिदेवने मुझे यही शिक्षा दी है कि आप सनन्‍्तजनोकी सेवामें 
आकर मैं आप लोगोकी सेवा करूँ । 


3 :&०५+ 


:222५०००क+-. २५००७५१०८०- 


तेरहवाँ अध्याय र७प्‌ 


नमस्कार करते है, जो बृहस्पतिके समान ज्ञानवान्‌ होने पर भी अपने महत्वके भयसे 
पागछोके समान हो जाता है, जो लौकिक प्रसिद्धि से घबराता है, जो शास्त्रोके 
सम्बन्धमे बकवाद करना छोडकर चुपचाप एकान्तमे पडा रहना पसन्द करता है, जो 
हृदयसे यह चाहता है कि संसार मेरा अपमान और उपेक्षा करे और मेरे सगे-सम्बन्धी 
मेरी ओर आँख उठाकर देखे भी नही, जो अपना आचरण प्राय ऐसा ही रखता है कि 
उसप्तमे हीनता और तुच्छता ही शोभा दे और अंगो पर हीनता के ही भूषण चढे, जो 
सदा इस वातकी इच्छा करता है कि मेरे सम्बन्धमे छोगोकी यही भावना रहे कि यह 
जीवित नही है, यह बिलकुल है ही नही, इसका कोई अस्तित्व ही नही है, जिसकी 
चारू-ढाल ऐसी होती है कि छोगो को देखकर यह प्रम होता है कि यह चलता है 
या हवाके साथ लुढकता-पुढकता चला जा रहा है, जो सदा यही चाहता है कि मेरा 
अधष्तित्व ही न रह जाय, मेरा नाम और रूप भी नष्ट हो जाय, मुझे देखकर भूत 
मात्र भयभीत होकर दूर भाग जाये, जो सदा एकान्तमे ही रहता है और निर्जन 
प्रदेशकी कल्पनासे ही जिसकी जानमे जान आती है, जिसकी केवल वायुक्रे साथ ही 
पटती है, जिपते आकाशके साथ वातें करना ही अच्छा ऊूगता है और वृक्ष ही जिसे 
सबसे ज्यादा अच्छे रूगते है, हे अजु न, जिस पुरुपमे तुम्हे ये सब छक्षण दिखाई पड़े, 
उसके सम्बन्धमे यह समझ लो कि वह ज्ञानमे तललीन हो गया है। इन्ही लक्षणोसे 
यह जानना चाहिये कि किसी पुरुपमे अमानित्व हैया नहीं। अब मै तुम्हे यह 
बतलाता हूँ कि “अदभित्व” की पहचान किस प्रकार की जानी चाहिए । अदंभित्व 
भी ऊपर बतहछाये हुए प्रकारका ही होता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार लोभी 
मनुष्य प्राण जाने पर भी यह नही वतलाता कि मैंने अपने द्रव्यका संग्रह कहाँ छिपा- 


कर रखा है, उसी प्रकार जिसमे अदंभित्व होता है, जिसमे दम्भका अभाव होता है, 
वह प्राणो पर संकट आने पर भी कभी यह नही वतलाता कि मैंने कौन कौनसे पुण्य 


कर्म किये है। हे अर्जुन जिस प्रकार दुष्ट गौ स्तनमे आया हुआ दूध भी चुरा छेती है 
अथवा वेश्या अपनी उतरी हुई उमर छिपाती है, जंगलूमे रास्ता भूल जानेवाला 
सम्पन्न व्यक्ति जिस प्रकार किसी पर अपनो सम्पन्नता नही प्रकट होने देता, कुलीन 
स्‍त्री जिस प्रकार अपने सब अग खूब अच्छी तरह छिपाये रहती है अथवा खेतिहर 


जिस प्रकार जमीनमे बोये हुए अपने बीज मिट्टीके नीचे अच्छी तरह छिपा देता है, 
उसी प्रकार जो अपने दान आदि पुण्य कम सदा गुप्त रखता है, जो शरीरके दिखावटी 


चोचले नही करता, जो लोगोको प्रसन्न करनेके झगडेमे नही पडता और अपने धार्मिक 
कृत्योकी चर्चा नही छेडता, जो अपने किये हुए उपकारो का कभी मूँहसे उच्चारण भी 
नही करता, जो अपनी सीखी हुईं विद्या लोगोको दिखाता नही फिरतां और अपना 
सम्पादित किया हुआ ज्ञान लौकिक-कीत्तिके लिए नही बेचता, जो शारीरिक विषयों- 


का उपभोग करनेके लिए कानी कौडी भी खर्च नही करता, परन्तु धाभिक कृत्योके 
लिए अपना सारा धन व्यय करनेमे भी जो आगा-पीछा नहीं करता, जिसके घरमें 


- तो प्रत्येक बांतमे दरिद्रता दिखाई दे और शरीर बिलकुल दुर्वल तथा दीन-हीन 
दिखाई पड़े, परन्तु जो दान देनेमे स्वयं कल्पतरुके साथ भी प्रतिज्ञापूर्वक स्पर्धा 


तेरहवाँ अध्याय 


जिनका स्मरण करते ही शिष्यमे समस्त विद्याएँ आ जाती है, उन श्री गुरु- 
चरणोंकी मैं वन्दना करता हे । जिनका स्मरण करते ही काव्य-शक्ति आ जाती है, 
सव प्रकार की रसारू वक्‍तृताएँ जिह्लाके अग्न भाग पर आकर उपस्थित होती हैं, 
जिनके स्मरणसे वक्‍तृत्वकी मधुरताके आगे अमृत भी फीका पड़ जाता है, प्रत्येक 
अक्षरके सामने सब रस सेवकोकी भाँति हाथ जोडकर खड़े रहते है, उद्दिष्ट अर्थ 
खुल जाता है, रहस्यका ज्ञान हो जाता है और सम्पूर्ण आत्म-बोध हस्तगत हो जाता 
है, वे श्री गुरु-चरण ज्योही आकर अच्तःकरणमे स्थिर होते हैं, त्योही ज्ञानका 
प्रकाण अपने वैभवको प्राप्त होता हे । इसी लिये उन गुरु-चरणोको नमस्कार करके 
अब मैं यह बतलाता हू' कि जगत के पितामह आर्थात्‌ ब्रह्माके भी जनक रमा-वल्लभ 
श्रीकृष्णने क्या कहा । 
श्रीभगवानुवाच--.. 
इदं शरीरं॑ कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। 
एतद्यो वेत्ति त॑ं प्राहुः क्षेत्रज्ष इति तहिदः॥ १॥। 
श्रीकृष्णे कहा--“हे अजु न, सुनो। देहको “क्षेत्र” कहते हैं और जिसे इस 
क्षेत्रका ज्ञान होता है, उसे क्षेत्र समझना चाहिए । 
क्षेत्रज्ं चापि सां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत । 
प्लेत्रक्षेत्रज्ञयो्ान॑ यत्तज्ज्ञानं मतं॑ सम ॥२४७ 
“परन्तु इस प्रसंगमे निस्सन्देह रूपसे तुम यह समझ रखो कि “क्षेत्रज्ञ” मै ही 
हूं, क्योकि मैं ही समस्त क्षेत्रों अर्थात्‌ शरीरोका पोषण करता हूँ । क्षेत्र और 
क्षेत्रञषका जो सच्चा ज्ञान है, वही मेरे मतसे सबसे उत्तम ज्ञान है । 
तत्क्षेत्रे यच्च यादुक्‍्व यह्विकारि यतश्व यत्‌ 
सच यो यत्प्रभावश्व तत्समासेन से श्यूणु ॥ ३ ॥ 
“अब मैं यह बात वतलछाता हूँ कि इस झरीरको “क्षेत्र” कहनेका उद्देश्य क्या 
है । सुनो । इसे क्षेत्र क्यो कहते हैं, यह कैसे और कहाँ उत्पन्न होता है और किन किन 
विकारोसे इसका विस्तार होता है ? यह क्षेत्र यही साढें तीन हाथ का छोटा सा ही 
है ? या बड़ा है तो कितना वडा है और किस आकारका है? यह अलुर्वेर है अबवा 
उबर है? इसका कौन है? आदि आदि इस विपयके जितने प्रइन है, अव मैं उन सबका 
संगोपांग स्परप्टीकरण करता हूँ, इसलिए तुम इन सब बातोकी ओर ध्यान दो | हैं 
अर्जुन, इन्ही प्रग्नोकी मीमांसा करनेके छिए वेद वड़वडाते रहते हैं और तकंका 
शाब्दिक चरखा सदा चछूता रहता है। इन्ही प्रश्नोका निराकरण करते करते 


२७६ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


करता हो, तात्पर्य यह कि जो अपने धामिक कत्योमें बहुत चतुर हो, दानके 
समय अत्यन्त उदार हो और अध्यात्म-चर्चामे प्रवीण हो, परन्तु और सब 
विषयोमे पागल-सा दिखाई दे, उसीको दम्भ-हीन समझना चाहिए। केलेका 
तना हलका और अन्दरसे पोला जान पड़ता है, परन्तु रससे भरे हुए बडे-बडे 
फल उसीमे रूगते है। बादरू इतने पतले और हलके होते है कि जरा सी ह॒वाके 
झोकेसे उड जाते है, परन्तु आश्वरयंक्री बात यह है कि उन्ही बादलोमेसे जलकी बडी 
बड़ी धाराएँ वरसती है। इसी प्रकार वह परम साधनाका मार्ग तो पूरी तरहसे 
जानता है, परन्तु लौकिक बातोमे बिलकुल दीन-हीन दिखाई पडता है। है अर्जुन, 
जिसमे ये सव लक्षण अच्छी तरह दिखाई पडे, उसके सम्बन्धमे समझना चाहिए कि 
ज्ञान इसकी मुट्ठीमे आ गया है। यह अद्भित्वका वर्णन हुआ। अब यह सुनो कि 
अहिंसा किसे कहते है। पहले यह वात समझ रखो कि अहिसाकी व्याख्या अनेक 
प्रकारसे की जाती है । सब छोग अपने अपने मतके अट्सार उसका वर्णन करते हैं। 

परन्तु उन वर्णनोमे इतनी विक्षिप्तता है कि मानो किसी वृक्षकी शाखाएँ काटकर 
उसके तनेके चारो ओर बाँध दी गई हो अथवा हाथ तोडकर उनका मास पकाया 
गया हो और फिर उसीसे अपनी भूख झ्ञान्त की गई हो अथवा देव मन्दिर तोडकर 
देवताओके बैठनेके लिए मिट्टीका चबूतरा बनाया गया हो। इसी प्रकार पूर्व मीमासामे 
कुछ इस तरहका विलक्षण निर्णय किया गया है कि हिसा करके अहिंसाका साधन 
करना चाहिएँ। उनका मत है कि जिस समय अवर्षाका संकट सामने हो, और वह 
संकट सारे ससारमे फैलता हुआ दिखाई पडे, तो वर्षा करानेके लिए भनेक प्रकारके 
यज्ञ करने चाहिएँ। परन्तु उन यज्ञोमे स्पष्ट रूपसे पशुओकी हिंसा होती है। फिर 
वहाँ अहिसाका प्रवेश कैसे हो सकता है ? शुद्ध हिसाके बीज बोकर अहिंसाकी फसछ 
कैसे काटी जा सकती है ? परन्तु इन याज्ञिकोका साहस भी कुछ विलक्षण ही है। 

और है अर्जुन, जिसे आयुर्वेद कहते है, वह भी इसी मार्गसे चलता है। उसेका 

सिद्धान्त ही यह है कि एक जीवके प्राण बचानेके लिए एक दूसरे जीवका घात करना 

चाहिए । अनेक प्रकारके दुःखोसे पीड़ित और रोगोमे पदकर लोटनेवाले जीवोकों 


देखकर उनकी हिंसाका निवारण करनेके लिए रोगकी चिकित्सा करना तो ठीक ही 


है, परन्तु वह चिकित्सा करनेके लिए पहले तो किसी वनस्पतिका कम्द खोदा जाय 
और दूसरी किसी वनस्पतिके पत्ते जंड समेत उखाडे जाये, किसी वनरपतिको बीचसे 


ही तोड़ लिया जाय और किसी वृक्षकी छाल छील ली जाय और कुछ वनस्पतिके 


कोमल अंकुरोको वर्तंनमे उबाला जाय, तव कही जाकर लोगोकी चिकित्सा होती है ! 
जो वृक्ष जन्मसे ही कभी किसीके साथ वैर नही करते, उनका रस निकालनेके लिए 


उनके सर्वागमे चीरे लगाये जाते हैं और, हे अर्जुन, इस प्रकार वृक्षोके प्राण लेकर 
रोगियोको रोगोसे मुक्त किया जाता है। और जंग्मो अथातु सजीव प्राणियोंकों भी 
घोरकर उनके शरीरमेसे पित्त आदि पदार्थ निकालकर और उनन्‍्हीसे औपध भस्ठुत 
करके कुछ रोगियोके जाते हुए प्राण बचाये जाते हैं। रहनेके लिए बने हुए 
पक्के मकान तोडकर उनके मसालेसे मग्दिर दनाना, रोजगारमे गरीबोकों छूटकर 


तेरह॒वॉ अध्याय २६७ 


षट्‌ दर्शनोंका अन्त हो गया, तो भी आज तक वे एक मत नही हो सके हैं। इन्ही 
बातोंके सम्बन्धमे शासत्रोमें आपसमें झ्गडे होते हैं और सारे जगतमे इन्ही बातोके 
सस्बन्धमे अखंड वाद-विवाद होते रहते हैं। इन विषयोमे किसीकी बात दृसरेक्ी 
बातोसे नही मिलती, कोई किसीका मुँह नहीं देखता, मतोमे आपसमें नही पटती, 
ऊहापोहकी दुर्दशा हो गई है और चारो ओर केवरू गड़बडी फैली हुई है। अभी 
तक इस वात का किसीको पता नही चला कि इस क्षेत्रका स्वामी कौन है। परन्तु 
अहम्मन्यता का लोभ इतना प्रवल होता है कि वर घर इसी विषयके झगडे होते 
रहते है । नास्तिकोका मुकावलछा करनेके लिए वेदोने वडे बडे आडम्बर रचकर खड 

किये है और पाखंडियोने वेदोके विरुद्ध उल्टी सीधी वाचालता आरम्भ कर दी है। 
पाखडी कहते हैं--'इन वेदोका कोई आधार ही नही हैं, ये झूठमृठके शाव्दिक जाल 

फैछाते है। यदि तुम हमारी बातकों झूठ समझते हो तो इसे सिद्ध करनेके लिए 
हमने यह प्रतिज्ञाका बीडा रखा है। यदि साहस हो तो इसे उठा लो । हम भी देख 
लें ।* बहुतसे लोगोने पाखंडमें प्रवेश करके वस्त्रो का परित्याग करके लुटिया डुबोई 
है, परन्तु उनके वितंडावाद आपसे आप स्वयं उन्हीको परास्त कर देते हैं। मृत्युकी 
परम प्रवक सामथ्यं॑ देखकर योगी इस भयसे कुछ और आगे बढे कि मृत्यु आने पर 
यह देह-क्षेत्र व्यर्थ हो जायगा । मृत्युसे घवरानेवाले वे योगी मनुष्योकी बस्तीसे दूर 
और एकान्त स्थानोमे रहने रंगे ओर उन्होने यम-नियमोके झगडे अपने साथ छूगा 
लिये । इसी देहक्षेत्रकी विवंचना करनेके लिए श्रीशकरने शिव-लछोकका परित्याग 
किया और चारो ओर उपाधियाँ देखकर केवल श्मशान भूमिमे आश्रय लिया । शंकरकी 
प्रतिज्ञा इतनी प्रवछ थी कि केवल दिगम्वर होकर काम मा मदनकों इसलिए भस्म 
कर डाला कि वह लछोगोको प्रलोभनोमे फँंसानेवाला है। सामथ्य बढानेके लिए 

ब्रह्माको एकके बदले चार मुख प्राप्त हुए, परन्तु फिर भी इस विषयका उन्हे ज्ञान 

नही हुआ । 

ऋषिभिबंहुधा गीत॑ छत्दोभिविविधेः पृथक । 
ब्रह्मसुत्रपदेइचेव हेतुमडि विनिश्वचितेः ॥४॥ 

/कुछ लोग कहते है कि यह देह-क्षेत्र वास्तवमे पूर्ण रूपसे जीवका ही खेत है और 
प्राण उसमे खेती-बारी करनेवाला खेतिहर या असामी है। इस प्राणके घरमे अपान, 
व्यान, समान और उदान ये चार भाई काम-धन्धा करनेवाले हैं और मन, उन सब 
पर मुख्य हल चलानेवाला और बीज आदि बोनेवाला है । इस मनके पास खेत 
जोतनेके लिए इन्द्रिय रूपी बैल है । यह मन न तो दिनको दिन और न रातको रात 
समझता है और हर दम विपयोके खेतमे परिश्रम करता रहता है । वह इस प्रकार- 
की जोताई करके जो पिट्टी ऊपर-नीचे करता है, उसके कारण उसमेसे कत्त॑व्य कर्मके 


आच रणका तत्व निकल जाता है और तव वह खेतिहर इस तत्वका नाश करके 
अन्यायके बीज बोता है और कुकुर्मोकी खाद डालता है।तब उन्ही बीजो और 
खादके उपयुक्त पापोकी फसल पैदा होती है जिससे जीवको करोडो जन्मोतक दुख 
भोगना पडता है । परन्तु ऐसा न करके यदि कत्तव्य-कर्मोके तत्वको स्थिर रहने दिया 


जाय और सत्कर्मोके बीज बोये जायें, तो वही जीव सैकडो जन्मो तक सुख भोगता 


तेरहवाँ अध्याय २७७ 


अन्नप्नत्र चलाना, सिर ढककर घुटने नंगे करता, घर तोड़कर मंडप बनाना, कपड़े 
जलाकर उनकी आग सेंकना अथवा हाथीको नहराना अथवा बैल वेचकर मकान 
बनाना अथवा तोतेको उड़ाकर पिंजरा बनाना आदि आदि काम है या दिल्लछगी ? 
इन सव बातोको देखकर कोई कहाँ तक न हँसे ? कुछ छोग पानी छानकर पीते है 
और इसे पृण्य कर्मछा मार्ग कहते हैं। परन्तु पानीको छानने के फेरमे ही वहुतसे जीवोकी 
हत्या हो जाती है। कुछ लोग हिसाके भयसे अन्नका एक कण भी नही खाते । परन्तु 
भूखो रहनेके कारण उनके प्राण छठपटाते रहते हैं। यह भी हिंसा ही है। इसलिए, 
भाई अर्जुन, कम-काडका जो यह सिद्धान्त है कि हिंसा ही अहिसा है, सो वह 
प्िद्धान्त इसी प्रकारका है। पहुले जब हमने इस अहिंसाका नाम छिया था, 
तभी यह सहज स्फूरति हुई थी कि इस मतका स्वरूप स्पष्ट कर दे। उस समय 
ऐसा जान पडा कि यह मत भी सहजमे ध्यानमे आ गया है। फिर उसका 
स्पष्टीकरण क्यो छोड़ दिया जाय । यही समझकर हमने ये सब बाते कही है । 
और हम।रा अभिप्राश्र यह है कि तुम भी उसी दृष्टिसि यह बात समझ छो । इसके 
सित्रा, है अर्जुन, ऊपर कही हुई बातोका अहिंसाके विषयके साथ मुख्य रूपसे सम्बन्ध 
है । यदि यह बात न होती तो हम इस टेढे-तिरछे रास्ते पर चलकर इस विषयका 
व्यर्थ इतना विस्तार क्‍यों करते ? और हे अर्जुन, एक बात यह भी है कि अपने 
मतको अच्छी तरह स्पष्ट करने के लिए सामने आए हुए दूसरे मतोका उचित रूपसे 
विवेचन करना भी आवश्यक ही होता है। इसलिए अब तक जो निरूपण किया 
है, वह इसी कारणसे किग्रा है। अब इसके उपरान्त मैं स्वयं अपने मतका 
प्रतिपादयद करूगा। जिस अहिसाका वाना धारण करने पर अन्तरका ज्ञान 
व्यक्त होता है, उस अहिसाका स्वरूप अब स्पष्ट किया जायगा । परन्तु इस वातका 
पता आचरणसे ही चलता है कि किसी मे अहिसाका भाव पूर्ण रूपसे आया है या 
नही । जिस प्रकार कसौटी पर सोने का कस आता है, उसी प्रकार जब ज्ञानका मनके 
साथ मेल होता है, तब तुरन्त ही मनमे अहिसाका उदय होता है। अब यह सुनो कि 
अहिसाका यह उदय किस प्रकार होता है। तरंगोको विना तोडे, पानीकों विना 
हिलाये-डुछाये वेग-सहित परन्तु फिर भी बिलकुल हलके पैरोसे केवल आमिष 
( अर्थात मछली ) की ओर ध्यान रखकर जिस प्रकार बगलरा बहुत ही सावधानीसे 
पानी मे पैर रखता है, अथवा भ्रमर इस डरसे कमल पर वहुत ही धीरेसे पैर रखता 
है कि कही उसके अन्दरका पराग टूट न जाय, उसी प्रकार अपने मनमे यह समझना 


कि प्रत्येक परमाणुके साथ बहुत ही छोटे-छोटे जीव लगे रहते हैं और लिए इसी बहुत 
ही धीरे-धीरे पैर रखना अहिसाका छक्षण है। ऐसा मनुष्य जिस मार्गेसे चलता है, वह 


मार्ग कपासे पूर्ण हो जाता है और वह जिस दिशामे देखता है, उस दिशाको दया 
तथा प्रेमते भर देता है। दूसरे जीवोकी रक्षा करनेके लिए वह सदा अपना जीवन 
अपधित करनेके लिए प्रस्तुत रहता है। हे अर्जुन, ऐसे पुरुषक्रे ध्यानपूर्वक चलनेका 
किसी प्रकारके शब्दोसे वर्णन नही हो सकता और उसके लिए कोई नाप पूरी नही हो 
सकता। प्रेमत्ते भरकर विल्डी जब अपने बच्चोको अपने मुंहसे पकड़ती है, उस समयवह 


न्न 


२६८ हिन्दी झ्ञानेश्वरी 


है । इस पर कुछ और लोग यह कहते हैं कि यह बात बिलकुल नहीं है। यह नहीं 
कहा जा सकता कि यह देह-क्षेत्र केवछ जीवका ही है। इस क्षेत्रके सम्बन्धमें सब 
बातें हमे जाननी चाहिएँ । यह जीव तो केवछ एक प्रवासी है । यह घुमता फिरता 
आता है और रास्तेमें कुछ समयके लिए इस क्षेत्रमें भी निवास कर छेता है। प्राण 
इस क्षेत्रका अधिकारी है और वह सदा जागकर इसका पहरा देता रहता है। सांख्य 
शास्त्रमें जिसे अनादि प्रकृति कहते है, वास्तव मे उसीको इस भैन्रकी वृत्ति प्राप्त 
है | इस घरके जितने झगड़े-वखेड़े या प्रपंच है, वे सत उसीके हैं। इसलिए इस 
क्षेत्रती जोताई-बोआई आदि उसीके कर्मचारी करते हैं। इस संसारमें इस खेती- 
वारीका काम करनेवाले जो मुख्य तीन गुण हैं, वे इसी प्रकृतिक्े पेटसे जनमे हुए 
हैं । रजोगुण जोताई करता है, सत्वगुण पैदावारकी रखवाली करता है और तमोगुण 
वह फसल काटकर और उसे वरसाकर इकट्ठा करता है। फिर महतत्वका खलिहान 
तैयार किया जांता है और केवछ काल स्वरूप बैलोके द्वारा उस फसलकी देँवाई 
होती है । प्रायः इसी समय अव्यक्तका सायंकाल हो जाता है ।” इस पर कुछ दूसरे 
समझदार आपत्ति करते हुए कहते हैं--“ये सब बाते तो बहुत हालकी है। वास्तवमें 
'परतत्व ब्रह्म ही है। फिर उस ब्रह्मके सामने प्रकृतिको कौन पूछता है ! तुम्हारा 
यह क्षेत्र-सम्बन्धी विचार सुनना मानो व्यथेंकी वकवाद सुनना है। शून्य ब्रह्मके 
धयनागार में सत्यवाली अवस्थाके परुंग पर जो आदि संकल्प सोया हुआ था, वह 
एकाएक जाग उठा। वह बहुत चंचछ और उद्यमी था, इसलिए उसने अपने मनकी 
मौजके अनुसार यह विश्वका ढाँचा तैयार किया । निर्गुण परब्रह्मका मैदान त्रिभुवनके 
वरावर वडा था। उसे इस आदि संकल्पकी करनीसे रंग रूप प्राप्त हुमा । फिर 
महाभृतोका जो वहुत वड़ा वंजर पड़ा हुआ था। उसके चार रेखांकित भाग हुए। 
ये भाग जारज, स्वदेज, अंडज और उद्धिज नामक चार भूत-ग्राम थे। फिर 
पंचमहाभूनोका जो एक पिंड था, उसे तोड़र और उसके अरूग अछूग विभाग 
करके पाच भोतिक सृष्टिकी रचता की गई। फिर कर्म और अकम रूपी पत्थरोको 
एकत्र करके दोनो ओरसे वाँध बाँधे गये और उन्हीमे ऊसर जमीनें और जंगल बने । 
इस प्रदेशमे आने जानेका क्रम सदा चलता रखनेके लिए जन्म और मृत्युकी दो 
सुरंग खोदी गई | उस बादि संकल्प ने इन सुरंगोंकी रचना इस प्रकार की थी कि 
ये मृष्टिसि चछकर निरालम्व ब्रह्म तक पहुँच जाये। फिर इस आदि संकल्पने अहंकारके 
साथ मेल मिलाकर वुद्धिकी मध्यस्थतासे ऐसी योजना की कि इस क्षेत्रका क्रम सदा 
चचता रहे। इस प्रकार आरम्भमें उस निय्ुण निरालूम्व ब्रह्ममें ही आदि संकल्पका 
अंकुर निकछा था, इसलिए यह निश्चित होता है कि इस प्रपंचका मूल वही आदि 
संकल्य है।” जब इस प्रकार संकल्पवादियोने अपने मत रूपी मुक्ताफल प्रस्तुत 
क्िप्रे, तत्र तुरन्त ही एक दूसरे मतवाले आगे वढकर कहने रूग्रे-महाराज आप तो 
बहुत अच्छे चिक्रित्सक़ दिखाई देते है ! यदि परब्रह्मके यहाँ आदि संकल्पके गयनागार- 
की ही कल्पना करनी हो तो फिर सांल्य मतकी उस परब्रह्मवाली प्रकृतिको ही वास्त- 
दि और ठीक मान छेनेमें क्या हर्ज है ? परन्तु इन सव वातोंको जाने देना चाहिए, 
ए्पेःकि बह निश्चित है किये वातें ठीक नही है । भाइयो, तुम छोग इन सत्र बातोके फेरमें 


२७८ हिन्दी ज्ञानेदवरी 


अपने दाँतोकी नोकोंको जितना हलका रखती होगी, अथवा प्रेमपूर्ण माता जब अपने 
वच्चोकी प्रतीक्षा करती है, उस उसकी दृष्टि में जितनी अधिक कोमलता भा जाती 
है अथवा कमलके पत्ते हिलनेसे उसकी हवा आँखोको जितनी कोमल लगती है, उतनी 
ही कोमलतासे उसके पैर भी जमीन पर पड़ते हैं। वे पैर जहाँ पड़ते है, वहाँ रहनेवाले 
जीवोको भी सुख ही होता है| हे अर्जुन, इस प्रकार धीरे-धीरे पैर रखनेके समय 
यदि उसे रास्तेमे कही कोई कीड़ा-मकोड़ा दिखाई पड़ता है तो तो वह धीरेसे पीछे हट 
जाता है । वह पैर मानों यह कहता है कि यदि मैं जोरसे चलँगा तो स्वामीकी आत्म- 
समाधि टूट जायगी और उनकी स्थिर प्रकृतिको आघात लगेगा । इसी चिन्तासे वह 
पैर पीछे हट जाता है, परच्तु वह किसी जीवको दबा नही देता | जहाँ इतना अधिक 
ध्यान हो कि मनुष्य तृणको भी जीव समझे और इसी लिए उसे अपने पैरोसे न 
दबने दे, वहाँ लापरवाहीसे पैर रखनेका कोइ जिक्र ही नहीं हो सकता | च्यूंटी से 
जिस प्रकार भेरु पर्वत राँघा नहीं जा सकता अथवा मच्छड से जैसे तैरकर समुद्र पार 
नही किया जा सकता, उसी प्रकार मार्गमें पडनेवाला जीव उसके पैरोसे दव नही 
सकता । जिसके चलनेमे इतनी अधिक ऊंपा भरी रहती है, उसकी वाणीमे तो तुम्हे 
मूरतिमती और जीती-जागती दया ही दिखाई देगी। उसके श्वास भी बहुत ही मन्द तथा 
कोमल होते हैं। उसकी मुद्रा मानो प्रेमका मायका ( जन्म-स्थान ) होती है। उसके 
दाँत माधुयंके अंकुर ही होते है । जब ऐसे मनुष्यके मुखसे अक्षर निकलते है, तब मानो 
उन अक्षरोंके आगे आगे स्नेह पसीजता चलता है। उसका ऐसा ढंग रहंदा है कि 
कृपा आगे आगे चलती है और उसके मुखसे निकले हुए शब्द पीछे पीछे रहते हैं 
साधारणत. तो वह कुछ बोलता ही नहीं, परन्तु यदि वह कभी अपने सनमे बोलदेंका 
कुछ विचार करता है, तो उसके शब्द इतने कोमल होते है कि उनसे कभी 
किसी को कुछ भी कप्ट नहीं पहुंचता । जब वह बोलने रूगता है, तव कभी कभी 
बहुत अधिक भी बोल जाता है, परन्तु उसकी बातोसे कभी किसीके मनको कुछ 
भी कष्ट नही होता और किसी को उससे डर नहीं लगता | उसे सदा इस बातका 
ध्यान रहता है कि कही मेरे वोलनेसे किसीकी कोई बनी-बनाई वात न बिगड़ जा4, 
कही कोई मुझसे डर न जाय या चौक न पडे अथवा कही कोई मेरे शव्दोका तिरस्कार 
या अपमान न करे, इसलिए मुझसे कोई ऐसी बात नही होनी चाहिए जिससे किर्सीको 
क्देश हो | मुझसे किसीका वाल भी वाँका न होते पावे । और इन्ही सब बातोंकी 
ध्यान रखकर वह प्रायः कुछ बोलता ही नहीं। यदि किसी के बहुत अधिक 
कहने-सुनने पर वह कभी कुछ बोलता भी है, तो श्रोताओको ऐसा जान पडता 
है |के हमारे माता-पिता बोल रहे है। उसके शब्द इतने शुद्ध और कोमल होते 
हे रा सुनते ही ऐसा जान पडता है कि मातो स्वयं नाद-ब्रह्मका अवतार 
हम ही उछल रहा है अथवा पतिब्रताको वुद्धावस्था प्री 
सन 2 नपे-तुले और मधुर शब्द अमृत की तरंगोके समान ने 
पहले है । उठा तक या बातोका क्रम,हठ-वाद, जीवको सनन्‍्ताप देने वाली कंठोंदता 
परिद्ास, छल-वाद, मर्म-स्पर्णी वातें,दुसरोका विरोध करना या किसीकी बातोमे बार्वी 


८ भा 


3 8 54232 5 4225 +402# २४६ 


तेरहवाँ अध्याय २६९ 


भत पड़ो । इस प्रश्नकी समस्त हम वास्तविक उत्पत्ति अब बतछाते हैं। उसे सुनो | 
आकाशमसे भेघोके समृह कौन भरता है ? आकाश में तारो के समूहको कौन सजाकर 
स्थापित करता है ? आकाशकी छत किसने और कब बनाई ? यह आज्ञा किसने 
दी की वायुको सदा बहने ही रहना चाहिए ? केशो या रोमो की उत्पत्ति 
किसने की ? समुद्रको किसने भरा? वर्षा की धाराएँ कौन चलाता है? जिस 
प्रकार ये सब बातें अपने स्वाभाविक धर्मंसे हुआ करती है, उसी प्रकार यह 
देह क्षेत्र भी स्वभाव-सिद्ध है। यह किसीकी कोई खास जागीर नही है। इसमें 
जो परिश्रम करता है, उसीको उसका फल प्राप्त होता है, दूसरे को वह फल प्राप्त 
नही होता ।” जब स्वभाववादी इस सिद्धाँत का प्रतिपादन कर रहे थे, तव कुछ और 
लोग बडे ताव से आगे बढ़कर वोले---“यदि यह बात मान ली जाय तो फिर इस 
देह क्षेत्र पर एक मात्र काछ की ही निरन्तर सत्ता क्यो रहती है? आप यह बात 
तो अच्छी तरह जानते हैं कि इस कालकी सत्ता अनिवायें है। परन्तु फिर भी आप 


अपने मतका झूठा अभिमान करते हैं। यह तो मानो क्रुद्ध मृत्यु या सिंहकी गुफा 
है । परन्तु किया क्या जाय ? आप सरीखे बकवादियोको यह बात भरा कैसे ठीक 
जान पडे ? यह काल-सिंह महाकल्पके उस पार पहुँचकर ब्रह्म-छोक-रूपी हाथी पर 
भी आक्रमण कर वैठता है। यह काल-सिंह स्वर्गके वनमे भी घुस जाता है और वहाँ 


पहुँचकर नये नये लोकपालो और दिग्गजोके समूहका भी संहार कर डालता है | और 
दूतरे जो जीव रूपी हिरन आदि होते हैं, वे इस काल सिंहके शरीरकी केवल हवा लगने 
से ही निर्जीव होकर जन्म और मृत्यु रूपी गड़्ढोमे घृमते-फिरते है। देखो, इस काल- 
सिहका जबडा कितना फैला हुआ है ! इस जबडेमे विश्वके आकारका हाथी भी समा 


जाता है और उसका कही पता नही ल्गता । इस लिए हम कालवादियो का यह 
सिद्धात है कि इस क्षेत्र पर एक मात्र काल की ही सत्ता है।” हे अर्जुन, इस देह क्षेत्रके 


सम्बन्धमे इस तरहके अनेक पक्ष प्रस्तुत हो चुके है। नैमिषारण्यमे ऋषियोने इस 
विषयमे बहुत कुछ भवति न भवति की है और पुराण ग्रन्थोमे भी इस विषयकी ऊहापोह 


प्रत्यक्ष दिखाई पडती है। अनुष्ठुप मादि छन्दोमे इस विषयकी जो विविध प्रकार की 
चर्चाएँ की गई हैं, अब भी बड़े आवेशसे उनका आधार ग्रहण किया जाता है। वेदों 


में ज्ञानकी दृष्टिसे वृहत्सामसूत्र बहुत अधिक पवित्र है, परन्तु उसे भी इस क्षेत्र का पूरा 
पूरा पता नही रूगा । इसके सिवा और भी वहुतसे टूरदर्शी महाकवियो ने इस क्षेत्र 


का विचार करनेमे अपनी बुद्धि रूपी सम्पत्ति व्यय की है । परन्तु आज तक किसीकी 
समझमे यह वात ठीक तरहसे नही आयी कि यह क्षेत्र इस प्रकार है अथवा इसका 


इतना विस्तार है और वह वास्तवमे केवल अमुकका है। अब मैं इस क्षेत्र का आदिसे 
अन्त तक सारा स्वरूप तुमको बतलाता हूं । 


सहाभूतान्यहंकारो बृद्धिरव्यक्तमेंव च। 
इन्द्रियाणि दशेक॑ च पत्च चेन्द्रिगगोचराः ॥५॥ 
इच्छा हेषः सुखं दुःखं संघातरचेतता धृतिः। 
एतत्क्षेत्र समासेन सविकारमुदाहतम्‌ ॥६७ 
“पाँचों महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति और दसो इंद्रियाँ और इनके 


तेरहवाँ अध्याय २७९ 


होना, चिढ़ना, कठ्ुता, आशा दिखलाना, कुशकाएं निकालना और बहुत बढ बढकर 
बोलना आदि दुगुण उसकी बातोंमे बिलकुल नही होते। भौर हे भर्जुन, उसका' 
इृष्टिपात भी ऐसा होता है कि उसकी भौहे बिलकुल ढीली छुटी हुई दिखाई देती है 
और उनमें बल नही पडे होते। इसका कारण यही है कि वह यह समझता है कि भूत 
मात्रमे परब्रह्मयका निवास है; और इसीलिए वह किसी वस्तुकी ओर इस भयसे दृष्टि 
गडाकर नही देखता कि कही मेरी वह दृष्टि किसीको चुभ न जाय । उसकी सदाकी 
यही वृत्ति रहती है, इसलिए यदि वह अपने हृदयसे उछलनेवाली कृपाके बलसे प्रसन्न 
होनेवाली आँखे खोलकर किसीकी ओर एकाघध बार देखता है, तब जिसकी ओर वह 
देखता है, उसका उसी प्रकार समाधान होता है, जिस प्रकार चन्द्र-बिम्बसे निकलने- 
वाली अमृत-धारा देखते ही चकोरका पेट तुरन्त भर जाता है और उसका समाधान 
हो जाता है। उसकी हपा-दृष्टि पडते ही सव जीवोकी यही दशा होती है। यह 
प्रसिद्ध है कि कछुईकी दृष्टि बहुत ही प्रेमपूर्ण होती है। परन्तु जो बात ऐसे सत्पुरुषकी 
दृष्टिमे होती है, वह कछुईकी दृष्टिमें भी नहीं दिखाई देती । भूत मात्रके सम्बन्धमे 
जिसकी दृष्टि इस प्रकारकी होती है, उसके हाथ भी ठीक इसी प्रकारके होते है । 


कृतार्थ हो जानेके कारण जिस प्रकार सिद्ध पुरुषोके समस्त मनोरथ जहाँके तहाँ शान्त 
हो जाते है, उसी प्रकार जिसके हाथ निश्चलक और निष्क्रिय होते है, जिसके हाथ ऐसे 


होते है कि एक तो पहलेसे ही कार्य करनेमे असमर्थ हो और तिस पर उन्होने संन्यास 
या कार्य न करनेकी प्रतिज्ञा ग्रहण कर ली हो अथवा जो हाथ उस ईंधनके समान 
होते है कि पहले तो जलनेका, नाम ही नही जानता और तिस पर जिसमे आग बुझी 
हुई रहती है, अथवा उसकी अवस्था ऐसे मनुष्यके समान होती है जो एक तो पहलेसे 


ही गूँगा हो और ऊपरसे उसने मौन ब्रत धारण कर लिया हो, इसी प्रकार जिसके 
हाथोको कुछ भी करना बाकी नही रह जाता--क्योकि वे हाथ एक नितान्त व्यापार- 


शून्य और निष्क्रिय पुरुषके शरीरमे रूगे हुए होते है---जो अपने हाथोकों इस भयसे 


हिलने भी नही देता कि इससे वायुको धक्का रूंगेगा अथवा आकाशमें नख गड 
जायगा, फिर यह कहनेकी तो आवश्यकता ही नही है कि ग्ह अपने शरीर पर बैठने- 


वाली मक्खीको उडावेगा अथवा आँखोमे घुसनेवाले पर्तिगेको झाडकर दूर करेगा अथवा 
पशु-पक्षियोकोी डराकर भगावेगा। हे अर्जुन, जो कभी अपने हाथमे डंडा या छडी 
भी न रखता हो, उसके सम्बन्धमे यह कहनेकी कोई आवश्यकता ही नही है कि वह 
शस्त्रोको कभी छूता भी नहीं। वह कमल या पुष्पमाराकों उछालनेके खेल भी नही 
खेलता, क्योकि उसे डर रहता है कि कही मेरे हाथका कमल या पुष्पमाछा किसीके 
ऊपर न जा गिरे और उसे चोट न लूग जाय । वह अपने अंग पर इसन्ए हाथ नही 
फेरता कि इससे रोम दर्वेगे और नखोको कष्टसे बचानेके लिए उन्हे कटवाता भी नही 


और उन्हे इस प्रकार बढाता चलता है कि उँगलियो पर उनके कुंडल बन जाते है । 
इस प्रकार ऐसे पुरुषके सम्बन्धमे कार्योका केवल अभाव ही रहता है। लेकिन इतना होने 


पर भी यदि उसके लिए किसी कार्यके उपक्रमका प्रसंग आता है तो वह अपने हाथोको 
ऊपर बतलाये हुए प्रकारसे ही कार्य करनेका अभ्यस्त होता है । उसके हाथ किसीको 


२७० हिन्दी ज्ञानेब्वरी 


सिवा एक मन, दसो विषय और सुख-दु ख, ह्वंष, संघात, इच्छा, चेतना और 
श्वति इन सबका व्यक्त स्वरूप ही यह क्षेत्र है। मैने क्षेत्रके तत्वोकी यह नामावली 


& 


तुमको वतल्ा दी है। अब मैं तुमको अलग अलूग यह बतलाता हैँ कि महाभूत कौन 
हैं, विषय कौन हैं और इन्द्रियोंका क्या स्वरूप होता है। पृथ्वी, अप, तेज, वायु और 
आकाण इन पाँचो को महाभूत समझना चाहिए। और जाग्रतिकी अवस्था में जिस 
प्रकार स्वप्नकी अवस्थाका अभाव होता है, अथवा जिस प्रकार दिन के समय चन्द्रमा 
अहृब्य रहता है अथवा ग्रौढावस्थाके पास पहुँचे हुए लड़कोंमें जिस प्रकार तारुण्य दवा 
हुआ रहता है अथवा बन्द कलीमें जिस प्रकार सुग्रन्ध वनन्‍्द रहती है अथवा लकड़ी 
में अग्नि जिस प्रकार गुप्त रूपसे निवास करती है; उसी प्रकार जो श्रकृति या 
मायाके पेटमे छिपा रहता है और फिर शरीरको रुधिर आदि धातुओमें छिपा हुआ 
ताप कुपथ्यके निर्ित्तकी प्रतीक्षा किया करता है और कुपथ्यका वह निमित्त प्राप्त 
होते ही तत्काछ रोगीका अन्दर और वाहर सब कुछ व्याप्त कर छेता है, उसी प्रकार जब 
पाँचो महाभूत एकत्र होते है और इस देहका आकार बनता है, तब जो इस देहको 
चारो ओर नचाने रूगता है, हे अर्जुन, उसीको अहंकार समझो । इस अहंकारकी वाते 
बहुत ही विलक्षण हैं। यह अज्ञानी छोगोके पीछे तो वहुत ज्यादा नही छरूगता, परन्तु 
ज्ञानी छोगोको खूब जोरसे आलिगन करता है और उन्हें अनेक प्रकारके कष्टोमे 
डालकर नचाता रहता है । अब जिसे बुद्धि कहते हैं, उसे आगे वतलाये हुए लक्षणोसे 
पहचानना चाहिए। है अर्जुन, मैं तुमको वह छक्षण बतलाता हूँ । सुनो * जब काम- 
वासना वलूवती होती है, तब इन्द्रियोकी वृत्तियोंका भेद करके विषय-समूह अन्दर 
घुसते हैं। इसके उपरान्त जीवको सुखो और दु खो का भी अनुभव करना पड़ता है, 
उस व्यवहारमे सुखो और दु.खों की जो ठीक ठीक नाप-जोख करती है, जो इस 
वातका निर्णय करती है कि यह सुख है और यह दु ख है, यह पुण्य है और यह पाप 
है, यह भला और यह बुरा है जिसकी सहायतासे अच्छे-दुरे, बड़े-छोटे आदिका ज्ञाव 
होता है और जिसकी दृष्टिके द्वारा जीवको विपयोकी परख होती है, जो ज्ञान-तेजका 
मूल कारक और सत्व गरुणकी चढती-वढ़ती अवस्था है, जो जीव और शिवका सम्बन्ध 
स्थापित करती है, हैं अर्जुन, उसीको बुद्धि समझना चाहिए। अब अव्यक्त प्रकृतिके 
लक्षण सुनो । सांख्य शास्त्र और योग शास्त्रके मतोके अनुसार प्रकृतिके जो दो प्रकार 
हैं, वे पहले ( सातवें अध्यायमें ) तुमको वतराये जा चुके है। उनमें दूसरी पर-प्रकृति 
जो जीव दशा ( ज्ञान देवी ) है, उसीका यहाँ दूसरा नाम “अव्यक्त” है। जिस प्रकार 
रात्रिका अन्त होते ही सव नक्षत्र आकाशमे ही रुप्त हो जाते हैं; अथवा दिवसका अन्त 
होने पर जिस प्रकार प्राणी मात्रका चलूना-फिरना बन्द हो जाता है अथवा, हे अर्जुन, 
जिस प्रकार देहके नष्ट होने पर किये हुए कर्मोमें देह आदि समस्त विकार गुप्त रहते 
हैं अयवा जिस प्रकार वीजके स्वरूपमे सारा वृक्ष गूढ स्थिति मे समाया रहता हैं 
अथवा जिस प्रकार तन्तु वस्रके रूपमे रहते हैं, उसी प्रकार समस्त स्थुल धर्म छोड़कर 
महाभूत और भूत सृष्टि रूूयको प्राप्त होकर सूक्ष्म रूपसे जिसमे तिवास 
करती है, हे अर्जुन उसीका नाम अव्यक्त है। भव इन्द्रियोका भेद सुनो । कान, 
आस, त्वचा, नाक और जीभ इन पाँचो को ज्ञानेन्द्रिय समझना चाहिए । जब ये 


२८० हिन्दी ज्ञानेब्वरी 


अभय देनेके लिए ही ऊपर उठते है, किसीको आश्रय देनेके लिए ही आगे बढ़ते हैं 
और किसी दु खीको कोमलतापृर्वक स्पर्श करनेके छिए ही हिलते है । और ये सब 
काम भी उसके द्वारा सिफे लाचारीकी हाछतमें ही होते है। परन्तु दु'खितोका भय 
दूर करनेमे उतकी जो शीतल्‍रूता दिखाई देती है, वह शीतछूता चन्द्रमाकी किरणोमें 
भो देखनेमे नही आती । वे हाथ पशु पर इतने प्रेमसे फेरे जाते है कि उनका स्पर्श 
मानों सुगन्धित और शीतल मरूय ग्ययुके स्पशके ही समान होता है। वे हाथ सदा 
निर्लेप और स्वतन्त्र रहते है और यद्यपि चन्दनकी शीतल शाखाओकी भाँति उनमे 
कभी फल तो नही आते, परन्तु फिर भी वे हाथ कभी निष्फल नही होते; क्योकि उनकी 
शीतलता या प्रेमाद्र ता बहुमूल्य अक्षय तथा स्वव्यापी होती है । परन्तु यह हाब्द- 
विस्तार वहुत हो चुका । हे अर्जुन, तुम यही समझ लो कि उसकी हथेलियाँ साधु- 
सन्‍्तोके शुद्ध और शीतछू शीलके समान होती है । अब ऐसे पुरुषके मनका भी कुछ 
वर्णन होना चाहिए। परन्तु अब तक मैने ऐसे पुरुषके जिस आचारका वर्णन किया 
है, वह आचार क्या उसके मनका नही है? शाखाएँ क्‍या वृक्षकी ही नही होती है ! 
विना पानीके समुद्र कैसे हो सकता है? क्या तेज और तेजस्वी पदार्थ दोनो कभी एक 
दूसरेसे भिन्न होते है ? अवयव और शरीर अथवा रस और पानी कभी अरूग अलग 
रह सकते है ? इसी लिए अब तक मैंने ऐसे पुरुषके बाह्य आचारके सम्बन्धमे जो 
वातें वतलाई है, उन्हे तुम इन अवयवोसे युक्त उस मनकी ही बाते समझो । जमीनमें 
बीज वोया जाता है, वही वृक्षके रूपमे बाहर प्रकट होता है। इसी प्रकार तुम यह 
भी समझ लो कि अन्दरका मन ही इन इन्द्रियोके द्वारा बाहर प्रकट होता है। 
क्योकि यदि मनमे ही अहिसाकी कमी हो तो फिर वह मनके बाहर निकलकर कैसे 
प्रकट हो सकती है ? हे अर्जुन, तुम यह बात ध्यानमे रखो कि अहिसाकी भावना सबसे 
पहले मनमे ही उत्पन्न होती है और तब वह वाणी, दृष्टि तथा हाथमे प्रकट होती 
है । और नही तो जो बात मनमें ही न हो, वह भला वाणीमे किस प्रकार प्रकट हो 
सकती है ? क्या बिना बीजके भी कभी जमीनमे अंकुर निकलते है। इसी लिए जब 
मनका मनत्व नष्ट होता है, उससे पहले ही इन्द्रियाँ बिलकुल दुबल हो जाती है, 
क्योकि सूत्रधारके बिना कठपुतलियाँ व्यर्थ हो जाती है। यदि किसी झरनेका उद्गम 
डी सुख्ध जाब तो फिर उसके प्रवाहमे पानी कहाँसे आ सकता है ”? जब जीव ही चला 
गया तव फिर देहके व्यापार कहाँसे वाक्षी रह सकते है ? इसी प्रकार, हे अर्जुन, 
इन्द्रियोके समस्त व्यागरोका मूल मन ही है। इन्द्रियोके द्वारा मन ही सब व्यापार 
करना है। अन्त स्थ मन जिस समय जिस स्थितिमे होता है, उस समय उसी स्थितिमे 
वह क्रियाओके €पमें इन्द्रियोके द्वारा प्रकट होता है। जिस प्रकार पके हुए फलकी 
सुगन्ध वेगपूर्वक वाहर निकलती है, उसी प्रकार मनकी वास्तविक अहिंसा भी 
दव॒ने पर आवेशपूर्वक वाहर निकछती है। और तव उसी अहिंसाकी पूंजी लेकर 
इन्द्रियाँ अहिसाके लेन-देनका व्यापार आरम्भ करती हे । जिस समय समुद्रमें ज्वार 
जाती है, उस समय उसका जल खाडियोको भर देता है। ठीक इसी प्रकार मन भी 
अपनी सम्पत्तिसे इन्द्रियोको सम्पन्न कर देता हैं। परन्तु अब इस विषयका अधिक 


तेरहवाँ अध्याय २८१ 


विस्तार करनेकी आवश्यकता नही । जिस प्रकार ग्रुरुषी छडके हाथ पकडकर स्वयं 
ही अक्षर लिखते हैं, उसी प्रकार मन भी हाथ-पैर आदि इन्द्रियोमे प्रवेश करके उनके 
हारा दयापूर्ण कृत्य कराता है और उनसे अहिसाका आचरण कराता है। इसलिए, 
है अर्जुन, अभी मैंने इन्द्रियोकी क्रियाओका जो वर्णन किया है, वह वास्तवमे मनके 
व्यवहारोका ही वर्णन है। इसलिए जिस पुरुषमें मनसे, शरीरसे और वाचासे किया 
हुआ हिसाका पूर्ण त्याग तुम्हे दिखाई पडे, वास्तवमे उसी पुरुषकों ज्ञान-विलासी 
अथवा ज्ञानका निवासस्थान ही समझना चाहिए। केवल यही नही, बल्कि यह 
समझना चाहिए कि वह मूर्तिमान ज्ञान ही है। जिस अहिसाकी महिमा हम कानोसे 
सुनते है और ग्रन्थोमे जिसका वर्णन होता है, उस अहिसाको यदि प्रत्यक्ष देखनेकी 
तुम्हारी इच्छा हो तो तुम्हें उस पुरुषको देखना चाहिए। बस इसीसे तुम्हारा काम हो 
जायगा ।” इस प्रकार श्रीकृष्णदेवने अर्जुनसे ये सब वाते कही । वास्तवमे इन सब 
वातोका मुझे बहुत ही थोडे शब्दोमे वर्णन करना चाहिए था, परन्तु विवेचनके 
आवेशमे बहुत अधिक विस्तार हो गया । इसके लिए आप छोग मुझे क्षमा करे | हे 
श्रोतागण, कदाचितु आप छोग कहेगे--हरा चारा देखकर जिस प्रकार पशु अपना 
पिछला मार्ग भूल जाता है अथवा वायुके झोकेके साथ उडनेवाले पक्षी जिस प्रकार 
बरावर आकाशमे आगेकी ओर बढते चलते है, उसी प्रकार जब एक बार इसके 
प्रेमका स्फुरण होता है और यह रसाल भावनाओके प्रवाहमे पड जाता है, तव इसका 
चित्त इसके वशमे नही रहता ।” परन्तु हे श्रोतागण, वास्तवमे मेरे सम्बन्धमे यह 
चात ठीक नही है । इस विस्तारका कुछ और ही कारण है। यदि वास्तवमे देखा 
जाय तो “अहिसा” शब्द तीन ही अक्षरोका है। अतः ऊपरसे देखनेमे ऐसा जान 
पड़ेगा कि इसका अर्थ बहुत ही थोडेमे समझाया जा सकता है। परन्तु अहिंसाका 
पूर्ण, स्पष्ट तथा नि.शक अथे बतलानेके लिए अनेक भिन्न-भिन्न मतोका खडन 
करनेकी आवश्यकता होती है। और नही तो भिन्न-भिन्न मत सामने दिखाई देते हैं । 
अव यदि मै अपने अभिमानके कारण उन सब मतोको एक ओर रख दूँ और केवल 
अपना ही विवेचन कर चर तो वह विवेचन आप लोगोको ठीक नही जान पडेगा | 
यदि कोई जौहरियोके निवास-स्थानमे जाय तो उसे उचित है कि वह वहाँ रत्नोको 
परखनेकी गंडकी शिक्ता (अर्थात्‌ शालिग्राम ) निकाककर सब छोगोके सामने 
रखे । वहाँ स्फटिक मणिकी प्रणंसा करनेसे क्या छाभ हो सकता है ? इसके विपरीत 
जहाँ आटेकी भी बिक्री न होती हो, वहाँ कपूरकी सुगन्धिवाली चीजका क्या आदर 
हो सकता है ? इसी लिए यदि आप सरीखे जानकर सन्‍्तोकी सभामे वक्‍तृता पर कुछ 
अधिक रंग चढ़ गया तो महाराज, उसमे दोषके लिए कुछ विश्येष स्थान नही रह 
जाता। यदि सामान्य श्रोताओ और विशेष मधिकारी श्रोताओका संस्क्ृति-भेद ध्यानमे 


न रखा जाय और यदि मैं सरसरी तौर पर उन सबको एक ही माछामे पिरोकर 
निरूपण कर चलूं, तो फिर आप लोग उस विवेचनको अपने कानोका स्पशं भी न 


होने देंगे । यदि शुद्ध सिद्धान्तके निरूपणमे शंकाओका समाधान न हो और विषय 
जटिलका जटिल ही रह जाय अथवा उसकी जटिलता और बढ जाय, तो श्रोताओका 


तेरह॒वाँ अध्याय २९१ 


नामसे उल्लेख किया गया है, है अर्जुन, वह ग्रुण इसी प्रकारकी मानसिक अवस्था 
है। जिस पुरुषके शरीर और मनको इस प्रकार की अठल स्थिरता प्राप्त हो जाती 
है, उसे तुम ज्ञानरूपी धतका खुला हुआ भाडार ही समझो । जिस प्रकार पिशाच 
अपने रहनेके वुक्षको, इन्द्र युद्ध करनेवाला अपने हथियार को अथवा लोभी अपने 
धनको अपनी आँखोकी ओट नही होने देता अथवा जिस प्रकार माता अपने एक 
मात्र पुत्रकों सदा अपने कलेजेसे लगाये रहती है अथवा जिस प्रकार मधु-मक्खीको 
सदा मधुका अनिवायें छोभ रहता है; उसी प्रकार, हे अर्जुन, जो अपने अन्त करणका 
निरन्तर और खूब जी लगाकर यत्न करता है और उसको इन्द्ियोके द्वार पर पैर 
भी नही रखने देता, ( अर्थात इन्द्रियोक़े वशमे बिलकुल नही होने देता ), जो इस 
कल्पनासे सदा डरता रहता है कि यदि मेरे इस बालूकका नाम भी काम-रूपी होवेके 
कातमे पड जायगा या आशा-रूपी डाकिनीकी नजर इसे लूंग जायगी, तो इसकी 
जान ही निकहू जायगी, अथवा जिस प्रकार अपनी दुश्चरित्रा ल्लरीको उद्दण्ड 


और प्रबछू पति सदा अपने वन्धनमे रखता है, उसी प्रकार जो अपनी प्रवु- 
त्तियोकी भली भाँत्रि अपने वन्धन मे रखता है, जो उस समय भी अपनी इन्द्रियोको 
भली भाँति निगम्नहमे रखता है, जिस समय सजीव देह बहुत कृश हो जाता है और 


आप जानेकी नौबत आ जाती है, जो अपने मनके मुख्य द्वार पर अथवा वृत्तिके पहरे 
पर अपने शरीर रूपी दुर्गमे शम-दमको सदा पहरेदारोकी भाँति नियुक्त और जाग्रत 
रखता हैं जो मूलाधार, मणिपूर या नामि-स्थान और विशुद्ध या कंठ-स्थानके तीन 
चक्रोमे वजन, उड्डीयान और जालन्धर नामक तीनो बन्धोकी गरत बैठाकर अपने 
चित्तको इडा और पिंगछा दोनो नाडियोकी सन्धिमे प्रविष्ट करता है, समाधिकी शम्या 
पर अपने ध्यानकों अच्छी तरह सुलाये रखता है और जिसका चित्त चैतन्यके साथ 
एक रूप होकर सदा उस्ती मे रमता रहता है- उसके सम्बन्धमे तुम यह समझ लो कि 
उसने अपने अन्त करणका पूर्ण रूपसे निम्रह कर लिया है। अन्त.करणका इस प्रकार- 
का निग्नह मानो ज्ञानकी विजय ही हैं। जिस पुरुषकी आज्ञा उसका अन्त करण बिलकुल 


चुपचाप और सम्मानपूर्वक पालन करता है, उस पुरुषकों मूर्तिमातु ज्ञान ही समझना 
चाहिए । 


इन्द्रियार्थेषु वेराग्यमनहंकार एवं च। 
जन्मसुत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शंनस्‌ ॥ ८॥। 
जिसके मनमे विषयोके प्रति पूर्ण रूपसे विरक्ति जाग्रत रहती है, वही ज्ञानी होता 
है । जिम प्रकार वसन किये हुए पदार्थको देखकर किसीकी जीभसे छार नही ठपकती 
अथवा जिस प्रकार किसी मृत पुरुषको आलिगन करनेके लिए कोई आगे नही बढता 


अथवा विषको कोई नही निगलता अथवा जलूते हुए घरमें कोई प्रवेश नही करता 
अथवा बाघकी गुफामे कोई अपना निवास नही बनाता अथवा गले हुए लोहेके खौरूते 


हुए रसमे कोई नही कूदता अथवा अजग्ररको तकिया बनाकर कोई उस पर नही सोता, 
उसी प्रकार विषयकी बाते जिसे अच्छी नही छगती और जो इन्द्रियोके द्वारा किसी 
विषयका ग्रहण नही करता, जिसका मत विषयोकी ओरसे सदा उदासीन रहता है, 


२८२ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


विषयकी ओर जाने वाला लक्ष्य पिछले पैरों वहाँसे भाग जाता है। जिस जलूमें 
सेवार भरी हुई रहती है, उसकी ओर हंस कभी उलटकर भी नहीं देखता । अथवा 
यदि चन्द्रमा मेघोकी आइयमें हो जाता है, तो चकोर पक्षी अपा चंचुपुट उत्सुकतासे 
ऊपरकी ओर उठाकर नही देखता । इसी प्रकार यदि मैं निविवाद और निःशंक 
रूपसे अपना निरूपण न करूँ तो आप छोग भी श्रवणके विषयमें अपना आदर न 
दिखलावेगे--इस ग्रन्थको हाथ न लगावेंगे । केवल इतना ही नही, बल्कि उलठे भाप 
लोग और भी क्रद्ध हो जायेंगे। जिस विवेचनमे दूसरे मतोका निराकरण न होगा 
और, जिसमे आशक्षेपोका मुँह बन्द न किया जायगा, वह विवेचल आप छोगोको कभी 
आ्राह्मय न होगा । और मैं जो इस ग्रन्थका गुम्फण कर रहा हूँ, इसमें मेरा उद्ँश्य 
यह है कि आप सनन्‍्त्जन मुझे सदा प्रेम और कृपाकी दृष्टिसे देखे । यदि वास्तविक 
दृष्टिसे देखा जाय तो आप ही लोग इस गीतार्थेके निकट सम्बन्धी है; और यही 
जानकर मैंने इस गीताको अपने हृदयसे रूगाया है। और इसीलिए मैं यह भी 
समझता हूँ कि आप लोग अपना ज्ञान-सर्वस्व देकर इसे मेरे पाससे छुड़ा ले जायेँंगे। 
यह गीता कोई ग्रन्थ नही है, बल्कि यह मेरे पास धरोहरके रूपमे रखी हुई आप 
लोगोकी वस्तु है। और यदि आप लोग अपने छोभीपनके कारण अपना ज्ञान-सवंस्व 
मुझसे चुराकर रखेगे और इस गीताको मेरे पास इसी प्रकार रेहन पडी रहते देंगे 
तो इस गीताका और मेरा एक ही परिणाम होगा । सारांश यह है कि मैं आप लछोगो- 
की कृपा सम्पादित करना चाहता हूँ । और इसी उद्देश्यसे मैंने ग्रन्थ-रचना का यह 
केवल बहाना किया है। इसी लिए मुझे ऐसा शुद्ध और निर्दोष निरूपण करना पडता 
है जो आप लोगोको अच्छा लगे । और इसीलिए मैं भिन्न-भिन्न मतोका ऊहापोह 
करनेके फेरमे पड गया था । परन्तु ऐसा करनेमे बहुत अधिक विस्तार हो गया भौर 
मूल इलोकका अर्थ कहाँका कहाँ चछा गया। तो भी आप छोगोको उचित है कि आप 
इस वालकको क्षमा करे । अन्नके ग्रासमेकी कंकड़ी निकालनेमें यदि समय लगे तो 
इसमे कुछ दोष नही है, क्योकि कंकडी निकालना तो आवश्यक ही है । यदि वाल्क- 
को रास्तेमे ठग मिल जाये और उन ठयोसे अपना छुटकारा कराके घर आनेमें उस 
वालूकको कुछ देर हो जाय, ती माताको उस बारूक पर क्रोध करना चाहिए अथवा 
उस परसे राई-तोन उतारकर उसे गले लूगाना चाहिए ? परन्तु अब इस विपयका 
ओर अधिक विस्तार करनेकी आवश्यकता नहीं । आपने मुझे क्षमा कर दिया, वैसे 
इसीमे मुझे सब कुछ मिरू गया। अब आप लोग यह सुने कि श्रीकृष्णदेवने क्‍या कहां । 
भगवानुने कहा--“भाई अर्जुन, ज्ञानांजनके कारण तुम्हारी दृष्टि खुल ता 
गई है, परन्तु अब तुम साव्धान हो जाओो। अब मैं तुमको वास्तविक ज्ञानका 
परिचय कराता हू । जिसमें इस प्रकारकी क्षमा विराजती हो, जिसमे लेंदका 
कही माम भी न हो, तुम समझ छो कि उसीको सच्चा और वास्तविक 
ज्ञान्‌ प्राप्त हैं। जिन प्रकार गहरे सरोवरोमे कमू अथवा भाग्यवान्‌ 
पुरुपोक्क घरोने सम्पत्ति होती है, उसी प्रकार, है अर्जुन, सच्चे जशांवा 
सुूपमे क्षमा भरी हुई रहती है। इस क्षमाकों पहचाननेके लक्षण अव में तुमको 
पुष्ट रूपसे चतलाता हूँ, सुनो | जिस प्रकार कोई बहुत अच्छा लूगनेवाला आभूषण 


२९२ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


जिसका शरीर अत्यन्त कृुश रहता है और शम दमके सम्बन्धमे जिसके मनमे बहुत उत्साह 
रहता है, हे अर्जुन, जिसमे समस्त तापोन्नत एकत्र रहते हैं और गाँव या नगरकी भरी 
हुईं बस्तीमे रहना जिसे कल्पान्तके समान दु.खद जान पड़ता है, जिसे योगाश्यासकी 
बहुत अधिक लालसा रहती है, जो निर्जज और एकान्‍्त स्थानकी ओर दौड़ता हुआ जाता 
है और मनृप्योके समाजका जिसे नाम भी अच्छा नही लूगता,जो ऐहिक विषयोके भोग- 
विलासको उतना ही बुरा और त्याज्य समझता है, जितना वाणोकी शब्या पर सोना 
अथवा पीबके कीचड़मे छोटना, जो स्वर्गके सुखोका वर्णन सुतकर उन सुखोको कुत्तोके 
सड़े हुए मासके समान समझता है उसका यह वैराग्य ही उसके लिए आत्मलाभका वैभव 
होता है। इसी प्रकारके वैराग्यके द्वारा जीव #ह्मानन्दका उप भोगनेका पात्र बनता है। 
इस प्रकार जिसमे ऐहिक और पारछौकिक सुखोके उपभोगके सम्बन्धमे पूरी-पूरी विरक्ति 
दिखलाई पडे, उसके सम्बन्धमे तुम यह यह समझ छो कि उसीमे विपुर ज्ञान निवास 
करता है। जो किसी स-काम मनुप्यकी भांति ही कूएँ और घाट आदि बनवाने के सभी 
छोकोपयोगी काम करता है, परन्तु उनके वतृ त्वका अभिमान अपने शरीरको छूने भी 
नही देता, जो वर्णाश्रम धर्मके पालन्‍्के लिए आवश्यक नित्य और नैमित्तिक कर्म 
किये विना नही रहता, परन्तु फिर भी जिसमे इस प्रकार की भावना तिल मात्र भी 
नही रहती कि मैंने अमुक कार्य सिद्ध किया है, वही सच्चा ज्ञानी है। जिस प्रकार 
वायु अपने स्वाभाविक गरुणके कारण सभी स्थानोमे संचार करती है अथवा सूर्य 
अहंका ररहित वुढ्िसि उदय होता है अथवा वेद सहज रू पसे ज्ञामका कथन करते हैं 
अथवा ग्रगा विना किसी हेतुके ही सदा बहती रहती है, उसी ५कार जो 3भिमान- 
रहित होकर सव प्रकार के आचरण और व्यव्हार करता है, जो ठीक उसी प्रवार 
अहंभावसे रहित होकर नित्य कर्मोका आचच्ण करता है, जिस प्रकार उपरर्कत 
तऋ्तु आने पर वृक्ष फल तो देते है, परन्तु इस प्रकारका अहकारपूर्ण ज्ञान उन्हें तहीं 
होता कि हम दूसरोको फ्ल दे रहे है और इस प्रकार जिसके मन कर्म और वचनमे 
अहंकारका पूर्ण रूप से नाश हो जाता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जिस प्रकार किसी 
हारको पिरोनेवाली डोरी निकरू जाती है अथवा आकाशमे मेघोके इधर-उधर चलते 
रहने पर भी बाकाश पर उन भेघोका दाग नही रूगता, उसी $कार जिसके शरीर 
से कर्म तो हो जाते हैं, परन्तु फिर भी जो उन कर्मसि निर्लिप्त रहता है, जिस 
प्रकार मद्यपान करनेवालेको अपने शरीर परके वस्लोकी अथवा चित्नको अपने हाथमे 
रखे हुए गरूकी अथवा बैलको अपनी पीठ पर छदे हुए शार्धीय प्न्‍्थो की कुछ भी 
सुध नही होती ,उसी प्रकार जिसका अहं-भाव विलकुछ व्यर्थ हो जाता हैं और उर्स 
महं-भावका जिसे स्मरण भी नही रह जाता, उस पुरुपकी इस स्थितिको निरहंकारता 
कहते है। जिस मनुष्यमे इस प्रकार की निरहकारता पूर्ण रूपसे दिखाई देती है, उसी- 
में ज्ञानका निवास होता है, इसमे तिल मात्र भी सन्देह नही। जो जन्म और मृत्ठ 
आदि दु.खोको और रोग तथा वृद्धावस्था आदि संकटोको अपने अरीरमे लगने नही 
देता और निलिप्त होकर उन सदंकी ओर देखता रहता है और वह भी किस अकार 
देखता हैं जिस प्रकार कोई साधक पुरुष पिशाचको, योगी पुरुष उपाधिकों अबंवी 
छाहुलकी सहायतासे मिस्तरी दीवारकी सीधको विना स्वयं अपने स्थानसे हटे ह५ 


तेरहवॉ अध्याय २८३ 


हम बड़े चावसे अपने शरीर पर धारण करते है, उसी प्रकार चावसे वह पुरुष सव 
बाते सहन करता है । यदि तीनो प्रकारके तापोका पर्वत भी उस पर आ गिरे, तो 
भी वह तनिक विचलित नही होता । इष्ट वस्तुकी ही भाँति अनिष्ट वस्तु भी वह 
बहुत ही आदरपूर्वक स्वीकृत करता है। वह मान और अपमान सब सहन करता है 
सुख और दुख सबको समान समझता है और निन्‍दा अथवा स्तुतिसे चल-विचल 
नही होता । वह न तो गरमी से तप्त होता है और न ॒सर्दीसे काँपता है, और चाहे 
कैसा ही विकट प्रसग क्यो न'आवे, परन्तु न तो वह भागता ही है भौर न डरता ही 
है। जिस प्रकार मेरु पर्वतको अपने शिखरका भार कुछ भी मालुम नही होता अथवा 
जिस प्रकार नारायणके तीसरे अवतार यज्ञ-वराह प्रथ्वरी के भारकों कुछ भी नही 
समझते अयवा असखझ्य भूतोके मारसे जिस प्रकार पृथ्वी नही दबती, उसी प्रकार 
सु ख-दुख आदि हन्द्रोके शरीर पर आ पडनेसे वह बिलकुल नहीं घबराता। जिस 
प्रकार वहुत-सी नदियों और नदो के समुदाय के साथ आनेवाले अपरम्पार जल समूह- 
केलिए समुद्र अपना पेट बड़ा कर लेता है और उन सबको अपने पेटमे स्थान देता 
है, ठसी प्रकार उसके सम्बन्धमे कभी कोई ऐसी वात नही होती जो वह सहन न करे। 
और इतना होने पर भी उसे इस बातका कभी भान भी नही होता कि मैं अमुक 
अमुक वाते सहन करता हूँ। जो कुछ प्राप्त होता है, वह सब भात्म-स्वरूप मानकर 
सहन करता है और उसके लिए उस सहनशीछताका अभिमान करनेका कोई कारण 
नही होता । हे सल्ले अर्जुन, इस प्रकारकी भेद-भाव रहित क्षमा जिस पुरुषमे विराजती 
हो, समझ लो कि उस पुरुषके कारण स्वयं ज्ञानका ही महत्व बढता है । हे पार्थ ऐसा 
पुरुष ज्ञानका आधार ही होता है । अच्छा अब मैं आर्जवका निरूपण करता हूँ, सुनो 


प्राणी मात्रके सम्बन्धमे जिस प्रकार प्राण तत्व एक ही प्रकारका सौजन्य दिखलाता 
है, उसी प्रकार आजंव भी सबके साथ भेद-भाव-रहित व्यवहार करता है। जिस 


प्रकार सूर्य कभी किसीका मुँह देखकर (अर्थात किसींको प्रिय समझकर) उसपर अपने 


प्रकाश का विस्तार नही करता अथवा आंकाश तत्व जिस प्रकार समस्त आकाशको सम- 
भावसे व्याप्त रखता है, उसी प्रकार जिसमे आजंव होता है, उसका मन अरूग अरूग 


मनुष्योके साथ अलूग-अछग प्रकारका व्यवहार नही करता, बल्कि सबके साथ बिलकुल 
एक-सा व्यवहार करता है। वात यह है ऐसा पुरुष जगतकी स्थिति बहुत अच्छी तरह 
जान चुका होता है और उसे इस बातका पूरा पूरा ज्ञान हो चुका रहता है कि जगत 
के साथ मेरा आत्ममैक्यका बहुत ही पुराना और बहुत निकटका सम्बन्ध है। और 


इसी लिए अपने और परायेका उसे कभी भान नही हो सकता । वह पानीकी तरह 
हर एक आदमीके साथ मिल जाता है, वह अपने मन मे किसीके विपयमे भी बुरा 


नही मानता, उसके विचार सदा वायुके प्रवाहके समान विलकुल सरल रूपसे चलते 


है और उसे किसीकी प्रकारकी शका या और कोई भाव स्पर्श ही नही करता । 
जिस प्रकार माता के सामने जानेमे बारूुकको किसी तरहकी शका नहीं होती, उसी 


प्रकार लोगोके सामने अपनी मनोवृत्ति प्रकट करनेमे भी उसे किसी तरह की शका 
नही जान पडती है। है बर्जुन, जत्र कमूरू एक वार खिल जाता है, तब फिर उसका 


तेरहवाँ अध्याय २९३ 


देवत। रहता है, उत्ती प्रकार जो मुत्यु और रोग आदिको निविकार होकर देखता 
रहना है, जो अतने पिछछे जन्मे दोयोंक्रा उत्ती प्रक/र स्मरण करता रहता है, जिम 
अकार सार आने मतते पिछले जन्मका भी बेर बनाये रखत्रा है और उप किसी 
प्रकार दूर नही होने देता, जिसे पूर्व जन्मके दु.ख आदि उसी प्रकार खटठकते रहते 
हैं, जिप प्रकार आखोमे बालुका कण खटकता रहता है, अथवा घावमे बागकी गाँसी 
खठकती रहती है, जो निरतर यह्टी कइता रहता है कि मैं पीवके गड़ढेमे पड था, 
मृत्र-द्वारसे मैं वाहुर निकठा हूँ और हार हाथ मैंने स्तनपरका पत्तीता बड़े स्वादसे 
चाटा है और उन्ही सत्र बातोक! विचार क के जिप्ते जीवनये सदा घृणा वी रहती 
है और जो अयने मतने इप बातका निश्रत कर लेत्रा है कि अब मै ऐसा काम कभी 
नही कहेँगा जिपे मुपे फिरप्ते जन्‍म धारण करना पडे, जिप प्रकार गँवाया हुआ 
धन कफिरमे प्राप्त करतेके लिए जुआरी फिर दाँव लगानेके लिए तैप्रार हो जाता है 
अथवबा। आते पिताऊे वैरका वदछा चुकानेके लिए पुत्र सदा अवपर दूँठता रहता है 
अथवा मारतेते चिहठुकर जिम प्रकार कोई क्रोश्रपूर्वेक मारनेत्राल्का पीछा करता 
इुत। है और उत्तने उप मारक्षा बदवा चुक्ाना चाहता है, उपी प्रक्कार जो हाथ 
धोकर और आविशयूर्वक जन्मका वच्धचन तोइनेके पीछे पडा रहता है अयबा जन्म 
धारण करनेकी रूज्जा जिपक्ने मतमे सदा उस्ती प्रकार खटकऊृती रहती है, जिप्त प्रकार 
किस्ती प्रतिष्ठित पुरुपके मतमे अपनी मान-हानि खठकती रहती है अयवा, हे अर्जुन, जब 
किप्ती तैरेवालेपे यह कह दिया जाता है कि आगे बहुत गहरा गड्ढा है, उस समय 
बह तैलेव्राला जिप प्रकार किनारे पर ही खुत्र अच्छी तरह अपनी राँग कप्त लेता 
है और जऊमें उतरनेका विचार छोड देता है अथवा जिस प्रकार वुद्धिमान्‌ पुरुष 
रणमे जाकर खडे होनेत्ते पहले ही अपने होश-ह॒वास ठिक्राने कर लेता है अयवा घाव 
लगनेपे पहले ही जिम्त प्रकार ढाल आगे करनी पडती है अयवा जिम प्रकार यह पता 
लगने पर कि प्रवासमे कठ हम जहाँ चठ#र ठहरेंगे, वहाँ कोई भारी आपत्ति आनेकी 
सम्भावना है, मनुष्य एफ दिन पहुलेसे ही सावधान हो जाता है अथवा प्राण निकछने- 
से पहले ही जिस प्रक्रर औयवके लिए दौइ-धूप करनी पडती है, इसी प्रकार जो 
यह समझकर तत्काल ही सावधान हो जाता है कि मृत्यु चाहे आज हो और चाहे 
दाल्पान्तमे हो, परन्तु वह होगी अवश्य, और यद्दि इस प्रकार मनुष्य पहलेसे ही 
सावधान न हो तो उप्की अवस्था उम्ती मनुष्यके समान हो जाती है, जो जलते हुए 
घरमे पडा रह जाता है और जिसे फिर उस समय कूआँ खोदनेका अवसर ही नहीं 
मिकछता और वह डरकर उप्ती तरह जहाँफा तहाँ रह जाता है, जिस प्रकार गहरे 
ज «में फेका हुआ पत्थर चुयचाप पडा रह जाता है और किसीको उम्रकी पुकार भी 
नहीं सुनाई पडती और इसी लिए जो उसी प्रकार आठो पहर सावधान रहता है, 


जिप्त प्रक/र किप्ती वडे वह पुरुष सावधान रहता है, जिधका वछ॒वानके साथ बहुत 
प्रबल वैर हो जाता है अथवा जिम प्रकार विवाहक्े योग्य कन्या पहलेसेही अपने 
मायक्तेके वियोगके लिए तैयार हो जाती है अबवा सन्यास लेनेवाले पुरुष पहलेसे ही 
संत्ारका त्याग करने के किए तैयार रहता है, उसी प्रकार जो पुरुष मरनेसे पहले ही 
मृत्यु पर ध्यान रखकर अपने सब व्यवहार और आचरण करता है और इस प्रकार 


२८४ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


कोई भाग बन्द नहीं रह जाता । ठीक इसी प्रकार उसका मन भी बिलकुल खुला 
रहता है और उसमें कही कोई बन्द या छिपा हुआ अंश नही रह जाता । जिस 
प्रकार कोई रत्न एक तो पहलेसे ही स्वच्छ हो और ऊपरसे उसपर तेजस्वी किरण 
पडे, उसी प्रकार उसका मन एक तो पहले ही बिलकुल निर्मेल होता है और फिर 
उस मनके साथ होनेवाली क्रियाएँ भी उतनी ही निर्मेल होती है। उसे कभी किसी 
वातके सम्वन्धमे इस प्रकारका आगा-पीछा नही होता कि मैं यह बात कहूँयान 
कहूँ, और वह अपना वास्तविक अनुभव बिलकुल ठीकन्ठीक प्रकट कर देता है। अपने 
मनकी आधी वात छिपाना और आधी प्रकट करना वह बिलुकुछ जानता ही नही । 
उसकी दृष्टिमे कपट नामको भी नही रहता और उसकी बातोमें न तो कोई दुराव ही 
होता है और न अस्पष्टता ही होती है। वह किसीके साथ तुच्छताका व्यवहार नही 

करता । उसकी दसो इन्द्रियाँ बिलकुल निष्कृपट, सरल और शुद्ध होती है और दिन- 
रात उपके प्राणोके पाँचो द्वारा बिलकुल खुले रहते है। उसका अन्तरंग अमृतकी 
धाराके समान सरल होता है । तात्पयं यह कि जिस पुरुषमे ये सब लक्षण खूब 
अच्छी तरह दिखाई देते हो, है वीर श्रेष्ठ अर्जुन, उसके सम्बन्धमें तुम यह बात 
भच्छी तरह समझ लो कि वह आजज॑व गरुणका पुतला है और उसमे ज्ञान अपना घर 
वनाकर रहता है। हे चतुर-श्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं तुमको यह वतलछाता हूँ कि ग्रुरुकी 
भक्ति किस प्रकार की जानी चाहिए । ध्यान देकर सुनो । यह ग्रुरुसेवा मानो भाग्यकी 
जननी है, क्योकि जिस जीवकी स्थिति परम जोचनीय हो, उसे भी यह ब्रह्म-स्वरूप- 
की प्राप्ति करा देती है। इसी गुरुभक्तिके सम्बन्धकी सब बातें मैं तुमको स्पष्ट 
रूपसे वतलाना चाहता हूँ; इसलिए तुम अपना अवधान विलकुल एकामग्न करो । जिस 
प्रकार समस्त जलूकी सम्पत्ति अपने साथ लेकर नदी समुद्रक्की ओर जाती हैं अथवा 
समस्त महासिद्धान्तोके साथ वेद-विद्या ब्रह्म-पदमे स्थिर होती है अथवा जिस प्रकार 


सनी स्त्री अपने पाँचो प्राण एकत्र करके अपने समस्त गरुणो और अवग्रुणोके सहित 
अपने प्रिय पतिकों अपंण करती है, उसी प्रकार जो अपना सर्वेस्व॒ गुर-कुलूमे अपित 
कर देता है और जो स्वयं गुरु-भक्ति मायका ( जन्म स्थान ) बन जाता है; जो 
गुर-गहके स्थानका उसी प्रकार चिन्तन करता है, जिस प्रकार विरहिणी स््री अपने 


पतिका चिन्तन करती रहती है, गुरु-ग्रहके स्थानकी ओरसे हवाको आते हुए देखकर 
जो उसका सम्मान करनेके लिए दौड़कर उसके भागे जा खड़ा होता है और उसके 
सामने जमीन पर छोटकर उससे प्रार्थना करता है कि---“मेरे घरमे आओ ।” सच्चे 
प्रेमके कारण जिसे गुरु-गरहकी दिशाक्रे साथ ही बाते करता अच्छा लगता है और 
जो अपने जीवको ग्रुरु-ग्रहका हकदार वना रखता है, जिसका शरीर गुरुकी आज्ञाके 
साथ बता होनेके कारण ग्रुरुसे दूर और अपने घर रहने पर भी उसी प्रकार 
वन्धनमे पडा रहता है, जिस प्रकार बछड़ा रस्सीसे वेधा हुआ गौश्ालामे पडा रहता 
है, परन्तु फिरमी उसी वछडेंकी तरह जो निरन्तर अपने मनमें यही कहता रहता है 
फि यह रस्पीका वन्धन किस प्रकार टूटेगा और किप्त प्रकार कब मुझे ग्रुरुदेवके दर्शन 
मिडेंगे, जिसे अपने गुरुके विरहका प्रत्येक क्षण युगसे भी वढ़कर जान पड़ता है और 


२९४ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


जो पुरुष अपने इसी जन्मसे अपने समस्त भावी जन्मोका और इसी जन्ममे होनेवाली 
मृत्युसे भावी जत्मोकी मृत्युका अन्त कर डालता है और स्वयं केवल आत्म-स्वरूपसे 
बचा रहता है, उसके घरमें ज्ञानकी कभी कोई कमी नही रहती । जिसके लिए जन्म 
और मृत्युका कोई खठका नही रह जाता, जिसके शरीरको वुद्धावस्था कभी स्पशे 
नहीं करती और इसी लिए जो सदा अपने आपको यौवनावस्थाकी उमंग्रोमे ही 
रखता है, वही ज्ञानी है । वह अपने आपसे कहता है कि आज मेरे जिस शरीरमे 
पुष्टि दिखाई देती है, वह शीघ्र ही सूखी हुई कचरीके समान हो जायगा, अभागे 
पुरुषके व्यवहारकी तरह कभी न कभी ये हाथ-पैर थककर व्यथं हो जायेंगे और 
इस बरूकी अवस्था ऐसे राजाके समान हो जायगी, जिसे परामर्श देनेवाला कोई 
मंत्री नही होता । जिस मस्तकको आज-कल फूलोका इतना शौक है, वही यह मस्तक 
शीघ्र ही ऊँठके घुटनेंके समान हो जायगा। आपाढ मासकी हवा लगनेके कारण 
पशुओके खुरोकी रोगी होनेसे जैसी दुर्दशा हो जाती है, वैसी ही दुर्दंशा मेरे इस 
मस्तककी भी होगी। आज तो मेरे ये नेत्र कमरकी पंखडियोके साथ स्पर्धा कर 
रहे हैं, परन्तु शीत्र ही ये पके हुए चिचड़े के समान निस्तेज हो जायँगे। ये भौहोके 
परदे पुरानी छालके समान लटकने छगेगे और यह वक्षस्थल नेत्रोके जलसे भीगकर 
सडने लगेगा। जिस प्रकार बबूलके पेड़ पर आने-जानेवाले गिरगिट गोदसे लिपदे 
रहते है, उसी प्रकार मेरा यह मुख भी थूकसे लिथडा रहेगा। जिस-प्रकार रसोई- 
घरके सामनेके गड्ढे गन्दे और राखके पानीसे भरे रहते है, उसी प्रकार यह ताक 
कफसे भरी रहेगी। जिस मुखके होठोको मैं रँगता हूँ, हँसते समय जिसमेके दाँत 
दिखलाता हूँ और जिससे मैं सुन्दर-सुन्दर बाते कहता हूँ, उसी मुखसे कछको लारका 
प्रवाह बहने लगेगा और सव दाँतोके साथ साथ दाढ़े भी गिर जायेंगो। जिस भ्रकार 
ऋणके भारसे दबे हुए खेतिहर अथवा वरसातकी झडीके कारण पशु चुपचाप दे 
हुए पड़े रहते हैं और किसी प्रकार उठना जानते ही नही, उसी प्रकार लाख प्रयल 
करनेपर भी यह जीभ किसी तरह हिल या उठ न सकेगी । जिस प्रकार सूखी हुई 
धामके पूले हवाके झोकोसे जमीन पर इधर-उधर उड़ते रहते है, उसी प्रकारकी दुदंगा 
मुँहके अन्दरकी दाढोकी होगी। जिस प्रकार आकाशकी वर्षाके कारण पहाडियोके 


शिखरो परसे पानीके झरने वहते रहते हैं, उसी प्रकार मेरे मुँहकी खिडकीमेसे लासकी 
नदियाँ बहने लगेगी । वाचा कुछ बोल न सकेगी, कान बहरे हो जायेंगे और सारा 


दारीर एक बहुत बडे वन्दरके समान दिखाई देने लगेगा । जिस प्रकार घास-फूसका 
बनाया हुआ गौर खेतमे खड़ा किया हुआ पुतला हवाके झोकोसे बरावर आगे और 
पीछेकी तरफ हिलता या झूलता रहता है, उसी प्रकार मेरा यह सारा घरीर भी धर- 
थर काँपने रूगेगा। चलनेमे पैर टेढे-तिरछे पड़ेगे, हाथ टेढे और वेकाम हो जायँगे और 
तब मानो सौन्दर्यका एक बढ़िया स्वॉग खडा होकर नाचने छंगेगा । मर और मझूत्रके 
द्वारोमे निरोधकी जक्ति नही रह जायगी और सब लोग यही मानने छगेगे किए 
हे तरह मर जाऊें जिससे उनका पीछा छूटे । सारा ससार मेरी ओर देखकर धूकने 
गगेगा, मृत्युसे बार वार कहना पड़ेगा कि तू किसी तरह जल्दी से आकर मुझे उठा ८ 
जा थौर मेरे सगे-उग्वन्धी भी मुझसे उब जायेंगे। रिया मुझे भूत कहेगी और एटवें- 


तेरहवों अध्याय २८५ 


ऐसी अवस्थामे यदि उसके गुरुके निवासस्थानसे कोई व्यक्ति आता है अथवा उसका 
गुरु किसीको उसके पास भेजता है, तो उसे वैसा ही आनन्द प्राप्त होता है, जैसा 
किसी मरणोन्मुख व्यक्तिको आयुष्य प्राप्त होने पर होता है अथवा सूखे हुए अंकुरको 
जिस प्रकार अमृतकी वर्षा होनेके कारण प्राप्त होता है अथवा किसी छोटेसे गड़ढेमें 
रहनेवाली मछलीको समुद्रमे पहुँच जाने पर होता है अथवा किसी परम दरिद्रको 
कही कोई गड़ा हुआ खजाना दिखाई पड़ने पर होता हैं अथवा अन्धेको दृष्टि प्राप्त 
होने पर होता है अथवा फिसी दरिद्रको इन्द्र पद प्राप्त होने पर होता है | इसी प्रकार 
वह ग्रुरुकुलका नाम सुनते ही सुखके रससे ओत प्रोत होकर इतना फूल जाता है कि 
वह आकाशको भी सहजमें आलिगन कर लेता है। ग्रुरु-कुलके प्रति इस प्रकारका 
प्रेम जिस व्यक्तिमे तुमको दिखाई पडे, हे अर्जुन, उसके सम्बन्धमें तुम यह बात 
अच्छी तरह समझ लो कि उसको सेवाका ज्ञान निरन्तर सिद्ध रहता है। वह अपने 
प्रेम-गुणकी सामर्थ्यंसे अपने अन्त.करणमे अपनी गुरुदेवकी मूर्ति स्थापित करके ध्यानके 
हारा उसीकी उपासना करता है। वह अपने हृदयकी निर्मेछताके कोटमें अपने 
आराध्य ग्रुरुदेवको हढतापुर्वक स्थापित करके स्वयं बहुत ही भक्ति भावसे उनका 
सारा परिवार बन जाता है। ज्ञानके चबूतरे पर आत्मानन्दके मन्दिरमे अपने गुरुदेव- 
कीमूति स्थापित करके वह ध्यान रूपी अमृतकी धार पर चढाता है। ब्रह्म-बोधका 
सूर्योदय होते ही अपनी बुद्धि-रूपी टोकरी सात्विक भावोसे भरकर अपने गुरुदेव 
रूपी दंंकर पर उन्ही भावोकी छलखौरी चढाता है, दिवसके तीनो काछो अर्थातु 
प्रात काल, मध्यान्ह और सायंकालके शासत्रोक्त समयोमे जीव भावका धूप जलाकर 
ज्ञानके दीपकसे वह सदा गुरुदेवकी आरती करता है । फिर उन्हे समस्त ब्रह्मक्यका 
नैवेद्य अपित करता है । इस प्रकार वह स्वयं तो पुजारी वनता है और अपने गुरुको 


आराध्य देवता बनाता है। कभी-कभी उसकी बुद्धि जीवकी शबय्या पर ग्रुरुगाजकी 
पतिके रूपमे कल्पना करके उनकी सगतिका सुख-भोगती है और प्रे मके आनन्दका 


अनुभव *रती है । कभी कभी उसके अन्तरंगमे प्रेमकी ऐसी रूहर उठती है कि गह 
उसका नाम क्षीर-समुद्र रख देता है। उसके इस प्र म-समुद्रमे ध्यान-सुखके निर्मल 
शेष-मचक पर उसके भ्रुरु-रपी नारायण जरू-संचयमें निद्रा छेते रहते है। फिर इन 
गुरःरूपी नारायणके पैर पर चबानेवाली लक्ष्मी वह स्वयं ही बनता है और हाथ 
जोडकर पास खडा रहनेवाला गरुड़ भी वह आप ही बनता है। उन गुरु-रूपी 
तारायणके नाभि-कमलसे जन्म लेने वाले ब्रह्मकी भी वह अपने आपमे ही कल्पना 
करता है। इस प्रकार वह गुरु-मूतिके प्र ममे मानसिक ध्यान सुखका अनुभव करता 


है । कभी कभी वह यह भी कल्पना करता है कि श्री ग्रुर्ेव मेरी माता हैं; और तव 
वह उनकी गोदमे लछोटता है और उनके स्तन-पांनका भी कल्पित सुख भोगता है। 


अथवा है अर्जुन, कभी कभी वह यह भी कल्पना करता है कि ज्ञान रूपी वृक्षकी 


शीतल छायामे श्री ग्रुर्ेव घेनु माताके समान हैं और मैं उनका बछड़ा है । अथवा 
कभी कभी वह यह समझता है कि गुरुदेवकी कृपा तो जल है और में उसमेकी 
मछली हूँ । अथवा ग्रुरकी कृपा तो जलकोी वर्पा है और मैं उस वर्षासे बढनेवारा 


तेरहवाँ अध्याय २९५ 


बच्चे मुझे देखकर घवरा और डर जायेगे और इस प्रकार मैं सबको घुणाका पात्र बन 
जाऊंगा । कफकी प्रवलूता होने पर जव मैं खो-खो खरके खाँसूँगा, तव भड़ोसी- 
पडोसियोकी नींद टूट जायगी और वह कहने लगेंगे कि यह बुड्ढा अभी न जाने ओर 
कितने लछोगोको सतावेगा। इस प्रकार जो व्यक्ति युवावस्थामें ही अपनी भावी 
वुद्धावस्थाके लक्षणोका ध्यान रखता है और तव अपने मनमें उन सब छक्षणोसे घृणा 
करने लगता है, वही ज्ञानी है। वह अपने मनमे कहता है कि अन्तमे शरीरकी इसी 


प्रकारकी दुर्दगापूर्ण अवस्था होगी और शारीरिक भोगोकों भोग चुकनेके उपरान्त 
इस द्वरीरका अन्त हो जायगा, तब अपने कल्याणका साधन करनेके लिए मेरे पास' 


बच ही क्‍या जायगा ? इसी लिए जब तक बहरापन न आवे, उससे पहले ही तब 


कुछ सुन लेना चाहिए और जब तक शरीरमे पंगुता न आवे, तवत्तक सव जगहकी 
यात्रा आदि कर केनी चाहिए। जब तक नैत्रोमे दृष्टि है, जब तक जो कुछ देखते 


बने, वह देख लेना चाहिए और जब तक वाचा मूक न हो, तब तेक मधुर भाषण 
कर लेना चाहिए। हमे यह बात अभीसे अच्छी तरह मालूम हो गई है कि आगे 
चलकर हमारे ये हाथ लूले हो जायँगे । लेकिन उन हाथोके लूले होनेसे पहले ही दान 
आदि समस्त पुण्य कर्म इन हाथोसे करा लेने चाहिएँ। आगे चलकर जब इस प्रकार- 
की हीन अवस्था आवेगी, तव चित्त बिलकुछ पागलोके समान हो जायगा । इसलिए 
ऐसी अवस्था आनेसे पहले ही शुद्ध ज्ञानका संग्रह कर लेना आवश्यक है। यदि आज 
हमे यह पता रूग जायगा कि कल चोर आकर हमारी सारी सम्पत्ति छूट ले जायेंगे, 
तो अच्छा यही है कि आज ही हम उसकी रक्षाकी व्यवस्था कर लें। दीपकके बुझनेसे 
पहले ही उसे हवासे वचानेके लिए ढक देना चाहिए। जब वृद्धावस्था आंबेगी, तब 
यह सारा शरीर व्यर्थ हो जाएगा । इसलिए आजसे ही इस झरीरसे विरूकुरू निलिप्त 


होकर रहना आरम्भ कर देना ही उचित है । जो यह जानता है कि आगे नाकेबन्दी 
या रक्षाका प्रवन्ध नही है अथवा यह देखता है कि आकाशमे मेघ घधिर रहे है, 


लेकिन फिर भी जो इन सब वातोकी ओर ध्यान न देकर घरसे बाहर निकल पड़ता है, 
उसका अवश्य ही घात होगा । इसी प्रकार जब वृद्धावस्था आवेगी, तव यह शरीर 
घारण करना विलकुल व्यर्थ हो जायगा। ऐसी अवस्थामे यदि मनुष्यकी आयु सौ 
वर्षोकी भी हो तो भी यह समझमे नही आता कि उसके इतने दीर्घजीवी होनेमे क्‍या 
लाभ है । जिन तिलोके डठलोमेसे एक बार झञ्ञांडे जानेके कारण तिरू निकल जाते है, 
वे डठल यदि फिर ज्ञाडे जाये तो उनमेसे तित नहीं निकलते । अग्नि भले ही हो, 
परन्तु वह राखको नही जला सकती । इसलिए जब एक वार वुद्धावस्था आ जाती 
है, तव उस मभनुष्यके हाथसे भी कुछ भी नही हो सकता जिसकी आयु सौ वर्षोकी 
होती है। इसछिए जो मनुष्य सदा यह स्मरण रखता है कि वुद्धावस्था आनेवाली है 
और यौवन कालल्‍मे ही इस वातका प्रयत्न करता है कि मैं उस वृद्धावस्थाके हाथोमे 


न पडने पाऊँ, उसी पुरुषके सम्वन्धमे यह समझना चाहिए कि इसमे सच्चा जान है । 
इसी लिए जब तक नाना प्रकारके रोग आकर सामने खडे नही हो जाते, तव तक 


वह अपने इस नीरोग शरीरका पुरा-पुरा उपयोग कर लेता है। जिस प्रकार सॉकेप 


२८६ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


सेवा-बृत्ति-हपी पौधा हूं । तात्पयं यह कि अचुरांगके इन प्रकारोका कही अन्त ही 
नहीं है। वह कभी कभी ऐसी कल्पना भी करता है कि मै पक्षीका एक ऐसा बच्चा 
हैं, जिसकी चोच और पंख जभी अच्छी तरह खुले नही है और ग्रुरु मेरी माता 
पश्चिणी है और उनकी चोचमेंसे मैं चारा लेता हूँ । कभी वह यह कल्पना करता है 
कि गुरुदेव नौका हैं और मैं उन्‍्हीके आश्रयमे पडा हुआ हूँ। तात्पर्य यह कि जिस 
प्रकार ज्वार आाने पर समुद्रमे बरावर लहरे उठती है, उसी प्रकार उसके प्रेमकी 
लहरें भी ध्यानकी परम्परा वराबर चलाती चलती है। सारांश यह कि इस प्रकार 
वह अपने मनमे निरन्तर शुत्की मूत्ति का उपभोग करता रहता है। अब यह ॒ सुनो 
कि वह अपने गुरुदेवकी दृश्य या प्रत्यक्ष सेवा किस प्रकार करता है । उनके मनमें 
सदा यही भाव वना रहता है कि मैं अ पने गुरुदेवको ऐसी सेवा करू कि कि वे भसन्न 
होकर कहे-'वाह वा रे शिष्य, तुझे जो वर चाहता हो, वह वर माँय | वह 
सोचता है कि जब गुरुदेव सचमुच इस प्रकार प्रसन्न हो जायें, तव मैं उनसे विनय- 
पूर्र. कहं-“हे महाराज, मेरी यह इच्छा है कि आपका जो कुछ परिवार हो, वह 
सारा परिवार एक मैं ही होऊे । और आपके उपयोग मे आने वाले जो जो उपकरण 
है, उन सवके रूप भी मैं ही धारण करूँ ।”” और जब मैं स्वामीसे इस प्रकारका 
वर मार्गू, तब वे प्रसन्न होकर “तथास्तु” कहे और एक मात्र मैं ही उनका सारा 
परिवार वन जाऊँ। वह सोचता है कि जब गुरुदेवकी सेवाके समस्त उपकरण मैं ही 
वन जाऊँगा, तभी मुझे गुरुकी सेवाका वास्तविक कौतुक देखनेंको मिलेगा। यो तो 
शुरुदेव सभीकी माता है, परन्तु मैं उन पर ऐसा दवाव डालूँगा कि वे केवछ मेरी ही 
माता होकर रहे । उनके प्रेमको भी मैं इस प्रकार वेधूगा कि मेरे साथ एक पत्नी 
ब्रतवाला आचरण करें और उनसे क्षेत्रसन्यासके ब्रतकां इस प्रकार आचरण कराऊंँगा 
कि उनका प्रेम निरन्तर भेरी ही सीमामें रहे । जिस प्रकार नित्य वहनेवाली वायु 
चारो दिभाओकी सीमाके वाहर नहीं जाती, उसी प्रकार मै भी विजरा बनकर 
गुरुदेवकी समस्त कृपाकों केवछ अपनेमे हो आबद्ध रखूँगा । शुरु-सेवा रूपी स्वामिती- 
को मैं अपने समस्त सदग्रुणोके नगोसे सजाऊँगा। केवल यही नहीं, वल्कि मै ही 
गुरु-नक्तिफा सारा जाच्छादन वन जाऊँया और दूसरे किसीको वह आच्छादन नहीं 
बनने दूँगा । जब गुरुके प्रसादकी वर्षा होने रूग्रेगी, तव केवल मैं ही पृथ्वी बनकर 
उसके नीचे रहूंगा । वह अपने सनमभे सदा इसी प्रकारके अनेक मनोरथोंकी रचना 
करता है । वह कहता है कि मैं गुस्देवका घर वनूंगा और उस घरमे आप ही दासके 
समान रहकर उनके सब्र काम करलूँगा। उदार और दाता गुरुदेव आने जानेमे जो 
डेवरडियाँ छात्रेगे, वह डेवढियाँ भी मैं ही बनूगा और द्वारपालरू वनकर मैं ही द्वार 
पर पहरा भी दूंगा। मैं ही उनकी पादुका वबनूगा और मैं ही उन्हे वह पादुका 
पहनाऊंँया। मैं ही उनके ऊपर छाया करनेके लिए छाता भी वनूंगा और छत्र रूगाने- 
बालिकी सेवा भी मै ही कऊुरूगा। मैं ही रास्तेकी ऊेची-नीची भूमि वतरानेवाला चोव- 
दार बनूगा । मैं ही हाथ पकड़नेवारा चनूंगा कौर मैं ही उनके जागे मणाल लेकर 
चदनेयाला मशालची बनूंगा । मे ही उनकी झारी वनूंगा और मैं ही उन्हे कुल्छा भी 
फराऊंगा; बोर वे जो कुछ कुल्छा करके मुँहते फेकेंगे, उसे घारण करनेवाला 





२९६ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


मुँहसे उगली हुई अन्नकी गोली बुद्धिमान मनुष्य दूर फेक देता है, उसी प्रकार ज्ञानी 
पुरुष भी वह सारा ऐहिक मभत्व दूर कर देता है, जिसके वियोगसे दु ख, संकट और 
शोक आदिंका पोषण होता है और वह आत्म-सुखसे पूर्ण होकर तथा निरपृह होकर 
रहता है। कर्मोके जिन द्वारोसे होकर दोष इस शरीरमें प्रवेश करते है, उन सब 
द्वारोको वह यम-नियमोको सहायतासे बिलकुल बन्द कर देता है। इस प्रकार जो 
बहुत युक्तिसे और सावधान होकर सब काम करता है, केवछ उसीको ज्ञान-रूपी 
सम्पत्तिका स्वामी समझना चाहिए । हे अर्जुन, अब मैं तुमको एक और लक्षण 
बतलाता हूँ, सुनो । 
असत्तिरनशिष्वद्ध: पुत्रदारयहादियु । 
नित्य॑ च. समचित्तत्वसिष्टानिष्टोपपत्तिणु ॥ ९७ 

“जो अपने इस शरीरकी ओरसे उसी प्रकार उदासीन रहता है, जिस प्रकार 
यात्री उस धर्मगारासे उदासीन रहता है जिसमें वह जाकर एक-दो दिनके लिए 
निवास करता है और मार्यमे चलते समय वुक्षकी छाथाके साथ मनुष्यका जितना 
ममत्व होता है, उतना ममत्व भी जिसे इस घर अथवा शरीरके सम्बन्धमें नही होता, 
जिसे छीका उसी प्रकार बिलकुल लोभ नही होता, जिस प्रकार किसीको सदा 
अपने साथ रहनेवाली छायाका छोभ नही होता और कभी उसका स्मरण भी नही 
होता, जो अपने आगे वारूवच्चोके रहते हुए भी उनके सम्बन्धमे सदा यही समझता 
है कि ये मार्ग चलतेवाले यात्रियोकी तरह कुछ समयके लिए मेरे पास आ हरे हैं 
अथवा जो उन वाल-वच्चोको वृक्षकी छायामे आकर खडे होनेधाले पशुओके शुडके 
समान समझता है, है अर्जुन, सम्पत्तिकी राशि पर लौटते रहने पर भी जो केवल 
मार्ग चलतेवाके पराये आदमीकी तरह उसका साक्षी मात्र रहता है, जो पिंजरेमें 


घन्द रहनेवाले तोते की तरह बेदोकी आज्ञा और मर्यादाका पालन करता हुआ 
नीतिपूर्वक आचरण और व्यवहार करता है, परन्तु फिर भी जो स्री और बाल 


भाग फरते है, परन्तु सूर्य उत तीनो भागोमे कभी तीन तरहका नहीं होता । इसी 
युग और दु खके दारण जिसमे भिन्‍्तत्व उत्तन्न नहीं होता, जिसमे गगनके 
पममन ही स॒द्दा पूरा-युरा गन-नाव दिखाई देता है, हे अर्जुन उसीके सम्बन्धमे ठुमे 
समन छो शि उसका ज्वान पूरा हैं और पद्ा ठीक रहता है । 
प्नि पनन्यपोगे पेत प्रति रद पर्व ब> 
सा चानन्ययोच्रेय_ भक्तिरव्यशिवारिणी । 
विविक्तदेशफ्रेवित्तमरतिर्जनसंसदि ध१०ण॥। 

3 मिरे सम्बन्धमें जिय मनुष्यने सपने मनमे यह हृड निश्चय कर लिया है कि मुझे 
(धर्यातु श्रीक्षष्ण) से बढ़कर ससारम और कोई नहीं है, जिसका शरीर, वाणी और 
मन दस इंड निश्चयका सत्व पान कर चुके होते है वे और जो मेरे सिवा किसी दूसरेकी 
भोर नदी देखता, अन्त.करण निरन्तर मेरे समीप रहनेके कारण जो मेरे साथ एक हीं 


त्तेरहवाँ अध्याय २८७ 


पीकदान भी मैं ही बनूं गा । मैं ही उनका पातदान बनूंगा और पान खाकर जब वह 
भथ्रकेगे. वह भी मैं ही छूंगा | उनके स्वानकौ तैयारी भी मैं ही करूँगा | मैं ही उनका 
आसन, अलूंका र, वस्र और चन्दन आदि उपचार भी वनूगा। मैं ही उनका रसोइया 
बनकर उनके आगे अन्नका महानैवेद्य लगाऊंगा और मैं ही अपनी आत्मासे उनकी 
आरती उतारूगा । जिस समय श्री गुर्व भोजन करने वैठेगे, उस समय उनकी 
पंक्तिमे मै ही बैठ गा और भोजनके उपराच्त मैं ही आगे वढकर उन्हे पानोके वीडें 
दूँगा । उनकी जूठी थाली और बरतन आदि भी मैं ही उठाऊँगा, मैं ही उनका बिस्तर 
बिछाऊँगा और मैं ही उनके पैर दवाऊँगा। मैं ही उनके बैठनेके छिए मच या 
सिंहासन बनूंगा और जब उस मंच पर गुरु महाराज बैठेगे, तब अपनी ग्रुरु-सेवाकी 
पराकाप्ट्रा समझूंगा । जिन चमत्कारपूर्ण बातो और मनोविनोद आदिमे गुरुदेवका 
सन रमेगा, वे सव बाते भी मैं ही बनूंगा। जिस समय उनका ग्रन्थ-श्रवण होगा, 


उस समय शव्दोका समूह भी मैं ही वर्नूँगा; और जिस समय वे अपना कोई अंग 
खुजलावेंगे उस समय उनके स्पर्श-ज्ञानका रूप भी मैं ही धारण करूगा । जिन जिन 
रूपोको गुरुदेव स्नेहपूर्ण दृष्टिसे देखेंगे, वे सब रूप भी मै ही बनूगा । उनकी जिह्दाको 
जो जो रस अच्छे छगेगे और उनकी नाकको जो जो सुगन्धियाँ अच्छी लगेगी वे 
रस और सुग्न्धियाँ भी मैं ही वनू गा । इस प्रकार शिष्य अपनी हृदय सेवाके सम्बन्धमे 
अपने मनमे बराबर यही कहता रहता है कि अपने ग्रुरके उपयोगकी समस्त वस्तुएँ 
मैं ही बनूंगा और समस्त गुरु-सेवाकों मैं अकेला ही व्याप्त कर छूंगा। जब तक 
शरीर रहता है, तब तक तो इस प्रकार सेवा की जाती है, और जब देह-पात हो 
जाता है, तत्र गुरु-सेवाका कुछ और ही प्रकार उसकी वुद्धिको सुझता है । वह कहता 
है कि देह-पात होने पर मै अपने इस गरीरकी मिट्टी उसी भूमिमे मिलाऊँगा जिस 
पर गुरु अपने चरण रखकर खडे होगे। मेरे गुरुदेव जिस पानीको सहजमे स्पर्श 
करेंगे, उसी प,नीमे मैं अपने शरीरका जलीय अश मिला दूँगा | जिस दीपकसे गुरुदेव 


आरती करेंगे अथवा जो दीपक उनके घरमे जलेगा, उस दीपकके तेजमे मैं अपने 
शरीरका तेजवाला अभ् मिला दूँगा। गुरुदेवके चँवर या पसेमे मैं अपनी प्राण-वायु 


रख गा जिससे मुझे गुरुदेवकी सेवा और स्पर्श दोनोका ही सौभाग्य प्राप्त होगा । जिन 


जिन स्थलोमे गुरुमूर्ति रहेगी, उन उन स्थछोके आकाश तत्वमे मै अपने शरीरका 
आकाशवाला अश लीन करूँगा | चाहे में जीता रहूँ और चाहे मर जाऊँ, परन्तु 


गुरु-सेवाका यह ब्रत मैं कभी न छोड गा। मै इस प्रकारकी सेवा कल्पान्त कोटि तक 
करता रहूँगा और क्षण भरके लिए भी वह सेवा किसी दूसरेको करने न दूँगा । जिस 
मिष्यमे इस प्रकारका धेर्ये होता है और जिसकी गुरु-सेवाके छिए स्थकछू या कारूकी 

कोई सीमा अथवा मर्यादा नहीं होती, जो सेवा करनेमे रात और दिनका कुछ भी 


ध्यान नही करता और उसके सम्बन्धमे कभी यह नहीं कहता कि यह सेवा थोडी 
हुई या बहुत, उलठे गुरुदेवके बतलाये हुए कार्यकी कठिनतासे और भी ताजा बोर 


हृए-पुष्ट होता है, ग्रुहुका बतराया हुआ काम चाहे आकाशसे भी बडा हो, परल्तु 
फिर भी जो अकेला ही वह काम पुरा कर डालता है, किसी कार्यके सम्बन्धमे 


तेरहवाँ अध्याय २९७ 


शय्या पर सोता है, जो मेरे पास उसी प्रकार खुले मतसे आता है, जिस प्रकार कोई 
चरम्म-पत्नी अपने पतिके पास खुले मनसे और वेधडक होकर जाती है, जो मेरे स्वरूप- 
के साथ ठीक उसी प्रकार सम-रस हो जाता है, जिस प्रकार गगाजलरू जाकर समुद्रमे 
'मिछू जाता और उसके जलके साथ सम-रस हो जाता है, जो पूर्ण रूपसे मेरी ही 
भक्ति करता है, सूयंक्रे साथ ही साथ उदित होने और उसके साथ ही साथ अस्त होनेके 
कारण सूर्यक्री प्रभाको सूर्यक्े साथ जिस प्रकार की एकता शोभा देती है, और जिस 
प्रकार पानीक़े पृष्ठभाग परक्रा अंश यदि सहज रूपसे हिलता है, तो उसीको लोग 'लहर' 
'कहते हैं, परन्तु वास्तवमे वह पानी ही होता है, ठीक उसी प्रकार जो एकनिष्ठ भक्‍त' 
मेरे साथ एक रूप होकर मेरी सेवा करता है, वह केवल ज्ञानका पुतला ही होता है । 
जिस पुरुषको तीर्थों, पवित्र नदियोके किनारो, शुद्ध तपोवनो, जंगछोकी गुफाओ और 
इसी प्रकारके दूसरे एकान्त स्थानोपे रहनेका शौक होता है, जो पर्वत मालाओकी 
गुफाओं या सरोवरोके पासके प्रदेशोका बहुत आदरपुर्वंक सेवन करता है और जो 
नगरोमे कमी नही आता, जिसे एकान्त-वास बहुत अच्छा छूगता है और मनुष्योकी 
बस्तीसे जो सदा दूर रहना चाहता है, उस पुरुषको मनुष्य-देह-धारी ज्ञान ही समझना 
चाहिए। हे अर्जुन, तुम्हे श्ञानका अच्छी तरह स्पष्टीकरण करानेके लिए मै एक और 
लक्षण बतलाता हूँ । 

अध्यात्मज्ञाननित्यत्व॑ तत्त्वज्ञानार्थदर्शनन्‌ । 

एतज्ज्ञानसिति प्रोक्तमज्ञानं यदतो5उन्यूथा ॥ ११॥ 

“जप ज्ञानकी सहायतासे परमात्मा अर्थात वह एकमेवाह्वितीय वस्तु दिखाई देती 
है, केवल वही ज्ञान सच्चा है। इसके सिवा संसार और स्वर्ग आदिके सम्वन्धके जो 
ज्ञान है, उन सवको जो अपने मनमे निरचयपूर्वक वास्तवमे अज्ञान समझ लेता है, 
जो स्वर्ग सम्बन्धी ज्ञानगो तिहाजलि दे देता है, जो सासारिक विषथो की वातोको 
कभी अपने कानो तक पहुँचने ही नही देता और केवल निर्मल भावनासे अध्यात्म-ज्ञानमे 
पिमर्न रहता है, जो और सब नानोको एक ओर रखकर अपनी बुद्धिको ठीक उसी 
प्रकार अध्यात्म ज्ञानके मार्गमे आगेकी ओर बढाता है, जिस प्रकार कोई यात्री मार्ग 
भूल जाने पर टेढी-तिरछी गलियाँ छोडकर राज मार्ग पर चलना आरम्भ करता है, 
जो अपने मनमे कहता है-“यही एकमात्र सत्य है और दूसरे समस्त विषयोका ज्ञान 
कोरा भ्रम है ।” और यही समझकर जो हृढ निश्चयपूर्वक अपने मनमे मेरु पर्वंतके 


समान स्थिर रहता है, इस प्रकार आकाशकरे ध्रुव नक्षत्रके समान जिसका निश्चय 
अध्यात्म-ज्ञानके द्वार पर अचलछ रूपसे स्थिर रहता है, उसीमे ज्ञानका निवास होता 


है । इस वचनमे कभी कोई वाधा नही आ सकती, क्योकि जब किसीका मन ज्ञानमे 


स्थिर हो जाय, तभी यह समझना चाहिए कि वह ज्ञान-स्वरूप हो गया है। भोजन 
पर वैठनेके कुछ देर ब्राद जो कुछ होता है ( अर्थात्‌ भोजनका जो स्वाद और आनन्द 


आता है ) उसका पता भोजन पर बैठनेक्रे समय तुरन्त ही नही छग जाता। परन्तु 
फिर भी पुरुषकी मति ज्ञानमे स्थित होतेही उसकी जो स्थिति होती है, वह प्रायः 


यू्ण ज्ञानवान स्थितिके समान ही हो ती है। इसके सिदा शुद्ध तत्व-ज्ञानका जो एक 
सात्र फल ज्ञेव वस्तु है, वह उसे सहजमे दिखाई देने लगती लगती है। और नहीं तो 


२८८ हिन्दी ज्ञानेदवरी 


गुरुदेवकी आज्ञा होते ही मनसे पहले जिसका शरीर आगे दौड़ पडता है, उसे पूरा 
करनेके लिए मतके साथ प्रतियोगिता करके जो चंटपट काम हरा कर. डालता है, 


गुरुके मुँहसे केवल परिहासमे ही निकली हुई बात पूरी करनेके लिए भी जो अपना 
सारा जीवन निछावर कर देता है, जो गुरुकी सेवामें ही अपना दरीर कृश कर 
डालता है और फिर गुरुके प्रेमसे ही पुष्ट होता है, जो गुरुकी आज्ञाके लिए अकेला 
ही आधार बनता है, जो गुरु-कुलके द्वारा ही अपने आपको कुलीन समझता है, जो 
अपने गुरुभाइयोंके साथ सौजन्यपूर्ण व्यवहार करनेमें ही सुजनता मानता है, जिसे 
केवल गुरुकी सेवाका ही व्यसन होता है, गुरु-सम्प्रदायका नियम ही जिसके लिए 
वर्णाश्रम धर्म होता है, ग्ुरूभक्ति ही जिसका नित्य कर्म है, जो गुरुको ही क्षेत्र-देवता 
और माता-पिता आदि सब कुछ मानता है और जो आत्म-कल्याणके लिए गुरु- 


सेवाके सिवा और कोई मार्ग जानता ही नही, गुरुका द्वार ही जिसके लिए सार और 
सर्वेस्व है--वास्तविक सत्य तत्व है--जो अपने ग्रुरुके सेवकोके साथ सगे भाइयोका- 


सा प्रेमपूर्ण व्यवहार करता है, जिसके मुख पर सदा गुरुके नामका सन्त रहता है 
और गुरुके वाक्योको छोड़कर जो और किसी शास्त्र पर ध्यान नही देता, जो गुरुके 
चरणोंके जलूको ही त्रिभुवनके समस्त तीथंसे श्रेष्ठ समझता है, जो किसी अवसर 


पर गुरुका जूठा अन्न मिल जाने पर उसके सामने आत्म-समाधिका भी कोई महंत्व 
नही समझता. हे अर्जुन, गुरुदेवके चलनेके समय उनके पैरोसे घूलके जो कण पीछेकी 
ओर उडते रहते हैं, उनमेका एक कण भी जो मोक्ष सुखके बदलेमे ग्रहण करनेके 
लिए उत्सुक रहता है, यही वास्तवसे गुरुका सच्चा सेवक और, शिष्य होता है। १रन्दु 
इन सब बातोका कहाँ तक विस्तार किया जाय ! वास्तवमे गुरुकी भक्तिकी कई 
सीमा ही नही है| गुरु-भक्तिका प्रसंग आ जानेंके कारण इतना अधिक विस्तार करता 
पडा है । परन्तु वहुत विस्तार हो चुका। हैं अर्जुन, जिसके मनमें इन भक्तिके लिए 
अनुराग होता है, जिसके मनमें इसके लिए उत्कठा होती है, जिसे गुरु-सेवाके सिवा 
और कुछ भी अच्छा नही छूगता, वही पुरुष तत्व-ज्ञानक। आधार है और उसीके 
कारण ज्ञानका अस्तित्व होता है । केवल यही नही, वह ज्ञानी भक्त भत्यक्ष देवता ही 
होता है । वास्तवमे ऐसे भक्तके पास ज्ञान अपने सब द्वार मुक्त करके रहता है और 
उसका ज्ञान इतना अधिक रहता है कि वह सारे ससारको भरनेके उपरान्त भी 
वाकी रहता है।” है श्रोतागण, इस प्रकारकी गुरु-सेवाके प्रति मेरे अन्त करणमे 
उत्कट उत्कंठा है और इसीलिए मेने इस विपयका इतना अधिक विस्तार किया है । 
और नही तो मैं हाथ होने पर भी छूछा हैं, भजनके विपयमे अन्धा हूँ और गरुए- 
सेवाके काममें पंगुलोसे भी बढ़कर पंगुल हो । ग्रुदकी महिमाके वर्णनके काममें 
में गूँगा हूं और मुफ्तका मार खाकर पड़ा रहनेवाला पवका आलूसी हूं। परस्तु 
फिर भी इतना है कि मेरे मनमे सच्चा ग्रुरुप्रेम है और उसी प्रेमके कारण मुझे 
इस प्रसंगका इतना अधिक विस्तार करना पडा है। में ज्ञानदेव आप छोगोंसे 

यदी बात कहता हूँ । हे श्रोतागण, मैंने अब तक जो छुछ कहा है, उसे, आप लोग 
कृपा कर सहन करें और मुझे ऐसा अवसर दें कि मैं आप लोगोकी और भी 


९८ हिन्दी ज्ञानेदवरी 


।नका बोध हो जाने पर भी यदि मनको ज्ञेय वस्तु न दिखाई दे तो यह नहीं माना 
| सकता कि ज्ञानका छाभ हुआ । यदि अन्धा अपने हाथमें दीपक ले ले तो उसके 
लए उमका क्‍या उपयोग हो सकता है? इसी प्रकार यदि ज्ञेय वस्तु न दिखाई पड़े 
ते फिर यही समझना चाहिए कि सारा ज्ञान निश्चय व्यर्थ ही गया। यदि ज्ञानके 
उकागसे परमात्म तत्व न दिखाई पडे तो वह ज्ञान स्फूर्त ही विछूकुल अन्धी ठहरतीं 
है । इसलिए वृुद्धिमें इतनी निमंछता आनी चाहिए कि ज्ञान जो जो वस्तुएँ दिखलावे, 
त्रै सव परमात्म वस्तुके स्वरूपमें ही दिखछाई पडे । इसी लिए जिसे इस प्रकार की 
निर्मल स्फूर्ति हो जाती है, उसे निर्दोष ज्ञानका दिखलाया हुआ पर-तत्व दिखाई देने 
लगता हैं। जिसे इतता विशद ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वह उसकी सहायतासे 
परमात्म तत्वको देख सके, उसकी बुद्धि भी उतनी ही विशद होती है। और ऐसे 
व्यक्तिके सम्वन्धमे फिर स्पष्ट शब्दोमे यह कहनेकी विशेष आवश्यकता नही रह जाती 
कि वह पुरुष ज्ञान-स्वरूप हो जाता है। वास्तवमें ज्ञान तेजके साथ जिसकी वुद्धि जेयः 
वस्तु तक जा पहुँचती है, वह मानों आत्म तत्वको प्रत्यक्ष हाथमें ही स्पर्श कर लेवा 
है । ऐसी अवस्थामे, हे अर्जुन, यदि ऐसे पुरुषको प्रत्यक्ष ज्ञान ही कहा जाय तो इसमें 


आश्चर्य ही क्‍या है ! सूर्य तो सूर्य ही ठहरा । भरा उसके स्पष्टीकरणकी भी कभी 
कोई आवश्यकता होती है ॥” 
इतनी वातें सुनकर श्रोताओने कहा--“'अब इस विपयका बहुत अधिक विस्तार 
न करो | ग्रन्थके निरूपणमें ये इधर-उधघरकी गौर फालतू बातें क्यो छाते हो ? तुमने 
ज्ञानके विपयमे इतने विस्तारके साथ जो कुछ कहा, उससे हम छोगोका वागिव- 
लाससे यथेष्ट आतिथ्य हो चुका। कवियोका यह मन्त्र तुमने सीख लिया है कि 
निरूपणमे रसालूूताकी खूब अधिकता होनी चाहिए । परन्तु हम छोगोको निमन्त्रित 
करके ठीक और उपयुदत प्रसंग आने पर इधर-उधरकी बातें बढाकर हमे अपना शर्त्रु 
वनानेका विचार तुम क्यो करते हो ? जब बैठकर भोजन करनेका समय हो, तव जो 
व्यक्ति आगे परोसा हुआ अन्न लेकर भाग जाता हो, उसका और प्रकारसे किया हुआ 
आदर-सत्कार भला किस काम आ सकता है ? जिस गौमे और सब बाते तो ठीक 
हो, परन्तु सन्ध्याको दूध दृहनेके समय जो दृहनेवालेको अपने थनके पास बैठने भी न 
देती हो, उस केवछ छात चलानेवाली गौको भरता कौन पाछलेगा ? इसी प्रकार ज्ञानमे 
वृद्धिका प्रवेश न होनेके कारण दूसरे निरूपणकर्त्ता तरह तरहकी बाते कह जाते है 
ओऔर यह भी नही समझते कि हम क्या कह गये । परन्तु इन सब वातोको जाने दो । 
तुम्हारा निरूपण अवइण अच्छा हुआ है। जिस ज्ञानका एक कण प्राप्त करनेके 
लिए भी छोग बोग-साधन आदि अनेक प्रकारके कप्ट सहुतते है, वास्तव मे वही शान 
समाध्ानकारक होता है। और तिसमे भी तुम्हारे समान रसपूर्ण निरूपण हो 
तो फिर भरता कहना ही क्‍या है! यदि अमृत वर्षाकी झडी रूग जाय तो उसमें 
बुराई ही क्या है ? यदि सुखके करोडो दिन प्राप्त हो तो क्या कभी कोइ इस 
विचारसे ये दिन गिनने बैठता है कि ये दिन कब समात होंगे ? यदि 
पृष्िमाफी रात पूरे युग भर बनी रहे तो भी क्‍या चकोर पक्षी उसकी ओर टक 
सूगाकर निरन्तर देखता नहीं रहेगा? इसी प्रकार ज्ञानका विपय, और फिर 


तेरहवाँ अध्याय २८९ 


अधिक सेवा करूँ। अब आगे मै ग्रन्थका अर्थ ही अच्छी तरह और विज्ञाद रूपसे 
बतलाऊँगा । श्रोता-गण सुनिये, सारी सृष्टिका भार सहन करनेमे समर्थ नारायणके 
पूर्ण अंश श्रीकृष्ण कहते हैं और अर्जुन सुनते है। श्रीकृष्ण कहते है--“हे अर्जुन, 
सुनो । जिसमें इतनी अधिक शुचिता है कि मानो उसके सब अंग और मन कपुरके ही 
बने हुए है अथवा जिसका अन्दर और बाहर रत्नके पिंडके समान स्वच्छ होता है 


अथवा जो सूर्यके समान अन्दर और बाहर समान रूपसे तेजस्वी होता है, जो वाहर 
तो अपने कर्मोकिे आचरणके कारण और अन्दर ज्ञानके कारण उज्वल होता है और 


इसलिए जो दोनो तरफ समान रूपसे निर्मल होता है, वेद-मन्त्रोका उच्चारण करनेसे 
तथा मिट्टी और पानीके. योगसे जिस 9कार बाह्य शुद्धि होती है, जिस प्रकार प्रत्येक 
कामसे बुद्धि ही बलवती होती है, जिस प्रकार बालू दर्षणको स्वच्छ करता है अथवा 
धोबीके मसालेसे जिस प्रकार कपडें पर का दाग धुलूकर साफ हो जाता है, ठीक उसी 
प्रकार जो वाहरसे भिर्मेल होता है और अन्तरगमे भी ज्ञानका दीपक प्रज्वन्ति होनेके 
कारण जो शुद्ध हो चुका रहता है वही हनी है । और नही तो--हे अर्जुन, यदि 
अन्तरंग शुद्ध न हो तो वाहरी कर्मोका आडस्बर केवल दूसरोकों धोखा देनेके लिए 
ही होगा । यह सब वैसा ही होगा, जैंस मृतकका श्ूगार करना, गधेको तीथंसे स्तान 
कराना, क्डए तू बेके ऊपर गुडका लेप करता, उजडे हुए और टूटे-फूटे घरको तोरण 
और बन्दनवारसे सजाना, भूखो मरते हुए मनुष्यके अग पर अन्नका लेप करना, 
विधवाकों कुकुम छगाना, पोले कलशके ऊपर मुलम्मा चढाना या मिट्टीके बन हुए 
फलको रँगना । बस दिखावटी कमंकाड ऐसा ही होता है। जिसमे रस नही होता, 
उसका अधिक मूल्य नही रूगता । शराबका घडा गगा-जलरूसे धोने पर भी शुद्ध नहीं 
हो सकता । इसीलिए हृदयमे ज्ञान होना अहिए। यदि हृदयमे ज्ञान हो तो वाह्म 
शुद्धिकी प्राप्ति आपसे आप हो जाती है | परन्तु क्‍या यह भी कभी देखनेमे आया है 
कि शुद्धिकी ऊपरी और दिखावटी क्रियाओसे ज्ञान प्राप्त हुआ हो ? इसीलिए अच्छे 
कमोके हारा जिसका वाह्य भाग अच्छी तरह शुद्ध और स्वच्छ हो जाता है, और 
साथ ही ज्ञानसे जिसका अन्तरंग भी निष्कछक हो जाता है, उसमे अन्दर और बाहरका 
कोई भेद ही नहीं रह जाता और सब जगह समान निर्मेलठता दिलाई देती है। 
तात्पय यह कि उसमे शुचिता आवश्यकतासे कही अधिक होती है और इसीलिए 
जिस प्रकार काँचके आवरणके अन्दर रखे हुए दीपकका तेज बाहर भी खूब फैल जाता 
है, उसी प्रकार उसके अन्तरंगका छुद्ध भाव भी इन्द्रियोके द्वारा बाहर प्रकट होता 


रहता है। जिन विषयोके कारण संशय उत्पन्न होता है, व्यर्थंके विचारोका सचार 
होता है और कुकर्मो के बीज अकुरित होते है, यदि ऐसे विषयोको वह देखे या सुने 


अथवा वे विषय आकर उससे संरूग्न भी हो जाये, तो भी जिस प्रकार मेधोके रगके 


कारण आकाश कभी मैला नही होता, उसी प्रकार उसके मनपर विषयोका कुछ भी 
सस्कार उत्पन्न नही होता । यो तो वह इन्द्रियोंके समृहके सहित विषयोमे लिप्त ही 


दिखलाई देता है, परन्तु विकारोका लेप उसमे तिल मात्र भी नही होता। यदि रास्तेमे 
कोई सुन्दर परन्तु छोटी जातिकी र्री जाती हुई दिख।ई पड़े तो जिस प्रकार उसके 
१५९ 


तेरहवाँ अध्याय २९९. 


उसका ऐसा रस पूर्ण निरूपण यदि सुननेको मिले तो क्या कभी कोई यह कहेंगा कि 
महाराज, अब बस करो | रहने दो ।” जब ऐसा उत्तम योग हो कि भाग्यवान्त 
अतिथि आवे और अच्छी सुधड़ परोसनेवाली हो फिर भोजन कितनी ही देर तक 
क्यो न होता रहे, तो भी वह समय थोडा ही जान पडता है। बस ठीक वही प्रस्तग 
आज भी उपस्थित हुआ है, क्योकि एक तो पहलेसे ही हम छोगोको ज्ञानकी छालसा 
थी और तिस पर आपको भी निरूपण करनेका उत्साह है। इसलिए इस 
कथाके प्रति हम छोगोंका अवधान चौगुना हो गया है। और इसी लिए हम लोगोसे 
यह कहे बिना नही रहा जाता कि तुम ज्ञान-द्रष्ठ हो। इसलिए अब तुम अपनी 
बुद्धिमे प्रवेश करके उसके प्रभावसे इसके आगेवाले “अज्ञानं यदतोञ्न्यथा” पद का 
उपयुक्त निरूपण करो ।” 
सन्त जनोकी ये बातें सुनकर निवृत्तिताथके दास ज्ञानदेवने कहा--“महाराज, 
मेरे मनमे भी यही वात है। तिस पर आप सब समर्थ सन्‍्तोने भी यही आाज्ञा दी 
है। तो अब मैं व्यर्थ वक्‍तृताका विस्तार नही करता चाहता ।” इस भ्रकार श्रीकृष्णने 
भर्जुनको ज्ञाकेक अठारह लक्षण बतलाये थे ! श्रीकृष्णने कहा--“मेरा मत है कि 
इन्ही लक्षणोसे ज्ञानकी पहचान करनी चाहिए । और समस्त ज्ञानियोका भी यही 
मत है। जिस प्रकार हथेली पर रखा हुआ आँवला स्पष्ट रूपसे दिखाई देता है, उसी 
प्रकार मैंने तुम्हे यह बतलू दिया है कि ज्ञानको किस प्रकार स्पष्ट रूपसे देखना और 
पहचानना चाहिए । अब, हे अर्जुन, जिसे छोग “अज्ञान” कहते है, उसका स्वरूप 
भी मैं तुमको छक्षणोके सहित बतलाता हूँ । यदि वास्तविक दृश्टिसि देखा जाय तो 
जब मनुष्यकी समझमे ज्ञानका स्वरूप अच्छी तरह आ जाता है, तब सहजमें ही यह 
बात भी उसकी समझमे आ जाती है कि अज्ञान किसे कहते है, क्योकि हे अर्जुन 
जो “ज्ञान” नही है, वह पापसे आप “अज्ञान” सिद्ध हो जाता है । जत्र दिन समाप्त 
हो जाता है, तव फिर रातकी ही वारी आती है, उस समय और किसी तीसरी 
बातका होना सम्भव ही नही होता । इस प्रकार जहाँ ज्ञान न हो, वहाँ समझ उतना 
चाहिए कि बज्ञान ही वत्तमान है | तो भी मैं तुम्हे अज्ञानके पहचाननेके कुछ 
फुटकर लक्षण बतला देता हूँ। जो केवछ महत्व या प्रतिष्टा प्राप्त करनेके ल्ए्‌ ही 
जीता है, जो केवल मानकी ही प्रतीक्षा करता रहता है और आदर-सत्कार होनेसे 
ही जिसका सन्तोप होता है, जो पर्वेतके शिखरकी भाँति सदा ऊपर ही रहेना चाहता 
है और अपने उच्च पदसे कभी नीचे नही उतरना चाहता, उसके सम्बन्धमेँ समझ 
छेना चाहिए कि उसमे अज्ञानकी ही समृद्धि है। जिस प्रकार लोग रस्सीमे पीपलके 
पत्ते बाँधकर तोरण बनाते है, उसी प्रकार जो अपने दान आदि पुण्य-कर्मोका 
तोरण बडे-वडे छब्दोसे प्रस्तुत करके टाँगता है ( आडम्बरपूर्ण शब्दोमे अपने पुण्य- 
कर्मोकी घोषणा करता रहता है ) जो जान-बूझकर मन्दिरकी चेवरीकी तरह सदा 
सिर उठाये खडा ही रहता है, जो अपनी विद्याका विस्तृत वर्णन करता रहता हैं, 
अपने पुण्य-कर्मोका ढिढोरा पीटता रहता है और प्रत्येक कार्य केवल लौकिक कीत्ति' 
प्राप्त करनेके उद्देश्यसे ही करता है, जो अपने शरीरका ऊपरी ठाठवाट वहुत बढिया: 
रखता है, परन्तु उन छोगोको सदा धोखेमे रहता है जो उसके फेरमे पडते या उसके: 


३९० ह हिन्दी ज्ञानिदवरी 


लिए कोई अपने मनमें अभिलाषा नहीं करता, उसी प्रकार वह भी विषयोके प्रति 
अपना व्यवहार विलरूकुरू निस्पृह रखता है । एक ही स्री पतिको भी आलिगन करती 
है और भी पुत्रकों भी; परन्तु उसके पुत्र-प्रेममे जिस प्रकार कामके विकारका कभी 
प्रवेश नही हो सकता, उसी प्रकार हृदय शुद्ध होने पर उसमे संकल्प-विकल्पकी दाल 
नही गलती, परन्तु फिर भी वह अच्छी तरह यह बात जानता है कि कौन सा काम 
करने योग्य है और कौन सा करतेके योग्य नही है । जिस प्रकार पानीसे हीरा नहीं 
भीगता अथवा अदहनमे जिस प्रकार कंक्रड़ नही सीझ्षते, उसी प्रकार उसके मनके 
भाव भी विकल्पोसे दूषित नही होते । है अर्जुव, इसी प्रकारकी स्थितिको शुचित्व 
कहते है; और जहाँ यह शुचित्व होता है, वहाँ तुम समझ रखो कि ज्ञान भी अवश्य 
ही होता है । और जिम्त पुएपमे स्थिरता अपना घर बनाकर मजेमे रहती है, उस 
पुरुषके सम्बन्धमे तुम समझ लो कि वह ज्ञानको जीवित रखता है । शरीर अपनी 
ओरसे वाह्य आचरण करता रहता है, परत्तु उस आचरणके कारण उसका मन 
तनिक भी विचलित नही होता । जिस प्रकार गौ का वात्सल्य भाव अपने बछड़ेकों 
छोड़कर जंगलोमे भटकनेके लिए नहीं जाता और पतितन्नताका विछास जिस प्रकार 
बैपयिक प्रेमसे युक्त नही होता, अथवा जिस प्रकार किसी लोभीके टूर चले जाने पर 
भी उसका सारा ध्यान अपने गरांडे हुए धनकी ओर ही छूगा रहता है, उसी प्रकार 
शारीरिक कार्योत्ति स्थिर पुरुपषके मतकी विचलता कभी नष्ट नही होती । जिस प्रकार 
तेजीमे दौड़नेवाले मेधोके साथ आकाश नही दौड़ता, अथवा तारागणके घूमनेके कारण 
प्रुव तारा कभी घूमने नहीं रूगता अथवा रास्ता चलनेवालोके कारण रास्ता स्वयं 
कभी चलने नही रूगता, अथवा हे अर्जुन, उस रास्तेके आस-पासके वृक्ष आदि कभी 
चलने नही रूगते, उसी प्रकार इस पंचभूतात्मक शरीरके सब व्यापारोके कारण 
किसी भूतके बलसे भी उसका अन्तरंग कभी विचलित नहीं होता । जिस भ्रकार 
आँधीके वेगके कारण पृथ्वी नही हिलती, उसी प्रकार सुख-दु.ख आदि उपाधियोके 
क्षीपण उपद्रवसे भी वह स्थिर पुरुष कभी विचलित नहीं होता । वह कभी दीनताके 
दुःखोसे सन्तप्त नही होता, भय या शोकसे कभी नही काँपता और यहाँ तक कि यदि 
उसके शरीरके लिए कभी मृत्यु भी आ जाय, तो भी वह कभी नही घबराता । वासना 
और इच्छाके आवेशसे अयवा विविध रोगोके उपद्रवसे उसका सरल चित्त कभी 
उल्टा या ठेढा नही होता । निन्‍दा, अपमान अथवा दंड होने पर अथवा काम-क्रोधके 
उपद्रवोसे भी उसके स्थिर मनका कभी बारू भी वाॉँका नहीं होता । चाहे आकाव 
दूढ पड़े और चाहे पृथ्वी फट जाय, परन्तु उसकी चित्ततृत्ति कभी पीछे नही मुडती । 
जिस प्रकार फूलोसे मारने पर हाथी कभ्ची इधर-उघर नही हटता, उसी प्रकार 52 
ववनोके वाणोंसे भी वह कभी विचछित नही होता। जिस प्रकार समुद्र-मन्यनके 
समय क्षीर सायरक्री लूहरोके आगे मन्दर पर्वतने अपना सिर नही झुकाया था अथवा 
जिस प्रह्वर वनमें छूमनेचाली आगसे कभी आकाश नहीं जछूता, उसी प्रकार 
सुख-दु स्॒ आदिकी चाहे कितनी ही छहरे क्यों न उठे, तो भी उसका मन कभी 
विचलित नहीं होता भौर चाहे स्वयं कल्पान्त ही क्यो न जा जाय, तो भी उर्ततका 
धैये॑ं अपनी सामर्थ्यफे कारण ज्योका त्यो बना रहता है! जिस गरुणका स्मेर्यके 


३०० हिन्दी ज्ञानेदवरी 


अनुगामी बनते हैं, उसे अज्ञानकी खान ही समझना चाहिए । जिस समय वनमें 
डावाग्ति फैलने लगती है, उस समय जिस प्रकार उस वनमें हहनेवाले समस्त प्राणियों 

और वनस्पतियोको समान रूपसे उसका दाह सहन करना पड़ता है, उसी प्रकार 
जिसके आचरणसे सारे संसारको दुःख भोगना पडता है, जिसका सहज भाषण भी 
सव लोगो पर कुल्हाडीकी तरह आधात करता है और जो अपने छिपे हुए उद्ृं श्यकी 
सिद्धि करनेके लिए विषसे भी बढकर घातक होता है, उसके सम्बन्धमें समझ लेना 
चाहिए कि उसमे बहुत अधिक अज्ञान भरा हुआ है; बल्कि उसे अज्ञानका भांडार ही 
समझना चाहिए, क्योंकि उसका जीवन केवल हिंसामय होता है। जिस प्रकार वायुके 
अन्दर भर जाने पर भाथी फूल जाती है और दबानेसे वह फिर पचक जाती है, 
उसी प्रकार जो संयोग और वियोगके कारण बराबर उठता और गिरता या बढता 
और घटता रहता है, जो अपनी स्तुति होने पर उसी तरह आनन्दसे आकाश पर 
चढ जाता है, जिस प्रकार हवाके झोकेके कारण धुल आकाशमे पहुँच जाती है, परच्तु 
अपनी जरा सी भी निन्‍दा सुनाई पड़ने पर जो सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता है, 


मान और अपमानके कारण जिसकी अवस्था उसी कीचडके समान हो जाती है जो 
पानी की दो चार बूँदे पड़ने पर तो भीग जाता है और जरा सी हवा छूगनेसे फिर 
मुख जाता है, तात्पर्य यह कि जो किसी प्रकारका मनोविकार बिलकुल सहन नही कर 
सकता, उसके सम्बनच्धमे समझ लेता चाहिए कि उसमें पूरा-पुरा अज्ञान भरा हुआ 
है । जिसके मनमे गाँठ रहती है, जो ऊपरसे तो खूब खुलकर बातें करता और देखता 
है, परन्तु एकको आलिगन करता है और अत्त.करणसे दूसरेकी सहायता करता है, 
गी उसी प्रकार दिखावटी सरकता और अनुराग दिखलाकर दूसरोके अन्त करण अपने 
कर छेता है, जिस प्रकार मृग आदि पशुओकी हत्या करनेके विचारसे व्याधा 
लुभानेके लिए उनके आगे चारा डालकर उन्हें अपने अधिकारमे कर लेता है, 
को दिखावटो चृुत्ति उसी प्रकार भी और सीधी-सादी होती है जिस प्रकार 
में ढका हुआ पत्थर होता है अथवा पककर पीली हो जानेवाली नीमकौडी होती 
है, एसमें छेश्न मात्र भी सन्देह नही कि उसमे अज्ञान पूरी तरह भरा रहता है। 
कपने गुरुकुछका ध्यान करनेसे जिसे छज्जा होती है, जिसे गुरु-भक्ति अच्छी नहीं 
जान पदती जो गुरुसे विद्याप्राप्त करके उछटे उन्‍्हीसे अपनी विद्याका अभिमान 
इरता है मुहसे उसका नाम लेना मानो बुद्रका अन्न खाने के समान होता है, परन्तु 
ये छक्षण बतलानेके छिए फिर भी उसका नाम विवश होकर लेना ही पडता है। 
अब में गुर-भक्तोका नाम छेकर इस दूपित जिल्ताका प्रायश्रित करता हूँ, क्योकि 
गुए-मक्ताका नाम सूर्यकी तरह चारो भोर प्रकाग का विस्तार करता है। गुरु-द्रोही 
मनुष्योकफे नामका उच्चारण करनेसे पापका जो भार आ पडा है, उस भारसे वाणीकों 
ऋुऊ करनेके लिए इतना प्रायब्चित करना आवश्यक है। आज तक गुरुद्रोहियोके 
नामकझा उच्चारण करनेसे जितना पाप हुआ होगा, वह सब ग्रुुभक्तोके नामोका 
उच्चारण करनेसे साक घुछ जायगा | अच्छा अब बज्ञानके दूसरे लक्षण सुनो । 
जाचरणमे जो सदा व्रिचलित और अस्थिर रहता है, जो सदा संशयसे भरा रहता 


5 
जन 


जा 
2िपर 7५+ 


प्छ तर 


गण 
श्र 


ञ 


८ 
न््प 
व 
रथ 


)% ) 4 
ब्> 
ड्‌ 


तेरहवाँ अध्याय ३०५ 


है, जो मनुष्य अन्दर और बाहर जंगलूके उस कूएँकी तरह घृणित और त्याज्य रहता 
है, जिसके ऊपर तो झाड़-झंखाड और काँटे होते है और जिसके अन्दर केवल 
हड्डियाँ ही भरी रहती है, जो द्वव्य प्राप्त करनेके लोभमे पडकर अपने और परायेका 
उसी तरह कोई विचार नही करता, जिस तरह उदरकी ज्वाल्ासे व्याकुल कुत्ता 
खुले और ढके हुए अन्न का कोई विचार नही करता और जहाँ जो कुछ मिलता है, 
वह सब खा जाता है, जो कुत्तेकी ही तरह नीति और अनीतिका कुछ भी विचार 
नही करता और अविचारपूर्वक जहाँ चाहता है, वही रमण करने रूग जाता है, जो 
कर्तव्य कर्मका समय चूक जाने पर अथवा नित्य और नैमित्तिक कर्मोके छूट जाने 
पर भी मनमे तनिक भी दुखी नहीं होता, जिसे पापका आचरण करनेमे कुछ भी 
लज्जा नही जान पडती, पृण्यके लिए जिसमे कुछ भी उत्साह नहीं रहता और जिसके 
चित्तमे सदा संशय बना रहता है, उसे स्पष्ट रूपसे अज्ञानका पुतला ही समझना 
चाहिए | जिसकी दृष्टि सदा धनकी ही प्राप्ति पर रहती है, जो जरा-से स्वार्थके लिए 
उसी प्रकार घैयंसे विचलित हो जाता है, जिस प्रकार च्यूटीके जरा-से धवके से 
घासका वीज हिल जाता है, जो भयका नाम सुनते ही उसी प्रकार विचलित हो 
जाता है, जिस प्रकार पैर रखते ही गड़्ढेका पानी गदला हो जाता है, जो अपने 


मनोरथोकी रूहरोके साथ अपने मनको उसी तरह बहाये चलता है, जिस तरह वाढमे 
पड़ी हुई तूंबी वहती है, जो दु खकी बात सुनते ही उसी प्रकार अपने निश्चित 


स्थानसे बहुत दूर पहुँच जाता या विचलित हो जाता है, जिस प्रकार हवाका झोका 
लगनेमे धूल बहुत दूर चली जाती हे, जो कभी एक स्थान पर स्थिर नही रहता 
और वादलोकी तरह इधर-उधर हटठता-बढता रहता है, जिसके मनमें कभी किसी 
क्षेत्र, तीर्थ या नगरमे रहनेका विचार नहीं आता या जो कभी एक जगह नही 
ठहरता, जो सदा उसी प्रकार व्यर्थ इधर-उधर घृमता रहता है, जिस प्रकार पागल 


गिरग्रिट कभी वृक्षकी फुनगी पर चढ जाता है और कभी वहाँसे उतरकर नीचे 
जड़के पास आ जाता है, जिसकी अवस्था उस मिट्टीकी नाँदकी तरह होती है जो 
केवल उसी अवस्थामे स्थिर रहती है, जब कि वह जमीनमे गाड दी जाती है और 


नही तो बराबर इधर-उधर लुढकती रहती है गौर इसी कारण जो केवल उसी 


अवस्थामे एक स्थान पर स्थिर रहता है, जब कि वह लेटा रहता है और नही तो 
बराबर इधर-उधर घूमता रहता है, उसीमे भज्ञान खूब अच्छी तरह भरा रहता 


है। वह बन्दरके समान चंचल होता है। और है धनुर्धर, जिसके अन्त करणमे 
निम्रहका बल नही होता, जो निषेधकों सामने पाकर उससे उसी प्रकार भयभीत नही 
होता, जिस प्रकार नालेमे आईं हुई पानीकी बाढ बाहूके वाँधसे कुछ भी भयभीत 
नही होती और उसे बहा ले जाती है, जो अपने आचारसे ब्रतका खडन करता है, 


अपने धर्मको पैरोसे कुचछता है और यम-नियमोको निराश करता है, जो पापसे 
बिलकुछ नही डरता और पुण्यके प्रति जिसका अनुराग नही होता, जो लछज्जाकी 


बेलको जइसे ही उखाड फेंकरता है, जो अपनी कुछ-परम्पराकी कुछ भी परवाह नही 
करता, जो वेदोकी आज्ञाको अपनेसे सदा दूर ही रखता है और इस बातका निर्णय 


तेरहवाँ अध्याय ३११ 


सब वातें तुमसे नही कर रहे है। तो भी इतना कह देना आवश्यक है कि इस 
श्रवणसुखके द्वारा आज हम छोगोंको ज्ञान-रूपी नौका प्राप्त हुई है। अब तुम जल्दी 
हमें यह बतलाओ कि इसके उपरान्त श्री हरिने कया कहा ।” सन्तोके ये वचन 
सुनते ही श्रीनिवृत्तिनाथके दास ज्ञानदेवनें कहा--'हे श्रोतागण, सुनिये ॥” 
श्रीकृष्णेवने क॒हा--“हे अर्जुन, तुम्हे अन्तमे जो लक्षण मैने बतलाये है, वे सब 
अज्ञानके ही हैं । तुम इसी अज्ञानकी ओरसे मुंह मोड़कर ज्ञानके विषयमें हृढ निरचय 
करो ।” जब इस प्रकार ज्ञानका स्पष्टीकरण हो गया, तब अर्जुनकी यह जाननेकी 
इच्छा हुई कि मनको उस ज्ञेयकी प्राप्ति कैसे होती है। उस समय सर्वान्तरसाक्षी 
श्रीकृष्णने उसका यह संकेत या अभिप्राय समझकर उससे कहा--““भब मै तुमको 
यह बतलाता हूँ कि ज्ञेय क्या है। सुनो । 

जेय॑ यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमइनुते । 

अनादिसत्परं॑ ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥१२॥ 

सबंतः पाणियादं तत्सवंतो$क्षिक्षिरोसुखम्‌ । 

स्वंतःश्रुतिमल्‍लोके. सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥१श॥ 

“ब्रह्म वस्तुको छोग जो ज्ञेय कहते है, उसका कारण केवल यही है कि ज्ञानके 
सिवा और किसी उपायसे उसकी प्राप्ति नही हो सकती । और जिसका ज्ञान हो जाने 
पर फिर और कोई कार्य वाकी नही रह जाता, जिसका ज्ञान हो जाने पर उसीके 
साथ तद्गपता उत्पन्न हो जाती है, जिसका ज्ञान हो जाने पर संसारको तीर पर 
रखकर जानी छोग नित्यानन्दके सागरमे गोता रूगाकर उसीमे मिल जाते है, वह 
जय ऐसा है कि उसका कोई आदि नही है (अर्थात्‌ वह सनातन है) । परन्तु उसका 
कोई नाम भी होना चाहिए, इसलिए लोग उसे परन्रह्म कहते है । यदि कोई कहे 
कि वह है ही नही, तो हम कहते है कि वह विश्वके रूपमे प्रत्यक्ष दिखाई देता है । 
और यदि उसे विश्व कहे तो यह विश्व केवल मायिक और अशाय्वत है। जिसमे 
आकार, रंग आदि भेद, और हृश्यत्व यथा द्रष्टत्व आदि भाव ही न हो, उसके 
सम्बन्धमे भला कोई यह कैसे कह सकता है कि उसका अस्तित्व है? और यदि 
वह वात्तवमे न हो, तब यह प्रइन होता है कि उसके बिना महत्तत्वका स्फुरण 
कहाँमि और किससे होता है? इसी लिए कहते है कि जिसका ज्ञान हो जाने पर 
“है” अथवा ' नही है” का कोई झगडा या प्रश्न ही नही रह जाता और विचारशरक्ति 
उसके पास तक पहुँच ही नहीं सकती, जो सभी पदार्थों और सभी आकारोमे ठीक 
उसी प्रकार निवास करत है, जिस प्रकूर हटडी, मठके और घडें आदिमे पृथ्वी 
तत्व स्वयं उन्ही पदार्थोके आकारमें रहता है, स्थल और कालूसे बिना भिन्‍न हुए 
समस्त स्थलों और समस्त कालोमे जो क्रिया स्थुछ और सूक्ष्म सभी भूतोके द्वारा 
होती है, वह क्रिया जिस ब्रह्म-वस्तुके हाथमे है, उसी वस्तुको विश्व वाहु कहते है। 
और इसका कारण यही है कि वह ब्रह्म वस्तु ही सर्वाकार होकर सदा सव क्रियाएँ 


करती रहती है। और हे अर्जुन, वह वस्तु सभी स्थानोमे और सदा एक साथ ही 
प्राप्त होती है और इसी लिए उसे विश्वाध्ति भी कह सकते है । जिस प्रकार सूर्यके 


३०२ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


करना कभी जानता ही नहीं कि कौन-सा काम करने योग्य है और कौन-सा करनेके 
योग्य नही है, जो उप्ती प्रकार मनमाने नाच नाचता है, जिस प्रकार साँड-बिना 
किसी वन्धनके चारो तरफ नाचता फिरता है अथवा वायु विस्तारपुवंक बहती 
रहती है अथवा निर्जन स्थानमे नदी-नाले मनमाने ढंगसे बहते रहते है, 
पिसका चित्त विषयोमे उसी तरह सब प्रकारके बन्धनोको तोडकर भरमता 
रहता है, जिस प्रकार अन्धा हाथी चारों तरफ घूमता रहता है अथवा 
पर्वबेत पर दावाग्ति चारो तरफ जलूती रहती है, वही पूरा पूरा अन्ञानी होता है। 
भला कूड़ेखानेमे कौन-सी चीज नहीं फेक्ी जाती ? जंगली पशुओको कौन पकडता 
है ? गाँवकी सीमा कौन नही राँघता ? अन्नसत्रका अच्त जो चाहे, वह जाकर खा 
सकता है, और जब वेश्यामे तारुण्यका तेज आता है, तब उसका आनन्द जो चाहे, 
वह भोग सकता है, और वनियेकी खुली हुई दूकानमें जो चाहे, वही जा सकता है। 
इसी प्रकार जिसका अन्त'करण हो, उसमे सभी प्रकारके अज्ञानकी समृद्धि होती 
है। यह बात तुम ध्यानमे रखो | जो चाहे जीता रहे और चाहे मर जाय, परन्तु 
फिर भी विषय-वासना किसी अवस्थामे नही छोड़ता, जो यह सोचकर इसी लोकमे 
सब विपयोका सुख भोग लेता है कि आगे चलकर स्वगंमे तो विषयोका भोग करना 
ही पडेगा, जो सदा विषय-भोगोका ही जप करता है, जिसका अनुराग सदा सकास 
कर्मोके आचरण करनेकी ओर ही रहता है और जो विरागी मनुष्योके दशन होते 
ही इतना बुरा मानता है कि अपने सब कपडे धोकर स्नान कर डाछता हैं, जो 
उस दशामे भी विपयोका भोग करता रहता है, जब कि स्वयं विषय ही उससे 
विरक्त हो जाते है और विषयोका उसी प्रकार सेवन करता रहता है, जिस प्रकार 
कोई महारोगी अपने हाथ सड जाने पर भी उस सड़े हुए हाथसे बराबर अन्न खाता 
रहता है और जो कभी अपने कल्याणके विषयमे सावधान नही होता, जो उसी 
तरह विपयोके पीछे लगा रहता है, जिस तरह गधा अन्धा होकर गधीके पीछे छूगा 
रहता है और गधीके वार-वार लात मारने पर भी पीछे नही हठता, जो विषयोका 
भोग करनेके लिए जरूती हुई आगमे भी कूद पड़ता है और अनेक प्रका रके व्यसनोको 
अलुंकारोकी भाँति धारण करता है, विपयोकी प्राप्तेकि छिए जिसकी अवस्था उस मृगके 
समान होती है जो पानीके छालचसे तव तक दौडता रहता है, जब तक उसकी छाती 
फ८ नही जाती, परन्तु फिर भी जिसके मनमे कभी इस वातका विश्वास नही होता 
कि यह जरू नही है, बल्कि मृग-जरूकी माया है, जो जन्मसे लेकर मृत्यु तक विपयोसे 
अनेक प्रकारसे पीडित होने पर भी कभी उनसे उकताता नही, वल्कि उल्टे उन्हें और 
भी अधिक प्रेमपूर्वक प्राप्त करनेका प्रयत्न करता रहता है, वही अज्ञानी है। पहले तो 
वाल्यावस्थामे उसके सिर पर माता-पिताका पायरूपन सवार रहता है, और जब वह 
पागरूपन हट जाता है, तव वह ज्जीके देहके फेरमे पड जाता है; और जब ख्लीकी 
संग्रतिम बहुत्त-सा समय विता चुकनेके उपरान्त वृद्धावस्था आने रूगती है, तब उसके 
सिर पर बालू दच्चोका प्रेम और पागरूपन सवार होता है। बिल्ली या कुतियाके 
वच्च जब उन्‍्म छत हू, तब व उस समय तक चुपचाप मुँह-सिर छिपाये और छुण्उ- 
मुण्य बने पड़े रहते है, जब त्तक उनकी आँख नही खुरूती | इसी तरह थो सदा 


१२ हिन्दी ज्ञानेदवरी 


दिम्बमें नेत्रके रूपमें कोई अरूग अंग नही होता, बल्कि सारा बिम्ब ही प्रकाशक 
स्वरूप होता है, उसी प्रकार जो वस्तु अपने सारे स्वृरूपसे विश्वकी द्रष्टा-होती है 
[गर्यातु विच्वको प्रकाशमातु करके देखती है), उसी अ-चक्षु (अर्थात्‌ नेत्र हीन) ब्हा- 
वस्तुको वेदोने अत्यच्त आदरपूर्वक “विश्वतश्चक्षु” के नामसे सम्बोधन किया है। 
धुठवके मस्तक पर जो सदा-सर्वेदा आत्म-सत्तासे विराजमान रहता है, उसीको 


चिब्बम 


विब्वमूर्धा कहते है। जिस भकार अग्निकी सारी मृत्ति ही उसका मुख होती है, 
झसी प्रकार जो अपने सर्वस्वसे शेप भूत मात्रका उपभोग करता हैं, उसीको, हे 


हे 


वर्जन, विश्वतोनुड॒ कहना उचित होता है। और जिस प्रकार वस्तुओसे आकाश 
व्याप्त रहता है, उसी प्रकार जो वस्तु शब्द मात्रमें व्याप्त रहती है, उसी ब्रह्म वस्तुको 
हम “सछ कुछ सुनतेवाला” कहते है । इसी प्रकार जो वस्तु समस्त बिद्वमें व्याप्त 
रहती है और सवको देखती रहती है, वही “विश्वतरचक्षु” है। हे बुद्धिमान अर्जुन, 
«दि वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो वेदों आदिने उसको 'पविश्वतच्चक्षु/ कहकर 
उसका जो वर्णन किया है, वह केवल ब्रह्म-बस्तुकी व्यापकता दिखलानेके लिए और 
केवल रूपकके दौर पर किया है (अर्थात्‌ अमूत्तेका मूर्त्तत्वके रूपमें आलंकारिक वर्णन 
किया है) । वात यह है कि उस ब्रह्म-वस्तुमें वास्तवमे हाथ-पैर, आँख, भादि अंग 
ब्रिककुल नही हैं, इसलिए इन सबसे सम्बन्ध रखनेवाली वाते उसके लिए भ्रयुक्त ही 
नहीं हो सकती । केवल यही नही, यदि शून्यत्व या अभावके रझूपमें उसका वर्णन 
किया जाय तो वह वर्णन भी उसके लिए ठीक ठीक उपयुक्त नही होता। उदाहरणके 
लिए यदि हम यह वात किसी तरह समझ हें कि जलूकी एक तरंगने दूसरी तरंगको 
सिगल लिया, तो भी क्या उस निगलनेवाली और दूसरी निगली जानेवाली तरंगमें 
स्वरूपत. कोई भेद होता है ? इसी प्रकार जब कि वहू एक ब्रह्मवस्तु ही सत्य है, 
नो फिर उसमे व्याप्त करनेवाले और व्याप्त होनेवालेका भेद भला कहासे आ सकता 
है? परन्तु फिर भी केवल इसी लिए इस प्रकार का भेद करना पडता है कि कहने 
या समझानेमे सुभीता हो । देखो, यदि किसीको शून्य दिखलाना होता है तो इसके 
लिए एक विन्दी वनानी या लिखनी पड़ती है । इसी प्रकार यदि शब्दोके हारा 
अद्गेतका निरूपण करना हो तो हैतकी भाषाका प्रयोग करना आवश्यक हो जाता 
है । हे अर्जुन, यदि ऐसा न किया जाय जाय तो गुरु और गिष्यके सम्प्रदायका ही 
लोप हो जायगा और सब प्रकारके कथनोका ही अन्त हो जायगा । इसी लिए वेदो दे 
अईनका वर्णन करते के लिए दैतवाली आलंकारिक भाषाका प्रयोग करनेकी परिं 
पाटी चलाई है। इसलिए क्षव मैं तुमको यह वतछाता हूँ कि इन्द्रियोके द्वारा ब्रा 
दीनेवाले जितने अकार है, उन सबमें वह ब्रह्मवस्तु किस प्रकार व्याप्त है। छुतो । 
सर्वेख्ियगुणाभास सर्वेन्द्रयविवर्जितम्‌ 
ससक्त' सर्वभृच्चेद निर्युणं गुणभोक्त्‌ च्‌च्श्था 


हा कक, 
अनचकाथगकी ््द्ल्डिण 


है अरन, इस प्रकार अवकाणकों आकाश व्याप्त कर लेता है अथवा पदके 
कृपम भारामान होकर डिस प्रकार तन्तु उस पदटकों व्याप्त किये रहते हैं, उत्ती अवार 


| 


६५| 


तेरह॒वाँ अध्याय ३०३ 


“अपनी स्री और वच्चोके फेरमे ही पड़ा रहता है और फिर भी जब तक मर नही 
जाता तब तक विषयोसे बिलकुछ नही उकताता, है अर्जुन, यह समझ रखो कि उस 
सनुष्यके अज्ञानकी सीमा ही नही है । अब मैं अज्ञानके कुछ और भी लक्षण बतराता 


हि. 
न 


हैँ । जो अपने मनमे यह भाव रखकर कमंका आरम्भ करता है कि देह ही आत्मा 
है, जो अपने आचरण किये हुए अच्छे और बुरे सभी तरहके कर्मोका ध्यान करके 


हुप॑से प्रफुल्लित हो जाता है, जो अपनी विद्या और यौवनावस्थाके कारण उसी 
प्रकार तनकर चलने रूगता है, जिस प्रकार कोई भक्त उस समय गर्वंसे तनकर चलने 
रूगता है, जिस समय उसके सिर पर देवताकी प्रतिमा रख दी जाती है, जो बराबर 
यही कहता है--“मेरी वराबरीका' और कोई नही है । यदि सम्पत्तिशाली हूँ तो 
केवल मैं ही हूँ। भला मुझसे वढकर उत्तम आचरण करनेवाला और कौन है * मेरे 
समान वडा और कोई नहीं है। मैं सर्वज्ञ हें और जो कुछ मैं कहता हूँ, वही सब 
जगह माना जाता है ।” और इस प्रकार जो गर्वंसे अपने विषयके समाधानसे फूला 
नही समाता, जो उसी प्रकार किसी दूसरेकी भलाई नही देख सकता, जिस प्रकार 
व्य्धि ग्रस्त ग्रनुष्यको किसी प्रकारका भोग सहन नही होता, जो ग्रुण अर्थात्‌ अच्छी 
भावनाओको उसी प्रकार नष्ट करता है, जिस प्रकार दीपक गुण ( अर्थात्‌ सूतकी 
वत्ती ) को नष्ट करता है, जो स्नेह ( अर्थात्‌ प्रेम ) को उसी प्रकार जलाता है; 
जिस प्रकार दीपक स्नेह ( आर्थाव्‌ तेछ ) को जलाता है और जो उसी प्रकार चारो 
तरफ दु खकी कालिमा फैलछाता है, जिम्न प्रकार दीपक किसी स्थान पर रखे जाने पर 
चारो ओर अपनी कालिमा फैछाता है, जिसकी अवस्था उस दीपकके समान होती है 
जो पानीके छीटे पडने पर चट चट करता है, जरा सी हवा छऊूगनेसे बुझ जाता है 
आऔर सहजमे यदि किसी चीजके साथ लरूग जाय तो सारे घरकों जलाकर राख कर देता 
है और एक तिनका भी बाकी नहीं छोडता, जो लाख समझाने पर किसी तरह नही 
सानता, उलटे लडाई-झगडा करने लगता हे और अवसर मिलते ही दूसरोका घात्त करनेसे 


नहीं चूकता, जो अपनी केव्रछ थोडी सी विद्याके लिए असह्य हो जाता है जिस प्रकार 
थोडा सा प्रकाश करनेवाला दीपक भी केवल उतने ही प्रकाशसे भारी ताप उत्पन्न 


करता है, गुणी होने पर भी मत्सरके कारण जिमकी अवस्था उस दूघके समान होती 
हैं जो औषधघ रूपमे पीए जाने पर भी नए ज्वर को कुपित कर देता है अथवा जो उस 
इृधके समान विषाक्त होता है जो सर्प के आगे रखा जाता है तात्परय यह हैं कि जो इस 
अकार सदगुणी होने पर भी सबके साथ मत्सर करता है, ज्ञानी होने पर भी अहंकार 
करता है और जिप्ते अपनी तपस्या तथा ज्ञानका अपरम्पार गवे होता है, जो गवंसे 
उसी प्रकार फूला रहता है, जिस प्रकार अन्त्यज राजगद्दी पर बैठनेसे फूल जाता है. 
अथवा अजगर खम्भा निगलकर फूल जाता है, जो बेलनके समान कभी किसीके आगे 
नही झुकता और पत्थरकी तरह कभी नही पसीजता और जो उसी प्रकार किसी 
गुणी मनुष्यके दवावमे नही रहता, जिस प्रकार फुफक्रारनेवाला साँप किसी मान्त्रिक 
या झाड फूंक करनेवालेके वशमे नही रहता, हे अर्जुन, तात्पयय यह कि मैं तुम्हे निश्चित 
रूपसे यह बतलाता हूँ जिस पुरुषमे ये सब वातें होती है, ऐसा अन्नान भरा रहता है 


तेरहवाँ अध्याय ३१३ 


यह बहा-वस्तु भी सारे विश्वकों व्याप्त किये रहती है। उदकके रूपमे रस तत्व जिस 
प्रकार उदकमें रहता है, दीपकके रूपमे प्रकाश तत्व जिस प्रकार दीपकमे रहता है, 
कपूरके रूपमे गन्ध तत्व जिस प्रकार कपूरमें रहता है, शरीरके रूपमें कम तत्व जिस 
प्रकार शरीरमे रहता है, साराश यह कि, हे अर्जुन, सोनेके कणमे जिस प्रकार सोना 
ही रहता है, उसी प्रकार वह ब्रह्म-वस्तु भी सर्व-स्वरूप होकर सबमे अन्दर और 
बाहर व्याप्त रहती है | परन्तु सोना जब तक रवेक्के रूपम्रे रहता है, तब तक हम उसे 
सोनेका रवा ही कहते है, परन्तु जब उसका वह रवेवाला रूप नष्ट हो जाता है, 
तब वह रवा ही सोना हो जाता है। अथवा प्रवाह का रूप भले ही टेढा-तिरछा हो, 
परन्तु पानी फिर भी सदा सरलू ही रहता है। अथवा जब अग्निसे तपाये जाने पर 
लोहा छाल हो जाता है, तब अग्नि कभी लोहा नहीं बन जाती। मटकेके गोल 
आकारके कारण उसमेका आकाश भी गोल दिखाई देता है और झोपडीकी चौकोर 
बनावटके कारण वह चौकोर दिखाई देता है | परन्तु वह गोल अथवा चौकोर 
आकार वास्तवमें अकाशका नही होता । इसी प्रकार यदि ब्रह्मवस्तुमे किसी तरहका 
विकार दिखाई दे तो भी वास्तवमे वह कभी विकार-युक्त नही होता | है भर्जुन, 
ऊपरसे देखनेमे ऐसा जान पडता है कि वह ब्रह्मवस्तु मन आदि इन्द्रियो और सत्व 
आदि तीनो ग्रुणोके कारण भिन्न भिन्न आकारोके रूपमे दिखाई देती है। परलच्तु 
जिस प्रकार गुड़की मिठास उसके भेलीवाले आकारमे नही होती, उसी प्रकार गुण 
तथा इन्द्रियाँ वास्तवमे असली ब्रह्म तत्व नही है । जब तक दृूधका वास्तविक स्वरूप 
बना रहता है, तव तक घी भी उसी दूधके आकारमे रहता है, परन्तु फिर भी कोई 
यह नही कह सकता कि घी भी वही है जो दूध है । इसी प्रकार, हे भर्जुन, यह वात 
तुम अच्छी तरह अपने ध्यानमे रखो कि गुण और इन्द्रियोके कारण ब्रह्म-वस्तुमे जो 
विकार दिखाई देते हैं, उनके कारण वास्तवमे ब्रह्मा-वस्तुमे कभी कोई विकार नही 
होता । सोनेको अनेक प्रकारके आकार देकर हम उन आकारोको फूल-पत्ते आदि या 
अलग-अलग गहने आदि कहते है । परन्तु जो वास्तविक सोना होता है, वह चाहे 
जिस आकारमे रहे, सदा सोना ही रहता है। तात्पयं यह कि, है अर्जुन, यदि हम 
सीधी-सादी और सबके समझने योग्य भाषामे कहे तो ब्रह्म-वस्तु वास्तवमे गरुणो और 
इन्द्रियोसे विलकुछ भिन्‍त और स्वतन्व ही है। नाम और रूप आवि सम्बन्ध और 
जाति तथा क्रिया आदिके भेद आकारोमे ही होते है और उन आकारोके सम्बन्धमें 
जो वाते कही जाती है, वे ब्रह्मवस्तु पर ठीक नही घटती | वह ब्रह्म गुण नही है । 
उसमें तो गुणकी गन्ध भी नही होती । बात केवरू इतनी ही है कि वे ग्रुण ब्रह्ममे 
केवल भासमान्‌ होते है । परन्तु, हे अर्जुन, इसी भासमान्‌ होनेके कारण मोहमे फंसे 
हुए लोग यह मानते है कि वे सब विकार ब्रह्ममे ही होते है। परन्तु ब्रह्ममे ये सब 
विकार उसी तरह होते हैं, जिस प्रकार आकाशमे बादल आते है अथवा दर्पणमें 
प्रतिबिम्ब आता है अथवा पानी जिस प्रकार सूर्यका प्रतिविम्व धारण करता है अथवा 
किरणे मृग-जलूका रूप धारण करती है । वह निर्गुण ब्रह्म भी सब प्रकारके विकारो- 
को बिना उसके साथ किसी प्रकारका सम्बन्ध रखे धारण करता है। परन्तु क्रह्ममें 
होनेवाले वे सब विकार निष्फल ही होते है और वे केवल दृष्टिको दिखाई देते है, 


३०४ हिन्दी ज्ञानेशवरी 


जो सदा बढता ही जाता है। और है अर्जुन, जो इस शरीर-रूपी घरका ही सदा 
लछालन-पालन करता रहता है और अपने पिछले अथवा भावी जन्मोका कभी कोई 
विचार ही नही करता वही अज्ञानी है। क्ृतध्न मनृष्य के साथ किया हुआ उपकार, 
चोरके हाथमे दिया हुआ धन अथवा निलंज्ज पुरुषको दी हुई चेतावनी जिस प्रकार 
व्यर्थ जाती है, जिस प्रकार घरमे घुस आनेवाले कुत्तेको यदि उसके कान और दुम 


काटकर घरसे भगा दिया जाय तो भी वह कुत्ता कान और दूमका रक्त सूखनेसे पहले 
फिर उसी प्रकार निलंज्जतापूर्वक घरमे घुस आता है अथवा जिस प्रकार साँपके मुखमे 


जाते समय भी मक्खियोकों पकडनेके लिए मेंढक अपनी जीभ बाहर निकाले रहता है 
उसी प्रकार जिस पुरुषको उस अवस्थामे भी खेद नही होता, जब कि उसके शरीरकी 
नौ इन्द्रियोके हर वरावर वहते रहते है, शरीरमे नाशक घुन छगा रहता है, जो 
माताके पेट रूपी गुफामे मलू-मृत्रमे नौ महीने तक पडा रहने पर भी गर्भावस्‍्थाके 
दु खो अथवा जन्म धारण करनेके समय होनेवाले कप्टोका भी रमरण नही करता, 
जो वच्चोको मरू-मृत्र के कीचडमे लोटते हुए देखकर भी घृणा नहीं करता और इस 
तरह की वातोसे नहीं घवराता या उकताता, जो कभी इस वातका विचार नही करता 
कि अभी कल ही पिछला जन्म समाप्त हुआ है और फिर करू ही नया जन्म 
आनेवाला है, जिसे अपने जीवनके अच्छे दिनोमे मृत्युका स्मरण नही होता, जो अपन 
सनमे सदा यही विश्वास रखता है कि मैं इस समय जैसी अच्छी अवस्थामे हूँ, वैसी 
ही अच्छी अवस्थामे सदा बना रहूँगा और इसी विश्वासके कारण जिसकी समझसमे ही यह 
नहीं आता कि मृत्यु भी कोई चीज है, जिसकी अवस्था किसी छोटे-से गड्ढेमे रहने- 
वाली उस मछलीके समान होती है जो यह समझती है कि यह गड़्ढा कभी सूखेगा 
ही नहीं और यही सोचकर जो किसी गहरे दहमे नही जाती अथवा जिसकी अवस्था 
उस हिरणके समान होती है, जो शिकारीके गीतमे ही इतना मग्न हो जाता है कि उस 
शिकारीको देखना भी भूछ जाता है अथवा उस मछलीके समान होती है जो बंसीमेंका 
काँटा नहीं देखती ओर उसपरका आमिस खानेका श्रयत्त करती है अथवा जिरुकी 
अवस्था उस पतंगके समान होती है जो दीपककी लौ देखते ही इतना भूल जाता है कि 
उसे इस वातका ध्यान हो नही रह जाता कि यह दीपक मुझे जलछा डालेगा, वही 
अज्ञ/नी है। जिस प्रकार घरके जलनेके समय भी मूर्ख मनुष्य सोता ही रहता 
है अयवा अनजानमे विष मिला हुआ अन्न खा जाता है, उसी प्रकार 
अज्ञानी पुरुष भी राजस सुखमे मग्त होकर यह नही जानता कि इस जीवनके 
ड्पमे मुझ पर यह सृत्युका ही वार हुआ है। वह दिन-रात अपने शरीरका 
ही पालन-पोपण करता रहता है और विपय सुखके वैभवकों ही सच्चा 
मानता हैं । परन्तु उस वेचारे मूढकी समझमें यह वात नही आती कि वेश्याको अपना 
सर्वस्व अर्पेय करना ही मानो अपना नाश करना है अथवा ठगके साथ मित्रता 
करना ही अपने प्राण गंवाना है अथवा दोवार पर रंगसे वनाये हुए चित्रकों स्वच्छ 


फरनेके छिए धोना ही मानों उस चित्रको मिटाना है और पांडु रोगके कारण भेंगी- 
पा पूउना ही मानो उनका नप्ट होना है। वस ठीक इसी प्रकार वह बाहार-निद्रामे 


३१४ हिन्दी ज्ञानेबवरी 


परन्तु वास्तवमें वे असत्य होते है। और निर्गुणजों गरुणोका भोग करता है, वह 
उसी प्रकार करता है, जिस प्रकार कोई दरिद्व व्यक्ति स्वप्नमें किसी राज्य पर शासन 
करता है। इसी लिए निर्गुणके सम्बन्धमे कभी यह नही कहना चाहिये कि गुणोके 
साथ उसका किसी प्रकारका सम्बन्ध है अथवा वह गुणोका उपभोग करता है । 
बहिरन्तश्वल॒ भूतावामचरं चरसेव च। 
सुक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थ चान्तिके च तत्‌ ॥१५७ 
“हे अर्जुन, जो स्थावर और जंगम आदि सभी भूतोंमें रहता है और जो सभी 
पदार्थों तथा जीवोमें उसी प्रकार शाश्वत रूपसे और सूक्ष्म अवस्थामें व्याप्त रहता है, 
जिस प्रकार अग्नियाँ चाहे भिन्न भिन्न हो, परन्तु उन सबमे उष्णता समान र्पसे 
वर्तमान रहती है, उसको इस प्रकरणमे “ज्ञेय” समझना चाहिए। जो केवल एक 
होने पर भी अन्दर और वाहर, पास और दूर सब जगह रहता है और जिसके 
स्वरूपमें कभी कोई अन्तर नही होता, वही “'ज्ञेय” है। 
अविभवतं चउ भुतेषु विभक्तमिव च स्थितस्‌ 
भूतभतृ च_तज्जेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥१६॥ 
“यह वात नही है कि क्षीर सागरका माधुयं उसके गहरे और मध्य भागमें तो 


अधिक होता हो और किनारेके पास कम होता हो । इसी प्रकार जो सर्वत्र समान 
रूपसे व्याप्त रहता है, जो जारज, अंडज, स्वेदण और उद्धिज्ज इन चारो भ्रकारके 
जीवोमे सदा पूर्ण रूपसे व्याप्त रहता है और फिर भी इस व्यापकताके कारण जिसकी 
स्थितिमे कभी कोई भाग या खंड नही होता, इसके सिवा, हे श्रोतृ-शिरोमणि अर्जुन, 
हजारो मटकोके पानियोमे चन्द्रमाके प्रकाशके प्रतिविम्बित होने पर भी जिस प्रकार 
उस प्रकाशमे कभी किसी तरहका कोई भेद-भाव नही उत्पन्न होता अथवा नमककी 
सभी राजियोमे से प्रत्येक राशिमे व्याप्त रहनेवाछा खारापन या नमकीनी एक ही 
प्रकारकी रहती है अथवा ऊखके यहद्ठं मेके प्रत्येक ऊखमे एक ही प्रकारकी मधुरता 
रहती है, उसी प्रकार जो भिन्न भिन्न सभी भूतोमे एक रूपसे वर्तमान रहता हैं, 
और हे, सुज्ञ अर्जुन, जो इस त्रिष्व-रूपी कार्यका मूल कारण है और ये नाम-रूपात्मक 
भूत मात्र जिससे उसी प्रकार उत्पन्न हुए है, जिस प्रकार सागरसे तरगे उत्पस्त 
होती हैं, उन सबका वह ब्रह्म उसी प्रकार आधार है, जिस प्रकार उन तरंगोका 
आधार सागर होता है । जिस प्रकार वाल, तारुण्य और वृद्धत्व इन तीनो द्दी 
अवस्थाओमे घरीर एक ही रहता है, उसी प्रकार भूत मात्रके आदि, मध्य और 
अठ्सान इन तीनो ही अवस्थाओमे वह अभिन्‍न रूपसे रहता है। जिस प्रकार सन्त्या- 
काल, प्रात.काल और मध्याह्न आदि दिन-मानके क्रमण. चलते रहने पर भी आकामभम 
कभी विसी प्रकारका परिवर्त्तन नही होता, उसी प्रकार ब्रह्ममे भी कभी किसी प्रकार- 
का परिवत्तंन नहीं होता । है सखे अर्जुन, विश्वकी उत्पत्तिके समय जिसका नाम ब्रह्मा 
पट्टा था, विश्वकी स्थितिके समय जिसे विष्णु कहते हैं और अन्तमे इस नाम रुपात्मक 
विप्वफा छोप होनेके समय जिसे रुद्र कहते है और इन तीनो ग्रुणोके छुप्त हो जाते 
पर जो शून्यरे रूपमें बाकी रह जाता है और जो गगनका शूस्यत्व नष्ट करके और 


तेरहवाँ अध्याय ३०४ 


भूलकर बुद्धिहीन हो जाता है। जिस प्रकार सामने खड़े की हुई सूलीकी ओर दौड़ने- 
वालेके लिए प्रत्येक पग पर मृत्यु पास आती जाती है, उसी प्रकार ज्यों ज्यो उसका 
शरीर बढता है, ज्यो ज्यो दिन वीते जाते है और ज्यो ज्यों विषय-भोगका सुभीदा 
होता जाता है, त्यो त्यों आयुष्य पर मृत्युकी छाया वरावर वढती जाती है। जिद 
प्रकार पानीसे नमक गरू जाता है, उसी प्रकार यह जीवन भी गलता चला जा रहा 
है और मृत्यु समीप आती जाती है ' परन्तु फिर भी यह प्रत्यक्ष बात उसकी 
समझभमे नही आती । है अर्जुन, साराग यह कि जिमसे विपयोके फेरमे सदा शरीरके 
साथ छगी रहनेवाली मृत्यु नही दिखाई देती, उसके विपयमे इसके सिवा और कोई 
मत हो ही नही सकता कि वह पुरुष अज्ञानके राज्यका अधििपति है। जिस प्रकार 
ऐसे मनुप्यको जीवनके सुखोके फेरमे मृत्युका स्मरण ही नही होता, उसी प्रकार अपने 
यौवनके मदमे वह वृद्धावस्थाकों कोई चीज ही नहीं समझता । जिस प्रकार पर्वतकी 
चोटी परसे उलटी हुई गाडी अथवा पहाडीके ऊपरसे ग्रिरा हुआ पत्थर यह नहीं 
देखता कि सामने क्‍या है, उसी प्रकार वह भी सामनेसे आनेवाली वुद्धावस्थाको नह?" 
देखता । अथवा जब जंगलके नालेमे पानी बहुत बढने रूगता है और वाढ़ आने 
लगती है अबवा जब्र भैसे मस्त हो जाते है, तव उन्हे अपने सामनेकी कोई चीड़ 
नही दिखाई देती और वे मनमाने तौर पर चारों तरफ दोइने छूगते है। इसी 
प्रकार वह भी यौवनके मदमे अन्धा हो जाता है। यद्यपि उसके अंग निर्वंल होते 
जाते है, तेज कम होता जाता है, मस्तक झूलने लगता है, दाढी पक जाती है औट 
गरदन हिलने लगती है, परन्तु फिर भी वह अपनी माया या धन सम्पत्तिका विस्तार 


करता ही जाता है । जैसे अन्धे आदमीको सामनेसे आनेवाला मनुष्य तब तक दिखलाई 
नही देता, जब तक वह उसकी छाती पर नही आ जाता अयवा आलसी मनुष्य उस 


समय भी आनन्दमे पडा रहता है, जिस समय घरमे रूगी हुई आगकी चितगारिय 
आकर उसके मुँह एर गिरने लगती है, उसी प्रकार जिस पुषंषको आजकी युवावस्था- 
का भोग करते समय कछ आनेवाली वुद्धावस्था दिखलाई नही देती, है अर्जुन, वह्‌ 
पुरुष मूरतिमान अज्ञान ही होता है।जो किसी अशक्त अथवा कुवडेंक्रों देखकर 
अभिमानपूर्वक उसे चिढाने और उसकी नकल उतारने रूगता है, परन्तु जो यह नहीं 
समझता कि आगे चलकर मेरी भी यही अवस्था होनेवाली है और मृत्युकी सूचना 
देनेवाले वुद्धावस्थाके लक्षण शरीरसे दिखाई पडने पर भी जिसका यौवन-कालूका 
भ्रम टूर नही होता, उस पुरुपको अन्नातका जन्म-स्थान ही समझना चाहिए। हैं 
अर्जुन, अज्ञानके कुछ और भी लक्षण सुनो । जिस प्रकार कोई पशु किसी ऐसे जंगलमें 
जाकर चर आता है जिसमे वाघ रहता है और जो भाग्यवश्य किस्री प्रकार वाधघसे 
बचकर लौट आता है और इसी भरोसे पर वह फिर उसी जगलमे चरनेके लिए 
जाता है अथवा जिस प्रकार कोई मनुष्य एक वार साँपके विलमे रखा हुआ धन 
साँपके दशक्रे किसी प्रकार वचकर उठा छाता है और तब यह कहने रूगता है कि 
उस बिलमे साँप है ही नही अथवा यदि वह है तो भी काटता ही नही, उसी प्रकार 
जा एक दो वार कुपथ्य करके भी यह देखता है कि मेरा शरीर स्वस्थ है और इसी 


२० 


तेरहवाँ अध्याय ३१५. 


सत्व आदि तीनो ग्रुणोका छोप करके शून्य रूपसे अवशिष्ट रह जाता है, वही वेदों 
द्वारा प्रतिपादित महाशून्य है । 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परसुच्वते। 
ज्ञानं श्रेयं ज्ञानगम्य॑ हृदि स्वस्थ विष्ठितम्‌ ॥१७॥। 
* जो अग्निका प्रकाश और चन्द्रमाका प्रभा-रहस्य है, जिसके द्वारा सूर्यमे देखने 

की शक्ति आती है, जिसके तेजसे तारा-गण चमकते है और जिसके आधार पर 
महातेज सुखपूर्वक सारे संसारमे प्रकाशित होता है, जो आदिकां भी आदि, वृद्धिकी 
भी वृद्धि करनेवाला, बुद्धिकी भी बुद्धि, जीवका भी जीव, मतका भी मन, नेत्रोका 
भी नेत्र, कानोका भी कान, वाचाकी भी वाचा, प्राणोका भी प्राण, गतिके भी पैर, 
क्रियाकी भी क्रिया-शक्ति आकारोका भी आकार, विस्तारोका भी विस्तार, संहारोका 
भी संहार पृथ्वीका भी पृथ्वी, जछूका भी जल, तेजका भी तेज, वायुका भी 
श्वासो छूवास और गगनका भी गगन है, अर्थात्‌ हे अर्जुन, जो इन सबका चैतन्य बीज 
है और जिसके कारण इन सबका स्फुरण होता है, हे अर्जून, जो एक मात्र होकर 
भी सबमे सव-स्वरूप हैं और जिसमे द्वैतकी गन्धका भी होना सम्भव नही है, जिसके 
दर्शन होते ही दृश्य और द्रष्टा आपसमें मिलकर एक-रस हो जाते है, वही ज्ञान होता 
है। फिर वही ज्ञान और जश्ञेय दोनो हो जाता है और ज्ञानके द्वारा छोग जिस स्थलूको 
प्राप्त करना चाहते हैं, वह स्थल भी वही हो जाता है । जब कोई हिसाब ठीक तरहसे 
लग जाता है, तब उन भिन्न-भिन्न अकोमे कोई भिन्नता या भेद नही रह जाता, 
जिन अकोके हारा वह हिसाव छगाया जाता है। ठीक इसी प्रकार जब उस ब्रह्मकी 
प्राप्ति हो जाती है, तव साध्य और साधन आदि सभी मिलकर एक हो जाते है। है 
अर्जुन, जिसके विषयमे हतका कोई उल्लेख नही किया जा सकता और जो सबके 
हृदयमे निवास करता है, वही ब्रह्म है। 

इति क्षेत्र तथा ज्ञानं ज्ञेब॑ चोक्त' समासतः | 

मःदूबत एतह्िज्ञाय मज्भावायोपपत्चयते ॥१८॥ 

“हे सुज्ञ अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुमको पहले यह बात स्पष्ट करके बतला दी है 
कि क्षेत्र किसे कहते हैं । साथ ही क्षेत्रके प्रकरणमे ज्ञानके लक्षण भी बतला दिये है। 
फिर अज्ञानके स्वरूपका भी मैने इतने विस्तारके साथ वर्णन किया है कि जिसे सुनते 
सुनते तुम चकित हो गये । और अब मैंने खूब अच्छी तरह और स्पष्ट करके तुम्हे 
ज्ञेयका स्वरूप भी बतल्ा दिया है। हे अर्जुन, जब ये सब बाते बहुत अच्छी तरह 
समझमे आं जांती है, तब मेरे भक्तोके मनमे मुझे प्राप्त करनेकी उत्कठा उत्पन्न होती 
है। जो लोग शरीर आदि समस्त विपयोका सन्याप्त या परित्यग करके अपने प्राण 
मेरी सेवामे अपित कर देते है, हे अर्जुन, वह मेरा ब्रह्म-स्वरूप पहचानकर अन्‍्तमे 
अपना व्यक्तित्व भी भूल जाते है और मेरे रूपमे मिलकर मद्गूप हो जाते हैं। तुम 
यह बात अच्छी तरह अपने ध्यानमे रखो कि मै तुम्हे मद्गरप होनेका बहुत सीधा 
उपाय वतला दिया है। जिस प्रकार शिखर आदि पर चढ़नेके लिए सीढ़ियाँ बनानी 
पडती है अथवा ऊँचे होनेके लिए मंच वनाना पडता है अथवा बाढ आने पर डूबनेसे 


४१०६ हिन्दी ज्ञानेशवरी 


लिए जो रोगका अस्तित्व ही नही मानता अथवा जो अपने वैरीको सोया हुआ देख- 
कर स्वस्थ और निश्चिन्त हो जाता है और सोचता है कि अब तो उसके साथ 
मेरा वैर भी और उससे होनेवारा संकट भी दूर हो गया है और अन्तमे अपने बाल- 
बच्चोके प्राणोके साथ अपने भी प्राण गंवा वैठता है, अथवा जो आदमी तब तक 
रोगकी ओरसे निर्चिन्त रहता है, जत्र तक उसका आहार और निद्रा नियमित 
रझूपसे चलती रहती है और रोग उसके दारीरमे पूरी तरहसे घर नहीं कर छेता, 
वही अज्ञानी होता है। वह अपनी र्री, पुत्र, परिवार आदिके साथ ज्यो ज्यो अपनी 
सम्पत्तिके द्वारा अधिकाधिक विषय सम्पादित करता जाता है, त्यो त्यो उसकी घूलसे 
वह और भी अधिक अन्धा होता जाता है। जिसे यह भावी दु'ख दिखाई नही देता कि 
अचानक इन विपयोके साथ मेरा वियोग होगा और एक क्षणमे मुझ पर भारी 
आपत्ति आ पडेगी, हे अर्जुन, वह पुरुष केवल अज्ञान ही है। और वह पुरुष भी 

अज्ञानी ही है जो इन्द्रियोका उदर विषय रूपी अन्नसे खुब मनमाने ढंगसे भरता रहता 

है। जो यौवनावस्थाके आवेश और सम्पत्तिकी संगतिसे सेव्य और असेव्यका कुछ 


भी विचार नही करता और सबका अच्धाधुन्ध सेवन करता चलता है, जिसका मन 
वही काम करता है जो करना नही चाहिए, जो असम्भव बातोकी आज्ञा करता है 
और जो ऐसी वातोंका चिन्तन करता है, जिनका कभी विचार भी नहीं करना 
चाहिए, जहाँ शरीर और मनको प्रवेश नही करना चाहिए, वहाँ उन्हें प्रविष्ट करता 
है, जो नही लेना चाहिए, वह माँगता है, जिसे भुलकर भी नहीं छूता चाहिए, 
उसीका निरन्तर स्पर्श करता रहता है, जो वही जाता है जहाँ नही जाना चाहिए, 
जो नही देखना चाहिए, उसीको देखता है, जो नही खाना चाहिए, उसीको खाकर 
आनन्दित होता है, जिसका संग नही करना चाहिए, उसीका संग करता है, जिसके 
साथ संरूग्त नही होता चाहिए, उसीके साथ संलूग्न होता है, जिस मार्ग पर नहीं 
जाना चाहिए, उसी मार्ग पर जाता है, जो न सुनने योग्य बातें सुतता और न कहेंगे 
योग्य बातें कहता है और यह नही जानता कि इस प्रकारके आचरणमे कितना दोप 
होता है, है अर्जुन, जो किसी वातके केवल मनको रुचनेके कारण ही इस बातका 
कभी तिल मात्र भी विचार नहीं करता कि अमुक काम करनेके योग्य है अथवा 
नही करनेके योग्य है, जो ऐसे-वैसे कासः अपना कर्तव्य मानकर करता है, परन्तु जो 
इस दानका कुछ भी विचार नहीं करता कि अमुक कार्य करनेसे मुझे पाप होगा 
ओर भागे चउकर नरककी यातना भोगनी पडेगी, उस पुरुषकी संगतिसे इस संप्तारर्म 
अज्ञान उतता अधिक बलवान हो जाता है कि वह ज्ञानी छोगोके साथ भी दो-चार 
हाव लूड सकता है। परन्तु अब इस विपयको छोड देना चाहिए | अब मैं कुछ धौर 
ऐसे छक्षण वतन्वाता हूँ जिनसे अज्ञानकी विककुछ ठीक ठीक पहचान हो सके । ऐर्गे 
वह छलण सुनो । घर-गृहस्थीमें जिसकी प्रीति उसी प्रकार छगी हो, जिस प्रकार 
नये निकले हुए सुगन्धित परागमे भूगीकी रहती है, जिसका इच्छा उसी प्रकार झीवी 
बआाशाके अनुत्तार या मरजीके मृतांबिक काम करनेकी होती है, जिस प्रकार 
'दीनी पर थैठी हुई मक़्वीकी सदा चीनी पर ही घैठे रहनेकी होती है और उसे 


३१६ हिन्दी ज्ञानेदवरी 


बचनेके लिए नावकी आवश्यकता होती है, उप्ती प्रकार मद्रूप होनेके लिए भी ये सब 
क्राम करने पड़ते हैं। नहीं तो हे वोर-श्रेष्ठ अर्जुन, यदि केवल यह कह दिया जाय 
कि सब कुछ आत्मा ही है, तो इस प्रकारके कथनसे तुम्हारे मतको कभी सनन्‍्तोष न 
होगा । इसी लिए मैने तुम्हारी वुद्धिकी मन्दताका ध्यान रखकर एक ही परक्रह्मके 
चार विभाग करके उन सबका अरूग अरूग वर्णन किया है। जिस प्रकार बच्चोंको 
भरमानेके लिए एक ही ग्रासक्े दस बीस अरूग अरूग छोटे छोटे ग्रासत बनाने पड़ते 
हैं, उसी प्रकार मैने एक ब्रह्म के चार विभाग करके उन सवका अरूग अरूग वर्णन 
किया है। तुम्हारी ग्रहण-शक्तिका अनुमान करके मैंने ब्रह्मके क्षेत्र, ज्ञान, ज्ञेव और 
अ्ञान ये चार विभाग किये है। और हे अर्जुन, यदि इतना करने पर भी यह 
व्यवस्था ठीक तरहसे तुम्हारी समजमें न आई हो तो मैं फिर एक वात तुमको बत- 
लाता हूँ। परन्तु अब मैं ब्रह्मके वे चार विभाग नही करता और उन चारोकी एकता- 
का भी प्रतिपादन नही करता, वल्कि आत्मा और अनात्माका एक साथ ही विचार 
करता हूँ । परन्तु मैं जो कुछ माँगता हूँ, वह देनेके लिए तुम्हे तैयार रहना चाहिए | 
मेरी माँग केवछू यही है कि तुम खूब अच्छी तरह मत रूग्राकर और कान देकर मेरी 
बात सुनो ।” श्रीकृषष्णकी ये वाते सुनकर अर्जुनकों मारे आनन्दके रोमांच हो आया । 


उस समय देवने कहा--“तुम झान्त हो और इस प्रकार प्रेमसे विद्धल मत हो 
जाओ ।” इस प्रकार वर्जुयका हृदय भर आया, तब श्रीकृष्णने कहा-- अब मैं 


तुमको प्रकृति और पुषपके सम्बन्धक्ी कुछ बाते बतछाता हूँ। तत्वज्ञानके जिस 
सम्प्रदाय या प्रणालीको योगी छोग सांख्य योग कहते है और जिसका महत्व प्रसिद्ध 


करनेके छिए मैंने कपिछका अवतार धारण किया था, अब तुम प्रकृति और पुएपका 
वही निर्दोव प्रसंग सुनो । 

प्रकृति पुरुष॑ चेच विद्धयनादी उभावषि। 

विकारांश्व गुणांश्चेव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥१९॥ 

(तुम यह वात समझ रखो कि दिन और रातकी जोडी की तरह पुरुष और 
प्रकृति य दोनो भी अनादि हैं। हे अर्जुन, रूप मिथ्या नही है, परत्नु सच्चे रूपके 
साथ ही साथ उसकी छाया भी आती ही है। अथवा फसरके दानोमें अनाजके कगोके 
साथ साथ उसका ऊपती छिछका भी वरावर बढता ही रहता है। इसी प्रकार 
पुरुष और प्रकृति दोनो एक दूसरेके साथ वहुत ही घनिष्ठ रूपसे सम्बद्ध हैं और 
उनका यह सम्बन्ध अनादि-सिद्ध है। एसी प्रकार “क्षेत्र” छब्दसे जो कुछ प्रदर्शित 
जि गया है, वह सब भी प्रकृति है। और इसलिए अब तुम्हे अलगसे यह बतहलाने- 
की कोई आवश्यकता नही रह जाती कि जो कुछ क्षेत्रज्ञ है, वह पुरुष ही हैं । यद्यपि 
इनमे ये बख्ग-बलूग नाम है, तो भी इनमे निरूपणका जो तत्व है, वह एक ही है। 
बह बात भूल नहीं जानी चाहिए; और इसी किए मैं बार वार तुमको बतलाता हू 


है अर्जन, इसमे जो सत्ता अर्थात्‌ सत्यका अंग है, उसीकों पुरुष समझना चाहिए 


छोर उसके आाधार पर होनेवाली क्रियको प्रकृति समझना चाहिए | बुद्धि, इन्द्रियाँ, 
सक्षरण बादि विकार उत्पन्न करनेबाली शक्ति और सत्व आदि जो तीन ग्रुण 


सच ध॑ ध 
अ 


है 


के । 


तेरहवाँ अध्याय ३०७ 


परसे उसका किसी तरह उठनेको जी नही चाहता, जिसका जीव, मन और प्राण घर 
गृहस्थीके झमेलोसे उसी प्रकार बाहर नही निकल सकते, जिस प्रकार पानीके गड्ढेसे 
मेंढक नही निकलना चाहता अथवा मच्छड़ जिस प्रकार नाकसे निकले हुए कफको 
नही छोड़ना चाहता अथवा ढोर जिस प्रकार सदा कीचडमे ही पडा रहना चाहते हैं, 
जो घर-ग्रहस्थीको उसी प्रकार पकडकर बैठा रहता है, जिस प्रकार साँप किसी बंजर 
या खाली जमीन पर जमकर पडा रहता है और वहाँसे किसी तरह हटना नहीं 
चाहता, जो अपनी घर-ग्रहस्थीको उसी प्रकार खूब जोरोसे पकडकर बैठा रहता है, जिस 
प्रकार कोई स्त्री अपने प्राणनाथंकोी अपनी सारी शक्तिसे आलिगन करके वैठी रहती 
है, जो घर ग्रृहस्थीकी रक्षाके लिए निरन्तर इसी प्रकार परिश्रम करता रहता है, 
जिस प्रकार मधु प्राप्त करनेके उद्देश्यसे भू ग सदा परिश्रम करता रहता है, जिसका 
घर-ग़हस्थी पर उतना ही अधिक अनुराग होता है, जितना उन माता-पिताका 
अपने उस एकलौते पुत्ररत्न पर होता है जो उन्हे दैवयोगसे वुद्धावस्थामे प्राप्त होता है 
और जो अपनी स्त्रीके सिवा और किसीको कुछ जानत्ता या समझता ही नहीं, जो 
केवल सत्रीके ही शरीरका भजन और उपासना करता है और इस बातका जिसे 
नामको भी ज्ञान नही होता कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, जो अपनी 
समस्त इन्द्रियोसे उसी प्रकार स्त्रीमे एकाग्र भावसे अपना अनुराग रखता है, जिस 
प्रकार महाज्ञानी पुरुषका चित्त केवल ब्रह्ममे ही रमण करता है और उस ब्रह्मके 
सामने उसके दूसरे समस्त व्यवहारोका लोप हो जाता है, जो स्त्री सम्बन्धी अनुरागके 
सामने रूज्जा अथवा हानिको कोई चीज ही नही समझता और न छोकापवाद ही 
सुनता है, जो सदा ख्रीकी इच्छाकी आराधना करता है ( भर्थात्‌ ज्लीकी ही इच्छाके 
अनुसार चलता है) और उसके फेरमे पडकर उसी प्रकार नाचता है जिस प्रकार 
मदारीका बन्दर नाचता है, जो दान-पुण्यमे उसी प्रकार कजूसी करता है जिस प्रकर” 
कोई बडा भारी लोभी स्वयं कष्ट उठाकर अपने इष्ट मित्रोको भी दुःखी करके कौडी 


कौडी जमा करता है, जो अपने रिश्ते-नातेके लोगोको तो धोखा देतां है और उनके 
आदर सत्कारमे त्रुटि करता है, परन्तु अपनी सत्रीकी सभी इच्छाएँ पूरी करता है 


और उसमे रत्ती भर भी कमी नही होने देता, जो बहुत ही थोडे से व्ययमे आराध्य 
देवताओको सनन्‍्तुष्ट करना चाहता है, गुरुननोको यो ही चकमा देता है और अपने 


माता-पिताके सामने भी व्यय करनेमे अपनी असमर्थंता ही प्रकट करता है, परन्तु 
अपनी सत्रीके उपभोगके लिए वह जो उत्कृष्ट वस्तु देखता है, उसे बहुत अधिक व्यय 


करके भी प्राप्त करता है, जो अपनी स्त्रीकी उसी प्रकार उपासना करता है, जिस 
प्रकार कोई प्रेमपूर्ण भक्त अपने कुल-देवताकी उपासना और भजन करता है, जो 
असल और बढिया चीजें तो अपनी स्रीके लिए रख छोडता है और दूसरो को सामान्य 
निर्वाहके योग्य भी कोई वस्तु नहीं देता, जो यह समझता है कि यदि कोई मेरी 
स्रीकी ओर आँख उठाकर देखेगा या उसका विरोध करेगा तो मानो प्रल्यके समाच 


अनर्थ हो जायगा, जो अपनी सत्रीकी बहुत छोटी सी बात भी उसी प्रकार आग्रहपूर्वक 
पूरी करता है, जिस प्रकार दाद या चकत्ते होनेके डरसे लोग देवीको चाँदीके 


तेरहवाँ अध्याय ३१७- 


हैं, ५ सबका समूह प्रकृतिसे ही हुआ है और वही सब प्रकार की क्रियाओका 
मूल ह। है न 

कार्यकरणकत्‌ त्वे हेतुः. प्रकृतिरुच्यते । 

पुरुष: खुखढुःखानां भोवतृत्व हेतुरुच्यते ॥२०॥ 

“इस व्ययस्थामे प्रकृति सबसे पहले अहकारके साथ साथ इच्छा और बुद्धि 
उत्पन्न करती है और तब उन्हे कारणकी धुनमे लगा देती है। फिर इस आरम्भ किये 
हुए कमंको सिद्ध करनेके लिए जो भिन्‍न-भिन्‍न युक्तियोके धागे और डोरे तानने १डते 
है, उन्‍्हीका नाम कार्य है। फिर इच्छाके उन्पादके द्वारा वह प्रकृति मनको संचालित 
करती है और तब वह चलायमान मन इद्रियोकों सचालित करता है। इसीको 
प्रकृतिका कंतृ त्व कहते है।” इसी लिए सिद्ध जनोमे श्रेप्ठ श्रीकृष्ण कहते हैं कि 
कार्य, कतू त्वत और कारण इन तीनोका मूल केवल प्रकृति ही है । इस प्रकार इस 
त्रिपुटीके द्वारा प्रकृति कर्मका रूप धारण करती हैं, परन्तु सत्व आदि तीनो गुणोमेसे 
जिस गुणका विश्येष उत़्कर्ष हुआ रहता है, उसी ग्रुणसे वह रँंगी रहती है। जो कर्म 
सत्व गुणसे होते है- वे सत्कम॑ कहलाते है, रजोगुणसे जो कर्म होते है- वे मध्यम 
कर्म कहलाते है, और जो कर्म केवल तमोगुण होते है, वे अधम कर्म होते है और 
उन सबको निषिद्ध समझना चाहिए। इस प्रकार भले और बुरे सभी प्रकारके कर्म 
प्रकतिसे ही उत्पन्न होते है और उन्ही कर्मेंसि सख तथा दु ख उत्पन्न होते है । दुष्ट 
या बुरे कमोसे दु ख उत्पन्न होते है और सत्कर्मोसे सुख उत्पन्न होते है, और पुरुष 
उन दोनोका ही उपभोग करता है । जब तक ये सुख और दु ख सत्य-से जान पडते 
है, तव तक प्रकृति उन सुखो और दु खोकी उत्पत्तिका काम बराबर करती रहती 
है और पुरुष भी बराबर उन सबका उपभोग करता रहता है | यदि इन पुरुष और 
प्रकृति के घरकी व्यवस्था वतराई जाय तो वह बहुत ही विचित्र है। इसमे हरी जो 
कुज उपार्जन करती है, वह पति चुपचाप बैठा खाता है | ये पत्नी और पति कभी 
एक साथ मिलकर नही रहते और इनकी कभी ठीक तरहसे सग्रति नहीं होती। ' 
परन्तु फिर भी यह कितने बडे आश्रयंकी बात है कि उसी स्ीके पेटसे सारा संसार 
उत्पन्न होता है ! 

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुडक्ते प्रकृतिजान्युणान्‌ । 
कारणं युणसड्भोधहस्य सदसझद्योनिजन्ससु ॥२१॥ 
“यह जो वर या पुरुष है, वह निराकार, निष्क्रिय, केवल, निर्गुण और पुराना, 
पुराना या बल्कि पुरानेसे भी पुराना है। उसको यो ही नाम मात्रके लिए पुरुष 
कहते है | परन्तु यदि वास्तव्कि दष्टिसि देखा जाय तो बह स्त्री भी नहीं हैं और 
नपुसक भी नही है । बल्कि सच तो यह है कि वह्‌ भी निश्चय नही है कि वह क्या 
है | उसे आँख, कान, हाथ, पैर, वर्ण, नाम आदि कुछ भी नही है। हे अर्जुन, इस 
प्रकार जिसके सम्बन्धमे यह कहा ही नही जा सकता कि उसे कुछ है, वही प्रक्ृृतिका 
पति या पुरुष है और उस प्रकृतिके कारण उसके पति या पुरुषको भी सुख-दु.ख 
आदि भोगने पड़ते है। स्वय पति या पुरुष तो कुछ भी नहीं करता. क्योकि वह 
बिल्कुल उदासीन रहता है और उसे भोगकी कुछ भी वासना नही होती, परन्तु 
यह पतित्नता प्रकृति ही बलूपुवंक उससे भोग भोगवाती है। वह अपने रूप और 


३०८ हिन्दी ज्ञानेदवरी 


नाग चढानेकी मन्नत काग्रहपूर्वक पूरी करते है, हे अर्जुन, तात्पयें यह कि जो अपनी 
स््रीको ही सब कुछ समझता है और जिसका प्रेम केवल उन्ही बाल बच्चोके हिस्सेमें 
पड़ता है जो उस ख््रीके गर्भसे उत्पन्न होते है और जिसे अपनो ख््रीका सारा वैभव 
अपने प्राणोंसे भी वढकर प्रिय होता है, वह पुरुष अज्ञानका मूल होता है, उसके 
कारण अज्ञानका तेज बढ़ता है और वह प्रत्यक्ष अज्ञान ही होता है। जिस प्रकार 
विक्षु्ध समुद्रमे बिल्कुल खुली और छूटी हुई नाव छहरोके साथ ऊपर नीचे होती 
रहती है, उसी प्रकार प्रिय वस्तुके प्राप्त होने पर तो जिसकी ऐसी अवस्था हो जाती 
है कि वह सारे आकाशमें भी नहीं समा सकता, परन्तु कोई अप्रिय वात होने पर 
जो दु खी होकर मानो रसातलमे पहुँच जाता है और इस प्रकार जिसका अन्त करण 
भेद भावनाके वन्धनमे पडा रहता है, फिर वह चाहे कितना ही वुद्धिमान्‌ क्यों न हो 
उसे अज्ञानका स्वरूप ही समझना चाहिए | जो अपने मनमे किसी प्रकारके फलकी 
भागा रखकर मेरी भवित उसी प्रकार करता है, जिस प्रकार कोई द्रव्य सम्पादित 
करनेके उद्देश्यसे वैराग्यका वेपष धारण करता है अथवा जिस प्रकार कोई व्यभिचारिणी 
र््री अपने यारके पास जानेका सुभीता पानेके लिए अपने पतिका सन्‍्तोपष करके और 


उसका मन भरकर उसे झूठा विश्वास दिलानेके लिए ऊपरसे अपना शुद्ध व्यवहार 
और आचरण व्खिलाती है, इसी प्रकार, हे अर्जुन जो ऊपरसे दिखलानेके लिए तो 
मेरी भक्ति करता है, परन्तु वास्तवमें जिसकी सारी दृष्टि विषय सुखोको सम्पादित 
करनेकी ओर रहती है और जव इस प्रकारकी भक्ति करने पर इच्छित विषय प्राप्त 
नही होता तव जो यह कहकर तत्कारू ही मेरी भक्ति छोड देता है कि यह सारी 
भक्ति निरर्थक है, जो उसी प्रकार नित्य नये-नये देवताओकी आराधना करता हैं 
जिस प्रकार कोई क्ृपक नित्य नई नई जमीने छेकर जोतता है और अपने प्रत्येक 
नये देवताकी अपने पुराने देवताकी ही तरह सेवा करता है, जो किसी नये ग्रुढ 
सम्प्रदायका विशेष ठाट वाट देखकर उसीके फेरमे पड जाता है और उसीका मन्त्र 
लेता है और दूसरोको क्षुद्र समझकर उनका स्वीकार नही करता, जो सजीव आणियो- 
के साथ निरदंयतापूर्ण व्यवहार करता है, परन्तु वृक्ष और पापांण आदि स्थावर 
पदार्थोकोी देवता समझ कर उनको पूजा करता है और इस प्रकार जिसकी एकनिट्र 
क्षद्धा किसी पर नही होती, जो मेरी मृरति तो प्रस्तुत करता है, परन्तु उस मूर्तिकी 
अपने मकानके किसी कोनेमे स्थापित करके स्वय दूसरे देवताओके दर्शव और यात्रार्क 
लिए निकडठ जाता हैं, जो सदा मेरा पूजन करता है, परल्तु मंगल कायमि ई 
देवताओोका अचंन करता है और कुछ विशेष पर्वोके समय दूसरे देववाओवी आर” 
घना करता दे जो घरमे तो मेरी मूर्ति स्थापित करता है, परन्तु मन्नते दुसरे देवताथ)* 
की मानता है और फिर श्राद्धके समय अपने पितरोका भक्त हो जाता है, जो एकाद्ी 
के (0 ज पल नान करता है, उतना ही श्रावण शुक्ला पच्रमीके दिन नागीदा 
भी मान करता है, जो भाद्रपदकी झुत्रछ चनुर्थीके दिन गणपतिका भक्त हो हा 
ओर चतुर्दशी ध्यने पर दुर्गावी भक्ति करने रूम जाता है, जो नवमीका आगोड्ल 
करके सवचप्टीका अनुप्ठान करने बैठ जाता है और रविवारकों काहगहर्ी 


गुणोके कारेण थोडी ही उै्बुराहुट दिखलाती है प्रक हती 
” उप्त प्रकारके उसे नचाती उत्त प्रकृतिक: पाम ही गुणमयी है; बहिकि 
केह। जा सकता है वह गुणोको ब्त्य भमृत्तिह्ी गण पर अपने हू 
और गुणोके नये पाती है और उसीके ! भी मत्त 
/ वह जामोकों असिद्ध करती है, वह प्रेमको प्रेमपर्ण बनाती है और: पही इच्द्रियोको 
जगाती है। इस भयपुस्तक कैसे कहे ? क्योकि यह रस भनको तीनो 
छोकोके भोग ती है। इस चरित्र कुछ ऐसा ही विलक्षण है यह ध्रमका 
असीम प्रदेश है, अमर्यादाकी भूति है और पभी प्रकारके विकार उत्पन्न करती है । 
यह्‌ वल्लीकी वह था मंडप है जिस पर वेह वेछ' चढती और 
फरूती- /_ है भान्तिके बनकी पन्‍्त-लक्ष्मी है और इसी लिए इसका प्रसिद्ध 
नाम दैवी जा गया है। शब्द-पछ्िका विस्तार यही करती है, नाम 
जनत की “ही करती है १२ पब प्रकारके “पचोकी रचना भी बराबर 
यही करती रहती है । केला, विद्या, रच्छा, ज्ञान और क्रिया आदि उत्पत्ति 
इसीसे होती है , गाद रूपी ताली टकक्षार्ू यही है, पैमत्कारका मन्दिर 
यही है, यहां के कि सारे (६ रेवके नाटक) रचना भी इसीने की है । विश्वकी 
उत्पत्ति और लय भानो इ तात' संध्या और त्ाय॑ था है। तात्पय यह्‌ 
यह प्रक्ृति रैक अद्भुत मोहिनी है। ड़ीः “रहितोकी 
रिश्तेदार है, क्योकि पह बून्यमे व  ल 32453: 'शिगास तो ॥ 
ईैप्रकी सामथ्यंक विस्तार गे अधिक है कि जिस 3 पका सहसा आकलन क्री 
पढ़ी किया जा केता, उसी 3रपको यह अपने वज्ञमे करके है 
नेक ह्टिस्े दे जाय तो अरुपमे कुछ भी नही है और धर्ण रूपसे उदासीनः 
भेका से 
ति यह 
ना. का 
जन्म, मि 
कर्णके कान, पेयनहीनके नेत्र, अभावक्षा मा हितके 42033 
केस भव कुछ शक्ति आ गी प्रक्ृतिके 
व्यापक विज्वारक्े के; हे हे विकार-हीव हे भी निज तार बाग हे | 
ल्‍ + हमें जो पुरुपत्व "पा है, वह कैवल इस _कतिके अस्तित्वके ही कारण होता 
है । जिस तावस्याके हाथसे पड़ने पर 'हरमा भी काछा ता है अथवा 
पत्र ही करे सोनेमें  रत्ती धर रंया का आदि मिलाने पर उस सारे 
पनिका कम हैका होकर *च्हहसे पंच +र था पहुच्ता है अथवा जिस श्रकार 


पिशावका भार होने पर जैन पृरुण भी 'वेनीय तथा वैणित आचार व्यवहार 
फार लगता व्थ्वा सेग तिके कार जाता है अधवचा 
जिम सका र पश्क पेस्ड्ने भन्दर उन छ्पिः 

त्ि रे 6 जन्‍्देर 2६ रहता है अथवा लक़लीके अन्दर थम 
रबी रहती है अथवा रत्नदीप पन्ने हका ह्ता राजा जैसे इैसरे आदमियोके 


तेरहवाँ अध्याय ३०९ 


खिचडा बाँठने लगता है, और फिर सोमवार आने पर बेलरू-पत्र लेकर शिव-लिंगकी 
ओर दौड पडता है, तात्पय यह कि इस प्रकार जो पुरुष नान। प्रकारके और सभी 
देवताओकी आराधना और उपासना करता है और इस प्रकारकी धाँधलीसे जो 
निरन्तर भक्ति करता है और क्षण भर भी शानन्‍्त नही रहता और बराबर सभी 
देवताओकी ओर दौडता हुआ दिखाई देता है, उसके सम्बन्धमे तुम निश्चित रूपसे 
यह समझ छो कि वह भक्त मृर्तिमान अज्ञान ही है। नि्जंन और स्वच्छ तपोवन, तीथ॑ 
और नदीतटकों देखकर जिप्तके मनमे घृगा या अरुचि उत्तन्न होती है, वह भी 
मूर्ततिमानु अज्ञान ही है। जिसे मनुष्योकी भीड-भाडमे ही रहना अच्छा छूगता है, जो 
सांत्तारिक झगडोमे ही भूला रहता है और जो ,छौकिक्र विषयोके सम्वन्धमे अनुराग- 
पूर्वक बातें करता है, वह भी मूत्तिमान्‌ अज्ञान ही है । जिप विद्याके द्वारा आत्म- 
दर्णनकी प्राप्ति होती है, उस विद्याकी चर्चा होने पर जिस विद्वानमें उसका उपहास 
करनेकी बुद्धि होती है, जो उपनिषदोक्षी ओर कमी भूलकर भी नही देखता, योग- 
शास्त्र जिसे अच्छा नही लगता और अध्यात्म-ज्ञानकी ओर जिसके मनकी प्रवृत्ति नही 
होती, जिसमे आत्म चर्चा सम्बन्धी श्रद्धाका नितान्त अभाव होता है और जो यह 
सम्रञ्ञता है कि यह्‌ विषय विचार करनेके योग्य ही तही है और जिसका मन रस्सा 
तुडाकर भागनेवाले पशुक्री तरह मुक्त और स्वेच्छाचारी रहता है, जो कर्म-काडयमें 
निपुण होता है, जिप्ते सब पुराण कंठस्थ होते है और जो ज्योतिषमे भी पारंगत 
होता है, जो शिल्प-कर्मोमे चतुर होता है, पाक विद्यामे निष्णात होता है और 
अथर्वण वेदके अधोरी मन्त्र तन्‍्त्रोमे कुशछ होता है, जिसके लिए कामशासत्रकी और 
कोई वात सीखनेके लिए बाकी नही होती, जिसे महाभारतकी सब वाते ज्ञात होती 
हैं और मूत्तिमान्‌ वेद ही जिसके हाथमे आ जाते है, जिसे नीति-शासत्रका ज्ञान होता 


है, वैद्यकका ज्ञान होता है और काव्यो तया नाटकोके ज्ञानमे जिसके मुकाबलेका 
और कोई नही होता, जो स्मृतियोकी चर्चा करता है, गारुड़ी विद्याका मर्म जानता 


है और शब्द-कोषको जिसने अपनी वुद्धिका मानो दास ही बना रखा है, व्याकरण- 
शास्रमे जिसका ज्ञान अगाध है, तात्पयें बह कि जो सभी विपयोका बहुत अच्छा 
ज्ञाता है, परन्तु फिर भी एक मात्र अध्यात्म-विद्यामे सचमुच जन्मान्ध है, जो 
अध्यात्म-शासत्रको छोडकर वाकी सभी शास्त्रोके सिद्धान्तोका प्रतिपादन कर सकता 
है, उसके इस प्रकारके ज्ञाममे आग रूग जाय । ऐसे ज्ञानके किप्तीको उसी लडकेके 
समान दर्शन तक न होने चाहिए जो माता-पिताका घात करनेवाले मूल नक्षत्रमें 
जन्म लेता है। मोरके सारे शरीरमें पंख होते हैं और उन सभी पखो पर नेत्र भी 
होते है। परन्तु जिस प्रकार उन सभी नेत्रोमे दृष्टिका अभाव होता है, उसी प्रकार 
इस ज्ञानमे भी वास्तविक दृष्टिका अभाव होता है। यदि संजीवनी वेलकी जरा-सी 
जड भी हाथ छग जाय तो फिर दूसरी औषधियों तथा वनस्पतियोकी गाडियाँ 
रादनेकी क्या आवश्यकता है ? यदि सौन्दर्यके बत्तीसो लक्षण हो, परन्तु एक मात्र 
आयुष्य न हो अथवा यदि बहुत-से आभूषण आदि तो हो, परन्तु मस्तक ही न हो 
अथवा बहुत-से बाजे बजानेवाले और वधाइयाँ देनेवाले तो हों परन्तु वर और वधू 


तेरहुवाँ अध्याय ३१९ 


फेरमे पड जाता है अथवा सिंह किसी रोगसे जर्जर हो जाता है, उसी प्रकार इस 
प्रकृतिकी संगतिमे पडकर पुरुष भी अपना सारा तेज गँवा वैठता है। जिस प्रकार 
जागा हुआ मनुष्य एक दमसे निद्राके वशमे होकर स्वप्नकी वासनाओके चक्‍्करमे पड़ 
जाता है, उसी प्रकार इस भ्रकृतिके संसग्गंके कारण पुरुषको भी गुणोका भोग भोगना 
यडता है। जिस प्रकार विरक्त पुरुष भी स्लरीके योगसे सासारिक बन्धनोसे जकड़ा 
जाता है, उसी प्रकार यह जन्म-रहित, शाइवत पुरुष भी प्रकृतिके योगसे अनेक 
भ्रकारके बन्धनोमे बँघ जाता है और गृणोके संगके कारण उस पर भी जन्म और 
जृत्युके वार होते रहते है । परन्तु हें अजु न, यह बात कुछ उसी प्रकारकी है, जिस 
प्रकार तपाये हुए छोहे पर धनकी जो चीटें पडती है, उनके सम्बन्धमे साधारण लोग 
यही समझते है कि ये चोटें अग्नि पर पडती हैं, अथवा जिस प्रकार पानीके हिलने 
पर उसमे चन्द्रमाके एक प्रतिविम्बके वदलेमे अनेक प्रतिविम्ब दिखाई पडते है, और 
उन प्रतिविम्बोके अनेकत्वका अविचारी लोग उस प्रतिविम्बित होनेवाले चन्द्रमामें 
आरोप करते है। अथवा जिस प्रकार दर्पणके बहुत समीप होने पर प्रतिविम्बके 
कारण उसमे एकके बदले दो मुख दिखाई पडते है अथवा कुंकुम लग जानेके कारण 
स्वच्छ स्फटिकमे भी कुछ लाली और कुछ कालिमा दिखाई देने रूगती- है, उसी 
अकार गृणोके सगके कारण ऐसा जान पडता है कि उस अजन्माके भी अनेक जन्म 
होते है । परन्तु जब गुणोके साथ उसका संग नही होता, तव यह वात नही होती । 
यो तो संन्‍्यासी जाति-हीन होता है, परन्तु कभी कभी स्वप्नमे उसे इस प्रकारका भी 
भास हो सकता है कि मै अन्त्यज आदि किसी जातिका हूँ। इसी प्रकार तुम समझ 
लो कि उस पुरुषके सम्वन्धमे भी ऐसा भास होता है कि वह उच्च और नीच 
योनियोमे आता जाता है | इसीलिए वास्तवमे वह केवरू-रूपी और निस्सग पुरुष कभी 
किसी प्रकारका भोग नही भोगता। इस भोग-प्रकरणका सारा मूल बीज गृणोका 
संग ही है । 
उपद्रष्टानुमन्ता च भर्त्ता भोक्‍ता सहेश्वरः। 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेडस्मिन्पुरुथ: परः॥रशा 
“जुहीकी वेलकी सँभाले रहनेवाछा खम्भा जिस प्रकार बिलकुल सीधा खड़ा 
रहता है, उसी प्रकार यह पुरुष भी प्रकृतिकी मायामे सदा बिककुल सीधा खडा 
रहता है। इसमे और प्रकृतिमे आकाश और पातालका अन्तर है। प्रकृति रूपी 
नदीके तठ पर पुरुष मेरू पर्वतके समान रहता है । प्रकृति का तो जन्म और नाश 
होता रहता है, परन्तु पुरुष शाइवत हो ता है और इसीलिए वह ब्रह्मासे लेकर कीडे- 
मकोडों तक सभीका शास्ता और नियन्ता होता है । प्रकृतिको इसी पुरुषसे जीवनकी 
प्राप्ति होती है और इसीकी सामर्थ्यंस वह संसारकी उत्पत्ति करतो है। वही प्रकृतिका 
भर्ता है। हे अर्जुन, कालके अखंड प्रवाहमे प्रकृति जो जो सृष्टियाँ उत्पन्न करती 
रहती है, वे सब कल्पान्तके समय इसी पुरुपषके पेठमे छीन हो जाती है। यह महदू- 
ब्रह्म उस प्रकृतिका स्वामी है और इसी ब्रह्माडके सव सूत्र इसी महदब्नह्के हाथमे 
रहते है । इसकी व्यापकता इतनी असीम है कि वह इन समस्त प्रपंचोका माप कर 
सकता हैं । इस शरीरमे रहनेवाली जिस वस्तुको छोग परमात्मा कहते है, वह यही 


ही न हो तो उन सबका भला क्या उपयोग हो सकता है ? इसी श्रकार एक अध्यात्म- 
शास्त्रके विना दूसरे समस्त शास्त्र अपनी अपूर्णताके कारण केवछू निष्फल और भ्रामक 
होते है । इसलिए, हे अजुन, जिसे पढे-लिखे मू्खंको अध्यात्म-ज्ञानका बोध न हो, 
उप्तके शरीरको भज्ञानका मन्दिर ही समझना चाहिए । उसके समस्त ज्ञान एक मात्र 
अज्ञान रूपी वल्‍लीके ही फल होते है। उसके प्रत्येक वचनको अज्ञानका पुष्प ही 
समझना चाहिए और जो पुण्य-फल उसे प्राप्त होते है, वे भी अज्ञान ही होते है। 
जिसके मनमे अध्यात्म-शासत्रके सम्बन्धभे आदर नहीं होता, उसके सम्बन्धमें यह 
बतलानेकी आवश्यकता ही नही है कि उसे ज्ञान-वस्तु कभी दिखाई ही नही देती । 
जो नदीके इस पारवाले तट पर भी न आता हो और पीछेंकी ओर छौटकर भाग 
जाता हो, भरा उसे उस पारकी बातोंका कैसे ज्ञान हो सकता है? अथवा दरवाजेकी 
ड्योढ़ी पर ही जिसका सिर दबा दिया गया हो, भरता उसे घरके अन्दरकी वार्ते 
कैसे मालूम हो सकती हैं ? इसी प्रकार, हे अर्जुन, जिसका अध्यात्म-ज्ञानके साथ 
कुछ भी परिचय न हो, उसके लिए सत्य ज्ञान प्राप्त होनेकी जगह ही कहाँ बाकी 
रह जाती है? इसलिए, हे अर्जुन, अब बहुत ही अधिक विवेचनपूर्वक तुम्हें यह 
बतलानेकी आवश्यकता नही है कि ऐसे पुरुषको वास्तविक ज्ञानका कुछ भी तत्व 
ज्ञात नही होता । जिस प्रकार गर्भिणी स्त्रीके आगे अन्न परोसनेका फल यही होता 
है कि उसके पेट्मे रहनेवाला पिड या बालक बढ़ता है, उसी प्रकार ऊपर बतछाये 
हुए ज्ञान-पदोमें ही अज्ञान-पदका भी विवेचन या अन्तर्भाव हो जाता है। जिस 
प्रकार यदि किसी अन्धेको निमन्‍्त्रण दिया जाय तो वह अपने साथ किसी सुझाले 


आदमीको लेकर आता है, उसी प्रकार जब अज्ञानके लक्षण बतलाये जाते हैं, तव 
उनके साथ साथ ज्ञानके लक्षण भी आपसे आप ही समझमे आमे छगते है। इसी 


छिए प्रस्तुत प्रकरणमे अमानित्व आदि ज्ञान-लक्षणोके विपरीत ही अज्ञानके लक्षणोका 
भी प्रतिपादन किया गया है। ऊपर ज्ञानके जो अठारह लक्षण बतछाये गये है, वे 


सव यदि उलट दिये जाये तो वे आपसे आप अज्ञानके लक्षण हो जाते है ।” पिछले 
इ्ोकके एक ( अर्थात्‌ चौथे ) चरणमे श्रीकृष्णे बताया था कि यदि बानके 
लक्षणोको उलट दिया जाय तो वे आपसे आप अज्ञानके लक्षण हो जाते है। इसी 
लिए मैंने इस प्रणाढ्लीका अनुकरण करके इस विषयका स्पष्टीकरण किया है। मूलमे 
इस प्रणालीका अनुकरण नही किया गया था; परन्तु फिर भी पानी डालकर है 
बढानेवाले सिद्ध'न्तके अनुसार अपनी ओरसे व्यर्थंकी बाते वढाकर मैं विपयका 
विस्तार न करता। मैंने तो मूल इलोकोके शब्दोकी मर्यादा न छोडकर मूलमे 
घ्वनित किए हुए अर्थंका ही स्पष्टीकरण करनेका प्रयत्न किया है। यह सुवकर 
श्रोत्ताओंने कहा--“स्पष्टीकरण बहुत हो चुका । इस प्रकारके समर्थनकी कुछ भी 
आवश्यकता नही है । हे कविपोपक, तुम्हे व्यर्थ ही भय क्यों हुआ कि तुम्हारे इस 
विवरण विस्तारके कारण छोगर उकता गये है ? तुम्हे तो श्रीकृप्णने आज्ञा दी है कि 
गीतामे मैंने जो अर्य गर्मित कर रसे है; उन्हें तुम स्पष्ट करके छोगोको वतलछा दी । 
तुम भगवानका वही भसनोरथ आज पूर्ण कर रहे हो । परन्तु यदि यही बात तुमसे 
कही जाय तो तुम्हारा चित्त प्रेमसे गदगद हो जायगा। इसी छिए हम छोगे में 


३२० हिन्दी ज्ञानेबवरी 


पुरुष है । हें अर्जुन, लोग जो यह कहा करते है कि इस प्रकृतिसे परे एक और वस्तु 
है, वह वस्तु वास्तवमे यही पुरुष है। 
य एवं वेत्ति पुसषं प्रकुृत च गुण: सह। 
सर्वधा वर्तमानोष्पि न से भूयोष्निजायते ॥रशा 
जो मनुष्य इस पुरुषका स्वरूप स्पष्ट रूपसे जानता है और साथ ही जो इस 

वातका भी ध्यान रखता है कि त्रिगुणात्मक सृष्टि इसी प्रकृति रूपी मायासे उत्पन्न 
हुई है और हे अर्जुन, जो इस प्रकारका निर्णय कर सकता है कि यह मृल वस्तु है 
और यह उसका प्रतिविम्व है और यह माया-रूपी पानी या मृग-जल है और इस 
प्रकार जो प्रकृति और पुरुषकी व्यवस्था खूब अच्छी तरह समझ लेता है, वह मनुष्य 
इस देह-प्राप्तिके कारण भले ही सब प्रकारके कमे किया करे, परन्तु फिर भी वह 
कमसे ठीक उसी प्रकार अलग और निल्प्ति रहता है, जिस प्रकार आकाश कभी 
धूलसे मैछा नहीं होता और सदा उससे अरूग और निलिप्त रहता है।जब तक 
उसका यह गरीर रहता है, तव तक वह कभी इस शरीरके मोहमे नही फेंसता, और 
जब उसका देह-पात होता है, तब फिर दोबारा उसका जन्म भी नही होता। इसलिए 
प्रकृति और पुरुषका जो विवेक इतने अधिक क्ल्याणका साधन करनेवाला है, वह 

विवेक या विचार तुम रूदा करते रहो । ऐसे अनेक उपाय हैं जिनसे इस विवेकका 
अन्त करणमे सूर्यके प्रकाशके समान उदय हो | अब वे उपाय मैं तुमको बतछाता 
हूँ, सुनो । 

ध्यानेनात्सनि पश्यन्ति केविदात्मानसात्सना। 
अन्‍्ये सांख्येत योगेन कर्मपोगेन. चापरे हरे४ी। 

हि हे वीर-श्रेप्ठ अर्जुन, कुछ छोग विचारकी आग सुल्गाकर आत्मा और अनात्माके 
हलके सोने पर ज्ञानका अच्छा सोना चढ़ाते है और इस प्रकार भिन्‍न भिन्‍न छत्तीस 


5. 


श्र 


हा भेद बिलकुल मिटाकर उसमेसे ब्रह्म-तत्वमे निर्मल सोना ढूँढ निकाछते हैं । 
और 


तव वे आत्म-ध्यानकी दृष्टिसि उस ब्रह्म-तत्वमें स्वयं अपने आपको ही देखने लगते 


_ कुछ लोग दैव वजात्‌ साख्य योगके अनुसार ब्रह्म-तत्वकी ओर ध्यान लगाते हैं 
र कुछ छोग कर्मेका अंगीकार करके उस साध्यकी साधना करते है । 


अन्ये त्वेवसजानन्तः शुत्वान्येम्थ उपासते । 


तैडिप चातितरन्त्पेव सुत्यु॒ शुतिपरायणा: ॥रषए/ 
इस प्रकार यह बात ठीक है कि लोग भिन्‍न भिन्‍न मार्गोसे इस भव-प्रमके 
चक्करसे वाहर निकलते हैं। परन्तु कुछ लोग ऐसा भी करते है कि सब प्रकारका 
अभिमान छोड़कर श्रद्धापृर्वक किसीके उपदेशकों अपना आधार और आश्रय वनों 


देते है। जिन सत्पुम्पोह़ों हित और अहित स्पष्ट रूपते दिखाई देता है, जो 
सम दयालु होते हैं, जो दूसरोसे पूछ-पुछकर उनके क्लेश हरण करते 

हे सुल देते है. उन सत्पुरुपोके मुखमे जो उपदेश निकलते है, वे उपदेश वे 
ग॑ बहुत ही घुद्ध आदस्पूर्वक तथा श्रद्धासे सुनकर अपनी मनोवृत्ति तदूप करतें 
। थे क्षधापूर्वक_ यह वात मानते हैं कि इस उपदेशश्रवणमे ही सब कुछ है कौर 
पदेशोफे ऋक्षरोके अनुसार पूरा पूरा आचरण करते है। हे अर्जुन इस प्रकारड 


0४९ 


| 


लय 


भ 


५ 


है 
पद 4 | उन्द्े 


कई] 


०+ | 
है 
85४ /3 


न्ष || | 


् 


| 


रद ३५६७ 


तेरहवाँ अध्याय १२१ 


श्रद्धावान्‌ श्रवण-मार्गी भी इस जन्म मरणके सागरसे अच्छी तरह उस पार पहुँचकर 
सुरक्षित हो जाते है। इसलिए उस एक ही ब्रह्मको प्राप्त करनेके अनेक भिन्‍न भिन्‍न 
भार्ग हैं। परन्तु इन सब बातोका बहुत कुछ विस्तार हो चुका । इस प्रकारके सारे 
मन्थनसे महासिद्धान्त का जो सारभूत नवनीत निकलता है, वही अब मैं तुम्हारे हाथ 
पर रख देना चाहता हूँ और उसीसे सब काम हो जायेगे । हे भर्जुन, इतनेसे ही 
तुम्हे बहुत सहजमे ब्रह्मका अनुभव हो जायगा और तुम्हारे लिए और किसी प्रकारका 
आयास करनेकी आवश्यकता न रह जायगी | इसी लिए अब मैं उसी बातका विवेचन 
करता हूँ और नाना प्रकारके मतोके वाद तोड़कर सबके अन्दरका बिलकुल शुद्ध औौर 
सत्य थिद्धान्त तुमको वतलाता हूँ । 


यावत्संजायते किचित्सत्व॑ स्थावरजद्भमम्‌ । 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञसं योगात्तदिद्धि भरतषंभ ॥२कष। 
मैंने क्षेत्र॥ नामका जो आत्म-तत्व तुम्हे बताया है भर जिन सवको क्षेत्र 


बतलाया है, उन दोनोके सम्मिलनसे ही भूत मात्रकी उत्पत्ति हुई है। जिस प्रकार 
वायुके संयोगसे पानीमे रूहरें उठती है और सूर्यके तेज और रेतीली जमीनके संयोगसे 


मृगजलूकी लहरोका आभास होता है अथवा मेघकी धाराके पृथ्वी पर वरसनेसे जैसे 
अनेक प्रकारकी वनस्पतियोके अंकुर उत्पन्न होते है, उसी प्रकार वे सब स्थावर और 
जंगम, जिन्हे हम लोग जीव कहते है, इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ष के योगसे उत्पन्न होते 
हैं। इसलिए हे अर्जुन, इनमेंसे जो प्रधान या मुख्य तत्व क्षेत्र है, उससे यह नाम- 
रूपात्मक भूत सृष्टि अलूग नही है । 
सम॑ सर्वेषु भूतेषु॒ तिप्ठन्त॑ परमेद्वरम्‌। 
विनश्यत्स्वविनद्यन्त॑ यः पश्यति स॒ पदयति ॥रणआ। 

“पटत्व वास्तवमे तन्‍्तु नही है, परन्तु फिर भी उसका भास तन्तुओआके ही कारण 
होता है। इसी प्रकार इस क्षेत्र और क्षेत्रज्षकी एकताकों बहुत गम्भीर दृष्टिसे देखना 
चाहिए । तुम्हे इस बातका अनुभव करना चाहिए कि ये सब भूत उस एकके हीं 
अनेक रूप हैं और वे सब वास्तवमें एक ही हैं। इन सब भूतोके अलग अलग नाम 
हैं और इनकी स्थिति-गति और इनके रूप-रंग सब अर्ग अलूग दिखाई देते हैं। 
परन्तु हे अर्जुन, यदि ये सब विभेद देखकर तुम अपने मनमे भेद-भावकों स्थान दोगे 
तो फिर करोडो जन्म घारण करने पर भी इस संसारसे कभी वाहर न हो सकोगे | 
जिस प्रकार तूंबीया छौकीकी बेलमे रूम्बे, टेडे और गोल आदि अनेक प्रकारके 
उपयोगमें आनेवाले फल छरूगते है अथवा जिस प्रकार बेरके फल चाहे टेढ़े-तिरछे 
और वेढंगे हो और चाहे सरल हो परन्तु फिर भी वे बेरके ही फल कहे जाते है और 
उनका नाम नहीं बदरूता, उसी प्रकार भूत चाहे कितने ही भिन्‍न भिन्‍न आकार 
और प्रकारके क्‍यों न हो, परन्तु उन सब भूतोका आधार और मूल कारण जो परम 
वस्तु है, वह विलकुछ सररू और सीघधी-सादी ही है। अंग्रारोंके कण चाहे कितने 
ही अधिक भिन्‍न-भिन्‍न क्यो न हो, परन्तु जिस प्रकार उष्णता उन सबमे समानहीं 

२१ 


चौदहवाँ अध्याय ३३६ 


श्रीभगवानुवाच--- 
परं भूयः प्रवक्ष्यासि ज्ञानानां ज्ञानसुत्तमम्‌ | 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितों गताः॥ १॥ 
भगवान्‌ कहते हैं---“हे अर्जुन, अपना लक्ष बिलकुल एकाग्र करके इस ज्ञानसे 
भिडना पड़ता है । इस ज्ञानके सम्बन्धकी बहुत-सी बातें मैंने अनेक युक्तिवादोके द्वारा 
तुम्हे बतलाई हैं; परन्तु अब मैं फिरसे तुमको उनकी उपपक्ति बतलाता हूँ और इसी 
लिए मैं उस “पर” की उत्पत्ति भी तुम्हे फिरसे बतलाता हूँ जिसे वेदोने वार-वार 
सबके परे बतलाया है । यदि वास्तवमे देखा जाय तो यह ज्ञान स्वयं अपना ही है; 
परन्तु वह इसलिए पर अर्थात्‌ परकीय हो गया है कि लोगोने व्यर्थ ही इहलोक और 
स्वर्गं-लोकका एक झगड़ा लगा रखा है। और मै इसे पर अर्थात्‌ सबसे उत्तम भी 
कहता हूँ; और इसका कारण यही है कि और सब प्रकारके ज्ञान तो तिनकोके 
समान हैं और यह ज्ञान उन सवको जलाकर भस्म कर देनेवाली अग्निके समान है । 
जो ज्ञान-मृत्यु-लोक और स्वगं-छोकको सत्य मानते है और यह कहते है कि केवल 
यज्ञ-कर्म ही अच्छे है, और भेद-भावके कारण जिन्हे द्वेत ही सत्यके समान जाना 
पडता है, वे सब ज्ञान इस ज्ञानके हो जाने पर स्वप्नके समान मिथ्या सिद्ध होते हैं । 
जिस प्रकार हवाके झोके अन्तमें आकाशमे जाकर लीन हो जाते है अथवा जिस 
प्रकार सूर्यके उदय होने पर चन्द्रमा आदिका तेज फीका पड़ जाता है अथवा प्रलूय 
कालके जलूका प्रसार होने पर जिस प्रकार समस्त नद और नदियाँ उसीमे लीन हो 
जाती है और उनका कही पता भी नही रह जाता, उसी प्रकार इस ज्ञानका उदय 
होने पर बाकी और सब प्रकारके ज्ञान बिलकुल विलीन हो जाते है। इसी लिए, हे 
अर्जुन, इस श्ञनको और सब ज्ञानोसे उत्तम समझना चाहिए। है पाडव, हमारी जोः 
स्वयं सिद्ध मुक्त स्थिति है, उसीको मोक्ष कहते है। जिसके योगसे यह मोक्ष हमें 
भ्राप्त होता है, वही यह ज्ञान है और उस ज्ञानका अनुभव हो जाने पर विचार- 
वान्‌ शूर पुरुष जन्म और मृत्यु रूपी संसारको सिर ऊपर नही उठाने देते। जो छोग 
मनसे ही मनका निग्नह करके स्वाभाविक विश्वान्ति प्राप्त कर छेते है। वे देहधारी 
होने पर भी देहके अधीन नही होते । वे देहके बन्धनसे बिलकुल छूट जाते हैं और” 
मेरी बराबरीके हो जाते है। 
इदं ज्ञानमुपाशित्य. सस साधम्यसागताः । 
सर्गेषपि नोपजायन्ते प्रढये न व्यर्थन्ति च॥२४७ 
“हे पार्थं, ऐसे लोग मेरी नित्यतासे ही नित्य होते हैं और मेरी परिपूर्णतासे ही 
परिपूर्ण होते हैं। मैं जिस प्रकार शाश्वत आनन्दसे वास्तवमे पूर्ण रूपसे सिद्ध हूँ, उसी 
प्रकार वे भी सिद्ध हो जाते है। फिर मुझमें और उन छोगोमे कोई भेद बाकी नही 
रह जाता । मेरा स्वरूप जैसा और जितना होता है, उनका स्वरूप भी वैसा और 
उतना ही हो जाता है । जिस प्रकार घटके फूट जाने पर उसमेका आकांश भी आकाश 
तत्वमे ही मिल जाता है अथवा दीपककी अनेक ज्योतियोके बुझने पर वे सब 
ज्योतियाँ उस मूल ज्योति या तेजमे मिल जाती है, उसी प्रकार है अर्जुन, द्वैतके सब 
झगडोके मिट जाने पर और हम तथा तुम आदिका भेद नष्ट हो जाने पर समस्त” 


३२२ हिन्दी ज्ञानेइवरी 


होती है, उसी प्रकार जीव चाहे कितने ही अधिक प्रकार के क्यों न हों, परन्तु फिर 
भी परमात्मा एक-हूप है। पावसकी धाराएँ चाहे आकाश भरमें क्यो न फैली हुई 
हो, परन्तु जरू उन सवमें एक-रहूप ही रहता है। ठीक इसी प्रकार सब भृतोके 
भिन्‍त-भिन्‍न आकारोमें वह परमात्मा भी सव जगह समान रूपसे रहता है। भूतोका 
यह समुदाय चाहे भिन्‍त-भिन्‍त रूप-रंगोका क्यो न हो, परन्तु फिर भी उन सकें 
वह परमात्मा उसी प्रकार समान रूपसे रहता है, जिस प्रकार घट और मठ आदि 


सबमें आकाश समान झूपसे रहता है। जिस प्रकार बाहु-भूषण आदि अलंकार अरूग 
अरूुग वनावटके और समय समय पर वदलरूते रहनेवाले होते है, परन्तु उनमेको 
सोना सदा सोना ही रहता है और कभी बदलता नही, उसी प्रकार यद्यपि भासमान 
होनेवाला भूतोका नाम-रूपोवाला यह खेल नश्वर है, परन्तु फिर भी उन सबमे 


निवास करनेवाली आत्मा शाइवत ही है। इस प्रकार जो मनुष्य आत्म-तत्वको 
जीव-धर्मसे अलिप्त परन्तु फिर भी जीवसे अभिन्‍न समझता है, उसीको समस्त 


जानियोमें वास्तविक नेत्रोंवाला और वास्तविक देखनेवाला समझना चाहिए। है वीर 
श्रेष्ठ अर्जुन, वह पुरुष ज्ञानकी दृष्टि ही होता है और उसे समस्त देखनेवालोमेंसे 
वास्तविक देखनेवाला समझना चाहिए। यह स्तुति कोई अतिशयोक्ति नही है । वह 
मनुष्य वास्तवमे बहुत बडा भाग्यशाली होता है । 

सम॑ पदयन्हि सर्वत्र समावस्थितमीद्वरम्‌ । 

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥२८॥ 

“यह घरीर गुणों और इन्द्रियोंकी थैली है और इसमे कफ, बात और पित्त 
तीनो धातुओका त्रिकूट है। इसीमे पाँचो महाभूतोका मिश्रण हुआ है और यह बहुत 
ही भयंकर है। स्पष्टतः यह पाँच डंकोंवाले विच्छूके समान है अथवा इसे पाँच 
तरफोसे सुरूगनेवाली भयंकर आग ही समझना चाहिए । अथवा इस जीव रूपी 
हिंसक सिहकों मानों गरीव हिरनोक्े रहनेकी जगह ही मिल गई है । इस प्रकारके 
घरीरमे रहकर भरा कौन ऐसा होगा जो नित्य बुद्धिकी छुरी अनित्य भावके पेटमें 
भोककर निश्चिन्त न हो जायगा ? परन्तु हे अर्जुन, जो मनुष्य ज्ञानी होता है, वह 
जब तक इस शरीरमे निवास करता है, तब तक कभी आत्माका घात नही करता 
और जरीर-पात होने पर वह उसी आत्म-तत्वमें मिलकर एक-रूप हो जाता है। 
योगी-जन अपने योग-ज्चानकी सामथ्येसे करोड़ो जन्मोको उल्लंघन करके जिस 
पानमे प्रवेश करते है और कहते हैं कि हम इस स्थानसे फिर निकछकर वाहर 
ही जायेंगे, जो वाम-रूपात्मक भूत सृष्टिसे परे या उस पार है, जो नादके उस पारका 
पैर तुरीयावस्थाका जन्मस्थान है, जिसे परब्रह्म कहते हैं, जिसमे उसी प्रकार मोक्ष 
कषादि समस्त परम गति छीन हो जाती है, जिस प्रकार सब नदियाँ समुद्रमे लीन हो 
ऊाती है, उस परच्रह्मकी प्राप्तिका आनन्द और सुख आपसे आप उन छोगोके चरण 
लेके ल्थि आ पहुँचता है जो भूतोके भेद-भावकों अपने मनमे स्थान नही देते 
थीर आत्म-बुद्धिके द्वारा सबके साथ सम भावसे व्यवहार करते हैं जिस प्रकार करोड़ों 
दोउसोमें लेज एकसा और सम भावसे निवास करता है, उसी प्रकार वह अनादि 


| 


जम 


2००० 


|#4 


क्लसत्क 
है 
है... 


0 
/*॥ 


है * 


१४ | 


३३२ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


शाम-रूपात्मक पदार्थ आकर एक ही पंक्तिमें बैठ जाते हैं और तब एक-से हो जाते 
है। इसीलिए जब फिरसे पहली सृष्टि उत्पन्न होती, है तब भी उन्हें उसके फेरमें 
नही फेसना पडता--उस नई सृष्टिमें भी उन्हें जन्म नही धारण करना पड़ता। फिर 
आदि सृष्टिके समय ही जिन्हें देह-बद्ध नही होता पडता, भक्ता प्ररूय कालमें उनके 
लिए मृत्यु कहाँसे आ सकती है ? हें अर्जुन, इसी लिए जो लोग इस ज्ञानका अनुसरण 
करते हैं, वे जन्म और मृत्युकी परम्परासे उस पार पहुँच जाते है और मेरे स्वरूपमें 
(विलीन हो जाते हैं । 
इस प्रकार श्रीकृष्णने ज्ञानका महत्व इसलिए बड़े प्रेमसे अर्जुतको वतलाया जिसमें 
उसके मनमे इस ज्ञानको प्राप्त करनेकी उत्सुकता और अनुराग बढे। श्रीक्षण्णके 
मुखसे यह वर्णन सुनकर इधर अर्जुनकी कुछ विलक्षण ही अवस्था हो रही थी। ऐसा 
जान पड़ता था कि मानों उसके रोम रोममे कान उत्पत्त हो गये है और उनकी 
शएकाग्रताके कारण वह तनन्‍्मय हो रहा था। अब भगवानके प्रेमने अर्जुनको इस प्रकार 
व्याप्त कर लिया था कि उसके निरूपणकी मर्यादा आकाजणमे भी नही समाती थी । 
फिर देवने अर्जुसे कहा--“हे वुद्धिमाम्‌॒ अर्जुन, आज मेरा वक्‍तृत्व धन्य हुआ है, 
क्योकि मेरी वाणीके योग्य श्रोता एक तुम्ही मुझे आज मिले हो । अच्छा अव मैं 
सुमको यह बतलाता हूँ कि यह त्रिगुण रूपी पारधी मूलके एक स्वरूप अर्थात्‌ मुझको 
किस प्रकार देहके पाशमें फेंसाता है और मायाके सगके कारण मैं ही किस प्रकार 
अनेक जगतोका निर्माण करता हूँ | तुम ध्यान देकर सुनो । 
सस॒ योनिर्सहद्ल्रह्म तस्मसित्गर्भ दधास्यहम्‌ । 
संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत॥३४ 
“प्रकृतिका क्षेत्र कहनेका कारण यह है कि वह मेरे संग रूपी बीजसे भूत रूपी 
फसल उत्पन्न करती है । इसी प्रक्ृतिका नाम महदब्॒ह्म है; और इसका कारण यह 
है कि महतु आदि जितने तत्व है, उन सबका यह विश्रान्ति-स्थान है। हे अर्जुन, 
इसीके कारण विकारोको नाना प्रकारके बल प्राप्त होते है; और इसी लिए इसको 
भहदब्रह्म कहते है | अव्यक्तवादी इसीको अव्यक्त कहते हैं और साख्य सतकी प्रकृति 
भी यही है । वेदान्ती लोग इसीको माया कहते है। परन्तु हे ज्ञाता अर्जुन, इस प्रकारके 
सलाम और अभिधान व्यर्थ कहाँ तक बतलाये जायें। तुम समझ लो कि यह प्रकृति 
ही अज्ञान है हे अर्जुन, अपने आत्म-स्वरूपकी विस्मृति हो जाना ही इस अज्ञानका 
स्वरूप है। इसके सिवा इसमे एक दूसरो विशेषता यह है कि जिस प्रकार दीपक 
जलाकर देखते पर अन्धक्वार नही दिखाई देता, उसी प्रकार विचारका स्फुरण होने 
पर अज्ञाव भी नहीं ठहरता। यदि दूधको आग पर रखकर' चलाते रहें तो उसकी 
मलाई नष्ट हो जाती है, परन्तु यदि दूधको स्थिर रहने दिया जाय तो उस पर मलाई 
जम जाती है। जिस प्रकार गाढ़ निद्राकी वह अवस्था होती है। जिसमें न तो 
जाग्रति ही होती है, न स्वप्न ही होता है और आत्म-स्वरूप-समाधि ही होती है 
अथवा वायुक्रा संचांर न होने पर जिस प्रकार आकाश तत्व बिलकुरू शान्त और 


स्थिर रहता है, उसी प्रकार इस अज्ञानकी भी अवस्था है। सामने जो कुछ दिखलाई 
थड़ता है, उसके सम्बन्धमे यह हृढ़ निश्चय तो होता ही नही कि वह खम्भा है या 


तेरह॒वाँ अध्याय ॥े शे२३ 


परमात्मा भी सदा और सव्त्र समान रूपसे निवास करता है । हे अर्जुन, जो पुरुष 
अपनी जीवन-अवस्थामे ही इस प्रकार की समताका अनुभव करता है, वह फिर कभी 
जन्म और मरणके बन्धनमे नही पडता । इसी लिए मैं भी उसः भगवान्‌ पुरुषकी बार 
बार स्तुति करता हूँ, क्योकि उसकी दृष्टि सदा सम भाव पर ही छूगी रहती है । 
प्रकृत्येध च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। 
यः पद्यति तथात्सानसकर्तारं स॒पद्यति एश० 
“जो मनुष्य सचमुच और अच्छी तरह यह बात जानता है कि मन और बुद्धि 
आदि समस्त कमेंन्द्रियोके द्वारा प्रकृति ही सब कर्म करती है, जो यह जानता है कि 
जिस तरह घरोमे रहनेवाले आदमी ही सब काम धन्धे करते है और स्वयं घर कोई 
काम नही करता अथवा जिस प्रकार आकाहमे मेघ तो खूब मनमाना संचार करते 


है, परन्तु स्वयं आकाश हिलता-डुलता नही, उसी प्रकार प्रकृति भी आत्माके तेजसे 
और त्रिगुणोकी सहायतासे अनेक प्रकारके खेल खेलती है, परन्तु उन खेलोमे आत्मा 
केवल केन्द्रीय स्तम्भकी भाँति उदासीन रहती है और वह इन सब खेलोको ब्रिलकुल 


जानती ही नही; और इस प्रकारके निश्चित ज्ञानका प्रकाश जिसके अन्तःकरण पर 
पद्द हो, उसीके सम्बन्धमे यह समझना चाहिए कि उसे इसे कतृ त्वहीन आत्माका 
वास्तविक तत्व ज्ञात है । 

यदा भूतपुथग्भावसेकस्थमनुपदयति । 

तत एवं च॒ विस्तार ब्रह्म संपद्यते तदा॥॥३०॥ 

“हे अर्जुन, यदि वास्तवमे देखा जाय तो जिस समय मनुष्यकी दृष्टिमे भूत- 
संघकी आकृतियोको नामत्व या भेद नही रह जाता और वे सब आक्वृतियाँ एक-रूप 
दिखाई देने छूगती है, उसी समय ऐसा प्रतीत होता है कि वे सब ब्रह्म-स्वरूप ही 
हैं। जिस प्रकार पानीमे लहरे, स्थलमे पाथिव द्रव्योके कण, रवि-मंडलमे किरणें, 
शरीरमें अवयव, मनमे भिन्‍त भिन्‍न भाव अथवा एक ही अग्निमे अनेक साकार 
चिनग्ारियाँ होती है, ठीक उसी प्रकार जव ज्ञान-दृष्टिको यह दिखलाई पडने लरूगता 
है कि ये सब भूताकार उस एक ही आत्माके हैं, तभी मनुृष्यको ब्रह्म-सम्पत्तिका 
जहाज हाथ आता है। उस समय मनुष्य जिधर देखता है, उधर ही उसे केवल 
ब्रह्मका स्वरूप दिखाई देता है और उससे अपरम्पार सुखकी प्राप्ति होती है। हे 
अर्जुन, केवछ इतना ही विवेचन करके मैंने तुम्हे प्रकृति और पुरुषकी व्यवस्था समझा 
दी है और उसकी प्रत्येक दिशाका यथा-स्थित अवस्थान दिखला दिया है। तुम यह 
समझ लो कि जिस प्रकार अमृतका चुल्लू प्राप्त होता है अथवा कही छिपाकर रखा 
हुआ धन दिखाई पडता है, उसी प्रकार तुम्हे यह परम योग्यताका छाभ हुआ है। 
परल्तु हे अर्जुन, जब तक तुम्हे इस बातका ठीक अनुभव न हो जाय, तव तक तुम्हारे 
मनमे इसका हृढ निश्चय नहीं हो सकता । तो भी मैं तुमको मह॒त्वकी एक दो बातें 
बतला देना चाहता हूँ । परन्तु पहले तुम अपना ध्यान मेरी ओर करो और तब मेरी 


बाते सुनो ।” जव श्रीकृष्ण ये सब बातें कहकर और आगेकी बातें कहने छंगे, तब 
अर्जुन भी चित्तको एकाग्र करके सुनने गा । 


भकृम्णणाइकता.. सनक एममकोननोण्फानाफ,. हुक. “० पक आर ८ करें आई उ 226 - 0 82720 / की १4 2 जल बता 


चोदहवाँ अध्याय ३१३३ 


मनुष्य है, केवल यही भावना होती है कि कुछ दिखाई पड़ता है, पर न जाने वह 
क्या है। इसी प्रकार आत्म-वस्तुका यथार्थ ज्ञान तो होता चही, पर साथ ही इस 
बातका भी कोई हृढ निश्चय नही होता कि वह ठीक अमुक वस्तु ही है | जिस प्रकार 
सन्ध्याके समय न तो पूरा दिन ही रहता हैं और न पूरी रात ही रहती है, उसी 
प्रकार यह अज्ञान भी न तो जात्म-वस्तुके विरुद्ध ही होता है मौर न भनुकूल ही 
होता है । इस प्रकार सत्य ज्ञान और विरुद्ध ज्ञानके वबीचकी जो सन्देहवाली अवस्था 
होती है, उसीको अज्ञान कहते है; और इस अज्ञान मे फंसे हुए आत्म-तत्वको ही क्षेत्र 
कहते है, अज्ञानकी वृद्धि करने और आत्म स्वरूपको विस्मृत करनेको ही क्षेत्र्षका 
विशिष्ट लक्षण समझना चाहिए हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष अथवा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका 
योग जिसे कहते है, वह यही है। यह योग आत्म-तत्वका स्वाभाविक धर्म ही है । 
अब इस अज्ञानका अनुसरण करके आत्मा आत्मस्वरूपको ही देखती है, परन्तु उसे 
उसके अनेक स्वरूपोका भास होता है और उसकी समझ में यह बात नही आती कि 
इनमेसे कौन-सा स्वरूप सच्चा और वास्तविक है और कौन-सा भिथ्या या अवास्त- 
विक । जैसे कोई दरिद्र पागल होकर यह कहने लगे कि-“जा रे जा मैं, ही राजा हूँ ।” 
अथवा मूच्छित होनेवाला मनुष्य सावधान होने पर कहने छगे कि--'मैं तो स्वर्ग- 
लोकसे हो आया ।' उसी प्रकार एक वार दृष्टिके प्रमपूर्ण होने पर जो जो पदार्थ 
भासमान होते है, उन्ही सबका नाम सृष्टि है। यह सृष्टि मुझसे अर्थात्‌ मूल आत्मा 
तत्वसे उत्पन्न होती है। जिस प्रकार स्वप्नमे एक ही आदमी भ्रमसे यह समझने 
लगता है कि हम वहुत-से आदमी है, उसी प्रकारकी दशा आत्म-स्वरूपका विस्मरण 
होने पर आत्माकी भी होती है। भव मैं यही ढंगसे स्पष्ट करता हूँ जिसमे तुम्हें 
कुछ भी शंका न रह जाय । तो भी तुम स्वयं इसका अनुभव करो । मेरी यह अविद्या 
नामकी कान्ता अनादि, सदा युवत्ती रहनेवाली और अवर्णनीय गुणोसे युक्त है। यह 
कभी और किसी तरह नही कहा जा सकता कि इसका स्वरूप केवल अमुक प्रकारका 
ही है, इसके सिवा और किसी प्रकारका नही है | इसकी व्यापकता असीम और 
अपरम्पार है। यह सोये हुए छोगोके पास रहती है और जागे हुए छोगोसे दूर रहती 
है। जब मैं स्वयं सोया रहता हैँ, तभी यह जागती रहती है और आत्म-सत्ताके साथ 
सयोग होते पर ही यह गर्भ धारण करती है। फिर यह मूल माया अपने उदरमे 
प्रकृति-जन्य आठ विकारोके गर्भंकी वृद्धि करती है । इन प्रकृति और पुरुषका संयोग 
होने पर पहले बुद्धि तत्व उत्पन्न होता है और तब उस बुद्धि-तत्वसे ओत-प्रोत भरा 
हुआ मन जन्म लेता है। जब इस मनकी यौवनावस्था जाती है, तब यह भहंकार 
तत्वको उत्पन्न करता है और उस बहंकारसे महाभूतोका अस्तित्व होता है। भूतोका 
यह स्वभाव ही है कि वे विषयों और इन्द्रियोके साथ आपसे आप संलग्न रहते है 
और इसी लिए भूतोके साथ ही साथ इन्द्रियाँ और विपय भी उत्पत्न होते है। जब 
इस प्रकार विकारोकी वृद्धि होती है, तब त्तीनो गण उनकी पीठ पर आपसे आप खड़े 7 
रहते है और उनके साथ ही साथ वासना भी जन्म धारण करती है। जिस प्रकार 
पानी मिलते ही बीजका कण वृक्ष उत्पन्न करनेका उपक्रम करने छूगता है, उसी 
प्रकार मेरे सगकी प्राप्ति होते ही अविद्य श्रा मूल माया आपसे आप अनेक नाम- 


३२४ हिन्दी ज्ञानेशवरी 


अनादित्वान्निगु णत्वात्परमात्मायसव्ययः ॥ 
शरीरस्थो5पि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ४३१॥ 
श्रीकृष्णे कहा--' है अर्जुन, जिसे परमात्मा कहते है, वह ऐसा है, जैसा वह 
सूर्य जिसका प्रतिविम्ब तो पानीमें पड़ता है, परन्तु फिर भी जिस पर उस पानीका 
छेप नही होता । और इसका कारण यह है कि सूर्य तो पानीके होनेसे पहले भी था 
और उसके वाद भी रहेगा; और है अर्जुन, केवल बीचवाले समयमे वह प्रतिबिम्बके 
रझूपमें दूसरे लोगोको पानीमे पड़ा हुआ जान पड़ता है, परन्तु वह स्वयं जैसेका तैसा 
रहता है । इसी प्रकार यह कहना भी ठीक नही है कि आत्मा शरीरमे रहती है, 
क्योकि वह तो सदा जहाँकी तहाँ, स्वयं अपने आपमे और अपने स्थान पर रहती है। 
जिस प्रकार दर्पणमे प्रतिविम्व पडने पर लोग कहते है कि दर्पणमे मुख है, उसी प्रकार 
यह भी कहा जाता है कि शरीरमे आत्मा रहती है । यह कहना बिलकुल निरर्थक है 
कि आत्माके साथ शरीरका सम्बन्ध होता है। भला क्या कभी वायु और बाढूका 
जी संयोग हो सकता है ? भला वह ऐसा कौन-सा डोरा है जिसमें आग और कपास 
दोनोको एक साथ ही पिरो या बाँध सके ? आकाझ और पाषाणका सम्बन्ध भरा 


कैसे बैठाया जा सकता है? इनसे एककी गति पूर्वकी ओर है और दूसरे पश्चिमकी 
ओर | वस शरीर और आत्माका भी उसी प्रकारका सम्बन्ध है जिस प्रकार दो 


विपरीत दिशाओमे जानेवाले यात्रियोका मार्गमें आमना-सामना हो जाता है। भकाश 
और. अन्धकार या जीवित और मृतमे जितनी समानता है, उत्तनी ही समानता शरीर 


और आत्मामे भी है। रात और दिन या सोने और कपासमें जितना अच्तर है, 
उतना ही अन्तर शरीर और आत्मामे भी है। यह शरीर पाँच भूतोसे बना हुआ है, 


कर्मके वन्धनोसे जकडा हुआ है और जन्‍म तथा मृत्युके चलकर पर सदा घूमता रहती 
है। काल रूपी अग्निके मुखमे पडी हुई मवखनकी छोटी-सी गोछीके ही समान शरीर 


है । मदखीको पंख 3204 जितनी देर छगती है, उतनी ही देरमे इसका नाश हो 
जाता है | यदि यह शरीर संयोगसे आग्मे पड़ जायगा तब तो भस्म ही हो जायगा, 


पर यदि कही कौओ और कुत्तोके हाथमे जा पड़ा तो फिर यह विष्ठाके ही रूपमे होकर 
रहेगा । और यदि इन दोनोमेसे एक भी वात न हुई तो फिर यह कीड़ोकी राशि हल 


जायगा। परन्तु हे कर्जुन, शरीरका इनमेसे चाहे जो परिणाम हो, परन्तु वह होता 
बुरा ही है। वस यही इस शरीरकी कहानी है। परन्तु आत्मा ऐसी है कि वह अनादि 
होनेके कारण गाइ्वत और स्व्रयपूर्ण है। वह निगु ण होनेके कारण न तो कला-सहित 
या पूर्ण ही है और न करूा-रहित या भपूर्ण ही है । वह अक्रिय भी नहीं है और 
सत्य नी नहीं है, सर नी नहीं है और स्थूल भी नही है। वह अ-रूप है, इसलिए 
हम उठे ज्ञानास अथवा निरामास, प्रकाश अबबा अगप्रकाश, अल्प अयवा विस्दृत आदि 
कुछ भी नहीं कह सकते। वह हे स्वरूप है और इसी लिए वह खोखडी भी नही है 
ओर ठोस भी नहीं है, किसीके सहित भी नही है और किसीसे विरहित भी नहीं के 

है अमृत्त भी नहीं है। वह केवन्द आत्म-लप है और द्रमी- 
लए उसमे आमन्द भी नहीं है और आनन्दका अभाव भी नहीं है, एकता मं 


३३४ हिन्दी ज्ञानिश्वरी 


ऋपात्मक जगतके अंकुर उत्पन्न करने रूगती है। अब है सुजन-श्रेष्ठ, तुम यह सुनो 
कि उस गर्भको रूप किस प्रकार प्राप्त होता है। उसमें अंडज, स्वेदज, उद्धिज्ज और 
जारज ये चार विभाग उत्पन्त होते है। आकाश और वायुके योगसे मणिज यां अंडज 
सामका विभाग उत्पन्न होता है। जब उदरमसे तम और रज नामक शुणोसे युक्त 
होकर तेजके साथ जरू-तत्वकी प्रवछता होती है, तव स्वदेज विभाग उत्पन्न होता 
है। जछ और पृथ्वी नामक तत्वोंकी प्रबकृता होने पर जब उसमे केवल तमोगुण 
रहता है, तव निम्त कोठिका स्थावर वर्ग उत्पन्न होता हैं, ओर उसीको उद्धिज्ज 
सामक विभाग समझना चाहिए । जब पाँचो कर्मेन्द्रयाँ और पाचों ज्ञानेन्द्रियाँ परस्पर 
सहायक्र होते लगती है और मन तथा बुद्धि आदिसे युक्त हो जाती हैं, तब जारज 
विभाग सिद्ध होता है। इस प्रकार मूल मायाके घर एक ऐसा विलक्षण पुत्र उत्पन्न 
होता है जिसके ये चारो विभाग चार सरलू हाथ पैर समझने चाहिएँ और मूल, 
अष्ठधा प्रकृतिको जिसका मस्तक मानना चाहिए, प्रवृत्ति जिसका बढ़ा हुआ पेट है, 
निवृत्त सीधी पीठ है, आठ देव-योनियाँ जिसके शरीरके ऊपरी भाग है, स्वर्ग जिसका 
विकसित होनेवाला कंठ प्रदेश है, मृत्यु-लोक जिसकी कमर है और पाताल लोक 
जिसकी कम रके नीचेका नितम्बवाला भाग है | तीनों छोकका विस्तार इस बालककी 
बढ़ती हुई बाल्यावल्था है । चौरासी छाख योनियाँ उसकी हडिडियोकी और पसलियो- 
की सन्धियाँ है। बस यह बालक दिन पर दिन बढ़ने लगा । यह माया उस बालक 
के अंगों पर नाना प्रका रके नाम-रूपोंके अलंकार पहनाकर उसे नित्य नया अज्ञान 
रूपी दूध पिलाने रगी । उस बारूकके हाथोमें उसने भिन्‍न भिन्‍न सृष्टि रूपी अंगूठियाँ 
'पहनाई । उनमेंसे प्रत्येक अगूठीकी चमक कुछ निराली ही है। इस प्रकार अपने इस 
इकलौते चराचर स्वरूप और अप्रतिम सुन्दर बालरूकका प्रसव करके वह प्रकृति अपने 
आपको धन्य समझने छूगी । इस बालकका प्रभात काल ब्रह्मा है, मध्यात्ञ कारू विष्णु 
है और सन्ध्या काल शंकर है । जब यह खेल खेलकर थक जाता है, तब महाप्ररुयके 
विछौने पर स्वथ्य होकर सोता है; और फिर जब नवीन कल्पका उदय होता है, तब 
विपरीत ज्ञानसे अर्थात्‌ अज्ञानके मोहसे जाग्रत होता है । हे अर्जुन, इस प्रकार अज्ञानके 
घरमें यह वारूक क्रीड़ाएँ और कौतुक करता हुआ युग-परम्पराके डग भरने रूगता 
है । संकल्प और विकल्प इस बालकके प्रिय मित्र हैं और अहंकार खेल खेलनेमें इसका 
साथी है। इस बालकका अन्त केवरू सत्य ज्ञानसे ही होता है । परन्तु इस विषयका 
बहुत अधिक विस्तार हो चुका । इस प्रकार मायाने इस विश्वकी रचना की है और 
ड्स काममे मेरी सत्ताका उसने उपयोग किया है । 
सर्वेयोनिषु कोौन्तेय. मूतंयः संभवन्ति याः। 
तासां ब्रह्म महयोनिरहूं बीजप्रदः »पिताः ॥ ४४ 
इसलिए, हे अर्जुन, मैं तो पिता हूँ; महदबह्म मूछ माया माता है और यह भास- 
समान जगत हम छोगोका छड़का है, परन्तु तुम संसारमे अनेक प्रकारके शरीर देखकर 


अपने मनमें भेद-भाव मत उत्पन्न होने दो, क्योकि मन और बुद्धि आदि सब एक- 
उप ही हैं। क्या एक ही शरीरके भिन्न भिन्न अवयव नहीं हुआ करते ? इसी प्रकार 


तेरहवाँ अध्याय रे२५ 


नही है और अनेकता भी नही है, वह मुक्त भी नहीं है और बद्ध भी नहीं है। वह 
अलक्ष्य है, इसलिए उसके सम्बन्धमें यह भी नही कहा जा सकता कि वह इतनी है 
या उतनी है, वह आपसे आप बनी हुईं है या किसीकी बनाई हुईं है और बोलती है 
अथवा ग्रंगी है । न तो वह सृष्टिके साथ उत्पन्न ही होती है और न उसके संहारके 
साथ उसका नाश ही होता है, क्योकि वह उत्पत्ति और नाश दोनोका लरूय-स्थान 
है । वह अव्यय है और इसलिए न तो वह नापी ही जा सकती है और न उसका 
वर्णन ही किया जा सकता है, वह न तो बढती ही है और न घटती ही है, न वह 
फीकी हो पड़ती है और न कभी समाप्त ही होती है । ऐसप्ती अवस्थामे जब कि आत्मा- 
का स्वरूप ऐसा है, तब जो लछोग यह कहते है कि वह शरीरमे रहती है, उनका 
कथन, हे सखे अर्जुन, वैसा ही है, जैसा मठके आकारके अनुसार आकाशका नाम- 
करण करना । आत्मा भी उसी आकाशकी तरह सर्वव्यापक्र है। शरीरकी आक्ृतियाँ 
तो बनती-बिगडती रहती हैं, परन्तु आत्मा सदा ज्योकी त्यो रहती है । जिम्त प्रकार 
दित और रातका सदा आना-जावा छगा रहता है, उसी प्रकार आत्माकी सत्तासे 
शरीर भी सदा बनते और नष्ट होते रहते है। इसीलिए वह आत्मा इस शरीरमें 
रहने पर भी न तो कुछ कराती ही है और न करती ही है, और न सामने आये हुए 
फर्मोके साथ ही उसका किस्ती प्रकारका सम्बन्ध होता है। इसी लिए उसके स्वरूपमें 
न तो कभी किसी प्रकारकी त्रुटि ही होती है और न पूर्णता ही आती है, और वह 
हरी रमे रहने पर भी शरीरके भावोसे कभी लिप्त नही होती । 
यथा सबवंगतं सोक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
स्वन्नावस्थितो देहे तथात्या नोपलिप्यते ॥३श। 


“कभी ऐसा नही होता कि आकाश किसी स्थान पर न हो, परन्तु फिर भी 
किसी स्थानका मल या दोष कभी उसको मलिन या दूषित नही कर सकता | इसी 
प्रकार आत्मा भी सभी स्थानों और सभी शरीरमे ओत-प्रोत है, परन्तु फिर भी वह 


कभी किसी स्थान अथवा शरीर के संग-दोषके कारण मलिन नही होती । मैं बार 
वार इस लक्षणको इसलिए स्पष्ट करता हूँ कि तुम्हारी समझमे यह वात अच्छी तरह 
आ जाय कि क्षेत्रज्ञ वास्तवमे क्षेत्र-हीन है । 


यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः। 
क्षेत्र क्षेत्रों तथा कृत्स्त॑ प्रकाशयति भारत ॥३शा 
“चुम्बक पत्थरका संसर्ग होनेके कारण लोहा हिलता है, परन्तु लोहा कभी 
चुम्वक पत्थर नही हो जाता । ठीक यही बात क्षेत और क्षेत्रज्षके सम्बन्धमे भी है । 
दीपकके प्रकाशमे घरके सब काम-काज होते है, परन्तु फिर भी दीपक और घरमें 
अपार अन्तर है । हे अर्जुन, रूकडीके अन्दर अग्नि रहती है, परन्तु इसका यह अर्थ 
यह नही है कि अग्नि ही रूकडी है । बस इसी दृष्िसे क्षेत्रज्षका भी विचार करना 
चाहिए। गाकाश और मेघ या सूर्य और मृग-जलूमे जो अन्तर है, अच्छी तरह 
विचार करने पर यह वात समझ मे आ जाती है कि क्षेत्रज्ष और क्षेत्रमे भी वही 


चौदहवाँ अध्याय... ३३५ 


नाना रूपोसे भासमान होनेवाला यह विश्व मूलत' एक ही है । जिस प्रकार एक ही 
वीजसे वृक्षकी वडी और छोटी अनेक प्रकारकी टहनियाँ उत्पन्न होती है अथवा जिस 
प्रकारके सम्बन्धके कारण मिट्टीसे घट नामक बालक उत्पन्न होता है अथवा 
कपासके तन्‍्तुओके गर्भसे पट नामक पोता उत्पन्न होता है अथवा जिस सम्बन्धके 
हारा सागरको तरंगोके रूपमे सन्‍्ताने होती है, इस चराचर जगतके साथ मेरा भी 
उसी प्रकारका सम्बन्ध है। इसी लिए जिस प्रकार अग्नि और ज्योति दोनों केवल 
अग्नि ही हैं, उसी प्रकार यह सारा विश्व भी मै ही हूँ । यह सच्चा और निर्दोष 
ज्ञान तुम अपने मनमे खूब अच्छी तरह वैठा लो। मै स्वयं अपने आपको ही भिन्न 
'भिन्न शरीरोमें अछग अलग भासित करता हूँ, और यह वात तुम अपने ध्यानमें 
रखो कि इसका कारण मेरा उत्पन्त किया हुआ तीनो ग्रुणोका बन्धन ही है। 
हे अर्जुन, जिस प्रकार हम स्वप्नमें स्वयं अपना ही मरण भोगते हैं अथवा जिस 
प्रकार कमर रोग होने पर पीली तो स्वय रोगीकी आँखे होती हैं, परन्तु उस संसार- 
की सभी वस्तुएँ पीली दिखाई देने छगती है अथवा सूयंका प्रकाश प्रक्रट होने पर 
मेघ दिखाई देते है और जत्र मेघोसे सूर्य ढक जाता है, तब भी वे मेघ सूर्य के प्रकाशसे 
ही दिखाई देते हैं अथवा स्वयं हमसे जो छाया उत्पन्न होती है, उसीको देखकर हम 
डर जाते हैं, परन्तु वास्तवमे वह छाया हमसे भिन्‍न नही होती, उसी प्रकार मैं ही 
अनेक प्रकारके शरीर दिखलाकर भेद-भावको भ्राप्त होता हूँ। इस कार्यमरे मेरे लिए 
एक बन्धन होता है, वह भी सुन छो । हमारे आत्म-स्वरूपके अज्ञानके कारण ही 
यह प्रश्न होता है कि मैं बद्ध हूँ अथवा मुक्त हूँ । इसलिए, भइया अर्जुन अब तुम यह 
भी सुन छो कि किन गुणोके कारण मैं स्वय अपने आपको बद्धके समान दिखाई 
पडता हूँ । अब तुम यह सारा रहस्य सुनो कि गुण कितने है, उन्तके धर्म कौन कौन- 
से है, उनके लक्षण तथा नाम क्या है, और उनकी उत्पत्ति कहाँसे होती है । 
सत्त्व रजस्तम इति शुणाः प्रकृतिसंभवाः। 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे दिहिनसव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 
तत्र सत्त्वं निमर्मलत्वात्मकाशकसनासयम्‌ । 
सुखसड्भरेल. बध्नाति ज्ञानसड्रेन चानधघ॥ ६॥ 

“ये गुण तीन है और इनके नाम सत्व, रथ और तम है। इनकी उत्तपत्ति 
प्रकृतिसे ही होती है । इनमेसे सत्व गुण उत्तम है, रजोग्रुण मध्यम है और तमोगुण 
अधम है । ये तीनो गुण एक ही मनोवृत्तिमे भी हो सकते है। जिस प्रकार एक ही 
शरीरमे वाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था तीनो ही विकार दिखाई पड़ते हैं, 
अथवा खरे सोनेसे ज्यों ज्यो खोट अधिक मिलाया जाता है, त्यो त्यो कसौटी पर 


कसनेसे उसका कस मद्धिम पडता जाता है और पन्‍न्द्रह कसका सोना अन्तमे पाँच ही 
कसका बनाया जाता है अथवा जब्र सावधानता जालूस्यमे डरब जाती है, तब निद्रा 
आकर अपना अधिकार ज़मा लेती है, उसी प्रकार अज्ञानका आलिगन करके जो वृत्ति 
विस्मृत होती है, वह सत्वगुण और रजोगुणसे अंकित होकर अन्तमे तमोग्रुणसे भी 
पूर्ण हो जाती है । हे अर्जुन, इनका नाम तो ग्रुण है ही, परन्तु अब यह भी सुन 
को कि ये गुण बन्धक किस प्रकार होते है। जब आत्मा क्षेत्रज्गाली दशामे अर्थातु 


३२६ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


अन्तर है। परन्तु इस विषयकी यथेष्ट बाते हो चुकी। आकाह मे रहनेवाला सूर्य 
जिस प्रकार भिन्‍न भिन्‍न समस्त भुवनोंको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार क्षेत्रज् 


भी भासमान होनेवाले समस्त क्षेत्रोको प्रकाशित: करता है । अब इस प्रकार और 
कोई प्रइन या शंका करनेकी जगह वाकी नही रह जाती । 

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवसन्तरं ज्ञानचक्षुषा १ 

भूतप्रकृतिमोक्ष च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥रे४॥ 

“जिस वुद्धिको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके अन्तरका ज्ञान हो जाता है, वही बुद्धि वास्तव 
भें दृष्टिसि युक्त होती है और वही शब्दार्थका ठीक ठीक साराश ग्रहण करती है। क्षेत्र 
और क्षेत्रज्षका भेद जाननेके लिए ही बड़े बड़े बुद्धिमान्‌ लोग ज्ञानी जनोके द्वारकी 
पूजा करते और उनका आश्रय छेते है । इसीकी प्राप्तिके लिए सन्त लोग शान्ति रूपी 
धघनका संचय करते है और शास्त्रोका अध्ययन करते है। इसी ज्ञानकी आशासे कुछ 
लोग योगाभ्याससे आकाझमें उड़नेका साहस करते है | कुछ लोग शरीर आदि समस्त 
परिग्रहोको तिनकरेके समान समझकर सन्‍्तोकी चरण-सेवामें रत होते है। इस प्रकार 
लोग भिन्‍न-भिन्‍न सार्गेसि ज्ञानकी छाल्सासे प्रेरित होकर आगे बढनेका प्रयत्न करते 
हैं। फिर इस प्रकारके प्रयत्नोके द्वारा जो लोग सचमुच क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेदका 
ज्ञान प्राप्त कर छेते है, इनकी मैं बडे प्रेमसे आरती करता हूँ । और महाभूत आदिके 
अनेक भेद-भावोसे युक्त जो यह मायावी प्रकृति विस्तृत है, जो शुक-नलिका न्यायसे 
वास्तवमें बन्धक न होने पर भी अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार उन छोगोके 
लिए वन्धक होती है, जो अपने अन्तःकरणमें यह बात उसी प्रकार पूरी तरहसे समझ 
लेते हैं कि प्रकृति वास्तवमे पुरुषसे भिन्‍्त और अछरूग है। जिस प्रकार मालाके 
सम्बन्धमें होनेवाछा व्यर्थंका सर्पाभास दूर हो जाने पर नेतन्रोंको इस बातका सत्य 

ज्ञान हो जाता है कि यह वास्तवमें माला ही है अथवा जिस प्रकार सीपीके सम्बन्धमे 
चाँदीके होनेका भ्रम दूर हो जाने पर सत्य रूपसे यह दिखाई पड़ने छूगता है कि यह 
वास्तवमे सीपी ही है, वही छोग ब्रह्मका स्वरूप प्राप्त करते है। जो आकाशसे साम्य 
असाम्पका कुछ भी भेद-भाव वाकी नही रह जाता, जिसमे आकार, जीवत्व और 
ईैत कभी रह ही नही सकता, जो शुद्ध दैत-हीन है, उस परम तत्वका स्वरूप वही 
लोग प्राप्त करते हैं जो आत्म और अनात्मकी व्यवस्था जानते है और जो राजहंसकी 
भांति असारमेंसे भी केवल सार ग्रहण कर सकते है ।” 

इस प्रकार श्रीकृष्णने अपने परम प्रिय अर्जुनको आत्म और अनात्मका तत्व 
सभी तरहसे स्पष्ट करके समझा दिया। जिस प्रकार एक कलशका जलरू किसी दूसरे 
कूलशमे उंडेला जाता है, उसी प्रकार श्रीकृष्णने अपना सारा आत्म-ज्ञान, उम्रमेंते 
कुछ भी बिना अपने पास बाकी रखे, अर्जुनको दे दिया। परन्तु आखिर यहाँ देनें 


वाला कौन है और छेनेवाला कौन है ? क्योकि नर अर्थात्‌ अर्जुन भी नारायण ही है 

रु इन दोनोमें ग हे 

दे इसलिए इन दोनोमें किसी प्रकारका भेद ही नहीं किया जा सकता | फिंदे 
कृष्ण भी स्वयं ही यह वात कहते हैं कि अर्जुन भी मैं ही हूँ । परन्तु जाने व 


१३६ हिन्द ज्ञानेदवरी 


जीवात्म स्वरूपमे शरीरमे जरा-सा भी प्रवेश करती है, तव वह यही कहना आरम्भ 
करती है कि यह शरीर ही मैं हूँ । फिर जन्मसे लेकर मरण पर्यन्त सभी देह-धर्मकि 
विषयमें उसका सदा यही अभिमान बना रहता है। मछलीके मुँहमे ज्योंही आमिष 
पड़ता है, त्योंही मछ॒ुआ उसे पकड़कर खीच लेता है। ज्योही इस भ्रकारका_ तबिकः 
भी अभिमान होता है, त्योही सत्व रूपी व्याधा सुख और ज्ञानका जाल खीचने लगता 
है और जीवात्मा उस जालमे हिरनकी भाँति अच्छी तरह फेस जाती है। वह ज्ञानके 
अभिमानसे बड़बड़ाती है, ज्ञातृत्वके कारण छठपटाती है और हाथमें आया हुआ 
आत्म-सुख गँवा वैठाती है। उस अवस्थामे यदि कोई उसकी विद्वत्ताका आदर करता 
है तो उसका बहुत सन्तोप होता है, यदि उसे थोड़ा-सा सुख प्राप्त होता है तो बहुत 
आनन्द होता है और तब उसे इस बातका अभिमान होने लगता है कि मै वास्तवमे 
सुखी हूँ । उस समय जीवात्मा कहता है---'क्या सचमुच यह सौभाग्य नही है ? 
भला मेरे समान और कौन सुखी है ?” इस तरहकी वाते कहते ही उसमें आठो 
सात्विक भावोंका वेग्रपू्वक संचार होने रूगता है । परन्तु यह गाड़ी यही नहीं रुक 
जाती । इसके मार्गमे एक और अड्चन आ खड़ी होती है। वह यह कि विद्वत्ताके 
भूतकी हवाएँ उसके अंगोमे खेलने छगती है । उसे उस वातका कुछ भी दु.ख नहीं 
होता कि मैं मूलत ज्ञान-स्वरूप था और मैंने अपना वह मूल स्वरूप नष्ट कर दिया 
है। और इसका कारण यही है कि वह स्वयं अपने ज्ञानसे फूलकर आकाशके समान 
हो जाता है। जिस प्रकार कोई राजा स्वप्नमे भिखारी हो जाता है और उस दीना- 
वस्थामे स्वयं अपनी राजधानीमे प्रवेश करके अन्न और भिक्षा मिलने पर गव॑ंसे 
कहने रूगता है--“क्या मैं इन्द्रके समान भाग्यवान्‌ नही हूँ ?” उसी प्रकार निरा- 
कार केवल्त्मा जब देहवान जीवात्माका रूप धारण कर लेती है तब वह भी वाह्म 
ज्ञानसे न्रमिप्ठ हो जाती है। वह व्यवहार झारूमे चतुर हो जाती है, याज्षिकी 
विद्याका उसे अच्छा ज्ञान हो जाता है; केवरू यही नही बल्कि अपने ज्ञानके गवंके 
कारण उसे स्वर्ग भी तुच्छ जान पड़ने लगता है। फिर वह शेखी हाँकता है कि मेरे 
सिवा और कोई ज्ञानी नहीं है। जिस प्रकार आकाशरमें चन्द्रमा विकास करता है, 
उसी प्रकार मेरे चित्तमें चातुर्य विकास करता है। इस प्रकार सत्वगण जीवात्माको 
सुख और ज्ञानकी डोरीमे बाँध लेता है और उसकी दशा अपाहिजके बैलके समान 
कर देता है। अब मैं तुमको यह बतलाता हू कि वही शरीरधारी जीवात्मा रजोगुणसे 
किस प्रकार बाँधा जाता है । सुनो । 
रजो रायात्मक विद्धि तृष्णासद्भसबुद्धवम्‌ । 
तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्ससड्रेन देहिनम्‌ ॥७॥ 
“इसे रज कहनेका कारण यह है कि इससे जीवात्माका रंजन होता है। यह 
सदा विषय वासनाओसे लिप्त रहता है। जब यह रज वहुत ही थोडी मात्रामें भी 
जीवात्मामे अपना प्रवेश कर छेता है, तव वह विषय-भोगकी इच्छाके मार्ग पर चलू 


उड़ता है और वासनाओकी वायु पर आरूढ़ हो जाता है। जिस प्रकार घी से सीचा 
हुआ और दहकते हुए अंगारो से भरा हुआ होम-कुंड सदा थोडा-बहुत सुल्गता ही 


तेरहवाँ अध्याय ३२७ 


इसे व्यर्थके विषय-विस्तारकी कोई आवश्यकता नहीं | जब यह बात कोई पूछता'ही 
नही, तब मैं क्‍यों बतल्‍रूंऊँ? सारांश यही है कि इस प्रसंगमें भगवानने अपना 
ज्ञान-सवेस्व ही अर्जुनको अपित कर दिया। परन्तु इसका परिणाम यह हुआ कि 
अंर्जुनके मनकी किसी प्रकार तृप्ति ही नही होती थी । उसकी ज्ञान श्रवणकी लालसी 
बराबर और भी अधिक होने रूगी । जिस प्रकार कज्जली झाड देने पर और तेल 
भर देने पर दीपकका प्रकाश और भी अधिक हो जाता है, उसी प्रकार इस श्रवणसे 
अर्जुनके अन्तःकरण की उत्सुकता भी और अधिक हो गईं। जब भोजन परोसनेवाली 
गृहिणी चतुर, सुघड और उदार होती है और भोजन करनेवाले भी भोजनके रसन्न 
होते हैं, तव परोसनेवालीके हाथ भी और खानेवालोके हाथ भी बराबर चलते रहते 
हैं । बस ठीक वही अवस्था इस समय श्रीकृष्णकी हुई थी। अर्जुनकी श्रवण-सम्बन्धी 
उत्सुकदा देखकर भगवानको भी व्याख्यान देनेकी चौग्रुनी स्फूतति हो आई। जिस 
प्रकार अनुकूल पवन चलने पर बहुतसे मेघ आकर आकाशमे एकत्र हो जाते है, 
अथवा चन्द्रमाके दर्शनसे जिस प्रकार समुद्रमे ज्वार आती है, उसी प्रकार श्रोताओके 
उत्साह दिखलाने पर वक्ताकों भी स्फूर्त होती है । उस समय संजयने कहा--हि 
राजा धृतराष्ट्र, अब श्रीकृष्ण सारे विध्वको आनन्द से परिपूर्ण करनेको हैं। आप 
उसका वृत्तान्त सुने ।”” इस प्रकार महाभारतमे श्री व्यासदेवने अपनी अगाध बुद्धिसे 
जो कथा भीष्म पव॑मे कही हैं, उसीमे का यह श्रीकृष्ण और अर्जुनका संवाद मैं सुन्दर 
और शिष्ट देशी भाषामे स्पष्ट करके बतलाता हूँ। अब मैं जो कुछ कहनेको हूँ, वह 
शुद्ध शान्त रसकी कथा है; परन्तु इसमे कुछ भी सन्देह नही कि वह शंगार 'रसको 
भी अपने सामने तुच्छ सिद्ध करेगी। मेरी भाषा तो देशी ही होगी, परन्तु फिर भी 
मैं उसकी योजना ऐसे कौशलूसे करूँगा कि वह रूलित साहित्यकी संजीवनी ही होगी 
और अपने माधुयेके सामने अमृृतकों भी फीका कर देगी । देशी भाषामे कही हुई ये 
बातें अपनी रसाद्"ें शीतछता के कारण चन्द्रमाकी बराबरीकी ठहरेंगी और इसकी 
रसालताके चक्‍करमे पडकर स्वयं नाव-ब्रह्म भी लीन हो जायगा । इस शब्द रचनासे 
पिशाच तकके अन्त करणमें भी सात्विक चृत्तिका स्रोत उमड़ पड़ेगा और इसके 
श्रवणसे सन्‍्तोके मनकी तो आत्म-समाधि ही रूग जायगी । मैं इस समय ऐसा 
वाग्विलास प्रकट करूँगा जिससे यह सारा विश्व गीतार्थसे ओत-प्रोत भर जायगा; 
और मैं सारे संसारके लिए एक आनन्दमय मन्दिर ही खडा कर दूँगा । इस समय 
मैं ऐसा व्याख्यान करूँगा जिसे सुनकर विवेक भी बोलने लगे, कान और मन सार्थक 
हो जायें, हर किसीको ब्रह्म-विद्याकी प्राप्ति हो सके, सब लोगोको इन्ही आँखोसे 
परमात्म तत्वके दर्शन होने छूग्ेें, सबके लिए सुखका पर्व हो और सारे विश्वको 
ब्ह्म-ज्ञानकी प्राप्तिका सुभीता हो जाय । बात यह है कि परम श्रेष्ठ श्रीनिवृत्तिनाथका 
कृपाप्रसाद मुझे प्राप्त हुआ है । इसीलिए मैं उपमा और इलेष आदिके ढेर छगा दूँगा 
और ग्रन्थके प्रत्येक पदका अर्थ बिलकुल स्पष्ट कर दूँगा। इसके उद्देश्यको सिद्ध 


चोदह॒वाँ अध्याय ३३७ 
रहता है, उसी प्रकार विषयोके प्रति होनेवाला अनुराग भी बराबर बना रहता और 
बढ़ता चलता है, दु.ख मिश्वित विषय भी मीठे रूमने लगते है और यदि स्वयं इन्द्रका भी 
वैभव प्राप्त हो जाय तो वह भी थोडा ही जान पड़ता है । जब यह तृष्णा अच्छी तरह 
प्रबल हो जाती है; तब यदि मेरु पर्वत भी हाथ आ जाय तो विषयोकी प्राप्तिके लिए 
जीव उससे भी कही अधिक भयंकर साहसका कृत्य करनेको उद्यत हो जाता है। इछ 
प्रकारके कार्योके लिए वह अपने प्राणोको बिलकुल तुच्छ समझकर उन्हें निछावर 
कर देनेके लिए तैयार हो जाता है; और यदि उस प्रयत्नमें एक तिनका भी उसके 
हाथ आ जाता है तो वह अपना जन्म सार्थक मानने लगता है। वह सोचता है छि 
मेरे हाथमे इस समय जो कुछ है, वह सब यदि मैं आज ही व्यय कर दूं तो भी हे 
नही है, पर कल क्या करूँगा ? और इस प्रकारकी विलक्षण आशा मनमें रखकर 
वह अपने व्यवहारका विस्तार करता है। वह कहता है कि स्वर्ग जाना तो उचित 
ही है, परन्तु स्वर्ग-लोकमे जाने पर वहाँ खाऊँगा क्या ? और आगेकी इसी चित्ता़े 
कारण वह यज्ञ-कर्मोके फेरमे पड़ता है। अब वह ब्नतोका क्रम आरम्भ करता है और 
सावंजनिक कुएँ और तालाब आदि बनवाता और इष्टपृर्तिके कृत्य करता है। परख्ठु 
भनमें कामिक वासना रखे बिना वह कभी कोई काम नही करता। है अर्जुन, जिस 
प्रकार ग्रीष्म-ऋतुकी वायु विश्राम करना जावती ही नही, उसी प्रकार वह जीव भी 
विश्वाम करना नहीं जानता और दिन-रात व्यवहारकी धुनमे लगा रहता है । वास- 
नाओसे पूर्ण रूपसे लिप्त वह जीव इतनी तीव्रता और वेगसे अपने उद्देश्यकी सिद्धिफें 
रऊूगता है कि उसके सामने मछली की चंचछता भी अथवा कामिनीके कटाक्षक्ती 
चंचलता भी कोई चीज नही है। इस प्रकारकी विलक्षण धाँधड़ी और वेगसे ऐहिक 
और पारलौकिक विषयोका लोभी वह जीव क्रिया-कर्मोकी अग्निमें कूद पड़ता है 
इस्र प्रकार वह देहधारी जीवात्मा वास्तविक शरीरसे भिन्‍न-होने पर भी स्वयं ही 
वासनाओकी बेडियाँ डाल छेता है और नाना प्रकारके व्यवसायोकी श्यूद्धलाएँ अपने 

गलेमे पहन लेता है । इस प्रकार रजोग्रुणका भयंकर बन्धन इस देहमे रहनेवाले और 
इसे धारण करनेवाले जीवात्माको कसकर बाँध लेता है। भव तुम तमोगुणकी 
बन्धक शक्तिका वर्णन सुनो । 
तसस्त्वज्ञाननं॑ विद्धि सोहन॑ सर्वदेहिनाम्‌ । 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत ॥ ८॥। 

“जिस परदेके कारण व्यवहार-ज्ञानकी दृष्टि भी मन्द हो जाती है, जो मोह रूपी 
मंधेरी रातके घर काले मेघोके समान है, जिसमें अज्ञानका ही जीवन सदा छय 
रहता है, जिसके भुलावेमे पडकर यह विश्व मदान्ध होकर नाचता रहता है, जो 
अविचारका मूल भन्‍्त्र है, जो मू्खेता रूपी मदिराका प्यारा है, यहाँ तक कि जो 
जीवोके लिए केवरू मोह-शासत्र हो गया है, हे अर्जुन, वही तम है। वह अपनी युक्तिसे 
देहभिमानियोको चारो ओरसे खूब कस कर जकड लेता है, जब वह अकेला ही 
स्थावर और जंग्रममें एक बार बढ़ने छुगता है, तब वहाँ और किसी ग्रुणका कुछ भी 


र्‌२ 


३२८ हिन्दी ज्ञानेदवरी 


क्रनेके छिए मेरे सम्पन्त गुरुदेवने मुझे वाणीकी प्रगल्भता और अयथे-ज्ञानते परिपूर्ण 
फर दिया हैं। अपने ग्रुर्वेवकी कृपाकी सहायतासे मैं जो कुछ कहता हूँ, वह समी 
मान्य होता है; और इसी लिए मैं आज आप सरीखे अधिकारी श्रोताओके सामने 
भी गीताथेका प्रवचन करनेके लिए उद्यत हुआ हूँ । तिस पर मैं आप सन्तजनोके 
चरणोके समीप आया हूँ, और इसीलिए बब मेरे मार्गमें कोई अड़चन नही रह गई 
है। महाराज, भछा क्‍या सरस्वतीके पेटसे कभी भूलछसे भी गूगा बारूक उत्पन्न हो 
सकता है ? क्‍या यह भी कभी सम्भव है कि प्रत्यक्ष लक्ष्मीमें सामुद्रिकके किसी शुभ 
लक्षणकी कमी हो ? इसलिए आप सरीखे सन्‍्तजनोके पास आने पर अज्ञानकी बात 
भी कभी मुँहसे नही निकलनी चाहिए । इस लिए मैं कहता हूँ कि मैं अपने व्याख्यानसे 
नौ रसोकी बिलकुल झड़ी ही लगा दूँगा। आप लोग मुझे वोछूनेका अवसर मात्र 
प्रदान करे; फिर यह ज्वानदेव गीता ग्रन्थका सारा अर्थ अच्छी तरह स्पष्ट करके 
कह डालेगा | 


है३८ हिन्दी ज्ञानेइवरो 


वश नही चलता । इसके कारण सब इन्द्रियोंमें जड़ता आ जाती है, मूखता आकर 
भतको दबा लेती है और आहलूस्यकी वृद्धि होने लूगती है। तब वह जीव अंपने 
अंगोंको ऐठने लगता है, काम-धन्धेकी ओरसे उसे अरुचि हो जाती है और उसे केवल 
जेंभाइयो पर जँभाइयाँ आने छरूगती है। है अर्जुन, उस अवस्था मे आँखे खुली रहने 
पर भी उस जीवको कुछ भी दिखाई नही देता; और यदि उसे कोई आवाज न भी 
दे, तो भी वह इतना अधिक भ्रमिष्ठ हो जाता है कि व्यर्थ आप ही “हाँ कहकर 
उठ खड़ा होता है। जिस प्रकार पत्थर एक बार जमीन पर गिरनेके उपरान्त कभी 
अपने स्थानसे हिलना डुलना नही जानता, उसी प्रकार जब वह मनुष्य एक वार 
पड़ जाता है, तब फिर वह करवट बदलना भी नही जानता पृथ्वी चाहे धसकर 
पाताल चली जाय और चाहे ऊपर उठकर आकाश तक पहुँच जाय, परन्तु वह 
पत्थरकी तरह अपनी जगह पर पडा रहता है और उठनेका नाम भी नही जानता । 
जब वह एक बार चुपचाप आरामसे पड़ जाता है, तव उसे इस बातका भी ध्यान 
नही रह जाता कि उचित क्‍या है और अनुचित क्या है। उसके मनमें केवल यह 
इच्छा रह जाती है कि मैं जहाँका तहाँ पडा हुआ लोटता रहूँ । वह या तो हाथ 
उठाकर उस पर गाल रख लेता है और या घुटनोमे ही अपना सिर छिपा लेता है। 
उसे निद्राकी इतनी अधिक लारूसा रहती है कि जब एक बार उसे नीद आ जाती' 
है, तब वह यही समझने लगता है कि मानों मुझे स्वर्ग ही मिल गया । उसका केवल 


यह जी चाहता है कि मुझे ब्रह्माके समान आयुष्य प्राप्त हो और मैं वह सारी आयुष्य 
केवल सोनेमे बिता दूँ। यदि वह रास्ता चलते समय बीचमे कही जरा-सा रुक 
जाता है, तो वही बैठकर उँधने लगता है । जब एक बार वह निद्वाके वशमे हो जाता 
है, तब उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है कि यदि उसे कोई प्रत्यक्ष अमृत श्री देंने 
लगे तो उसे इतना होश भी नही होता कि उठकर वह अमृत हाथमें के सके। यदि 
कभी बहुत जबरदस्ती उसे कोई काम भी करना पडता है तो वह क्रोधसे मानो अन्धा 
हो जाता है। उस समय उसकी समझमे भी कुछ भी नही आता कि कब किसक़े साथ 
कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ किस तरहकी बाते करनी चाहिए और 
अमुक कारये ही सकनेके योग्य है या नही। जिस प्रकार कोई पर्तिगा केवल अपने पंखों 
की सहायतासे ही जंगलमे छंगी हुई आग बुझानेका हौसछा अपने मनमे रखता है, उसी 
प्रकार वह भी साहसमेश्रवृत्त होता है और घुष्टवापुवंक असम्भव कार्योमे हाथ डाढू 
बैठता है। केवल अविचार करना ही उसे अच्छा रूगता है। इस प्रकार निद्रा, 
आलरूस्य और अविचारके तीनो बन्धनोसे तमोगुण उस आत्माकों कसकर बाँध लेता 
है जो मूलतः निरंजन और शुद्ध होती है। जब किसी छकडीमें आग लग जाती है, 
तब वह आग उस लरकडोके आकार और रूपमे ही भासमान होती है और-ः घड़ेके 
अन्दर समाया हुआ आकाश घटके आकारका ही भासमान होता है और उसे लोग 
घटाकाश ही कहते हैं। भरे हुए सरोवरमे चन्द्रमाका बिम्ब पड़ा हुआ दिखाई देता 
हैं। ठीक इसी प्रकार इन गुणोसे युक्त होने पर आत्म-तत्व भी बद्ध सा जान पड़ता है । 
सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। 
ज्ञानमावृत्य तु॒ तमः प्रमादे. संजयत्युत ॥ ९॥॥ 


चोदहवाँ अध्याय 


हे आचाये देव, मैं आपका जय-जयकार करता हूँ । सब देवोमे आप ही श्रेष्ठ हैं । 
चुद्धि रूपी प्रभात-समयके आप ही सूर्य हैं। सुख का उदय आपसे ही होता है। सबके 
£ विश्वाम स्थान आप ही है। आत्म-भावनाका साक्षात्कार आप ही कराते है । इस 
नाना स्वेरूपवाली पंचभूतात्मक सृष्टिकी छहरें जिस समुद्रपर उठती है, वह समुद्र 
आप ही हैं । आपके ऐसे स्वरूपका मैं जय-जयकार करता हूँ । है दु खितोके वान्धव, 
अखंड कृपाके समुद्र और शुद्ध आत्म-विद्याके प्रिय स्वामी तथा गुरुदेव, आप सुनें । 
आप जिनकी दृष्टिमे दिखाई नही देते, उन्‍्हींको यह मायिक विश्व दिखलाते है और 
उन्ही पर यह नाम-रूपात्मक वस्तु-जात प्रकट करते है। दूसरेकी दृष्टिमे भ्रम उत्पन्न 
करनेको ही नजरवन्दी कहते है | परन्तु आपका यह अद्भुत कौशलरू ऐसा है कि आप 
स्वयं अपना ही स्वरूप छिपाते हैं। हे गुरुराज, आप ही इस विश्वके स्व॑स्व हैं । 
यह सब आपका ही नाठक है जो आप किसीकों तो मायाका भास कराते है और 
किसीको आत्मबोध कराते है। आपके ऐसे स्वरूपको मैं नमस्कार करता हूँ। मेरी 
बुद्धिमे तो केवल यही आता है कि इस संसारमे जिसे अप” (जल) कहते हैं, उसे 
आपके ही शब्दोसे मधुरता प्राप्त हुई है। प्ृथ्वीको क्षमावाला गुण भी आपसे ही 
प्राप्त हुआ है | सूर्य, चन्द्रमा आदि जो तेजस्वी सिपाही संसारमे उदित होते है, 
उनके तेजको आपकी प्रभासे तेज प्राप्त होता है। वायुकी चंचछता भी आपकी ही 
दिव्य सामथ्यं है और आकाश भी आपका ही भाश्रय पाकर यह आँख-मिचौलीका 
खेल खेलता है । साराश यह कि आपकी ही सामथ्यंसे यह सारी माया उत्पन्न होती 
है और ज्ञानको दृष्टि प्राप्त होती है। परन्तु अब इस वर्णनका यही अन्त करना 
चाहिए, क्योकि वेद भी इस प्रकारका वर्णन करते करते थक जाते है। जब तक 
आपके आत्म-स्वरूपके दर्शन नही होते, तब तक तो वेदोकी वर्णन-शक्ति ठीक तरहसे 
फाम देती है, परन्तु जब आपके आत्म-स्वरूपके पासकी कोई मजिल या पडाव आ 
जाता है, तब फिर वेद भी और मैं भी दोनो मूक होकर एक ही पंक्तिमे बैठ जाते 
हैं--दोनोंकी अवस्था समान हो जाती है। जिस समय चारो ओर सागर ही सागर 
'फैछ जाता हो और एक बुलबुला भी अरूग न दिखाई देता हो, उस समय बड़ी-बड़ी 
नदियोका पता छगाने की तो बात ही नही छेडनी चाहिए । जब सूर्य उदय होता है, 
तब चन्द्रमा जुगनुकी तरह फीका पड जाता है। इसी प्रकार आपके आत्म-स्वरूपमें 
बेद और मैं दोनो ही एक-से हो जाते हैं। फिर जहाँ द्वेतका नाम-निशान भी मिट 
जाता हो और परा वाणी के साथ बैखरी वाणीका भी लछोप हो जाता हो, वह भला 
मैं किस मुँहसे आपका वर्णन कर सकता हूँ ! इसी लिए अब मैं आपकी स्तुति करनेके 
फेरमे नही पडता और नि.शब्द होकर आपके चरणो पर सिर झुकाना ही अच्छा 
समझता हूँ । इसलिए हे गुरुदेव, आपका चाहे जो स्वरूप हो, मैं उसी स्वरूपकी 


पचौदहवों अध्याय हे३९ 


रजस्तमगश्ाभिभूयसत्त्व॑ भवति भारत) 
रजः सरत्त्व तमव्चेव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १० ॥ 
जब कफ और वातको निव॑ल करके शरीरमे पित्त प्रबल होता है, तबत्र घरीरमें 

तांप हो आता है। जब पावस और ग्रीष्मका बल तोड़कर शीतलूता आती है, तव 
वातावरणमे शीतका संचार होता है। जत्र स्वप्न और जाग्रति दोनो ही' अवस्थाओंका 
लोप हो जाता है और केवल सुषुप्तिकी ही दशा वाकी रह जाती हैं, तब चित्तनवृत्ति 
कुछ देरके लिए सुषुमि-मय ही हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जब सत्व-गुण प्रवक 
होता है, तब वह रज और तम दोनोको दवा देता है और जीवके मुखसे इस प्रकार- 
का उदगार निकलवाता हैं क्रि--“मैं कितना अधिक सुखी हूँ ।” ठीक इसी प्रकार 
जब सत्व और रजको दबाकर तमोगुण बढ़ जाता है, तब वह जीवको सहजमे ही 
प्रमादके वशमें कर देता है। इसी प्रकार जब सत्व और तमको दवांकर रजोगुण 
भ्रवलरू होता हैं, तव देहका स्वामी जीवात्मा यह मानने लगता है कि कमंत्ते बढ़कर 
अच्छी और कोई बात नही है |” इन तीनो गुणोकी वृद्धिका विषय तीन इलोकोमें 
बतलाया गया है। तो भी आप लोग अब सावधान होकर यह सुने कि सत्व आदि 
तीनो ग्रुणीकी वृद्धि किस प्रकार होती है । 

सर्वद्वारेषु देहे$स्मिन्प्रकाश उपजायते । 

ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विव॒द्धं सत्त्वमित्युत॥ ११॥ 

लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कमंणासद्ामः स्पृहा । 

रजस्थेतानि जायन्ते विवृद्धें भरतषंस ॥ १२॥। 

अप्रकाशोउप्रवृतित्व॒प्रमादों सोह एव च। 

तमस्थेतानि जायन्‍्ते विवृद्धे कुरुननदन॥ १३ ॥ 

यदा सतच्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलंध याति देहभूत्‌ । 

तदोत्तमविदां लोकानसलान्प्रतियद्यते॥ (४॥ 

रजसि प्रलूयं॑ गत्वा कर्मसद्धिषु जायते । 

तथा प्रदीनस्तमसि भुढ़योनिषु जायते ॥ १५७ 

“बस समय रज और तमको दबाकर सत्य इस शरीर पर अपनी एकतलन्त्री 

सत्ता स्थापित कर लेता है, उस समय मनुष्योमें नीचे लिखे लक्षण दिखाई देने छुगते 
है। वसनन्‍्तऋतुमें कमलको सुगन्ध स्वयं कमल्‍ूमें ही न समाकर जिस प्रकार चारों 
ओर फैलने रूगती है, उसी प्रकार उस मनुष्यका ज्ञान अन्दर न समा सकनेके कारण 
बाहर निकलने लगता है। सभी इन्द्रियोमें विवेक बुद्धि वत्री रहती है; और हम यह 
भी कह सकते है कि उसके कारण हाथो और पैरोको एक अद्भुत दृष्टि प्राप्त हो 
जाती है । यदि राजहंसके सामने यह प्रश्न उपस्थित हो कि दूध कौन सा है और 
पानी कोन सा है, तो जिश्व प्रकार उसकी चोच ही इस प्रइनका निर्णय कर सकती 
है, उसी प्रकार योग्य और अयोग्य, पाप और पुण्य आदिको परखकर उनका निर्णय 
करनेका काम उसकी इन्द्रियाँ आपसे आंप करने लगती हैं और नियम अर्थात्‌ इन्द्रिय- 


मिग्नह तो मानों उसका सेवक ही हो जाता है। जो बात सुननेके योग्य नही होती, 
उसे उसके कान आपसे आप टाल्‍ जाते हैं, जो चीज नहीं देखने के योग्य होती, उसका 


बच्दवा करता हू! हे स्वामी, आप मुझ पर ऐसी कंपा करें जिसमें में इस ग्रन्थ- 
सफल पु 


रचनाके ( अब जा कृपा रूपी पूंजी खोल दें और 
उसे मेरी बुद्धि झूपी शौलीमे भर दे और 5 की प्राप्ति करा दें । फिर इस 
आप्तिके आधार प्र हारमें आगे पैर 2 स॒न्‍्त जनोके कांनोंमें 
विवेक-वंचत रूपी कर्ण-भूषण नाऊँगा । जप गीता के गढ़ अर्थकी झांडार खोल 
दें, यही भेरी इच्छा हैं । आप अपना ऊुँपा रूपी दिव्य अजन लगावे । मीपे 
अपनी निमल करूंगी उदय करें, जिसमें मेरी वुं्धिके नेत्र अच्छी 

तरह खुल जायेँ और साहित्य दी सम्पत्ति सुझे स्पष्ट रूपसे दिखाई देते लगे । हैं 


समस्त स्नेह ; ऐसा 

जिसके प्रभावसे भेरी बुद्धि रूपी बेलमे काव्य रूपी फड लगने लगें । हें. महाराज 
आप अपनी उदार क्रृपा-दृथ्िसे ऐसा वर्षा करे जिससे मेरी रूपी गंगा नदीमें 
तत्व-सिद्धातकी लहरोकी भरपूर बाढ़ आ जाय । हे विश्वके विश्वामस्थल श्री गुस्देव 
आपके अनुग्रहरें दी चन्द्रमासे मुझे स्फूरतिकी पूणिमा भरत 

दर्शन होते ही मेरे ज्ञान रूपी सागरमें ऐसी ज्वार भावे जो मेरे नी रसोके खोतकों 
पूरी तरहसे भरकर ऊपर उछल पड़े और बाहर लनिकलूकर बहने लगे । 


यह सुनकर शी गुरुदेवने कहा--“आर्थना करनेके बहानेसे तुमने फिर मेरी 


ति करना कर. दिया हैं । अब इस व्यर्थ रहने दो । 
ज्ञानकी सुगस्धिसि भरा हैं, अपना अन्य और आगे चलाओ और व्यर्थ हमारी 
उत्सुकता खे करो ४ श्री गुरुदेवके ये वचन सुनकर मैंने हा--ऐंसा क्यो 
महाराज, मैं तो इसी बातकी प्रतीक्षा कर रहा था कि श्री द््व्द 
लिकलें कि तुम अपना प्रन्‍्थ आगे चलाओ ए! एक तो अंकुर स्वभावर्थ ञ्षम 

न्ति क्तस १२ यदि उनके ऊपर अमृत रआ जाय तो फिर: पूछता ही 
क्या है! ठीक वहीं बीते यहाँ भी है। तो की मैं आपके ऊुंपा-असा विस्ता रपूवेक 
ठथा स्पष्ट झूपसे मूर्ल ग्रस्थके शब्दोका करता हूँ। परल्तु भेरी यही इच्टा 
है कि गुरु की भिक्षासे मेरी वाणी में इस प्रकारकी मंधुरता र्घ्रा 


बिम्बित 
जिसके कारण जीवके मनमें. रहतेवाली सन्देहकी नौका डूंव जाग और. तव ख्रवणके 
सम्बन्धमे लोगोंकी उत्छुकता बढ़े । अस्तु पिछले तेरहवें अध्यायमे श्रीकृष्णने अर्जुनसे 
यह बहा है कि के और क्षेत्र्षके संयोगसे जगतका निर्माण होती है; और शुणो्की 
संग होनेके कारण आत्मा संसारी वनती है । और प्रकृतिके गुलमें फ़ँपने पे वहीं 
आत्मा सुख और दुःख क्षोगती हैं भौर अपने कैचट्य बह आंत्मी मु से 
बिलकुल परेकी हैं । ऐसी अवस्थार्में इस असंगकी संगकी प्राप्ति किस भेकी होती 
क्षेत्र और लेनर्न बर्यात्‌ पुरुष और प्रकृतिका मेल यीं संयोग किस भेकीर होता हैं ४ 
उस शेशकों सुख भीर 47४ आदि भोग किस प्रकार कोगने पडते हैं. / गा कितने 
हैं। उनका स्वरूप बया हैं और वें किये प्रकार वच्धक होते हैं और गुणातीत 
लक्षण बोनमें दें. ? वे इस चौदहतें अध्यायमे इन्ही सन प्रइनोंका स्पष्टीकरण किया 
शया है अब भाप लोग पह सुनने कि इस विपयमे वैकुण्ठ-पतिं श्रीकृष्णदिव नयी कहे है. 


३४० हिन्दी ज्ञानेदवरी 


बहिष्कार उसकी दृष्टि स्वयं ही कर देती है और जो बात नही कहनेके योग्य होती, 
उसकी ओर उसकी जीभ कभी प्रवृत्त ही नही होती । जिस प्रकार दीपककी ज्योतिके 
सामने से अन्धकार भाग जाता है, उसी प्रकार निषिद्ध कर्म भी उसकी इन्द्रियोके 
सामने ठहरते ही नहीं और तुरन्त भाग जाते है जिस प्रकार वर्षा-ऋतुमें कोई बड़ी 
नदी खूब बढ जाती है, उसी प्रकार उसकी बुद्धि भी सब शास्रोमें पूर्ण रूप से संचार 
करती है । जिस प्रकार पूर्णिमाके दिन चन्द्रमाकी प्रभा खूब जोरोसे आकाशमें फैलती 
है, वैसे ही उसकी वृत्ति भी ज्ञानके प्रान्तमें खुब स्वतन्त्रतापुवंक चारो ओर विहार 
करती है। वासना वुत्ति एक स्थानमें स्थिर हो जाती है, प्रवृत्तियाँ आगेकी ओर 
बढ़नेसे रुक जाती है और मन विपय-भोगोकी ओरसे विरक्त हो जाता है। तात्पर्य 
यह कि जब सत्व गुणकी वृद्धि होती है, तब मनृप्यमें ही यही सब लक्षण स्पष्ट रूपसे 
दिखाई देने लगते है । और यदि इसी अवस्थामे उसकी यृत्यु हो जाय तो मानो वैसा 
ही आनन्दका योग उपस्थ्ति होता है, जैसा सुकाल पड़ने पर और घरमें उत्तम 
पक्‍्कानन बनने पर और स्वर्गंसे किसी प्रिय अतिथिके आ जाने पर होता है। घरमें 
जैसी सम्पत्ति होती है, यदि अन्तरंगकी वृत्ति भी वैसी उदार और अधीर हो तो 
भरा परलोक-साधनके साथ ही साथ इह-छोक साधन भी क्यों न हो ? हे भर्जुन, 
भला ऐसे पुरुषकी उपमा कहाँ मिल सकती है ? इसी प्रकार जो सत्व ग्रुणसे सम्पन्न 
हो, उसकी इसके सिवा और कौन सी गति हो सकती है ? कारण यह है कि जीवात्मा 
जब चरम सीमा तक पहुँचा हुआ शुद्ध सत्व साथ लेकर यह भोग-साधक देह-रूपी 
घोंसलछा छोडकर बाहर निकलता है और इस प्रकारकी सत्व-सम्पन्न स्थितिमे अक- 


स्मात्‌ इस दशरीरसे छूटता है, वह केवल सत्वकी ही मूत्ति होता है और आगे चलकर 
वह ज्ञानी जनोमें जन्म लेता है। हे अर्जुन, युदि राजा अपना सारा वैभव अपने साथ 


लेकर किसी पर्वत पर चलछा जाय तो तुम्ही बतराओ कि क्या वहाँ उसके महत्वमें 
किसी तरहकी कमी हो सकती है ? अथवा हे अर्जुन, यदि एक गाँवका दीपक उठाकर 


किसी दूसरे गाँवमे पहुँचा दिया जाय तो भी क्‍या वह दीपक ही नही बना रहता ? 
ठीक इसी प्रकार उस छुद्ध सत्वके कारण ज्ञानकी विलक्षण वृद्धि होती है और 
बुद्धि विवेकल्पी सागरमे तैरने रूगती है। फिर मह॒द आदि समस्त तत्वोका यथा- 
सांग विचार करके अन्तमे जो जीव आत्म-स्वरूपमें मिलकर सम-रस हो जाता है 
और उस छुद्ध बह्माको प्राप्त कर लेता है, जो छत्तीसो तत्वोसे भी परेका सैतीसवाँ 
तत्व है (देखो ऊपर तेरहवे अध्यायका आरम्भ) अथवा जो साँख्यमें बतलाये हुए 
चौबीसों तत्वोसे परेका पचीसवाँ तत्व है, जो ग्रुणच्रय, वेह-बय और अवस्था त्रय 
आदि सबसे आगे या परेका और चौथा है और जो शुद्ध सत्व है वह उस सर्वोत्तम 
सत्वके बल पर पर ऐसा दारीर प्राप्त करता है, जिसकी इस संसारमे कोई उपमा ही 
नही है । इसी प्रकार तम और सत्व इन दोनो ग्रुणोको दबाकर जब रजोगुण बलवानु 
होता है, तब वह अपने कार्य-क्रमसे इस देह-रूपी ग्राममे धमाचौकड़ी मचा देता 
हैं । उस समय मनुष्यमे जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, वह भी सुन छो । जिस प्रकार 
आँधी आरम्भ होने पर बहुत-सी चीजोको एकत्र करके आसमानमे उडा छे जातीं 
है, उसी प्रकार जब रजोग्रुण का आवेश या प्रदलता होती हैं, तब वह॒इन्द्रियोको 


चौदह॒वाँ अध्याय रेड१ 


विषयोका भोग करनेके लिए बिलकुल मुक्त कर देता हैं। पराई ज्ली पर कामुकतापूर्णे 
हष्टिसे देखनेकी वह नीति-विरुद्ध नही समझता और बकरीके मुँहकी तरह वह अपनी 
इन्द्रियोको अनिबन्ध रूपसे चारो ओर चरने देता है। उसकी विषय-छालूसा इतनी 
अधिक बढ जाती है कि उससे केवल वही चीज बच सकती है, जो किसी तरह उसके 
हाथमे नही आ सकती | हे अर्जुन, उसके सामने जो उलटा-सीधा काम आता है, 
उसकी प्रवृत्ति उस कार्यकी ओर हुए बिना नही रहती । कभी कभ्ती उत्तके सिरपर 
ऐसी वेढव धुन भी सवार हो जाती है कि कोई बहुत वडा भव्रन या मन्दिर बनवाना 
चाहिए अथवा अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। वह यह भी सोचता है कि कोई नगर 
वसाना चाहिए, वापी या जलाशय जादि बनवाने चाहिएँ अथवा अनेक प्रक्रारके बड़े 
बडे वाग रूगवाने चाहिएँ । वह इस प्रकारके बहुत बड़े बड़े कार्य आरम्भ करता है । 
उसकी पारलौकिक तथा ऐहिक सुखोकी छालूसा कभी पूरी नहीं होती। उसके अन्त - 
करणमे सुखकी ऐसी अपरम्पार और प्रचंड अभिलाषा सदा भरी रहती है जिसके 
सामने महासागरका असीम विस्तार और गहराई कोई चीज नही होती और जिसके 
आगे अग्निकी दाहक झक्तिका भी कोई मूल्य या महत्व नहीं रह जाता। उसके 
मनके आगे आगे भोग-छालसा आशाके वशीभूत होकर बराबर दौड़ छूगाती रहती है 
और वह भोग-छालूसा भटकती हुई वडे शौकपे सारे संसारको अपने पैरो तले रौद 
डालती है। जब इस प्रकार मनुष्यमे रजोगुणका विस्तार होता है, तव ऊपर बनछाये 
हुए सब चिह्न मनुष्यमे सहजमे ही उत्पन्‍्न हो जाते है, और इस प्रकारकी गडबडी 
मचने पर जब देह-पात होता है, तव वह इन सब गडबडियोको अपने साथ लेकर ही 
दूसरे शरी रमे प्रवेश करता है, परन्तु उसे मनुष्य-योनि ही प्राप्त होती है। यदि कोई 
भिखारी सब प्रकारके सुखो और वैभवोसे युक्त होकर किसी राज-भवनमे जा बैठे 
तो भी क्या वह कभी राजा हो सकता है ? वैलको खानेके छिए सदा कडबी ही 
' मिलेगी, फिर चाहे वह वैल किसी बहुत बडे सम्पन्त और धनवान व्यक्तिकी बरातमे 
ही क्यो न भाया हो । इसी लिए वह केवल ऐसे ही लोगोकी पक्तिमे बैठाया जाता 
है, जिनके सासारिक व्यवहार रात-दिन चलते रहते है और जिन्हे कभी क्षण भरका 
भी विश्वाम नही मिलता । तात्पर्य यह कि जो मनुष्य रजोग्रुणकी वृत्तियोमें मग्न 
रहनेकी अवस्थासे मृत्युक्रो प्राप्त होता है, वह फिर भी कर्मठोमे ही जन्म धारण 
करता है। इसी प्रकार रज ओर सत्व दोनोको स्वाहा करके तमोग्रुण बलवान होता 
है। उस अवस्थामे शरीरके अन्दर और बाहर जो छक्षण दिखाई देते है वह भी सुन 
लो । इस तमोगुणके कारण मन अमावस्याकी रात्रिके उस आकाशके समान हो जाता 
है जिसमे न तो सूर्य ही होता है और न चन्द्रमा ही। उसी अमावस्याकी रात्रिके 
आकाशकी भाँति उसका अन्त करण शून्य, निश्च तन और उदासीन रहता है। उस 
अवस्थामे उसके मनमे विचारके लिए कोई स्थान ही नही रह जाता । उसकी बुद्धिकी 
मृदुता इतनी अधिक नष्ट हो जाती है कि कठोरतामें पत्थर भी उप्तकी वरात्ररी नहीं 
कर सकता । उसकी स्मरण शाक्ति तो वरिलकुल ही भ्रष्ट हो जाती है। अविचारका 
उद्दाम और प्रत्॒कू वेग उसके सारेशरीरमे अन्दर और वाहर सब जगह भरा रहता 


चौदहवाँ अध्याय २५१ 


कि भक्त इधर या इस पारका है और उन दोनोकी जो मौलिक शाइवत एकता है, 
केवल वही बाकी रह जाती है। है अर्जुन, जब इस प्रकार ब्रह्दक्कषका आलिगन हो 
जाता है, तब फिर गुणोको जीतनेकी कोई बात ही बाकी नहीं रह जाती । भाई 
मर्मज्ञ अर्जुन, इसी स्थितिको ब्रह्मत्व कहते है और यही ब्रह्मत्व मेरे भक्तोको प्राप्त 
होता है। मैं फिर तुमसे यह बात कहता हूँ कि इस संसारमे मेरा जो इस प्रकारका 
भक्त होगा, उसको सेवा यह ब्राह्मी अवस्था पतित्नता त्लीके समान करेगी । जिस 
प्रकार नदीमें जोरोसे बहनेवाले पानीके लिए सागरके अतिरिक्त और कोई उपयुक्त 
स्थान नहीं होता, उसी प्रकार जो ज्ञानपूर्ण दृष्टिसे मेरी सेवा करता है, वह बिना 
ब्रह्मत्ववाली दशाको सुशोभित किये नही रह सकता । इसी ब्रह्मत्वको सायुज्य कहते 
है और इसीको चौथा पुरुषार्थ अर्थात्‌ मोक्ष कहते है । यह ठीक है कि मेरी सेवा 
ही ब्रह्मत्वकी प्राप्रिका साधन है, परन्तु इतनेसे ही तुम यह न समझो कि मैं साधन 
मात्र हूँ । सम्भव है कि तुम्हारे मन में इस प्रकारकी भावना उत्पन्न हो, इसी लिए 
मैं तुमको बतला देता हूँ कि ब्राह्म कभी “मैं” से भिन्न नही है । 

ब्रह्मणो. हि. शभ्रतिष्ठाहमम्ृतस्याव्ययस्थ च। 

शाइवतस्थ चर धर्मस्य सुखस्थेकान्तिकस्थ च॥ २७॥ 

“हे अर्जुन, ब्रह्म का अर्थ “मैं? है और इस प्रकारके सब छब्दोसे मेरा ही 
अभिप्राय होता है। भाई मर्मज्ञ अर्जुन, जिस प्रकार चन्द्रमा और उसका मंडछ दोनो 
अलग-अलग पदार्थ नही होते, उसी प्रकार “मैं” और “ब्रह्म” मे अणुमात्रका भी 
भेद नही है । जो वस्तु शाइवत, अचल, स्पष्ट, धर्म स्वरूप, आनन्दमय, अपार और 
एकमेवाहितीय है, समस्त कामनाओको छोडकर विवेक जो पद प्राप्त करता है और 
ज्ञानकी जो परम सीमा है, वह सब “मै” ही हूँ ।” भक्तोका पक्ष लेनेवाले और 
उनकी सहायक करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकारकी बाते अर्जुनसे कह रहे थे । 
यह सुनकर राजा धुतराष्ट्रने कहा--'हे संजय, ये सब बातें तो तुमसे किसीने पूछी 
भी नही थी | फिर तुम ये सब निरथंक बाते क्यो कह रहे हो ? इस समय मेरे 
मनमे जो चिन्ता हो रही है, पहले वह चिन्ता तुम दर करो । तुम पहले मेरे दुर्योधन- 
की विजथी-वार्त्ता मुझे सुनाओ |” इस पर संजयने अपने मनमे कहा--“विजयकी 
बातोको इस "समय रहने दो ।” धृत्तराष्ट्रकी ये बाते सुनकर संजयको मनमे बहुत 
अधिक आशख्ये हुआ । उसने मत ही मन कहा--“हाय हाय ! इसके मनमे भगवानके 
प्रति कितना द्वेंष बैठा हुआ है। फिर भी वे कृपालु देव इस पर कृपा करे और यह 
विवेक रूपी औषधका पान करे जिसमे इसका मोह रूपी महारोग नष्ट हो जाय ।” 
जब संजपके मनमे यह विचार आया, तब श्रीकृष्ण और अर्जुनके संवादकी बातें 
स्मरण करते करते उसके अन्त:करणमे आनन्दका विलक्षण उद्रेक हो आया । इसलिए 
अब भी वह बराबर बढ़ते हुए उत्साहसे श्रीकृष्णणा भाषण ही कथन करेगा। उस 
भाषणके शब्दोका भावाथ मैं आप छोगोके मनमे वैठानेका प्रयत्न करूँगा | हे श्रोत्ता- 


गण, श्री निवृत्तिनाथका दास यह ज्ञानदेव आप छोगोसे प्रार्थना करता है कि आप 
लोग इस ओर ध्यान दें। 


8४२ हिन्दी ज्ञानेदवरी 


है। वह जीव निरन्तर केवल मूखंताका ही लेन-देन करता रहता है। सदाचारका 
उल्लंधन सदा मूत्तिमानु होकर उसकी इन्दियोके सामने खड़ा रहता है और इसी 
लिए चाहे उसे मरणके तुल्य यातना भी क्यों न प्राप्त हो, परन्तु फिर भी वह अपनी 
अनाचारपूर्ण और घातकी क्रियाएँ बराबर करता रहता है । इसमें एक और भजेकी 
बात यह है कि जैसे उल्लृको केवल अँधेरेमें ही दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार उस 
तामस जीवको सदा दुष्ट कर्म करनेमें ही सबसे अधिक आनन्द मिलता है। इसी 
प्रकार यदि कभी उससे कह दिया जाय कि अमुक कार्य निषिद्ध है, तो फिर वही 
कार्य करने की उत्कट कामना उसके मंनमे उत्पन्न होती है और उस कामनाके साथ 
ही साथ उसकी इन्द्रियाँ भी वह काम करनेकी ओर दौड़ पड़ती है। ऐसा जीव विना 
सद्य पिये हुए भी मद्यपोकी तरह झोके खाता रहता है, शरीरमें वायुका वेग न रहने 
प्र भी बड़बडाता रहता है और हृदयमें प्रेम न होने पर भी पागलोकी तरह मोहमे 
फेंसा रहता है । यह ठीक है कि उसका चित्त ठिकाने नही रहता, पर साथ ही वह 
उन्मनी अवस्थामे भी नही रहता । इस प्रकार वह सदा मादक मोहसे आक्रान्त रहता 
है। तात्पर्य यह कि जिस समय तमोगुण अपने परिवारके सहित बलवान रहता है, 
उस समय वह ये सब चिह्न प्रबल रूपसे उत्पन्न करता है। और यदि उसी अवस्थामें 
उस जीवके लिए मृत्युका आमन्त्रण जावे तो वह अपने सिर पर इस तमोग्रुणका भार 
लिए हुए ही इस शरीरसे निकलता है। राई अपना राई-पन (अर्थात्‌ अपना विशिष्ट 
गुण) और स्वरूप अपने बीजमें 'रखकर स्वयं सूख और मर जाती है। पर फिर जब 
वह बीज अंकुरित होता है तब क्या उसमेसे राईके सिवा कभी और कुछ भी उत्पन्न 
हो सकता है ? जिस अग्निसे दीपककी ज्योति जलूती है, वह मूल अग्नि यदि वुझ भी 
जाय तो क्या हो सकता है ? जब तक उसकी जल्‍ूाई हुईं दीपककी ज्योति जलूती 
रहती है, तब तक उस मूल अग्निका सारा स्वरूप उस ज्योतिमें वत्तमान रहता है। 
इसी प्रकार जब जीव अपने संकल्पोको तमकी गठरीमे बाँधकर और अपने सिर पर 
वह गठरी छादकर इस शरीरसे बाहर निकलता है, तब वह फिर तामस शरीर ही 
प्राप्त करता है। परन्तु अब इस विषयका व्यर्थ और अधिक विस्तार करनेसे वया 
लाभ ? तमोग्रुण बढ़े रहनेकी अवस्थामे जो मनुप्य मरता है, वह पशु-पक्षी अथवा 
कीड़े-मकोड़ेकी योनिमे जाता हैं । 
कर्मणः सुकृतस्यथाहुः सात्तविक निसले फलम्‌ । 
रजसस्तु फर्ल दुःखमज्ञानं, तमसः फलम्‌ ॥ १६॥ 

“इसी लिए श्रुति कहती है कि जो सत्व-गुणसे उत्पन्न होता है, वह कृत अर्थावु 
पुण्य कृत्य है। और इसी लिए उस निर्मछ सत्वसे सुख और ज्ञानका जो अपूर्व फल 
सहजमे प्राप्त होता है, उसे सात्विक फल कहते है। रजोग्रुणकी क्रिया अर्थात्‌ फलको 
इन्द्रायणके फ्छके समाव समझना चाहिये, क्योकि वह फल इन्द्रायणके फलके समान 
ही बाहरसे तो सुन्दर सुखोसे युक्त दिखलाई देता है, परन्तु अन्तमे वह इन्द्रायणके 
फलके समान ही कदठु-दुःखोसे युक्त सिद्ध होता है। अथवा नीमका फरू जिस प्रकार 


ऊपरसे देखनेमें तो बहुत अच्छा रहता है, परन्तु अन्दरसे विषाक्त और कड़आ होता 
है, उसी प्रकार राजस क्रियाओके फल भी ऊपरसे देखमभेमे अच्छे, पर अन्दरसे बहुत 


पन्द्रहवाँ अध्याय 

अब मैं अपने हृदयकों चौकी बनाकर उस पर श्री गुरुदेवके चरणोकी स्थापना 
करता हूँ । समस्त इन्द्रियोके यही किचित खिले हुए फूल ऐक्य भावसे अपनी अंजलीमे 
भरकर यह पुष्पांजलि मैं अध्यंके रूपमे श्री गुरुदेवको अपित करता हूँ । जो एकनिप्ठः 
वासना अनन्य भक्ति-रससे शुद्ध हो चुकी है, उसीको चन्दनके रूपमें मानकर मैं श्री 
गुरुदेवको उसका अखंड तिलक लगाता हूँ । निर्मल प्रेम रूपी खरे सोनेके नृपुर मैं श्री 
गुरुदेवके सुकुमार चरणोमे पहनाता हूँ । जो हृढ और प्रवल प्रेम अव्यभिचार भावसे 
शुद्ध हो चुका है, उसीके छल्ले बनाकर मै उत्त चरणोकी उँगलियोमें पहनाता हूँ । 
आनन्दकी सुगन्धसे सुगन्धित अष्ट सात्विक भावोका खिला हुआ भ्रष्टदल कमल मैं 
उन पर चढाता हूँ । अब मै उनके आगे अहंकार रूपी धूप जलाकर उन गुरु-चरणोके 
आगे सो5हं रूपी दीपकसे आरती करता हूँ और सम-रस भावसे निरन्तर उन्हे आलि- 
गन करता हूँ । मैं अपने शरीर और प्राण दोनोके खड़ाऊं बनाकर अपने गुरुदेवके 
चरणोके नीचे रखता हूँ और भोग तथा मोक्षका राई-नोन उन परसे उतारता हूँ । 
अपने ग्रुर्देवके चरणोकी सेवा करनेसे मुझमे इतनी पात्रता आ जाय कि समस्त 
पुरुषार्थंक अधिकार मुझे उसीमे प्राप्त हो जायेँ। इससे ब्रह्मत्वके विश्राम धाम तक 
मेरे ज्ञाकका तेज इस प्रकार सहजमे और सीधा जा पहुँचे कि उसके कारण मेरी 
वाणीमे सुधाके समुद्रकी मधुरता भा जाय । उस समय मेरे विवेचनके प्रत्येक अक्षरकों 
ऐसी मधुरता प्राप्त हो कि उस वकक्‍तृत्व परसे करोड़ो पूर्ण चन्द्र निछावर किये जा 
सके। जिस प्रकार पुववमे सुयंका उदय होने पर वह समस्त जगतकी प्रकाशका 
साम्राज्य अपित करता है, उसी प्रकार यह वाणी भी श्रोताओके समाजको दीपावली- 
सा प्रकाश दिखला सके। जिस सौभाग्यसे ऐसे शब्द मुँहसे निकलते है कि उनके 
सामने स्वयं वेद भी बहुत ही निम्न कोटिके दिखाई देते है, और कैवल्य तत्व उनकी 
बराबरी नही कर सकता, जिस सौभाग्यसे वाणीकी बेल इस प्रकार लहलहाने लगती 
है कि श्रवण-सुखके मंडपके नीचे सारे विश्वको अखंड वसन्‍्तकी शोभाका अनुभव 
होता है, जिस सौभाग्यके कारण ऐसा चमत्कार दिखाई देता है कि जिस परमात्माका 
पता न छंगनेके कारण मनके साथ वाचाको भी निराश होकर लौट आना पड़ता है, 
वही परमात्मा शब्दोके लिए भी गोचर हो जाता है, जिस सौभाग्यसे उस इन्द्रियातीत 
ऋहा-तत्वका शब्दोमे वर्णन किया जा सकता है जो साधारणतः ज्ञानके लिए अगम्य 


और ध्यानके लिए भसाध्य होता है, वही परम सौभाग्य श्री गुरुदेवके चरण-कमलोकी 
घूलका एक कण प्राप्त होते ही वाणीमें आं सकती है | अब इससे भधिक मै और 


क्या कहूँ ? मैं ज्ञानदेव स्पष्ट रूपसे वहता हूँ कि इस गुरु प्रेमके समान प्रेम माताके 
सिवा और कही या किसीमें प्राप्त ही नही हो सकता | क्योकि मै बहुत ही छोटे-से 
वालकके समान हूँ और श्री गुरुदेव ऐसी माताके समान है जिसका एक ही 


चौदह॒वाँ अध्याय ३४३ 


ही बुरे होते हैं। जिस प्रकार विषाक्त वृक्षके फल भी विषाक्त ही होते है, उसी प्रकार 
तामस कर्मोका फल भी अज्ञान ही होता है । 


सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजणसो लोभ एवं च। 
प्रमादमोहो. तससो . भवतोघ्ज्ञाममेव च॥ १७॥ 

“इसी लिए, हे भाई अर्जुन, जिस प्रक/र दिन-मानका कारण सूर्य होता है, उसी 
प्रकार ज्ञानका कारण सत्व गुण है। इसी प्रकार जैमे आत्म-स्वरूपकी विस्मृतिसे 
हैतकी उत्पत्ति होती है, वैसे ही रजोगुणसे लोभकी उत्पत्ति होती है। और है सुविज्ञ 
अर्जुन, मोह, अज्ञान और प्रमाद आदि जो बहुतसे दोष एकत्र दिखाई देते हैं, उन 
सबका कारण सदा तमोगुण ही होता है। जिस प्रकार हाथ पर रखा हुआ आँवला 
स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार इन तीनी गरुणोके लक्षण मैंने अठछग अछूग इस तरह 
तुम्हें बता दिये हैं कि वे भी तुम्हे हाथ पर रखे हुए आँवलेके समान ही स्पष्ट 
दिखाई दे । रत और तमका अध पात केवल सत्व ही कर सकता है। सत्वके सिवा 
और कोई गुण जीवात्माको ज्ञानकी ओर नही ले जा सकता । इसी लिए जिस प्रकार 
कुछ लोग अपना सर्वस्व परित्याग करके चौयी भक्ति अर्थातु सन्‍्यास भक्तिको अंगी- 
कार करते हैं, उसी प्रकार बहुत-से लोग जन्म भर केवल सात्विक वृत्तिके ब्रतका ही 
आचरण करते हैं । 

ऊध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिप्ठन्ति राजसाः | 
जधन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः॥ १८४७ 

“इसी प्रकार जो लोग केवछ सात्विक वृत्तिसे ही अपने सब व्यवहार करते है, 
वे देह-पात होनेपर स्वरगंके राजा होते हैं। जो छोग रजोग्रुणमे ही जीवित रहते और 
उसीमें मरते है, वे मरने पर फिर इसी मत्य-छोकमे मनृष्य-योनिमे जन्म लेते है। वे 
लोग इस लोकमे एक ही थाढीमेसे सुख और दु खकी खिचडो खाते है और उनके 
भार्गमे बाधक होनेवाली मृत्यु कभी अपने स्थानसे हटती ही नही । अर्थात्‌ उनके सुख 
सदा दु खोसे मिश्रित रहते है और वे मृत्युमे कभी वच नही सकते--सदा जन्म लेते 
और मरते रहते हैं । और जो लोग तमोग्रुणमे ही बडे होते है और उसी तमोग्रुणवाली 
अवस्थामे जिनके इस भोग-क्षम शरीरका पात होता है, वे तामस स्थितिको प्राप्त 
होते है और उन्हे मानो सदा नरक भूमिसे रहनेका पट्टा ही मिला रहता है--वे 
कभी नरकसे मुक्त नही होते । हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मको सत्तासे उत्पन्न होने और 
बढ़नेवाले इन तीनो ग्रुगोके स्वरूप और शक्तियाँ मैंते तुमको स्पष्ट रूपसे बतला दी 
है। यदि वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो ब्रह्मके स्वरूपमे कभी कोई भेद होता ही 
नही; परन्तु वह ब्रह्म ही स्वयं भिन्न-भिन्न अवसरो पर इन गुणोके लक्षणोके अनुसार 
क्रिया करता है। जब कभी कोई पुरुष स्वप्नमे राजा होता है और तव यह देखता 
है कि मुझपर किसी दूसरे राजाने आक्रमण किया है और तब स्वप्ममे ही वह विजयी 
अथवा पराजित होता है, तब स्वयं वह ॒ पुरुष ही उस राज्य और जय अथवा 
पराजयका भोग करता है। इसी प्रकार इन ग्रुणोके मैंने जो उत्तम, मध्यम और 
अधम ये तीन वृत्ति-भेद बतढाये है, वे केवछ ऊपरी और दिखावटी है; और यदि 
“मेक आह जाय तो वह ब्रह्म इन भेद-दृष्टियोसे बिछकुछ अहूग, अचंचछ और 
सझुद्ध । 


पन्‍द्रहवाँ अध्याय ३५६ 
इकलौता लड़का होता है; इसलिए उनकी कुपाका प्रवाह सदा समान रूपसे एक्- 
मार्गी होकर मेरी ही ओर बहता रहता है। है श्रोतागण, जिस प्रकार मेघ अपनी 
सारी जरू-सम्पत्ति चातकोके लिए उलट देता है, उसी प्रकार श्री गुरुदेवने भी मुझ- 
पर अपनी करुणा की वर्षा की है। इसीका यह परिणाम है कि जब मैं व्यर्थेकी 
बकवाद करने लगा, तब उस वकवादमेसे भी गीताका मधुर रहस्य निकल पड़ाव 
यदि भाग्य अनुकूल हो तो बालू भी रत्न हो जाता है, और यदि आयु अभी पूरी व्‌ 
हुई हो तो मारनेवाला भी दया और प्रेम करने लगता है । जब जगदीश्वर अपदे 
मनमे किसीका पेट भरनेका सुभीता करना चाहता है, तब यदि अदहनमें कंकड 
पत्थर भी डाल दिये जाये, तो वे भी अमृतके समान मधुर चावल बन जाते है। ठीछ 
इसी प्रकार यवि श्री गुरुदेव भी कृपापूर्वक अंगीकार कर ले तो यह सारा संसार ही 
मोक्षमय हो जाता है । देखिये, उन जगतके वन्दनीय पुराण-पुरुष नारायणके अवतार 

भगवान श्रीकृष्णने पाडवोके लिए कभी क्सी बातकी कोई कमी होने दी थी ? ठीछ 
इसी प्रकार श्रीनिवृत्तिनाथजी महाराजने मेरे अज्ञानको भी शानकी बराबरीका बना 
दिया है । परन्तु इस प्रकारकी बाते यथेष्ट हो चुकी | बोलते बोलते मेरा प्रेम बहु 
अधिक उमड़ पडा है। परन्तु यदि वास्तवमे देखा जाय तो ऐसा ज्ञान भरा किसका 
हो सकता है जो गरुदेवके महत्वका यथाथे वर्णन कर सके ? अब उन्ही गुर्देव के 
प्रसादसे मैं आप सन्त श्रोताओके चरणोमे गीताका अथे समर्पित करना चाहता हूँ । 
अभी जो चौदह॒वाँ अध्याय समाप्त हुआ है, उसके अन्तमे कैवल्य-धाम श्रीकृष्णने यह 
सिद्धान्त बतलाया था कि जिस प्रकार स्वर्गकी सम्पत्ति का स्वामी इन्द्र होता है 
उसी प्रकार मृक्तिका स्वामी और अधिकारी ज्ञानी पुरुष होता है। अथवा सैकड़ों 
जन्मों तक जो ब्रह्म कर्म करता रहता है, वही अन्ठमे ब्रह्म होता है, दूसरा कोई 
ब्रह्म नही हो सकता। भौर सूर्य के प्रकाशका अनुभव जिस प्रकार आँखोवाले 
आदमीको हो सकता है, उस प्रकार बिना आँखोवालेको कभी हो ही नही सकता ४ 
ठीक इसी प्रकार मोक्षका परमान्द भी केवल ज्ञानके ही हिस्सेमे आता है। अब जब 
भगवान्‌ इस वातका विचार करने लगे कि ज्ञान प्राप्त करनेकी योग्यता किसमे होती 
है, तब उन्हे इसके लिए केवल एक पुरुष योग्य दिखाई दिया | भाँखोमे दिव्य अंजन 
लगा लेने पर पृथ्वीके अन्दर रखा हुआ गुप्त धन स्पष्ट रूपसे दिखाई देने लगता है; 
परन्तु साथ ही उस गुप्त धनको देखनेके लिए ऐसा आदमी होना चाहिए जो पैरोंके 
बल और उल्टा जनमा हो । ठीक इसी प्रकार यह भी सत्य है कि ज्ञानसे निस्सन्देह 
भोक्षकी प्राप्ति होती है । परन्तु जिस मनमे ज्ञान रह सके, वह मन भी अत्यन्त शुद्ध 
होना चाहिए। और फिर भगवानने बहुत ही विचारपूुर्वक यह सिद्धान्त भी बतला 
रखा है कि बिना विरक्तिके ज्ञान कभी स्थिर रह ही नही सक्ता । फिर भगवाददले 
इस बातका भी विचार किया है कि मनमें किस प्रकार पूर्ण रूपसे विरक्ति आती है। 
यदि भोजन करनेवालेको यह बात मालुम हो कि विष मिलाकर भोजन तैयार छिय्य 
गया है, तो वह थाली एक तरफ खिसकाकर भोजन परसे उठ जाता है। ठीक इसी 
प्रकार जब मनमे यह बात अच्छी तरह बैठ जाती है कि यह ससार अ-शाइवत मौर 
नद्वर है, उस समय यदि कोई विरक्तिको अपने पाससे हटा भी दे तो भी वह आपसे 
२३ 


च्डर हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


नान्‍य गुणेम्यः कर्तारं यदा द्रष्ठानुपद्यति। 
गुणेम्यश्व॒ परं वेत्ति मद्भावं सोष्घिगच्छति ॥ १९४७ 
“प्रन्तु अब इस विस्तारका यही अन्त हो जाना चाहिए। बात केवल यह है 
कि उस एक ब्रह्मके अतिरिक्त तुम और किसी वस्तुको मत मानों । अब मैं पहले 
बतलाई हुई बात ही तुम्हें फिरसे बतलाता हूँ; सुनो । तुम यह वात ध्यानमे रखो कि 
ये तीनो गुण इस देहको निमित्त बनाकर ही अपनी अपनी सामर्थ्यं दिखलाते हैं। 
जग्ति जिस प्रकार वही रूप धारण करती है जो रूप ईंधवका होता है अथवा प्ृथ्वी- 


के अन्दर 'रहनेवाला रस जिस प्रकार वृक्षके रूपमें दिखाई देता है अथवा दहीके 
रूपमें जिस प्रकार दूध रूपान्तरित होता है अथवा मधुरता जिस प्रकार ऊखको 


निमित्त बनाकर और उसके रूपमें प्रकठ होती है, उस्ती प्रकार ये तीनों गुण भी 
अन्त करणसे युक्त इस शरीरका रूप धारण करते है और इसी छिए वे बन्धनके 


कारण बनते हैं | हे अर्जुन, इसमें एक बहुत बडी विलक्षण वात यह है कि इन तीनो 


शुणोका शरीरके साथ जो घनिष्ठ सम्बन्ध होता है, उसके कारण जीवात्माकी सहज 
स्वतन्त्रतामें कभी नामकों भी कमी नही होती । ये तीनों ग्रुण अपने अपने धर्मोकि 


अनुसार शरीरके संचित और क्रियमाण कर्मोका आचरण करते रहते हैं, परल्तु फिर 
भी उनके कारण निर्गुण आत्म-तत्वमें किसी प्रकारकी न्यूनता नही आने पाती । 


अब मैं तुमको यह बतछाना चाहता हूँ कि इन ग्रुणोके झमेले बने रहने पर भी 
जीवात्माकी सहजमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और इप्तका कारण यह है कि तुम 
झ्ञान रूपी कमल्‍मे रमण करनेवाले रसिक भूग हो। मैंने तुम्हे पहले (अध्याय 
देरहका आरम्भ) यह रहस्प बतलाया है कि गरुणोके मध्यमे रहनेवाला चैतन्य तत्व 
कभी गुणोके समान नही होता । बस ठीक यही बात यहाँ भी है । इसलिए हे अर्जुन, 
जिस समय जीवको आत्म-बोध होता है, उस समय वह यह बात समझने छरूगता है । 
जिस प्रकार जाग्रत होने पर स्वप्नका मिथ्यात्व प्रतीत होता है अथवा जत्र हम तट 
पर शान्तिपूर्वक बैठे रहते हैं, तव इस बातका ज्ञान होता है कि जलकी लहरोमें जो 


कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है, वह हमारा शरीर नही है, बल्कि उसका प्रति- 
विम्व है अयवा अभिनय-कलामे अत्यन्त निपुण होने पर भी जिस प्रकार स्वयं नट 
कभी अपने सम्बन्धमे धोखा नही खाता और यह नही समझता कि मैं वही व्यक्ति हूँ, 
जिसका मैं इस समय अभिनय कर रहा हूँ, उसी प्रकार जीवात्माको भी उचित है 
कि वह अपने आपको इन तीनो गुणोसे अरूग रहकर देखे । आकाश भिन्‍त भिन्‍न 
तीनो ऋतुओको अंगीकार करता है, परन्तु फिर भी जिस प्रकार वह स्वयं अपने 


स्वरूपमे कभी किसी तरहका भिन्नता या मिथ्यात्व नही आने देता, उसी प्रकार जो 
इन तीनो ग्रुणोमें रहकर भी उनसे परे या अछूग रहता है, वह स्वयं सिद्ध आात्म- 
तत्वका सदा बहंंब्रह्म/5स्मिके मूल पीठ पर आरूढ रहता है । उस मूछ पीठ परसे 
देखता हुआ वह आत्म-तत्व कहता है--“मैं केवछ साक्षी हूँ और में कुछ भी नही 
करता । ये ग्रुण ही इन कमोके व्यूहकी रचना करते है ।” सत्व, 'रज और तमक्े 
भिन्न भिन्न लक्षणोसे कंमेकी व्यापकताका विस्तार होता रहता है और यह कर्मंकाड 
आनो इन ग्रुणोका ही विकार है। और ग्रुणो तथा कमोके मिश्रणमे मैं किस प्रकार 
हैं? ठोक उसी प्रकार, जिस प्रकार वनमें दिखाई पड़नेवाली वन-शोभाका मूल 


इंप्ड हिन्दी ज्ञानेदवरी 


- आप पीछे हो छेती है। अब इस पन्द्रहवे अध्यायमें भगवान एक वृक्षके रूपकके 
द्वारा यह बतलाये है कि इस संसारकी अनित्यता कैसी है । यदि किसी वृक्षकों जड़ 
समेत उखाड लिया जाय और उसकी जड़ ऊपरकी ओर करके वह उलछटा रख 
दिया जाय तो वह सूख जाता है। परन्तु इस संत्तार रूपी वृक्षके सम्बन्धमें यह बात 
“ नही है। इस प्रकार एक रूपकके कौशलसे ही भगवान्‌ इस संसारका आवागमन बन्द 
कर रहे है-। इस पन्द्रहवे अध्यायका कथन इसी उद्देश्यसे किया गया है कि संसारकी 
निरथेकता सिद्ध हो जाय और स्व-स्वष्पी अहूं ब्रह्मास्मिवाली अवस्था स्थायी और 
हृंढ़ हो जाय। अब ग्रन्थका यह गूढ रहस्य मै बहुत ही मन रूगाकर स्पष्ट करना 
चाहता हूँ; तो भी आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें । अब परमानन्दके समुद्रमें ज्वार उत्पन्न 
करनेवाले पूर्ण चन्द्रमा भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारकाधीश कहने रंगे--“भाई अर्जुन, मेरे 
स्वरूपकी प्राप्तिके मार्गमे जो विश्व भ्रम बाधक होता है, उसे यह विश्व ही न समझ 
लेना चाहिये | तुम यही समझ रखो कि यह संसार एक प्रचंड वृक्ष है। परन्तु सामान्य 
वृक्षोकी भाँति इस वृक्षकी जड़े नीचे और डालियाँ-ऊपर नही है और इसी लिए यह 
बात सहसा किसीकी समझमे नही आती कि यह भी कोई वृक्ष है। यदि किसी वृक्षकी 
जड़मे आग लग जाय या कुल्हाडीका प्रहार हो तो फिर चाहें उस वुक्षका ऊपरी 
विस्तार कितना ही अधिक क्यो न हो, परन्तु वह जडसे ही उखड़ जानेके कारण 
सहजमे गिर पड़ता है। परन्तु यह संसार रूपी वृक्ष इस प्रकार सहजमे नही गिराया 
जा सकता । है अर्जुन, इस संसा रके सम्बन्धमे यह एक बहुत ही अदभुत और चमत्कार- 
पूर्ण बात है कि इसका विस्तार बराबर नीचेकी भोर ही खूब बढता जाता है। जिस 
प्रकार सूर्य बहुत अधिक ऊँचाई पर होता है और उसकी किरणोका जाल नीचेकी ओर 
फैलता है, उसी प्रकार इस संसार रूपी वृक्षका भी बहुत ही चमत्कारिक रूपसे बराबर 
नीचेकी ओर ही विस्तार बढता जाता है। जिस प्रकार प्रल्य कालुका जल सारे 
आकाशको व्याप्त कर छेता है, उसी प्रकार यह संसार रूपी वृक्ष इस विश्वके कोने- 
कोनेको भर देता है। अथवा जिस प्रकार सूर्यके अस्त होने पर रात्रि अन्धकारसे 
भर जाती है, उसी प्रकार सारा आकाश भी संसार रूपी वृक्षसे ठसाठस भरा हुआ 
और पूर्ण रूपसे व्याप्त है। यदि खाना चाहे तो इसमे कोई फल नहीं होता और 
यदि सूंघना चाहे तो कोई फूल नही होता । हे अर्जुन, यह केवल वृक्ष ही वृक्ष है। 
इसकी जड तो ऊपरकी ओर ही है, पर यह कोई उखाड़कर उल्टा रखा हुआ वृक्ष 
नही है और इसी लिए यह सदा खूब हरा-भरा रहता है । और यही कारण है कि 
इसे ऊश्वमूल कहते है। यद्यपि इसके सम्बन्धमें यह बात बिलकुल ठीक है, तथापि 
नीचेकी ओर भी इसकी असंख्य जड़े रहती है। आसपास और चारो ओर निकलने- 
वाली कोपलोके बलहूसे वड़ और पीपलकी तरह इसके भी बीजो और कोपलोसे बहुत- 
सी नई-नई शाखाएँ निकलती है | और है अर्जुन, यह बात नही है कि इस संसार 
रूपी वृक्षमे केवल नीचेकी ओर ही डाले होती हो, बल्कि ऊपरकी ओर भी इसकी 
अनगिनत शाखाएँ फैली हुई होती हैं। इसे देखने पर ऐसा जान पडता है कि मानो 
जाकाश ही पल्‍लवित हुआ है अथवा वायुने ही वृक्षका आकार धारण कर रखा है 
सथवा उत्पत्ति, स्थिति और रूय इन तीनों अवस्थाओने ही यह अवतार धारण कर 


चोदह॒वाँ अध्याय डेडप्‌ 


कारण वसन्‍्त होता है अथवा जिस प्रकार नक्षत्र पहले तो फीके पड़ते हुए दिखाई 
देते हैं और तब भहृश्य हो जाते हैं अथवा जिस प्रकार सूर्य-कान्त मणि प्रज्वछित 
होती है अथवा कमल फूलते हैं अथवा अन्धकार नष्ट होता है अथवा सूर्योदय होने पर 
उसके साथ होनेवाले इसी प्रकारके और कार्य होते हैं। जिस प्रकार सूर्योदयके साथ 
होनेत्राले ये सब॒ क'य कभी सूर्यके अंग नही होते, उसी प्रकार मैं भी अपनी सामर्थ्यसे 
सब प्रकारके कर्मोका हेतु होने पर भी सदा अकर्त्ता रहता हूँ और मुझप्े इन कर्मोका 
लेप नही होता । मेरे प्रकट करनेके कारण ही गुण प्रकट होते है और उनमे मैं ही 
सामर्यथ्य उत्पन्न करता हूँ; परन्तु इन गुणोके निःशेष होने पर जो तत्व बाकी रह 
जाता है, वह निर्गुण और शाश्वत तत्व मैं ही हूँ । हे अर्जुन, जो पुरुष इस प्रकारकी 
जिवेक बुद्धिमे उन्‍तत होता है, वह परम गति प्राप्त करके गुणोकी सीमाके उस पार 
पहुँच जाता है । 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहससुद्भवान्‌ । 
जन्ममृत्युजरादुःखेबिमुक्तोड्पृतमश्नुते ॥॥ २० 0 
“ऐसा पुरुष उस स्वतन्त्र तत्वको बिलकुल पूरी तरहसे जानता है जो सब ग्रुणोसे 
परे है, और इसका कारण यह है कि उस पर ज्ञानकी छाप पूरी तरहसे पडी रहती 
है | है अर्जुन, साराश यही है कि जिस प्रकार कोई नदी समुद्रमे मिछकर उसके साथ 
एक-रस हो जाती है, उसी प्रकार ऐसा ज्ञानी पुरुष मेरे स्ताथ एक-रस होकर सारूप्य 
प्राप्त करता है। नलिका-यन्त्रके भ्रमणसे छुटकारा पानेवाछा तोता जिस प्रकार 
स्व॒तन्त्रतापुर्वक वृक्षकी शाखा पर जा बैठता है, उसी प्रकार वह ज्ञानी जीव मायासे 
छुटकारा पाकर अहं नब्रह्माउस्मिके मूल अहं तत्व पर स्थित हो जाता है। और हे 
अर्जुन, इसका कारण यह है कि अब तक अज्ञानको निद्रामे पड़ा हुआ जो जोर 
जोरसे खर्राटे ले रहा था, वही अब आत्म-स्वरूपका बोध प्राप्त करके जाग उठता 
है। है वीर-श्रेष्ठ भर्जुत , जत्र बुद्धि-भेद उत्पन्न करनेवाल्ा मोहका दर्पण उसके हाथसे 
गिर पड़ता है, तब उसे प्रतिविम्बका आभास हो ही नही सकता । जब देहाभिमान 
रूपी पवनके झोकऊ़े बन्द हो जाते हैं, तव छूहरो और सागरके समान जीव और शिव 
दोनो मिलकर एक रूप हो जाते है । इसी लिए जिस प्रकार वर्षा-ऋतुके अन्तमे मेघ 
आकाशमे लीन हो जाते है, उसी प्रकार जीवात्मा भी ब्रह्म तत्वमें लीन होकर 
तद्रप हो जाता है।ओर इस प्रकार ब्रह्म-भावकी प्राप्ति ही जाने पर यदि वह 
देहान्त होने तक इसी शरीरमे रहता है, तो भी शरीरतसे उत्पन्न होनेवाले ग्रुणोकी 
बातोके फेरमे वह कभी नहीं पडता । जिस प्रकार काँच अथवां अबरकके आच्छादनसे 
दीपकका प्रकाश कभी रोका नही जा सकता अथवा समुद्रके जलसे जिस प्रकार 
बड़वाग्ति कभी बुझ नहीं सकती, उसी प्रकार गुणोके संचारके कारण जीवका बोध 
कभी मलिन नही हो सकता । जिस प्रकार आकाशका चन्द्रमा जलमे प्रतिविम्बित 
होने पर भी जलूसे सदा निलिप रहता है, उसी प्रकार चाहे वह वेहमे रहता हुआ 
भरे ही दिखाई पडे, परन्तु फिर भी उसमे देहके धर्म नही लगते । तीनो गुण अपनी 
अपनी सामथ्य॑ंसे शरीर के स्वाँग प्रस्तुत करके उसे नचाते रहते है, परन्तु ज्ञानी पुरुष 
उनकी ओर देखनेके लिए कभी भूछकऋर भी अपना अह बह्याउस्मि वाला भाव क्षण- 


पर्रहवाँ अध्याय रेप५ 


रखा है। इस प्रकार यह एक विश्व-रूपी प्रचंड ऊध्वेंमूल वृक्ष अस्तित्वमें आया है । 
अब इस “ऊध्वे” का कया अर्थ है, इसकी जडोके लक्षण क्या हैं, यह अधोमुख भर्थातु 
उलटा क्यो है, इसकी शाखाएं कैसी हैं अथवा नीचेकी ओर इस वृक्षकी जो शाखाएँ 
है, वे कौन-सी है, इसमे ऊपरकी ओर जो शाखायें हैं, उत्का स्वरूप क्या है, और 
इसका नाम अर्वत्य क्यो रखा गया है, इत्यादि प्रइतो का निर्णय आत्मश्रेष्ठोने किया 
है। अब मै यही बातें ऐसे स्पष्ट शब्दोमे तुमको बतलाता हूँ जिसमें ये सब तुम्हारी 
समझमे खूब अच्छी तरह आ जायेँ। भइया भाग्यशाचरी अर्जुन, यह प्रकरण तुम्हारे 
ही सरीखें लोगोके सुनने योग्य है, इसलिए तुम हृदयको स्तब्ध करके और इस 
प्रकार एकाग्र-चित्त तथा सावधान होकर सुनो, मानो तुम्हारे प्रत्येक अवयव में श्रवण- 
शक्ति आ गई हो ।/” जब यादव-सश्रेष्ठ भगवानने इस प्रकार प्रेम रसमे भरकर ये सब 
वातें कही, तब अर्जुन मानो सावधानताका मृत्तिमान रूप ही बन गया। उस समय 
अर्जुनकी श्रवण करनेकी कामना इतनी अधिक बढ गयी कि मानो वह आकाशक्री 


दसो दिशाओको गाढ आलिंगन करना चाहती हो, और इसी लिए भगवानका किया 
हुआ निरूपण उसे बहुत ही अल्प जान पडने रूगा। यद्यपि श्रीकृष्णकी उक्ति समुद्रके 


समान अनन्त और असीम थी, परन्तु फिर भी यह अर्जुन एक नये अगस्त ऋषिके 
रूपमे उत्पन्न हुआ था, और इसी लिए वह भगवानके समस्त वचन-सागरको एक ही 
घूँटमे पान कर जानेका विचार करने लगा । उस समग्र अर्जुनके हृदयकी उत्कण्ठा 
इतनी अधिक बढी कि कुछ कहा ही नही जा सकता । जब भगवाचुने उसकी यह 
अवस्था देखी, तब उन्होने बत्यन्त सन्तोषपुर्वंक उसकी बलाएँ ली । 


अ्रीभ गवानु वाच--- 
ऊर्ध्वमुलमधःशाखमद्वत्थ॑ प्राहुरव्ययम्‌ । 


छत्दांति यस्य पर्णानिं य्रस्‍्तं वेद स वेदबितु ५१७ 

इसके उपरान्त भगवानने कहा--“हे अर्जुन, वह ब्रह्म ही इस वृक्षका ऊर्ध्व हैं 
और इसी वृक्षके सम्बन्धके कारण उसे वह ऊध्वेता या उच्चता प्राप्त हुई है। यदि 
वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो जो एक-रूप अद्वैत, कैवल्य तत्व है, उसमे ऊध्वे, मध्य 
और अध ( अर्थात्‌ ऊपरी भाग, बीचका भाग और नीचेका भाग ) का कोई भेद 
हो ही नही सकता, जो ऐसा नाद है जो कभी कानोसे सुना ही नहीं जा सकता, जो 
मक रन्दकी ऐसी सुगन्ध है जिसका प्राणेन्द्रिय कभी अनुभव कर ही नही सकती, जो 
ऐसा आनन्द है जो बिना विषयोका सेवन किये हुए हो प्राप्त होता है, जो अपने इस 
पार भी और उस पार भी, अपने आगे भी और पीछे भी केवल स्वयं ही है, जो 
अदृश्य रहता है और बिना देखनेवालेके ही दिखाई देता है, जो उपाधिके सम्बन्धसे _ 
ही नाम-रूपात्मक विश्व होता है, जो ज्ञाता और ज्ञान-वस्तुक्रे बिना ही ज्ञान है, जो 
सुखसे पूर्ण रूपसे भरा हुआ होने पर भी शून्य गुण आकाश ही है, जो कार्य भी नहीं 
है और कारण भी नही है, जो ह्ैत भी नही है और अद्वैत भी नही है, जो केवल 
स्वयं ही और आत्म स्वरूप रहता है, वही अद्वितीय तत्व इस लूसार रूपी वृक्षका 


३४६ हिन्दी जशानेदवरी 


मात्रके लिए भी अपनेसे अलग नही करते। उनके अन्तः:करणमें आत्म-स्वरूपका 
निश्चय इतना अधिक हृढ़ होता है कि उन्हे कभी इस बातका भान भी नही होता कि 
हम इस गरीरमें रहकर कुछ करते भी हैं या नही । जब से की बार अपनी केचुली 
छोड़कर अपने गहरे बिलमें चछा जाता है, तव फिर उस कंचुलीका वह भला कब 
ध्यान करता है ? ठीक वही बात यहाँ भी हीती है । अथवा जब कोई सुगन्धित 
कमल खिलता है, तब उसकी सारी सुगन्धि आकाशमें मिलकर लीन हो जाती है 
और वह फिर कभी लौटकर उस कमल-कोशमे नही आती | इसी प्रकार जब 
ब्रह्मका सारूप्य प्राप्त हो जाता है, तब इस बातका मान ही नही रह जाता कि यह 
दरीर क्या है और इसके धर्म क्या है ? इसी लिए शरीरके जन्म, जरा, मरण आदि 
जो छः गुण है, वे शरीरमें ही रहते है और ज्ञानी जीवके साथ उनका सम्पर्क नहीं 
होता । जब घड़ा टूट जाय और छोटे छोटे ठीकरोके रूपमें परिवर्तित हो जाय, तब 
यही समझना चाहिए कि घटाकाश आपसे आप तत्काल ही मह॒दाकाशमे सम्मिलित 
होकर उसीका रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार जब देहका अभिमान लुप्त हो 
जाय और अपने आत्म-स्वरूपका स्मरण हो जाय, तब भरा उस आत्म-स्वरूपके 
अतिरिक्त और क्‍या बाकी रह सकता है ? इस अत्यन्त श्रेष्ठ आत्म-बोधसे युक्त होकर 
जो वह शरीरमे निवास करता है, इसीसे मैं उसे गुणातीत कहता हूं ।” भगवानके 
ये वचन सुनकर अर्जुनको उसी प्रकारका अत्यन्त आनन्द हआ, जिस प्रकारका 
आनन्द उस मोरको होता है जिसे मेघ स्वयं ही गरज कर पुकारता है। 

अजुन उवाच--- 

केलिड्धेल्लीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। 
किसाचार: कथं चेतांख्रीन्‍्गुणानतिवतंते ॥॥ २१ ॥ 

इस प्रकारका सन्‍्तोष प्राप्त करके अजूनने पूछा--”हे भगवान्‌, जिसे इस प्रकार- 
का आत्म-बोध हो जाता है, उसमें कौन-से लक्षण दिखाई पड़ते हैं ? वह अपनी 
वृत्तिको किस प्रकार निर्गुण रखता है ? वह ग्रुणोके बन्धनसे किस प्रकार छूटता है ? 
है कृपानिधि, आप ये सब वाते मुझे बतछा दें ।” षडगुणोके ऐश्वरयंसे सम्पन्न भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अर्जुनकी इन शांकाओंका समाधान करते हुए कहने छंगे--“हे अर्जुन, मुझे 
इस वातका वहुत ही आश्चयें हो रहा है कि तुमने केवल ये सब शंकाएँ की है। तुम 
गुणातीतके आचारके सम्बन्धमे पुछते हो । परन्तु जिसमें आचार हो, क्या उसे गुणा- 
तीत कहना ही अनुचित नही है ? जिसे गरुणात्रीत कह सकते हो, वह गुणोके क्षेत्रमे 
कभी जाता ही नही । अथवा यदि वह कदाचित्‌ गुणोके क्षेत्रमें आचरण करता हुआ 
दिखाई पड़े तो भी वह कभी ग्रुणोके हाथोमे नही पड़ता | हाँ यदि तुम्हारे मन मे 
यह शंका हो कि ग्रुणोके सब व्यापारोके चछते रहने पर भी उन गुणोके मध्यमें 
रहकर सब प्रकारके कार्य करनेपर भी वह किस प्रकार गुणोके हाथोमे नही पडता, वो 


इसके सम्वन्धमे अवश्य ही तुम प्रसन्नतापूर्वक पूछ सकते हो | अब तुम इसी शंकाका 
उत्तर सुनो । 


श्रीभगवानुवाच 
प्रकाशं च॒ प्रवृत्ति च सोहमेव च पाण्डव । 
न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काइक्षति ॥ २२॥ 


३५६ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


ऊध्वे है । अब मैं तुमको बतलाता हूँ कि इस ऊरध्वें जड़मे अंकुर किस प्रकार उत्पन्न 
होते हैं। वन्ध्याके पुत्रके वन की तरह जिसे झूठ-मूठ और व्यर्थ ही माया कहते है, 
जो सतु भी नही है और असत्‌ भी नहीं है, जो विचारके सामने नही ठहरता 
(अर्थात्‌ विचार में नहीं आ सकता) परन्तु इतना होने पर भी जिसे अनादि कहते है, 
जो भेद-भावका सन्दूक है, जिसमे ये नाना छोक उसी प्रकार रहते है, जिस प्रकार 
आगकाझशमे भेघ रहते है, जो समस्त साकार वस्तु रूपी वस्रकी असली तह है, जो 
संसार रूपी वृक्षका सूक्ष्म बीज है, जो प्रपंचकी जन्म भूमि और मिथ्या ज्ञान (अर्थात्‌ 
मोह) की प्रकाशमसान्‌ ज्योति है, वह माया उस निर्गुण ब्रह्ममें इस प्रकार रहती है कि 
मानो है ही नही; और फिर वह जो जो व्यवहार करती है, वह सब उस ब्ह्मके 
तेजके प्रभावसे ही करती है। जिस समय हमें नीद नहीं आती है, उस समय जिस 
प्रकार हम स्वयं ही अपने आपको ज्ञान-शून्य कर लेते है अथवा दीपक जिस प्रकार 
कजली उत्पन्न करके स्वयं ही अपनी प्रभा मन्द कर छेता है अथवा जिस प्रकार 
स्वप्नमे कोई पुरुष यह देखता है; मेरे सामने सोई हुई तरुणी जाग उठी हैं और वह 
वास्तवमें आलिगन न होने पर भी यही कल्पना करता है कि वह तरुणी मुझे आलिगन 
कर रही है और तब वह कामविकारसे क्षुब्ध होता है, ठीक उसी प्रकार, है अर्जुन, 
उस निर्गुण ब्रह्ममे जो माया उत्पन्न हुई है और अपने मूल स्वरूपकी जो विस्मृति हुई 
है, वही इस संसार-रूपी वृक्षकी पहली जड़ है। मूल वस्तुको जो यह अपने वास्तविक 
स्वरूपकी विस्मृति हुई है, वही इस चृक्षका ऊँचाई पर रहनेवाला प्रधान स्कब्द है; 
और इसीको वेदान्तमें “बीज भाव” कहते है । जो पूर्ण अज्ञानमय और सुषुसिवाली 
अवस्था है, उसीका नाथ बीजांकुर भाव है। दूसरी जो स्वप्न और जाग्रतिवाली 
दशायें है, उन्हे उस सुषुप्तिका फल-भाव कहते हैं। इस सम्बन्धमे वेदान्तके निरूपणकी 
यही परिभाषा है । अस्तु, इस समय केवल इतना ही कहना है कि इस संसार रूपी 
वुक्षका मूल अज्ञान है। इसका जो ऊध्वँ भाग है, वह निर्मेल आत्मा है, और उसके 
नीचेकी जो जड़ें बतछाई गई हैं, वह मायाके योग्रसे बननेवाले थाँवलेमें खूब अच्छी 
तरह बढ़ी और फैली हुई हैं। इसके उपरान्त और भी नीचेकी ओर अनेक प्रकारके 
असंख्य शरीर उत्पन्न होते है और उनके चारो ओर अंकुर निकरूते है जो नीचेकी 
ओर बराबर बढते जाते है। इस प्रकार इस संसार-रूपी वृक्षकी जड़ अपने ऊध्वे 
भागमे अद्वेत ब्रह्मसे बल प्राप्त करके नीचेकी ओर केवल अंकुर ही अंकुर निकारूती 
चलती है । इनमेसे पहला अंकुर अन्त.करणकी वृत्तिका होता है। यही महत्तत्त्तका 
विकसित कोमछे पत्ता है। फिर इसमेसे नीचेकी ओर तीन पत्तोंवाला एक अंकुर 
निकलता है। यही अभंकृुए अहंकार है और सत्व, रज तथा तम इसके तीनों पत्ते है । 
यही अहंकारका अंकुर आगे चलकर बुद्धिकी डाली या शाखा उत्पन्न करता है और 
अनेक प्रकारके भिन्न भिन्न भावोको वढाकर मनकी शाखा हरी-भरी रखता है। इस 
प्रकार यह संसार-रूपी वृक्षमे ऊपरवाले मूछकी सामर्थ्यसे विकल्प-रससे भरा हुआ 
चित्त-चतुष्टयका अंकुर उत्पन्न होता है । फिर जाकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी इन 
पाँचो महाभूतोके रूपमें सुन्दर और सीधी कोपले इसमे निकलती है। फिर इन्ही 


चौदह॒वाँ अध्याय ३४७ 


!“रजोगुणकी रंगत चढ़ने पर शरीरमें कर्मके अंकुर उत्पन्न होते हैं और जीव 
प्रवत्तियोसे घिर जाता है। उस अवस्थामें जिस व्यक्तिको इस प्रकारका अभिमान छू 
भी नही जाता कि केवल मैं ही कर्म करनेवाला हूँ अथवा अपने कर्मोके निष्फल होने 
पर भी जिसे कोई दु.ख नहीं होता अथवा जिस समय सत्व गुणकी वृद्धि होनेके कारण 
समस्त इन्द्रियों पर ज्ञानके तेजका प्रसार होता है, उस समय विद्याके अभिमान 
अथवा सन्‍्तोषसे जो फूछ नही जाता अथवा तमोगुणकी वृद्धि होने पर भी जो मोहके 
फैरमे नही पड़ता और मनमे अज्ञानका खेद नही करता, जो मोहका प्रसंग पड़ने पर 
ज्ञानके लिए उत्कठित नहीं होता और ज्ञानका प्रसंग पडने पर कर्मोका परित्याग 
नही करता और अपने हाथोसे कर्म हो जाने पर भी दु खी नही होता, जो ठीक उसी 
प्रकार कोई भेद नहीं करता, जिस प्रकार सूर्य प्रातःकालू, मध्यात्ष और सायंकालूका 

कोई काछ-भेद “नही करता, उस पुरुपमे ज्ञान उत्पन्न करनेके लिए भला किसी 


दूसरेके ज्ञान रूपी प्रकाशकी क्या आवश्यकता है ? क्‍या कभी समुद्रकों भरनेके लिए 
वर्षा-ऋतुकी भी आवश्यकता हुआ करती है ? अथवा यदि वह कर्मोका आचरण 
भी करे तो क्या कभी कर्मठता उसके साथ संलरूग्त हो सकती है ” हे अर्जुन, तुम्ही 
बतलाओ कि क्‍या हिमालय भी कभी सरदीसे काँपता है ? अथवा मोहका प्रसंग प्राप्त 
होने पर वह कभी ज्ञानका परित्याग कर सकता है? भ्रीष्म चाहे कितना ही अधिक 
उम्र और तीजन्न क्यो न हो, परन्तु वया वह कभी अग्निको भी जला सकता है? 

उदासीनवदासीनो गुणेयों न विचाल्यते। 

गुणा चतंन्‍्त इत्येव योध्वतिष्ठति नेड्भते ॥२३॥ 

“ठीक इसी प्रकार इन गुणोका काये भी आपसे आप ही होता है और वे आत्म- 
सत्तात्मक हैं, इसी छिए वह उन ग्रुणोका विश्लेषण या विवेचन करनेके फेरमें नही 
पड़ता । उसे इस प्रकारका पूर्ण ज्ञान हो चुका रहता है, इसलिए वह इस शरीरका 
उसी प्रकार आश्रय छेता है, जिस प्रकार कोई यात्री रास्ता चछते समय मार्गमे किसी 
धर्मशालामे कुछ समयके लिए ठहर जाता है। जिस प्रकार युद्धकी भूमि हार और 
जीतमे किसी प्रकार सम्मिलित नही होती, उसी प्रकार वह भी लाभ और हानिका 
हिस्सेदार नही होता । न तो वह गुणोके साथ मिलता ही है और न कतृ त्वको ही 
अंगीकार करता है। जिस प्रकार शरीरमे रहनेवाले प्राण अथवा दूसरेके धरमे 
अतिथिके रूपभे जाकर रहनेवाला ब्राह्मण अथवा चौरस्ते पर गडा हुआ खम्भा अपने 
आस-पास और चारो तरफ होनेवाली बातोकी ओरसे सदा बिलकुल उदासीन रहता 
है, उसी प्रकार वह ज्ञानी भी अपने शरीरमें बिलकुल उदासीन भावसे रहता है। 
और हे अर्जुन, जिस प्रकार मृगजलकी लहरोसे मेरु पवंत विचलित नही होता, उसी 
प्रकार गुणोके मनमाने उपद्रवसे वह ज्ञानी पुरुष भी विचलित नहीं होता । अब यह 
बात और अधिक विस्तार करके कहाँ तक बतलूाई जाय। वायुके झोकोसे आकाश 
कभी उडाया नही जा सकता और अन्धकारसे सूर्यको कभी छिपाया नही जा सकता। 
स्वप्न कभी जागते हुए मनुष्यको धोखा नहीं दे सकता । ठीक इसी प्रकार ज्ञानी 
पुरुषको गुण भी कभी बाँध नही सकते । वह कभी गुणोके हाथमे नहीं पडता; 
परन्तु जिस समय दूरसे तटसथ होकर उनकी ओर देखता है, उस समय उसका 


। 
न्‍ 


| 


॥ 
है 


परद्रहवाँ अध्याय श्५७ 


कोपछोमें कर्ण आदि पाँचो इन्द्रियाँ और उनके त्रिषय भी अनेक प्रकारकी और 
विचित्र कोमल पत्तियोके रूपमें उत्पन्त होते है। जब उसमें शब्द-कर्णंका अंकुर 
निकलता है, तब कर्णन्द्रियकी वृद्धि दूनी हो जाती है और भिन्‍न भिन्‍न वासनाओके 
समूह उसके सामने आने लगते हैं--अनेक प्रकारकी बातें सुननेकी वासनाएं उत्पन्न 
होती हैं। अंग रूपी बेल और त्वचाके पल्लवोमें स्पर्श-ज्ञानके अंकुर निकलते है, 
जिससे बहुत से नये नये विकार उत्पन्न होते है । इसके उपरान्त रूपके पल्लव उत्पन्न 
होते है और चक्षुरिन्द्रिय दूर तक दौड लगाती है जिससे मोह और भ्रान्तिकी उत्पत्ति 
होती है । जब रसकी शाखा वेगसे और खूब बढती है, तब जिह्मा पर छालहूसाके 
असंख्य पल्‍्छव निकल आते है | ठीक इसी प्रकार जब गन्धका अंकुर बढता है, तब 
आ्राण रूपी शाखा वढ़कर खम्भेके समान हो जाती है और उसके नीचे छोभ आकर 
आनन्दप॒वंक निवास करने रूगता है। इस प्रकार महत्तत्व, अहंकार, मन और 
महाभूत इस संसार-रूपी वृक्षको खूब जोरोसे बढ़ाते चलते हैं। वस महत्तत्व भादि 
आठ अगोमे ही इसके अधिकाधिक अंकुर निकलते हैं। परन्तु जब सीपीको देखकर 
चाँदीका भ्रम होता है, तो वह चाँदी उतनी ही बडी दिखाई देनी है, जितनी बड़ी 
सीपी होती है । अयवा सागरका जितना अधिक विस्तार होता है, उतनी ही दूर 
तक नरगे भी उठती है | ठीक इसी प्रकार वह अद्ग त ब्रह्म इस अज्ञान-जन्य ससार- 
वृक्षका रूप धारण करता है। जिस प्रकार स्वप्ममे हम अकेले रहने पर भी स्वयं ही 
अपना सारा परिवार बन जाते है, ठीक उसी प्रकार इस ससार-वुक्षका विस्तार 
और प्रसार वह ब्रह्म-तत्व ही है । परन्तु ये सब वाते बहुत हो चुकी । इस प्रकार ऐसे 
ठाठका यह विलक्षण वृक्ष उत्पन्न होता है और इसमे महत्तत्व आदि अंकुर निकलनेके 
कारण नीचेंकी ओर इसकी शार्ाएँ बरावर बढती जाती है । अब मैं तुमको यह 
बतलाता हूँ कि ज्ञाता छोग इसको अश्वत्थ क्यो कहते है | तुम ध्यान देकर सुनो । 
ख्वः का अर्थ है उपा या प्रभात काठ, और यह ससार रूपी वृक्ष दूसरे प्रभात-काल 
सक भी एक-सा नहीं रहता । जिस प्रकार क्षण भर बवीतने पर ही मेघमे एकके अनेक 
रंग हो जाते हैं अथवा विद्युत्‌ जिम प्रकार पल भर भी अख़ड़ या शान्त नही रह 
सकती अथवा सदा काँपता रहनेवाला पत्ता जल पर क्षण भर भी श्ान्त होकर नही 
रहता अथवा जिस प्रकार पीडित या व्याकुरू व्यक्तिका चित्त कभी स्थिर नही हो 
सकता, उसी प्रकार यह संसार-रूपी वृक्ष भी कभी स्थिर या एक सा नही रहता । 
यह क्षण क्षण पर नष्ट होता रहता है और इसी लिए इसे अश्वत्यथ कहते है ।” कुछ 
लोग इस प्रसंग मे अब्वत्थका अर्थ सामान्य पीपलका वृक्ष वतलाते है, परन्तु भगवान 
श्रोकृष्णका कभी यह अभिप्राय नही है | परन्तु यदि इसे पीपछ ही कहा जाय तो भी 
इस प्रसंगमे इसकी अच्छी सग्रति वैठाई जा सकती है। परन्तु ४5न सब बातोको 
जाने दो, क्योकि लौकिक वातोमे झगडेमे पइनेसे हमें कया मतलब ? इसलिए हे 
श्रोतागण, अब आप लोग यह अलौकिक ग्रन्थ ही सुनें ।“इसकी क्षण भंगुरताके 
कारण ही इस संसार-रूपी वृक्षको अश्वत्यथ कहते है। इस संप्तार-रूपी वृक्षकी “अक्षय 
के नामसे भी अधिक ख्याति है, परन्तु इसका जो कुछ गर्भित अर्थे है, वह भी सुन 
लो । जिस प्रकार समुद्र एक ओरसे तो मेघोके द्वारा सोखा जाता है और सरीदू 


"३४८ हिन्ही ज्ञानेश्वरी 


गुणोंका अवलोकन उसी प्रकार का होता है, जिस प्रकार नाटकग्रहके दर्शक्ष तटस्थ 
होकर कठपुतलियोंका नाच देखते है। सत्य सदा शुद्ध कमोमें, रज सदा वैषयिक 
'कर्मोमें और तम सदा मोह और अज्ञान आदिमें ही विहार करता है; परन्तु यह 
रहस्य स्पष्ट रूपसे समझ रखो कि गुणोका यह विहार केवल भात्म-तत्वकी सत्तासे 
ही होता है। और इसकी उपमा यथा उदाहरण यही है कि सूर्य सब छोगोंके व्यापारों 
और व्यवहारोका संचालन तो करता ही है, पर उन सबको वह बिलकुल तटस्थ 
“रहकर देखता है । अथवा जब चन्द्रमाका उदय होता है, तब समुद्रमें बाढ़ आती है, 
चन्द्रकान्त मणि पसीजने लगती है और कुमुद विकसित होते है; परन्तु चन्द्रमा उन 
सबसे अल्ग और निरलिप्त रहता है। वायु चाहे खूब जोरोसे बहे और चाहे शान्त 
, भावसे धीरे धीरे चले, परन्तु आकाश सदा अविचलछ और अविकृत ही रहता है। 
“ठीक इसी प्रकार गुणोके संसर्ग के कारण ज्ञानी पुरुष कभी विचलित नही होता । है 
अर्जुन, गुणातीतको इन्ही सब लक्षणोसे पहचानन्रा चाहिए। अब यह सुनो कि उसका 
आचरण कैसा होता है । 
समदुःखसुखः स्वस्थः समसलोष्टाइसनाश्वनः । 
तुल्यप्रियाप्रियो. धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४ 0४ 
“हे अर्जुन, जिस प्रकार वस््रके अन्दर और वांहर सूतोके सिवा और कुछ भी 
नही होता, ठीक उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी यह देखता है कि यह स्थावर और 
जंग्रम विश्व आत्म-तत्वके सिवा और कुछ भी नही है । जिस प्रकार परमेश्वर अपने 
वैरियोको भी और भक्तोको भी एक ही प्रकारकी परम-गति देता है, उसी प्रकार 
ज्ञानी पुरुष भी सुख और दु.ख दोनोको एक समान समझता है। वास्तविक दृष्टिसे 
देखा जाय तो यदि जीव इस शरीरमे उसी प्रकार विहार करे; जिस प्रकार मछली 
जलमें विहार करती है, तो उसे सुख और दुःखका सहज ही अनुभव होना चाहिए। 
परल्तु ज्ञानी पुरुष सुख और दु ख सबको पूरी तरहसे छोड चुका होता है और सदा 
आत्म-स्वरूपमे निमग्त रहता है । जब खेतमे फसल तैयार हो जाती है, तब जिश्न 
प्रकार बालोमे दाने भरकर बाहर निकलने रूगते है अथवा जिस समय नदी अपना 
प्रवाह छोडकर समुद्रमे मिल जाती है, उस समय जिस प्रकार उसकी सारी उछल- 
कूद ठडी पड जाती है, उसी प्रकार मनुष्य जिस समय आत्म-स्वरूपमें रमण करने 
लगता है, उस समय उसे शरीरके सुख और दुःख का भान ही नही होता और वे 
सब उसके लिए समान हो जाते है । जिस प्रकार किसी खम्भेके लिए रात और दिन 
दोनो समान होते हे, उसी प्रकार आत्म स्वरूपमे रमण करनेवाले मनुप्यके लिए 
अ और दढु ख, हानि और लाभ आदि इन्द्र एक-से हो जाते है। जो मनुष्य 
*. भीदमे सोया रहता है, उसके लिए सर्पका स्पश भी वैप्ता ही होता है, जैसा 
(00 रा हक अंगका स्पर्श । ठीक इसी प्रकार आत्म-स्वरूपमें 
ह [9 उरुपके लिए शारीरिक इन्द्र भी समान ही होते है। इसी लिए ऐसे 
दम जा और गोवर अथवा हीरे और पत्थर मे कोई भेद नही रह जाता । 
आक्रमण क्रे जब ला उसके घर आ पहुँचे और चाहे उसपर बाघ आकर 
” “3 उसकी ब्रह्नक्यवाली स्थितिमे तनिक भी अन्तर नही पड़ता। 


"४७३४: 


इ५८ हिन्दी ज्ञानेदवरी 


थभोरसे नदियोके द्वारा भरा जाता है और इसी लिए न वह कभी घटता ही है और 
न बढ़ता ही है, हाँ मेघों और नदियोका भ्रम नही खुलना चाहिए [(तात्पयँ यह कि 
यदि वर्षाका होना और नदियोंका मिलना बन्द हो जाय तब पता चले कि समुद्र 
कैसे नही सूखता है।) इसी प्रकार इस संसार-रूपी वृक्षकी स्थिति और छू बहुत 
जल्दी जल्दी होनेके कारण लछोगोकी समझमें नहीं आता और इसी लिए लोग इसे 
“अव्यय” या “अक्षय” कहते है। जिस प्रकार दानशील पुरुष अपना धन व्यय 
करके ही पुण्य संचय करता है, उसी प्रकार यह वृक्ष भी अपना व्यय करते रहने के 
कारण ही अव्यय जान पड़ता है । रथका पहिया जब बहुत जोरो से घुमता है, तब 
ऐसा जान पड़ता है कि मानो वह घूमता ही नही अथवा जमीनमे ही लगा हुआ है। 
इसी प्रकार जब कालके प्रभावसे इस संसार-रूपी वृक्षकी कोई भूत शाखा सूखकर 
गिर जाती है, तथा उसी स्थान पर करोड़ो दूसरी शाखाएँ उत्पन्न हो जाती है। 
परन्तु जिस प्रकार आषाढ़के मेघोके सम्बन्धमें यह पता नही चछता कि कब एक 
भेघ हटता है और कब उसके स्थान पर और बहुत से मेघ आ जाते है, उसी प्रकार 
इस संसार-वृक्षके- सम्बन्धमें भी यह पता नही चलता कि कब इसकी एक झछ्वाखा टूटी 
और कब॑ उसके स्थान पर करोड़ो नई शाखाएँ उत्पन्न हुईं। महाकल्पके अन्तमे 
अस्तित्व धारण करनेवाली सारी सृष्टि रूयको प्राप्त हो जाती है, परन्तु उसके साथ 
ही बहुत-सी नई सृष्टियोका भी जंगल बन जाता है । प्रछयके समय संहार करनेवाली 
वायुके कारण ज्योही विश्वकी एक छाल्‍रू भस्म हो जाती है, त्योही नवीन कल्पोको 
आरम्भ करनेवाली नई नई पत्तियोके समूह निकलछ आते है। जिस प्रकार ऊखके एक 
कांडमेंसे ही और बहुतसे कांड उत्पन्न होते है, उसी प्रकार एक मनुके उपरान्त दूसरा 
मनु और एक वंशके उपरान्त दूसरा वंश उत्पन्न होता है, और इस प्रकार मन्वेन्तरो 
और वंशान्तरोकी परम्परा बढ़ती चलती है | कलियुगके अन्तमें ज्योही युगोकी चौकडी 
की नीरस छाल गिर जाती है, त्योही कृतयुगकी नई छाल तुरन्त उत्पन्न हो जाती है । 
जब प्रचलित वर्षका अन्त होता है, वव॒ वह ॒आनेवाले वर्षकोी मानो निमनन्‍्त्रण देता 
है। जिस प्रकार यह बात स्पष्ट रूपसे समझमे नहीं आती कि आजका दिन समाप्त 
हो रहा है और करूका दिन आ रहा है, अथवा जिस प्रकार धायुके झोकोमे कहीं 
कोई सन्धि नही दिखाई देती, उसी प्रकार यह बात भी समझें नही आती कि कब 
» और कहाँसे इस वुक्षकी कितनी शाखाएं' गिरती हैं और कब कहाँ कितनी नई शाखाएँ 
उत्पन्न होती हैं। जब एक दशरीरका अंकुर टूटता है, तब अनेक नये शरीरोके अंकुर 
उत्पन्न होते है। और इसी लिए यह संसार-रूपी वृक्ष अव्यय या अक्षय-सा जान 
पड़ता है। जिस प्रकार बहता हुआ पानी बराबर आगेकी ओर बढता रहता है, पर 
साथ ही उसके पीछे आनेवाला पानी तुरन्त ही आकर उसका स्थान ले लेता है, ठीक 
उसी प्रकारकी बात सदा इस वुृक्षके सम्बन्धमे भी होती रहती है; और इसीलिए छोग 
इस नदवरको भी शाइवत मानते हैं । जितनी देरमे एक बार पहूक झपकती है, उतनी 
ही देरमे समुद्रमें करोडो तरगें उठती है और इसी लिए भज्ञानियोको तरंगे नित्य या 
अक्षय-सी जान पड़ती हैं। कौएकी भांखे तो दो होती है, परन्तु एुतली एक ही होती' 


जे 


चोदह॒वाँ अध्याय ३४९. 


जो आदमी मारकर गिरा दिया जाता है, वह फिर कभी उठकर खडा नही होता; 
और जो बीज एक बार भून डाला जाता है, वह फिर कभी अंकुरित नही हो सकता। 
ठीक इसी प्रकार उसकी वृत्तिकी समता भी कभी भंग नही होती । चाहे कोई उसे 
“ब्रह्मा” कहकर उसकी खूब स्तुति करे और चाहे उसे “नीच” कहकर उसकी 
बहुत अधिक निनन्‍्दा करे, परन्तु वह राखके ढेरकी तरह न तो कभी जलता ही है 
और न कभी बुझता ही है । जिस प्रकार सूर्यके घरमें न तो कभी अधेरा ही रहता है 


और न कभी दीपक ही जलता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुषके लिए न तो निन्‍्दाका 
ही कुछ अर्थ होता है और न स्तुतिका ही । 
सानापमानयोस्तुल्यस्तुल्योी. मित्रारिपक्षयो: । 
सर्वारस्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५॥ 
“चाहे कोई उसे “ईश्वर” कहकर उसकी पूजा करे और चाहे उसे “चोर 
कहकर उसकी निन्दा करे, चाहे उसे बैलो और हाथियोके घेरेमे रखे और चाहे 
राजा बना दे, चाहे उसके पास उसके मित्र आकर एकत्र हो और चाहे बहुत से शत्रु 


आकर उसे चारो भोरसे घेर ले, तो भी उसका मन उसी तरह कभी धिषमतासे 
मलिन नही होता, जिस तरह सूर्यके तेजके लिए न तो कभी रात ही होती है और 
न कभी तडका ही होता है; अथवा जिस प्रक्रार वसन्‍्त आदि छओ ऋतुओके आमने 
जाने पर भी आकाश सदा निर्लेप ही रहता है। आचारका एक और लक्षण उससें यह 


दिखाई देता है कि उसे इस बातका कभी भास ही नही होता कि वह कोई व्यापार 
अथवा कार्य कर रहा है। वह समस्त कर्मोको हटाकर दूर फेंक देता है और प्रवृत्तिका 
मूल ही नष्ट कर डालता है। उसके कर्मोके समस्त फल जल कर राख हो जाते है, 
क्योकि अपने ज्ञानके कारण वह स्वयं अग्निके ही समान हो जाता है। किसी 


प्रकारकी ऐहिक अथवा पारकौकिक कामना उसके मनमे कभी उत्पन्न ही नही होती 
इसलिए उसे सहजमे अथवा स्वाभाविक रूपसे जो कुछ मिल जाता है, उसे वह 
उदासीनतापूर्वक अंग्रीकार कर लेता है। वह न तो सुखसे सुखी ही होता है और 
न दु खसे दु.खी ही होता है। उसका मन पत्थरके समान होता है और वह सब 
प्रकारके संकल्प-विकल्प छोड चुका होता है । परन्तु अब यह वर्णन बहुत विस्तार- 
पूवेंक हो चुका । जिसमे इस प्रकारका आचार दिखलाई दे, उसीको वास्तवमे ग्रुणा- 
तीत समकझ्षना चाहिए ।”” इसके उपरान्त भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--अब तुम ये 
उपाय सुनो जिनसे जीव गुणातीत हो सकता है। 

मां च योध्व्यभिचारेण भक्तियोगेंन सेवते। 

स॒ गुणान्समतीत्येतान्ब्रह्मभुयाय.. कहपते ॥ २६ ॥ 

“हे अर्जुन, जो पुरुष अव्यभिचार भावसे और भक्ति योगसे मेरी सेवा करता 
है, वही इन सब गरुणोको जला सकता है और इन सब बातोका विवेचन कर देना 
आवश्यक जान पडता है कि इसमे कहा हुआ “मैं” कौन है “मेरी भक्ति” किस 
प्रकारकी होती है और “अव्यभिचार भाव” का अर्थ क्‍या है। तो भी, हे अर्जुन, मै 
तुमको यह बतछा देता हूँ कि जिस प्रकार रत्नकी प्रभा और रत्न दोनो एक ही होते 
है, उसी प्रकार इस विश्वमे “मैं! हुँ। अथवा जिस प्रकार पातालका अर्थ पानी या 
अवकाशका अथे आकाश या मधुरता का अथ शक्कर अथवा ज्वालाका अर्थ अग्नि 


पन्द्रहवाँ अध्याय ३५९६ 


है; परन्तु उस पुतछ्लीको वह कौआ एक ही क्षणमें दोनों आँखोंमें समान रूपसे घुमाता 
रहता है और इसी लिए छोगोंका यह भ्रम होता है कि कौएकी दोनो पुतलियाँ होती 
हैं। जब लट्ट खूब जोरसे घृमता हुआ किसी एक ही स्थान पर खडा होकर घूमने 
लगता है, तब देखनेवालोको यह भ्रम होता है कि वह जमीन पर सीधा खडा हुआ 
है और बिल्कुल स्तब्ध है । परन्तु इस भ्रमका कारण यही होता है कि वह लटटू उस 
समय बहुत अधिक वेगसे घूमता है। दूर क्यो जाये, जब घेरेमे बनेठी खूब जोरसे 
घुमाई जाती है, तब प्रकाशकी केवल एक चक्राकार रेखा ही दिखाई देती है । ठीक 
इसी प्रकार सहजमे इस बातका पता नही चलता कि इस संसार-रूपी वृक्षकी, शाखाएँ 
कब टूटती हैं और कब नई निकलती हैं, और इसी लिए मूढ लोग इसे अव्यय समझते 
हैं । परन्तु जिसकी समझमे इसका वेग आ जाता है, उसे इसकी क्षणभंगुरताका भरी 
भाँति ज्ञान हो जाता है। ज्ञानी लोग यह वात अच्छी तरह जानते है कि एक ही 
निर्मेषमे इसमे करोडो बार स्थिति और लयके विकार होते हैं। जिसकी समझमे यह 
बात आ जाती है कि इस संसार-रूपी वृक्षका मूछ अज्ञानके सिवा और कुछ भी नहीं 
है, इसका अस्तित्व मिथ्या है और यह वृक्ष ही क्षणभंगुर है, हे अर्जुन, उसीको मैं 
सवेज्ञ ज्ञानी कहता हूँ | वेदोके सिद्धान्तका भी वही ज्ञान विषय है। सारा योग-साधद 
केवल इसी प्रकारके ज्ञानीके लिए उपयोगी होता है । वल्कि यह भी कहा जा सकता 
है कि ऐसा पुरुष ही ज्ञानको जीवित रखता है। परन्तु अब इस विषयका अधिक 
विस्तार करनेकी आवश्यकता नहीं। जो यह जानता है कि यह ससार-रूपी वृक्ष 
क्षण-भंगुर है, उसका वर्णन भला कौन कर सकता है । 
अधगश्रोर्ध्व॑ प्रसुतास्तस्य शाखा ग्रुणप्रवुद्धा विषयप्रवाराः। 
अधश्व पघृलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलछोके ॥ २७ 
इसके अतिरिक्त नीचेकी ओर जाखाएँ निकालनेवाले इस संसार-रूपी वृक्ष की 
सीधी ऊपरकी ओर जानेवाली शाखाएँ भी वहुत-सी हैं। फिर नीचेकी ओर जो 
शाखाएँ आई है, उनमे भी जड़े निकली है और उन जडोके नीचे भी बेलें और 
पत्तियाँ निकलकर फैल रही है। यह बात अभी आरम्भमे बतलाई जा चुकी है। पर 
इस समय वही वात और अधिक स्पष्ट करके बतलाई जाती है। इस वृक्षका जो हृढ़ 
मूल अज्ञान है, जिससे महत्तत्व आदि आठ प्रकारकी माया उत्पन्न होती है और 
ज्ञानके घोर जंगल निकल आते हैं| परन्तु पहले इस वुक्षकी जडमेसे स्वेदण, जारज, 
उद्धिज्ज और अंडज ये चार प्रबल शाखाएँ निकलती हैं। फिर इनमेसे एक एक 
शाखामेसे ये चौरासी छाख योनियाँ उत्पन्न होती है; और फिर इस वृक्षकी जीवों- 
वाली शाखा पर अंकुरोके रूपमे अपरम्पार जीवोके समूह उत्पन्न होते है। कुछ 
शाखाएँ सीधी जाती है और उनमे टेढी-तिरछी और नाना प्रकारकी सृष्टियोकी जो 
टहनियाँ निकछती है, वही जीवोकी भिन्न भिन्न जातियोकी परम्पराएँ होती हैं। वे 
जीव नाना प्रकारके विकारोके कारण अपने आपमे स्त्री, पुरुष और नपुसकके भेद्र 
लगाने छंगते है । जिस प्रकार वर्षाके दिनोमे आकाशको घोर काले मेघ व्याप्त कर 
लेते हैं, उसी प्रकार अज्ञानकी दशामें सव जीव साकार बनने लगते हैं। फिर इस 


औ५० हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


अथवा दलका अर्थ कमर अथवा डालियों और फलो आदिका अथे वृक्ष अथवा 
हिमकी राशिका अर्थ हिमालय अथवा जमे हुए दूधका अर्थ दही होता है, उसी प्रकार 
इस विश्वका अर्थ भी “मैं” ही है अर्थात्‌ “मैं'” ही वह विश्व हू । जिस प्रकार 
चन्द्रमाके स्वरूपका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए चन्द्रमाके विम्बको छीवनेकी आवश्यकता 
नही होती, अथवा जमा हुआ घी यदि गरम करके पिघलाया न जाय तो भी वह 
थी ही होत। है अथवा कंकण यदि गलाया न जाय तो भी वह सोना ही होता है 
अथवा वस्त्रकी तह यदि खोली न जाय तो भी वह मूलतः तन्तुओक। समूह ही होता 
है अथवा घट यदि तोड़ा-फोडा न जाय तो भी जैसे वह सदा भिट्टीका ही होता है, 
उसी प्रकार यह सारा विश्व भी “मैं” ही हैं । इसी लिए यह बात नही है कि 
पहले यह विश्व-भावना नष्ट की जाय और तब मेरा लाभ या प्राप्ति हो; क्योकि यह 
सब कुछ केवल “मैं” ही हू । इस प्रकारका ज्ञान होना ही मानों मेरी अव्यभिचारी 
भक्ति है । यदि इस ज्ञानमें किसी प्रकार का भेद-भाव या न्यूनता हो तो वहीं 
व्यभिचार है । इसी लिए सब प्रकारके भेद-भाव छोड़कर बिलकुल एकाग्र मनसे 
अपने सहित मुझे जानना चाहिए । हे अर्जुन, यदि सोनेका दाना सोने पर ही बैठाया 
जाय तो उसमे किसी प्रकारकी भिन्नता नही हो सकती । ठीक इसी प्रकार विश्वको 
अपने से भिन्न मानना उचित नही है | तेजका जो अंश तेजसे निकल कर फिर तेजमें 
ही लीन हो जाता है, उसीको किरण कहते हैं । बस ठीक इन्ही किरणोकी ही तरह 
आत्म रूप भी है। पृथ्वी-तलमें जिस प्रकार सूक्ष्म कण होते हैं अथवा हिमालयमें 
जिस प्रकार हिमके कण होते हैं, उसी प्रकार मुझमे अहं है । बस यह बात तुम 
अच्छी तरह अपने ध्यानमें रखो । लहर चाहे कितनी ही छोटी क्‍यों न हो, परच्तु 
वह सागरसे कभी भिन्‍न नहीं होती। ठीक इसी प्रकार “मैं” भी ईश्वरसे भिन्‍न 
नही है। इस प्रकारकी एकताकी भावनासे दृष्टिकी जो आजनन्दपूर्ण वृत्ति होती है, 
उसीको मैं भक्ति कहता हूँ। समस्त-ज्ञानका सार और योगका' सर्वस्व यही प्रफुल्लित 
हृष्टि है। जिस प्रकार सागर और मेघोके बीचमें अखंड धाराओकोी वृष्टि होनेके 
कारण वे दोनो एक दिखाई देते हैं, उसी प्रकार, हे अर्जुन, यह उल्लासपूर्ण वृत्ति 
भी होती है। कूएँके मुख या ऊपरी भाग जौर आकाशमें कोई जोड नही छगा 
रहता, परन्तु फिर भी वे दोनों एकमे मिले हुए रहते हैं। ठीक इसी प्रकार ज्ञानी 
पुरुष भी विना किसी प्रकारके जोड या सन्धिके उस परम पुरुषके साथ मिला हुआ 
रहता है। जिस प्रकार प्रतिविम्बसें छेकर विम्ब तक सरल रूपमें प्रभा फैली हुई 
रहती है, उसी प्रकार यह सो&हं वुत्ति भी जीवात्मासे छेकर परमात्मा तक पहुँची 
हुई होती है । जब इस प्रकारकी सो&हं वृत्ति एक बार बन जाती है, तब मनुष्य उस 
वृत्तिके सहित आपसे आप परमात्म तत्वमें विदीन हो जाता है। जिस प्रकार नमककी 
डेछा जब एक वार समुद्रमे पड़कर गल जाता है, तब फिर उसका गरूना बन्द हो 
जाता है अथवा, हे अर्जुन, जिस प्रकार तिनकोको जला चुकनेके उपरांत स्वयं 
अग्नि भी वुझ जाती है, उसी प्रकार जब एक वार ज्ञानके द्वारा भेद-बुद्धि नष्ट हो 


जाती है, तब फिर वह ज्ञान भी बाकी नही रह जाता। तब यह कल्पना नष्ट हो 
जाती है कि “मैं” परे अथवा उस पारका है और यह भावना भी नष्ट हो जाती है 


इं६० हिन्दी ज्ञानेदवरी 


संसार-रूपी वृक्षकी शाखाएँ अपने भारी बोझके कारण नीचेकी ओर झुकने छूगती 
हैं और एक दूसरीमें खूब अच्छी तरह उलझ जाती हैं, जिसके गुण क्षुब्ध हो जाते हैं 
और उन क्षुब्ध गुणों की हवाएँ चारो तरफ बहने लगती हैं। फिर उन गुणोके प्रचंड 
जोकोंमें पड़कर यह ऊश्वें-मूल वृक्ष तीव जगहोसे चिर जाता है । इनमेंसे रजोगुणकी 
वायुका झोंका बहुत जोरोसे आता है जिसके कारण मानव जातिवाली शाखा खूब 
जोरोसे मजबूत और बड़ी होने लगती है। वह न तो ऊपर की ओर ही जाती है 
जझौर न नीचेकी ओर ही झुकती है, बल्कि बीचमें ही रुकी रहती है और उसमेंसे 
चातुवंण्यंकी टेढी-तिरछी शाखाएँ निकरूती है। उसमें विधि और निषेध आदिके 
विधानोसे विस्तृत होनेवाली वेद-वचनोकी मधुर और लूहलहाती हुई शाखाएँ निकलने 
छगती है । अर्थे और कामका भी यथेष्ट विस्तार होता है और उनमें नये नये अंकुर 
निकलते है जिससे ऐहिक सुखोपभोगके नये नये परन्तु क्षण-भंगुर स्थलोका निर्माण 
होता है। उनमे प्रवृत्ति बहुत अधिक बढी हुईं होती है, जिसके कारण उनमें भक्ते 
और वुरे क्रिया-कर्मोकी जो अनेक्र शाखाएँ निकहरूती हैं, उनकी कोई गिनती ही 
नही हो सकती । जो शरीर अपना भोग भोगकर दुर्बल और पुराने हो जाते है, वे 
सूखी हुई डालोके समान गिर पडते हैं औरे उनके स्थान पर बहुत-से नये शरीर 
उत्पन्न होकर सुशोभित होते है । इसी प्रकार शब्द आदि विषयोके स्वाभाविक रंगोंसे 
चमकनेवाले नित्य नये नये सुन्दर पल्‍लव उत्पन्न होते रहते है । इस प्रकार रजोगुणकी 
वायुके भयंकर झोकेसे मानव शाखाओकी बहुत अधिकता हो जाती है जिससे मनुष्य- 
छोक सज जाता है । फिर जब रजोगुणके ये बादल कुछ शान्त होते है, तब तमोगुण- 
का घोर प्रभंजन चलने लगता है। उस समय इसी मानव शाखा पर नीचेकी ओर 
संधघम वासनाओकी पत्तियाँ निकलने और दुष्कर्मोकी शाखाएँ फैछने लगती है। फिर 
कुमार्गकी कोपले निकलती है जो सीधी होने पर भी मजबूत होती है और उनमें 
पत्तोसे भरी हुई दोपोकी डालियाँ लहलूहाती हुईं दिखाई देती है। विधि और निपेधका 
विधान करनेवाले ऋक्‌, यजु: और साम ये तीनो वेद इस शाखाके सिरे पर झूलने- 
वाले पत्ते ही माने जाने चाहिएँ।जारण और मारणके बीज-मन्‍्त्रोका उपदेश देकर 
बर-पीडक होनेवाले अथर्वण वेदके पल्‍्छव इसके बाद निकछते है जिम्तमे वासनाकी 
बेल हरी-भरी होती है । ज्यो ज्यो ये सब बाते होती चलहूती है, त्यो त्यो कुकर्मोकी 
बेलें विस्तृत होती जाती है और जन्मवाली शाखा बराबर आगे बढती चलती है । 
फिर चांडाल आदि हीन और दुषप्कर्मी जातियोकी एक अच्छी और बड़ी शाखा 
निकरूती है और भ्रम में पडे हुए कर्म-भ्रष्ट लोग इस शाखाके जालमें फेसते है। अब 
यशु-पक्षी, सूअर, वाघ, विच्छू, साँप आदि असंख्य जीवोकी टेडी-तिरछी गाखाओका 
भी विस्तार होता है। हे भर्जुन, इस प्रकार ये ज्ञाखाएँ सव जगह हरी-भरी दिखाई 
देती हैं और इन पर नरक-भोगके फल रद जाते है। निरन्तर हिंसा आदि कर्मोका 
संचाकनन करनेवाले ये अंकुर अनेक जन्मो तक समान-रूपसे रूहलहाते रहते है। इसी 
अकार, वृक्ष, तृण, लोहा, मिट्टी, पत्थर आदिकी शाखाएँ भी उत्पन्न होती हैं और 


पत्रहर्वाँ अध्याय ३६६ 


जन पर भी इसी प्रकारके फल लगते है। हे अर्जुन, इस प्रकार मानग शाखासे लेकर 
नीचेवाली शाखाओके स्थावर वर्ग तक वृद्धि होती है। इसीलिए वहीसे यह संसार- 
रूपी वृक्ष नीचेकी ओर बढ़ने लगता है। नही तो, है अर्जुन, यदि ऊध्वे॑ भाग में 
रहनेवाले इसके आरम्भिक मूलका ध्यान रखा जाय तो ये नीचेकी ओरकी शाखाएँ 
-मध्यमे रहनेवाली शाखाएँ ही ग्रिनी जानी चाहिएँ। परन्तु सदसद क्रिया-रूपी जो 
तमोगृण और सत्व गुणकी शाखाएँ इस वृक्षमे ऊपर और नीचेकी ओोर फैली हुई हैं 
आओऔर वेद-तबग्ीकी जो शाखा विकसित है, उनका, हे अर्जुन, मनुष्यके बिना अस्तित्व 
ही नही हो सकता । इसलिए मानव-तन यद्यपि उपरके मुल्से निकली हुई शाखा है, 
तो भी कमंकी वुद्धिका मूल कारण यही शाखा होती है । दूसरे वृक्षोकी भी यही 
अवस्था होती है। ज्यो ज्यो उनकी शाखाएँ बढती जाती हैं, त्यो त्यो उनकी जड़ 
भी वरावर और नीचेक्री ओर जाती और मजबूत होती चलती है। और ज्यो ज्यों 
जड़ मजबूत होती चलतो है, त्यो त्यो वृक्षका विस्तार भी बढ़ता जाता है। यही 
बात इस शरीरके सम्बन्धमें भी है। जब तक कर्म करते है, तव तक देहकी परम्परा 
भी रहती है और जब तक देहका अस्तित्व रहता है, तव त्तक कर्मोका कभी खंड 
नही होता--कर्म भी वरावर होते और चलते रहते है । इसी लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
'कहते हैं कि यह मानव शरीर ही संसारके विस्तारका फल है। जब तमोगुणके 
अचंड झोके कुछ श्ञान्त होते है तव सत्वगुणकी जोरोकी आँधी शुरू होती है। उस 
समय उसी मानव शाखामे सुवासनाके अकुर उत्पन्न होते हैं और उसमे सत्कर्मोकी 
बहुत-सी कोपले रूगने लगती है । ज्ञानका यथेष्ट प्रकाश हो जानेके कारण बुद्धि की तीत्र 
'सामथ्ये से एक ही क्षणमें बहुत-सी नई-नई शाखाएँ उत्पन्न हो जाती हैं | वुद्धि को सरल और 
हृढ़ जाखाएँ निकलती है और उनमे स्फूर्तिके अंकुर उत्पन्न होते है और बुद्धिका प्रकाश 
विवेक-विचारका आश्रय लेता हुआ आगे बढता है। फिर वुद्धिके रससे भरे हुए भक्तिक्े 
पल्‍लवोमेसे सद्वृत्तिके सुन्दर और कोमल अकुर निकलते है।इस सदाचारके विपुरू 
अंकुरोके अग्र भाग पर वेद-वचनोका घोप होता रहता है। फिर शिष्टाचार वेदोक्त 
विधि और यज्ञादि कर्मोक्रे असंख्य पत्तोमेसे और भी अनेक नये नये पत्ते निकलने 
रूगते हैं । फिर तपस्याकी ऐसी शाखाएँ निकलती है जिनमें यम-दम आदि लटकते 
हते हैं और आगे चलूकर॒वही कोमल परन्तु विशाल वैराग्यकी शाखाएँ उत्पन्न 
'करते है। फिर धैय-रूपी अंकुरके तीक्ष्ण सिरे पर भिन्न-भिन्न ब्रतोको टहनियाँ निक- 
रूती हैं और वे सीधी ऊपरको ओर बहुत अधिक ऊँचाई तक चली जाती है । इन्हीमें 
बेदोकी बहुत बडी शाखा रहती है, और जिस समय सत्व गुणकी हवाएँ बहुत 
जोरोसे चलने लगती है, उस समय यह टहनी सुविद्याकी सरसराहुट करती रहती 
है । फिर धर्मकी शाखा बढने लगती है और उसीमेसे जन्मवाली सरल शाखा 
निकलती है और साथ ही स्वगे-सुख आदिको टेढी-तिरछी शाखाएँ भी निकरूकर 
खूब बढती और फैलती है । इसी प्रकार सूर्य और चन्द्रमा आदि ग्रह, पितर, ऋषि, 
विद्याधर आदिकी उपशाखाओका भी प्रसार होने रूगता है। इनके और ऊपर 
बहुत अधिक ऊँची और फलोसे रूदी हुईं इन्द्र-लोक आदिकी शाखाएँ होती है । भोौर 
ड्नसे भी ऊपर मरीचि और कश्यप आदिने तपोज्ञानके वछूसे अपनी विज्ञाल शाखाएं 


5८७ जि 2 22023: व 7 200 7, ०3५७-०७ 5 ही. कह. _ ०४ 


पदरह॒वाँ अध्याय ७१ 


सायाके समान ही समझकर उसीमें अनुरक्त हो जाता है और उसीके हितके सब काम 
करने लगता है। इसके उपरान्त वह मनके रथ पर बैठता है, कानके रख्प्रोमें प्रवेश 
करता है और शब्दोके वनमे घुसकर चक्‍्करमें पड़ जाता है। उसी प्रकृतिकी बागडोर 
पकड़कर वह जीवात्मा त्वचाके मार्ग पर चल पडता है और स्पश-विषयके घोर जंगलमें 
प्रवेश करता है । कभी कभी वह नेत्रोमें प्रवेश करके रूप-विषयके पर्व तोमें मतमाना 
भटकता है। अथवा, है भर्जुन, वह जिह्नामे संचार करके अपने आपको रस-विषयकी 
गुफामें पहुँचा देता है। अर्थात्‌ जब यह देहाभिमानी जीवात्मा प्लाणेन्द्रियमें प्रवेश 
करता है, तब वह॒गन्ध-विषयके प्रचंड वनमे भी चला जाता है । इसी प्रकार यह 
देहाभिमानी जीव मनको गले लगाकर शब्दादिक विषय-समुदायोका उपभोग 
करता है। 

धरोर॑ यदवाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीदवरः । 

गहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ ॥ ८॥। 

“परन्तु जिस समय जीवात्मा एकसे अधिक शरीरमे संचार करता है, उस संमय 
उसे ऐसा जान पडता है कि मैं ही कर्त्ता और भोक्ता हूँ। हे अर्जुन, जिस समय कोई 
पुरुष राजकीय विलासोसे सम्पन्न किसी स्थानमे निवास करता है, उस समय उसे 
देखनेसे ऐसा जान पडता है कि वह बहुत घनवान्‌ और विलासी है। ठीक इसी प्रकार 
जीवात्मा जब शरीरका आश्रय ग्रहण करता है, तब उसकी अहं कर्त्ता-वाली भावना 
बहुत अधिक बलवती हो जाती है और विषयो तथा इन्द्रियोकी धमाचौकड़ी आरम्भ 
हो जाती है । अथवा जब जीवात्मा शरीरका त्याग करता है, तब वह इन्द्रियोंका 
सारा साज-सामान भी अपने साथ ही लेता जाता है। जिस प्रकार अतिथिका अप- 
मान होने पर वह उस ग्रहस्थकी पुण्यकी सम्पत्ति हरण कर ले जाता है, जिसका वह 
अतिथि होता है अथवा कठपुतलियोका चलूना-फिरना आदि उनको चलानेवाली डोरी 
अपने साथ ले जाती है अथवा अस्त होनेवाला सुर्य जिस प्रकार लोगोके नेत्रोंका 
प्रकाश भी अपने साथ ही लेता जाता है अथवा वायु जिस प्रकार फलो ओर फूलोका 
परिमल छूट ले जाती है, ठीक उसी प्रकार, हे अर्जुन, शरीरको छोडकर जानेके 
समय उसका स्वामी जीवात्मा भी सन और श्रोत्र आदि छओ इन्द्रियोको अपने साथ 
ही ले जाता है । 

श्रोन्न चक्षुः स्पर्शन॑ व रसने प्राणमेव च। 
अधिष्ठाय.... भनश्थाय॑ विषयानुपसेवते ॥ ९॥॥ 

“फिर इस मृत्यु-लोकमें अथवा स्वर्ग-छोकमें जहाँ कही और जो शरीर वह 

जीवात्मा धारण करता है, वही ओर उसी दरीरमें वह उन्ही मत आदि इन्द्रियोंका 


विस्तार करता है । है अर्जुन, जिस प्रकार बुझने पर दीपक अपनी प्रभा अपने साथ 
ही लेता जाता है, परन्तु फिरसे जलाने पर वही प्रभा प्रकट होता है, ठीक उसी 
प्रकार इस जीवात्मा और शरीरके सम्बन्धमें भी होता है। तात्पर्य यह कि जो लोग 
गम्भी रतापूर्वक विचार नही करते, है अर्जुन, उन लछोगोकी हृष्टिमे व्यवहारका यही 
प्रकार दिखाई देता है। कारण यह है कि वे लोग यह मानते हैं कि आत्मा सचमुच 


३६२ हिन्दी ज्ञानेदवरी 


ऊँची कर रखी हैं। इस प्रकार एक पर एक ऐसी बहुत-सी शाखाएँ बराबर अधिका- 
धिक फैलती जाती हैं जो मूछकी ओर तो बहुत छोटी होती है, परन्तु जो आगे 
चलकर वहुत बड़ी हो जाती है और जिनमे फलोकी खूब बहार रहती है और जो 
अत्यन्त महत्वकी तथा विशाल होती है। इसके अतिरिक्त इन ऊपर जानेवाली 
शाखाओंमे जो बहुत-से फल लगते है, उनके भग्र भागेोंसे हे अर्जुन, ब्रह्म और शंकर 
आदि तक समस्त अंकुर निकलते है। फिर फलोके बहुत अधिक भारके कारण ये 
शाखाएं झुककर दोहरी हो जाती हैं और अपने मूल पर ही आ ठहरती हैं। साधारण 
वृक्षोमें भी यही बात होती है। जब उनकी शाखाओं पर फलोका भार बहुत अधिक 
हो जाता है, तव शाखाएं अपने आप झुकने लगती है और जड़ पर ही आ ठहरती 
हैं। ठीक इसी प्रकार, है भर्जुन, जिस मूलसे इस ससार-रूपी वृक्षकी उत्पत्ति होती 
है, उसी मूल पर बढ़ते हुए ज्ञानके भार के कारण उसका विस्तार फिर आकर ठहरता 
है। इसी लिए ब्रह्म-छोक और शिव-लोकसे आगे जीवकी वृद्धि या उन्नतिके लिए 
और कोई गति नहीं होती और इन लछोकोकी प्राप्ति होने पर जीव ब्रह्म-स्वरूप ही 
हो जाता है| परन्तु अब इन वातोको जाने दो। वे ब्रह्मा आदि देवता भी अपनी 
सामर्थ्यसे उस ऊध्वं-मूलकी बराबरी तक नही पहुँच सकते । इनसे भी ऊपर सन- 
कादिक नामकी और भी अनेक प्रसिद्ध शाखाएं है। परन्तु उन शाखाओं पर फलोका 
भार नही होता और इसी लिए वे मूलकी ओर न छौटकर सीधी ऊपर ही ऊपर 
चलकर ब्रह्ममें प्रवेश करती हैं। इस प्रकार मनृष्यसे लेकर ऊपर ब्रह्मा आभादि तक . 
इन सव शाखाओकी वृद्धि बहुत अधिक ऊँचाई तक हुई है। हे अर्जुन, ये ऊपरकी 
ओर ब्रह्म आदिकी जो शाखाएं है, इनकी उत्पत्ति मानव शाखासे ही हुई है। और 
इसी लिए मानव शाखाको नीचेवाछा मूल या जड कहा गया है। इस प्रकार मैंने 
तुम्हे इस अलौकिक संसार-रूपी वृक्षकी कहानी कह सुनाई है जिसकी शाखाएं 
ऊपरकी ओर भी गई है और नीचेकी ओर भी और जिसके ऊपरी भागमे मुख्य 
मूल या जड है। साथ ही इस वृक्षकी जो मूल या जड़े नीचेकी ओर हैं, उनका भी 
मैंने स्पष्ट रूपसे विवेचन कर दिया है। अब तुम यह सुनो कि वह संसार-रूपी वृक्ष 
किस प्रकार उखाड़कर फेका जा सकता है। 
न रूपमुस्थेह त्थोपलस्यते नान्‍तो न चादिन चर संप्रतिष्ठा । 
अद्वत्थमेनं सुविरूढमुलूमसद्भवास््रेण. दृढेन. छित्त्वा ॥ ३॥ 
“परन्तु, है अर्जुन, कदाचित्‌ तुम्हारे मनमे यह शंका उत्पन्त होगी कि क्या कोई 
ऐसा साधन भी हो सकता है जिससे यह इतना बडा और विशाल वृक्ष उख्लाडकर 
फेंका जा सकता है ? यदि ऊपरकी ओर जानेवाली इसकी शाखाओको देखा जाय 
तो वे ब्रह्म-छोक तक जा पहुँची है और इनका मूल तो स्वयं निगु णमें ही है। अपनी 
नीचेवाली शाखाओके कारण यह वृक्ष स्थावरके अन्तिम भाग तक पहुँचा हुआ है 
ओर इसके मध्य भागमे जो मानव रूपी मूल है, वे अलग । इतने हृढठ और विशाल 


दुक्षका भला कौन नाश कर सकता है? परन्तु इस प्रकारका दुर्वख विचार तुम 
अपने सनमें नामको भी मत घुसने दो । यह वृक्ष भले ही बहुत हृढ़ और विशाल हो, 


३७२ हिन्दी ज्ञानेइ्वरी 


इस शरीरमे आती है, सचमुच वह विषयों का भोग करती है और सचमुच फिर 
इस शरीरको छोडकर चली जाती है । परन्तु यदि वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो 
स्वयं आत्मा यही मानती है कि वह सब आना, जाना, करना और भोगना आदि 
केवल माया है। 

उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुड्जातं वा ग्रुणान्वितम्‌ । 

विमृढा नानुपदयन्ति पदयन्ति ज्ञानचक्षुषः था 

यतन्तो योगिनश्वेत॑ पह्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 

यतन्तोष्प्पक्ृतात्मानो.. नेन॑. पद्यन्त्यचेतसः ११॥ 

“परन्तु लोग जब यह देखते हैं कि शरीरका आकार सामने उपस्थित है, उसमें 
चेतना शक्ति आई है और उस चेतना शक्तिके कारण वह शरीर चलता फिरता है, 
तब वे यही कहते है कि शरीरमे आत्मा आई है। इसी प्रकार, हे अर्जुन, इस शरीर- 
की संगतिसे भिन्न भिन्न इन्द्रियाँ अपने विषयोमे जो संचार करती है, उसीको छोग 
भोगना कहते है। इसके उपरान्त भोगके कारण क्षीण हो जानेवाला शरीर जब 
आपसे आप निश्चष्ट हो जाता है, तब यह पुकार मचाई जाती है कि---/अरे जीव 
चला गया ! जीव चला गया !” परन्तु हे अर्जुन, जिस समय वुक्ष हिलता हो, केवछ 
उसी समय यह समझना कि हवा चल रही है और जिस समय वृक्ष हिलता न हो, 


उस समय यह समझना कि हवा नही चल रही है, क्या कभी ठीक और युक्ति-युक्त 
हो सकता है ? अथवा जिस समय दर्पण सामने रखा हो, क्या उसी समय यह 
मानना चाहिये कि हमारा रूप हमे प्राप्त हुआ है और इससे पहले हमारा रूप था 
ही नही ? अथवा जिस समय वह॒दर्पंण दूर हटा दिया जाता है और उसमे दिखाई 
पड़नेवाले प्रतिविम्बका आभास नष्ट हो जाता है, उस समय क्या मनुष्यको यह 
समझता चाहिए कि हमारे रूपका ही वास्तवमे छोप हो गया ? शब्द वास्तवसें 
आकाशका गुण है; परन्तु जब मेघोकी गडगड़ाहट सुनाई देती है, तब उस गड़गडाहुद- 
का आरोप भेघोमे किया जाता है । अथवा वास्तवमे तो वादल ही चन्द्रमाके सामने 
वेगपूर्वक दौड़ते है, परन्तु साधारणत: यही समझा जाता है कि चन्द्रमा ही दौड़ 
रहा है। ठीक इसी प्रकार जो लोग अन्धे होते हैं, वे केवल भ्रमके कारण उस विकार- 
हीन स-आत्म सत्ता पर शरीरके जन्म लेने और मरनेका बिलकुल व्यर्थ ही आरोप 
करते है । इन सभी अवस्थाओमे आत्मा निरन्तर अपने ही स्थान पर रहती है और 
शरीरके धर्म शरीरमे ही रहते है। परन्तु इन सब बातोको ठीक तरहसे और 
चास्तविक रूपमे देखनेवाले विवेकशील पुरुष कुछ दूसरे ही होते है । ज्ञान प्राप्त हो 
जानेके कारण जिनके नेत्र इस शरीरके ऊपरी आवरणमे ही मही फेसे रहते, ग्रीष्म- 

कालके सूर्यकी किरणोकी भाँति विवेकका विस्तार होनेके कारण जिनके अन्दर 

स्वरूपका स्फुरण हो चुका होता है, केवल वही ज्ञानी पुरुष उस शुद्ध आत्माकों जानते 

हैं। नक्षब्ोस भरे हुए आकाणका जब समुद्रमे प्रतिविस्व पड़ता है, तव यह बात 

स्पष्ट रूससे समझमे आती है कि आकाश टूटकर समुद्रमे नही आ पडा, वल्कि यह 

कैवछ उसका प्रतिविम्ब है । आकाश जहाँ रहना चाहिये और जहाँ सदा रहना है, 


पन्द्र हवाँ अध्याय ३६४ 


परन्तु फिर भी इसका उन्मूलन करनेमें बहुत बड़े श्रमकी क्या आवश्यकता है ? भरा 
बच्चोकों क्या कभी इस बातकी आवश्यकता होती है कि वे होवेकी भगाकर दूसरे 
देशमें पहुँचा दें ? क्या कभी किसीको गन्धर्वनगरी गिरानेकी, खरगोशके सीग तोड़ने- 
की अथवा आकाश-कुसुम तोडनेकी भी कोई चिन्ता करनी पडती है ? ठीक इसी 
प्रकार, हे अर्जुन, यह संसार-रूपी वृक्ष भी बिलकुल वास्तविक या सचमुचका नही 
है । फिर भला इसे उखाड फेंकना कौन बहुत वडी बात है ? मैंने इसके मूलो और 
शाखाओका जो वर्णन किया है, उसे वन्ध्याके पुत्रोसे घर भरनेके वर्णनके समान ही 
समझना चाहिए । स्वप्नमे होनेवाली कोई घटना हमारे जाग्रत होने पर भरा हमारा 
क्या विग्राड सकती है ? इसी प्रकार तुम इस वृक्षकी सारी कहानीकों भी बिलकुल 
निमू ल ही समझो । क्योकि यदि यह बात न मानी जाय और इस वृक्षका मैंने जैसा 
वर्णन किया है, उसीके अनुसार यह॒वुक्ष और इसका मूल वास्तवमे इतना ही प्रवलू 
और हृढ हो, तो फिर भरा ऐसा कौन माईका लाल हो सकता था जो इसे उखाड़ 
सकता ? अरे फूंक मारकर कभी आकाश भी उडाया जा सकता है ? इसी छिए, 
हे अर्जुन मैं तुमको बतलाता हूँ कि कछवीको कभी दूध ही नही होता; और इसी 
लिए इस संसार रूपी वृक्षका अभी मैने जो वर्णन किया है, वह वैसा ही मायासे 
पूर्ण है जैसा यह कहना कि कछवीके दृधका मक्खन निकालकर और उसका घी 
तैयार करके किसी राजाके आगे खानेके लिए परोसा गया था । दूसरे मृग-जलसे 
भरे हुए जलाशय तो अवश्य दिखाई देते है, परन्तु क्या उस जलकी सहायतासे 
धानके पौधे रोपे जा सकते है या केलेके पौधे लगाये जा सकते है। यदि मूलतः 
अज्ञान ही मिथ्या है तो फिर उस अज्ञानके द्वारा होनेवाला कार्य भरा कहाँ तकः 
मिथ्या न होगा ? ओर इसी लिए जब इस संसार-रूपी वृक्षका भली भाँति विचार 
किया जाता है, तब यह बिलकुल मिथ्या ही सिद्ध होता है। और जो छोग यह 
कहते हैं कि इस वृक्षका कही अन्त ही नहीं है और न कभी इसका नाश होता है, 
तो उनका कहना भी एक दृष्टिसे ठीक ही है। जब तक मनृष्य जाग्रत नही होता, 
तब तक क्या कभी निद्राका अन्त होता है ? जब तक रात्रि समाप्त न हो, तब तक 
भला क्‍या कभी तडका हो सकता है ? ठीक इसी प्रकार जब तक विवेकसे मायाको 
उडा नही दिया जाता, तब तक इस संसार-रूपी अद्वत्थका कभी अन्त नही होता । 
जोरोसे बहनेवाली हवा जब तक शान्त नही होती, तब तक सागरकी तरगे वराबर 
अनन्त ही जान पडती हैं। इसी लिए जब सूर्यका अस्त होता है, तभी मृग-जल भी 
अहृर्य होता है अथवा जब दीपक वुझाया जाता है, तभी प्रभा नष्ट होती है। ठीक 
इसी प्रकार जब मूल मायाको मिटा डालनेवाला ज्ञान जाकर उपस्थित होता है, 
तभी इस संसार-रूपी वृक्षका अन्त होता है, और नही तो कभी अन्त नही होता । 
इस संसारको जो अनादि कहा जाता है, वह भी कुछ मिथ्या नही है। ऐसा कथन 
भी ऊपरके विवेचनके आधार पर ठीक ही है। क्योकि जब यह संसार-रूपी वृक्ष 
स्वय ही वास्तविक या सत्य नही है, तो फिर भला इसका आरम्भ कहाँ हो सकता 
है और कौन हो सकता है ? जो वास्तवमे किसी स्थान पर उत्पन्न होता है, उसके 
सम्बन्धमे तो यह कहना अवश्य शोभा देता है कि इसका आदि है, परन्तु जो बिलकुल 


पन्रहवाँ अध्याय ३७३ 


वही है; और नीचे दिखाई देनेवाला उसका यह आभास केवल मिथ्या जान पड़ता 
है। ठीक इसी प्रकार आत्मा यद्यपि इस दरीरके साथ सम्बद्ध दिखाई देती है, परल्तु 
फिर भी उसका ऐसा दिखाई देना केवल आभास है। प्रवाहमे जो हलचल दिखाई 
देती है, वह प्रवाह भरमे ही होती है; और यद्यपि उस प्रवाहमे चन्द्रमाकी चन्द्रिका 
हिलती-डुलती दिखाई देती है, तो भी वास्तवमे वह ॒चन्द्रिका स्वयं चन्द्रमामे ही 
स्थित रहती है । अथवा पानीका गड्ढडा कभी तो भर जाता है और कभी सूख जाता 
है । जब वह भरा रहता है, तव उसमे सूर्यका प्रतिविम्ब दिखाई देता है, और जब 
वह सूख जाता है, तब उसमे प्रतिविव नही दिखाई देता । परन्तु सूर्य सदा ज्योका 
त्यो रहता है । ठीक इसी प्रकार ज्ञानी छोग यह देखते और समझते है कि शरीर 
चाहे जन्म ले और चाहे मर जाय, पर मैं सदा ज्योका त्यो और अविकृत रहता 
हूँ ॥ घट अथवा मठ चाहे बने और चाहे नष्ट हो जाय, परन्तु आकाण सदा ज्योका 
त्यो और स्वयं सिद्ध ही रहता है। ठीक इसी प्रकार आत्प्र-सत्ता भी सदा अखंड 
और अव्यय रहती हैं और केवरू अज्ञानके द्वारा कल्पित शरीर ही जन्म लेता और 
मरता है; और ज्ञानी लोग ही वास्तवमे यह बात जानते है । ज्ञानी लोग अपने निर्मल 
आत्म-ज्ञानकेक कारण यह समझते है कि चैतन्य न तो किसीमे भरा ही जाता है 
और न किसीमेसे निकलता ही है और न वह कोई कर्म करता ही है और न कराता 
* ही है। अब चाहे कितना ही अधिक ज्ञान क्यो न प्रों्त हो जाय, परमाणुका भी पता 
लगानेवाली सुक्ष्म बुद्धि क्यो न प्राप्त हो जाय और समस्त शास्रोमे पारंगतता क्‍यों 
न प्राप्त हो जाय, परन्तु जब तक इस प्रकारकी विद्वत्ताके जोडका वैराग्य मनमे न 
उत्पन्न हो, तब तक मेरे सर्वात्मक स्वरूपकी कभी प्राप्ति नही हो सकती । हे भर्जून, 
यदि ऐसी अवस्था हो कि मनुष्य मुँहसे तो विवेककी बहुत-सी बाते करता हो, परन्तु 
उसके अन्त करणमे विषयोका हह और स्थायी निवास हो तो यह वात निश्चित है 
कि मेरे स्वरूपकी कभी प्राप्ति नही हो सकती । भला स्वप्नमें वडबडानेवाले मनुष्यके 
रचे हुए ग्रन्थसे क्या कनभ्ी व्यवहारकी समस्थाओका निराकरण हो सकता है ? अथवा 
क्या कभी किसी पुस्तकको हाथ छरूगानेसे ही उसे पढ़नेका फर प्राप्त हो सकता है ? 
अथवा क्या आँखें बन्द करके और केवछक नाकके साथ मोत्ती लगाकर उसका दाम आँका 
जा सकता है ? ठीक इसी प्रकार यदि चित्तमें अहंकार भरा हो और मनुष्य सब 
धकारके शाओ्रोकी चर्चा करता हो, तो करोड़ो बार जन्म लेने पर कभी मेरी प्राप्ति 
नही हो सकती | जो एक मात्र मैं ही समस्त भूतोमे व्याप्त रहता हैँ, वह अपनी 
व्याप्ति मैं तुम्हे स्पष्ट रूपसे बतलाता हूँ, सुनो । 
यदादित्यगतं _ तेजो.. 'जगड्भासयतेडखिलस्‌ । 
यच्चन्द्रसमसि यच्चारनो तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥१श॥ 

“सूर्य समेत यह सारा विश्व जिस तेजसे प्रकाशित होता है, वह सब तेज मेरा 
ही है। है अर्जून, जब सूये जलूका अंश सुखाकर अस्त हो जाता है, तब सूखे हुए 
जगतको जो चन्द्रमा आद्रेता पहुँचाता है, उस चन्द्रमाकी चन्द्रिकाएँ भी मेरा ही तेज 


हैं। और अग्निका जो बढता हुआ तेज जलाने और सिझाने आदिके अनेक कार्य 
करता है, वह तेज भी मेरा ही है । । 


३६४ हिन्दो ज्ञानेदवरी 


है ही नहीं, उसका भला मूल या आदि कहाँ हो सकता है ? जिसका कभी जन्म ही 
न होता हो, उसके सम्बन्धमें भला यह कैसे बतछाया जा सकता है कि इसकी माता 
कौन है ? तात्पयं यह कि यह संसार-रूपी वृक्ष वास्तवमें बिलकुल है ही नहीं और 
इसी लिए यह अनादि ठहरता है। भला वन्ध्याके पुत्रकी जन्मपत्नी कहाँसे आ सकती 
है ? आकाशमें नीले रंगकी प्रथ्वीकी कल्पना किस प्रकार की जा सकती है ? हे 
अर्जुन, आकाश-पुष्पका डंठछल भरा कौन तोड सकता है ? जिस संस्तारका वास्तवमें 
अस्तित्व ही न हो, उसका आदि, आरम्भ या जन्म कहाँपे हो सकता है ? जिस 
अ्रकार घटका मिथ्यात्व स्वयंसिद्ध है, उसी प्रकार यह मुझ सहित संसार-रूपी वृक्ष 
'मिथ्या होनेके कारण अनादि है। है अर्जुन, तुम यह वात ध्यानमे रखो कि न तो 
इसका आदि ही है और न अन्त ही है। मध्यमें यह कुछ कुछ अवश्य भास होता है, 
परन्तु वह भास भी मिथ्या ही है। मृग-जरूका स्रोत न तो किसी पर्व॑तसे निकलता 
ही है और न जाकर किसी समुद्रमे गिरता ही है। हाँ मध्यमे ही उसका कुछ भास 
होता है । उसी मृग-जलूकी भाँति इस संसारका भी न तो कोई आदि ही है और न 
अन्त ही और न कभी वास्तवमे इसका कोई अस्तित्व ही होता है। इस संसारका 
'मिथ्या वैलक्षण्य केवल मध्यमें ही भासमान होता है । जिस प्रकार इन्द्र धनुष अनेक 
प्रकारके रंगोसे रंगा हुआ होता है, उसी प्रकार अज्ञानसे यह संसार रँगा और सजा 
हुआ दिखाई देता है। जिस प्रकार चतुर नठ अपने वेषसे छोगोको भ्रममें डालता है, 
उसी प्रकार यह संसार भी अपने मध्यवाले आभासके द्वारा लोगोको भ्रममे रखता 
है | आकाशमे वास्तवमे कुछ भी न होने पर कभी कभी गन्धवे-नगर दिखाई देता है, 
परन्तु क्षण ही भरमे वह फिर नष्ट हो जाता है। स्वप्नमे दिखाई देनेवाले मिथ्या 
हृ्योको भी यदि सत्य मान लिया जाय तो भी कया जाग्रत अवस्थाके व्यवहारोमें 
उनका कोई उपयोग हो सकता है ? इसी प्रकार क्षण भरके लिए होनेवाला यह 
आभास वास्तवमे ब्रिलकुल मिथ्या ही है। बन्दरको जलमे अपना प्रतिबिम्ब तो 
अनेक प्रकारकी चेथ्टाएँ करता हुआ दिखाई देता है, परन्तु जब वह उसे पकडने 
लगता है, तब उसके हाथमे कुछ भी नही आता । इसी प्रकार यह संसार भी दिखाई 
तो पड़ता है, परन्तु वास्तवमे इसका कोई अस्तित्व नही है। यह आभास इतनी 
जल्दी होता हैं और इतनी जल्दी इस आभासका लोप होता कि इसके सामने तरगो- 
की चचलता तुच्छ सिद्ध होती है और विद्युत भी इसकी वराबरी नही कर सकती । 
जिस प्रकार वर्षा-कारूके आरम्भकी वायु चारो तरफसे चलती है और इस बातका 
पता नहीं चलता कि यह हवा सामनेकी तरफसे आ रही है या पीछें की तरफ से, 
उसी प्रकार इस संसार-रूपी वृक्षकी भी वास्तविक और सच्ची स्थिति नही है। न 
तो इसका आदि है, न अन्त है, न स्थिति है और न रूप है। फिर भला इसे उखाड 
फेकनेके लिए बहुत अधिक परिश्रम था प्रयत्नकी क्या आवश्यकता है? यह केवल 
हमारे अज्ञानके कारण ही इतना बलवान है, इसलिए इस पर आत्म-ज्ञानकी कुल्हाडीसे 
अहार करके इसे गिरा देना चाहिए। एक ज्ञानकों छोडकर इसे गिरानेके लिए तुम 
और जितने उपाय करोगे, वे सभी तुम्हे इस वृक्षमें और भी अधिक फेँसावेंगे । फिर 
छुम इसकी दाखा शाखा पर ऊपर नीचे कहाँ तक घृमते रहोगे ? हाँ यदि तुम 


डे७४ हिन्दी शानेदवरी 


गासाविद्य व भूतानि घारयाम्यहमोजसा । 
पृष्णानि चौषधीः सर्वा: सोमो भूत्वा रसात्मकः 0१३७ 
“हैं ही इस पृथ्वी-तलमें प्रवेश करके उसे सेभाले रहता हूँ, और इसी लिए वह 
मिट्टीके ढेलेके रूपमे होने पर भी महासागरके जलूमें गल नहीं जाती | और पृथ्वी 
अपनी जिस शक्तिके कारण असंख्य भूतोंका भार सहन करती है, वह श्षक्ति भी मैं 
ही उसमें प्रवेश करके उसे प्रदान करता हूँ । हे अर्जुन, आकाशमें चन्द्रमाके रूपमें मैं 
ही अमृतके चलते-फिरतें सरोवरके समान हुआ हूँ । वहाँसे मेरी जो किरणें चीचेकी 
ओर आती है, उन्हे मैं ही अमृतसे भरकर समस्त वनस्पतियोंक्रा पोषण करता हूँ। 
इस प्रकार मैं धान्‍्य आदिका सुकाल करके अबन्नके द्वारा भूत मात्रके जीवनका निर्वाह 
करता हूँ। यद्यपि इस प्रकार अन्नकी तो यशथेष्ट प्रचुरता हो जाती है, परन्तु उस 
अन्नको पचाकर णजीवोंको सुखी करनेवाली जठराग्निकी जो शक्ति है, वह कहाँ 
से जाती है ? हि 
अहं वेदबानरों भूत्वा प्राणिना देहमाश्रितः। 
प्राणापानससायुक्तः पचाम्यन्च॑ चतुविधसन्‌ 0१४॥ 
“इसी छिए प्राणी मात्रके शरीरमें नाभि कन्द पर अँगीठी सुल्गाकर उनके 
जठरमे मैं ही अग्नि बनकर रहता हूँ । भौर प्राण तथा अपान वायुकी भाधियाँ दिन- 
रात चलाकर प्राणियोके जंठरोमें मैं जितने पदार्थ पचाता हूँ, उनकी कोई ग्रिनती 
ही नही है। कड़े, मुछठायम अच्छी तरह पके हुए और भुने हुए इस प्रकार चारों 
तरहके अन्न मैं पचाता हूँ। तात्पर्य यह कि जितने जीव हैं, वे सब मैं ही हें और 


इन जीवोकी जो जीवन प्राप्त है, वह जीवन भी मै ही हैँ । और उस जीवनको 
चलानेवाली जठराग्नि भी मैं ही हूँ! ऐसी अवस्थामे मैं अपनी व्यापकंताका 
चमत्कार तुम्हें कहाँ तक बतलाऊं ! बात यह है कि इस विश्वमे मेरे सिवा और 
कुछ है ही नही । केवल मैं ही सब जगह हूँ । कदाचित्‌ तुम्हारे मनमें यह प्रइन 
उत्पन्न होता हो कि यदि यही बात है, तो फिर क्या कारण है कि कुछ जीव तो 
सदा सुखी रहते हैं और कुछ जीव संदा दु:खोमें ही डुबे रहते हैं ? यदि सारे नगरमें 
एकही दीपकका प्रकाश है तो फिर कुछ स्थानोमें अन्धकार और कालिमा क्यों 
दिखाई देती है ? इसलिए अब मैं तुम्हारी इस शंकाका भी समाधान कर देता हूँ। 
यदि वास्तवमे जय तो. सब जगह केवल मैं ही हूँ और इस संसारमें कोई ऐसी 
चस्तु नहीं हैं जो मुझसे भिन्‍न हो । पंरन्तु प्राणियोकी कल्‍्पनामे मैं उन्हें उनकी बुद्धिके 
अनुसार ही भासता हूँ। आकाश ध्वनि नामक ग्रुण एक-रूप ही है, परन्तु वाद्यों- 
के भेदोके अनुसार आपसे आप भिन्न भिन्न प्रकारके नाद होते है । छोगोके व्यवहारों- 
से विरुकुल अलिप्त और अल्ग रहनेवाला सूर्य उदित होता है और वह सबसे बिल- 
कुल दूर और अलरूग रहता है, परन्तु फिर भी वह लोक-व्यवहार चलानेमें उपयोगी 
होती है । बीजोके धरमंके अडुूसार ही जल किसी वृक्षके रूपमें रूपान्तरित होता है। 
ठोक इसी प्रकार जीवके रूपमें मेरा स्वरूप परिणत होता है। एक पुरुष मूर्ख हैं 
ओर दूसरा दुढधिमानु है। दोनोके सामने नीरू भणियोका एक दो-लड़ी हार रखा 
है। रूखंको तो वह साँप जान पड़ता है जौर उसको भयंभीत करनेका कारण होता 


पन्द्रहवाँ अध्याय ३६५ 


सत्य ज्ञानके साधनसे इसके मूलमे रहने वाला अज्ञान ही नष्ट कर डालेगे तो सारा 
काम आपसे आप हो जायगा । रस्त्तीको साँप समझकर उसे मारनेके लिए लकड़ी 
लेकर इधर-उधर घुमनेकी ही तरह क्या यह सारा परिश्रम व्यर्थ नही है ? जो मृग- 
जलको नदी समझकर उसे पार करनेके लिए नाव तैयार करके उद्देश्यसे जंगलमे 
इधर उधर भटकता है, वह सचमुच ही किसी नालेमे गिरकर डूब जाता है। ठीक 
इसी प्रकार, हे अर्जुन इस मिथ्या संसारका नाश करने के लिए जो अनेक प्रकारकी 
विवंचनाएँ करता है, जो आत्म-ज्ञानसे रहित होकर रहता है, उसका ससार-सम्बन्धी 
श्रम बराबर और भी बढता ही जाता है । इसी लिए, हे अर्जुन जिस प्रकार स्वप्तमे 
लगनेवाले घावको अच्छा करनेका उपाय केवल जाग्रत होना है इसी प्रकार इस 
अज्ञान मूलका नाश करनेके लिए केवल ज्ञान ही कुठार है। और यह कुठार ज्यो 
ज्यों सहजमे चलाया जाता है, त्यो त्यो बुद्धिको वैराग्यकी नई नई श्षक्ति प्राप्त होती 
है। ज्यो ही वैराग्यका आविर्भाव होता है, त्योही धर्म, अर्थ और कामके तिवर्गंसे 
सनुष्यका उसी प्रकार छुटकारा हो जाता है, जिस प्रकार कुत्ता बहुत गरम अन्न 
खाकर तुरन्त ही उसे वमन करके उसके तापसे मुक्त हो जाता है। है अर्जुन, यह 
वैराग्य इतना प्रबल होना चाहिए कि मनुष्यको प्रत्येक पदार्थसे अत्यन्त घृणा हो 
जाय । इसके उपरान्त देहाभिमानका वेष्टन एक दमसे फेंक कर यह शस्त्र प्रत्यग्बुद्धि 
अर्थात्‌ आत्म-भावनाके हाथमे खूब मजबूतीके साथ पकड़ लेना चाहिये। विवेककी सान- 
पर चढाया हुआ और अहूं ब्रह्माइईस्मिके आत्मबोध पर खूब अच्छी तरह चोखा किया 
हुआ यह शज्त्र पूर्ण बोधके चूर्णके साथ खूब अच्छी तरह रगडना चाहिये । और इसके 
उपरान्त यह देखनेके लिए कि हमारे निश्चयकी मुद्ठीमे कितनी शक्ति है, एक दो 
बार इसका प्रयोग भी करके देखना चाहिये । फिर मननके बलसे यह शस्र तौलकर 
धारण करना चाहिये । इसके उपरान्त जब निदिध्यासनके साधनसे यह शस्त्र और 
हम दोनो बिलकुल एक-रूप हो जाये, तब फिर इसके प्रहारके सामने कुछ भी नही 
ठहर सकता । अद्वगेत तेजके निर्णयसे आत्मज्ञानका यह शस्त्र ससार रूपी वृक्षकों कही 
न रहने देगा । जिस प्रकार शरद ऋतुके आरम्भकी वायु आकाशमे बोदलोका कूडा- 
कर्कट नही रहने देती अथवा उदित होनेवाला सूर्य जिस प्रकार सारी कालिमा और 
अन्धका रको निगल जाता है अथवा जिस प्रकार जाग्रत होते ही स्वप्नके समस्त 
खेलोका -अन्त हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञानकी तीक्ष्ण धारभी बहुत जल्दी 
अपना काम करती है। फिर जिस प्रकार चन्द्रमाके प्रकाशमे मृग-जल नही दिखाई 
देता, उत्ती प्रकार इस संसार-रूपी वृक्षकी न तो ऊपरवाली जड़ ही कही दिखाई 
देती है और न नीचेकी ओर उसकी शाखाओका फैला हुआ जार ही कही रह जाता 
है। है वीर-श्रेष्ठ अर्जुन, इस प्रकार आत्म-न्ञानके शसख्रसे इस ऊध्वमुल ससार-वृक्षको 
तोड़ डालना चाहिए। 
ततः पदं॑ तत्परिसागितव्यं॑ यस्मिन्गता निवर्तन्ति भूयः। 
तसेव चाद्यं पुरुषं प्रप्यें यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी॥ ४॥ 
“इतना हो जाने पर मनुष्यको उस आत्म-स्वरूपका प्रत्यय होता है, जिसके 
सम्बन्धमे यह निर्देश नही किया जा सकता कि “यह है” या “वह है” और जो अपने 


पर्रह॒वाँ मह्याय ३७५ 


है । परन्तु बुद्धिमानकी समझमें उसका वास्तविक स्वरूप आ जाता है और उसके 
लिए वह हार आनन्ददायक होता है। जिस प्रकार स्वाती नक्षत्रका जल सीपीमें 
पहुँचकर मोती होता है परन्तु साँपके शरीरमें पहुँचकर वही जल विष होता है, 
ठीक उसी प्रकार मैं ज्ञानियोंके लिए सुख हो जाता हूँ और भज्ञानियोंके लिए दुःख 
बन जाता हूँ । 
स्वस्थ चाह हृदि संनिविष्टो मत्तः स्पृतिरज्ञानमपोहनं च। 
वेदेश सर्वेरहभेव वेद्यो  वेदान्तकृद्ेदविदेव चाहम्‌ ॥१५॥ 
“यदि वास्तवमे देखा जाय तो प्राणियोके मनमे दिन रात यह बात आती है कि- 
/'मैं भमुक हूँ, वह अमुक वस्तु मैं ही हूँ ।” परन्तु सन्‍्तोंकी सगति करने-से, योग- 
ज्ञानका अभ्यास करनेसे और वैराग्यसे सम्पन्न होकर गरुरुक चरणोकी सेवा करनेसे 
और इस प्रकार के दूसरे सत्कर्मोका आचरण करनेसे जिन छोगोका अशेष अज्ञान नष्ट 
हो जाता है और जिनका अहं-भाव मुझमे आकर रमण करने लगता है, वे लोग आपसे 
आप मुझे पहचान लेते है ओर मुझे अर्थात्‌ आत्म-तत्वको पहचानकर सुखी होते हैं । उन्हें 
इस प्रकारकी सुख-सम्पन्न स्थितिमे पहुँचानेके लिए भला मेरे सिवा दूसरा और कौन 
कारण हो सकता है ? सूर्यका उदय होने पर जिस प्रकार हम लोग उस सूर्यके 
प्रकाशसे ही उसे देखते है, उसी प्रकार मेरे ही साधन से मेरा ज्ञान होता है। इसके 
विपरीत देहाभिमानसे जकड़े रहने के कारण और सदा संसारकी ही बड़ाई सुनते 
रहने के कारण जिनकी अहं-भावना शरीरमे ही डूबी रहती है, वे लोग ऐहिक तथा 
पारलौकिक सुख प्राप्त करनेके लिए कर्म-काडकी अनेक क्रियाएँ करने लगते हैं; और 
इसलिए उनके उनके हिस्सेमें दु.खका ही विशिष्ट अंश पड़ता है। परन्तु जिस प्रकार 
जाग्रत अवस्थामे देखी हुई बाते ही स्वप्नका कारण होती हैं, ठीक उसी प्रकार, हैं 
अर्जुन, उनके इस अज्ञान-जन्य भ्रमका भी मैं ही कारण और आधार हूँ। मेघोके 
कारण दिनमें अन्धकार छा जाता है, परन्तु वे मेघ भी दिनके कारण ही दिखाई 
पडते हैं। ठीक इसी प्रकार मेरा स्वरूप जो परदेसे ढक जाता है और प्राणियोको 
केवल सांसारिक विषय ही दिखाई देते है, वह भी मेरी ही सत्ताके आधारसे दिखाई 
देते हैं । हे अर्जुन, जिस प्रकार निद्राका भी और जाग्रतिका भी हेतु जाग्रत अवस्था 
ही है, ठीक उसी प्रकार इन जीवोके ज्ञानका भी और अज्ञानका भी मैं ही मूल 
कारण हूँ। जिस प्रकार सर्पके आभासका भी और डोरीसे ज्ञानकों भी मूल कारण 
डोरी ही होती है, ठीक उसी प्रकार यह बात भी सिद्ध है कि ज्ञानका भी और 
अज्ञानका भी तथा अज्ञानके कारण दिखाई देनेवाले समस्त सासारिक प्रसारका भी 
मैं ही मूल कारण हूँ । इसी लिए है अर्जुन, वास्तवमे मेरा स्वरूप है, उस स्वरूपकी 
कल्पना न होने पर जिस समय वेद मुझे जाननेके लिए आगे बढे, उस समय उनमें 
भिन्‍न-भिन्‍न शाखाएँ निकलने रूगी, तो भी यही समझना चाहिए कि वे भिन्‍न-भिन्‍न 
दाखाएँ भी मेरा ही ज्ञान कराती हैं, क्योकि चाहे पूर्व-गामिनी नदी हो और चाहे 
पश्चिम-गामिनी नदी हो, दोनो ही अच्तमे समुद्रमे जाकर मिलती है। जिस प्रकार 
सुगन्धि के सहित हवाके झोके आकाशमे लीन होते है, ठीक उसी श्रकार शब्दोके 
सहित श्रृतियाँ भी भहंत्रह्माउस्मिवाले महा सिद्धान्तमे छीन होती है । और फिर इस 


३६६ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


बिना ही स्व्रयं-सिद्ध होता है। परन्तु दपपंणका आधार लेकर मूर्ख लोग यह समझते है 
कि एक मुखकी जगह दो मुख है | ठीक यही बात हैत की भी होती है। इसलिए तुम 
द्वैतका कभी अंगीकार मत करो । इस आत्म-स्वरूपको ठीक तरहसे देखनेका ढंग यही 
है। कुआँ खोदनेसे पहले भी जमीनके अन्दर पानीका सोता अपनी जगह पर मौजूद 
रहता है। अथवा जब पानी हट जाता है या नही रह जाता, तत्र पानीमे पड़नेवालरा 
प्रतिबिम्ब भी फिर छौठकर अपने मूल बिम्बमे आकर लीन हो जाता है, अथवा 
चघटके फूट जाने पर जिस प्रकार घटाकाश फिर आकाशमे मिल जाता है अथवा 
जलना समाप्त होने पर जिस प्रकार अग्नि फिर अपने मृरू स्वरूपमे जाकर लीन हो 
जातो है, उसी प्रकार, हे अर्जुन, यह आत्मस्वरूप भी देखना चाहिए। यह बात भी 
ठीक उसी प्रकारकी है, जिम प्रकार जीभ स्वयं अपना ही स्वाद चख्ने अयवा नेत्र 
रवयं अपनी ही पुतली देखे । अथवा जिस प्रकार तेजमें तेज मिल जाता है, आकाशमे 
आकाश समा जाता है अथवा जलूाशयमे जरू जा मिलता है, उसी प्रकार अद्वेतकी 
'हष्टिसे अपना आत्म-स्वरूप भी देखा जाता है। जिसे बिना देखे और बिना द्रष्टा बने 
देखना चाहिए और जिसे न जानते हुए भी जानना चाहिए और जिस वस्तुको आद्य 
पुरुष कहते है, उसके सम्बन्धमे उपाधिका आश्रय लेकर श्रुति ग्रत्थ व्ययें ही तरह 
तरहकी बाते बनाते है; और फिर व्यर्थ ही उसके नामो और रूपोका वर्णन करने रूगते 
है। जो मुमुक्षु लौकिक सुखोसे भी और स्वगके सुखोसे भी बिलकुल ऊब जाते है, वे इस 
चातकी प्रतिज्ञा करके योग ज्ञानकी ओर प्रवृत्त होते है कि हम इस स्वरूपमे प्रवेश करके 
फिर कभी लछौटकर इधर नही आवेगे । ऐसे लोग वैराग्यकी बाजी जीतकर संसारके 
वखेड़ोसे बहुत दूर निकल जाते है और ब्रह्मलोकका पर्वत पार करके उससे भी बहुत 
आगे पहुँच जाते है। फिर वे लोग अहंकार आदि भावनाओसे बिलकुल रहित होकर 
जिस स्थान पर जानेका आज्ञापत्र प्राप्त करते है, जिस मूल वस्तुसे आगे मनुष्यकी 
सूखी आशाके समान इतनी बडी विश्व-सलिकाका विस्तार बाहर निकलरता है, जिस 
चस्तुका ज्ञान न होनेके कारण ही इस संसारकी, जो वास्तवमे बिलकुल मिथ्या है, 
इतनी अपरम्पार व्याप्ति दिखाई देती है, और “मैं” तथा “तुम” का द्वैत अपना 
प्रभाव दिखलाता है, हे अर्जुत, उस आच्य वस्तुको, उस अपने आत्म-स्वरूप को स्वयं 
इस प्रकार देखना चाहिये, जिस प्रकार बरफसे ही बराबर जमांते है। हे अर्जुन, इस 
स्वरूपको पहचान लेनेका एक और लक्षण है, और वह यह कि जब एक बार इस 
स्वरूपके दरन हो जाते हैं, तब फिर मनुष्य उस स्वरूपसे छोटकर कभी आ ही नही 
सकता । परल्तु अब प्ररन यह है कि इस स्वरूपके दरशेव होते किसे है ? सो इसका 
उत्तर यह है कि जिस प्रकार प्रद्य-कालका जरूू सभी जगह ओत-प्रोत भरा रहता 
है, उसी प्रकार जिस मनुष्यके अद्भ अज्भमे ज्ञान विछकुल पूरी तरहसे भरा रहता 
है, उसीको इस आत्मस्वरूपकी प्राप्ति होती है । 
निर्मानमोहा जितसद्भदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। 
इन्हेंविमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञर्गच्छन्त्यमूढ़ाप. पदसव्ययं ततु॥ ५॥। 


३७६ हिन्दी ज्ञानेदवरी 


प्रकार समस्त श्रुतियाँ जो लज्जित होकर स्तब्ध हो जाती हैं, सो यह काये भी 
मेरे ही प्रकाशसे होता है। इसके उपरान्त जो निर्मल ज्ञान होने पर श्रुतियोके सहित 
सारा जगत लीन हो जाता है, उस ज्ञानको जानने वाला भी मैं ही हूँ । जिस प्रकार 
सोकर उठने पर स्वप्तकी कोई बात मनुष्यमें नही रह जाती और वह समझ्न लूंता 
है कि केवल मैं ही हूँ, ठीक उसी प्रकार बिना किसी तरहके द्वैतका भास हुए मैं 
स्वयं अपनी अद्वेतता जानता हूँ । और आत्म-बोधका कारण भी मै ही हूँ । इतना 
होने पर जिस प्रकार कपूरमें अग्नि रूगने पर, हे अर्जुन, न तो काजल ही बाकी 
रह जाता है और न अग्नि ही वच रहती है, उसी प्रकार जो ज्ञान समस्त अविद्याको 
भस्म कर डालता है, स्वयं यह ज्ञान ही जिस समय लूप हो जाता है, उस समय 
होना और न होना या जन्म और मरण कुछ भी बाकी नही रह जाता । जो चोर 
अपने साथ सारे विश्वको ही चुरा ले गया हो, भला उसका पता कैसे रूगाया जा 
सकता है ? ठीक इसी प्रकारकी जो एक अवर्णनीय शुद्ध अवस्था है, वह अवस्था भी 
मै ही हैँ । इस प्रकार जब केवल स्वरूपी ब्रह्म जड़ और अ-जड़ सबको व्याप्त कर लेता 
है, तव उस अनुपाधिक निरंजन आत्म-स्वरूप तक पहुँच हो जाती है |” श्रीकृष्णने 
जो ये सब बाते बतलहाई थी, उनकी छाप भर्जुनके अन्त.करण पर उसी प्रकार पड़ी, 

जिस प्रकार दुग्धके समुद्रमें आकाशके चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब पड़ता है अथवा जिस 
प्रकार किसी चमकती हुई दीवार पर उसके सामनेके चित्रक्ा प्रतिबिम्ब पड़ता है । 

बस ठीक इसी प्रकार भगवानके उपदेशका अर्जुनके अन्त:करण पर प्रतिबिम्ब पड़ 

रहा था। परत्तु ब्रह्मशानमें एक ऐसा विलक्षण गुण है कि ज्यो ज्यों वह ज्ञान होता 

जाता है, त्यो-त्यो उसका चसका भी बराबर बढ़ता जाता है। इसलिए अनुभव- 


सिद्धोमें श्रेष्ठ अर्जुनने भगवानसे कहा--“हे महाराज, अपनी व्यापकताका विवेच॑न 
करते समय बातोके आवेशमे आप अपने जिस उपाधि-रहित स्वरूपका उल्लेख कर 
गये, उस स्वरूपका आप मेरे लिए एक बार बिलकुल निर्दोष तथा स्पष्ट रूपसे वर्णन 
करें।” इस पर द्वारकाधीश श्रीक्षष्णने कहा--“हे अर्जुन, तुमने बहुत अच्छी बात 
पूछी है। यदि सच पूछो तो, हे अर्जुन, मुझमे भी प्रेमपू वेक निरन्तर बोलते रहनेकी 
बहुत चाह रहती है। परन्तु क्या करूँ, तुम्हारे समान प्रइन करनेवाला मुझे कोई 
मिलता ही नही । आज तुम्हारे रूपमें मुझे अपने मनोरथका फल प्राप्त हुआ है; 
क्योकि तुम बिना .संकोच किये मुझसे जी भरकर प्रइन करते हो । अद्वेत तक पहुँचने 
पर भी जिस निमंल अनुपाधिक स्वरूपका अनुभव हो सकता है, उसी स्वरूपके 
सम्बन्धमे आज तुमने प्रश्त करके मुझे परम सुखी किया है। जिस दरपंणके सामने 
आने पर स्वयं ही अपने नेत्र दिखाई देते हैं, ठीक उसी दर्पंणके समान तुम्हारे समान 
प्रशन-कुशल और निर्मल श्रेष्ठ साथी साथ मुझे बात-चीत करनेके लिए मिला है। 


हे सखे अर्जुन, यह बात नही है कि तुम तो अज्ञान वनकर सब बातें पूछों और मैं 
शिक्ष क वनकर तुम्हे सब बाते सिखलाऊँ ।” यह कहकर भगवानने अर्जुनको आलि- 


यन किया और तव उन्होने उसकी ओर कृपापूर्वेक देखकर जो कुछ कहा, वह सुनो । 
श्रीकृष्णने कहा--“हे अर्जुन, चांहे बोलनेवाले होठ दो हो, परन्तु फिर भी उन दोनोंसे 
बात एक ही निकलती है; और चलने वाले पाँव चाहे दो हों परन्तु फिर भी उनसे 


पोकमके लक 0 जाई पट 5 
न वनजिकलीी अऑिनारगीरीा 


पत्रह॒वाँ अध्याय ३६७ 


“जिस प्रकौर वर्षा-ऋतुके अन्तमे आकाशमे बादल बिलकुल नही रह जाते, उसी 
प्रकार जिन पुरुषोके मनमे मान और मोह आदि विकार बिलकुल नही रह जाते, जो 
लोग विकारोके फेरमे उसी प्रकार नही पडते, जिस प्रकार किसी दरिद्र और निष्ठुर 
अनुष्यके फेरमे उसके नाते-रिव्तेके लोग भी नही पड़ते, आत्म-प्राप्तेकि कारण जिनकी 
समस्त क्रियाएँ धोरे-धीरे उसी प्रकार नष्ट हो जाती है, जिस प्रकार फल छरूगते ही 
केलेके वृक्षके जीवनका अन्तर हो जाता है जिन्हें सब प्रकारके संकल्प विकल्प उसी 
अक्कार छोड देते है, जिस प्रकार कटे हुए वृक्षकों पक्षी लोग छोड देते है, जिनमे उस 
भेद-वुद्धिका नाम भी नही होता, जिस भेद-बुद्धिकी भूमि पर दोषोकी वनस्पति बहुत 
जो रोसे उत्पन्न होती है, जिनकी देहाभिमानवुद्धि अविद्याके सहित उसी प्रकार नष्ट हो 
जाती है, जिस प्रकार सूर्यका उदय होते ही रात्रि नष्ट हो जाती है, जो छोग अज्ञान- 
मय द्वैतकों उसी प्रकार छोड देते है, जिस प्रकार शरीर उस जीवको अकस्मातु छोड़ 
जाता है, जिसकी आयुष्ण समाप्त हो जाती है, जिनके लिए हत भावका सदा उस्री 
प्रकार अकाल रहता है, जिस प्रकार पारसके लिए लोहेका अथवा सूर्यके लिए अन्ध- 
कारका अकाल होता है, जिनके सामने देहको जान पडनेवाले सुखो और दुःखोका 
इन्द्र क्षण मात्र भी नही ठहरता, जिन पर हर्ष और शोकका उसी प्रकार कोई प्रभाव 

नही पडता, जिप्त प्रकार जाग्रत होने पर मनुष्य पर स्वप्नमे होनेवाले, राज्य-लाभ 
अथवा मरणके प्रसगका कोई प्रभाव नही पडता, जिन पर सुखो और दुखोके इन्द्र 
उसी प्रकार कोई प्रहार नही कर सकते, जिस प्रकार गरुड पर सर्प कभी प्रहार नही 
कर सकता, जो अनात्म पदार्थ रूपी जहूको मरूग करके और आत्मानन्द रूपी दूध 
पीकर सुविचारके राजहंस बन जाते है, जो अज्ञानके कारण चारो ओर फैली हुईं 
आत्म-वस्तुको ज्ञानकी दृष्टिसे अखंड स्वरूपमे उसी प्रकार एकत्र करते है, जिस प्रक,र 
सूर्य पृथ्वी तल पर जलूकी ्र्षा करके उसे फिर अपनी किरणोके द्वारा अपने ही विम्ब 
से ले आंता है, आत्प-निर्णयमे जिनका विवेक उसी प्रकार सम-रस हो जाता है, जिस 
प्रकार समुद्रमे मिक्कर गंगाका जल सम-रस हो जाता है, जिन्हे सब जगह केवल 
आत्म-स्वरूप ही दिखाई देता है और जिनके लिए आत्म-स्वरूपसे बाहुर मिकल्‍रूना 
4 सी प्रकार सम्भव नही है, जिस प्रकार आकाशके लिए यहाँसे और कही जाना सम्भव 
नही है और इसी लिए जिनके साथ विषय-वासनाओका कभी कोई सम्पर्क ही नही हो 
सकता, जिनके हृदयमे विकारोका उसी प्रकार कभी उदय नही होता, जिस प्रकार 
ज्वालामुखी पर्वत पर वीजोमे अंकुर नही उत्पन्न होते, जिनका चित्त काम आदि 
विकारोसे उसी प्रक्रार रहित और निवत्र॒ल होता है, जिस प्रकार क्षीर सांगर उस 
समय निश्चलक हुआ था, जिश्न समय घरंघधरं घूमनेवाला मन्दराचल उसमेसे निकाल 
लिया गया था, जिनमे काम आदिका कोई दोष उसी प्रकार नही दिखाई देता, जिस 
प्रकार सोलहो कलाओसे युक्त होने पर च-द्रमाके किसी अंगमे कोई न्यूनता नहीं 
दिखाई देती, परन्तु इस विस्तृत वर्णनका और कहाँ तक विस्तार किया जाय, साराश 
यह कि जिनके सामने विषयोका उसी प्रकार ठिकाना नही छगता, जिस प्रकार वायुके 
सामने सूक्ष्म कणका ठिकाना नही छूगता और इस प्रकार जो लोग ज्ञानकी अग्निसे 


पद्धह॒वाँ अध्याय ३७७ 


चलना एक ही होता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हारा प्रघन करना और मेरा समाधान 
करना दोनो एक ही है। तुम और मैं दोनो एक हो अर्थ या अभिप्राय पर दृष्टि 
रखते हैं, इसलिए इस समय प्रइन करनेवालढा और उत्तर देनेवाल्ला दोनों एक ही 


है (88 इतना कहते कहते भगवान प्रेमसे पूर्ण हो गये और उन्होने अर्जुत्गो फिर 
गले लगा लिया। परन्तु फिर वे जरा डर कर अपने मनमे कहने छगे--''प्रेमका 


यह मोह दुर करना चाहिए। यद्यपि गुडमे मिठास ही मिठास होती है, परन्तु फिर 
भी उस मिठासको नष्ट होनेसे बचानेके लिए उसमें थोड़ा-सा क्षाराँ मिलाना पड़ता 


है। ठीक इसी प्रकार यदि प्रेमका यह मोह इस समय दृरन किया जायगा तो 
हाथमे आया हुआ यह ॒संवाद-सुख गेँवाना पड़ेगा। पहलेसे ही यह नर है और मैं 
नारायण हूँ । हम दोनोमे भेद के लिए बिलकुल स्थांन नही है। परन्तु फिर भी 
प्रेमका यह आवेश इस समय मुझे अन्दर ही अन्दर रोकना चाहिए।” यह सोचते 
भगवानने चट अर्जुनसे पूछा--“भाई अर्जुन, तुम क्‍या पूछ रहें थे ?”? यह सुनते 
ही जो अर्जुन अद्वेत-प्रेमसे भगवान श्रीक्ृष्णके स्वरूपमें लीन होनेका उपक्रम कर 
रहा था, उसके होश फिर ठिकाने आ गये और वह फिर प्रशइनावलीकी ओर प्रवृत्त 
हुआ । उसने गदगद होकर कहा--“महाराज, मैंने यही कहा था कि आप मुझे 
अपना उपाधिहीन स्वरूप बतलावें ।” यह सुनकर भगवान शाज्भ धरने पहले उपाधि- 
के दो प्रकारोका वर्णन करना आरम्भ किया। इस पर कुछ लोग यह प्रश्न कर 
सकते हैं कि जब अर्जुनने उपाधि-रहित बस्तुके सम्बन्धमें प्रश्न किया था, तब 
भगवानने इस प्रकरणमें उपाधियोका झगडा क्यो खड़ा कर दिया ? इसका उत्तर 
यह है कि मठेमेसे साराश निकालना ही मक्खन निकालना कहलाता है और निक्षष्ट 
अंशको जलाना ही सोनेको तपाकर खरा करना है। जब सेवार हाथसे हटाकर 


एक तरफ कर दी जाती है, तभी पानी मिरू सकता है। मेघ जब नही रह जाते; 
तभी केवल आकाश अवशिष्ट रह जाता है। जब ऊपरकी भूसी हटा दी जाय, तब 
अनाजका कण प्राप्त होनेमें क्या विछम्ब हो सकता है ? ठीक इसी प्रकार जब विचार 
के द्वारा उपाधि-युक्त वस्तुकी उपाधियोका अन्त होता है, तब किसीको यह बतढाने- 


की आवश्यकता नही रह जाती की निरुपाधिक क्‍या है ? जब किसी युवती स््रीसे 
भिन्‍न-भिन्‍न अनेक नामोका उच्चारण करनेके लिए कहा जाता है, तब उस प्रकरणमें 
यदि कही उसके पतिका नाम आ जाता है, तो वह उस नामका उच्चारण नहीं 
करती, बल्कि चट समझ जाती है कि मुझे रज्जित करने के लिए ही मेरे पति- 
देवका नाम मेरे सामने छाया गया है। ठीक इसी प्रकार उस निर्गुण, निरुपाधिक 
और निराकार आत्माकाः स्वरूप वाणी कंवल स्तब्ध होकर प्रकट करती है । इसी 
लिए जो बात कही नही जा सकती, जब वही बात कहने का प्रसंग आया, तब 
भगवानने पहले उपाधियोका ही विवेचन आरम्भ किया । प्रतिपदाके चन्द्रमाकी 


सूक्ष्म रेखा दिखलछानेके लिए जिस प्रकार किसी ऊँचे वृक्षकी शाखाका उपयोग किया 
जाता है, उसी प्रकार इस अवसर पर उपाधियो की चर्चाका उपयोग होगा । 


दाविमों लोके क्षरश्नाक्रः एव. च। 
क्षरः बा मात कृटस्थो5क्षर  उच्यते ॥१६॥। 


* दक्षिण-प्रातमे शुणमे क्षार मिछाया जाता है। 


३६८ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


अपने सारे दोषो और मलोको जलाकर पूर्ण रूपसे निर्मेल हो जाते है, वे खरे सोनेमें 
खरे सोनेके ही समान पूरी तरहसे वहाँ जाकर मिल जाते हैं । यदि तुम यह पूछो कि 
मेरे इस कथनमें “वहाँ” का क्‍या मतलब है, तो तुम यही समझ लो कि वहाँका अर्थ 
है--उस अव्यय वस्तुमे । यह वस्तु ऐसी है जो कभी दृष्टिका विषय नही होती (अर्थात्‌ 
कभी देखनेमें नही आती) ओर न कभी ज्ञानका ही विपय होती है। उसके सम्बन्धरमें 
कभी यह नही कहा जा सकता कि वह अमुक वस्तु है । 
न तड़ासयते सूर्यो न शह्याद्रो न पावकः । 
यद्गत्वा न निवतन्ते तद्धाम परम सम ॥६४७ 
“दीपकके उज्ज्वल प्रकाशमे जो कुछ दिखाई देता है अथवा चन्द्रमा जिसे प्रका- 
शित करता है अथवा जो वस्तु सूर्यकी प्रखर प्रभासे चमकती है, उन सब वस्तुओकी 
हृश्यता उस वस्तुके न दिखाई पड़नेके कारण भासमान होती है (अर्थात्‌ ये सब सांसा- 
रिक वस्तुएँ तभी तक दिखाई देती है, जब तक वह अव्यय वस्तु नही दिखाई देती) । 
वह वस्तु स्वयं अहृश्य रहकर सारे विश्वको प्रकाशित करती है। ज्यो ज्यो सीपी्के भावका 
ज्ञान मन्द होता जाता है, त्यो-त्यो उसमे होनेवाला चाँदीका भास ठीक और वास्तविक: 
जान पडने रूगता है अथवा ज्यो ज्यो रस्सीके ज्ञानका लछोप होता है, त्यो-त्यो उसके 
सम्बन्ध में होनेवाला साँपका भ्रम हढ होता जाता है । ठीक इसी प्रकार जिस वस्तुका 
प्रकाश पडनेके कारण ही चन्द्रमा और सूर्य आदि प्रचड तेजसे प्रकाशित होते है, वह: 
वस्तु केवछ तेजकी राशि ही है | वह समस्त भूतोमे व्याप्त है और चन्द्रमा तथा सूर्यको 
भी प्रकाश देती है । चन्द्रमा और सूर्य अपना जो प्रकाश फैछाते है, वह प्रकाश वे इसी 
ब्रह्म नामक वस्तुसे प्राप्त करते है; और इसी लिए चन्द्रमा तथा सूर्य आदि तेजस्वी 
पिडोंका तेज उस ब्रह्म-वस्तुका ही एक अंश है | सूर्योदय होने पर जिस प्रकार चन्द्रमा- 
के साथ साथ और सब नक्षत्रोंका छोप हो जाता है, उसी प्रकार इस ब्रह्मा-वस्तुके 
प्रकाशके उदित होते ही उस प्रकाशमे सूर्य और चन्द्रमाके साथ सारे जगत्‌का लोप हो 
जाता है। अथवा जिस प्रकार जाग्रत होनेकी अवस्थामे स्वप्सकी सारी धृमधामका अन्त 
हो जाता है अथवा जिस प्रकार सन्ध्या काल होते ही कही मृग-जल बाकी नही रह 
जाता, उसी प्रकार जिस वस्तुका प्रकाश होते ही और किसी वस्तुके आभासके लिए 
कोई स्थान नही रह जाता, वही वस्तु मेरा मुख्य स्थान है । जो छोग उस स्थान पर 
जा पहुँचतें हैं, वे सागरमे छीन होनेवाले जरू-प्रवाहके समान फिर कभी वहाँसे छोट- 
कर नही आते | अथवा जिस प्रकार नमककी बनाई हुई हाथीकी मूत्ति खारे समुद्रमें 
डालनेपर फिर किसी प्रकार छौटकर बाहर नही आ सकती अथवा अग्निकी ज्वाला 
माकाशमे चली जाने पर फिर लौटकर नही आती अथवा तपे हुए छोहे पर डाछा 
हुआ पानी, जिस प्रकार फिर हाथ नही आ सकता, ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति शुद्ध 
ज्ञानसे आकर मुझसे मिलता और एक-रूप हो जाता है, उसका फिर वापस लौटना 
सदाके लिए बन्द हो जाता है। श्रीकृष्णकी ये बातें सुनकर बुद्धिमान अजु नने कहा--- 
“हे देव, आपने मुझपर बहुत बड़ी कृपा की है। परन्तु फिर भी आपसे मेरी एक 
प्रार्थन है। उसकी ओर आप ध्यान दे। जो छोग आपमे मिलकर एक रूप हो 


३७८ हिन्दी ज्ञानिश्वरी 


भगवानने कहा---“भाई अर्जुन, इस संसार-हूपी नगरकी बस्ती बहुत ही छोटी 
अर्थात्‌ केवल दो पुरुषोंकी है। जिस प्रकार सारे आकाशमें केवल दिन और रात यही 
दोनो रहते है, उसी प्रकार इस संसार-रूपी नगरमें भी केवछ दो ही पुरुष रहते हैं । 
एक अः- तीसरा पुरुष भी है, परन्तु उसे इन दोनोका नाम भी अच्छा नहीं लगता ॥ 
जब उस पुरुषका उदय होता है, तब वह इन दोनोको नगर समेत खा जाता है। 
परन्तु इन सब बातोको जाने दो । इस समय तो इन्ही दोनों पुरुषोंकी कहानी सुनो । 
ये दोनों पुरष इसी संसार-रूपी नगरमें निवास करनेके लिए आये है। इनमेसे एक 
तो अन्धा, मूढ़ और पंगु है भर दूसरा सब अंग्रोसे दुरुस्त और हट्ठा-कट्टा है। परन्तु 
एक ही नगरमे निवास करनेके कारण इन दोनोमें स्नेह हो गया है। इनमेसे पहलेको 
क्षर और दूसरेको अक्षर कहते हैं। इन्ही दोनोने यह संसार खुब कसकर भर दिया 
है। अब मैं तुमको स्पष्ट करके यह बतलाता हूँ कि क्षर कौन है और अक्षर कौन 
है। है अर्जुन, महत्तत्वसे लेकर तृणके अग्र भाग तक जितनी छोटी बड़ी चराचर 
वस्तुएँ इस संसारमे है अथवा मन या बुद्धिमें जितने विषय आ सकते है, जो जो 
वस्तुएँ पंच-महाभूतोसे बनी हैं जिन जिनका नाम और रूप है, जो-जो तीनों गुणोकी 
व्याप्तिमें आती है, जिस सोनेके भूत-मात्र रूपी सिक्के बनते है, जिन कौड़ियोके सहारे 
काल-रूपी जुआरीका खेल होता है, विपरीत ज्ञान अर्थात्‌ भ्रम या भोहसे जिन जिन 
बातोका ज्ञान होता है, जो कुछ प्रत्येक क्षणमे उत्पन्न होता या नष्ट होता रहता है, 
जिस-प्रांति-रूपी जंगलको छानकर न होने पर भी सृष्टिका रूप खड़ा किया जाता 
है, तात्पयं यह कि जिसे छोग जगत कहते हैं, जो प्रकृति या मायाके कारण आठ 
प्रकारके भेदोसे युक्त हुआ है, जो देह-क्षेत्रके द्वारा उन छत्तीस भिन्न तत्वोसे बना है 
जिनका पहले वर्णन हो चुका है--उन्तका अब और कहाँ तक वर्णन किया जाय- 
अभी संसारके वृक्षवालले रूपकमें जिन सबका वर्णन हुआ है, उन सबके सम्बन्धमे यह 
कल्पना कर लेनी चाहिये कि यह हमारे रहनेका नगर है और तब यह समझ लेना 
चाहिए कि चैतन्यने ही ये सब आकार घारण किये है। जिस प्रकार सिंहका प्रति- 
बिम्ब किसी कूृएँमे पड़ता है और उस प्रतिबिम्बको देखकर वह सिंह यह समझता 
है कि यह दूसरा सिंह है और यही समझकर वह क्रोधर्में आकर ग्रुर्राता है और उस 
कूएँमे कूद पड़ता है अथवा जिस प्रकार पानीमें रहनेवाला आकाश तत्व पर ही 
आकाशका प्रतिविम्ब पड़ता है, उसी प्रकर अद्वैत भी द्वैतको स्वीकार करता है। है 
अर्जुन, इस प्रकार साकार नगरकी कल्पना करके भात्मा अपने मूल स्वरूपको भुक 
जाती है और उसी विस्मृतिभें सो जाती है । फिर जिस प्रकार कोई स्वप्नमे शयनागार 
देखे और उसीमे सो जाय, उसी प्रकार आत्मा भी इस कल्पित नगरमे सो जाती है। 
फिर उसी निद्राके आवेदमें वह यह समझने लगती है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ । 
भौर तब स्वप्नमें ही महंताके शब्दोमें बड़बड़ाने रयगती है, वह सोचने लगती है कि 
यह पिता है, यह माता है। मैं गोरा हैँ अथवा बहुत ही दीव और दुर्वल हूँ । यह 
पुत्र है, यह ज्री है। क्या ये सब मेरे ही नही है ? इसी स्वप्नमें पड़कर वह इहलोक 
जोर परलोकके स्वप्नमें पड़ती है। है अर्जुन, इसी चैतन्यको “क्षर पुरुष” कहते हैं 


परद्रहवाँ अध्याय २३६५ 


हो जाते हैं और फिर छौटकर वापस नही आते, वे आपसे भिन्न रहते है या अभिन्न 
रहते हैं ? यदि वे अनादि परम्परासे भिन्न रहते हो तो यह बात ठीक नही सिद्ध 
होती कि वे फिर लौटकर नही आते; क्योकि भ्रमर फूलोंके पास जाते है, वे क्‍या 
फूल ही हो जाते है ? बाण जिस पर छोडे जाते है, उससे वे भिन्न होते हैं और 
जिस पर छोड़े जाते है उससे जाकर स्पर्श करते है और फिर पीछे छौटकर गिर 
पड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार वे जीव भी आपको स्पर्श करके फिर अवश्य ही लौट 
आवेंगे । अथवा यदि आप और वे जीव स्वभावतः एक ही हो तो फिर कौन किसमें 
मिलता है ? शस्र आप ही अपने आपको कैसे काट सकता है ? इसी लिए जिस 
प्रकार शरीरके साथ अवयवोके होनेवाले संयोग और वियोगकी बात नही कही जा 
सकती, ठीक उसी प्रकार जो जीव आपसे भिन्न ही नही है, उनका आपके साथ 
संयोग और विलोग होनेकी बात समझमें नहीं आती । और जो सदा आपसे भिन्न 
ही हैं, वे कभी आपमे मिलकर एकरूप नहीं हो सकते । और ऐसी अवस्थामे इस 
बातका विचार करना बिलकुल व्यर्थ ही होता है कि वे आपके पाससे फिर छौटकर 
आते है या नही । इसी लिए, हे देव, आप यह बात मुझे स्पष्ट रूपसे वतलावे कि जो 
आपके साथ मिलकर एक हो जाते है और फिर छौटकर नही आते, वे कौन है ।” 
अर्जुतका यह प्रश्न सुनकर उन सर्वेज्ञ-श्रेष्ठ भगवानको बहुत अधिक सन्तोष हुआ, 
क्योकि अपने शिष्यके इस प्रदनसे उनको उसकी वुद्धिमता अच्छी तरह दिखाई देने 
लगी । भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--“भाई बुद्धिमान्‌ अर्जुन, जो लोग मुझ तक पहुँच- 
कर फिर नही लौटते, वे मुझसे भिन्‍न भी है और अभिन्‍न भी है । यदि विवेकपुवंक 
गम्भीर विचार किया जाय तो मै और वे स्वभावतः बिलकुल एक ही है--हम दोनो 
अभिन्‍न ही हैं। लेकिन यदि केवल ऊपरी दृष्टिसे विचार किया जाय तो यह भी 
जान पडता है कि वे मुझसे अछूग है। जिस प्रकार जरू पर उठनेकी अवस्थामे तरंगे 
उससे भिन्‍न जान पडती है, परन्तु यदि वास्तवमे विचार किया जाय तो यही मानना 
पड़ता है कि वे लहरें भी पानी ही है अथवा जिस प्रकार अरूंकारः सोनेसे भिन्‍न 
दिखाई देते है, परन्तु यदि विचारपूर्वेक देखा जाय तो अलकार भी बिलकुल सोना 
ही होते है, ठीक उसी प्रकार, हे अर्जुन, यदि ज्ञानकी दृष्टिसे देखा जाय तो वे मुझसे 
अभिन्‍न ही है; और जो भिन्‍नता दिखाई देती है, वह केवल अज्ञानके कारण है। 
और यदि ब्रह्दा-वस्तुका ठीक ठीक विचार किया जाय तो ऐसी कौन-सी वस्तु हो 
सकती है जो मुझ एकमेवाद्वितीयसे भिन्‍न मानी जा सके और जो भिन्‍्तताके विचारसे 
सुझसे अूग की जा सके ? यदि सूर्यका बिम्ब सारे आकाशको व्याप्त करके एक 
ही गोला बन जाय तो फिर उसका प्रतिविम्ब कहाँ पड़ेगा ? और उसकी किरणे 
जायेंगी तो कहाँ जायेगी ? प्रढयः कारके सर्वव्यापी जलमे भी क्या कभी छोटी 


छोटी घाराएँ आकर मिलती है ? ठीक इसी प्रकार मुझ विकारहीन तथा एकमेवा- 
द्वितीयके अंश कैसे हो सकते है ? परन्तु सीधा वहनेवाला पानी भी दो धाराभोंके 
र४ 


पत्रह॒वाँ अध्याय ३७९ 


अब जिसे “क्षेत्रज्ञ” कहते हैं, जिसकी अवस्थाकों जगतके सब लोग जीव कहते हैं, 
जो अपने आपको भूलकर भूत-मात्रके अधीन होकर व्यवहार करता है, उसी भात्मा- 
को “क्षर पुरुष” कहते हैं । जिस दृष्टिसे वह पूर्ण रूपसे ब्रह्म ही है, उस दृष्टिसे उसे 
“पुरुष” नाम शोभा देता है। इसके अतिरिक्त वह शरीर भरमे निद्रावस्थामें रहता 
है और इसलिए भी वह पुरुष कहलानेका पात्र है। परन्तु वह उपाधिसे अंकित होता 
है और इसी लिए उस पर व्यर्थ ही क्षरता, सव्ययता या नव्वर्ताकी छाप छूगाई 
गई है। जिस प्रकार लहराते हुए पानीके साथ चन्द्रमाका प्रकाश भी आगे और 
पीछेकी ओर झोके खाता हुआ दिखाई देता है, उसी प्रकार यह भी उपाधिके 
विकारोके कारण चंचल-सा दिखाई देता है । परन्तु जब वह लहराने वाला पानी 
सूख जाता है, तव उसमे प्रतिविम्बित होनेवाला चन्द्रमाका प्रकाश भी छुप हो जाता 
है । ठीक इसी प्रकार जब उपाधिका नाश हो जाता है, तब उसके उपाधि-जन्य 
विकार भी लुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार उपाधिकी सामर्थ्यसे ही इसे क्षण-भंगरुरता 
प्राप्त होती है और इसी दुबंछताके कारण छोग इसे “(क्षर” कहते हैं। इसी लिए 
जीव या चैतन्य या जीवात्माको क्षर पुरुष समझना चाहिएँ। अब मैं तुमको स्पष्ट 
करके यह बतलाता हूँ कि अक्षर पुरुष किसे कहते हैं । हे वीर अर्जुन, अक्षर नामका 
जो यह दूसरा पुरुष है, वह केवल उसी प्रकार मध्यस्थ और साक्षी रूपसे देखनेवाला 
है, जिस प्रकार पर्वंतोमे मेरु है। जिस प्रकार पृथ्वी, पाताल और स्वर्गंके स्थलभेदोके 
अनुसार भेरु कभी तीन प्रकारका नही होता, उसी प्रकार यह अक्षर पुरुष भी ज्ञान 
और अज्ञानके अंगोमें लिप्त नही होता । न तो वह शुद्ध ज्ञानसे एकता ही प्राप्त करता 
है और न ज्ञानके कारण उसमें दंत भाव ही आता है। उस प्रकार केवल ज्ञातृत्व 
युक्त तटस्थता ही इसका स्वरूप है। जब मिट्टीका मिट्टीपन नष्ट हो जाता है, तब 
उससे घड़े या पुरवे आदि बरतन कभी वन नही सकते । ठीक उसी मिट्टी-पनसेः 
रहित पिंडकी तरह यह्‌मध्यस्थ पुरुष है। जब सागर या जलाशय सूख जाता है, 
तब न तो उसमें रूहरें ही रह जाती हैं और न पानी ही रह जाता है। उसी सूखे 
हुए सरोवरके समान इस मध्यस्थकी निराकार स्थिति है| है अर्जुन इसे निद्राकी 
उसी झपकीके समान समझना चाहिए, जिसमे जाग्रति तो चली जाती है, परन्तु 
स्वप्नवाली अवस्था पूरी तरहसे नही आती । जो केवल उस अज्ञानवाली अवस्थामे 
रहता है, जिसमे विश्वाभास मिट जांता है, परन्तु आत्मज्ञानका तब तक उदय नही 
होता, उसीको “अक्षर” कहना चाहिए। सोलहो करकाओमे विरहित अमावस्याके 
चन्द्रमाका जो रूप होता है, उसीके समान इस अक्षरके लक्षण भी समझने चाहिएँ । 
समस्त उपाधियोका नाश हो जाने पर जीव-दशा जिसमे लीन होती है, उपाधियाँ 
नष्ट हो जाने पर जिसमें उसी प्रकार लीन होकर रहती हैं, जिस प्रकार फछ लगने 
पर वृक्ष बीज रूपसे उसेमे समाविष्ट रहता है, उसीको अव्यक्त कहते हैं। गाढ़ 
अज्ञानको सुषुप्ति कहते हैं और स्वप्न तथा जाग्रतिको उसके फछोके रूपमे समझना 
चाहिए । वेदान्तमे जिसे वीज-स्थिति कहते हैं, वह इस अक्षर पुरुषका ही स्थान 
है । कक विपरीत ज्ञान उत्पन्न होकर जाग्रति और स्वप्मके द्वारा अनेक तके- 
वितकके वंनमे संचार करता है, और है अर्जुन, जहाँसे विश्वासका उत्थान होता है 


३७० हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


एक जगह मिलने पर कुछ ठेढ़ा हो जाता है अथवा जलूकी उपाधिके कारण सूर्य भी 
प्रतिबिम्ब रूपसे एककी जगह दो दिखाई देने रूगता है। भरा यह कैसे कहा जा 
सकता है कि आकाश चौकोर है. या गोल है ? परन्तु जब वही आकाश किसी घट 
या मठमें व्याप्त रहता है, तब हम उसे गोरू या चौकोर भी कह सकते है । जब 
कोई मनुष्य स्वप्नमें यह देखता है कि मैं राजा हो गया हूँ, तब निद्राके बल पर क्या 
बह अकेला ही सब व्यक्ति और सब वस्तुएँ नही बन जाता और सारे संसारको अपने 
ही आपसे नही भर देता ? घटिया सोना या और कोई मेरू मिलाने पर जिस प्रकार 
चोखा सोना भी कुछ और ही प्रकारका कस दिखलाने लूगता है, ठीक उसी प्रकार 
मेरा शुद्ध स्वछूप भी जब मायासे वेष्टित हो जाता है, तब अज्ञानकी उत्पत्ति होती 
है। वह अज्ञान है--“को<हं” ( अर्थात्‌ मैं कौन हूँ ) | इसी अज्ञानसे मनमें यह 
विकल्प उत्पन्न होता है कि मै कौन हूँ, और तब इसी बात पर विचार करके जीव 
यह निरुचय करता है कि---“मैं देह हूँ 

मसेवांशों जीवलोके जीवभूतः. सनातनः । 

सनःषष्ठानीन्रियाणि. प्रकृतिस्थानि कष्ंति॥ ७॥ 

“इस प्रकार आत्म-ज्ञान जब शरीरसे मर्यादित होता है, तब अल्पताके कारण 

उस दारीरमे मेरा अंश भाससान होता है। हवा चलनेके कारण समुद्र तरंगमय 
दिखाई देता है; और इसी लिए सकुचित विचारवालो जीवोंको ऐसा जान पढ़ता है 


कि वे तरंगे भी समुद्रका अंश ही हैं। इसी प्रकार जडको चैतन्य प्रदान करनेवाला 
और देहका अभिमान उत्पन्त करनेवाला मैं भी इस जीव-लोकमें जीवके रूपमे ही 


भासमान होता हूँ । जीवकी मर्यादित बुद्धिको अपने आस पास जो अनेक प्रकारके 
व्यापार होते हुए दिखाई देते है, उन्हींके छिए “जीव-लोक” शब्दका व्यवहार होता 
है । जन्म लेने और मरनेको वास्तविक और सच्चा माननेको ही मैं जीव-छोक अथवा 
संसार कहता हूँ। अब यह सुनो कि इस जीव-लोकमें तुम मुझें कैसे देख सकते हो । 
पानीमे प्रतिबिम्बित होनेवाला चन्द्रमा वास्तवमे पानीके बाहरका ही होता है, 
अथवा यदि स्फटिक मणिको कुंकुम पर रख दे तो सामान्य भनुष्यको वह लारू 
रंगका जान पडता है, परन्तु वास्तवमे वह छाल रंगका नही होता। ठीक इसी प्रकार 
बिना अपनी अनादिता और क्रियाहीनतामें कोई बाघा पहुँचाये ही मैं जो कर्त्ता और 
भोक्ताके रूपमे भासमान होता हूँ, उसे केवल प्रम ही समझना चाहिए | इन सब 
बातोका तात्पयँ यही है कि शुद्ध आत्म-ब्रह्म ही प्रकृतिके साथ मिलकर स्वयं ही इस' 
भायिक संसारका प्रवाह आरम्भ करता है। फिर वह आत्मा यही समझकर अपने 
सब व्यवहार करने रूगता है कि मन आदि छओ इन्द्रियाँ और कान आदि माया- 
जनित अवयव सब मेरे ही है। जिस प्रकार कोई संन्यासी स्वप्नमें स्वयं ही इधर-उधर 
दौड़ने ऊगता तथा अनेक प्रकारके सांसारिक व्यवहार करने छूगता है, उसी प्रकार 
जीवात्मा भी स्वयं अपने बापको भूल जाता है और तब अपने आपको प्रकृति अथवा 


8८० हिन्दी शानेद्वरी 
प्रक्तका मेल' होता है, वही अवस्था अक्षर पुरुष है। दूसरा 
जो क्षर पुरुष है वही इस विश्वके जाग्रति और स्वप्नके खेल खेलता है। जाग्नति और 
स्वप्तकी दोनों अवस्थाएँ जहाँसे उत्पन्न होती है और ब्रह्म-प्राप्तिकी अपेक्षा कुछ 
मिमन कोटिकी जो अवस्था है और जो अज्ञानकी गाढ़ निद्राके नामसे प्रसिद्ध हे है 
और, हे वीर-श्रेष्ठ भर्जुन यदि इसके उपरान्त स्वप्न और जाग्रतिवाली अवस्थाओंकी 
उत्पत्ति न हुई होती तो यथार्थतः जिस अवस्थाका नाम ब्राह्मी स्थिति रखा जाता, 
परन्तु जिसके आकाशमें प्रकृति और पुरुष ये दोनो मेघ उत्पन्त होते है, और जिसमें 
क्षेत्र तथा क्षेत्रजका स्वप्नाभास होता है, तात्पर्य यह कि अपनी शाखाओका प्रसार 
करनेवाले इस संसार-रूपी वृक्षका जो मूछ है, उसीको इस अक्षर पुरुषका स्वरूप 
समझना चाहिए । परत्तु जब यह पूर्ण रूपसे आत्म-स्वरूपमें रहता है, तब इसे पुरुष 
क्यों कहते हैं ? इसका उत्तर यह है कि यह मायाके नगरमें सोया रहता है और 
इसी लिए पुरुष कहलाता है। इसी प्रकार विकारोंकी जो हलचल होती है, वह भी 
अज्ञानका ही एक प्रकार है। जिस अवस्थामें उस अज्ञानकी अनुभूनि नही होती, 
वही इसकी सुषुस्तिवाली अवस्था है। इसी लिए यह स्वयं कभी नष्ट नही होता और 
ज्ञानके अतिरिक्त और किसी बातसे इसका नाश नहीं किया जा सकता इसी लिए 
जेदान्तने महा-सिद्धान्तके प्रान्तमें इसकी “अक्षर” के नामसे प्रसिद्धि की है। सारांश 
यह कि जीव-रूपी का्यंका जो कारण है और मायाकी संगति जिसका लक्षण है, 
हसीको अक्षर पुरुष अर्थात्‌ स्त्रयं चैतन्य ही समझना चाहिए । 

उत्तमः. पुरुषस्त्वन्य: परमास्मेत्युदाहतः 

यो. लोकतन्रयसाविश्य बिभत्य॑व्यय ईइ्वरः ११७ 

यस्सात्क्षरमतीतो5हमक्षरादपि चोत्तसः । 

अतोषस्मि लछोके वेदे चर प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥१८॥ 


“अब इस विपरीत ज्ञानसे लोगोमें जाग्रति और स्वप्तकी जो दो अवस्थाएँ उत्पन्न 
होती हैं, वह मूल गाढ़ अज्ञानमे छीन हो जाती हैं। और जब उस मूल अज्ञानका 
ज्ञानमें लोप हो जाता है और ज्ञान सामने आकर उपस्थित होता है, तब ज्ञान भी 
उसी प्रकार अज्ञानका नाश कर डालता है, जिस प्रकार अग्नि रकड़ीको जला देती 
है; और तब वह ज्ञान बात्म-वस्तुकी प्राप्ति कराके स्वयं भी उसी प्रकार अपने आपको 
नष्ट कर डालता है, जिस प्रकार ऊकड़ीको जलाकर अग्नि अन्तमे स्वयं भी नष्ट हो 
जाती है। और उध अवस्थामें ज्ञानके अतिरिक्त और जो कुछ बाकी रह जाता है, 
'उसीको, हे अर्जुन, उत्तम पुरुष समझना चाहिए। पहले जो क्षर और अक्षर नामके 
दो पुरुष बतलाये गये हैं, अन्तमें यही सिद्धान्त आकर स्थिर होता है कि यह उन 
दोनोसे भिन्‍न एक तीसरा ही पुरुष है। है अर्जुन, सुषुप्ति और स्वप्न इन दोनों 
अवस्थाओसे भिन्‍न जाग्रत अवस्था होती है--जाग्रति इन दोनोसे अलग एक तीसरी 
ही अवस्थाको कहते हे । किरण और मृगजरू दोनोसे भिन्न ही सर्य-मंडलका विस्तार 

होता है । ठीक यही वात उत्तम पुरुषके सम्बन्धमे भी समझनी चाहिए--वह भी 


पायल 


और जहाँ व्यक्त तथा अठ 


पन्द्रहवाँ अध्याय ३८६ 


क्षर और अक्षर दोनोसे भिन्‍न होता है । केवल इतना ही नही, बल्कि जिस प्रकार 
काठमे रहनेवाली अग्नि काठसे भिन्‍न होती है, उसी प्रकार यह उत्तम पुरुष भी क्षर 
और अक्षर दोनोसे भिन्‍न है। जिस प्रकार प्रलुय-कालमे प्रढयका जरूू एक भननन्‍त 
रूप धारण कर लेता है और समस्त सीमाओको पार करके समस्त नदो और नदियो- 
को एक-रूप कर देता है, उसी प्रकार जिसके सामने स्वप्न, सुषुप्ति और जाग्रति तीनो 
अवस्थाओकी कही गन्ध भी बाकी नहीं रह जाती, जो समस्त अवस्थाओका उसी 
प्रकार लय कर देता है, जिस प्रकार प्रछय-कारू अपने संहारक तेजसे दिन और रात 
दोनोको निगल जाता है और इसीलिए जिसमे कही हेत और अद्वैतका भान भी 
नही होता, उसीको उत्तम पुरुष समझना चाहिए । परन्तु परमात्माको भी केवल उसी 
अवस्थामे उत्तम पुरुष कहा जा सकता है, जब कि बिना उसमे मिले जीव-दशाका 
आश्रय लिया जाय। है अर्जुन, पानोमे डूबनेकी बात तभी कही जा सकती है, जब 
मनुष्य स्वयं पानीमे न डूबे और किनारे पर खडा रहकर किसीको डूबते हुए देखे | 
ठीक इसी प्रकार वेद भी विवेकके किनारे पर खडा होकर इस पार और उस पारकी 
अथवा उत्तम और कनिष्ठकी बात कह सकते है । इसलिए वे क्षर और +बक्षर दोनो 
पुरुषोको निम्न कोटिके मानकर और इन दोनोसे ऊपर रहनेवाले इस पुरुषको 
परमात्म-रूप कहते हैं। हे भर्जुत, इस प्रकार तुम यह बात ध्यानमे रखो कि “पर- 
मात्मा” शब्दसे पुरुषोत्तमका ही बोध कराया जाता है । यदि वास्तवमे कहा जाय 
तो जो ऐसी वस्तु है, जिसमे न बोलना ही बोलनेके समान होता है, कुछ न जानना 
ही जिसमे ज्ञान होता है और कुछ न होना ही जिसमें होना होता है, जिसमे सो5हं- 
वाली भावना भी नही रह जाती, जिसमे कथन करनेवाला कथितके साथ और ज्ञाता 
ज्ञेयके साथ मिलकर एक रूप हो जाता है, जिसमे द्रष्टा और दृश्य दोनोका ही लूय 
हो जाता है, वही वह उत्तम पुरुष है। बिम्ब और प्रतिबिम्बके बीचकी प्रभा यदि 
हमारे देखते देखते नष्ट हो जाय तो भी हमे यह नहीं कहना चाहिए कि वह प्रभा 
है ही नही अथवा नष्ट हो गई है। अथवा यदि प्राणेन्द्रिय और फूलमे रहनेवाली 
सुगन्ध हमे दिखाई न देती हो तो हमारे छिए यह उचित नही है कि सुगन्ध बिलकुरू 
है ही नही । ठीक इसी प्रकार यह कहना भी प्रमाण-सिद्ध नही है कि व्रष्टा और 
हृश्यका छोप हो जाने पर फिर कुछ भी वाकी नही रह जाता । और इसी लिए ऐसी 
अवस्थामे जो कुछ अनुभवमे आता है, उसीको उस उत्तम पुरुषका स्वरूप समझना 
चाहिए। जो प्रकाणित होनेके योग्य नही है, बल्कि प्रकाश है, जो नियमित नही 
किया जा सकता, बल्कि नियन्ता है, जो स्वत ही अवकाश बनकर फिर भी उसी 
अवकाशको व्याप्त करता है, जो नादका भी नाद, स्वादका भी स्वाद और आननन्‍्दका 
भी आनन्द होता है, जो पुरुषोत्तम पूर्णताकी भी पूर्णता और विश्वान्तिकी भी 
विश्रान्ति है, जो खुखका भी सुख, तेजका भी तेज, और शुन्यका भी शून्य है, जो 
विकासको भी पूर्ण करके बाकी बच रहता है, जो ग्रासको भी ग्रस लेता है, जो 


है 


,सोलह॒वाँ अध्याय ३९१- 
लंयको प्राप्त हो जाता है अथ्वा जिस प्रकार मिलावटका नाश होने पर सोना तौलमें. 
कम हो जाता है अथवा चन्द्रमा जिस प्रकार पितरोको अमृतका आहार देता देताः 
स्वयं क्षीण हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आत्म-रूपका अनुभव करनेके लिए अपने 
प्राण, इच्द्रयो और शरीरको सुखा डालना ही, है भर्जुन “तप” कहलाता है। अब 
तपके और भी अनेक प्रकार वतछाये जाते है। परन्तु जिस प्रकार हंस पानीको अलग 
करके अपनी चोचका दूध निकाल लेनेके काममें रूगाता है, ठीक उसी प्रकार शरीर 
और जीवका संयोग होने पर उनमेंसे देह-भावकों दूर हटाकर और जीव-भावकों 
चुनकर अलग कर लेनेका काम जिस विवेकके द्वारा होता है, उस विवेकको सदा 
अपने अन्त'करण मे जाग्रत रखना चाहिए। आत्म-विचार करते समय बुद्धि चक्‍्करमें 
पड़ जाती है। उस समय जिस प्रकार जांग्रति होने पर निद्राका भी और साथ ही 
साथ स्वप्नका भी लोप हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जो पुरुष आत्म-दर्शनके लिए 
विवेकपूर्णमक आचरण या व्यवहार करता है, हे अर्जुन, उसीसे इस “तप” का साधन 
है। अब जिस प्रकार शिशुके हितके लिए ही माताके स्तनमे दूध होता है अथवा 
भूत मात्रके नाता प्रकारके होने पर भी जिस प्रकार चैतन्यका सबमे समान रूपसे 
निवास होता है । उसी प्रकार प्राणी मात्रके साथ मधुर और सौजन्यपूर्ण व्यवहार 
करना ही “आर्जव” है । 

- अहिसा सत्यसक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनस्‌ । 

दया भृूतेष्वलोलुप्त्व॑ सार्दव॑ हीरचापलम्‌ ॥ २॥। 

“ठीक इसी प्रकार जगतको सुखी करनेके उद्द शयसे ही शारीरिक, वाचिक और 
मानसिक व्यवहार करना “अहिसा” कहलाता है। मोगरेकी कली जैसे बहुत ही 
छोटी होने परं भी कोमल होती है अथवा चन्द्रमाका प्रकाश जैसे तेजस्वी होने पर 
भी शीतल होता है, ठीक उसी प्रकार जो भाषण सूक्ष्म और तेजस्वी होने पर भी 
कोमल तथा शीतल होता है, वही सत्य है। जब ऐसी औषधि कही न मिलती हो 
जिसके देखनेसे' ही रोग नष्ट हो जाता है और जो खानेमे कड वी भी न लगे, तो फिर 
ऐसी वस्तु भला जहाँसे मि्ठ सकती है जिसके साथ सत्यकी ठीक ठीक और उपयुक्त 
उपमा दी जा सके ? परन्तु यदि पानीका छीटा आँख पर डाला जाय, तो वह 
कोमलताके कारण आँखको तनिक भी कष्ट या हानि नही पहुँचाता, परन्तु वह पानी 
कठिन से कठिन पत्थरोकों भी तोडकर अपना मार्ग निकाल ही लेता है। ठीक 
इसी प्रकार भ्रम और मोहको तोड़नेके लिए जो छोहेकी तरह कडा होता है, परन्तु 
कानोंको माधुर्यसे भी मधुर लगता, है, जिसे सुननेके समय ऐसा जान पडता है कि 
कान मानो घटाघट उसका प्राशन करते चले जा रहे है, परन्तु जो अपनी सत्यताकी 
सामरथ्यसे ब्रह्म तत्वका भी स्पष्टीकरण करता है, तात्पर्थ यह कि जो प्रिय और 
मधुर होने पर भी किसीको धोखेमे नही डालूता और सत्य होने पर भी किसीको 
बुरा नही लगता--भऔर नही तो पारधीका गाना कानोको तो मधुर छूगता है, पर 
हरिणीके लिए वह प्राण-चातक होता है अथवा अग्नि अपना शुद्धिकरणका काम तो 


बहुत अच्छी तरह करती है, परन्तु ऐसा करते समय वह जलकर राख भी कर 
देती है--ठीक इसी पभ्रकार जो वाणी कानोको तो मधुर रूयती है, परंतु अपने 


बन 


३८२ ट्न्दी ज्ञानेश्वरी 


बहुतसे भी बहुत अधिक है और जो विना अपना स्वरूप छोड़े और बिना विश्वमें 
सिले ही उसी प्रकार विश्वाभासका भाधार होता है, जिस प्रकार सीपी चाँदी न 
होने पर भी अज्ञानियोको चाँदीका प्रत्यय करा देती है, अथवा सोना बिना अपना 
सोनापन छिपाये ही अलूंकारोंका रूप धारण करता है अथवा जो इस भासमान 
होनेवाले जगतका उसी प्रकार स्वयं ही आधार बना है, जिस प्रकार पानी और 
उसमे उत्पन्न होनेवाली छहरे एक होती है और उनमे कोई भेद नही होता वह वही 
उत्तम पुरुष है। पानीमें पड़नेवाले अपने प्रतिविम्बके संकोच और विकासका मुख्य 
कारण जिस प्रकार स्वयं चन्द्रमाका विम्ब ही होता है, उसी प्रकार यह भी विश्वके 
रूपमें कुछ कुछ प्रकट होता है | परन्तु हाँ, जव विश्वका लोप हो जाता है, तब स्वर्य॑ 
इसका लोप नही होता । जिस प्रकार रात और दिनके कारण सुयमें कभी कही दो 
अ्रकारका भाव नहीं उत्पन्न होता, जिसका किसी स्थान पर दूसरे किसीके साथ व्यय 
नहीं हो सकता, जिसके साथ तुलना करनेके लिए स्वयं उसके सिवा और कोई नही 
है, हे अर्जुन, जो स्वयं ही अपने आपको प्रकाशित करता है, और अधिक कहाँ तक 
कहा जाय, जिसमें दूसरी कोई बात या और कुछ है ही नहीं, वही मैं उपाधिहदीन 
क्षर तथा अक्षरसे श्रेष्ठ और एकमेवाद्वितीय हूँ ॥ और इसी लिए बेद तथा लोग मुझे 
शुरुषोत्तम कहते हैं । 
यो सामेवससंम्हों जानाति पुरुषोत्तमम्‌ 
स स्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत ॥१९॥ 
परन्तु इन बातोका यथेष्ट विस्तार हो चुका । हे अर्जुन, जिन लछोगोके छिए ज्ञान 
रूपी सुर्यका उदय हो चुका है और इसीलिए जिन्होंने यह समझ लिया है कि मैं 
पुरुषोत्तम हूँ, ज्ञानकी जाग्रति होने पर जिन्हे यह हृदय जग्रतु स्वप्तके समान मिथ्या 
जान पड़ने लगा है अथवा जो मेरा सत्य ज्ञान हो जानेके कारण मिथ्या प्रपंचोके फेरमें 
उसी प्रकार दूर रहते है, जिस प्रकार माला हाथमें ले लेने पर उसके कारण होने- 
बाला सर्पका आभास तत्काल दूर हो जाता है, जिन्होंने मेरा सच्चा स्वहूप जानकर 
भेद-भावका उसी प्रकार परित्याग कर दिया है, जिस प्रकार वह पुरुष अलुंकारत्वको 
मिथ्या कहता है जो यह जानता है कि अलंकार सोनेका है, जो यह कहता है कि मैं 
ही सर्वव्यापक, अद्वितीय और स्वयंसिद्ध सच्चिदानन्द हूँ, जो स्वयं अपने आपको 
सुझसे भिन्‍न नहीं समझता और जो मेरा आत्म-स्वरूप पहचानता है, उसीके सम्बन्ध- 
में यह समझना चाहिए कि उसने सब कुछ जान लिया है, परन्तु यह कहना भी 
यथेष्ट नही है; क्योकि शब्दोका विषय होनेवाला जो हैत है, वह उसमें विलकुछ 
वाकी नही रह जाता | इसलिए हे अर्जुन, ऐसा ही पुरुष मेरी भक्ति करनेके योग्य 
कं है। देखों, आकाझमें अच्छी तरह से मिर जानेके लिए केवक आकाश ह्दी 
खक्ता हब है। जिस प्रकार हे क्षीरसागरका आतिथ्य केवल क्षीरसागर ही कर 
वा अमृत ही अमृतमें मिछ्कर एक-रस हो सकता है अथवा चोखा सोना 


३९२ हिन्दी ज्ञानेदवरी 
अंथंसे कलेजेको दो टुकड़े कर देती है, उसे कभी सुन्दर नहीं कहा जा सर्कता। उसे 
तो दुष्टा राक्षती ही कहना टीक है । परन्तु बालकके कोई अनिष्ट और छज्जाजनक 
भ्रांचरण करने पर जो ऊपरसे तो कठोर क्रोध दिखलाती है, परन्तु उसका लाहूत 
पालन करनेमें जो फूलोसे भी बढ़कर कोमल होती है, उस माताके स्वरूपकी तरह 
जो वचन कानोके लिए अत्यन्त सुखद न होने पर भी अन्तमें ठीक और अच्छा _ 
सिद्ध होता है और जो दुष्ट विकारोसे अलिप्त होता है, उस वचनको ही इस प्रकरण 
में “सत्य” समझना चाहिए। पत्थरमें चाहे कितना ही पानी क्यो न सीचा जाय, 
परन्तु उसमें कभी अंकुर नही निकलता अथवा मक्खनको चाहे कितना ही क्यों न 
मथा जाय, पर उसमेंसे कभी माँड़ नहीं निकरूती अथवा यदि साँपकी केचुली पर 
रात मारी जाय तो भी वह केंचुली जिस प्रकार कभी काटनेके लिए फन नहीं 
उठाती अथवा वसन्त-ऋतुकी पूरी बहार होने पर भी आकाशमे जिस प्रकार कभी 
फल नहीं फलते अथवा रम्भाके स्वरूप और छावण्यसे शुकदेवजीके अन्त.करणमें 
जिस प्रकार कभी काम-विकारका संचार नही हुआ था अथवा जो अग्नि बिलकुल 
बुझ जाती है, वह जिस प्रकार घी डालनेसे फिर नहीं जलती, ठीक उसी प्रकार 
यदि कितनी ही ऐसी बातें क्‍यों न कहें, जिन्हें सुनते ही अनजान बारूकको भी क्रोध॑ 
चढ़ आवे, तो भी, हे अर्जुन, जिस प्रकार स्वयं ब्ह्माके पैरों पर पड़नेसे भी मरा 
हुआ जीव उठकर खड़ा नही हो सकता, ठीक उसी श्रकारकी मनकी जो अवस्था 
होती है और जिसमें रोग कभी उत्पन्न ही नही होता, उसीको “अक्रोध” कहते है ।॥ 
यही सब बाते भगवान लूक्ष्मीपतिने उस समय कही थी । इसके उपरान्त यज्ञ-भोक्ता 
भगवान श्रीकृष्ण कहते है--“अब यदि मिट्टीका त्याग किया जाय तो घंटेका, 
तन्तुओका त्याग किया जाय तो वस्त्रका, बीजकां त्याग किथा जाय तो वर्ट वृक्षका, 
भीतका त्याग किया जाय तो सारे चित्रका, निद्राका त्याग किया जांय तो उसमें 
दिखाई देनेवाली सभी बातोका, जलका त्याग किया जाय तो तरंगोका, वर्षा-ऋतुका 
त्याग किया जाय तो मेघोका और धनका त्याग किया जाय तो विषयोका उपभोगका 
आपसे आप त्याग हो जाता है। ठीक इसी प्रकार बुद्धिमान छोग देहाभिमानको 
छोडकर प्रपंचके समस्त विषयोके दूर हटा देनेको ही त्याग कहते हैं ।” यह बात 
समझकर भाग्यवान अर्जुनने पूछा--हे “महाराज, अब आप मुझे शान्तिके लक्षण 
स्पष्ट रूपसे वतलावें।” इस पर देवने कहा--“बहुत उत्तम बात है | अब तुम 
अच्छी तरह ध्यान देकर सुनो । ज्ञेयको नष्ट करेके जब ज्ञाता और ज्ञान भी रूयको 
प्राप्त हो जाते हैं, तव जो स्थिति उत्पन्न होती है, उसीको “शान्ति” कहना चाहिए । 
जिस प्रकार प्रलय काछके जलूकी वाढ़ सारे विश्वका नाम-निश्चान भी मिटा देती हैं 
ओर चारो ओर केवरू वही जरू पूरी तरहसे भरा रहता है और इस प्रकारका 
'मिंद-दर्गक भाषा-व्यवहार हो ही नहीं सकता कि यह नदीका उद्गम है, यह प्रवाह 
है और यह समुद्र है और जिधर देखो, उधर एक-सा पानी ही फैला हुआ दिखाई 
देता है, परन्तु उस समय भी क्या उसका ज्ञान प्राप्त करनेके छिए उससे भिन्न कोई 
“रहता है ? कोई नही रहता । ठीक इसी प्रकार जब ज्ञेयके साथ आलिंगन होने पर 
प्रन्मयता हो जाती है, तव ज्ञातृत्वका भी नाश हो जाता है, फिर उस समय, है 


पद्धह॒वाँ अध्याय ३८३ 
जब चोखे सोनेमें मिलाया जाता है, तब उन दोनोंका मिश्रण भी चोखा सोना ही 
होता है, ठीक उसी प्रकार जो मद्गप होता है, वही मेरी भक्ति कर सकता है । देखो, 


यदि नदी सागरमें मिककर एक रूप न हो सकती तो वह भरा उसमे कैसे मिल 
सकती ? इसी प्रकार जो मेरे स्वरूपमे मिलकर ऐक्य नही प्राप्त कर सकता, वह 


मेरे साथ भक्तिका सम्बन्ध कैसे स्थापित कर सकता है ? तरंग जिस प्रकार सागरमें 
सभी तरहसे तन्मय हो जाती है, उसी प्रकार हे अर्जुन, जो अनन्य होकर मेरा भजन 


करता है, उसकी भक्तिका मेरे साथ जो सम्बन्ध है, उस सम्बन्धकी उपमा प्रभा और 
सूर्यसे ही अच्छी तरह दी जा सकती है । 

इति गुह्तमं॑ शास्त्रमिदमुक्त सयानघ। 

एतद्बुदध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्वल भारत हरगा 


“इस प्रकार इस अध्यायके आरम्भसे यहाँ तक समस्त शासत्रोसे सम्मतः महातत्व 
प्रतिपादित किया गया है, जो कमलो की सुगन्धके समान, उपनिषदोको सुगन्धित करता 


है और जो शब्द-ब्रह्मके आलोडनसे प्राप्त होनेवाला अर्थ-सर्वस्व है, वह श्रीमानु 
व्यास ऋषीकी बुद्धिकी सहायतासे निकाला हुआ सार मैंने आप छोगोकी सेवामे 
उपस्थित किया है। यह ज्ञान रूपी अमृत की गंगा है अथवा आनन्द-रूपी चन्द्रमाकी 
सन्नहवी कला है अथवा विचार-रूपी क्षीर-सागरसे निकली हुई नई लक्ष्मी ही है। 
इसी लिए वह अपने पद ( शब्द-समूह ) वर्ण ( अक्षर ) और अर्थ-रूपी जीवनसे 
मेरे सिवा और कुछ जानती ही नही । इस लक्ष्मीके सामने क्षर और अक्षर दोनो 
ही खडे रहते हैं, परन्तु यह भूछकर भी उनकी ओर नही देखती और उसने अपना 
सर्वेस्व मुझ पुरुपोत्तमको ही अपित कर दिया है । इसी लिए इस संसारमे यह गीता 
मेरी ( अर्थात्‌ आत्माकी ) एक-निष्ट पतिन्नता है । और उसीका श्रवण आज तुमने 
किया है। यह गीता-शार्त्र-मुखसे कहने के योग्य नही है, परन्तु ससारकों जीतनेवाला 
यही एक शर्त्र है। जिन मन्त्राक्ष रोसे आत्माका स्फुरण होता है, वे इसी गीताके है। 
परन्तु हे अर्जुन, आज जो मैंने तुमको यह शासत्र बतलाया है, सो यह इत्य कैसा हुआ 
है? आज मैं मानो गुप्त धनका सगम्रह तुम्हारे सामने खोल बैठा हूँ। चैतन्य रूपी 
शंकरके मस्तक पर जो गीता रूपी गगा मैंने छिपा रखी थी, हे अर्जुन, उसे आस्था 
पूवेंक बाहर निकालनेवाले तुम आज दूसरे गोतम हुए हो । ठीक तरहसे मेरा शुद्ध 
स्वरूप दिखलानेके लिए, हे अर्जुन, आज तुम मेरे सामने रखे हुए दर्पणके समान ही 
हो रहे हो । अथवा जिस प्रकार चन्द्रमा और नक्षत्रोसे भरा हुआ आकाश, सागर 
अपने जलूमें प्रतिबिम्ब रूपसे ले आता है, ठीक उसी प्रकार आज तुमने गीताके 
सहित मुझे भी अपने अन्त'करणमे प्रतिविम्ब कर लिया है। हे अर्जुन, तुममे तीनों 
गुणोका जो मरू था, वह दूर हो गया और तुम गीताके सहित मेरे निवास-स्थान 

बन गये हो । परन्तु इस गीताका मैं क्या वर्णन करूँ। जो मेरी इस ज्ञान-रूपी 

लताको जानता है, वह समस्त मोहोसे मुक्त हो जाता है । है अर्जुन, जिस प्रकार 

अमृतरूपी नदीका सेवन करनेसे वह समस्त रोगोका परिहार करके अमरता प्रदान 

करती है और मनुष्यको सब प्रकारसे सुखी करती है, ठीक' उसी प्रकार इस गीताका 


सोलेहवाँ अध्याय ३९३ 


सअजुन, जो कुछ बाकी बच जाता है, वही शान्तिका लक्षण है। अब यह सुनो कि 
अपैशुन्य किसे कहते हैं। जिस समय रोगी किसी रोगसे बहुत अधिक कष्ट पाता- है, 
उस समय उसे अच्छा करनेकी चिन्तामे सुविज्ञ वैद्य यह नही देखता कि यह रोगी 
मेरा शत्रु है। अथवा जब कीचड में फेप्ती हुई गाय दिखाई देती है, तत्र देखनेवाला 
इस बातका विचार नही करता कि वह दूध देती है या नही, और वह उस ग्रायका 
चक्लेश देखकर ही विकल हो जाता है। अथवा जब कभी कोई मनुष्य जलमे डूबने 
रूगता है, तब विज्ञ मनुष्य इस वातका विचार करने नही बैठता कि यह ब्राह्मण है 
या अन्त्यज है और यही समझता है कि इसके प्राण बचाना ही मेरा कतंव्य है। 
अथवा जब कभी कोई चांडाल दैव योगसे जंगूूमे मिलनेवाली स््रीको वसत्र-हीन करके 
और उसके कपड़े छोनकर उसे छोड़ देता है, तब सभ्य मनुष्य तब तक उप्त त्री पर 
हृष्टि नही डालता, जब तक वह उसे फिरसे वस्त्र नही पहना छेता । ठीक इसी प्रकार 
जो लोग अज्ञान और भ्रम आदिके कारण अथवा पूर्व जन्मोके कठोर संचित कर्मोकि 
कारण सब प्रकारके निन्‍्दनीय मार्गोमे छंगे रहते है, उन्हे ये अपना शारीरिक बल 
देकर उन्हे सालनेवाले दु खोको विस्मृत करा देते है, हे अर्जुन, दूसरेके दोषोको पहले 
अपनी दृष्टि या कठाक्षसे दूर करके तब ये उन्हे अच्छी तरह देखने लगते हैं। जिस 
प्रकार पहले देवताकी पूजा करके तब उनका ध्यान किया जाता है अथवा पहले खेत 
जोतकर और उसमे बीज बोकर तब उनकी रखवाली करने जातें हैं, अथवा अतिथि- 
को पहले आदर-सत्कारसे सन्तुष्ट करके तब उसका आशीर्वाद लिया जाता है, ठीक 
उसी प्रकार पहले अपने गुणोसे दूसरोकी-त्रुटियाँ पूरी करनी चाहिएँ और तब उसकी 
ओर सूक्ष्म हृष्टिपति देखना चाहिए। केवल इतना ही नही, वें कभी किसीके मर्म पर 
आधात नही करते, ' कभी किसीको कुकर्म प्रवृत्त नही करते और कभी किसीको 
दोप नही छगाते । बरस उन्तका आचरण या व्यवहार इसी प्रकारका होता है। इसके 
अतिरिक्त उनका व्यवहार ऐसा होता है कि यदि कोई गिर गड़ा हो या यदि किसीका 
पतन हो गया हो, तो वे किसो न किसी उपायसे उसे संभाल लेते और उठाकर खडा 
कर देते हैं; परन्तु .किसीका मर्म-भेद करनेका विचार कभी उनके मनमे बाता ही 
नही । तात्पयें यह कि, हे अर्जुन, बड़ों के लिए वे कभी दूसरोको तुच्छ मानने था 
बनानेके लिए तैयार नही होते और न उनकी दृष्टि कभी दूसरोके दोष ही ढूँढने 
चैठती है। हे अर्जुन, वस इसी प्रकारके व्यवहारको “अपैशुन्य'” कहते है। और 
इसमे कुछ भी सन्देह नही कि मोक्षके मार्ग पर यह एक विश्वान्तिका मुख्य स्थल 
है। अब मैं तुमको यह बतलाता हूँ कि “ दया” किसे कहते हैं । जिस प्रकार पूण्णिमा- 
के चन्द्रमाकी प्रभा सारे विश्वको समान रूपसे शीतलूता प्रदान करती है और इस 
प्रकारका पक्ति-भेद कभी नहीं करती कि यह बडा है वह छोटा है, उसी प्रकार 
जिनमे दया होती है, वे दु खितोके कष्टोका दयालृतापुर्वेक परिहार करते समय 
कभी इस बातका विचार अपने मनमे नही आने देते कि यह उत्तम है और वह 
अधम है । देखो, संसारमे पानी सरीखा पदार्थ भी स्वयं नष्ट हो जाता है। परन्तु 
मरती हुई वनस्पतियोको वह हरा-भरा कर देता है | ठीक इसी प्रकार दयारू पुरुपके 
अनमे दुसरोके दुःखको देखकर करुणाका प्रवेले प्रभाव आविर्भाव होता है कि उनके 


३८४ हिन्दी ज्ञानिदवरी 


ज्ञान हो जाने पर यदि मोह नष्ठ हो जाता हो तो आश्चर्यकी कौन-सी बात है ? इसमें 
कुछ भी सन्देह नही कि यह गीता जो आत्म-न्नान करा देती है, उससे मनु ष्यको आत्म 
स्थिति भी प्राप्त होती है । और जब मनुष्यको वह आत्म-न्नान हो जाता है, तब 
उसके कर्म भी यह समझकर बड़े आनन्दसे रूयको प्राप्त हो जाते हैं कि अब इस 
ज्ञानके कारण हमारी आयु भी पूरी हो गई। जिस प्रकार खोई हुईं वस्तु मिल जाने 
पर उसे दूँढनेका कार्य भी-समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब कर्म-रूपी मन्दिर 
पर ज्ञानका कलस चढ़ता है, तब कम भी आपसे आप बन्द हो जाते हैं। इसी लिए 
ज्ञानी मनुष्यके करनेका और कोई कम बाकी नही रह जाता ।” बस यही सब बातें 
अनाथोके पृप्ठ-पोषक भगवान श्रीकृषष्णने कही । श्रीकृष्णके इस वचनासृतसे अर्जुनका 
अन्तःकरण पूरी तरहसे भर गया और वह अमृत उस अन्त.करणसे बाहर निकढूकर 
प्रवाहित होने गा; और वही अमृत व्यासदेवके प्रसादसे संजयको प्राप्त हुआ था। 
संजयने वही अमृत राजा धृतराष्ट्रके सामने प्राशनके लिए उपस्थित किया था और 
इसी अमृतकी कृपासे मरण समयमे धृतराष्ट्रकःा परिणाम अच्छा हुआ था। यदि 
साधारणत: गीताके श्रवणके समय कंभी कभी यह जान पड़े कि कोई श्रोता अन- 
घिकारी था अपात्र है, तो भी अन्तमें उसके लिए भी यह गीता उपयोगी ही होती 
है। यदि द्राक्षाकी बेलोंकी जड़में दूध डाला जाय तो साधारणत' यही जान पड़ता 
है कि वह दूध व्यर्थ गया । परन्तु जब उन बेलोमें द्राक्षा-फल ऊगते हैं, तव उनकी 
जड़ोमें डाले हुए दूधसे दूनी प्राप्ति या लाभ होता है। वस इसी त्यायसे भगवानके 
मुखसे निकले हुए वचन संजयने बहुत उत्साहसे धृतराष्ट्रको सुनाये थे; और आगे 
चलकर उसी वचनामृतकी कृपासे वह अन्धा मरनेके समय सुखी हुआ था। श्रीक्षष्ण- 
का वही वचनामृत मैंने देशी भापामें उल्टी सीधी रीतिसे और अपनी बुद्धि तथा 
सामथ्यंके अनुसार यहाँ सब छोगोंके सामने रखा है। यदि सेवतीके फूलका रूप देखा 
जाय तो उसमे कोई ऐसी वात नही व्खाई देती जो अ-रसिकोके लिए विजेेष रूपसे 
मोहक हो । परन्तु जो छोग भ्रमरोके समान रसज्ञ होते है, वे उन फूलोके रसोंका 
आस्वादन करना जानते है और मनमानी तरहसे उन्हे लूटते है। इसीलिए जो 
सिद्धान्त प्रमाणकी कसौटी पर ठीक उतरते हो, उन्हे तो आप लोग स्वीकृत कर लें 
और जिनमें किसी प्रकारकी त्रुटि या न्यूनता हो, उन्हे मेरे ही पास रहने दे, क्योकि 
ठीक ठीक समझ न होना मुझ सरीखे वालकोका स्वभाव ही है वालूक चाहे अज्ञान 
ही क्यो न हो, परन्तु उसे देखते ही माता-पिताको इतना अधिक आनन्द होता है, 
जो उनके अन्त.करणमे नहीं समा सकता और वे उस वाकूकका छाड करके बहुत 
ही सुखी होते हैं । ठीक इसी प्रकार आप सब सनन्‍्तजन मेरे मायाके समान हैं। आप 
लोगोसे भेंट होने पर मैं गहुत छाड़की बातें करता हूँ और इस गीता ग्रन्थका 
व्याख्यान भी उन्ही छाड़ोका एक उदाहरण है। अब इस ज्ञानदेवकी यही प्रार्थना है 


कि हे विद्वव-स्वरूप भेरे ग्रुरुणाज श्रीनिवृत्तिनाथ जी, आप मेरी यह वाणी-रूपी सेवा 
स्वीकृत करें। 





३९४ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


दु.खॉका शमत' करनेके लिए यदि वे अर्पना सर्वस्व भी त्याय दें तो वह उन्हें थोड़ा 
ही जान पडता है । तब बहते हुए जलको मार्गमे कोई गड्ढा आदि मिलता है, तब 
वह उसे बिना भरे एक कदम भी आगे नही बढता । ठीक इसी प्रकार दयालु पुरुष 
भी अपने सामने आनेवाले दीन पुरुषको सन्तुष्ट करके ही आगे पैर बढ़ाता है | 
जिस प्रकार पैरमे काँटा चुभनें पर उसकी पीड़कि चिह्न चेहरे पर प्रकट होते है; 
उसी प्रकार दूसरोके दुःख देखकर वह भी अपने शरीरमे कष्ट बोध करता है। जिस 
प्रकार पैरोंमें ठंढक पहुँचने पर उसकी तरावट आाँखो तकमें जान पड़ती है, उसी 
प्रकार वह भी दूसरोको सुखी देखकर स्वयं सुखी होता है । तात्पय यह कि जिस 
प्रकार प्यासेको सुखी करनेके लिए संसारमे जलकी सृष्टि हुई है, उसी प्रकार दु.खितो- 
के कल्याणके लिए ही जिसका जीवन होता है, हे अर्जुन, वह पुरुष मूत्तिमान दया 
ही होता है । मैं जन्मसे ही उसका ऋणी होता हूँ । अब भुृतेष्वलोलुप्त्वंके ग्रणकी 
व्याख्या सुनो । कमहू चाहे कितना ही हृदयसे सूर्यकी ओर अनुरक्त क्यो न हो, 
परन्तु फिर भी सूर्य कभी उसकी सुगन्धको स्पशे नही करता । अथवा वसन्‍्तके मार्गमे 
चाहे कितनी ही अधिक वन-श्री क्‍यों 'न हो, तो भी वह उस वन-श्रीको स्वीकार 
नही करता और बराबर आगे बढ़ता जाता है। और फिर इतनी सब बाते किस 
लिए कही जायें ? यदि समस्त महासिद्धियोके साथ स्वयं लक्ष्मी ही क्‍यों न- पास 
भा जाय, परन्तु फिर भी महा-विष्णुके लिए वह किसी ग्रिनती में नही होती ।, ठीक 
इसी प्रकार लौकिक अथवा स्वर्गीय विषग्य-सुख चाहे उसकी इच्छाके दास ही क्‍यों 
न बन जाये, परन्तु फिर भी' जो अलोलप होता है, वह कभी उन सुखोको भोगनेका 
विचार भी अपने मनमें नही करता । और अधिक क्या कहा जाय जिस' अवस्थामे 
जीवको किस प्रकार विषयोकी अभिलाषा नही रह जाती, उसी अवस्थाकों “अलो- 
लूप्त्व” नामक गुणका लक्षण समझना चाहिये। अब मैं “मार्देव” का वर्णन करंता 
हैँ, सुनो । मधुमक्खियोके लिए जैसे शहदका छत्ता अथवा जलूचरोके लिए जरूू 
अथवा पक्षियोके छिए यह खुला आकाश अथवा बालकके लिए माताका प्रेम अथवा 
वसन्‍्तके स्पर्श ते कोमछ होनेवाली मरूय वायु अथवा आँखोके लिए प्रियजनोके दर्शन 
अथवा अपने बच्चोके लिए जिस प्रकार कछुई की दृष्टि होती है, उसी प्रकार 
मादेव गुणवाले पुरुषका भूत मात्रके साथ बहुत ही मृदु तथा प्रेमपुर्ण व्यवहार होता 
है। जो कपुर स्पर्शमे जा क कोमल, चखनेमे अत्यन्त स्वादिष्ट, नाकके लिए अत्यन्त 
सुगन्धित ओर देखनेमें अत्यन्त निर्मेछ होता है, वह जितना चाहो,-उतना मिल जाता 
है। वह यदि विषाक्त न होता और उसकी विषाक्तता बीचमे बाधक न होती, वो वह 
अपनी मधुरता और निर्मेछताके कारण मार्देव ग्रुणसे युक्त पुरुषकी कोमलरूताकी वराबर 
कर सकता । आकाश जिस प्रकार महाभूतोको भी अपने उदरसे रखता है और अणु- 
परमाणुओमें भी समाया रहता है, और विश्वके अनुरूप ही अपना आकार भी बना 
लेता है, हे अर्जुन, मैं और अधिक क्या कहूँ, ठीक उसी आकाशकी भाँति सारे 
विश्वके जीवनके सारी सृष्टिके प्राणोसे जीवित रहनेको ही मैं मार्दव कहता हूँ । अब 
मैं गुण की व्याख्या करता हूँ । जिस प्रकार पराजय होने पर कोई राजा मारे रूज्जाके 


सोलह॒वाँ अध्याय 


जगत्‌ रूपी भासको नष्ट करके अद्वैत-रूपी कमरछूको विकसित करनेवाला यह श्री 
सदगुरु-रूपी अद्भुत सूर्य उदित हुआ है और अब मैं इसकी वन्दना करता हूँ। जो 
सूर्य अज्ञान-हपी रातिका अन्त करके और ज्ञान तथा अज्ञान रूपी प्रकाशकों नष्ट 
करके ज्ञानी पुरु्षोको आत्म-वोधका शुभ दिवस दिखलाता है, जिस सूर्यके प्रभावसे 
प्रभात होते ही जीव-रूपी पक्षियोको आत्म-ज्ञानकी दृष्टि प्राप्त होती है और वे शरीर- 
रूपी घोसलछा छोड़कर बाहर निकल जाते है, जिस सूर्यका उदय होनेके कारण वास- 
नात्मक शरीररूपी कमलके कोषमें बन्द पडा हुआ चैतन्य-रूपी ध्रमर एक दमसे 
बन्धन-मुक्त हो जाता है, भेद-भावनाकी नदीके दोनों तटो पर शब्दोके बखेडेमें फेंस- 
कर और पारस्परिक वियोगके कारण पागल होकर आक्रोश करनेवाले वुद्धि-रूपी 
चक़वाक पक्षियोके जोडेको पूर्ण एकताका लाभ करा देता है, जो सूर्य चैतन्य-रूपी 
आकाशको उसी प्रकार प्रकाशित करता है, जिस प्रकार दीपक घरको प्रकाशित 
करता है, जिस सूर्यके उदित होते ही भेद-बुद्धिका अन्धकारपूर्ण चोरीका समय समाप्त 
हो जाता है और योग-मार्गके यात्री आत्म-प्रत्ययके मार्ग पर चलने रूगते है, जिस 
सूर्यंकी विवेक-रूपी किरणोका स्पर्श होते ही ज्ञान-छपी सूयंकान्त मणिसे तेजकी 
चिनगारियाँ वाहर निकरूकर संसार-रूपी वनको भस्म कर देती है, जिस सूय्यके 
किरण-जारके कठोर होकर आत्म-स्वरूपकी भूमि पर स्थिर होते ही महासिद्धिके 
मृगजलकी बाढ आ जाती है, परन्तु इसके उपरान्त जो सूयं आत्म बोधके मस्तक 
पर पहुँचकर ब्रह्म-भावके मध्याक्वमे तपने लगता है और जिसके इस प्रकार तपनेसे 
आत्माकी भ्रान्ति-हपी छाया उसीके नीचे दबकर छिप जाती है और उस समय 
वहाँ मायाकी रात्रि ही न होनेके कारण विश्वके भास और विपरीत ज्ञानकी निद्राका 
कोई ठिकाना या आश्रय ही नहीं मिलता और इसलिए अद्वेत ज्ञान-रूपी नगरमे 
चारो ओर आनन्द ही आनन्द भर जाता है और सुखानु भवके लेन-देनकी मन्दी हो 
जाती है, तात्पयं यह कि जिस सूर्यके प्रकाशसे इस प्रकारके कैवल्य-मुक्तिके शुभ 
दिवसका निरन्तर लाभ होता है जो सूर्य आत्म-भाव रूपी- आकाशका स्वामी है 
और जो सूर्य उदित होते ही पूर्व आदि दसो दिशाओके सहित उदय और अस्तका भी 
नाम-निशान मिटा देता है, जो ज्ञान और अज्ञान दोनोको नष्ट करके उनमे छिपा 
हुआ आत्म-तंत्व अत्यन्त स्पष्ट रूपसे प्रकट कर देता है, और अधिक क्या कहा जाय, 
इस प्रकार जो सूर्य एक विलक्षण और नया प्रात काल छा उपस्थित करता है, दिन 
और रातके प्रान्तोके उस पार रहनेवाले उस ज्ञान-सूयंकी ओर देखनेमे भला कौन 
समर्थ हो सकता है ? जो प्रकाशित होनेके योग्य वस्तुओके बिना ही प्रकाशका गोला 
है, उन ज्ञान-मात्तंड श्री निवृत्तिनाथकी मैं वार-बार वन्दना करता हूँ, क्योकि यदि 
रुप का पक 


सोलह॒रवाँ अध्याय. श्र 


मुँह नही. दिखा सकता अथवा अपमानके कारण जिस प्रकार मानी पुरुष निस्तेज हो 
जाता है अथवा जिस प्रकार भूलसे किसी चांडा्ंके घरमें जां पहुँचने पर किसी श्रेष्ठ 
संन्यासी को बहुत अधिक लज्जा जान पडती है अथवा रण-भूमिसे क्षत्रियका भाग 
निकलना जिस प्रकार लज्जाजनक होता है और उसे कोई सहन नही फेर सकता 
अथवा महापतिन्नताके लिए जिस प्रकार वैधव्यका आमन्त्रण परम दुःख-कारक और 
असह्य होता है अथवा जिस प्रकार किसी सुन्दर पुरुषके शरीरमे कोढ़ होने पर अथवा 
किसी प्रतिष्ठित पुरुष पर व्यर्थ ही कोई छांछन छूगने पर मारे रूज्जाके उसके प्राणो 
पर संकंट आ बनता है, उसी प्रकार इस साढ़े तीन हाथके शरीरमे बेन्दी होकर बार 
बार जन्म लेना और मरना और गर्भाशयके विवरके साँचेमे रक्त, सूत्र और रसका 
पुतला बनकर रहना उसके लिए अत्यन्त लज्जाजनक होता है । सारांश यह कि देहके 
बन्धनमे पडकर नाम-रूपोत्मक होनेसे बढ़कर लूज्जाजनक और कोई बात उसके लिए 
हो ही नही सकती । इस प्रकार इस घृणित शरीरके प्रति जो घृणा उत्पन्न होती है, 
उसीको “लज्जा” समझना चाहिए। परल्तु यह लज्जा केवल निर्मल पुरुषोको ही 
जान पडती है, दूसरे मनिलेज्ज लोगोको तो यह शरीर बहुत ही अच्छा लूमता है । भब 
“अचापल्य” गुण के रक्ष ण सुनों । जिस प्रकार कठपुतलियोको नचानेवाली डोरीके 
टूट जानेसे उन कठपुतलियोका चलना-फिरना आदि बन्द हो जाता है, उसी प्रकार 
योगका साधन करनेसे कर्मेंन्द्रयोकी गति कुण्ठित हो जाती है। अथवा जिस प्रकार 
सूर्य अस्त होने पर उसकी किरणोका जाल भी छिप जाता है, उसी प्रकार मनका 
निग्नह करनेसे इन्द्रियाँ भी पुरी तरह दब जाती है। इस प्रकार मतका नियमन करने 
ओर योगका साधन करनेसे दसो इन्द्रियाँ दुबल हो जाती हैं, और इसी भवस्थाको 
“अचापल्य”” कहते हैं । 
तेज. क्षसा धृतिः शोचसद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति संपर्द देवीमसभिजातस्थ भारत ॥ ३॥ 


“यदि ईइवर-प्राप्तिके लिए ज्ञानके मार्गमे पैर रखते समय मनमे हृढ निश्चय हो 
गया हो तो फिर बलकी कमी नहीं होती । एक तो मरना यों ही भयंकर होता है, तिस” 
पर अग्तिमे जलकर मरना तो और भी अधिक भयंकर होता है। लेकिन इतना होने 
पर भी पतिन्नता उस जलकर मरनेकी भी परवाह नहीं करती । ठीक इसी प्रकार 
आत्म-प्राप्तिकी अग्तिसे विषय-रूपी विपको जीव जलाकर निकाल डालता है और तब 
शुन्यकी ओर जाने वाले योग-साधनके विकंट मार्ग पर जल्दी आगे बढने रूगता है। 
फिर किसी प्रकारका निषेध उसके मार्गमे बाधक नहीं होता । न तो वह विधिको ही 
मानता है और न महासिद्धियोके मोहमे ही पड़ता है। इस प्रकार स्वयं ही अपनी 
आन्तरिक प्रेरणासे ईश्वरकी ओर बढनेको “आध्यात्मिक तेज” कहते है । यदि भनुष्य 
से इस प्रकारका गे न हो कि समस्त सहनशीलोमे एक मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तो इसीको 
क्षमा” समझना चाहिए | शरीर पर हजारो रोम होते है, पर उनका भार सहन 
करने पर भी शरीरको कभी उनका भान भी नही होता। यदि इन्द्रियाँ वशमे ना 
रहकर कुमार्गमे रूग जायें अथवा शरीरमे छिपा हुआ कोई पुराना रोग एक देमसे 


३८६ हिन्द ज्ञानेदवरी 


मैं शब्दोंके द्वारा उनकी स्तुति करने लग़ूँ तो मुझे अपनी वाणीकी दुर्बंडताका ही पता' 
चलता है । देवकी स्तुति तो तभी अच्छी तरहसे की जा सकती है, जब देवकी महिमा 
अन्त:करणमें भली-भाँति अंकित हो और जिस वस्तुकी स्तुति की जाय, वह वस्तु 
और बुद्धि दोनो मिलकर एक-जीव हो जाय | जिसका ' ज्ञान उसी समय होता है, 
जब कि नाम-हूपात्मक वस्तुओंका ज्ञान समूल नष्ट हो जाय, जिसका वर्णन मौनके 
आहलिगनमें ही हो सकता है और जिसका पता स्वयं लप़॒को प्राप्त होनेवाले जीवकों 
ही अनुभवसे चलता है, जिन ग्रुरुणाजके क्षण कहते कहते परा वाणीके सहित बैखरी' 
वाणी भी पर्यन्ती और मध्यमा वाणियोंके गर्भमें घुतकर वही लयको प्राप्त हो जाती 
है, उन आप गुरुराजको मैं अपने मनमें अपने लिए सेवक भावकी कल्पना करके 
शाब्दिक स्तोत्रके साजसे सज्जित कर रहा हूँ । यदि मैं यह कहूँ कि आप इस सज्जा- 
को सदय होकर ग्रहण करे तो इस प्रकारका कथन भी अद्वेत-आनन्दमे त्यूनता छानेके 
समान ही होगा । परच्तु जिस प्रकार अमृत-सागरके दर्शव होने पर कोई दरिद्र 
भिखारी भोचकक्‍का हो जाता है और अपनी योग्यता तथा अयोग्यताका विचार 
भूलकर उस अमृत-सागरका स्वागत करनेके रहिए शाक-भाजीका आतिथ्य करनेका 
उपक्रम करने लग जाता है और ऐसे अवसर पर जिस प्रकार उस शाक-भाजीका ही 
स्वागत करके उस अमृत-सागरके लिए उस दरिद्रके आवन्द और उल्लासका ही 
ध्यान रखना उचित होता है, ठीक उसी प्रकार यदि आप भी अपना दिव्य ' तेज 
छिपाकर मेरी भक्तिकी इस सामान्य आरतीकी ही ओर ध्यान दें, तो मेरा सारा 
काम हो जायगा। यदि छोटा बालक ही यह समझ ले कि उचित क्‍्या-है और 
अनुचित कया है, तो फिर उसका लडकपन ही कहाँ रह जाय ? परन्तु फिर भी 
उसकी माता उसकी अटपटी बातोसे सनन्‍्तुष्ट होती है या नही ? जब किसी नालेका 
आकर गंगाके पीछे रूग जाता है, ;तब क्या गंगा कभी यह - कहकर 
उसे पीछे लौटा देती है कि चछ, दूर हट ? हे महाराज, भृगु ऋषिते भगवानको 
रात मारकर कितना बड़ा अत्याचार किया था ? परन्तु उसी पद-चिन्हको भूषण 
मानकर उसकी महत्तासे शाज्भंधर नारायण सन्तोष ही मानते हैं न ? अथवा जब 
कालिमा या अन्धकारसे भरा हुआ आकाश सूर्यके सामने आता है, तब क्या सूर्य 
कभी यह कहकर उसका तिरस्कार करता है कि चल, दूर ह८ ? ठीक उसी प्रकार 


यदि किसी अवसर पर भेद-बुद्धिके फेरमें पड़कर और 'सूर्यके रूपकका तराजू खड़ा 
करके मैंने सूयंके साथ आपको तुलना की हो, तो है ग्रुदराज, आप क्लपाकर एक 
वार उस तुरूनाको भी सहन कर ले। जिन्होने ध्यान और समाधिके द्वारा आपके 
दर्शन किये हैं और जिस वेद-वाणीने आपका वर्णन किया-है, उनके ये सब कृत्य 
आपने जिस प्रकार सहन किये हैं, यदि उसी प्रकार इसे भी आप सहन कर हें और 
उसी न्यायका मेरे लिए भी प्रयोग करे तो काम हो जायगा । है महाराज, आज मैं 
आपके गुणोका वर्णन करने रूग गया हूँ, परन्तु आप कृपाकर इसे मेरा अपराध न 
मानें। आप जो चाहे सो करे, परन्तु फिर भी जब तक इस कामसे मेराजीन 
भर जायगा और मेरा हौसला पूरा न हो जायगा, तब तक मैं किसी तरह यह 
भाटपनका काम बन्द न करूँगा । ज्योही मैं गीता नामके आपके इस प्रसादामृतका 


३९६ हिन्दी ज्ञानेशंवरी 


उभद पड़े अथवा प्रियजनों का अचानक वियोग हो जाय और अप्रियके साथे काम 
पड़े अथवा इसी प्रकारके और किसी अनिष्ट प्रसंगरी कोई बहुत बड़ी रूहरं अपने 
ऊपर आ पड़े तो भी अगस्त ऋषिके समान छाती ठोंककर उसके सामने निश्चल 
भावसे खड़े रहना और हे अर्जुन, यदि अधिदैव, अधिभूत और अध्यात्म तीनों प्रकार 
के ताप आकर उपस्थित हों तो उच् सबको उसी प्रकार तुच्छ समझकर अपने सामनेसे 
हटा देना, जिस प्रकार आकाशमें उठनेवाली धृम्रकी बहुत बड़ी रेखाको हवा एक ही 
झोकेमे उड़ा देती है और चित्तको विचलित कर देनेवाले ऐसे विकट प्रसंगके आ पड़ने 
पर भी घैर्ण न छोडकर अच्छी तरह उसके मुकाबलेमें डटे रहना ही 'धुति' कहलाता 
है । हे अर्जुन, यह बात तुम अच्छी तरह अपने ध्यानमें रखो । अब “शौच” सोनेका 
मुलम्मा चढा चढ़ाकर स्वच्छ किये हुए और गंगामृतसे भरे हुए कलरूशके समान है, 
क्योकि शरी रके द्वारा निष्काम कर्मोका होना और जीवका विवेकके अनुसार आच- 
रण करना सब शुचित्वके ही ऊपरसे दिखाई देनेवाले लक्षण है। 'अथवा जिस प्रकार 
गंगाका जल प्राणी मात्रके पाप और तापका शमन करता है और अपने तट परके 
वुक्षोंका पोषण करता हुआ समुद्र की भोर जाता है अथवो जिस प्रकार सूर्य संसार- 
का अन्धकार दूर करता हुआ और सम्पत्तिके मन्दिरोके द्वार खोछता और उन्हे प्रकट 
करता हुआ आकाशकी प्रदक्षिणाके लिये निकलता है, उसी प्रकार वह भी बन्धनमें 
पडे हुए लोगोको मुक्त करता है, डूबते हुए लोगोंको बाहर निकालता है और दुःखितों 
के संकटका निवारण करता है। वल्कि यह कहना चाहिये कि वह दिन-रात दूसरोका 
सुख अधिकाधिक बढाता हुआ प्रकारान्तरसे अपने ही स्वार्थवा साधन करता है। 
केवल यही नही, अपना कार्य सिद्ध करनेके लिए किसी प्राणीकी बुराई करनेकी कल्पना 
भी कभी उसके मनमे उत्पन्न होकर उसके मार्ग मे बाधक नही होती | है अर्जुन, अभी जो 
यह सब तुमने सुना है, वह सब “अद्वोह' के लक्षग हैं; और जिस प्रकार मैने ये छक्षण 
तुम्हे बतलाये हैं, उसी प्रकार ये तुम्हे उस मनुष्यमे दिखाई देंगे जिसमें अद्रोह होगा । 
है अर्जुन, जिस समय शांकरने गंगाको अपने जटा-जुटमे धारण कर लिया था, उस, समय 
चह जिस प्रकार छज्जित हुई थी, उसी प्रकार मानकी प्राप्ति होने पर जो छज्जित होता है 
उसीके सम्बन्धमे यह समझना चाहिए कि उसमे “अमानित्व” नामक गुण है। है 
अर्जुन; यह वात तुम बराबर अपने ध्यानमे रखो । ये सब बाते पहलेभी एक बार बत- 
लाई जा चुकी है, इसलिए अब वही बातें फिर दोबारा क्यो कही जायें ? इस प्रकार 
दैवी सम्पत्तिके ये छब्बीस गुण हैं ये मानो मोक्ष-साम्राज्यके चक्रवर्त्ती राजाके ताम्रपटके 
भनुसार दी हुई जागीरें ही हैं अथवा यह समझना चाहिए कि यह दैवी सम्पत्ति मानों 
गुण रूपी जलसे सदा भरपूर रहनेवाली गंगा ही वैराग्य रूपी सगर-पुत्रोके शरीरो पर 
पड़ी हुई है। अथवा यह दैवी सम्पत्ति सानो सदग्रुण रूपी फूलोंकी माला है और ऐसा 
जान पडता है कि मुक्ति रूपी वधू वही माला विरक्तोके गले मे डाल रही है । अथवा इन 
छत्बीस गुणोकी बत्ती जलाकर यह गीता नामक पत्नी अपने आत्माराम नामक पतिकी 


आरती कर रही हैं । ये गुण मानो गीता रूपी सागरसे निकाली हुई दैवी सम्पत्ति रूपी 
सीपियोमेके निर्मेछ और सच्चे मोतियोके दाने ही हैं। ऐसी अवस्थामें भछा इनका यथा- 


सोलंहरवाँ अध्याय' ३८७ 
बडे उत्साहंसे वर्णन करने लगा हूँ, त्योहीं मेरे परम सौभाग्यसे मुझे दुना बल प्राप्त हो 
गया 'है । मेरी वाणीने अनेक कल्पों तक सत्य बोलनेके " तपका आचरण किया था; 
और हे गुरु महाराज, उसी तपस्याका अनन्त फर्ल आज वह प्राप्त कर रही. है। आज 
तक मैंने कोई बहुत ही अलौकिक पुण्य सम्पादित किया था और उसी पुण्यने आज 
आपका गुण-गान करनेकी बुद्धि देकर मुझे इस कार्यमे उत्तीर्ण किया है ? मैं इस 
जीवावस्थाके वनमे प्रविष्ट होकर मृत्युके गाँवमे फेस गये था, परन्तु वह दुर्दशाका 
फेर आज बिलकुल दूर हो गया है । कारण यह है कि आपको जो कीत्ति गीताके 
नामसे प्रसिद्ध है और जो इस उद्ंड विश्वके भासके पूर्ण रूपसे नष्ट कर देती है, 
आपकी उसी कीत्तिका वर्ण॑न-मेरे हिस्सेमे आया है । जिसके घरमे महालक्ष्मी स्वयं 
ही आकर आननन्‍्दपुर्वक बैठ जाय, क्या उसे कभी दरिद्र कहा जा सकता है ? अथवा 
यदि अन्धकारके घरमें सौभाग्यसे सूय अतिथिके रूपमे आ पहुँचे तो क्या वह अन्धकार 
ही इप्त संसारमे प्रकाश नहीं बन जायगा ? जिस देवके पासंगमे यह अनन्त विश्व 
परमाणुके बराबर भी नही ठहरता, वही देव यदि भक्तिकी लछहरोमे आ पडे तो फिर 
वे भक्तके लिए भला कौन-सा रूप नही धारण करते ? ठीक इसी प्रकार गीता पर 
मेरा व्याख्यान देता भी आकाश कुसुमकी सुगन्ध लेनेके समान ही असम्भव है; 
परन्तु आप समर्थ हैं और इसलिए आपने अपनी सामथ्यंसे मेरी वह वासना भी प्री 
कर दी है। इसी लिए आपका यह शिष्य ज्ञानदेव भी कहता है कि है महाराज, 
जापकी कृपासे मैं गीताके गम्भीर इलोकोका अर्थ भी बहुत ही स्पष्ट और सुगम 
करके निवेदन करूँगा । पिछले अर्थात्‌ पन्द्रहवे अध्यायमे श्रीकृष्णने अर्जुनको समस्त 
शासर्रीय सिद्धान्त स्पष्ट करके समझाये थे। जिस प्रकार कोई चतुर वैद्य किसी 
रोगीके अंगोमे घुसे हुए रोगोका निदाव करता है, उसी प्रकार वृक्षके रूपकके द्वारा 
श्रीकृष्णने आलंकारिक भाषा में उपाधि रूपी सम्पूर्ण विश्वका विवेचन किया था । 
और विद्वका जीवात्मा जो अक्षर पुरुष है, उसके भी छलक्षण बतलाये थे। उसीकी 
उपाधिसे चैतन्य साकार हुआ है । अच्तमे उत्तम पुरुषका विवेचन करते समय निर्मेल 

आत्म-तत्व भी दिखलाया गया है। इसके उपरान्त श्रीकृष्णने यह कहा था कि 
आत्म-प्राप्तिका अन्तस्थ और प्रबल साधन ज्ञान ही है। इसलिए अब इस सोलहरवें 
अध्यायमे प्रतिपादन केरनेके योग्य कोई विशेष बात बाकी नहीं रह गई॥ अब 
केवल गुरु और शिष्यका स्नेह-सम्बन्ध रह गया है| इस प्रकरणमें ज्ञानियोका तो 
पूर्ण रूपसे सन्‍्तोष हो चुका है और वे सब बातें अच्छी तरह समझ चुके है, परन्तु 
उनके अतिरिक्त आत्म-प्राप्तैकी इच्छा रखनेवाले जो और मुमुक्ष जन हैं, वहीं 
संशयमे पडे हुए है | विध्वाधिपति श्रीकृष्णने कहा है कि जो भाग्यवानु पुरुष ज्ञानके 
द्वारा मुझे आर्थात्‌ पुरुषोत्तमको प्राप्त करता है, वही' सर्वेज्ञ है और वही भक्तिके 
शिखर तक पहुँचा है। और उक्त अध्यायके अन्तिम इलोकमे इसी ज्ञानके महत्वका 
अनेक प्रकारसे वर्णन किया गया है। शुद्ध ज्ञानकके अधिपति भगवान श्रीकृष्णने स्वयं 
ही कहा है कि ज्ञानके सिंवा कोई और ऐसा प्रभावशाली साधन नही है जो प्रपंचोको 
निगलूकर देखनेवालेको हृष्ट “वस्तुके साथ मिलाकर एक-हूप कर दे, उस्ती हृष्ट 
वस्तुमें उसे छीन कर दे, जीवको आनन्द साम्राज्यका : धती या मालिक बना दे और 


सोलहवाँ अध्याय ३९७ 


तथ्य वर्णन कैसे किया जा सकता है ? इनका तो आप ही आप अनुभव होता रहता 
है। इस प्रकार गुणोके भाडार इस दैवी सम्पत्ति का वर्णन हुआ | भब आसुरी सम्पत्ति 
यद्यपि दुःखोके दोष रूपी काँटोसे भरी हुईं बेलके ही समान हैं, तो भी कथा के 
प्रसंगमे उसका भी वर्णन कर दिया जाता है । यदि निन्‍्दनीय वस्तुका त्याग करना 
हो तो यह जानना भी आवश्यक होता है कि वह निन्‍्दनीय वस्तु कौन-सी है। इस- 
लिए यद्यपि यह आसुरी सम्पत्ति अनिष्ट है, तो भी इसका स्वरूप ध्यान देकर 
सुनना बहुत ही उचित है । हे अर्जुन, भयंकर अधोगतिके दु ख अपने पललेमे बाँधनेके 
लिए घोर पातकोने मिलकर जो संग्रह किया है, वही यह आसुरी सम्पत्ति है। अथवा 
जिस प्रकार समस्त ' विषयोको एक साथ मिलाने पर उस मिश्रणको कालकुट 
कहते है, उसी प्रकार समस्त पापोके एकत्र किये हुए समृहोको “आसुरी सम्पत्ति” 
कहते हैं । 

दम्भो दर्पोष्भिमानश्वच क्रोधः पारुष्यमेव च। 

अज्ञानं चाभिजातष्य पार्थ. संपदसासुरीस्‌ ॥ ४ ॥ 

“अब हे अर्जुन, इन आसुरी दोषोमे धक्तिका ढिढोरा खूब जोरोसे पीटा जाता 
है, उस दम्भका के स्वूप मैं तुमको वतलाता हूँ । हे भर्जुन, यह ठीक है कि अपनी 
साता केवल तीर्थ स्वरूपिणी ही होती है, परन्तु यदि हम उसे नग्न अवस्थामे सब 
लोगोके सामने लावें तो वह हमारे अध:पतनका ही कारण होती है। अथवा जिन 
विधाओका गुरु उपदेश देता है, वे सब विद्याएँ यद्यपि इंष्ट फल देनेवाली ही होती 
है, परन्तु यदि कित्ती चौराहे पर खडे होकर उनका घोष क्रियां जाय तो ये भी 
अनिष्टकारक ही होती हैं । अथवा यह देखो कि जिस समय हम डूबने लगते है, उस 
समय जो नाव हमे बचांकर किनारे तक पहुँचानेका साधन होती है, उसी नावकों 
यदि हम अपने सिर से बाँध छें तो वह हमे डुत्रानेका ही कारण होती है । यह बात 
प्रसिद्ध है कि जीवनका आधार अन्न ही है। परन्तु यदि हम उसे उत्तम समझकर 
उचित से अधिक खा जायें तो वही अन्न हमारे लिये विष हो जाता है। इसी प्रकार 
जो धर्म इस छोकमे भी और परलोकमे भी हमारा स्नेहपूर्णं साथी होता है, यदि 
उसी धर्मका आचरण करके हम अभिमानपूर्वक इस बातकी घोषणा करने छग जायें 
कि हम धर्मका आचरण करते है, तो वह तारक धर्म भी हमारे लिए दोषका साधन 
बन जाता है। इसलिए हे अर्जुन, यदि हम अपने किये हुए धार्मिक कृत्योका शाब्दिक 
आडम्बर चारो दिशाओमे फैलाने लगे तो वह धर्म भी अधम हो जाता है। और 
इसी प्रकारकी करनीको “दम्भ” कहते हैं। अब दर्पके लक्षण सुनो। जिस प्रकार 
मूर्खकी जिह्ना पर अक्षरोका थोडा बहुत सस्कार होते ही ( अर्थात्‌ उसके कुछ पढ: 
लेने पर ) वह ब्राह्मणोकी सभाकी भी निन्‍्दा करने रूगता है अथवा जिस घोडे पर 
'चाबुक-सवार चढ़ चुका होता है, वह घोडा जिस प्रकार ऐरावतको भी तुच्छ समझने 
छग़ता है क्षथव्रा जैसे .क्रिसी कँटीली झाडीके शिखर पर चढ़ा हुआ गिरणिट स्वगंको 
भी तुर्छ समझने छूगता है अथवा यदि ईंधनके साथ घास-फूस भी आ जाय तो 
अग्निकी छूपठें जिस प्रकार आकाशकी ओर -उठने रंग्रती हैं श्थवा किसी -छोटेसे: 


३८८ हिन्दी ज्ञानेश्चरी 


इस प्रकारके दूसरे चमत्कार दिखला सके। इसलिए जो छोग क्षात्म ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिए उत्सुक थे, उनके चित्तको तो सनन्‍्तोष हो गया." और इसी लिए उन 
लोगोने बहुत ही आदरपूर्वक उस ज्ञान परसे' अपना जीवन निछावर कर दिया। 
जिस विषयके प्रति मनमें अनुराग होता है, उस विषयका अन्त.करणमें बराबर 
अधिकाधिक संचार होने लगता है और इसीको प्रेम कहते है । इसीलिए जिन्नासुओं- 
मेसे जिन लोगोके ज्ञानके सम्बन्धका यह प्रेमानुभव नही हुआ है, उन लोगोके मनमें 
इस बातकी चिन्ता उत्पन्न होना ही स्वाभाविक्र है कि हमे यह ज्ञान किस प्रकार 
प्राप्त होगा और प्राप्त हो जाने पर वह हममे किस प्रकार स्थायी हो सकेगा । इस- 
लिए पहले इस प्रकारके प्रश्नो पर विचार करना चाहिए कि वह शुद्ध ज्ञान किस 
तरह प्राप्त होगा ? प्राप्त होने पर वह ज्ञान किस प्रकार बढ़ेगा ? अथवा वह ज्ञान 
हमें क्यो नही प्राप्त हो रहा है? अथवा ज्ञानऊे मार्गमे अवरोध करनेवाली ऐसी 
कौन-सी प्रबल बात है जो ज्ञान उत्पन्त नही होने देती अथवा प्राप्त ज्ञानकों ठेढे- 
तिरछे मार्गमें लगाती है ? फिर जो बाते ज्ञानके लिए विरोधक हो, उन्हे तो अलूम 
कर दिया जाय और जिन बातोसे ज्ञानकी वृद्धि हो, उनका मन लूग्राकर विचार 
किया जाय । ज्ञानके जिज्ञासु जिन श्रोताओके मनमें इस प्रकारकी इच्छा हो, उनकी 
यह इच्छा पूरी करनेके लिए अब भगवान श्रीक्षण्ण भाषण करेंगे । उस दैवी सम्पत्तिके 
वैभवका गरुण-गान होगा जो ज्ञानको जन्म देती है और साथ ही श्ान्तिकी भी वृद्धि 
करती है। साथ ही उस आयूरी सम्पत्तिके भयंकर स्वकृपका भी वर्णन किया जायगा 
जो विषय-वासना और राग-ह्वेष आदि दुप्ट विकारोको आश्रय देती है। यही दोनो 
सम्पत्तियाँ इष्ट और अनिष्ट कायें करती है और इस विषयकी प्रस्तावना पहले 
नवे अध्यायमें की जा चुकी है। उसी अवसर'पर इस विषयका प्रत्यक्ष और उचित 
विकार होनेको था; परन्तु बीचमे एक दूसरा ही विषय सामने आ गया और यह 
प्रकरण वही रह गया। इसलिए अब भगवान वही प्रकरण इस अध्यायमे स्पष्ट 
करेंगे । इसलिए इस सोहूहवे अध्यायको पिछले भागका पुरक समझना चाहिए । 
परन्तु यह प्रस्तावना अब बहुत हो चुकी। भ्रस्तुत विषय यह है कि इन्ही दोनो 
सम्पत्तियोकी सामथ्यंके कारण ज्ञानकों इष्ट अथवा अनिष्ट रूप प्राप्त होता है । अब 
पहले उस दैवी सम्पत्तिके लक्षण सुनिए जो मुमुक्षुओके लिए मार्ग दर्शक होती है 
और दीपककी ज्योतिकी भाँति मोह-रात्रिका अन्धकार दूर करके उसे प्रकाशित 
करती है । जो अनेक पदार्थ एक दूसरेके लिए पोषक होते -है, उन सबको एकत्र 
करनेको ही लोकमे “सम्पत्ति” कहते हैं । दैवी सम्पत्ति सुख उत्पन्न करनेवाली होती 
है। वह दैव-योगसे ही किसी किसीको प्राप्त होती है और इस्ती किए उसे “दैवी' 
कहा जाता है । 

अ्रभ गवानु वाच--- 

अभय सत्त्वसंशुद्धिरज्ञानयोगव्यवस्थितिः । 
दाने दसश्व यज्ञतश्य॒स्वाध्यायस्तप _ आजंवस ॥ १॥। 
“अब इस दैवी सम्पत्तिके गुणोमे, जिसे सबसे पहला स्थान मिलता है, वह “अभय” 


२९८ हिन्दी ज्ञानेशंवरी 


साल या गड्ढेकी आश्रय पाकर मछली . समुद्रको भी तुच्छ समझने लगती, है, उसी 
श्रकार सी, धन, विद्या, स्तुति और मान प्राप्त करके मनुष्य भी मदसे अन्धा हो जाता 
है। मानों एक, दिनके लिए पराया अन्न पाकर ही वह दरिद्र भिखारी अपने आपको 
धन्य समझने लगता है। अथवा जिस प्रकार बादलोकी छाया प्राप्त होने पर्र कोई 
अभागा मनुष्य अपना घर गिरा देता है, अथवा मृग-जलरूकी बाढ़ देखकर कोई मूर्ख 
अपना पानीका घड़ा फोड़ डालता है, उसी प्रकार प्राप्त होनेवाली सम्पत्तिके कारण 
मत्त हो जाना ही “दर्प” कहलाता है। है भर्जुन, इस सिद्धान्तमे कही नामकों भी 
अपवाद नही है। अब यह सुनो कि अभिमान किसे कहते हैं । वेदी पर जगतकी 
अ्रद्धा है और इस श्रद्धामे ईदइवर परम पूज्य माना गया है। और सारे विश्वको 
अकाशित करनेवाला सुर्य ईश्वर ही है। सारे जगतको सार्वभौम वैभवकी अभिलाषा 
रहती है और जगतको इस बातका बहुत ध्यान रहता है कि हमारी मृत्यु न आवे। 
और यदि इन्ही बातोके लिए सारा जगत ईश्वरकी भक्ति और स्तुति करने लगे तो 
इसमें आइचर्यकी कौन-सी बात है? परन्तु ईश्वरकी यह स्तुति सुनते ही आसुरी 
मनुष्योके मनमें मत्सर उलल्न होता है और उस मत्सरकी बेल बढ़ने लगती है। 
आपसुरी मनुष्य कहता है--मैं तुम्हारे ईब्वरको निगल जाऊँगा, तुम्हारे वेदोको 
विष दे दूँगा और अपने महत्वसे उनकी सत्ताका ही नाश कर डालूगा ।” दीपककी 
ज्योति देखते ही जिस प्रकार पतंगा व्याकुल हो जाता है, जुगनूँको जिस भ्रकार सूयें 


6७५ 


अच्छा नही लगता और टिटिहंरीने जिस प्रकार महासागरके साथ बैर ठाना था, 
उसी प्रकार आसुरी मनुष्य अपने गवेके फेर्मे पडकर ईदवरका नाम भी संहन * नहीं 
कर सकता । वह स्वयं अपने पिताके साथ भी सौतेंलेपनका ही भाव रखता है, क्योंकि 
उसे इस बातका डर रहता है कि यह मेरी सम्पत्तिमें हिस्सेदार होगा । इस प्रकार 
जो मनुष्य अहंमन्‍्यतासे फूछा हुआ, उन्मत्त और अभिमानी होता है, उप्ते अधोगति 
था नरकका चलता हुआ मार्ग ही समझना चाहिय्रे। अब मैं क्रोधके लक्षणोकी 
व्याख्या करता हूँ। दूसरे छोगोका सुख आसुरी मनुष्योके मनको विषके समान 
कडआ लगता है और दूसरोंका सुख देखकर वह ऋद्ध होता है। जिस प्रकार खौलते 
हुए तेलमे ' पानीकी दूँद पडते ही वह तेल भभक कर जल उठता है अथवा जिम 
प्रकार चन्द्रमाके दर्शनसे श्वगाल व्याकुल होकर मनसे जलने लगता है अथवा विश्वके 
जीवन-स्वरूप और उसे उज्ज्वल करनेवाले सूर्यके प्रातःका उदय होते ही पापी 
उल्लूकी आँखे फूट जाती हैं अथवा जगतको आतनन्द देनेवाला प्रात काड जिस प्रकार 
चोरोकै लिए मृत्युसे भी बढ़कर $ जंदायरक होता है अथवा जिस प्रकार साँपके पेटमें 
पहुँचऋर दूध भी कालकुट विष बन जाता है अथवा जिस प्रकार समुद्रके अपरम्पार 
जलसे बडवाग्ति और भी अधिक प्रज्वलित होती है और चाहे कितने ही ' उपाय 
क्यों न किये जायें, परच्तु फिर भी वह किसी प्रकार शान्त नहीं होती, ठीक उसी 
प्रकार दूसरेकी विद्या और सुख आदि ऐड्वर्य देखकर यदि किसीका क्रोध भडक 
उठे तो इसी मनोवृत्तिको क्रोध कहते हैं। अब मै यह वतलाता हूँ कि पारुष्य किसे 
कहते हैं। जिसका मन मानों साँपका बिल हो, आँखें मानों वाणोंकी सनसनाहटके 
-समान हों और बातें बिच्छुओंकी वर्षाके समान हो और बाकी जो क्रियाएँ हैं, वे 


सोलहवाँ अध्याय. इ८९ 
है । जो बहुत बड़ी बाढ़में नही कूंदता, उसे डूबनैका भय छू भी नहीं जाता | अथवा 
जो पथ्येसे रहता है, उसके सामने रौगका ज्यादा जोर नही चलंता । ठीक इंसी प्रकार 
कर्म और अकंमके मार्गमि अहंंका रको नही घुसने देना चाहिए और संसारका भय 
छोड देना चाहिए। अथवा यदि अद्वेतकी भावना बढ जाय तो उसे छोड़कर सब 
विपयोगे आत्म-भाव रखना चाहिए और भयकी बात मनसे दूर हटा देनी चाहिए । 
इसका परिणाम यह होता है कि अद्वेत-बुद्धि आ जाने के कारण सब कुछ उसी 
प्रकार आत्म-मय जान पडने लूगता है, जिस प्रकार जल यदि नमकको डुबानेके लिए 
आधे तो नमक स्वयं ही जलू बन जाता है; और इससे भयका नाश होता है। हे 
अर्जुन जिसे “अभय” कहते है, वह यही है। अर्थात्‌ सच्चे ज्ञानके मार्गकी यह बात 
है । अब जिसे “सत्व-शुद्धि” कहते है, उसे आगे बतलाये हुए लक्षणोस्ते पहचानना 
चाहिए । जिस प्रकार राख का ढेर न तो जलरूता ही है भौर न बुझता ही है अयवा 
जिप प्रकार मध्यम अवस्थाका चन्द्रमा सुक्ष्म रूपसे अविक्ृत रहता है और उसमे न 
तो प्रतिपदाकी वढनेवाली कला ही होती है ,और न अमावस्याका क्षय ही होता है, 
अथवा जिस प्रकार वह नदी मध्यम अवस्थामे शान्त होकर बहुत रहती है जिसमें 
नतो वर्षा-ऋतुकी बाढ ही होती है और न ग्रीष्म-ऋतुवाला जरूका अभाव ही 
होता है, ठीक उसी प्रकार रजोग्रु्ण तथा तमोगुणसे भरे हुए अनेक प्रकारके मनोरथोका 
ध्यान छोडकर वुद्धि केवल स्वधर्मके विषयोमे ही अनुराग रखती है और इन्द्रियोको 
अच्छे चाहे बुरे किसी प्रकारके विपय दिखाये जायें, परन्तु मन तनिक भी विचलित 
नही होता । प्रिय पतिके विदेश जाने पर जिस प्रकार पतित्रतां पत्नीका विरहसे 
व्याकुल मन किसी प्रकारकी हानि या छाभकी ओर नही रहता, वल्कि केवर्ल 
उदासीन रहता है, उसी प्रकार केवल आत्म-स्वरूपकी लगन रूगनेके कारणः बुद्धि 
जो इस प्रकार तन्‍्मय हो जाती है, उसीको केशिमर्ई न श्रीकृष्ण “सत्व-शुद्धि” कहते 
हैं। अब आत्मप्राप्तिके लिए ज्ञानं-योगमे अपना सामथ्यंसे स्थिरें रहने और उस 
स्थितिमे चित्त-वृत्तिको पूर्ण रूपसे त्याग देनेको हीं ज्ञान-योगकी व्यवस्थिति कहते है ।॥ 
जिस प्रकार यज्ञको अग्निमे विना किसी प्रकारकी कामना मनमे रखे ही पूर्णाहुति 
डाली जानी चाहिए अथवा जिस प्रकार कुलीनके लिये यह उचित है कि वह कु लीन- 
को ही अपनी कन्या दे अथवा जिस प्रकार लक्ष्मी केवल मुकुन्दमे ही निम्चय भावसे 
रमण करती है, ठीक उसी प्रकार समस्त संकल्प-विकल्प छोड़कर निश्चित रूपसे योग 
और ज्ञानमे ही जीवन-वृत्ति लगानेकों श्रीकृष्णजी तीसरा गुण अर्थात्‌ ज्ञान-योगे- 
व्यवस्थिति कहते है। यदि अपना परम शन्न्‌ भी दु खमे पडा हो तो उसे देखकर 
शरीर, वाणी, मन और धनसे सहायता किये बिना न रहना और हे अर्जुन, यदि 
कोई दुखीया पौड़ित हमारे पास आवबे तो उत्तकी सहायतामें अपना धन-धान्य 
आदि सब कुछ उसी प्रकार अन्तःकरणपूर्वेक्ष रूगो देना, जिस प्रकार मार्गमे रूगा 
हुआ वृक्ष यात्रियोकी अपने पत्ते, फूछठ, छाया, फल और मूल, आदि देनेमें तनिक भी 
सकोच नही करता, “दान” कहलाता है। इस प्रकारके दानको मोक्षका ग्रुप्त धन 
दिखलतिवाला दिव्य भंजन ही समझना चाहिए। अच्छा अब “दम” के लक्षण सुनो | 
जिस प्रकार कोई तलवार चलानेवाल्ा वीर अपने श्त्र्‌ कां सिर तुरन्त काट डालता है, 


सोलह॒वाँ अध्याय ३९९ 


भानो- फौलादके आरेके समान हों तात्पयें यह कि जिसका अन्दर और बाहरका 
स्वेरूप इस प्रकार प्रखर होता है, उस मनुष्यको मानव-जातिमे अधम समझना 
चाहिए। यह तो पारुष्पका विचार हुआ । अब अज्ञानके लक्षण सुनो। पत्थरको 
पजस प्रकार ठंढे स्पर्श और गरम स्पर्शका भेद नही जान पडता अथवा जिस प्रकार 
जन्माधकों दिनः और रातके अन्तरका पता नही चलता अथवा आग जब एक बार 
अड़ककर खाने ,लगती है, तब वह खाद्य और अखाद्यका और विधि या निषेधका 
कुछ भी विचार नहीं करती अथवा पारस पत्थर जिस प्रकार का और सोनेमें 
कोई भेद-भाव नहीं करता और भिन्न भिन्न प्रकारके खाद्य पदार्थोमें संचार करने 
पर भी कलूछी जिस प्रकार उनमेसे किसी का रसास्वादन नही कर सकती अथवा 
वायु जिस प्रकार सीधे और टेढे तिरछे मार्गोका अन्तर नहीं जानती, ठीक उसी 
प्रकार जिस अवस्थामें पुरुष कत्तंव्य और अकत्तंव्यके विषयमे अन्धा रहता है, स्वच्छ 
और घुणितका भेद नही जानता, पाप और पुण्य सबको मिलाकर उसी प्रकार खा 
जाता हैं, जिम्र प्रकार बालक हाथमे आई हुई अच्छी और बुरी सभी तरहकी चीजें 
मुँहमे डाल लेता है, और जो-जो घृणाहीन अवस्था होती है कि उसमें बुद्धिको इस 
बातका पता ही नही चलता कि मधुर क्या है और कटु कैसा होता है, उसी अवस्था- 
को अज्ञान कहते है ।-इस' विषयमे शंकाके लिए कुछ भी स्थान नही है | इस प्रकार 
छभो दोषोका यह विवरण किया गया है । जिस प्रकार साँपका शरीर चाहे छोटा ही 
क्यो न हो, परन्तु फिर भी -उसमे भयकर विष रहता है अथवा यदि अग्वियोकी 
श्रेणी देखी जाय तो अ्रल्याग्नि, विद्युदग्नि और बड़वाग्नि इन तीनकी सख्या बहुत 
ही थोडी जान -पडती है, परन्तु ये अग्नियाँ यदि भडक उठे तो इनकी आहुतिके लिए 
सारा विश्व भी पूरा नहीं होता, उसी प्रकार ये दोष भी ग्रिवतीमे तो केवल छ; 
ही है, परन्तु इनके योगप्ते आसुरी सम्पत्तिको बहुत अधिक बल प्राप्त होता है। यदि 
भनुष्यके शरी रमे तीनो दोष एकत्र हो जाये तो फिर चाहे स्वयं ब्रह्माके ही पैर क्‍यों 
से जाकर पकडे जाये, परन्तु फिर भी मभुृत्युसे किसी प्रकार रक्षा नही हो सकती । 
परन्तु ये दोष तो छ अर्थात्‌ उस तीनसे दूने है। इन्ही छ. दोषोकी-नीव पर आसुरी 
सम्पत्तिकी इमारत खडी हुई है, इसी लिए वह कमजोर होती ही नही । इसके विप- 
रीत, जिस प्रकार कभी कभी सब पाप-ग्रह एक ही राशि पर आकर एकन्न होते है 
अथवा निन्‍दा करनेवालेके सम्रहमे सभी पाप आकर पहुँच जाते है अथवा जिसका 
मरणकाल्‍रू-समीप होता है, उस पर- जिस प्रकार सभी रोग एक दमसे आकर आक्र- 
मण कर बैठते है अथवा जिस प्रकार अशुभ दितमें सभी दुष्ट योग आकर एकत्र हो 
जाते हैं अथवा जिस प्रकार विश्वास रखनेवाढ़े और निश्चित रहनेवाले मनुष्यको 
चोरके हाथमे दे दिया जाता है अथवा जिस प्रकार कोई थका हुआ आदमी बहुत 
बडी बाढमे ढक्रेल दिया जाता है, ठीक उसी प्रकारके अघोर कृत्य ये छओ दोष करते 
हैं। अथवा जिप्त प्रक/र बकरीकी आयु समाप्त होने पर उसे सात डकोवाले बिः 
काटता है, उसी प्रकार ये छओ दोष भी मनुष्यको डसते है.। मोक्ष-मार्गगी ओर 
हम प्रवृत्ति होने पर- भी जो यह कहकर असारके झगडोंमे डूब जाता है. कि 
“मैं इस मार्ग पर “ नही :चलूंगा ।” , जो हीन योनियोकी सीढ़िया उतरता उतरता 


इन्द्रियोके 
कहलाता है । इन्द्रियोको विषयोके अन्धकारसे रोकने ए अच्छी तरह 
वाधकर श्रत्या; अधीन कर दिया जाता है। उस समय चित्तकी धबराकर 
“प्रवृत्ति” वाहर निकलती है औौर तब उन्ही इन्द्रियोक्े दसों दरवाजों ते 
वैराग्य शर्ीरक्े "दर प्रवेश करता है। जो 3९पष इस अकारके कठोर व्रतोंका श्वास 
गौर उच्छवासकी अपेक्षा भी अखंड चलनेवाल्ा आचरण है ना कुछ भ्री 
विश्वाम कि; रात-दिन उन ब्रतोका पालन करता है, उसके इस प्रकारके आचरणको 
ही “दम” लक्षण अच्छी तरह समझ छो। अब तम्हें संक्षेप यज्ञ 
या यागका अथे तछाता हैं| एक ओर तो सबसे गरिने जानेवाले ब्राह्मण होते 
और दूसरी जन्तमें ग्रित्ी जानेवाली छ्धियां भादि होती ह। और इन 
दोनोके अधिकारी आदि होते हैं, से प्रत्येक अपने छिए अत्यन्त 
उचित तथा देवधर्मंक्षे सार्गका उसरण करता है। इनमेसे वेदों और शाज्रोमे कही 
अणालीसे बट: करनेवाल्ा त्राह्मण और उन नाहिणोको नमस्कार करनेवाले 
शूद्ध दोनो ही समान रूपसे अपने-अपने रोका पालन करते है और इस प्रकार 
करते हैं और उन याय्रोंका उन्हें समान फल प्राप्त 
हीता है। इस अकार अपने धका रोके अनुरू का कत्तंव्य है 
हाँ, यज्ञ करते उन यज्ञोंको बाशाके करना 
चाहिए और भिमानते अपने भनमें डे हूं 8 नही बल गे 
देनी चाहिए कि « कर्ता है? । जय सब वेद आज्ञाका पाछम 
॥॒ चाहिए । हे अर्जुन, इस अकार व्यज्ञर शब्दका सब जगह यही आशय रहता 
है। इ मोक्षके भार जानका 


गैटकर 

बोये जाते है लिए फैंसल तैयार हो । जिस गुस्त और 
उनमे गाडे हुए धनको देखनेके लिए दीपकको आदरपूर्वक स्वीकार 
किः जाता है थवा जिस रे वृक्षकी शास्राओं पर बल लतेके लिए उप्की 

जड़मे है अथवा यदि संक्षेपमे जाय तो जिक्क प्र कार स्वयं 
अपना मुख दे खनेके हि को अच्छी बज भीर पोछ: स्वच्छ किया 
ता है, ठीक ऊ अकार वेदोके अतिपाद्य विषय ईरवरके स्वरूपका ठीक तरहसे 
ज्ञान प्राप्त भ्रन्थोका निरन्तर करना आवध्यक 
होता है न्ाह्मणोके छिपे वेदोमेके त्रह्म-सूच दूसरे वर्णोके ग्रग़ो लिए अपने- 
अपने के भार स्तोत्र भादि ,पढना भन्‍्त्रका उच्चारण 

जुद्ध चैतन्यकी आपके छिए यथधेष्ट है | अर्जुन, जिसे * स्वाध्याय!! 

हैं, वह यही है। भव मैं को सपा लक मर्म बताता हैं, सुनो। दान धर्म 


कः 
अपना सर्वस्य दे डालना ही अपने सर्वेस्वको सार्थक है जिस प्रकार बीज आने 
“९ वनस्पति आपसे गप सुख जाता है अथवा ध्रप (गन्ध-दव्य) जिस भ्रकार अम्निमे 


8०० हिन्दी शानेदवरी 


अन्तमें स्थावरोसे भी नीचेवाले स्थान-पर जा बैठता है, उसीमें ये छम्ने दोष एकक्र 
होकर आसुरी सम्पत्तिको बलवान बनाते है। इस प्रकार मैंने इन दोनो ही सम्पत्तियो- 
के सब लक्षण अछूग अछूग और स्पष्ट करके बतला दिये है। ., 

देवी संपद्ििमोक्षाथ निबन्धायासुरी सता। 

सा शुचः संपर्द देवीमभिजातोइसि पाण्डव ॥ ५७ 

“इन दोनोमेसे जो पहली दैवी सम्पत्ति है, उसे मोक्ष रूपी सूयेका उदय किया 
हुआ प्रभात काल ही समझना चाहिए । और दूसरी जो आपसुरी सम्पत्ति है, वह 
जीवोंको जकड़नेवाली मोह रूपी लछोहेकी श्ऑंखला ही है। कदाचित्‌ तुम यह सुनकर 
अपने मनमें डर जाओ । परन्तु हे अर्जुन, भछा दिनको रातसे डरनेकी क्या आवश्य- 
कता है ? जो लोग ऊपर बतलाये हुए छजों दोषोको अपने आपमे आश्रय देते है, 
केवल उन्हीको यह आसुरी सम्पत्ति बाँध सकती है। परन्तु हे अर्जुन, तुम तो उस 
दैवी सम्पत्तिसे गुणोके साक्षात्‌ पुतले ही हो, जिप्तका मैने अभी वर्णन किया है। 
इसलिए है पार्थ, तुम इस दैवी सम्पत्तिके धनी होकर कैवल्यवाली अवस्थाका सुख 
प्राप्त कर लो । 

हो भूतसभों लोकेडस्सिन्देद आसुर एवं च। 
देवो विस्तरदः प्रोक्त आसुरं पाथ से श्युणु ॥ ९॥। 

“देवी सम्पत्ति और आसुरी सम्पत्तिवाले मनुष्यके व्यवहारका प्रवाह अनादि 
कालसे चला आ रहा है। जिस प्रकार रातके निशाचोर लोग विचरण करते है और 
दिनके समय मनुष्य व्यवहार करते है, ठीक उसी प्रकार ये दैवी और आससुरी सृष्टियाँ 
भी अपनी अपनी रीतिके अनुसार व्यत्रह्मर करती रहती है। उनमेंसे इस ग्रन्धमें 
पहले ज्ञान-कथाका और तब दूसरे प्रकरणोमे दैवी सम्पत्तिका विस्तारपूर्वक वर्णन 
किया गया है। अब मैं आसुरी सृष्टिके सम्बन्धमे तुम्हे सब बाते बतछाता हूँ । तुम 
अच्छी तरह इन बातोंकी ओर ध्यान दो । जिस प्रकार वाद्यके बिना कभी किसीको 
नाद नही सुनाई देता, अथवा बिना फूलके शहद नही मिलता, ठीक उसी श्रकार 
जब तक कोई मनुष्य इस आसुरी प्रकृतिके वशमे नहीं होता, तब तक यह सृष्टि 
अकेली कभी दिखाई नही देती । परन्तु जब कभी कोई मनुष्य ईसके चंगुलूमे फेस 
जाता है, तब वह भी उसके शरीर पर उसी तरह मनमाना राज्य करती हुई दिखाई 
देती है, जिस प्रकार अग्नि रूकड़ीको व्याप्त कर लेती है। ऐसी अवस्थामे जिस 
प्रकार ऊखके वढनेसे उसके अन्दरका रस भी बढता है, उसी प्रकार यह भी समझ 
लेना चाहिए कि उप्त प्राणीके शरीरके बढनेसे इस आसुरी सृष्टिकी भी वृद्धि होती 
है। भव हे अर्जुन, मैं तुमको उस भ्राणीके लक्षण बतलाता हूँ जिस पर इस आधुरी 
दोष-मण्डलीका आक्रमण होता है! 

प्रवृचि च निर्व॒त्तिच जना न विदुरासुराः। 
तन शौच नापि चाचारो न सत्यं तेषु बिशते ॥७४ 


“इस प्रकारके विचारके सम्बन्धमें कि “पुण्य कृत्योकी भोर प्रवृत्ति होनी चाहिए 
और पाप कृत्योंकी ओर निवृत्ति होनी चाहिए”', उसके मनमें घोर अन्धंकार भरा रहता 
हे। जिस प्रकार कोएके अन्दर पडा हुआ रेशमका कीड़ा न तो उसके बाहर निकलनेका 


सोलहयाँ अध्याय ४०१ 


ही विचार करता है और न कही अन्दर जानेका ही, बल्कि जहाँका तहाँ बन्द पडा 
रहना चाहता है, अथवा जिस प्रकार कोई मूर्ख अपनी सारी पूँजी किसी चोरकों सौप 
देता है और इस बातका कुछ भी विचार नही करता कि अगर इसके हाथमे मैं अपनी 
सारी सम्पत्ति दे दूँगा तो वह सम्पत्ति मुझे वापत्त मिलेगी या नही, उसी प्रकार 
आसुरी छोग प्रवृत्ति और निवृत्तिका कुछ भी विचार नही करते, और गौच अर्थात्‌ 
शुद्धता तों उनमे नामको या स्वप्नमे भी नहीं होती । सम्भव है कि कोयला कभी 
अपना कालापन छोड दे, कौआ भी कदाचित्‌ सफेद हो जाय और राक्षसका मन भी 
मांस की ओर से कभी हट जाय, परन्तु णे आसुरी प्राणी कभी शौच या शुद्धताको 


स्वीकार नही करते | शराब रखने का बरतन जैसे कभी पवित्र नहीं हो सकता; उसी 
प्रकार हे अर्जुन, ऐसे लोग भी कभी पवित्र-नही हो सकते । शासत्रोक्त विधि-विधानोके 


प्रति अनुराग अथवा बडोका अनुकरण करनेकी इच्छा अथवा शुद्ध आचारकी बात 
कभी उनके यहाँ हो ही नही सकती । जिस प्रकार बकरी घारो ओर मनमाना चरती 
रहती है अथवा वायु स्वेच्छापूर्वक इधर-उधर बहती रहती है । अथवा अग्नि जो कुछ 
पाती है, वह सब जला डालती है, उसी प्रकार ये आसुरी प्रकृतिके छोग भी कुमाग्ग॑मे 
बराबर आगे ही बढते जाते है और बराबर नगे होकर नाचते हैं और सत्यके साथ 
सदा बैर ठानते रहते हैं। यदि विच्छू कभी अपने डंकसे केवल गुदगुदा सकता हो, 
तभी ये आसुरी छोग भी सत्य बात कह सकते है। अथवा यदि अपान वायुमेंसे कभी 
सुगन्ध निकल सकती हो, तभी इन आसुरी छोगोमें सत्य भी दिखाई दे सकता है। 
और फिर वे आसुरी छोग चाहे इस प्रकारका कोई काम न भी करें, तो भी वे 
स्वभावत: बहुत ही नष्ट होते है । उनकी बातोकी कुछ विलक्षणता मै तुमको वतलाता 
हूँ। यदि सच पूछो तो ऊँटका ऐसा कौन सा अवयव है जो अच्छा कहा जा सके ? 
ठीक वही बात इन आसुरी पुरुषोके सम्बन्धमे भी है। परन्तु फिर भी प्रसंगके अनुसार 
मैं तुम्हे इनकी कुछ बाते बतला देता हूं । ध्यानपुर्वेक सुनो । जिस प्रकार धृआँ निका- 
'लनेवाली चिमनी के मुँहसे बरावर धृएँके भभके ही निकलते है, उसी प्रकार इन लोगो 
के मु हसे जिस प्रकार की बाते निकलती हैं, वह मैं तुम्हे बतलाता हूँ । 
असत्यमप्रतिष्ठ. ते जगदाहुरनोइवरम्‌ । 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहैतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 

“यह विश्व अनादि है और ईश्वर इनका नियमन करनेवाला सत्ताधीश है और इस 
सिद्धान्तका निर्णय वेदोने खुले आम कर दिया है। वेद जिन्हे दोषी बतलाते है, उन्हे 
नरक-भोगका दंड मिलता है, और वे जिन्हे न्‍्यायी ठहराते है, वे स्वगंमे जाकर सुख- 
पूर्वक रहते हैं । हे अजु न, इस प्रकारकी इस विश्वकी जो अनादि-सिद्ध व्यवस्था है, 
उसे ये आसुरी लोग बिलकुल नही मानते | वे कहते है कि ये सब बातें विलकुछ 
झूठ हैं। स,थ ही वे लोग यह भी कहते है कि मूर्ख याज्ञिक लोग यज्ञोक्र 
फेरमे पडे रहते है, देवताओके फेरमे पडे हुए छोग प्रतिमाओका पुजन आदि करते 

- रहते हैं और भगवे वस्त्र पहननेवाले जोगड समाधि कल्पनाओमे गोते खाते रहते है । 
परन्तु इस संसारमे जो कुछ मनुष्यके हाथमे आ जाय, उसका उसे स्वयं अपने साहसके 
२६ 


सोलह॒वाँ अध्याय ४११ 


आदि दोषोमे स्वयं ही अपना सिर डारूता है, जो उन महाभाग वेदोका तिरस्कार 
करता है, जो सब पर समान रूपसे कृपा-दृष्टि रखनेवाले है और सबका हित तथा 
अहित स्पष्ट रूपसते दिखलानेबाले दीपकके ही समान है, जो विधि और निपेधका 
ध्यान नही रखता, जिसे आत्म-प्राप्तिका अनुराग नहीं होता. जो केवल इन्द्रियोका 
ही छालन-पालन करता रहता है, जो सदा काम आदिके ही फेरमे पडा रहता है 
ओऔर उनका कहना कभी नही ठालूता और जो स्वेच्छापूर्ण आाचरणके वनमे अन्धा. 
होकर प्रवेश करता है, उसे मुक्ति रूपी नदीका जल कभी चखनेकों नहीं मिलता । 
सारा श्रम दूर करनेवाली यह मुत्ति रूपी नदी उसे कभी स्वप्नमे भी दिखाई नही देती । 
ऐसे मनुष्यके पारछोकिक कल्याणकी तो वात ही मुँहसे नही निकालनी चाहिए, परन्तु 
उसे केवल छौकिक भोग भी भोगनेके लिए नही मिलते । जैसे कोई ब्राह्मण मछलीके 
लोभमें पडकर उसे पकडनेकी आशासे पानीमे गोता लगाता है, १९ वहाँ भी उसके 
हाथ कुछ नही लगता और स्वयं उसके प्राण जानेकी नौबत आ जा।ी है, वैसे ही 
जो मनुष्य वेवछ विषयभोगके लछोभसे पर-लछोक साधनका प्रयत्वत करता है, उस 
पर उस प्रयत्यके होते रहनेकी ही अवस्थामे मृत्यु अचानक आकर छापा मारती है 
और उसे खीचकर दूसरी ओर ले जाती है। उसे न तो परलोकके स्वर्ग-भोगकी ही 
प्राप्ति होती है और न इस छोकका विषय-भोग ही प्राप्त होता है। फिर भक्ता उसे 
मोक्ष प्राप्त होनेकी बात कहाँ रह जाती है ! इसलिए जो पुरुष विषय-भोगकी प्राप्तिकरे 
लिए प्रयत्न करता है, वह ऐहिक विपयोसे भी और स्वर्ग सुखसे भी वचित हो जाता 
है और उसका उद्धार कभी नही होता । 
तस्प्ाच्छास््र॑ प्रसाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितों । 
ज्ञात्वा शास्तरविधानोतक्तः कर्म कर्तुमिहाहंसि ॥२४॥ 
“इसलिए भाई अर्जुन, जिन लोगोके मनमे स्वय अपने ऊपर दया उपत्व् हो और 
जिन छोगोके अन्त करणमे यह वात रूग गईं हो कि हमे आत्म-हितका साधन करना 
चाहिए, उन्हे वेदोके वचनोका कभी अनादर नही करना चाहिए। जिस प्रकार 
अपने पतिकी इच्छाके अनुसार आचरण करनेवाली पतित्नता त्लरी आपसे आप अपने 
कल्याणका साधन करती है अथवा जिस प्रकार कोई शिष्य अपने ग्रुर के वचनोका 
अच्छी तरह ध्यान रखकर आत्म स्वरूपमे स्थान प्राप्त करता है अथवा जिस प्रकार 
अँघेरे स्थानते छिपाकर रखा हुआ अपना धन फिरसे प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवारा 
पुरुष प्रकाश करनेके लिए बहुत तत्परतापुर्वक दीपक छाकर सामने रखता है, उसी 
प्रकार जो छोग चारो पुरुषार्थोके धनी होना चाहते हो, उन्हे श्रुतियों और स्मृतियों को 
शिरसा वन्धच मानना चाहिए। शास्रोने जिसे निषिद्ध बतलाया है, फिर वह चाहे 
बहुत बडे राज्यके समान ही क्यो न हो, परन्तु फिर भी उसे तृणके समान तुच्छ 
समझकर दूर फेक देना चाहिए, और शाज््र जिसे ग्राह्म बतरछाते हो, वह चाहे 
विषके समान ही क्यो न हो, परन्तु फिर भी उसे विरुद्ध या घातक नहीं समझना 


बे ०२ हिन्दी ज्ञानेइ्वरी 


आधार पर भोग करना चाहिए। इसके सिवा दूसरा कौन-सा पुण्य कृत्य हो सकता 
है ? अथवा यदि अपनी अशक्तताके कारण हम भिन्न-भिन्न विपयोका अपने सुख-भोगके 
लिए संग्रह न कर सके और इसी कारण यदि हम विषय-सुखोके छिए विकलछ रहते 
हो तो यही वास्तविक पाप है। यह ठीक है कि धनवानो की हत्या करना पाप है; 
परन्तु उनकी सारी सम्पत्ति, जो हमारे हाथ रूगती है, वह क्‍या पुण्यका फल नही 
है? यदि यह कहा जाय कि वलवानोका दुबंकोको खाना निपिद्धहै, तो देखो कि 
सभी बडी-वड़ी मछलियाँ छोटी मछलियोंको निगल जाती हैं। परन्तु फिर भी 
वे बड़ी मछलियाँ निस्सन्तान क्यो नहीं होती ? इसी प्रकार छोयग कुछ और 
गोत्रकी खूब अच्छी तरह छान-बीन करके शुभ मुहुत्तमें छोटे छोटे लडकों और 
लड़कियोका विवाह करते है। परन्तु यदि विवाहका का उद्देश्य केवल प्रजाक्री 
उत्पत्ति करना ही हो तो पशु-पक्षी आंदि जो प्राणी-वर्ग है और जिनकी सन्तानकी 
गणना ही नही हो सकती, वे किस शास्त्रोक्त विधिसे विवाह करते है? चाहे 
बिलकुल चोरीका ही द्रव्य क्यो न हो, परन्तु फिर भी क्‍या वह किसीके लिए विप 
सिद्ध होता है ? कुछ यह बात तो है ही नही कि यदि प्रीतियुवंक पराई स्त्रीके साथ 
सम्भोग किया जाय तो मनुष्यको कुष्ट रोग हो जाता हो । लोग प्राय कहा करते 
हैं कि ईश्वर सबका नियन्‍्ता है, वही जीवोकों धर्म और अधम के फलोका भोग 
करता है और इस लोकमें जिस प्रकारका आचार किया जाता है, उसी प्रकारका 
भोग १रलोकमें प्राप्त होता है । परन्तु यदि ये सब सिद्धान्त ठीक मान लिये जाये तो 
परलोक तो कही दिखाई ही नहीं देता। और न कही देवता ही दिखाई देते है । 
इसलिए ये सभी बाते मिथ्या है। और फिर जब शुभ और अशुभ कर्म करनेवाले 
कर्त्ताका ही कही अस्तित्व नही रह जाता, तो फिर कर्मोके फलका भोग कहाँ रह 
जाता है ? स्वर्ग लोकमे जिस प्रकार इन्द्र उवशीके सहवासमे अपने आपको धन्य 
मानता है, उसी प्रझार मोरीमे पड़ा हुआ कीडा भी अपने आपको धन्य समझता 
है। इसलिए यह कहना युक्ति-संगत नही है कि स्वर्ग और नरक पुण्य तथा पापसे 
प्राप्त होते है, क्योकि दोनो ही स्थानोमे काम वासना समान रूप से सच्तुष्ट 
होती है । काम-वासनासे जब स्री और पुरुष अथवा तर और मादाकी संगति होती 
है, तव सब जीवोंका जन्म होता है । और पारस्परिक लोभके कारण स्वार्थ वुद्धिसे 
काम-वासना जिन जिनका पोपण करती है, उन्हीका अन्तमे, पारस्परिक द्वेपके कारण, 
स्वार्थी काम-वासना ही नाश भी करती है। और इस प्रकार काम-वासनाके सिवा 
इस संसार का और कोई मूल आधार ही नही है । बस इसी प्रकारकी वकवाद ये 
आयसुरी लछोग किया करते हँ। परन्तु ये वाते यथेष्ट हो चुकी। इस प्रकारकी 
निन्दनीय और घुणित बातें उल्टी सीधी रीतिसे उच्चारण करनेके कारण वाणीको 
अकारण कप्ट ही होता है । 
एतां दृष्टिमवष्ठभ्य नष्टात्मानोइल्पदुद्धयः । 
प्रभवन्त्युग्रकर्माणः . क्षयाय. जगतो5हिताः॥ ९॥॥ 
“इस प्रकार ईश्वरके साथ द्वेप होनेके कारण ये आसुरी छोग व्यर्थ ही जबानी वक- 
वाद करते हैँ; परन्तु फिर भी यह पता नही चरूता कि उनके मनमे कोई एक बात 


४१२ हिन्दी ज्ञानेदवरी 


चाहिए । हे वीर अर्जुन, यदि वेदो और शाज््रों पर इस प्रकारकी अचल निष्ठा हो तो 
क्या कभी अनिष्ट की प्राप्ति हो सकती है? इन श्रुतियोंको छोड़कर आज तक 
ससारको कभी कोई ऐसी माता मिली ही नही जो अ-कल्याणसे उसका छुटकारा 
कराती हो और उसके कल्याणका साधन करके उसकी वृद्धि करती हो । इसलिए 
जीवको ब्रह्म-स्वरूपमें पहुँचानेवाली इस श्रूति-हूपी माताकों कभी किसीकों छोड़ना 
नही चाहिए; और हे भाई अर्जुन, तुम विशेष रूपसे सदा इसीकी सेवा किया करो। 
क्योकि, हे अर्जुन, तुमने इस संसारमे धर्म-निष्टाके बलसे और सद-शाल्लोकी सहायतासे 
अपना जीवन सार्थक या धन्य करनेके लिए ही जन्म धारण किया है । और तुम्हें 
वह “धर्मानुज” नाम भी आपसे आप प्राप्त हुआ है, जिप्का अर्थ होता है--धर्मका 
छोटा भाई तुम्हें इसके विपरीत आचरण नही करना चाहिए । कार्य और अकार्यका 
विचार करते समय शाज्ोके आधारसे ही निणंय करना चाहिए । जो बातें शास्रोमें 
बुरी और अक्ृत्य कही गई हों, उन्हे बिलकुल छोड़ देना चाहिए। और तब जो 
वास्तविक कत्तंव्य निश्चित हो, उसका अपनी सारी शक्तिसे और शुद्ध हृदयसे अच्छी 
तरह पालन करके उसकी सिद्धि करनी चाहिए । सारे विश्वको आधार देनेवाली 
मुद्रा अर्थात्‌ प्रामाणिकताकी मोहर आज तुम्हारे हाथमें ही है; और भाई चतुर, 
अर्जुन, छोक संग्रह करनेकी शक्ति भी तुममें निस्सन्देह रूपसे वत्तमान है ।* 
इस प्रकार आंसुरी सम्पत्तिके छक्षण बतल्ाकर उनसे सूचित होनेवाला विर्णय भी 
भगवानने अर्जनको निरूपण करके बतला दिया । इसके उपरान्त वह पांडु-सुत- 
अर्जुन भगवानसे अन्त करणके सद्धभावके सम्बन्धमे जो प्रइन करेगा, वह भी आप 
लोग चैतन्यके कानोसे सुने । संजयने व्यास ऋषिको क्ृपासे धृतराष्ट्रको वह प्रसंग 
सुनाया था । उसी प्रकार मैं भी श्री निवृत्तिनाथकी कृपासे वह प्रसंग आप लोगोसे 
पिवेदन करूँगा । यदि आप सनन्‍्त-जन मुझ पर अपने कृपा-कटाक्षकी वर्षा करेंगे, तो 
महाराज, मै भी आप ही छोगोके समान बड़ा बन जाऊँगा। इसलिए मुझे आप 
छोगोंका केवल इतना ही प्रसाद मिलना चाहिए, आप लोगोको मुझ पर इतनी ही 
कृपा होनी चाहिए कि आप लोगोका ध्यान मेरी ओर रहे। फिर मैं ज्ञानदेव सचमुच 
धन्य तथा समर्थ हो जाऊँगा । 


सौलह॒वाँ अध्याय ४०३ 


निश्चित रूपसे बैठी है या उनका कोई एक सिद्धान्त है | ये लोग खुल्लम-खुल्ला पाखंड 
खड़ा करके जीवोंके शरोरमें नास्तिकताकी हड्डी चुमाकर एक निनन्‍्दनीय बस्ती 
खडी कर देते है । ऐप्ती अवस्थामें स्व्रगके प्रति आदर-भाव और नरकके भयवाली 
मनोवृत्तिका अंकुर ही जलकर भस्म हो गया है । और फिर हे सखे भर्जुन, वे आसुरी 
लोग इस गन्दे पानीके गडढेके समान शरीरमे फँसकर विषयोके कीचडमे फंसे हुए 
दिखाई देते है । जिस प्रकार किसी जठाशयके जलके सूख जाने पर उसके रहनेवाली 
मछलियोकी मृत्यु समीप देखकर धीवर आदि उस्त जलाशयके पास आकर एकत्र हो 
जाते है अथवा शरीर-पातका समय आने पर अनेक प्रकारके रोग सिर उठाकर 
खडे हो जाते है अथत्रा जिम्त प्रकार विनाश करनेके लिए धृमक्रेतुका उदय होता है, 
उसी प्रक्नार सहार करनेके लिए ये आसुरी लोग जन्म ग्रहण करते है। अब 
अमंगलका बीज वोया जाता है, तब उसमेसे ये आधतुरी मनुष्य रूपी अंकुर उत्पन्न 
होते है, बल्कि इन्हे पापके चलते-फिरते स्तम्भ ही समझना चाहिए। जिस प्रकार 
आग एक बार अपना जछानेका काम आरम्भ कर देती है, तव आगे-पीछे कुछ भी 
नही देखती, उसी प्रकार ये छोग भी मनमाना और नीति-विरुद्ध आचरणके समय 
किसी बातका कुछ भी विचार नही करते | पर अब यह भी सुन छो कि अपने उसी 
निन्‍दनीय अ।चरणका वे छोग कितने अभिमानके साथ अभिनन्दन और उसकी प्रशंसा 
करते हैं ।” बस यही बातें भगवान लरूक्ष्मी-पतिने अर्जुनसे कही थी । 
काममाश्रित्य दुष्पुरं दस्भभानसदान्विताः । 
मोहादगृहीत्वासदग्राहान्प्रवरतंन्तेड्शुचित्रताः ॥१०॥ 
इससे आगे श्रीकृष्ण कहते है--“हे अर्जुन, चाहे कितना ही पानी क्‍यों न हो, 
पर उससे जाल कभी भरा नही जा सकता; और आग में चाहे कितना ही अधिक 
ईंधन क्यो न डाहा जाय, परन्तु उसके जलानेके लिए कुछ भी यथेष्ट नही होता । 
इस प्रकार जिनका कभी पेठ नही भरता, उनमें जो सबतते वढकर माना जा सकता 
है, उस काम को, हे अर्जुन, ऐसे छोग अपने कलेजेसे लगाये रखते है और अथने चारों 
डोग तथा अभहंमन्यताकी राशि एकत्र करते चलते हैं। फिर मस्त हाथीको शराब 
पिलानेसे उसकी जो अवस्था हो जाती है, ठीक वही अवस्था ऐसे छोगोकी भी होती 
है, और ज्यो-ज्यो उनकी अवस्था बढती जाती है, और वे वृद्ध होते जाते हे, त्वी- 
त्यों उनका अभिमान भी बढता जाता है। ऐसे छोगोमे एक तो पहलेसे ही दुराग्रह 
रहता है, तिस पर उस दुराग्रहकी सहायताके लिए मूर्खेता भी आ पहुँचती है। फिर 
भरा उनकी हठवादिताकी छीलाका कहाँ तक वर्णन हो सकता है ! जिन कामोसे 
दूसरोको पीडा होती है और जिनसे दूसरे जीवोकी धज्जियाँ उड जाती है, उन 
कामोमे ऐसे लोग जन्मसे ही बहुत अधिक पु होते है। फिर ऐसे पराक्रमका वे 
लोग स्वयं ही अपने मुँहसे चारो ओर ढिढोरा फेरते रहते हैं और सारे ससारकों 
तुच्छ समझते है । वे दसो दिशाओमे” अपनी वासनाओके खूब रूस्बे-चौड़े जाल फैछाते 
है। जिस प्रकार कोई खुली हुई गौ चारो ओर घूम-घृमकर जो कुछ सामने आता 
है, वही खाती फिरती है, उसी प्रकार ये आसुरी लोग भी अपने स्वेच्छाचार और 
अभिमानके कारण चारो ओर पापोकी समान रुपसे वृद्धि करते रहते है । 


सतन्रहवों अध्याय 


जिनकी योग-समाधिक्रे ढारा इस नाम-रूपात्मक विद्ध्रका बन्धन ट्ट जाता है 
और इससे छुटकारा मिलता है, उन आप श्री गुरुराज-रूपी गणेशकों मै नमस्कार 
करता हूँ । जिस समय त्रिपुरोने शम्भुको दुर्ग के अन्दर घेरकर बन्द कर रखा था, उस 
समय राम-ताम के स्मरणसे ही दाम्भु उस बन्धनसे मुक्त हुए थे। इसी प्रकार 
त्रिगुणोके जालमे फंसी हुई आत्मा भी इस जीव दशाके वन्धनमे पडी हुई है और 
वह आपके ही स्मरणसे युक्त होती है। इसलिए यदि शंक्ररे साथ आपकी तुलना 
की जाय तो आपका ही मह॒त्व अधिक सिद्ध होता है, परन्तु साथ ही मुमुक्षुओको 
इस माया-सागरसे पार करनेके लिए नौकाके समान जिस हल्केपनकी आवश्यकता 
होती है, वह हल्कापन भी आपमे है 4 जिन्हे आपके विषयमे कुछ भी ज्ञान नही है, 
उन्हीको आप वक़तुड जान पड़ते है, परन्तु जो ज्ञान-सम्पन्न हैं, उन्हे आप सदाः 
सरल ही दिखाई देते हैं । यदि आपकी दिव्य दृष्टि देखी जाय तो वह बहुत ही कोमल 
सूक्ष्म जान पडती है; परन्तु उसी दृष्टिको खोल और बन्द करके आप सहजमे ही 
उत्पत्ति और प्रल्य उपस्थित कर देते है। जब आप अपना प्रवृत्ति-हपी कान फड़- 
काते हैं, तव मद और 'रससे भरी हुईं जो सुगन्धित वायु निकलती है, उस कारणः 
जीव-रूपी काले भ्रमण आपके गंड स्थल पर आकर बैठते है। उस समय यही जान 
पडता है कि नीले कमलोसे आपकी पूजा की गई है । परन्तु जब इसके उपरान्त आप 
निवृत्ति-रूपी दूसरा कान हिलछाते है, तत्र मानो उस पूजाका अन्त हो जाता है और 
आप अपने खुले हुए सुन्दर आत्म-रूपमे भासमान होते है। छावण्यवती रूलित 
नृत्यके कारण यह जो नाम-रूपात्मक जगत-रूपी मोहक भास उत्पन्न होता है, वह 
भी आपके ताडव-कौशलका ही प्रदर्शन है। केवछ यही नही, बल्कि बहुत अधिक 
आइचयेकी बात यह है कि हे गुरुराज गणेश, आपके साथ जिसका सगेपनका सम्बन्ध 
हो जाता है, वह तुरन्त ही सगेपनके लिए परकीय हो जाता है--उस सग्रेपन था: 
आपसदारीके अवहारसे वचित हो जाता है। ज्योही आप समस्त वन्धनोका नाथ 
करते है, त्योही मनुष्यके मनमे यह भाव उत्पन्न होता है कि आप जग्रतके बच्धु हैं 
और भक्तकी आनंदवृत्ति आपमे लीन होने रूगती है । फिर हे महाराज, द्वुजायगीके 
भावका पूर्ण रूपसे लोप हो जाता है उसे अपने घरीरका भी भान नही रह जाता । 
परन्तु जो लोग अपनेसे अूग समझते हैं, और जो आपको अपनी दृष्टिके सामने रख- 
कर आपको प्राप्त करनेके लिए नाना प्रकारके योग आदि मार्गों पर दौड लगाते हैं, 
उनके आप बहुत पीछे ही रहते हैं। जो छोग वैठकर मनमे आपका ध्यान करते हैं,. 
उनके ग्रामया नगरमे भी आप नही रहते । परन्तु जो छोग आत्मैक्यके भावसे 
ध्यानको भी भूल जाते हैं, उन पर अवश्य ही आपका परम प्रेम होता है। जो छोग 


०४ हिन्दी ज्ञानेइवरी 


चिन्तामपरिसेयां च. प्रलयान्‍्तासुपाशिताः । 
कामोपभोगपरसा एतावदिति निश्चिता: १ श। 

“ऐसे छोगोके समस्त व्यवहार बस एक इसी तनीतिके अनुसार होते हैं। पर 
साथ ही उन्हें इस वातकी चिन्ता भी रूगी रहती है कि मरनेके उपरांत क्या होगा। 
ये आसुरी प्रकृतिवाले लोग उस अघोर चिन्ताको निरन्तर बढ़ाते रहते है जो पाताल- 
से भी वढ़कर गहरी और आकाझशसे भी वढकर ऊँची होती है, जिसके साथ तुलना 
करते समय विश्व भी परमाणुके समान जान पड़ता है, जो भोग-रूपी वस्रके तारोकों 
नापकर जीव को अपरिमित कष्ट देती है और जो अपने जोव रूपी प्रेमीको मरण- 


काल तक भी छोडनेका विचार अपने मनमे नहीं आने देती । और वे आसुरी छोग 
निस्सार विषयोपभोगका शौक अपने मनमे छगा लेते है। वे लोग स्लियोके गीत 
सुनना चाहते हैं, उत्तका सौन्दर्य अपने नेत्रोसे देखना चाहते है, उन्हें गाढ़ आहलिग्रव 
करना चाहते है और अमृतको भी उनके ऊपरसे निछावर कर देना चाहते है। 
तात्पर्य यह कि वे अपने मनमे यह सिद्धांत स्थिर कर लेते हैं कि स्लियोसे बढकर 
और किसी पदार्थमे वास्तविक सुख नही है, और तब उस सत्री-भोगक्े लिए वे संसार 
झभरके उलटे-सीघे व्यापार करते हैं और दिगनन्‍त, पाताल तथा स्वर्य सभीकी सीमाओके 
बाहर दौड़ते फिरते हैं । 

आशद्यापाशशर्तेबंद्धा: कामक्रोधपरायणाः । 

ईहन्ते.. कासभोगार्थमन्यायेनारथंसंचयान्‌ ॥१२॥ 

“जिस प्रकार मछली केवल छारूचके कारण बिना आगा-पीछा विचारे काँटेमे 
रूगा हुआ मांस निगल जाती है, ठीक उसी प्रकार ये आसुरी लोग भी बिना विचारे 
सदा विषय-वासनाओोके फेरमे पड़े रहते हैं । जब इन्हे वाछित विषय नही मिलता, 
तब ये लोग कोयेके अन्दर वन्द रहनेवाले रेशमके कीडेकी तरह वैठे हुए कोरी 
आशाओंके ही ताने तनते रहते हैँं--मनमें तरह तरहके बाँधनू वाँधते रहते हैं। औौर 
जब वासनाकी तृप्ति नही होती, तब वही वासना दे षका रूप धारण कर लेती है। 
सारांश यह कि ऐसे छोगोंके लिए काम और क्रोध आदिके अतिरिक्त जीवनका और 


कोई कत्तंव्य ही वाकी नही रह जाता। हे अर्जुन, जिस प्रकार थाने या चौकीका 
पहरेदार दिन भर तो फेरे लगाता रहता है और रातके समय जागकर रखवाली 
करता है मौर दिन या रांतमे किसी समय वह यह जानता ही नही कि आरामसे 
ओर निश्चिन्‍्त होकर बैठना कैसा होता है, उसी प्रकार ये आसूरी छोग भी जब 
काम वासनाके कारण एक वार ऊंचाई परसे नीचे गिरा दिये जाते है, तब ये क्रोघकी 
पहाडी पर आ पडते हैं; और तत्र उनमें राग-देष आदि विषयोके सम्बन्धमे जो प्रेम 
होता है, वह इतना बढ जाता है कि सारे विश्वमे भी नही समा सकता । और फिर 
मनकी हाहीके कारण यद्दि अनेक प्रकारकी विपय-वासनाओके मन्‍्सूबे वाँघे जायें 
तो भी विपपोका प्रत्यक्ष उपभोग करनेके लिए द्रव्य चाहिए या नहीं? इसीलिए 
विपयोका उपभोग करनेके ल्णि जिस धनकी आवश्यकता होती है, वह धन प्राप्त 
करनेके लिए आमसुरी लोग संसारमे अनेक प्रकारके उपद्रव और उत्पात करने लगते 
हूं । वे छोग किसीको घोखा देकर उसकी जान ले छेते हैं, किसीका सर्वेस्व छूट लेते 


४१४ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


यह नही जानते कि आप स्वय सिद्ध है और केवल अपनी सर्वज्ञताका ही अभिमान 


करते है, उनकी बाते भरा आप कहाँसे सुन सकते है ? क्योकि जो वेद इतना अधिक 
वक्‍तृत्व करते हैं, उनकी ओर आपका कान ही नहीं होता । आरम्भसे ही और 
आपकी जन्म-राशिके कारण ही आपका नाम “मौन” पडा है। तो फिर आपकी 
स्तुति करनेका क्‍यों साहस किया जाय ? दृष्टिको जो कुछ दिखलायी देता है, वह 
सब यदि माया-जनित ही है, तो फिर आपकी भक्तिके लिए साधन ही कहाँ बच 
रहता है ? देवताके रूपमें आपकी कल्पना करके आपकी सेवा करनेका विचार मनमें 
उत्पन्न होता है, परन्तु यदि आपमे और अपनेमे भेद-भाव माना जाय, तो मानो 
आत्म-द्रोह ही होता है। इसलिए अब आपके विययमे कुछ न कहना ही उचित है। 
जब सारा भेद-भात्र पूर्ण रूपसे छोड दिया जाता है, तभी आपके अद्वितीय स्वरूपकी 
आ्राप्ति होती है।हे आराध्य-मूर्ति गुरुराज महाराज, आपका यह रहस्य बब अच्छी 
सरह मेरी समझमे आ गया है । इसलिए जिस प्रकार बिना-कोई भेद-भाव रखे अन्न- 
रसके द्वारा नमक स्वीकृत किया जाता है, उसी प्रकार आप भी मेरा नमस्कार 
स्वीकृत करे । इससे अधिक अब मै और क्या कहूँ ! जिस प्रकार यदि खाली लछोठा 
समुद्रमें डाला जाय और तब फिर ऊपर निकाला जाय, तत्र वह जिस प्रकार भरा 
हुआ निकलता है अथवा दीपकके संसर्गसे जिस प्रकार रूई की बत्ती भी दीपकका 


रूप प्राप्त कर लेती है, उसी प्रकार, हे श्रीनिवृत्तिनाथ जी महाराज, मैं भी आपको 
नमस्कार करके परिपूर्ण हो गया हूँ । इसलिए अब मैं गीताका अर्थ स्पष्ट करनेके 


काममे प्रवृत्त होता हूँ | सोलहवे अध्यायकी समाप्ति पर अन्तिम इलोकके भगवानने 
निस्सन्देह रूपसे यह निर्णय किया है कि--हे अर्जुन, जिस समय वह निश्चय 
करनेकी आवश्यकता हो कि करने योग्य काम कौन-सा है और न करनेके योग्य 
काम कौन-सा है, अब तुम एक मात्र शास््रोको ही प्रमाण मानो । यह सुनकर भर्जुनके 
सनमें यह विचार आया कि यह वात क्यो है कि बिना शास्रोकी सहायताके कमेके 


प्रब्नका निर्णय ही न हो ? तक्षकके फन पर पैर रखकर उसके मस्तककी मणि किस 
प्रकार प्राप्त की जाय ? और सिहकी नाकके वाल किस प्रकार उखाडें जाये ? और 


तब यह कहा जाता है कि तक्षककी वही मणि सिंहकी नाकके बालूमें पिरोकर और 
उसकी कंठी बनाकर गलेमे पहनी जाय । परन्तु यदि यह असम्भव कांय॑ मनुष्य न 
कर सके तो क्‍या वह आप अपना गरा यो ही नगा रखे ? ठीक उसी प्रकार मत 
और अ-मतकी गडवडी मचानेवाले भिन्‍न-भिन्‍न शास्रोकी गठरी भछा कैसे और कौन 


बाँध ?ै और फिर उनकी एक वाक्यतावारा फ७ ही किस प्रकार प्राप्त किया जा 
सकता है ? और फिर यदि यह भी मान लिया जाय कि किसी प्रकार भिन्‍न भिन्‍त 


शास्त्रोक सेल वैठाकर किसी कार्यके सम्वन्धमे कोई निर्णय कर भी लिया, तो भी 
उसके आचरणके लिए यथेष्ट समय भी किसीके पास है ? इस जीवको इतना अधिक 
असार भछा कैसे अच्छा ूगेगा ? और फिर सब छोग ऐसा उपाय कैसे कर सकते है, 
ु लिममे शाम्त्र, अर्य, देश और कार सबका एक ही कार्यमें उचित योग हो सके ? 


सोलह॒वाँ अध्याय डग्प्‌ 


है और किसीका अपकार करनेके लिए अनेक प्रकार के यन्त्र-तन्त्रोकी रचना करते 
है। जिस प्रकार वनमे शिकार करनेके लिए जानेके समय पारधी छोग अपने साथ 
जाल, फन्‍्दे, कुत्ते, बाज, बाँसकी कमचियाँ और खोचे आदि सब सामान ले जाते है; 
उसी प्रकार ये आसुरी लोग भी दूसरोको फेसानेके लिए अपने साथ इसी तरहका 
साज-सामान लेकर निकलते है। जिस तरह पारधी लोग अपना पेट भरनेके लिए 
अनेक प्रकारके अधोर पाप-कर्म करते है, उसी तरह ये लोग दूसरोके प्राणोका घात 
थक है कमाते है, और इस प्रकार मिले हुए धनसे इन्हे कितना अधिक आनन्द 
होता है ! 

इदमठय मया लब्धमिमं प्राप्स्पे सनोरथम्‌ । 

इदसस्तीदसपि से भविष्यति पुनर्धेनम्‌ ॥१३॥ 

“आसुरी पुरुष कहता है---'मैंने बहुतो की सम्पत्ति अपने हाथमें कर ली है, 
इसलिए मैं धन्य हूँ या नही ?” इस प्रकार वह ज्यों ज्यो आत्म-इलाघाके क्षेत्र में 
अवेश करता है, त्यो त्यो उसका मन उस आत्म-इलाघाके मागमे और भी अधिक 
बढने लगता है और तब वह कहने लगता है---'अब देखना है कि और कौन मेरे 
फन्‍्देमे फेंसता है और किसका माल मुझे मिलता है ! अब तक जो कुछ मिला है, वह 
सब तो मेरा हो ही चुका है। अब ऐसा उपाय करना चाहिए कि इस पूजीके सहारे 
सारे चराचरका मुझे लाभ हो । इस नीतिके द्वारा मैं सारे विश्वकी सम्पत्तिका स्वामी 
वन जाऊँगा । और तव जो कुछ मेरी दृष्ठिमे आवेगा, उसे बिना अपने पंजेमे लाये 
मैं त मानू गा । 

असो मया हतः बात्र हँनिष्पे चापरानपि। 
ईद्वरोपहमहू भोगी  सिद्धोष+हू बलवान्सुखी ॥१४॥ 

“मैंने अभी तक जितने वैरियोकी हत्या की है, वह तो कुछ भी नही है। मैं 
अभी इनसे भी वहुत अधिक वैरियोको मारूुगा | और तब इस सारे संसारमे केवल 
मेरी ही कीत्तिका राज्य रहेगा । फिर जो लोग मेरी आज्ञामे रहकर मेरा काम 
करेगे, उन्हे छोडकर बाकी और सब लोगोकी मैं हत्या कर डालूगा। जिसे छोग 
चराचर ईश्वर कहते है, वह मैं ही हूँ । इस सुख-भोग रूपी पृथ्वीका चक्रवर्ती राजा 
मै ही हूँ और सब सुखोका आगर भी मैं ही हूँ । मेरे सामने इन्द्र भी कोई चीज 
नही है। मैं मत, वाणी अथवा शरीरसे जो काम करनेके लिए उद्यत हो जाऊँगा, 


फिर भला यह कमी हो सकता है कि वह काम पूरा न उतरे? भक्ता मेरे सिवा 
और ऐसा कौन है जिसमे आज्ञा करने की शक्ति हो ? जब तक मुझसे काम नहीं 


पडता, तब तक काल भी भले ही अपने बलका अभिमान किया करे। यदि कोई 
सुखकी राशि है तो वह मैं ही हू । 
आद्योषभिजनवानस्मि को&न्यो5स्ति सदृशों सया। 
यक्ष्ये दास्पासि सोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥१५॥ 
“यह ठीक है कि कुबेर सम्पन्न है, परन्तु फिर भी वह कभी मेरी वरावरी नहीं 


कर सकता । जितनी सम्पत्ति भेरे पास है, उतनी स्वयं लक्ष्मीप तिके पास भी नहीं 
है | यदि मेरे कुलके महत्व और मेरे नाते-रिह्तेके विस्तारका विचार किया जाय तो 


सचहवाँ अध्याय ४१५ 


इसीलिए इस शास्रोक्त प्रकरणका का साधन प्रायः कठिन ही है। फिर जो छोग 
अजानी हो, पर साथ ही मोक्ष प्राप्त करनेकी भी इच्छा रखते हो, उनके लिए कौत- 
सा मार्ग खुला रहता है? बस इसी सम्वन्धमे प्रश्त करनेका विचार अर्जुन अपने 
सनमे कर रहा है और इसी विषयका इस सत्रहवे अध्यायमे विवेचन किया गया है । 
जो समस्त विषयोसे विरक्त है, जो समस्त कलाओमे पारंगत है, जो स्वयें क्ृष्णके 
लिए भी अर्जुनके रूपमें दूसरा कृष्ण ( अर्थात्‌ आकर्षण करनेवाला ) ही है, शौयका 
आश्चय है, चन्द्रवशका अलंकार है, सुखोपभोग जिप्तके लिए केवल खेलवाड है, जी 
बुद्धिका वल्‍्कभ और आत्म-विद्याका मायका है, जो क्ृष्णके पास सदा रहनेवाला 
मानो मनोधमें ही है, वह अर्जुन कहने रगा--- 
अजु न उवाच-- 
ये शास्त्रविधिसुत्सुज्य यजन्ते अद्धयान्विताः। 
तेषां निष्ठा तुका कृष्ण सत्त्वमाहों रजस्तमः॥ १॥॥ 
“है तमारू-पत्र-इयाम भगवनु, यद्यपि आप इन्द्रिय-गोचर होनेवाला प्रत्यक्ष ब्रह्म 
ही हैं, तो भी आपका भाषण मुझे सशयात्मक ही जान पडता है। आपने यह वात 
क्यो कही है कि जीवके लिए मोक्षका साधन करनेवाला शास्रोके सिवा और कोई 


नही है? शास्नरोका अभ्यास करनेके लिए उपयुक्त स्थल, काल और अध्यापककी 
आवश्यकता होती है, परन्तु जिसे इन सबवी प्राप्ति न हो और श्ास्त्रीका अभ्यास 
या अध्ययन करनेके लिए जो अनेक प्रक्रारकी सामग्री आवश्यक होती है, उसकी भी 
जिसके पास कमी हो, साथ ही जिसे पूर्व कालकी पुण्याईका वल भी प्राप्त न हो 
और इसी लिए जिसमे वुद्धिका भी वल न हो, उसके किये शास्रोका अध्ययन हो 
चुका । और इस प्रकार जो शास्रोका अध्ययन न कर सकते हो और यहाँ तक कि 
शास्त्रोके साथ जिनका कुछ भी सम्पर्क न हो और इसी लिए जिन्होने शास्त्रीय. ऊहा- 
पोह करनेका सारा झगडा ही छोड दिया हो, परन्तु फिर भी जिन लछोगोके मनमे इस' 
वात की बहुत बडी अभिलाषा होती हो कि हम भी उन्हीं छोगोके समान हो जो 
शास्त्रोक्त कर्मोका अनुष्ठान करके वास्तवमे पारलौकिक सुख सम्पादित करते हैं और 
इसी विचारसे जो श्यास्त्रोक्त कर्मोका अनप्ठान करनेवाले पुरुषोका अनु करण करनेका 
प्रयथत्त करते हो और है उदार भगवनु, किसी अच्छे लेखकके लिखे हुए अक्षरोके 
नीचे जिस प्रकार कोई छोटा बालक उन अक्षरोको देख देखकर उन्हीके अनुरूप 
स्वयं भी वही अक्षर लिखता है अथवा किसी आधार या मार्ग-दर्शककों अपने सामने 
रखकर जिस प्रकार कोई अच्धा या पंग्रुलठ उसके पीछे-पीछे चलरूता है, उसी प्रकार 
जो उन्ही छोगोके समान आचरण करते हो, जो समस्त शास्त्रोसे निष्णत हो और 
जो बहुत ही श्रद्धापूवंक ऐसे ही छोगोके मार्ग पर उनका अनुकरण करते हुए चलते 
हो और फिर जो वहुत ही भावुकता और श्रद्धायुवंक शिव आदि देवताओको पूजा, 
भूमि आदिके बडे बडे दान, अग्निहोत्र आदि यज्ञ-विधियाँ तथा इसी प्रकारके और 
और कर्मोका आचरण करते हो, है भगवन्‌, आप मुझे यह बतलावें कि उन पुरुषोको 
सत्व, रज और तममेसे कौन-सी गति प्राप्त होती है । इस पर जो बैकुण्ठपीठके 
स्वामी है, जो देह-रूपी कमलरूकी सुगन्धित रेणु है, जिनकी छायासे इस सारे विश्वका 


०६ हिन्दी ज्ञाविदवरी 


प्रजापति ब्रह्मा भी मेरे सामने तुच्छ ही सिद्ध होगे । इसी लिए ईद्वर आदि चामोके 
महत्वका बखान करनेवाले सब लोग वाहियात है । उनमेसे किसीमें भी मेरे समान 
योग्यता नही है। आज-कल जारण भारण आहइि घातक मन्त्र-तत्त्रोका छोप हो 
गया है, इसलिए उनका उद्धार करके मैं जीवोकों पीड़ा देनेवाले यज्ञ-याग आछि 
करूँगा । जो लोग मेरी प्रशंसाके गीत गावेगे और नाचकर मेरा मनोरंजन करेगे, वे 
जो कुछ मागेंगे वही मै उन्हे दूँगा । मैं अनेक प्रका रके मादक खाद्य तथा पेय पदार्थोका 
सेवन करूँगा । हे अर्जुन, ऐसे लोगोकी इस प्रकारकी बाते कहाँ तक बतलाई जायें !” 
आसुरी वृत्तियोके फेरमें पडे हुए ये पिशाच अपने मनमे बड़ी बड़ी आशाएँ रखकर 
काल्पनिक आकाशञ्न-पुष्पोकी सुभन्ध लेना चाहते है । 
अनेकचित्तविज्ञान्ता सोहजालूससावृत्ताः । 
प्रसत्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेशशुच्चो ॥१६॥ 
“जिस प्रकार ज्वरके वेगके कारण रोगी यों ही बहुत-सी बाते वड़वडाया करता 
है, उसी प्रकार ये छोग भी संकल्प-विकल्पकी छहरोमे पड़े हुए कुछ न कुछ बकते 
रहते है । ऐसे लोगो पर अज्ञानकी बहुत अधिक धूल पडी रहती है और ये आशाकी 
आँधीमें पड़कर वासनाके आकाशमें खूब चक्कर लगाते रहते हैं । परन्तु जिस प्रकार 
आपाढ मासके मेघोकी कोई गिनती नही होती अथवा जिस प्रकार समुद्रकी रूहरें 
कभी खंडित नही होती, उसी प्रकार ये आसुरी पुरुष भी अपने मनमे असंख्य 
कामनाओके किले बनाते रहते है। फिर ऐसे जीवोमे कामनाओकी बेलोके बहुत-से 
समूह वन जाते हैं, और जिस प्रकार काँटो पर पड़कर कमलके दल क्षत-विक्षत हो 


जाते हैं अथवा है अर्जुन, जिस प्रकार पत्थर पर पटककर कोई घडा तोडा जाता है, 
उसी प्रकार ये जीव कामनाओके फेरमे पडकर छिन्न-भिन्न हो जाते है । ऐसी भवस्थामे 


जिस प्रकार चढ़ती हुईं रातमे अन्धकार वराबर बढ़ता ही जाता है, उसी प्रकार 
इन असूरोके अन्त करणमे मोह भी वरावर वढ़ता जाता है । और ज्यो-ज्यो उनमें 
भोह वढता है, त्यो त्यो विषयोकरे प्रति उनका अनुराग भी वढता जाता है; और 
जहाँ विपयोक्रे प्रति अनुराग हुआ, वहाँ पातक आपसे आप आकर एकत्र हो जाते 
हैं। और जब पातक वलवान हो जाते है और उनकी बहुत अधिकता हो जाती है, 
तथ मनुष्यकों इसी जीवनमे नरक-वासका अनुभव होने लूगता है । इसलिए हे अर्जुब, 
जो दुष्ट वासनाओका लालन-पालन करके उनकी वृद्धि करते है वे आसुरी पुरुष 
अन्तमे कहाँ रहनेके लिए जाते हैं ? वे छोग अन्तमे ऐसे स्थानमे जाकर निवास करते 
है, जहाँ ऐसे वृक्ष होते हैं जिनके पत्ते ततवारकी तरह तेज धारोवाले होते है, जहाँ 
खैरके अंगारोके पर्वत दिखाई देते हैं और जहाँ खौलते हुए तेलके समुद्र रूहराते रहने 
है। ऐसे आसुरी छोग उस भयंक्रर नरकलोकमे जाकर निवास करते हैं, जहाँ सदा 
यातनाओकी परम्परा रूगी रहती है, जहाँ यमराज लोगोंको नित्य नथे-मये दंड देते 
रहते हैँ । परन्तु ऐसे नरक्के विछकुल मुख्य भागमे जो लोग जन्म लेते हैं, हे अर्जुन, 
वे लोग भी अपनी प्रान्तिपूर्ण अवस्थाम ग्ज्ञ-याग आदि करते हुए दिखाई देते है । 
यदि वास्तवमे देखा जाय तो, हे अर्जुन, यज्ञ-याग आदि समस्त विधि-विधान जिस 


४१६ हिन्दी ज्ञानेदवरी 


जीवन चलता है और जो काल स्वभावतः बलवान, अलौकिक तथा भव्य है और जो 


भेघ अगम्य तथा आनन्दमय है, उस काल और मेघकों भी जिस सामथ्येसे महत्व 
प्राप्त होता है, वह सामथ्यें जिसमे भोत-प्रोत भरी हुई है, स्वयं वे भगवान अब 
कहने लगे । 
श्रीभगवानुवाच 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वमावजा। 
सात्विकी राजसी चेव तामसी चेति तां श्वणु॥ २॥ 
भगवानने कहा-- “हे पार्थं, तुम्हारे मनकी प्रवृत्ति हम जानते है । तुम्हे शास्त्रोंके 

ध्ध्ययनका बन्धन बहुत ही कष्टायक जान पडता है। क्यो, यही बात है न ? तुम 
अपने मनमे यह बात सोचते हो कि केवल श्रद्धाके द्वारा ही परम पद हस्तगत कर 
लिया जाय । परन्तु अरे पागल, यह काम इतना सहज नही है | है अर्जुन, केवल 
यह कहना कि---“हमारी अपनी श्रद्धा है” और उसी पर आश्वित रहना ठीक नहीं 
है । यदि ब्राह्मण किसी अन्त्यजके साथ सम्बन्ध और मेरू-जोल रखे तो क्या वह 
भी अन्त्यज ही नहीं हो जाता ? मद्यके घडेमें भरकर चाहे गंगा-जल ही क्यों न॑ 
छाया जाय, पर फिर भी उसको कभी स्वीकार नही करना चाहिए + तुम स्वयं ही 
इस बातका विचार करो कि जो कुछ मैं कहता हूँ, वह ठीक है या गलत | यह ठीक 
है कि चन्दन वास्तवमे ठंढा होता है। परन्तु फिर भी यदि अग्निके साथ उसका 
संयोग हो जाय तो उस अवस्थामे यदि उसे हाथमे उठाया जाय तो क्या वह कभी 
बिना जलाए रह सकता है ? हे अर्जुन, यदि घटिया सोनेमें थोड़ा-सा खरा सोना 
मिला दिया जाय और तब यदि उसे खरा सोनां मानकर ग्रहण किया जाय, तो 
क्या उसमें हानि न होगी ? ठीक इसी प्रकार श्रद्धाका सत्व भी वास्तवसे खरा ही 
है । परन्तु वह सत्व जिन प्राणियोके हिस्सेमे आता है, वे प्राणी तो स्वभावतः अनादि 
मायासे उत्पन्न होनेवाले तीनो ग्रुणोके ही बने हुए होते है | इन तीनों गुणोमेसे दो 
गुण तो दबे रहते हैं और एक ग्रुण बलवान होता है। और तब प्राणियोकी वृत्ति 
उसी गुणके अनुरोधसे चलने लगती है। फिर चृत्तिके अनुसार ही मन होता है, मनके 
अनुसार ही क्मोका आचरण होता है और तब मरनेके उपरान्त प्राणी अपने उन्ही 
कर्मोके अनुसार नवीन शरीर धारण करता है। जब बीज नष्ट हो जाता है, तब 
उससे वुक्ष ग्नता है; गौर फिर जब वुक्ष नष्ट होता है, तब वह बीजमें समाया रहता 
है। यह क्रम करोड़ो कल्पो तक चलरूता रहता है, परन्तु फिर भी जातिका कभी 
नाश नही होता | ठीक इसी प्रकार असंख्य जन्म होते रहते हैं, परन्तु प्राणियोके 
साथ जो त्रिग्रुणत्व रगा रहता है, वह कभी नही छूटता । इसी लिए तुम यह बात 
ध्यानमे रखो कि प्राणियोके हिस्सेमें जो श्रद्धा आत्ती है, वह भी उनके ग्रुणोके 
अनुसार होती है। यदि कभी किसी प्रकार शुद्ध सत्व गुणकी वृद्धि हो जाय तो 
उस श्रद्धासे कुछ ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। परन्तु उस एक सत्वके मारक 
दो और ग्रुण भी तो वहाँ उपस्थित रहते हैं। सत्वकी सहायतासे श्रद्धा मोक्ष रूपी 
फल्‍्की ओर प्रवृत्त होती है, परन्तु ऐसे अवसर पर रजोगुण और तमोग्रुण चुप- 
चाप क्यो चैठे रहें? अतः जब सत्वका वरू तोडकर रजोगुण स्वतन्त्र रूपसे 
बढ़ने रूगता है, तव वही श्रद्धाकमोका वेगार करनेवाली खरीदी हुईं दासी बन जाती 


सोलह॒वाँ अध्याय ४०७ 


प्रकार होने चाहिएँ, उसी प्रकार होते है, परन्तु ये आयुरी लोग नाठकोंकी तरह 
ढोग रचकर उन विधि-विधानोको भी नष्ट कर देते है । 
आत्ससंभाविताः स्तब्धा धनम्तानमदान्विताः । 
यजन्ते. नामयज्ञेस्ते. दसम्भेनाविधिपुर्वकम्‌ ॥१७॥ 
“जिस प्रकार कोई वेश्या किसी या रके आश्रथमे रहकर व्यर्थ ही अपने आपको 
सौभाग्यवती समझकर सन्‍्तोष करती है, उसी प्रकार ये आसुरी छोग भी स्वयं ही 
अपने महत्वकी स्थापना करके मारे अभिमानके विलक्षण रूपसे फूल उठते है। फिर 


ढाले हुए लोहेके खम्भे या आकाशमसे उठे हुए प्वंतके समान वे कभी नीचेकी ओर 
झुकना जानते ही नही । अपना सज्जनता उन्हे ऐसी अच्छी जान पडती है कि वे सारे 


ससारको तृणसे भी बढकर तुच्छ समझते है । इनके सिवा, हे भर्जुन, उन्हे धनका 
इतना अधिक लोभ ग्रस लेता है कि वे कभी भूलकर भी इस वातक। विचार नहीं 
करते कि उचित क्या है और अनुचित क्या है। और जिम्मे इस प्रकारकी वृत्ति 
बलूवती हो, वह भरा यज्ञ क्यो करने रूगा * परन्तु इस बांतका कोई नियम ही 
नही होता कि ये आधुरी पिशाच क्य्रा करेगे और क्या नही करेगे । इसी लिए कभी-_ 
कभी मूर्खताके फेरमें पडकर ये छोग यज्ञोका स्वाँग रचनेका भी विचार करते है। - 
परन्तु इनके यज्ञके लिए न तो कुड की ही,न मंडपक्नी ही और न वेदीकी ही 
आवश्यकता होती है। उन्हे यज्ञक्ते छिए उपयुक्त साधनो को भी आवश्यकता 
नही होती और शाज्ञाक्त विधि-विधानोमे तो मानो उनका सदाका ही वैर 
रहता है । यदि कही इनके कानोमे देवताओ या ब्राह्मणोके नामक्री भनक भी पड 
जाय तो उसे भी ये लोग सहन नही कर सकते | फिर भरा ऐपशवी अवस्थामे इनके: 
यज्ञोके फेरमे कोई देवता या ब्राह्मण कहाँसे आ सकता है ? लेकिन तो भी जिस 
प्रकार मरे हुए बछडेकी खालमे भूसा भरकर और उसे गौके सामने खडा करके चतुर 
लोग उसका दूध दुह़ते हैं, उसी प्रकार ये आसुरी पुरुष भी छोगोको निमन्त्रण देकर 
वलपुर्वक अपने यज्ञोमे ले आते हैं और उनसे भेट या उपहार लेकर उन्हे व्यर्थ ही 
खचमे डालते है । इस प्रकार ऐसे आसुरी लोग कभी-कती अपने छोभीपनके कारण 
होम करते है और उसमे अनेक जीवोका सत्तानाश करनेकी वासना करते है| 
अहंकार बल दर्ष काम क्रोध च संश्विताः। 
सासात्मपरवेहेषु. प्रद्विबन्तोडम्यसूयकाः ॥१८॥ 
श'फिर ये आसुरी छोग अपने आगे बाजे गाजे लेकर चलते है और व्यर्थ ही 
चारो तरफ यह पुकार मचाते फिरते है कि “हम दीक्षित हुए है।”” उस समय इन 
दुष्टोका अपने महत्वका अभिमान शिखर पर जा पहुँचता है । जिस प्रकार अन्धकरार-_ 
को कालिमाके पुट दिये जाने पर वह कालिमा और भी भधिक्र उम्र हो जाती हे, 
उसी प्रकार उनकी मू्खता और भी अधिक घनीभूत हो जाती है, उनकी उद्धतता 
शिखर पर जा पहुँचती है, अहंकार दूना हो जाता है और अविवेककी भी इसी प्रकार: 
वृद्धि होती है । फिर मानो दूसरे किध्रीका नाम भी बाकी न रहने देनेके लिए उनकी 
बलिए्ठताको एक नवीन बल प्राप्त होता है। जत्र इस प्रकार अहंकार और बलरूका 
संयोग हो जाता है, तब उत्तके अभिमानका समुद्र मर्यादाको पार करके उसके बाहर 


सन्नहवां अध्याय ड१७ 


है। और फिर जब तमकी प्रवरूता होती है, तब उसी श्रद्धाकी ऐसी अवस्था हो 
जाती हैं कि वही आपसे आप विषयोके उपभोगमे फेस जाती है । 

सत्त्वानुरूपा स्वस्थ श्रद्धा भवति भारत। 

श्रद्धामयोष्यं पुरुषों यो यच्छुद्धः स एवं सः॥३॥ 

“हे सुविज्ञ अर्जुन, सारांग यही है कि इस जीव-संघको ऐसी निर्दोष श्रद्धा कभी 
प्राप्त हो नहीं सकती जो सत्व, रज और तमसे अलिप्त हो | श्रद्धा स्वभावतः तत्व ही 
है, परन्तु वह तीनो गुणोसे घिरी हुई रहती है और इसी छिए उसके राजस, तामस 
और सात्विक ये तीन भेद होते है। यो तो जीवन तत्व जल ही है, पर वही जलरू 
विषमे मारक होता है, मिरचमे ती८ण होता है और ऊखमे मीठा होता है । इसी 
प्रकार जो सदा घनघोर तमसे युक्त होकर वार बार जन्म लेता और मरता है, 
उसकी श्रद्धा भी तमोरूप ही होती है। फिर जिस तरह काजल और स्याहीमे किसी 
प्रकारका भेद नही किया जा सकता, उसी तरह यह श्रद्धा भी तामसी ही होती है 
और उसमे तंमसे भिन्‍न और कुछ भी नही होता । ठीक इसी प्रकार यह भी सम- 
झना चाहिये कि रजोग्रणसे युक्त जीवको श्रद्धा राजसी और सात्विक जीवकी श्रद्धा 
सदा पूर्ण रूपसे सात्विक ही होती है | इस प्रकार यह सारा जगत केवल धद्धासे ही 
भरा हुआ है । परन्तु इन तीनो ग्रुणोकी सामर्थ्यंसे "द्धा पर जो तीन प्रकारकी छाप 
बैठती है, उसका तुम ध्यान रखो । जिस प्रकार फूछकों देखकर उसकी सहायतासे 
वृक्ष पहचाना जाता है अथवा बातोसे मनुष्यके मनका विचार समझा जाता है अथवा 
जैसे इस जन्मके भोगको देखकर पूर्व जन्मोके कर्म जाने जाते हैं, उसी प्रकार जिन 
चिन्होके द्वारा श्रद्धाकेये तीनो रूप पहचाने जा सकते हैं, वे चिन्ह भव मैं तुम्हे 
बतलाता हूँ, सुनो । 

यजन्ते सात्ततिका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः। 
प्रेतान्भूतग्णांश्वन्पे. यजन्ते तामसा जनाः॥ ४॥ 
“जिसकी शारीरिक गठन सात्विक श्रद्धाकी होती है, उसका प्राय स्वर्ग-सुखकी 
ओर अनुराग रहता है। वह सब विद्याएँ सीखता है, यज्ञ आदि विधान करता है 
और केवल यही नही, बल्कि देव-लोकमे उसका प्रवेश भी हो जाता है। और हे 
अर्जुन, जो लोग राजस श्रद्धाकी मूति होते हैं, वे राक्षयों और पिशाचोकी भक्ति 
करते हैं। और जो छोग तामसी श्रद्धावाले होते हैं, अब मैं उनके भी लक्षण बत- 
छाता हूँ । जो जीव केवल परापकी राशि ही होते हैं, जो अत्यन्त कठोर और निष्ठुर 


होते हैं, जो ह॒त्याएं करके सन्ध्याके समय घृणित इमशानमे भूत-प्रेतके मंडलोकी 
पूजा करते हैं, उन जीवोके सम्वन्धमे यही समझना चाहिए कि वे तमोगुणके अगका 


रस निकालकर ही वनाये गये हैं। ऐसे छोग तामसी श्रद्धाका मानो जन्म स्थान ही 
होते हैं । इस प्रकार इन तीन चिन्होसे युक्त ये तीनो प्रकार की श्रद्धाएँ संसारमे 


दिखाई देती हैं। परन्तु ये सब बातें कहनेका मेरा अभिप्राय यही है कि, हे सुविज्ञ 
अर्जुन, तुम भी अपने भनमें सात्विक श्रद्धा ही रक्षापूर्वक रखो और वाकी जो 


दोनो घातक श्रद्धाएँ है, उन्हे अपनेसे बिलकुल अछूग कर दो । हे अर्जुन, यह सात्विक 
श्रद्धा जिसकी संरक्षक हो जाती है, उसे कैवल्यका बिलकुल डर नही जान पड़ता, 


२७ 


४०८ हिन्दी ज्ञानेदवरी 


निकल जाता है। जब इस प्रकार गरवंकी बहुत अधिक वृद्धि होने लूगती है, तब 
कामका पित्त भी खुब प्रबल होता है और उसके कारण क्रोधाग्नि एक दमसे भड़क 
उठती है। फिर जिस प्रकार बहुत कडी गरमीके दिनोमें घी और तेलके भांडारमें 
भीषण आग लगे और उसी समय खूब जोरोकी हवा भी चलने छगे, ठीक उसी 
प्रकार जब इन आसुरी लोगोंका बल बहुत बढ़ जाता है और उनका अहंकार काम 
तथा क्रोधसे युक्त हो जाता हैं और इस प्रकार इन सबका संयोग हो जाता है, तब 
भरा वे लोग सनमानी हिसा करनेमे आगा-पीछा क्यो करने लगे ? हे अर्जुन, फिर 
ऐसे यज्ञकर्ता आसूरी छोग सबसे पहले जारण, मारण आदि प्रयोग पिद्ध करनेके 
लिए स्वयं अपने ही रक्त और मांसका व्यय करने लरूगते है । फिर वे जीवित शरीर 
जलाते है और इश्त कृत्यसे इस शरीरमे रहनेवाला जो मैं हूँ, उस मुझ आत्म-तत्वको 
विलक्षण ताप पहुँचाते है। और ये जारण, मारण करनेवाले अभिचारक जिनको 
पीड़ा पहुँचाते है, उन सबमे मै ही चैतन्य रूपमें रहता हूँ, इसलिए उन सब उपढ्रवों- 
का कष्ट मुझको ही होता है। और जो छोग दैवयोगसे उनके अभिचारोक्के जालसे 
बच जाते है, वे लोग उनकी दुष्ट निन्‍दाके पत्थरोको वर्षासे विकर होते है ( अर्थात्‌ 
वे छोग उनकी निन्‍्दा करके उन्हे कष्ट पहुँचाते है )। सती, पतित्रता, साधु, सन्त, 
दाता, याज्ञिक, लोकोत्त र, तपस्वी, संन्‍्यासी, महात्मा, भक्त आदि मेरे परम प्रिय 
विषय है; और इन्ही लोगोके आचरण करनेसे समस्त श्रौत, स्मात्ते आदि क्रियानुष्ठान 
पत्ित्र होते है। परन्तु ये आसुरी छोग उन सज्जनो पर भी द्वेषके भयंकर विषसे 
बुझे और तीक्षण किये दु.शब्द रूपी तीव्र वाणोका प्रहार करते हैं । 
तानहं ह्विषतः क्र्रान्संसारेषु नरावमान्‌। 
क्षिपास्यजस्लमशुसानासुरीष्वेव... योनिषु ॥१९०॥ 
“अच्छा, अब यह सुनो कि इस प्रकार सभी तरहसे जो लोग मेरे साथ वैर करते 


है, उसकी मैं किसी प्रकार व्यवस्था करता हूँ। ये छोग मानव शरीरके घागेका आश्रय 
लेकर सारे संसारके साथ लापरवाहीके साथ व्यवहार करते है, इश्नलिए मैं उनकी ऐसी 
गति करता हूँ कि क्लेश रूपी गाँवका सारा कूड़ा-कऋरकट जहाँ इकट्ठा होता है, और 
संसार रूपी नगरका सारा गनन्‍्दा जल जहाँ बहकर जाता है, उसी स्थानक्री तामस 
योनियोमे मैं इन मूढोको रखता हूँ। फिर जिस स्थान पर आहारके लिए तृण तक 
नही उगता, उस उजाड वनमे मैं उन्हे वाव अथवा विच्छूक्री योनिमें उत्पन्न करता 
हैं । उस समय भूखसे व्याकुल होकर वे छोगर स्वयं अयने ही शरीरका मांस नोच 
नोचकर खाते रहते है और बार-बार मरकर वही जन्म फिरसे धारण करते रहते 
हैं । अथवा मैं उन्हे उस सापका जन्म देता हूँ जो स्वयं अपने ही विषकी आँचसे स्वयं 
अपने ही गरीरकी त्वचा नलाता है, और उन्हें विलोमे बन्द कर रखता हूँ। अन्दर 
खीचा हुआ इवास बाहर निकालनेमे जितना समय लगता है, उतना समय भी मै 


कभी इन दुश्टोको विश्वाम करनेके लिए नही देता । गौर उतने अनन्त काल तक में 
इन क्लेशोस उन्हें छुटकारा नही देता, जिसकी तुलूनामें करोडो कल्पोकी सख्या भी 


कम ही होती है। फिर इन आसुरी छोगोको अन्तमें जिम्न श्थितिमे जाना पड़ता 


४१८ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


फिर चाहे वह ब्रह्मयृत्र न पढ़ा हो अथवा शास्त्रोंमें पारंगेत न हुआ हो अथवा उसे 
महासिद्धान्तोकी प्राप्तिन हुई हो। जो बड़े छोग केवल श्रुतियों और स्मृतियोंके 
अर्थोके मृतिमान अवतार होकर संसारको सदाचरणका उदाहरण दिखलाते है, उनके 
आचरणका ढंग देखकर और उसीके अनुरोधसे वे लोग भी सात्विक श्रद्धासे आचरण 
करते है और इसी लिए शास्त्रों आदिके अध्ययनसे प्राप्त होनेवाला फल उन्हें अना- 
यास ही मिल जाता है। एक आदमी तो बहुत अधिक प्रयत्न करके दीपक जलाता 
है और दूसरा आदमी सहजमे ही उस दीपककी सहायत्रासे अपना दीपक भी जला 
लेता है । परन्तु क्या उस्त दूसरे दीपक जछानेवालेको प्रकाश नही मिलता ? या कुछ 
कम मिलता है ? एक मनुष्य बहुत अधिक द्रव्य व्यय करके बहुत बड़ा और पक्‍का 
मकान तैयार करता है। परन्तु जो और लोग उस मकानमे रहते हैं, क्या उन्हे उस 
मकानका वह सुख भोगनेको नही मिलता ? क्या तालाब केवल उसीकी प्यास 
बुझाता है जो उसे बनवाता है और दूसरोकी प्यास नही बुझाता ? अथवा क्या ऐसा 
भी होता हैं कि घरमें भोजन केवल उप्तीको मिले जो उसे पकाता हो और बाकी 
दूसरे लोगोको न मिले ? हे अर्जुन, मैं इस विषयकी बहुत बाते नही कहता । केवल 
यही कहता हूँ कि गौतम ऋषि बहुत अधिक' प्रयत्त करके गंगा (गोदावरी) नदीकों 
इस पृथ्वी पर लाये थे। परन्तु क्या कभी किसीको इस बातका भी अनुभव हुआ है 
कि वह केवकू गौतमके लिए ही पवित्र गंगाके रूपमें सिद्ध हुई थी और दूसरोके लिए 
चह कवर साधारण नाछेके समान सिद्ध हुई हो ? इसलिए जो मनुष्य अपनी बुद्धिकें 
अनुसार शास्त्रोका मार्ग जानता है, उसका अनुकरण जो कोई श्रद्धापूवेंक करता है, 
वह यदि मू्खें भी हो तो भी तर जाता है। 
अशज्ञासत्रविहितं घोर॑ तप्पन्ते ये तपो जनाः। 
दसम्भाहंका रसंयुक्ताः कामरागबलान्विता: ॥ ५ 
“अब जो लोग शास््रोका नाम उच्चारण करनेके लिए अपना गला साफ करनेका 
भी विचार नही करते, केवरू यही नही, जिन्हे शासत्र्ञोका सम्पर्क भी सहन नहीं 
होता, जो वडे लोगोका आचरण और व्यवहार देखकर बन्दरोंकी तरह उनकी नक5 
उतारते और चुटकियाँ बजा वजाकर उनकी हँसी उडाते है और अपने ही बड़प्पनके 
अभिमानमे तथा सम्पत्तिके मदसे धर्म भ्रष्ट क्रियाओका आचरण करते है, जो छोग 
अपने तथा दूसरोके अंगोमे लकड़ी काटनेके औजारसे घाव करके रक्त और माससे 
यज्ञ-पात्र भरपूर भरते है और फिर उन्हे जरूते हुए यज्ञकुंडमे डालते है और कुछ 
विशिष्ट देवताओके मुँहमे लगाते है, जो अपनी मन्नत पूरी करनेके लिए बारूकोका 
बलिदान करते है, जो क्षुद्र देवताओका वर प्राप्त करनेक्े लिए आग्रहपुवंक सात सात 
दिन तक उपवास करते है, भाई सुविज्ञ अर्जुन, वे लोग तमोगरुणके क्षेत्रमे आत्म- 
कक्‍लेश और पर-पीडाके वीज बोले है, और फिर वही बीज अंकुरित होकर अपनी 
जातिकी फसल तैयार करते हैं। फिर ऐसे मनृष्योकी वैसी ही अवस्था होती है जैसी 
उस मनृष्यकी होती है। जिसके न तो हाथ ही होते है और न जो नावका ही आश्रय 


प्रहण करता है, परन्तु फिर भी जो समुद्रमे पड जाता है; अयवा जिस प्रकार वह 
रोगी स्त्रयं ही पीड़ापे व्याकुल होता है जो वैद्योसे भी विरोध करता है और औपध- 


सोलह॒वाँ अध्याय ४०९ 


है, उत्का यह पहला ही पडाव होता है। फिर भला इस पडावपे आगे बढ़ने पर 
अला उन्हें इनते भी बढकर भयंकर दुःख क्यो न भोगने पड़ेगे । 


आसुरी योनिमापस्ता सुढा जन्मति जन्मनि। 
सामप्राप्पप कौन्तेथ ततो याजन्त्यधमां गतिम्‌ ॥२ण। 

/“इत्त आसुरी सम्पत्तिके कारण ऐसे लोग इतनी भीषण दु खमय स्थिति तक 
चहुँचते है । परन्तु इसके उपरान्त व्यात्र आदिकी तामस योनियोमे भी विश्वाम करनेके 
लिए शरीरका जो थोडा-प्ता आधार रहता है, उनका वह आधार भी मैं उनसे छीन 
लेता हूँ और तब वे लोग शुद्ध तमका ही रूप वन जाते है और ऐसे घोर तम हो 
जाते है कि यदि वे कालिवके साय भी लग जायें तो वह भी और अधिक काली हो 
जाय । फिर वे ऐसे घुणित हो जाते हैं कि पापको भी उनसे घृणा होने लगती है, 
नरक भी उनसे डरता है, स्त्रयं कष्ट भी उनके कष्ट देखकर मृछित हो जाता है, मर 
भी उनके सम्बन्धसे मलीन हो जाता है, ताप भी उनसे तप्त हो जाता है, महा-भय 
भी उनसे थरथर काँपने रूगता है, पाप भी उनसे घृणा करता है, अमंगल भी 

उन्हे अमंगलका रूप समझता है और छुआछूत भी उनके संसर्ग-दोषसे डरती है। 
इस प्रकार ये सारे ससारके अधमोसते भी बढकर अधम आसुरी लोग भिन्न-भिन्न 
योनियोमे जाकर अन्‍्तमें, हे अर्जुन, प्रत्यक्ष तम ही बन जाते है। इन मूखोनि भी 
कैसे नरक्रोका साधन किया है | इसका वर्णन करनेमे वाणी भी विकलू हो जाती है 
ओर मत डरकर पीछे हट जाता है । जिसके कारण ऐसी भयंकर अधोगति होती है, 
समझमे नही आता कि वही दुष्ट आसुरी सम्पत्ति ये छोग क्यो अपने पास एकत्र करते 
हैं! इसी लिए, है अर्जुन, तुम कभी आसुरी सम्पत्तिके रास्ते भी न रूगो। जहाँ 
आसुरी सम्पत्तिके स्वामी रहते हो और जहाँ ऊपर बतछाये हुए दम्भ आदि छओ 
दोष दिखाई देते हो, वहाँ अपने पैर भी न रखना ही उचित है । 

त्रिविधं नरकस्येद॑ द्वारं नाशनसात्सनः । 

कामसः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेतु ॥२१॥ 

“जहाँ काम, क्रोध और लोभके त्रिकुटकी प्रबछृता हो, वहाँ यह समझना चाहिए 
कि अमगछकी ही उपज होती है । हे अर्जुन, समस्त दु खोने इन तीनोका एक ऐसा 
मार्ग बना रखा है, जिसमे चलछकर जो चाहे, वही उन दु खोके दशंन कर सकता 
है---वह दुःख प्राप्त कर सकता है। अयवा पापियोको नरक-भोगमे ढकेलनेके लिए ही 
पातक्ों की यह एक बहुत वडी समा स्थापित हुई है। जब तक अन्त करणमे इन 
तीनोका संचार नही होता, तब तक रौरव नरककी ख्याति पुराणोमे ही जहाँकी तहाँ 
पड़ी रहती है। परन्तु ज्योही इन तीनो दोषो का सँचार होता है, त्योही समस्त 
उपाय या बुराइ्यां आकर मनुष्य मे छग जाती है; और कष्ट तो मानो एक दमसे 
सस्ते हो जाते है और बहुन सहजमे प्राप्त होते हैं। ससारमे छोग जिसे हानि कहते हैं, 
वास्तव ते वह हानि नही है। वास्तविक हानिके रूपमे यहो तीनो हैं । है वीर अर्जुन, 


सन्नहवाँ अव्याय ४१९ 


को भी लात मारकर दूर करता है। अथवा आश्रय देनेवाछे मनृष्यके साथ झगड़ा 
करके स्वयं ही अपनी आँखें फोड लेनेवाले अन्धेकी अपनी ही घरमे जो दुर्दशा होती 
है, बस ठीक उसी तरहकी दुर्देशा उन छोगोकी भी होती है, जो शाज्रोका आश्रय 
तिरस्का रपूर्वक छोड देते हैं और मोहके कारण भीषण वनोमें इधर-उधर भटठकते हैं । 
ऐसे लोग वही काम करते हैं जो काम करनेके लिए ग्पिय-वासनाएँ उनसे कहती हैं । 
क्रोध जिसे मारनेको कहता है, उसीको वे मारते है, और केवल इतना ही नही, 
बल्कि सबके हृदयमे रहनेवाला जो “मै” हूँ, उस “मुझ” को भी वेदुख रूपी 
पत्थरोके नीचे दवा देते है । 

क्षयन्तः दरीरस्थ॑ भूतग्राममचेतसः । 

मां चेवान्तः्ारीरस्थं तान्विद्धबासुरनिश्वयान्‌ ॥ ६॥ 

“ऐसे लोग अपने तथा दूसरोके शरीरोको जो-जो दु'ख देते है, उन सबकी सारी 
पीडा मुझ आत्माको ही होती है। यदि वास्तवमें देखा जाय तो वाणीसे भी ऐसे 
पापियोका सम्पर्क नहीं होने देना चाहिए। परन्तु ये सब बाते इसलिए कहना 
आवश्यक हुआ है कि सबको इस बातका बोध हो जाय कि ऐसे पापियोप्ते सदा दूर 
रहना चाहिए, और इसलिए इस अवसर पर उनका उल्लेख किये बिना काम ही 
नही चल सकता । देखो, मृत शरीरकों हाथोसे उठाकर घरसे बाहर निकालना 
पड़ता है, अन्त्यज रास्ता बतलानेके लिए उसके साथ एक-दो बातें करनी पडती हैं 
और केवल यही नही, बल्कि मल हाथोसे धोना पडता है | परन्तु यह आशा रहती है 
कि ये सत्र कृत्य करके हम शुद्ध हो जायेंगे, और इसीलिए जिस प्रकार हम इस तरह- 
की बातोमें कोई अमंगल नही मानते, उस्ती प्रकार आधुरी वृत्तिको दूर करनेक्रे लिए 
ही यहाँ उसका वर्णन किया गया है। इस लिए हे अर्जुन, यदि कभी ऐसे असुरोका 


तुम्हे दर्शन हो जाय तो उस समय तुम हमारा स्मरण करो, क्योकि यह पाप और 
किसी प्रायश्रवित्तसे दूर नही हो सकता । और इसी लिए जिस सात्विक श्रद्धाका मैं 


अभी वर्णन करना चाहता हूँ, उसका सब प्रकारसे अच्छी तरह संग्रह और रक्षा 
करनी चाहिए | इसके लिए ऐसे ही लछोगोका सग करना चाहिए जिनसे सत्वगुणकरे 
सम्बन्धको बल प्राप्त हो और ऐसे ही आहारका सेवन करना चाहिए जिसमे सत्वगुण - 
की वृद्धि हो । साधारणत स्वभावकी वृद्धिको बल देनेवाला अन्नके सिवा और कोई 
साधन नही है। हे वीर अर्जुन, जिसका होश-हवास ठिकाने हो, वह जब मद्य पी 
लेता है, तब तुरन्त ही वह आपेसे बाहर हो जाता है। यह बात हम लोग प्रत्यक्ष 
देखा ही करते है। जो सदा अन्न-रसका सेवन करता है, उसे सहज ही वात और 
कफ आदिके विकार होते है। यदि किसी मनुष्यक्रो ज्वर आते तो क्या वह ज्वर 


को दूध आदि पीनेसे कम होना है? जिप्त प्रकार अप्षृतका सेवत करनेसे मनुष्य 
मृत्यु के मुँहमे जानेसे बचता है अथवा विय जिप प्रकार सत्र अंगोने पहुँच कर उन्हें " 


विषाक्त कर देता है, ठीक उती प्रक्रार जिम्त तरहक़े आहारका सेवन ऊफ़िय्रा जाय, 


उसी तरहका देह-गत धातु-रस बनता है और धातु-रत्तके अनुप्तार ही मनुण्यके मनमें 
आवनाओका पोषण होता है । जिप प्रकार बरतवके गरम होने पर उसमे रखा हुआ 


४१० हिन्दी ज्ञानेश्चरी 


अब मैं तुमसे और अधिक क्या कहूँ। समस्त नारकोमे जो सबसे अधिक भयंकर 
नरक है, उसका प्रवेश द्वार इन्ही तीनोका त्रिशुल है। इस त्रिशंकु अर्थात्‌ तीनो 
सुखवाले प्रदेः द्वार प्र जो जीव खड़ा रहे, वही नरक-रूपी नगरीके मुख्य सभा 
शुहमे प्रवेश “ ता है, इसलिए हे अर्जुन, मैं बार-बार तुमसे खूब अच्छी तरह कहता 
हूँ कि काम क्रोध और लोभके दुष्ट च्रिकूटका सभी अवसरों पर पूर्ण रूपसे परित्याग 
ही करना चाहिए और उन्हे सदा दूर भगाना चाहिए । 

एतेविसुक्त: कौतप्तेव.. तगोद्वारेस्खिशिनंर: । 

आचरत्यात्मनः श्रेयल्ततों याति परां गतिम ॥रशा 

“जीवको केवल उसी अवस्थामे धर्म आदि चारो पुरुषार्थोकी बाते मुँहसे मिका- 

लनी चाहिएँ, जव कि वह इन सब दोषोकी मंडलीको अपनेसे बिलकुल दूर कर दे । 
जब तक ये तीनो दोष जीवमे जाग्रत रहते है, तब तक हमारे कान थह बात नही 
सुन सकते है कि उसे सच्चे कल्याणकी प्राप्ति होगी ।” बस यही सब बाते श्रीकृष्ण- 
देवने उस समय कही थी । इसके उपरान्त वे फिर कहते है---“जिसके मनमे भात्मके 
प्रति प्रेम हो और जिसे आत्म-ताशका भय हो, उसे इस सार्यमे कभी नहीं जाना 
चाहिए। उसे निरन्तर जाग्रत ही रहना चाहिए। जिस॑ प्रकार कोई अपने पेटके 
साथ पत्थर बाँधकर केवल अपनी भुजाओके बलसे ही समुद्रको तैर कर पार करता 


चाहता हो अथवा जीवित रहनेके उद्देश्यस्ते कारकूठ विष पीता हो, उसी प्रकारका 
वह मनुष्य भी होता है, जो काम, क्रोध और छोभको अपने साथ रखकर अपना 


कार्य सिद्ध करना चाहता है । इसलिए इन सबका नाम निशाव तक मिटा डालना 
चाहिए। जब यह तीन कड़ियोवाली श्खला टूटती है, तभी जीव आत्म-हितके 
साग पर सुखपुर्वेके जा सकता है। जिस प्रकार कफ, पित्त और बातके तीनो दोषोसे 
मुक्त शरीर अथवा चुगछी, चोरी और छिनाछेके त्रिकूटसे अलिप्त रहनेवाला नगर 
अथवा आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक इन तीनो तापोसे मुक्त अन्त. 
करण सुखी होता है, उत्ती प्रकार इन तीनो कामादिकोसे मुक्त जीव भी संसारमें 
सुखी होता है । और वह मोक्षके मार्ग पर छगकर साघुसन्तोको संगति प्राप्त करता 
है । फिर सत्संगके प्रभावत्ते और लुद्ध शासत्रोकी सहायतासे वह्‌ जन्म और मूृत्युके 
पथरीले और उजाड जगरूसे बाहर निकल जाता हैं। फिर उस समय ग्रुरकी कृपासे 
उसे वह नगर प्राप्त होता है, जिसमे निरन्तर आत्मानन्दका ही राज्य रहता है। वहाँ 
उस आत्म-स्थिति-रूपी माताके गले लगता है, जो समस्त प्रिय जनोकी पराकाप्टा है 
और उस माताके साथ भेट होते ही संसार का बना हुआ नयाड़ा बन्द हो जाता है। 
इस प्रकार जो पुरुष काम, क्रोध और लोभको अपनेसे विरूकुल दूर और अल्‍रूग करके 
और स्वतनन्‍्त्र होकर खड़ा होता है, वही इस प्रकारके लाभका स्वामी होता है । 

यः शास्त्रविधिसुत्युज्य वत॑ंते.. कासकारतः। 

नस सिद्धिसवाप्नोति न सुख न परां गतिस्‌ ॥रशा 

“परन्तु जो आत्म-घातकी पुरुष इन सब वातो पर ध्यान नही देता और काम 


४२० हिन्दी ज्ञानेद्वरी 


पानी भी गरम हो जाता है, ठीक उसी प्रकार धातु-रसका चित्तकी वृत्तियों पर 
संस्कार होता है। इसलिए जब सात्विक अन्न खाया जाय, तभी सत्वगुणकी वृद्धि 
होती है । अन्य प्रकारके अन्न खानेसे चित्तकी वृत्ति राजस अथवा तामस होती है । 
इसलिए अब मैं तुमको यह बतलाता हूँ कि सात्विक आहार कौन-से है और राजस 
तथा तामस आहारोके लक्षण क्या है| तुम अच्छी तरह इस ओर ध्यान दो । 
आहारस्त्वपि सर्देस्थ त्रिविधो भवति प्रियः। 
यज्ञस्तपस्तथा दान तेषां भेदसमं श्यूणु ॥ ७॥ 
“आहार तो सब एक ही है, परन्तु हे वीर अर्जुन अब मैं तुमको यह बतलाता 
हूँ कि वे तीन प्रकारके किस तरह होते है । खानेवालेकी रुचिके अनुसार अन्न बनता 
है और खानेवाला गुणोका दास बना रहता है। जो जीव कर्त्ता और भोक्ता होता है, 
वह तीनो गुणोके कारण स्वभावत' तीन प्रकारका होता है और इसी लिए वह तीन 
प्रकाससे आचरण करता है। इसीलिए आहार भी तीन प्रकारका होता है। ठीक 
इसी प्रकार यज्ञ, तप झौर दानके व्यवहार भी तीन प्रकारके होते हैं। अब सबसे 
पहले आहारके लक्षण बतलाता हूँ, सुनो। ये लक्षण बहुत ही सुगम करके बतलाये 
जायेंगे । 
आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धंना: 
रस्याः स्निग्धा: स्थिरा हया आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥ ८ ॥४ 
“यदि दैव-योगसे खानेवालेकी प्रवृत्ति सत्वगुणकी और हो तो उसकी रुचि मधुर 
पदार्थोके सम्बन्ध मे वढती है। जो खाद्य-पदार्थ मूलतः: सुरस, मधुर, रसपुर्ण और 
पके हुए होते है, जो आकारमे टेढे तिरछे और बेढगे नही होते, जो स्पर्श करने पर 
हाथोको बहुत ही कोमल जान पडते है और जिह्वाको उत्तम तथा स्वादिष्ट जान 
पड़ते है, जो रससे भरे हुए रहते है और छूनेमे नरम लगते है और जिनमेंका द्रव- 
भाग अपने स्थान पर ही अग्निके तापसे सूख जाता है, जो पदार्थ आकार और मानके 
विचारसे देखनेमे छोटे ही होते हैं, परन्तु जो अन्तमे हितकारक होते है, जो ग्रुरुके 
भुखसे निकले हुए शब्दोकी भाँति अल्प होने पर भी अपरम्पार समाधान करते है और 
जो अन्दर जाकर पेटके छिए भी उतने ही सुखकर होते है, जितने वे खानेमे मुखको 
मधुर रूगते है, उन सब खाद्य-पदार्थोके प्रति सात्विक मनुष्योकी बहुत अधिक रुचि 
रहती है । जो अन्न ऐसे लक्षणोसे युक्त हो, उसीको सात्विक समझना चाहिए। ऐसा 
अन्न निरन्तर आयुष्पका सरक्षण करता है। इस प्रकारके सात्विक रसका मेघ जब 
शरीरमे अपनी वर्षा करता है, तब आयुष्य रूपी नदी दिन पर दिन बढती जाती है । 
है सुविज्ञ, अर्जुन, जिस प्रकार दिनके वढनेका कारण सूर्य होता है, उसी प्रकार 
इस तरहका आहार सत्वक्रो पोषण करनेवाला होता है । शरीर और मनके वलका 
- यही आहार आधार होता है। जत्र इस प्रकारका आहार हो, तब भरा रोगको 
घरीरमें कहाँ ठिकाना मिल्व सकता है ? जब इध्ष प्रकारका सात्विक आहार मनुप्य- 
को प्राप्त होता है, तव यह समझ लेना चाहिए कि उसके शरीरका आरोग्य भोगनेका 
भाग्य उदय हो आया है। इस प्रकारके आहारके कारण मनुष्य स्वयं भी सुख 
भागता है और दूसरोको भी सुखी करता है। जब्न इस प्रकारका सात्विक आहार 


सन्नहवाँ अध्याय ४२१ 


मनुष्यके अन्दर पहुँचता है, तब वह शरीरके लिए भी और अन्दरकी इन्द्रियोके लिए 
भी अत्यन्त उपकारक होता है । प्रसंग आ गया है, इसलिए अब मैं यह भी बतला 
देता हूँ कि रजोगुणी मनुष्योको किस प्रकारका अन्न अच्छा छूगता है। 
कट्वस्ललवणात्युष्णतीक्ष्मरूक्षविदाहिनः । 
आहारा. राजसस्थेष्टा. दुःखशोकामयप्रदाः ॥। ९ ॥ 

“जो पदार्थ इतना कड आ होता है कि काछूकूट विषका कड आपन भी उसके 

सामने कोई चीज नही, जो चूनेसे भी वढकर दाहक होता है और इसी प्रकार जो 
विकट अम्ल होता है, जिस प्रकार आठेका पेड़ा बनानेके छिए उसमें पानी डाला 
जाता है, उसी प्रकारके अन्नक़े रसके योगसे जो पदार्थ नमकके गोलेकी तरह बना 
होता है और साथ ही जिसमे और भी अनेक क्षार रस उतनी ही अधिक मात्रामें 
मिले हुए होते हैं, वही सब अपरम्पार खारे पदार्थ रजोगुणी पुरुषोको अच्छे लगते 
हैं। ऐसे लोग कहा करते हैं कि गरमागरम भोजन अच्छा होता है और इसी लिए 
वे आगकी तरह जछानेवाले गरम अन्न खाते हैं। रजोगुणी पुरुष बहुत आग्रहसे इतना 
अधिक गरम अन्न माँगते हैं जिसकी भापके अग्रभागमे यदि दीपककी वत्ती लछूुगा दी 
जाय तो वह भी जल उठे। पत्थरकों तोडने और छेदनेवाली टाँकीकी प्रखरता 
प्रसिद्ध है। बस उसी ठाँकीके समान तीन अन्न वे लोग भक्षण करते है। ऐसे अन्न 
ऊपरसे देखनेमे तो कोई घाव या जख्म नहीं करते, परन्तु अन्दर जाकर वे बहुत 
चुभते हैं । इसी प्रकार जो अन्त अन्दर और बाहर राखके समान सूखा होता है, 
उसके खानेसे जीभमे जो चटकारा आता है, वह उन्हे बहुत अच्छा लगता है। जो 
अन्न खानेसे दाँत एक दूसरे पर पडकर कड़ाकड़ बोलते हैं, वह अन्न मुँहमे रखनेसे 
उन्हे परम सन्‍्तोप होता है । जो पदार्थ एक तो पहले ही चरपरे होते है और तीस 
पर जिनमे राई पडी होती है और जिन्हे खानेसे नाक और मुँहसे वरावर पानी 
बहने रूगता है, केवछ इतना ही नही, वल्कि अपनी तेजीके कारण आगको भी पीछे 
हटा देनेवाले चरपरे पदार्थ और अचार आदि ऐसे पुरुषोको प्राणोसे भी अधिक प्रिय 
जान पडते है । इस प्रकार जीभका चटोरापन जिसे पागल बना देता है, वह अन्नके 
रूपमें अपने पेटमे जलती हुई आग ही भरता रहता है। इस प्रकारके पदार्थ खानेसे 
शरीरमे ऐसी जलन पैदा होती है कि उस आदमीको न तो जमीन पर ही और न 
विछीने पर ही शान्ति मिलती है। और जरू पीनेका पात्र कभी उसके मुँहसे अरूग 
नही होता । इस प्रकारके ये सव पदार्थ आहार नही होते, बल्कि दरीरमे जो रोग 
रूपी कारू-सर्प रहता है, उसे जगाने ओर उत्तेजित करनेके साधन ही होते है जो 
पेठमे भरे जाते हैं। इस प्रक्रारके अन्न प्राप्त होते ही सब रोग एक टूसरेके साथ 
स्पर्धा करते हुए एक दमसे उठ खडे होते है। इस प्रकार ये राजस आहार केवल 
दु.ख रूपी फल ही उत्पन्न करते है। है अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुम्हे राजस आहारके 
लक्षण वतला दिये हैं और साथ ही उनके परिणामोका भी स्पष्टीकरण कर दिया 
है। अब मैं तुम्हे यह भी वतछाता हूँ कि तामस पुरुषोको किस प्रकारका आहार 
अच्छा छगता है| परन्तु सम्भव है कि उस आहारका वर्णव सुनकर तुम्हे कुछ 
चूणा हो । 


सन्नहवाँ अध्याय ४३१ 


हार होता है । यदि उप्तने उत्त याचकक्रा बहुत सत्कार किया तो उसी प्रकार उसके 
हाथ पर बहुत ही थोडा-सा द्रव्य रख देता है, जिम्त प्रकार कोई कर्जदार तगादा 
करनेवालेके हाय पर कुछ रखकर अपना पीछा छुद्यता है। और इस प्रकार दान देते 
समय भी उद्तके मुँहमे अवे-तत्रे आदिक्री तरहकी अपसानकारक बाते बराबर निकछूती 
रहती है । और हे भर्जुन, इस प्रकार जों दाव वह किसीको देता है, उसका वह 
चामप्ती दानकर्ता उस ग्रद्दीतामे वार-वार उल्लेख भी करता जाता है और भली बुरी 
बाते कहकर उसका अपमान भी करता चलता है। परन्तु इस विपयका यथेष्ट विस्तार 
हो चुका । है अर्जुन, इस प्रकार जो द्रव्य दान किया जाता है, उसे सर्वत्र तामत दान 
ही कहते है । इस प्रकार मैंने तुम्हे राजल, तामस आदि तीनो प्रकारके दान ऐसे 
लूक्षणो सहित बतकछा दिये हैं जिनसे वे सहजमे पहचाने जा सकते है। परन्तु हे 
सुविज्ञ अर्जुन, मुझे ऐसा जान पडता है कि कदाचित्‌ तुम्हारे मनमे इस प्रकारकी 
कल्पना हो सकती है कि यदि संसारसे मीक्ष दिलानेवाला एक मात्र सात्विक कर्म ही 
है, तो फिर दू्तरे बन्धनकारक दुष्ट कर्मोका वर्णन क्यो होता है ? तो इसका उत्तर 
यही है कि जत्र तक भूत नही भगाया जाता, तब तक जमीनमे गडा हुआ धन नही 
मिलता और न धएका कष्ट सहे बिना दीपककी वत्ती ही जरूती है । इसी लिए गुद्ध 
सत्वको छिपानेत्रक्े जो जो रत और तमके आवरण है, उन आवरणोको फाडकर 
दूर करनेका कृत्य भक्ता कैसे बुरा कहा जा सकता है ? मैंने जो अभी (अर्थात्‌ दूसरे 
इलोकसे लेकर वाइसजे इछोक तक) यह बतलागण्ग है कि श्रद्धासे लेकर दान तक 
समस्त कर्म समूह तीनो गुणोस्ते व्याप्त रहते है उनमेसे मैं केवल तीन ही प्रकारोका 
वर्णन करना चाहता था, परन्तु सत्वका ठीक ठीक स्वरूप स्पष्ट करनेके लिए ही मैंने 
ओर प्रकारोका भी वर्णन क्रिया है। जो वस्तु दूसरी दी वस्तुओके ठीक मध्यमे दवी 
हुई रहती है, उसका ठीक-ठीक स्वरूप तभी स्पष्ट होता है, जब उत बस्तुको दयाने 
या छिपानेवाढी बाकी दोनो वस्तुओका स्वरूप स्पष्ट कर दिया जाय । जब दिन और 
रात दोनोका त्याग कर दिया जाय, तब सन्ध्या-कारूका ठीक-ठीक प्रत्यय हो जाता 
है । ठीक इसी न्‍्यायसे जब रज और तमका नाश हो जाता है, तब जो सत्व बाकी 
रह जाता है, वह आपसे आप मूत्तिमान होकर सामने आ जाता है । इसी विचारसे 
और सत्वका पूरा पूरा जान तुम्हे करानेके लिए ही मैंने इस समथ रज और तमका 
भी निरूपण किया है । तुम रण और तमको छोडकर सत्व गरुणकी सहायतासे अपने 
कर्ततत्यक्ा पाछन करो। तुम निर्मेठ सत्व-गुणसे युक्त होकर ही यज्ञ आदि कर्मोका 
आचरण करो, बस फिर तुम्हे अपना आत्म-स्वरूप हो जायगा | जब स्वयं सूर्य ही 
दिलानेवाला बन जाय तो फिर भला ऐसी कौन-सी चीज हो सकती है जो दिखाई न 
दे ? ठीक इसी प्रकार यदि सत्वकी सहायतासे कार्य किया जाय को ऐसा कौन-सा 
फल है जो प्रात न हो सकता हो ? तात्पयं यह कि इस बातमे कुछ भी सन्देह नहीं 
कि जितने प्रकारकी शक्तिपोकी आवश्यकता होती है, वे सब सत्ब गुणमे पायी जाती 
हैं। परन्तु मोक्न प्राप्त करके आत्म-स्वरूपमे सम-रक्ष हो जाना कुछ औौर ही वात है। _ 
जिस समय उसकी सहायता प्राप्त होती हैं, उस समय मोक्षके-प्रान्तमे भी आपसे 


४२२ हिन्दी ज्ञानेइवरों 


यातयामं॑ गतरसं पुति पयु षितं चर. । यत्‌। 
उच्छिष्टटपि चामेध्यं भोजन तायसप्रियस्‌ ॥१० 
“बासी, सड़ा हुआ और जूठा-मीठा अन्न खाते समय तमोगुणी भात्म-घातकी 
पुरुषके मनमे कुछ भी घृणा नही उत्पन्न होती । जिस प्रकार भैस जूठा और बासी 
अन्न आदि बहुत प्रेमसे खाती है, उसी प्रकार तामस पुरुष भी दोपहरका बना हुआ 
भोजन अथवा एक दिन पहलेका पका हुआ और बचा हुआ बासी भोजन वहुत 
आनन्दसे खाता है। अथवा जो अन्न आधा पका हुआ होता है अथवा जलकर राख 
हो जाता है अथवा जिसमेके रसका अच्छी तरह परिपाक नही हुआ होता, वही अन्न 
वह खाता है। जो अन्न पूरी तरहसे पका हुआ होता है और जिसके रसका स्वाद 
खूब अच्छा होता है, वही अन्न वास्तवमे खानेके योग्य होता है ।' परन्तु तामस 
पुरुषीकों ऐसे अन्नका कुछ भी अनुभव नही होता--ऐसे अन्तका वे कुछ भी स्वाद 
नही जानते । यदि कभी दैव-योगसे इस तरहका ताजा और स्वादिष्ट अन्त उन्हे मिल 
भी जाय तो भी वे वह अन्न नही खाते और बाघकी तरह उसे तब तक रख छोड़ते 
है, जब तक वह अच्छी तरह सड़ नहीं जाता और उससेसे दुर्गन्ध नहीं निकलने 
लगती । वयोकि जो अन्न बहुत दिनों तक पड़ा रहनेके कारण बिडकुल सड़ जाता है, 
जो स्वाद-हीन हो जाता है, सूख जाता और नीरस हो जाता है अथवा सड़ जाता है, 
बल्कि यहाँ तक कि जिसमें कीड़े भी बिलूबिलाने रूगते हैं, वही पदार्थ वह छोटे-छोटे 
बारकोकी तरह एकमें मिलाकर कीचड़की तरह बना लेता है और वही अन्न वह 
खाता है, और तभी वह यह समझता है कि आज बहुत सुन्दर भोजन हुआ । परन्तु 
इस प्रकारके अन्नसे भी उन पापियोकी तृप्ति नही होती | इसके उपरान्त वह जो 
विलक्षण काम करता है, वह भी सुन छो | जो वस्तुएँ ज्ञास्त्रोमे निषिद्ध मानी गई है 
और दुष्ट होती हैं, उन न खाने पीनेके योग्य वस्तुओको खाने-पीनेकी भयद्भूर वासना 
वह तामस पुरुष बढाता है । तामस आहार करनेवालोको ऐसी ही प्रवृत्ति होती है 
और हे वीर अर्जुन, इस प्रकारके आहांरका फल प्राप्त करनेके लिए उसे दूसरे क्षण 
त्तक भी नही ठहरना पडता---उसका फल उसे तत्काल ही मिरू जाता है। क्योकि 
उसका मुख जिस समय ऐसे अपविन्र पेय अथवा खाद्य पदार्थका स्पर्श करता है, उसी 
समय वह पापका भागी हो जाता है। इसके उपरान्त वह जो खाता है, उसे खामेका 
कोई प्रकार नही समझना चाहिए, बल्कि पेट भरनेवाली एक यातना ही समझना 
चाहिए। उसे इस प्रकारका कुछ अनुभव तो होता है कि शिरच्छेद होनेके समय क्या 
वेदना होती है और आगमे प्रवेश करने पर कैसा जान पडता है, पर वह ये सारी 
यातनाएं भी सहता ही चलता है। इसी लिए यह नही कहा जा सकता कि तामस 
अन्न का परिणाम तामस वृत्तिसे भिन्‍न होता है। बस यही बाते उस समय भगवानने 
कही थी। इसके उपरान्त वे फिर कहने लगे---' आहारकी भांति यज्ञ भी तीन 


भ्रकारके होते है। अब तुम इस विपयकी ओर ध्यान दो । है छोक-विख्यात भर्जन, 
विविध यज्ञोमे जो पहला सात्विक यज्ञ है, उसके लक्षण बे । पु 


४३२ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


आप प्रवेश हो जाता है। सोना चाहे पन्द्रह रुपये तोलेका" और बिलकुल चोखा ही 
क्यों न हो, परन्तु फिर भी वह व्यवहारके लिए तभी उपयुक्त होता है, जब उस पर 
राजाके नामका ठप्पा होता है | यह ठीक है कि निर्मल, ठंढा और सुगन्धित जरू 
बहुत सुखकर होता है, परन्तु फिर भी उसे पविन्नता तभी प्राप्त होती है, जब उसका 
सम्बन्ध किसी तीथंसे होता है । यो साधारण नदी चाहे कितनी ही बड़ी क्यो न हो, 
परन्त जब किसी महानदीके साथ उसका संगम होता है, तभी समुद्रमे भी उसका 
प्रवेश हो सकता है । ठीक इसी प्रकार हे बर्जुन, जो लोग सात्विक बम करनेवाले 
होते है, उनके लिए मोक्ष-प्राप्तिके मार्गमें किसी प्रकारकी अडचन नहीं रह जाती । 
परन्तु यह प्रश्न कुछ बलग ही है । यह सुनकर अर्जुनकी उत्सुकता इतनी अधिक 
बढ़ी कि वह उसके अन्तरंगमें समा न सकी । उसने श्रीकृष्णसे कहा--'हे देव, आप 
क्ैपाकर उस प्रइनके सम्बन्धकी भी कुछ बाते मुझे बतलछावे ।” उस समय दयारू-श्रेष् 
श्रीकृष्णने उससे कहा-- “अच्छा, अब मैं तुम्हे स्पष्ट करके यह बतलूाता हूँ कि सात्विक 
पुरुष किस प्रकार सोक्ष रूपी रत्नके दर्शन प्राप्त करता है। सुनो । 

3» तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणस्तिविधः स्घृतः। 

ब्राह्मणास्तेन वेदाश्व यज्ञाश्व विहिता:ः पुरा शरशा 

“सारे विश्वका मूल कारण और विश्वान्तिका स्थल जो अनादि पर-न्रह्म है, 


उसका नाम तो एक ही है, परन्तु यह तेहरा या तीन प्रकारका है । यदि वास्तवमे देखा 
जाय तो परब्रह्मका न तो कोई नाम ही है और न कोई जाति ही है। परन्तु इस 


भाया जनित मोहके अन्धकारमसें परब्रह्मकी कुछ कल्पना करानेके लिए उसका यह 
नाम केवल पहचानके लिए रख दिया है। जत्र कोई बारूक जन्म लेता है, तब वह 


अपने साथ अपना नाम लेकर नही आता । परन्तु आगे चछकर उसका जो नाम रखा 
जाता है, उस नामसे पुकारते ही वह तुरन्त बोल उठता है । जब संधारके दुःखोसे 


जीव अपने कष्टोकी बात कहने लगते है, तब उनके जिस नामके पुकारने पर ब्रह्म-तत्व 
बोल उठता और उसका उत्तर देता है, वही यह साकेतिक अर्थात्‌ पहचानका नाम है। 


वेदोने जगतपर कृपा करके अपनी दिव्य हष्टिसि एक ऐसा मंत्र ढूढ निकाला है जिसकी 
सहायतासे ब्रह्म-तत्व वाचाके प्रान्तमे आ सकता है और उसके अह्वत रवरूपका व्यक्त 


रूपसे अनुभव किया जा सकता है। जब उस एक मंत्रका उच्चारण करके ब्रह्मको 
पुकारा जाता है, तव वह पीछे होने पर भी सामने आ जाता है, परन्तु इस मन्त्रका 
ज्ञान उन्ही छोगोको जो वेद-रूपी पर्वत के ऊपर उपनिषद-रूपी नगरमे क्रह्मकी पंत्तिमें 
बैठे २हते हैं। केवल यही नही, बल्कि स्वयं ब्रह्मामे विश्वको उत्पन्न करनेकी जो शक्ति 
है, वह जिस नामकी एक ही आवत्तिसे उसे प्राप्त हुई है, वह भी यही नाम है| है 
वीर श्रेष्ट वर्जुन, सृष्टि उत्पन्न करनेसे पहले ब्रह्म इतने घबड़ा गये थे किवे मुझे 
(अर्थात्‌ ईइ्वरको) ही भूल गये थे; और इसी लिए सृष्टि भी उत्पन्न नही कर सकते 
थे। परन्तु जिस नामकी सहायतासे उनमे सृष्टि उत्पन्न करनेकी सामथ्यं आई, जिस 
नामके अर्थका मनन करनेके कारण और जिन तीन अक्षरोका जप करनेके कारण 
भ्रह्माको सृष्टि उत्पन्न करनेकी शक्ति प्राप्त हुई थी, वह यही मन्त्र है। फिर उन्होंने 


* यह ज्ञानेश्वर महाराजके समयका भाव है ।--अनुवादक 


77 8 न अल. 04 पद अं ७७0 % 7३४४ 8७७28 २७८ ०५३ ८६ पट 


सन्नह्॒वाँ अध्याय ४२३ 


अफलाकाइक्षिमियंज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते। 
यष्टव्यमेवेति सतः समाधाय स सात्तविकः ॥१श॥ 

“भंजिस प्रकार पतितन्नता स्रीका यह मनोधर्म रहता है कि अपने एक प्रिय पतिको 
छोड़कर एक दूसरे पुरुषोके सम्बन्ध मे उसके अन्त.करणमे कभी कोई वासना उत्पन्न 
ही नही होती, अथवा जिस प्रकार समुद्रमें मिल जाने पर नदी फिर आगेकी ओर 
नही बहती अथवा जिस प्रकार आत्म-दर्शन हो जाने पर वेद और आगे कुछ भी नहीं 
कहते, उसी प्रकार जो पुरुष अपनी मनोवृत्ति आत्म हितमे लगा देता है और कमंके 
फलोके सम्बन्धमे अपने मनमे तनिक भी भहंभाव नही रखता और जो तन-मनसे यज्ञ- 
फर्मोमे उसी प्रकार हढ भावना रखकर उसमे तल्लीन हो जाता है, जिस प्रकार वृक्षकी 
जडमे आनेवाला पानी फिर कभी पीछे नही हटता और केवरू उस वृक्षके अंगोमे ही 
समा जाता है और जो पुरुष किसी प्रकार की वासना अपने मनमे नहीं रखता, वह 
फल की इच्छा छोडकर और एक स्वधर्म-साधनके सिवा दूसरी वस्तुओ तथा विषयोसे 


विरक्त रहकर जो यज्ञ करता है, वही यज्ञ वास्तवमे सब प्रकार से उत्तम और यथा- 
साग होता है। परन्तु जिस प्रकार दर्पणके द्वारा आँखे स्वयं अपना ही रूप देखती है 


अथवा जिस प्रकार दीपकके प्रकाशमे हम अपनी हथेली पर रखा हुआ रत्न देखते है 
अथवा सूर्यके उदय होने पर जिप्त प्रकार हमे अपना उदिष्ट मार्ग दिखाई देने लूगता है, 
उसी प्रकार जब एक निष्ठाके भावमे वेदों और शास्रोको देखकर यज्ञके लिए कुंड, 
मंडप और वेदियाँ आदि प्रस्तुत की जाती है भौर यज्ञ-कर्मके समत्त साधन तथा 
सामग्री एकत्र करके सारी सारी व्यवस्था ऐसे अच्छे ढंगसे की जाती है कि देखनेमे 
जान पडे कि मानो वह सारी व्यवस्था स्वयं वेद-वक्ता ब्रह्माने ही की है और जिस 
प्रकार शरीरके भिन्न-भिन्न अंगो मे उन्हीके अनुरूप अलंकार आदि पहने जाते है, उसी 


प्रकार जब सारे पदार्थ उपयुक्त रूपसे यथा-स्थान रखे जाते है और तब जो यज्ञ किया 
जाता है, उसके विधानके महत्वका भला मैं कहाँ तक वर्णन करूँ | उस समय वह 


यज्ञ देखने पर ऐसा जान पडता है कि यजमान के रूपमें मानो स्वयं-विद्या ही सब 
तरहसे अलंकृत होकर अवतरित हुई है । इस प्रकार जो यज्ञ समस्त अंगोसे परिपूर्ण 
होता है और जो फलके महत्वकी इच्छा मनमे नामको भी अंकुरित नही करता और 
जो यज्ञ उसी प्रकार निःस्वार्थभावसे किया जाता है, जिस प्रकार तुलसीके वृक्षमे जरूू 
सीचकर उसका पालन किया जाता है और उससे फल, फूल अथवा छाया आदिकी कुछ 
भी अपेक्षा नही की जाती, हे अर्जुन, वास्तव मे उसी यज्ञको सात्विक समझना चाहिए । 

अभिसंधाय तु फर्ल दस्भाथंमषि चेव यत्‌। 

इज्यते भरतश्रेष्ठ त॑ यज्ञ विद्ध राजसम्‌ ॥१श। 


“अब हे वीर श्रेष्ठ अर्जुन, जो यज्ञ इसी प्रकार यथा-साय किया जाता है, परन्तु 
जिस प्रकार श्राद्धमे राजाको इस हेतुसे मिमन्‍्त्रण दिया जाता है कि यदि राजाके 
चरण हमारे घरमे आ गये तो उनका बहुत कुछ उपयोग होगा, छोकमे हमारी कीत्ति 
भी हो जायगी और श्राद्धकी क्रियामे भी कोई न्यूनता नही आवेगी और इसी प्रकारका 


सन्नहवाँ अध्याय " ४३३ 


ब्राह्मण उत्पन्न किये, उन्हे वेदोकां अनुसरण करनेका आदेश दिया और यज्ञ-कर्मकों 
उनके निर्वाहका साधन बना दिया । उसके उपरान्त उन्होने इतने अपरम्पार मनुष्य 
उत्पन्न किये कि उनकी गिनती ही नही हो सकती । उन सबके निर्वाहके लिए ब्रह्माने 
तीनो भुवनोका मानों दानपत्र लिख दिया। जिस नाम-मन्त्रके प्रभावसे प्रजापति 
ब्रह्मा ऐसा अद्भुत कार्य कर सके थे, अव तुम उसका स्वरूप सुनो ।” बस यही बात 
अर्जुनसे भगवानने वही थी | इसके उपरान्त उन्होने फिर कहा--“समस्त मस्‍्त्रोका 
अधिपति जो प्रणव (अर्थात्‌ बोक।र) है, उसे इस नामका पहला वर्ण समझना चाहिए | 
उसका दूसरा वर्ण ततु है ओर तीसरा वर्ण सत्‌ है। इस प्रकार यही ओतत्सतु उस 
ब्रह्माका तेहरा नाक है । उपनिपदोके अर्थ या सार रूपी इस सुन्दर पुष्पकी सुगन्धिका 
तुम उपभोग करो । जब इस नामके साथ एक-छप होकर सात्विक कर्मोका आचरण 
किया जाता है, तभी मनुष्य कैवल्यकों अपने घरका दास बना लेता है। हे अर्जुन, 
यदि दैव अनुक्ूर हो तो सम्भव है कि हमे कपूरके अलंकार मी प्राप्त हो जाये । 
परन्तु यह समझना बहुत ही कठिन है कि वे अलूकार शरीर पर धारण किस प्रकार 
किये जायेंगे । ठीक इसी प्रकार यदि सत्कर्मोका आचरण भी किया जाय और ब्रह्मके 
नामका उच्चारण भी किया जाय तो भी यदि विनियोग (अर्थात्‌ व्यवस्था या गास्नोक्त 
विधिथो) का ज्ञान न हो तो जिस प्रकार असख्य साधु-जनोके घर आने पर भी उनका 
उपयुक्त आदर-सत्कार न हो सकनेके कारण अपने पासकी पुण्याई भी नष्ट हो जाती 
है, उसी प्रकार अथवा जिस प्रकार गहने पहननेकी कामनासे कुछ नग और सोनेके 
डले आदि कहीसे इकट्ठा करके यो ही बाँधकर गलेमे छटका लिये जाते हैं, यदि मुख 
ब्रह्मके नामका उच्चारण करता हो और हाथोसे सात्विक कर्म भी होते हो, परन्तु 
यदि उनके विनियोगका ज्ञान न हो तो ये सब कृत्य व्यर्थ ही जाते है। अन्न और 
भूख दोनो पास ही रहते है। परन्तु यदि वालककों भोजन करना न आता हो तो 
फिर उसे उपवास ही छरना पड़ेगा। अथवा हे वीर अर्जुन, यदि तेल, बत्ती और 
अग्नि तीनो ही पास हो, परन्तु यह ज्ञात न हो कि उन सवकी योजना किस प्रकार 
की जाती है, तो प्रकाश किसी प्रकार प्राप्त नही हो सकता ! ठीक इसी प्रकार यदि 
उपयुक्त समय पर कर्म भी होता हो और उसका मन्त्र भी स्मरण हो, परन्तु उसके 
विनियोगका ज्ञान न हो तो सभी वाते निप्फल हो जाती है। इसी लिए इन तीनों 
वर्णोके योगसे बना हुआ पर-कब्रह्मका जो एक नाम है, उसका विनियोग तुम सुनो । 
तस्सादोमित्युदाहत्य.. यज्ञदानतप:. क्रियाः। 
प्रवर्तत्ते विधानोक्ताः सतत. ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२०।॥ 

“इस नामके तीनो अक्षरोकी कर्मक्े आरम्भ, मध्ये और अन्य तीनो स्थानोमें 
योजना करनी चाहिए । हे अर्जुन, इसी व्यवस्थासे ब्रह्मवेत्ताओने ब्रह्म-स्वरूप प्राप्त 
किया है। जो छोग शास््रोके ज्ञानके कारण करमं-निष्ठ हो जाते हैं, वे ब्रह्मके साथ एकता 
प्राप्त करनेके लिए बिना यज्ञ आदि कर्म किये नही रहते । परन्तु आरम्भमे वे लोग 
ओकारको अपने ध्यानमे रखते हैं भौर तब वाचासे भी उसका उच्चारण करते हैं । 
ओकारके ध्यान और उसके स्पष्ट उच्चारणके साथ वे छोग कर्म-मार्गमे प्रवृत्त होते 
- २८ 


ड२४ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


उददेदय रखकर इसी तरहकी नीतिसे जब यज्ञ करनेवालरा अपने मनमें यह कहता है 
कि यज्ञसे मुझे स्वर्गेकी प्राप्ति होगी, यज्ञममें दीक्षित हो जानेके कारण जनतामें मेरा 
बोलवाला होगा और मेरे हाथीं यज्ञ भी हो जायगा, तात्पय॑ यह कि है भर्जुन, जो 
यज्ञ केवल इस अभिप्रायसे, फलकी वासनासे और संसारमें अपना महत्व स्थापित 
करनेके उद्देश्यसे किया जाता है, उस यज्ञको राजस समझना चाहिए । 
विधिहीनमसृष्टान॑ सन्‍्त्रहीनसदक्षिणम्‌ । 
अरद्धाविरहितं यज्ञ तामसं परिचक्षते ॥१श। 

“और हे अर्जुन, जिस प्रकार पशु-पक्षियोके विवाहके छिए काम-वासनाके 

अतिरिक्त और किसीके पौरोहित्यकी कोई आवश्यकता नही होती, उसी प्रकार तामस' 
यज्ञक्ना मूल कारण भी एक मात्र आग्रह ही होता है। हे अर्जुन, यदि कभी ऐसी 
अवस्था आ जाय कि वायुको ढूँढने पर भी मार्ग न मिले अथवा मृत्युको मुहृत्त देखने- 
की आवश्यकता आ पड़े अथवा निषिद्ध पदार्थ को देखकर भड़की हुई आग भयसे पीछे 
हट जाय, तभी तामस पुरुषके व्यवहारमें भी किसी श्रकारकी बाधा हो सकती है (अर्थात्‌ 
तामस पुरुष अपने व्यवहारमें किसी प्रकार की बाधा देखना पग्नन्द नही करता) । 
हे अर्जुन, तामस पुरुष सदा पूरा स्वेच्छाचारी ही होता है। उसे न तो विधि और 
निपेधकी ही कोई परवाह होती है और न मन्त्र आदिकी ही उसके लिए कोई बाधा 
होती है । अन्न देखते ही मक्खी कितनी जल्दी आकर उस पर बैठ जाती और उसे 
खाने लूगती है ! तामस पुरुषको भी विधि और निषेध का उतना ही विचार होता 
है, जितना मक्लीको होता है । (अर्थात्‌ विलकुल विचार नही होता) । ब्राह्मण तो 
विरक्त होते है। फिर लोलपतापूर्वक दक्षिणाके लिए उनके यज्ञमे भला कौन ब्राह्मण 
घुस सकता है? जिस प्रकार आग तेज हवापे पड़कर खूब भड़क उठती है, उसी 
प्रकार वह भी अपने अभिवानके कारण अपना सर्वस्व व्यर्थ ही उडाने रूगता है। जिस 
प्रकार किसी निस्सन्‍्तानका छा-वारिस घर आने-जानेवाले सभी लोग छूटने रूगते है, 
उसी प्रकार ऐसे छोभी लोग, जिनमे कुछ भी श्रद्धा नही होती, आ आकर उसका 
द्रव्य छूटने लगते है। इस प्रकारकी बाते जिम्न यज्ञमे होती हैं वह मिथ्या और 
श्रामक यज्ञ होता है और उसीको तामस यज्ञ समझना चाहिए ।” यही लक्ष्मीपति 
श्रीकृष्णणे उस समय कहा था। इसके उपरान्त वे कहने लंगे--'हे अर्जुन, नदीका 
पानी सदा एकरूप ही रहता है, परन्तु भिन्‍न-भिन्‍न स्थानोमें वहनेके कारण कही तो 
वह अपने साथ गन्दगी वहाले जाता है और इसलिए बिलकुल गँदला हो जाता है 
और कही बिलकुल स्वच्छ रहता है। ठीक इसी प्रकार तप भी तीन ग्रुणोके योगसे 
तीन प्रकारका होता है। एक प्रकारका तप पापका कारण होता है, तो दूसरे प्रकारका 
तप उद्धार करता है। हे सुविज्ञ अर्जुन; यदि तुम्हारे मनमे यह जाननेकी उत्कंठा हो 
कि तप के ये तीनो भेद किस प्रकार उत्पन्न होते है, तो तुम पहले तपका ही स्वरूप 
समझ लो | पहले मैं तुमको यह वतछाता हूँ कि “तप” किसे कहते है, और तब यह 
बतलाऊँगा कि गुणोके योग से उसके मिन्‍न भिन्न स्वरूप किस प्रकार होते है । जिसे 
“तप” कहते हैं, वह मूलत तीन प्रकार का होता है--एक शारीर, दूसरा मानसिक 
और तीसरा शाब्द । 


४३४ हिन्दी ज्ञानेदवरी 


हैं। जिस प्रकार अधेरेमें जानेके समय जलता हुआ दीपक अथवा जंगलूमें जाते समय 
बलवान मनुष्य अपने साथ रखना चाहिए, उसी प्रकार कमंक्रा आरम्भ करते समय 
प्रणकका आधार लेना चाहिए। ब्रह्म वेत्ता छोग अपने इष्ट देवताके उद्देश्यसे धर्म 
द्वारा अजित अनेक प्रकारके द्रव्य ब्राह्मणके हाथों अग्निमें आहुतिके रूपमे डलवाते हैं। 
वे छोग शाह्नोक्त विधियोके अनुसार दक्षतापू्वक आहवनीय आदि तीनो अग्नियोंमें 
तीनों समय आहुति देकर यज्ञ-कर्मका आचरण करते है। वे अनेक प्रकारके यज्ञों और 
यागो आदिका अंगीकार करके इस माया-जनित संसारके मोहका त्याग करते हैं । 
अथवा न्यायसे प्राप्त भूमि आदि द्रव्योका दान उपयुक्त स्थान और कालहमें सत्पात्र 
पुरुषको देते हैं। अथवा एकान्तराट भोजनका ब्रत करते हैं (अर्थात्‌ सदा एक दिन 
भोजन करते है और एक दिन नही करते), चान्द्रायण आदि ब्रत करते है और महीने 
महीने भर तक उपवास करके अपने शरीरकी धःतुओंको सुखाते हुए तपस्या करते हैं। 
इस प्रकार जो यज्ञ, दान और तप आदि कर्म संसारमे वन्धनकारक कहे जाते हैं, 
उन्ही कर्मोका आचरण करने और उन्हीके द्वारा ब्रह्मवेत्ता लोग सहजमे ही मोक्ष पद 
प्राप्त कर लेते हैं । स्थलमे जो रूकड़ियाँ आदि जड़ जान पड़ती है, उन्‍्हीकी सहायतासे 
हम लोग जिस प्रकार पानीमें तैरते हैं, उसी प्रकार इस नामकी सहायतासे लोग 


बन्धनकारक कर्मोसे छुटकारा पाते हैं। परन्तु यह विस्तार बहुत हो चुका। इस 
प्रकार ये यज्ञ और दान आदि क्रियाएँ ऑकारकी सहायतासे हित-कारक होती हैं । 
हे अर्जुन, तुम यह बात ध्यानमें रखो कि जिस समय यह जान पडता है कि ये क्रियाएँ 
फलके कुछ भी समीप पहुँच गई हैं, उस समय तत्‌ शब्दका प्रयोग किया जाता है । 
तदित्यनभिसंधाय फ्लं यज्ञतपःक्रियाः । 
दानकियास्वथ विविधाः क्रियन्ते सोक्षकाड्क्षिसिः धरप॥। 

“जो पर-ब्रह्म नामक वस्तु समस्त माया-जन्य संसारसे परेकी है, जो सब कुछ 
देखनेवाली है और जो 'ततु” शब्दसे दरसाई जाती है, वह ऐसी है कि सबका कारण 
है; और इसी रूपमें मनमे उसका ध्यान करके, हे अर्जुन, विज्ञ पुरष वाणीसे भी 
उसका उच्चारण करते हैं।वे कहते कि “ततु” रूपी जो ब्रह्म है, उसीको हमारी 
ये सब क्रियाएँ अपने फलों सहित अत हो, और हमारे भोगनेके लिए 
इनमेसे कुछ भी वाकी न रहे | इस प्रकार तत्‌ रूपी ब्रह्मको अपने समस्त कर्म 
समपित करके वे “न मम” कहकर अपने आपको समस्त कमें-फलोसे अकूग कर 
लेते है। फिर ओकारसे आरम्भ किया हुआ और तत्कारमें-ब्रह्मापंण किया हुआ जो 
कर्म इस प्रकार ब्रह्म-हप होता है, वह केवछ ऊपरसे दिाई देनेवाला कम होता है, 

परन्तु कर्ततामे कतृ त्के अभिमानके कारण जो हंत भाव रहता है, वह इस वाह्म 
करेको ब्रह्मापंण करनेसे भी हहा-रूप नही होता । नमक स्वयं तो पानीमें घुछ जाता 
है, परन्तु उसका नमकपन फिर भी वाकी रह जाता है। ठीक इसी प्रकार कत्तमिं 
इस तरहकी भावनाका हैत भाव वना रहता है कि हमने अपना कर्म ब्रह्मारपपण 
किया है । भौर जब तक यह द्वैत भाव वना रहता है, तव तक संसार का भय नहीं 
छूटता । यह बात वे वेद, जो परमेदवरके मुख हैं, चिल्ला चिल्काकर कह रहे हैं । 
इसलिए कतृत्वके अभिमानके कारण जो ब्रह्म अपनेसे अहूग या पराया जान 


सत्रहवों अध्याय ड२५ 
देवह्िजगुरुप्राज्षपुजन शोौचमाजंवम्‌ । 
ब्रह्म चयंयहिसा च शारीरं॑ तप उच्यते ॥१४॥ 

“इन तीनों तपोसे जो पहला शारीर-तप है, अब उसका स्वरूप थुनों। श्री 
इशंकर या श्री हरि दोनोमेते जिन देवताके प्रति भक्ति और अनुराग हो, उस देवताके 
मन्दिर की और वहाँक़ी यात्रा करने और वहाँ आने-जानेवालोकों पंखा आदि 
झजनेके लिए पैर आठो पहर चरूते रहते है। उस देवताक़े प्रागणके श्वज्जार करने, 
देवताक्े छिए पूजके गन्ध-पुप्त आदि उपचार एकत्र करने और देवताका जो काम 
कोई कह दे, वही काम करनेमे हाथ सदा सिद्ध रहते हैं। देवताके लिज्ध अथवा मूर्ति 
पर दृष्टि पडते ही झरीर पृथ्वी पर छोटकर दडव॒त करता है) और ऐसे ब्राह्मणोकी 
मन भरके सेवा की जाती है जो अपने सदाचार आदि गुणोक्रे कारण लोकमे ययेष्ट 
महत्व प्राप्त कर चुके होते हैं। अथवा जो लोग प्रवासके कारण या रोग आदि 
'पीड़ाओके कारण या संक्रटो आदिके कारण दु-खी और पीडित होते हैं, उन जीवोको 
सुखी किया जाता है। सब तीथसे श्रेष्ठ जो माक्त-पिता हैं, उनकी सेवाके छिए 
अपना शरोर निछावर कर दिया जाता है। ज्ञानदान करनेमे अत्यन्त सदय उन 
गुरदेवका भजन करना चाहिए जिनके इस संसार सरीखी अवस्थामें भी मिलते ही 
सब मल विलकुछ दूर हो जाते है। और हे वीर पार्थ, स्वधर्म रूपी अँग्रीठीमें 
अभ्यास-योगके पुठ देकर देहाभिमानके सब दोप जलाकर भस्म कर दिये जाते हैं। 

ऐसा तप करनेत्राछेको यह मानकर कि भूत मात्रमे .आत्म-वस्तु है, उन्हें नमस्कार 
करना चाहिए, सदा परोपकार करते रहना चाहिए और विषय-भोगोका हृढ़ निश्चय- 
पूर्वक संयम करना चाहिए । जन्म धारण करनेके लिए स्रीके शरीरका स्पर्श करना 
ही पड़ता है, परन्तु उस प्रसंगके उपरान्त फिर जन्म भर उस स्परशंसे अपने आपको 
दूर और मुक्त रहना चाहिए। यह समझकर कि भूत मात्रमे प्राण हैं, एक तृण भी 
नही तोडना चाहिए और यहाँ तक कि उसका छेंदन या भेदन भी नहीं करना 
चाहिए । जत्र इस प्रकार गरीरकी रहन-सहन शुद्ध और सररू हो जाय, तव यह 
समझना चाहिए कि शारीर तथ अपनी पूर्णताकों पहुँच गया है। हे भर्जून, इन सब 
व्यवहारोमे शरीर ही मुख्य साधन होता है, इसीलिए मैं इसे शारीर तप कहता 
हूँ। इस प्रकार यह शारीर तापका विवेचन हुआ । अब तुम निष्पाप वाइमय तपका 
वर्ण सुनो । £ े पहित है 
अनुद्देगककरं॑ वाक्य सत्य प्रि चर यत्‌। 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाहससमयं तप उच्यते ॥१५॥ 

“पारस पत्थर जिस प्रकार लोहेको बिना तोडे-फोडे और बिना उसका स्वरूप 
बिगड़े उसे सोना वना देता है, उसी प्रकार जिसकी वाणीमे ऐसा सौजन्य होता है 
कि.वह स्वाभाविक रूपसे बिना किसीको कष्ट पहुँचाये आस-पासके सभी लछोगोके लिए 
मधुर और सुखकर होती है, जिसका भाषण, होता तो किसी एक व्यक्तिके उद्देश्यसे 
है, परन्तु फिर भी सबके लिए उसी प्रकार हितकारक होता है, जिस प्रकार जरूू 
जाता तो वृक्षका पोषण करनेके लिए है, पर वह जाते जाते सहजमे तृणोकों भी 
जीवन प्रदाव करता है, जो भाषण अमृतकी उस दिव्य गंगाके समान होता हैं जो प्राप्त 


सन्नह॒र्वों अध्याय ड्र्५्‌ 


पड़ता है, उस पर बात्मत्व (भर्थातु अपने ही स्वरूप) का प्रत्यव होनेके लिए ही 
“संत” शब्द रखा गया है। ओंकार और तत्कारके द्वारा जो कर्म ब्रह्म-स्तरूप कर 
दिये जाते हैं, वे “प्रशस्त” गादि शब्दोसे वणित किये गये हैं--वे प्रशस्त कहे गये हैं । 
उन्ही प्रशस्त कर्मो में “सतु ' शब्द लगाया जाता है। अब मैं उसी सत्‌ शब्दके विषय- 
मे कुछ ऐसी बातें वतलाता हूँ जिनसे उसका आशय स्पष्ट हो जाय । सुनो । 

सख्भावे साधुभावे व सदित्येतत्प्रयुज्यते । 

प्रधस्ते कर्मंणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥२६॥ 

“(इस सत्‌ छब्दके द्वारा असत्‌ अर्थात्‌ अज्ञान-जन्य नाम-रूपात्मक विश्वकी छाप 
मिट जाती है और सत्‌ तत्व रूपी सुवर्णक। सच्चा और निर्दोष रूप व्यक्त होता है ॥ 
यह सत्‌ कभी काल या स्थलके प्रभावके कारण नही बदकता और सदा अपने आत्म- 
स्वरूपमे ही विकास ही करता रहता है। यह सारा नाम-रूपात्मक हृदय जगत अनित्य 
है और इसी लिए वह “'सत्‌” मे नही आ सकता; और केवल आत्म-रूपकी प्राप्तिसे 
ही जिस सत्‌ तत्वका ज्ञान होता है, उस सत्‌ तत्वके द्वारा वे सब कर्म ऐक्य-ज्ञानके 
कारण सम-रूप हो जाते हैं, जो पहले प्रशत्त हो चुके रहते हैं. और तब आत्म-स्वरूप 
ब्रह्म दिखाई देने लगता है। इसलिए ओकार और तत्कारसे जो कम ब्रह्माकार हो 
जाते हैं, वे सब पचकर एक दमसे बिल्कुल सद-रूप हो जाते हैं। इस प्रकार इस सत्‌ 
शब्दका अन्तःस्थ उपयोग तुम ध्यानमें रखो ।” यही भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं। ये 
सब वाते मैं अपनी ओरसे नही कह रहा हूँ । परन्तु यदि इस प्रकार यह बात कही 
जाय तो भगवानके सम्बन्धमें द्वेत भावक्रा दोष उत्पन्न होता है। अतः यही निदचय 
करना चाहिए कि यह सब कथन भी भगवानका ही है । (अर्थात्‌ भगवानकी कही हुई 
ये वाते मैं नही कह रहा हूँ, वल्कि स्वयं भगवान ही मेरे अन्दरसे कह रहे हैं। ) 
भगवान कहते है---“अवब इस सत्‌ शब्दका सात्विक करके लिए एक और भी उप- 
कारक प्रयोग होता है। वह भी सुन छो । सब लोग अपने अपने अधिकारके अनुसार 
अच्छी तरह सत्कम करते रहते हैं । परन्तु जब कुछ कारणोसे वे कर्म॑ किसी अंगसे 
हीन होते हैं, तव जिम्त प्रकार कोई अवयव खंडित या पीडित होनेके कारण शरीर 
ठीक तरहसे नही चलता अथवा जिस प्रकार वह गाड़ी नही चहू सकती जिसमें पहिया 
नही होता, उसी प्रकार किसी वैगुण्य या न्यूनताके कारण “सतु” कर्म भी “असतु”? 
हो जाते हैं। फिर ओकार तथा तत्कारकी सहायताके लिए यह सतु-कार आ पहुँचता 
है और इससे उन हीन कर्मोकी हीनता भी दूर हो जाती है--वे कर्म भी ऊँचे होकर 

सर्वाज्भपूर्ण हो जाते हैं। यह सत्‌ उन कर्मोका असतु-पन दूर करके और उन्हे अच्छी 
त्तरह रूढ करके अपने सत्वकी सामथ्य॑ंसे उसी प्रकार हीत कर्मोको सर्वाज्पृर्ण कर 
देते हैं, जिस प्रकार कोई दिव्य औषधि रोय-पग्रस्त पुरुषको रोगोसे मुक्त कर देती है 
अथवा पीड़ित मनुष्यको पीडा-रहित कर देती है। कभी-कभी किसी भूलके कारण 
कुछ कर्म विधि-नियमो उल्लघन करके निपिद्ध मार्यमे जा छूगते हैं, क्योकि चलनेवाले 
ही मार्ग भूलते हैं और पारखीको ही भ्रम होता है। भछा यह वात निदचयपुवेक 
कौन कह सकता है कि व्यवहारमे क्या क्या नही हो जाता ? इसी लिए जब इस 


४२६ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


होने पर प्राणियोको अमर तो करती ही है, पर साथ, ही रनान करनेवालोके पाप 
और ताप भी दूर करती है और जिह्वाको भी मधुर स्वाद प्रदान करती हैं और इसी 
लिए जिस भाषणसे अविचार दूर हो जाता'है; अपना अनादि तथा शाइवत आत्म- 
स्वरूप प्रकट होता है, जो सुननेमें अमृत-रसके समान प्रिय जान पड़ता है और जिसके 
सुननेसे जी नही उकताता और जिसका यह नियम होता है कि जब कोई कुछ पूछे, 
तभी वह बोलता है और नही तो चुपचाप वेदो और संहिताओ आदिका ही आवत्तंन 
करता है; जो ऋग्वेद आदि तीनो वेदोका अपने-वाग्‌-भवनमे प्रतिष्ठापव करके अपनी 
वाणीको मानो वेद-शाला ही बना लेता है और जिसमे छिवका, विप्णुका अथवा इसी 
प्रकारके किसी और देवताका नाम दिन-रात समान रूपसे उच्चारण किया जाता 
है, उसीको वाचिक तप कहना चाहिए । अब मैं मानसिक तपका वर्णन करता हूं, 
सुनो ।” बस यही लछोकपालोके स्वामी भगवान श्रीकृष्णने उस समय कहा था । 
मनःप्रसादः सौम्पत्व॑ सोौनमात्मविनिग्रहः । | 
भावसंशु द्विरिस्पेतत्तपो समानसमुच्यत ॥१६॥ 

श्रीकृष्ण कहते है--जिस प्रकार तरंगोके न रह जाने पर सरोवर, मेघोके न रह 
जाने पर आकाश, साँपोके न रह जानेपर चन्दतका वन, कछाओकी चल्-विचल्ता न 
रह जाने पर चन्द्रमा, चिन्ताओके न रह जाने पर राजा अथवा मथनेवाले मन्दर 
पर्वंतके न रह जाने पर क्षीर सागरकी अवस्था होती है, उसी प्रकार तरह-तरहके 
संकल्प-विकल्पोके झगडोके न रह जाने पर जो मन केवल आत्म-रूपमे स्थिर हो जाता 
है, सनन्‍्ताप-रहित प्रकाश, जड़तासे रहित रस अथवा पोलेपनम्ते रहित अवकाशकी 
भाँति होकर जब मन अपने कल्याणका साधन करके आनन्द-मय स्वरूप देखता है 
और अपने स्वभावका उसी प्रकार परित्याग कर देता है, जिस प्रकार सरदीसे सुन्‍्न हो 
जानेवाला अवयव स्पर्श ज्ञानसे रहित हो जाता है और फिरसरदीकी बाधाका अनुभव 
नही करता; उस समय सनको निश्चल कलूंकहीन तथा परिपूर्ण चन्द्र-मडलके समान 
जो उत्तम सौन्दर्य प्राप्त होता है, मनकी उस अवस्थामें वैराग्यसे कष्ट नहीके समान 
हो जाते है; मनकी चंचलताका अंत हो जाता है और केवल आत्म-बोधकी पृर्णता 


ही बच रहती है। इसीलिए शास्रोंका उपदेश करते समय जो मुँह हिलाना पडता है, 
वह बन्द हो जाता है और वह प्रयत्न ही वाणीका सूत्र हाथमे न लेकर केवछ मौन 
स्वीकृत करता हैं । आत्म-स्वरूपकी प्राप्ति हो जाने पर मनका मनत्व भी नष्ट हो जाता 
है, और नमक जिस प्रकार पानीमे अच्छी तरह घुलकर लीन हो जाता है, उसी प्रकार 
मन भी आत्म-तत्वमे लीन हो जाता है। फिर ऐसी अवस्थामे मनके वे भाव भला 
उत्पन्न ही कहाँसे हो सकते हैं जो इन्द्रियोके मार्गसे दौडकर विपयोके ग्राममे पहुँचते है ? 
फिर जिस प्रकार हाथकी हथेलीमें वाल नही होते, उसी प्रकार मनमे विषय भावनाओंका 
भी कही नाम नही होता । हे अर्जुन मैं और अधिक क्या कहूँ, जिस समय मनकी यह 
अवस्था होती है, उस समय यह समझना चाहिए कि वह मन मानसिक तपका पात्र 
होता है। परन्तु यह विवरण बहुत हो चुका । मैने इस प्रकार तुम्हे मानस तपके 
सम्दुण लक्षण बतला दिये हैं ।” बस यही भगवान श्रीकृष्णने कहा था। इसके उपरान्त 


४३६ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


प्रकार अविचारके कारण कर्मेकी मर्यादा नष्ट हो जाती है, और , जब वे कमे दुष्कर्म 
होनेके मार्गमें लग जाते है, तब हे भाई अर्जुन यदि इस “'सतु” शब्दका प्रयोग ओकार 
और तत्कारके प्रयोगसे भी अधिक सावधानतापूर्वंक किया जाय तो यह उस कर्मकों 
सिमेल कर देता है । जिस प्रकार लोहेके लिए पारस पत्थरकी रगड था किसी नाडढेके 
लिये गंगाका संगम या मृतके लिए अमृतकी वर्षा होती है, उसी प्रकार हे वीर-श्रेष्ठ 
अर्जुन, स-दोष कमंके लिए सत्‌ शब्दका प्रयोग भी कल्णणकारक होता है । इस शब्द- 
का इत्तना अधिक महत्व है। इस स्पष्टीकरणके रहस्यका ध्यान रखकर तुम जब इस 
नामका विचार करोगे, तब यह बात तुम्हारे अनुभवमे आ जायगी कि यह केवल 
परब्रह्म ही है। जिस स्थानसे इस नाम-रूपात्मक वस्तु मात्रकी उत्पत्ति होती है, उसी 
स्थान पर जीव इस ओ-तत्सत॒क्रा उच्चारण करनेसे पहुँच जाता है। वह स्थान केवल 
अखंड शुद्ध परब्रह्म ही है और यह नाम उसमे रहनेवाली सामथ्यंका दर्शक है | परन्तु 
जाकाशके लिए जिस प्रकार स्वयं आकाशका ही आधार रहता है, उसी प्रकार इस 
भनामके लिए भी इस नामका ही अखंड आधार है। आकाशमें उदित होनेवाला सूर्य 
जिस प्रकार स्वयं ही अपने आपको प्रकट करता है, उसी प्रकार यह नाम' भी अपने 
ब्रह्म स्वरूपको स्वयं ही प्रकट करता है । ६ 

+ यज्ञ तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । - 

कर्स चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२ण। 

“इसलिए तुम यह,न समझ लो कि यह नाम केवल तीन वर्णोका समूह ही है; 
बल्कि इसे तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म ही समझो । इसो लिये जो जो कर्म किये जाये, फिर चाहे 
वे यजन हो, चाहे दान हो और चाहे तप आदि हो, वे चाहे यथा-विधि पूरे उत्तर 
जाये अथवा न्यून होकर अधूरे ही रह जायें, परन्तु जिस प्रकार पारसकी कसौटी पर 
रगडे जानेके कारण खरे और खोटे सोनेका भेद कभी नही रह सकता (क्योकि पारस- 
का स्पर्श ही सबको शुद्ध सोना बना देगा), उसी प्रकार समस्त कर्म द्रह्मापंण होने 
पर ब्रह्म रूप ही हो जाते हैं। जिस प्रकार समुद्रमे मिल जाने पर नदियाँ अलग अलग 
नही की जा सकती, उसी प्रकार ब्रह्मार्पण किये हुए कर्मोके न्‍्यून और परूर्णका कोई 


भेद रह ही नही जाता । इस प्रकार, हे सुविज्ञ अर्जुन, मैंने तुम्हे ब्रह्म की नामकी 
सामथ्यं बतला दी है । और हे वीर पा, इस नामके भिन्न भिन्न वर्णोका प्रयोग भी 


मैंने तुम्हे सुन्दर भाषामें वतला दिया है। इस प्रकार इस नामका बहुत अधिक महत्व 
है भर इसी लिये यह ब्रह्म नाम है। अब तुम इसका रहस्य समझ गये न ? इसलिए 
अब मैं यही चाहता हू कि आजसे तुममे इस नामकी श्रद्धा वराबर बढती रहे, क्योकि 
इस नामका जब उदय होता है, तब यह जन्म वन्धनका कही ठौर-ठिकाना भी नहीं 
रहने देता । जिस कर्मम्े इस सत्‌ शब्दकी व्यवस्थाक्रा प्रयोग किया जायगा, वह कर्म 
मानो साग वेदके अनुष्ठानके ही समान हो जायगा । 

अश्वद्धया हुतं दत्त तपस्तप्तं॑ कृत चर यत्‌। 

असदित्युच्यते पार्थ न च तत्पत्य नो इह 0२८॥ 

“परूतु यदि इस व्यवस्थाको दुर करके, श्रद्धाको छोड़कर और दुराग्रहपूर्वक करोड़ों 


'सत्रहवां अध्याय ४२७- 


वे फिर कहने छगे---/इस प्रकार शरीर, वाणी और भनके सम्बन्धसे तंपके जो तीन 
प्रकार होते है, वे मैंने तुम्हे बतहा दिये है। अब तीनो गुणोके कारण इन तीनों 
प्रकार के सामान्य तपोके जो त्तीन भेद होते है, वह भी खूब अच्छी तरह और सचेत 
होकर सुनो । 
अद्धया परया तप्त तपस्तत्त्रिविधं भरे :। 
अफलाकाइलक्षिभियु क्तेः सात्त्विकं परिचक्षते १७ 
“हे सुविज्ञ अर्जुन, ये थो तीनो प्रकारके तप तुम्हे बतलाये है, जब उनका आचरण 
फलू-प्राप्तिकी सारी आशाका परित्याग करके किया जाता है और जब ये तप छुद्ध 
सात्विक वृत्तिसे और आस्तिक्य भावसे किये जाते है, तब बुद्धिमान लोग उसे सात्विक 
तप कहते है । 
सत्कारमानपुजार्थ तपो दम्भेन चेव यत्‌। 
क्रियते तदिह प्रोक्त राजसं चलमश्नुवम्‌ ॥१८॥ 

., “और नही तो तपके निमित्तसे भंद-भाव उत्पन्न करके, बडपनके शिखर पर 
वैठनेके छिए यह सोचकर कि त्रिभुवनमे मेरे सिवा और किसी को मान प्राप्त न हो, 
सभा और भोजन आदिके अवसर पर स्वयं ही सबसे अधिक और पहले सम्मान प्राप्त 
करनेके लिये, स्वयं, ही सारे विश्व की स्तुतिका पात्र वननेके लिए और इस उद्देश्य से 
कि सब लोग दौड़-दौडकर मेरे घर आया करे और छोगोपे अनेक प्रकारके जो सम्मान 
प्राप्त होते है, वे और किसीको न प्राप्त हो, बड़प्पनकी सब बातोका स्वयं ही अनुभव 
प्राप्त करनेके लिए जिस प्रकार कोई भट्दा और कुरूप व्यक्ति अपना महत्व बढानेके 
लिए बढ़िया कपड़े पहनता और अपने आपको सजाता है, उसी प्रकार शरीर और वाणी 
पर तप का मुल्म्मा चढानेके लिए और इस प्रकार अपना महत्व बढाने के लिये, साराश 
यह कि धन और मानकी वासनाओको पराकाप्टरा तक पहुँचाकर जिस तपका कष्ट 
किया जाता है; वही “तप” राजस गिना जाता है। जो गौ ठाँठ हो जाती है और 
जिसे ऐसा रोग हो जाता है कि वह बच्चा होने पर भी दूध नही देती, उस गौकी 
तरह अथवा उस खेत्तकी तरह जो तैयार तो हो जाता है, परन्तु फिर भी जिसे जानवर 
चर जाते है और फिर जिससे अन्नकी श्राप्ति नही होती, वह तप भी केवल निष्फक 
होता और व्यर्थ जाता है, जो खूब शोर मचाकर और बहुत आडम्बरपुर्वक किया 
जाता है। इससे अतिरिक्त हे अर्जुन, ऐसा तप करनेवाले को जब यह दिखाई देता 
है कि मेरा तप निष्फल होता जा रहा है तव वह उसे बीचमे ही और अधूरा छोड़ 
देता है और इसी लिए इस प्रकारके तपमे स्थिरता या स्थायित्व भी नही हो सकता । 


साधारणत: जो मेघ असमयमे ही आकाशमे आ जाता है और खूब जोरसे गरजकर 
सारे ब्रह्माडको ग्रुजा देता है, वह क्या कभी घडी भर भी ठहरता है ? इसी प्रकार 


जो तप राजस होता है, वह केवल निष्फल होकर बाँझके समान ही सिद्ध होता है 
और साथ ही आचरणमे भी वह पूरा नही उतरता । अब वही तप यदि तामस प्रकार 
का हो तो उसका आचरण करने पर मनुष्य स्वर्ग-लाभसे भी और इस लोकमे होने- 
वाली कीतिसे भी वंचित हो जाता है । 

सूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः।॥ 

परस्योत्सादनाथं वा तत्तामसम्रुदाहृतम्‌ ॥१०॥ 


सत्रहवाँ अध्याय ४३७ 


अश्वमेध यज्ञ भी किये जाये, र॒त्नोसे भरकर सारी पृथ्वी दान कर दी जाय, एक 


अँगूठे पर खडे रहकर सहस्नो तप किये जाये, इतने बडे बड़े तालाब और कुएँ आदि 
बनवाये जाये कि मानो दूसरे समुद्र ही हो,परन्तु ये सब बाते विछकुर निष्फछ होती 


है। जिस प्रकार पत्थर पर वरसा हुआ ज5, राखमें दी हुई आहुति, छायाके साथ 
किया हुआ आलिगन अथवा आकाशको मारा हुआ-थप्पड व्यर्थ होता है, उसी प्रकार 
है अर्जुन, ये समस्त कर्म-समारम्भ भी बिलकुल व्यर्थ ही हो जाते है। अगर कोल्हकी 
घानीमे पत्थरके टुकड़े डाले जायें तो न उनमेसे तेल ही निकलता है और न खली ही 
निकलती है। ठीक इसी प्रकार इस कर्म-समारम्भसे भी किसी तरहका लाभ नही 
होता, हाँ उठे दारिद्रय आकर साथ रूग जाता है। अपने पास केवछ भीख माँगने- 
का खप्पड रखकर चाहे कोई अपने देशमे घूमे और चाहे किसी दृपतरे देशमे चला 
जाय, परन्तु उसका कही कुछ भी मूल्य नही मिलता और उसे ले जानेवालेके लिए 
भूखो मरनेकी ही नौबत ही आती है। ठीक इसी प्रकार इस तरह॒ंके कर्मोके आचरणसे 
पारलछौकिक लाभकी बात तो दूर रही, कोई ऐहिक लाभ भी नही होता | तात्पयं यह 
कि यदि ब्रह्मके नामके प्रति श्रद्धा न हो तो ,जो काम किया. जाता है, वह इस 
लोकमे भी और परलोकमे भी निरथेक ही - सिद्ध होता है ।? पाप रूपी हाथीका 


संहार करनेवाले (वह और तिताप रूपी अन्धकारको दूर करनेवाले सूर्य जो लक्ष्मी- 
कानन्‍्त वीर नर-श्रेप्ठ भगवान्‌ श्रीक्षष्ण हैं, उन्‍होंने यही सब बाते कही थी। जिस 
प्रकार चाँदनीमे स्वयं चन्द्रमा भी छिप जाता है, उसी प्रकार उस समत अर्जुन भी 
अपरम्पार आत्मानन्द में पूर्ण रूपसे निमरन हो गया था। संग्राम भी एक प्रकारका 


व्यापार ही है। उसमें वाणोके अग्र भागको मापनेका साधन बनाकर उसके हारा 
मास काट काटकर जीवित मनुष्य ही नापे जाते हैं। ऐसे भयंकर प्रसंगमे अर्जुनक्ो 


स्वानन्द-साम्राज्यका सुख भोगना भरता कैसे शोभा देता था ? परन्तु वास्तवमे अर्जुन- 
के समान भाग्य इम ससारमें और किसीका नही है। संजयने धृुतराष्ट्रसे कहा--“हे 
कौरव-राज, अपने दात्रु ( अर्यात्‌ अर्जुन ) का यह ग्रुण देखकर सचमुच उप्तके 
सम्बन्धमे प्रेम-पूर्णं आदरका भाव ही उत्पन्न होता है। और हम छोगोको सुखके 

मन्त्रका उपदेश करनेके लिए यह हमारा गुरु हुआ है | यदि इस अर्जुनने प्रश्न ही न 
किया होता तो भगवानने अपने हृदवका रहस्य क्यो खोला होता ? और तब हम 
लोगोको भी परमार्थक्रे दर्शन किस प्रकार होते ? हम छोग अज्ञानके अन्धकारमे जैसे 
तैसे जन्म बिता रहे थे, परन्तु उसने हम लछोगोको आत्मज्ञानके प्रकाश-मन्दिरमे छा 


पहुँचाया है । हम लोगो पर उसने यह कितना बडा उपकार किया है ! वास्तवमें 
गुछके नातेप्ते उप्ते श्री व्यासदेवका सगा भाईं ही समझना चाहिए ।” ऊपरसे यह वात्त 
कहकर संजय अपने मनमें सोचने लगा--“मैं जो अर्जुनक्ी बहुत अधिक स्तुति कर 
रहा हूँ, यह धृतराष्ट्रके अन्त करण मे खटकैगी, इसलिए अब इस सम्बन्यमे और कुछ 
न कहना ही अच्छा है।” यही विचार करके वह उस समय चुप रहा। फिर उसने 
वह प्रसग छेड दिया जो भर्जूनने उत सप्रय श्रोकृष्णसे स्पष्ट करनेके लिए कहा था। 
जो कुछ संजयने किया था, वही अब मैं भी करूँगा। श्री निवृत्तिनाथके शिष्य ज्ञान- 
देवकी प्रार्थना है कि श्रोतां छोग इधर ध्यान दे । ६ 


| वकण-तकाथ्‌ कारक केमकमम्मयाक ५ कट | ञ 


४२८ हिन्दी ज्ञानिश्वरी 


“है अर्जुन, जिस तपमे कोरी मूखेंताका आश्रय लेकर अपना शरीर शत्रु समझा 
जाता है, शरीर को पंचार्तिका ताप पहुँचाया जाता है अथवा अन्दर से ऐसी भागे 
जलाई जाती है जिसमें शरीर साँपकी तरह जले, जिसमें सिर पर गुग्गुल जछाते 
है, पीठमे काँटे गड़ाये जाते है अथवा आस-पास जरूनेवाली आगमें शरीर अंगारोकी 
तरह जलाया जाता है अथवा इवास और उच्छवास बन्द करके व्यर्थ ही उपवास किया 
जाता है अथवा अपने शरीर को उल्टा टाँगकर और घूनी पर मुंह छटकाकर धू म्र- 
पान किया जाता है, नदीमें बरफक्नी तरह ठंडे पानी मे गले तक खड़े होकर साधना 
की जाती है अथवा अपने शरीरके जीवित मासके ठुकडे काटे जाते हैं और, हे भर्जुन, 
जब इस तरह अपने शरीर को अनेक प्रकार की यातनाएँ पहुँचायी जाती है, तब जो 
तप होता है और जिसका हेतु केवल दूसरोंका नाश करना होता है; उस तपका 
आचरण करके जो अपने शरीरको कष्ट पहुँचाता है, उसकी अवस्था उसी पत्थरके 
समान होती है जो स्वयं अपने ही भारके कारण नीचेकी ओर बराबर लढ़कता जाता 
हैं और इस प्रकार स्वयं अपने आपको भी चूर चुर कर डालता है और जो कुछ उसके 
मार्गमे पडता है, उसे भी चुर चूर कर डालता है । ऐसा मनुष्य सुखसे रहनेवाले अपने 
जीवको क्लेश देकर विजय-प्राप्तिकी दुष्ट वासनासे तपका आचरण करता है। सारांश 
यह कि इस प्रकार शारीरिक यातनामें भयद्धूर कृत्योसे जो तप निष्पन्न होता है, 
उसी को तामस समझना चाहिए । इस प्रकार सत्व आदि गुणोके योग से तपके जो 
तीन प्रकार होते है, वे मैंने तुम्हे स्पष्ट करके बतला दिये हैं । अब प्रसंग आ गया है, 
इस लिए दानके तीनों प्रकारके लक्षण भी तुम्हे बतला देता हूँ इस प्रकरणमें गुणोंके 
योगसे दानके भी तीन वर्ग होते हैं। उनमेसे पहले सात्विक दानके लक्षण सुनो । 

दातव्यसियि यदहानं॑ दीयतेष्चुपकारिणे। है. + 
.. देशे काले च पात्रे च॒ तद्ानं सात्त्विक स्मुतम्‌ ॥२०। 

“आपने धर्मके अनुसार आचरण क रनेमे जो द्रव्य आदि प्राप्त हो, वे बहुत आदर- 
पूव॑क दूसरोको देने चाहिएँ। कभी कभी ऐसा होता है कि उत्तम बीज तो मिल जाते 
है, परन्तु बोनेके लिए अच्छा और दमदार खेत नही मिलता। प्रायः दानके सम्बन्धमें 
भी ठीक इसी तरह बात दिखाई देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अनमोल हीरा 
तो द्वाथ आ जाता है, परन्तु ऐसा सोना नही मिलता जिसमे वह जडा जा सके । अथवा 
यदि हीरा और सोना दोनो मिल जायें तो फिर उन दोनोके योगसे बना हुआ 
आभूषण पहननेके लिए अंग ही नहीं होता। बस इसी तरहकी बात दानके 
सम्वन्धमें भी दिखाई देती है। परन्तु जब मनुष्यका भाग्य सचमुच उदय होता 
है, तव जिस प्रकार शुभ समय त्यौहार, जीवन-सखा और धन-प्रम्पत्ति 
तीनोका योग हो जाता है, उसी प्रकार दानक्की सहायताके लिए जब सत्व 
गुण आता है, तब दानके योग्य स्थल, पात्र, कारू और द्रव्यके चारो साधन 
भी आकर एकत्र हो जाते है। अतः उचित दान करनेके छिए पहले कुरुक्षेत्र 
काञीक्षेत्र अथवा इन्ही के समान किसी और पवित्र भूप्रदेश तक प्रयत्न- 


पूर्वक पहुँचना चाहिए। फिर उस स्थान पर पहुँचकर पूणिमा अथवा अमा- 
वस्पा का पुण्य पर्वे-कारू अथवा इसी प्रकारका और कोई शुद्ध काल देखना 


अठारहवोँ अध्याय 

हे निर्दोष परमेश्वर, मै आपका जय-जयकार करता हूँ। आप अपने भक्तोका 

सब प्रकारसे कल्याण करते हैं और आप ही जन्म तथा जराजरा रूपी मेघ मंडरूका 
नाश करनेवाले प्रभंजन प्रचंड वायु हैं। हे बलात्य देव, आप समस्त अमंगलोंका वाश 
करते है और वेद-शास््र-रूपी वृक्षके जो फल है, वे फल भी आप ही देते हैं । है स्वयं- 
पूर्ण देव; विरक्तो पर आपका प्रेम रहता है, आप कालकी सामथ्यंकों भी रोकते हैँ 
और इतना होने पर भी समस्त कलाओसे परे है। हे अटल देव, आप चंचल चित्तोका 
आशन करके तोन्दल हुए हैं--चंचछ चित्तोंकी खानेके कारण आपका पेट फूला हुआ 
है । जगतको विकसित करके उसमें क्रीडा करना आपको बहुत अच्छा लगता है। है 
अज्ञेय देव, आप उत्कट अति आनन्‍्दको स्फूर्ति देनेवाले है। आप सव प्रकारके दोषों- 
का निरन्तर नाश करते रहते हैं। आप विश्वके मूल आधार हैं। हे स्वयं-प्रकाश 
देव, इस जगत-रूपी मेघको आश्रय देनेवाले आकाश आप ही है। जिस मूल स्तम्भ 
पर इस सारे विश्वकी रचना हुई है, वह स्तम्भ भी आप ही हैं। आप जन्म और 
मरण रूपी संसारका विध्वंस करते हैं । है अत्यन्त शुद्ध देव, केवल अज्ञानके ही नही, 
बल्कि ज्ञानरूपी बगीचेका भी नाश करनेवाले हाथी, शम और दमके द्वारा मदनका 
अभिमान तोड़नेवाले और दयाके सागर भी आप ही है। है एक-स्वरूप, देव आप 
काम-रूपी सर्पका गरवे दूर करनेवाले, भक्तोके भक्ति रूपी मन्दिरको प्रकाशित करने- 
वाले दीपक और ताप शान्त करनेवाले है।हे बद्वितीय परमेश्वर, जिन लोगोकी 
शान्ति और विरक्ति पूर्णताकों पहुँची हुई होती है, उन्हें भाप अत्यन्त प्रिय होते 
हैं। अपने भक्तोके आप अंकित होते है । आप केवल भक्तिके द्वारा प्राप्त किये जा 
सकते हैं, परन्तु मायाके लिए आपका स्वरूप अग्रम्यं है। हे श्री सटूगुरु रूपी पर- 
मेश्वर, आप ऐसे अद्भुत फल ऐेनेवाले कल्पे-वुक्ष है जिसकी कल्पना भी नही की 
जा सकती । आप ऐसे उपजाऊ स्थल हैं जिसमें आत्मजज्ञानके वृक्षका वीज 
उगता है और उसमेसे अंकुर निकलते हैं। हे महाराज, मैं आपका जय-जयकार 
करता हूँ। परन्तु आप ऐसे हैं कि आपके विशिष्ट लक्षण मनके द्वारा नही जाने 
जा सकते और न वाचासे उनका उच्चारण ही हो सकता है । इसलिए आपके 
उद्देश्यसे अनेक प्रकारके दव्दोकी योजना करके मैं आपके स्तोनमोकी कहाँ तक 
रचना करें ! आपके विशेष रूक्षण बतरानेके लिए जिन जिन विशेषणोका 
प्रयोग किया जाय, उनके सम्बन्धमे यही बात मनमें आती है कि वे सब विशेषण 
आपके वास्तविक स्वरूपके वोधक नही हो सकते और इसी लिए मैं केवछ छरूज्जित 
हो रहा हूँ। सागर सदा अपनी मर्यादाके अन्दर ही रहता है। परन्तु यह नियम 
तभी तक देखनेमे आता है, जब तक चन्द्रमाका उदय नही होता। सोमकान्त मणि 


सन्नहवाँ अध्याय ४२९ 


चाहिए | फिर ऐसे स्थल और ऐसे कालमे दानके योग्य कोई उपयुक्त पुरुष दूँढना 
चाहिए। वह पुरुष मूतिमान शुद्धता ही होना चाहिए | वह ऐसा अत्यन्त पवित्र 
ब्राह्मण-श्रेष्ठ होना चाहिए जो सदाचारका जन्म-स्थान या मायका और वेद-ज्ञानका 
संग्रहालय हो | जब्र ऐसा उत्तम पात्र मिल जाय, तब अपने वित्त या सम्पत्ति परसे 
अपना स्वत्व हटाकर वह वित्त उसे अर्पण करना चाहिए। परन्तु यह काम करना 
किस प्रकार चाहिए? ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार पत्नी अपने पतिके सामने 
मर्यादापूर्वक जाती है, जिस प्रकार कोई सज्जन अपने पास रखी हुई किसी की धरो- 
हर उसे वापस करके भारसे मुक्त होता है अथवा कोई सेवक बहुत ही नम्नतापूर्वक 
किसी राजाको तास्बूल देता है। बस ठीक इसी प्रकार निष्काम मनसे उस ब्राह्मण- 
श्रेष्ठको भूमि आदि दान देनी चाहिए ' तात्पय यही है कि दान देते समय किसी 
प्रकारके फलकी आकाक्षा अपने मनमे नही उत्पन्न होने देनी चाहिए | इसके अतिरिक्त 
दान देनेके लिए जो मनुष्य ढूँढा जाय, वह ऐसा ही होना चाहिए जो लिए हुए दान- 
का बदला कभी किसी प्रकारसे न चुका सकता हो | जिस प्रकार आकाशको पुकारने 
पर उससे कोई प्रत्युत्तर नही मिलता अथवा दर्पणको छोडकर किसी द्रसरी ओर 
देखनेसे उस दर्पणमे अपना प्रतिबिम्व नही दिखाई देता अथवा जलूपूर्ण स्थान पर 
फेंका हुआ गेंद जिस प्रकार फिर लौटकर हमारे हाथ नही आता अथवा जिस प्रकार 
उत्सगे किये हुए साँडको दिया हुआ चारा अथवा कृतध्नके साथ किया हुआ उपकार 
कभी किसी रूपमे फलप्रद नही होता, ठीक उसी प्रकार दाताको भी उचित है कि 
ऐसे ही पुरुषको दान दे जिससे फिर उस दानका कोई अश या उसके बदलेमे और 
कोई उपकार आदि प्राप्त न हो सकता हो । और दान देते समय कभी इस प्रकारका 
भेद-भाव भी अपने मनमे नही आने देना चाहिए कि मैं दाता हूँ और वह ग्रहीता 
है। हे वीर-श्रेष्ठ अर्जुन, जब इन सब बातोका योग होने पर दान किया जाता हो, 

तब उसी दानको सर्वोत्तम और सात्विक समझना चाहिए। और देश, काल तथा 

सत्पात्र ब्राह्ममका ध्यान रखकर जो दान किया जाता है, वही दान निर्दोष तथा 

शास्रोक्त होता है | 

हे यत्तु प्रत्युपकाराथ फलसुद्रितष वा पुनः। 

दोयते चर परिक्लिष्टं तहानं राजसं स्मृतम्‌ 0२१॥ 

“परन्तु जिस प्रकार दूध पर दृष्टि रखकर गौको चारा दिया जाता है अथवा 
अनाजसे अपनी खत्तों भरनेके उद्द श्यसे खेतमे बीज बोये जाते है अथवा व्यवहार या 
न्योतेमे मिलनेवाली रकम पर ध्यान रखकर अपने सम्बन्धियो आदिको मगरू-कार्यका 
निमन्त्रण दिया जाता है अथवा जिस प्रकार कभी ऐसे ब्रतस्थ मनुष्यके यहाँ कुछ 
खाने-पीनेका सामान या पत्ततू आदि भेजी जाती है जिसके सम्बन्धमे यह निरंचय 
रहता है कि वह किसी न किसी रूपमे अवश्य ही छौटा देगा अथवां जिस प्रकार 
पुरस्कार-रूपमे मिला हुआ धन पहले अपनी गाँठमे बाँध लिया जाता है और तब 
पुरस्कार देनेवालेका कार्य किया जाता है अथवा जिस प्रकार वेतन या धन लेकर 
रोगीकी चिकित्सा की जाती है, उसी प्रकार जो दान इस उद्देश्यसे दिया जाता है 
कि उस दानके द्वारा आगे चलकर हमारा कुछ उपकार वा निर्वाह होगा अथवा 


अठारहवाँ अध्याय ४३९ 


स्वयं अपने अंगकी आद्रेतासे चन्द्रमाको कभी भर्ध्य॑ प्रदान नही करती, परन्तु स्वर्य 
चन्द्रमा ही उससे यह कृत्य कराता है। वसनन्‍्तका आगमन होने पर समस्त वुक्षोमें 
नये नये पत्ते और नये नये अंकुर निकल आते है; परन्तु स्वयं उन वृक्षोंको यह पता 
नही चलता कि हममे ये नये पत्ते और नये अंकुर कैसे निकल आये। सूर्यकी किरणों- 
का स्पर्श होते ही कमलिनीका संकोच नामको भी बाकी नहीं रह जाता और जलकां 
संयोग होते ही नमक अपने शरीरकी सुध-बुध भूल जाता है । ठीक इसी प्रकार, है 
गुरु महाराज, ज्योही मुझे आपका स्मरण होता है, त्योही मैं स्वयं अपने आपको 
भूल जाता हूँ । भर पेट भोजन करके नृप्त होनेवाला पुरुष खूब डकार लेने रूगता है। 
ठीक उसी पुरुषकी सी अवस्था, हे गुरु महाराज, आपने मेरी भी कर दी है। मेरे 
अहंभावको आपने मानो देश-निकाला दे दिया है और मेरी वाणी पर ऐसा पागरूपन 
सवार करा दिया है कि वह आपकी स्तुति करने लगी है। परन्तु यदि अपने शरीरका 
भान रखकर भी आपको स्तुति की जाय तो भी गुण और ग्रुणीमे भेद-भाव करना ही 
पडता है । परन्तु आप तो एक-जात और एक ही ब्रह्मानन्द-स्वरूपकी मूर्ति हैं। फिर 
जिस प्रकारका भेद गुण और गरुणीमे होता है, उस प्रकारका भेद-भलरा आपमे कहाँसे 
हो सकता है ! और फिर क्या इस प्रकारका भेद-भाव करना इृष्ट भी है ? मोतीको 
तोडकर उसे फिरसे जोइना अच्छा है या उसे अखंड ही रखना अच्छा है? ठीक इसी 
प्रकार माता और पिताके रूपमे आपकी कल्पना करके आपकी स्तुति करना ही 
उचित नही है, क्योकि उस स्तुतिमे बालक या सन्तानवाली उपाधिका दोष आ जाता 
है । हे महाराज, यदि मैं यह कल्पना करूँ कि मैं आपका सेवक हूँ, तो फिर आपमें 
स्वामी या गुरुके भावका आपसे आप आरोप हो जाता है फिर इस प्रकारकी उपा- 
धियोसे दृषित वर्णन करनेका अर्थ ही क्या हो सकता है ? और ऐसी स्तुतिसे छाभ 
ही क्‍या हो सकता है ? यदि मैं यह कहूँ कि आप आत्मा हैं तो मानो आप सरीखे 
ज्ञान-दाताको मैं अपने हृदयसे निकलकर बाहर कर देता हूँ । इसलिए हे ग्रुरुदेव, 
मुझे तो इस संसारमें ऐसा कोई सुभीता नहीं दिखाई देता जिससे मैं आपकी स्तुति 
कर सकू । आप मौनके अतिरिक्त और किसी प्रकारके अलूंकारसे अपने आपको 
अलंकृत नही होने देते । आपकी स्तुति करनेका अर्थ है मौन रहना, आपकी पूजा 
और अर्चा करनेका अर्थ है कर्मोका अभाव होना और आपका सान्निध्य प्राप्त 
करनेका अर्थ है आपमे ही लीन होकर शूृन्यत्वको प्राप्त होना । इसलिए प्रेम-मोहका 
पागलरूपन, बकवाद करानेके बहानेसे मेरे द्वारा आपकी स्तुति कराता है और इसी 
लिए मैं बड बड़ करके आपके ग्रुणोका यह वर्णन करता हूँ । परन्तु हे देव, आप 
करुणामयी माताके समान है, इसलिए यदि आप जैसे तैसे मेरी ये सब वातें सहन 
कर हें तो मेरा काम हो जाय । अब बाप मेरी वाणीके विस्तार पर गीता-रहस्यकी 
हृढ़ मुद्रा इस प्रकार अंकित करें कि उससे इन सज्जन श्रोताओका चित्त प्रसन्न हो 
जाय । यह सुनकर श्री निवुत्तिनाथजीने कहा--“तुम बार वार इस प्रकारकी वातें 
क्यो कहते हो ? क्‍या पारस पर छोहेको बार वार रगड़ना पडता है? (अर्थात्‌ 
पारसके एक बारके स्पशंसे ही छोहा तुरन्त सोना हो जाता है।”) इस पर मै 


४३० हिन्दी ज्ञानेश्वरों 


रास्तेमें चलते समय किसी ऐसे श्रे४)्ठ ब्राह्मणके मिल जाने पर जिसे दिया हुआ दान 
कभी किसी रूपमे वापस नहीं मिल सकता, उसे दानमें एक कौड़ी दे दी-जाती है और 
अपने समस्त गोन्रजोके प्रायश्चितके संकल्पक्रा जल उसके हाथ पर रख दिया जाता 
है, ठीक उसी प्रकार तरह-तरहके परलोक सम्बन्धी सुखपुृर्ण फछोका ध्यान रखकर 
इतना अल्प दान विया जाता है जो किसीकी एक बारको क्षुधाक्री निवृत्तिके लिये 
यथेष्ट न हो; और वह अल्प दानव भी जिस समय ब्राह्मण लेकर चलने लगता है, उस 
-समय यजमानको मानो ऐसा जान पड़ता हे कि हमारे घर डाका पडा है और हमारा 
-सर्वस्व ही छूट गया है, और इसी छिए वह अपने मनमें बहुत विकलू होने लगता 
है। है सुविज्ञ अर्जुन, अब मैं अधिक विस्तार न करके केवल इतना ही कहता हूँ कि 
'मनमें इस प्रकारके भाव रखकर जो दान दिया जाता है, उसे पूर्ण रूपस्ते राजस दान 
समझना चाहिए । 5 

अदेशकाले यद्दानसपात्रेश्यश्च दीयते। 

असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहुतम्‌ ॥२श॥। 

“और हे अर्जुन, यवनोकी बस्तीमे, जंगलमे, अपविन्र देश-विभागमे, छावनीमें 
अथवा नगरके चौराप्ते पर ठीक सन्ध्या समय अथवा रातको चोरीका धन दान 
करना; और वह दान भी किसे करना ? भाट, वाजीगर, वेश्या या जुआरी सरीखे 
फसे छोगोको जो नितान्त भ्रममे पड़े हों और दूसरेको ठगते हो, तिसपर सामने रूप- 
बती और छावण्यवती स्रियोका नाच होता हो, आँखोमे चरबी छाई हो और खुशा- 
सदी लोगोकी की हुई स्तुतियाँ बराबर कानमे सुनाई पड़ती हो, तिस पर ऐसे समयमें 
जब कि फूछो और दूसरे सुगन्धित द्रव्योकी कोमल सुगन्धोके कारण अंगोमे मानो 
“विषय-लोभके वेतालूका ही ससार हो रहा हो, सारे संसारको छूटकर इकट्ठा की हुईं 
सम्पत्ति इस प्रकार दान करना कि सानो नीचो और दुष्टोके लिए अन्न-सत्र ही खोल 
दिया गया हो, उस दानको तथा इस प्रकारके और भी दानोंको मै तामस कहता हूँ । 
इसके अतिरिक्त कभी-कभी दैवयोगसे एक और प्रकार भी हो जाता है। वह भी सुन 
लो । जिस प्रकार कीडोंकी खाई हुई रकडी पर रेखाओके योगसे कभी कभी कुछ 
अक्षर बन जाते है अथवा दोनो हाथोसे ताली बजाते समय आपसे आप कोई कौआ 
दोनो हथेलियोके बीचमे आ जाता है, ठीक उसी प्रकार कभी कभी तामस पुरुषके 
लिए भी शुभ-काल तथा पवित्र स्थरूका योग प्राप्त हो जाय और ऐसे योग पर कोई 
ऐसा पुरुष भी उसके पास दान माँगनेके लिए जाय जो दान लेनेका उपयुक्त पात्र हो 

और द्रव्यकी आवश्यकताके कारण वह याचना कर बैठे, तो उस तामस पुरुषके मनमें 
श्रद्धाका कही नाम भी नही होता, इसलिए वह उस अतिथिको नमस्कार भी नही 
करता और न॒स्वयं ही अर्ध्य, पाद्य आदि उसे अपित करके उसका आदर-सत्कार 
करता है ओर न किसी दूसरेसे ही इस प्रकार उसका आदर सत्कार कराता है, यहाँ 
तक कि अध्यागतक्े वैठनेके लिए उसे आसन तक नही देता । ऐसी अवस्थामें गन्ध 
आर अक्षत आदिके हारा उसकी पूजा करनेका तो कोई जिक्र ही नही हो सकता 
दे अर्जुन, तामसी पुरुषोके हाथो इसी प्रकारका अशासत्रीय तथा अपमानकारक व्यव- 


४४० हिन्दी ज्ञानेदवरी 


ज्ञानरेव कठता हँ--“महाराज, बस यही आपका प्रसाद हो गया | अच्छा अब 
महाराज इस ग्रस्यक्नी ओर ध्यान दें । जो गीता रूपी रत्न-जटित मन्दिरके अर्थ-रूपी 
चिन्तामणि शिकाका बना हुआ कछूस है, जो समस्त गीता-रहस्यका बोधक हैं, वह 
यही अठारहवाँ अध्याय है। व्यवहा रमें यह देखनेमें आता है कि जब किसी मन्दिरका 
कलस दूरसे दिखाई देता है, तो यही समझा जाता है कि मानो स्वयं देवताके ही दर्शन 
हो गये । ठीक वही बात इसके सम्बन्धते भी है; क्योकि इस एक अध्यायके द्वारा ही 
गीताका सारा रहस्प्र ध्यानमें आ जाता है। इसी लिए मैं कहता हूँ कि बादरायण 
व्यासने इस गीता-रूपी मन्दिर पर यह अठारहवाँ अध्याय मानो कलूसके रूपमे चढ़ाया 
है। और इस अध्यायमें गीताको जो समाप्ति होती है, उससे यह बात भी स्पष्ट रूपसे 
'सिद्ध हो जाती है कि करहूस चढ़ जानेके बाद मन्दिरके निर्माणकका और कोई काम 
बाकी नही रह जाता। व्यासदेव स्वभावत:ः बहुत ही चतुर सूत्रकार थे । उन्होने वेद- 
रूपी रत्तगिरि पर उसके मध्य भागमे उपनिषदर्थ रूपी जमीनमें खुदाई करके उसे 
साफ किया था। उस खुदाईमे धर्म, अथें और काम रूपी बहुत-सी मिट्टी और पत्थर 
आदि निकले थे; उन्हीसे उन्होने उस जमीनके चारो ओर महाभारत रूपी बहुत बडा 
कोट तैयार किया था। उसी कोटमे क्ृष्णार्जुन संवादके कौशलूसे आत्म-ज्ञानका मैदान 
खूब अच्छी तरहसे साफ करके सुन्दर और स्वच्छ किया। फिर समाधान रूपी 


डोरियाँ तानकर और सब शासत्रोके अर्थोका मसाला डालकर मोक्ष-रेखाकी कुरसी या 
तल-सीमा निश्चित्‌ की गईं। इस प्रकार इमारतका काम चलते-चलते पन्द्रह अध्यायों 
तक मसकानकी पन्द्रह मंजिले या खंड पूरे हो गये और अध्यात्म मन्दिरकी रचना 
सम्पूर्ण हो गई । इसके उपरान्त सोलहवें अध्यायमे उस मन्दिरके शिखरका भाग 
बना और सत्रहवे अध्यायमे करूसका आधार वैठाया गया। उसी बैठक पर यह 
अठारहवाँ अध्याय मानो करूसके रूपमे बैठाया गया है । इसी करूस पर व्यासदेवकी 
गीता नामक ध्वजा फहराती रहती है । इसी लिए पहलेके सब अध्याय पर एक 
चढ़नेवाली मजिलोके आकार है और उन सबकी पूर्णता प्रस्तुत अध्यायमें दिखाई 
देती है। भवनका जो काम हुआ रहता है, उसे गुप्त न रखकर कलूस उसे सदा 
प्रकट करता रहता है । ठीक इसी प्रकार यह अठारहवाँ अध्याय भी गीताको आरस्भसे 
अन्त तक प्रज्वलित और प्रकट करता है। इस प्रकार श्री व्यासदेवने इस गीता- 
मन्दिरको पूर्णता तक पहुँचाकर जीवोका अनेक प्रकारसे संरक्षण किया है। कुछ छोग 
जपके बहाने वाहरसे ही इस मन्दिरकी प्रदक्षिणा करते हैं। कुछ छोग इसके श्रवण 
पर श्रद्धा रखकर इसकी छायामे विश्राम पाते हैं। कुछ छोग एकाग्र वृत्तिसे 
दक्षिणा और ताम्बूल लेकर अर्थ-ज्ञानके गरभे-गरहमे सहज हो प्रवेश करते हैं। इस 
तीसरे प्रकारके जीव तत्काल ही आत्मस्वरूप श्री हरिके साथ मिल जाते है। तो 
भो इस मोक्ष-मन्दिरमें सभी छोग प्रवेश कर सकते है | जिस प्रकार बडे आदमियोके 
घरोमें भोजन करनेके लिए ऊपर वैठनेवालोंको भी और नीचे बैठनेवालोको भी 


समान रूपसे सब खाद्य पदाथ्थे परोसे जाते हैं, उसी प्रकार इस गभीताका पाठ 
करनेवाले, श्रवण करनेवाले और अर्थ ग्रहण करनेवाले सभी लोग समान रूपते 


अठारंहवाँ अध्याय ४१ 
मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस प्रकार यह गीता चैष्गव भक्तोंके लिए मन्दिरके रूपमें हैं; 
ओर सब बातोका ध्याव रखकर ही मैंने यह कहा है कि यह्‌ अठारहवाँ अध्याय 
'मन्दिरका उज्ज्वल कलूस है। अव मैं अर्पनी बुद्धिके अनुसार यह स्पष्ट करके बतलाता 
हूँ कि सत्रहवे अध्यायके उपरान्त इस अठारहवे अध्यायक्रा प्रसंग किस प्रकारं उत्पन्न 
हुआ जिम्न प्रकार गंगा और यसुता दोतोका जल जलखके विचारसे एक-रूप ही 
होता है, परन्तु धाराके विचारसे दोनो ही नदिण्ण अलग अछग दिखाई देती हैं, अथवा 
स्री-हूप और पुरुष-रूप दोनोके वत्तेमान रहते हुए भी वद्धं-वारी-नटेइवरकी भूत्तिमें 
उन दोनो रूपोका एक शरीर वना रहता है, अथवा दिन पर दिन चौ्द्र-विम्वकी 
बढती हुईं कलाओका प्रसार होने पर भी जिस प्रकार चन्द्रमाके विम्व पर उनका 
कोई अछूग अरूग लेप नही दिखाई देता, ठीक उसी प्रकार भिन्न भिन्न चारो चरणोक्रे 
कारण इलोक तो अलग अरूग रहते है और अध्यायोके अनुक्रम अकोके कारण अध्याप् 
भी अरूग अलूय दिखाई देते है, परन्तु फिर भी ग्रन्थके विपयक्रे प्रतिपादतका कही 
कोई अछूग स्वरूप नही है--विषयका प्रतिपादन सभी अध्यायोमे समान रूपसे हुआ 
है। रत्न तो भिन्‍न भिन्‍न होते हैं, परन्तु जिस प्रकार उन्हें जोड़नेवाली डोरी एक ही 
होती है अथवा बहुतसे मोतियोको एकमे पिरोकर जिस प्रकार एक छडवाली माला 
बनती है और उसका एक ही आकार दिखाई देता है अथवा फूलो और उनसे वनी 
हुई माछाकी अरूण अछूग गिनती नहीं की जा सकती, परन्तु यदि उनकी सुग्न्धकी 
गिनती की जाय तो उसके लिए एक उंगली उठानेके बाद दूसरी उ गली उठानेकी 
नौबत ही नही आती (अर्थात्‌ उन सबकी एक ही सुगन्ध होती है), ठीक वही बात इन 
इलोको और अध्यायोके सम्बन्धमे भी समझनी चाहिए । गीताके इलोक सात सौ और 


अध्याय अठारह होते है। परन्तु भगवान श्रीकृष्णका कथन एक ही है, उसमें किसी 
प्रकारका भेद या अछूगाव नही है। और मैंने भी बिता वह मार्ग छोड़े ग्रन्थका अर्थ 
स्पष्ट किया है। और इसी प्रकार मैं प्रस्तुत प्रश्नकां भी स्पष्टीकरण करता हूँ। आप 
लोग सुनें । सन्रह॒वें अध्यायकी समाप्ति पर अन्तिम इछोकमे भगवानने कहा है--“हे 
अर्जुन, बिना ओं-तत्सतुवाले ब्रह्मनाम पर श्रद्धा रखे हुए जिन कर्मोका आचरण 
क्रिया जाता है, वे सब कर्म असतु अर्थातु दुष्ट और असत्य होते है ।” श्रीकृष्णका यह 
वचन सुनकर अर्जुनने अपने मनमें यह समझा कि ऐसा जान पडता है कि श्रीकृष्णके 
इस वचनने कर्म-निष्ठो पर दोष रूगराया है। परन्तु कम करनेत्राछ्ा बेचारा जीव 
अज्ञानके कारण अन्धा होता है। उन्हे ईश्वरके स्वरूपका ही पता नही चलता, फिर 
उन्हे ओ-तत्सतुवाले ब्रह्म नामका भला कैसे ज्ञान हो सकता है? इसके अतिरिक्त जब 
तक रज और तम दोनोंका क्षय नही होता, तव तक मनुष्यकी श्रद्धा भी बहुत ही 
निम्न कोटिकी रहती है । फिर वह श्रद्धा ब्रह्म नाम पर कैसे हो सकती है ? ऐसी 
अवस्थामे जिस प्रकार हथिया रोको आिगन करना, डोरी पर दौड़ना या नाग्रितको 
खेलना, प्राण घातक होता है, वैसे ही सब कर्म भी बहुत ही विकट हैं और अनन्त 
जन्म-मरणके समान दुर्घेर संकट इन कर्मोमें ही है। यदि दैव-योगसे मनुष्यके हांथों 
अच्छे कैम हो जाये तो उनसे ज्ञान प्राप्त करनेकी पात्रता आ जाती है। गौर नही तो 


अठारहवाँ अध्याय "* डेप १० 


जाते हैं ।:इसके सिवा; है अर्जुन, ऐसे पुरुषकी दृष्टिके सामने वत्तेमांन कर्म भी निर्मेल- 
होते हैं और इसी लिए वह सुख और दुःखके झगडोमे नही फेस सकता । उसके किये - 
यह वात,कभी हो ही नहीं सकती कि,वह्‌ कर्मोको शुभ समझकर आनन्‍्दपूर्वेक उनका 
आचरण करे अथवा यह समझकर कि कर्मोका परिणाम दु.खकारक होता है, उनके 
साथ हेष करे। जिस प्रकार स्वप्नमे , अनुभव किये जानेवाले सुख और दुःखका हर्ष 
अथवा जोक कोई पुरुष जाग्रत होने पर, कभी नही करता, ठीक' उस्ती प्रकार ज्ञानी 
पुरुष भी इस माया-जनित विव्व-मोहमें होनेवाले कर्मोके,इष्ट तथा अनिष्ट परिणामोंके 
विषयमें उदासीन रहता है | इसी लिए, है अर्जुन, जिस त्यागमे कर्म और कर्त्ता-वाली 
दैत-भावनाकी गन्ध भी नही होती, उसी त्यागकों सात्विक समझना चाहिए ॥ है पार्थ, 
यदि इस प्रकार कर्मोका त्याग किया जाय; तमी वास्तवमे उनका त्याग हो सकता है। 
और नही तो यदि किसी दूसरे प्रकारसे कर्मोक्रा त्याग किया जाय तो वे और भी 
अधिक बन्धक हुए बिना नही रहते । 
न हि देहभूता शक्यं त्यकतुं कर्माण्यशेषतः । 
ु यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥११॥ 

“और हे भाई अर्जुन, जो लोग शरीरधारी होनेपर भी कर्मोका तिरस्कार करते हैं, 
उन्हे अज्ञानी और मूर्ख ही समझना चाहिए ! यदि मठका मिट्टीसे घृणा करे तो क्या 
कभी उसका काम चल सकता है ? जो वच्ञ धागोंका तिरस्कार करना चाहे, क्या स्वयं. 
वह वाकी बचा रह सकता है? इसी प्रकार जिस वस्तुके अंगमें ही अग्नि हों, वह क्या 
उष्णतासे दु खी हो सकती है ? क्या दीपक कभी अपने प्रकाशके साथ द्वेष करता है ? 
हीग यदि अपने उद्दाम दर्पेते दु खी हो, तो क्‍या उसे कभी सुगन्धि प्राप्त हो सकती 
है? यदि जल अपना पतलापन छोड़ दे तो फिर भला वह कहाँ रह सकता है ? ठीक 
इसी प्रकार जब तक शरीर-पभ्रम बना हुआ है, तब तक पूर्ण रूपसे कर्मोक्रे त्यागवाले 
पागरूपनका -भला क्या अर्थ हो सकता है ? हम छोग अपने मस्तक पर गन्धका तिलक 
लगाते हैं और इसीलिए हम जब चाहते है, तब वह तिरूक पोंछ सकते हैं । परन्तु क्या 
यह भी कभी सम्भव है कि हम जब चाहे तव अपना, मस्तक ही छीरूकर फेंक दे और 
जब चाहे तब उसे फिर छगा लें ? ठीक इसी प्रकार जो शाल्लोक्त कर्म हम स्वयं 
अपनी इच्छासे करते है, वे तो कदाचितु हम छोड़ भी सकते हैं, परन्तु शरीरके जो 
स्वाभाविक कर्म है, वे भछा कैसे छूट सकते हैं ? और इसका कारण यही है कि श्वास 
ओर उच्छवास आदिकी जो क्रियाएँ है, वे निद्रित अवस्थामे भी होती रहती है । इस 
शरीरके निमित्तसे सभी कम मनुष्यक्रे साथ लगे हुए है। वे न तो जीते जी ही छूठते 
हैं और न मरने पर ही छूंटते हैं। इन करोके जारूसे छूठनेवाले केवछक एक ही 
अकारके पुरुष है और वे कौन-से हैं ? वही जो कर्मोका आचरण करने पर भी उनके 
फछोकी आशाके जालमे नही फेंसते । यदि कर्मके फल ईइवरको अपित कर दिये जायें 
तो वही ईइवरके प्रसादसे. ज्ञानका बोध उज्ज्वल करते हैं। और जब इस प्रकार ज्ञान- 
बोध उज्ज्वल हो जाता है, तब बात्म ज्ञाचके कारण अज्ञानके साथ साथ कर्मोका भी. 


४४२ हिन्दी ज्ञानेदवरी 


उन्ही कर्मेकि द्वारा मनुष्य की अधोगति प्राप्त होती है । कर्मके यथासांग पूर्ण होनेके 
मार्गमें न जाने कितनी ही बड़ी बडी झंझटदे हैं। ऐसी अवस्थामें कर्म-निष्ठोंकी भला कब 
मोक्ष प्रप्त हो सकता हैं? इसलिए यह कर्माचरणका बन्धन तोड़ डाछ़ना चाहिए, 
समस्त कर्तोका त्याग करना चाहिए, और एक मात्र वही संन्यास ग्रहण करना चाहिए 
जो सब प्रकारसे दोप-रहित है। कर्मंबाधाके भयकी वार्त्ता भी जिनमें कही सुनाई 
नही देती; जिनमें केवल योगसे ही आत्म-श्नानकी प्राप्ति होती है, जो ज्ञावको आवा- 
हन करनेके मानो मन्त्र ही हैं, जो ज्ञानकी फसल पैदा करनेके लिए मानो उत्तम खेत 
ही हैं अथवा जो ज्ञानको खीच लानेवाली डोरीके मानो तन्‍्तु ही है, वे दोनो सन्यास' 
और त्याग है । इन्ही दोनो का आश्रय ग्रहण करने पर संसारका सम्बन्ध दूट जाता 
है । भतः अब भगवानसे संन्यास और त्यागका स्वरूप स्पष्ट करनेके लिए प्रार्थना 
करना ठीक है ।” अपने मनमें यही बात सोचकर अब अर्जुनने भगवानसे त्याग और 
संन्यासकी व्यवस्थाका ज्ञान करानेकी प्राथंना की और इस सम्वन्धमे उनसे प्रइंच 
किया, तब श्रीकृष्णने उसे जो उत्तर दिया, वही इस अठारहवे अध्यायमें दिया गवा 
है। इस प्रकार जन्य और जनक भावसे एक अध्याय दूसरे अध्यायको जन्म देता है । 
अब अर्जुनने जो कुछ पूछा, वह भी सुनिये । उस पाडु कुमार अर्जुनने भगवानके 
अन्तिम वचन ज्ञातृत्व भावसे सुने । यदि वास्तवमें देखा जाय तो अब तक उसे तत्व- 
सिद्धान्तका निश्चित ज्ञान हो चुका था । परन्तु भगवाव की बाते अब समाप्त हो गई 
थी और उसका प्रेमपूर्ण मन इसे सहन नही कर सकता था । जब बछड़ेका पेट माँके 
दूधसे भर जाता है, तव भी उसकी यही इच्छा रहती है कि मेरी माता गौ मुझसे 
दूर न जाय । एक-निष्ठ प्रेमकी यही रीति है। वह प्रेम कोई कारण या अवसर न 
होने पर भी बराबर बोलता ही रहता है और ऐसा प्रेम करनेवालेकी यह इच्छा 
होती है कि जो कुछ मैं एक बार देख चुका हूँ, वही ब।र बार देखता रहूँ | और 
अपनी प्रिय वस्तुका उपभोग करते समय इस प्रकार एक-निष्ठ प्रेम करनेवालेका उस 
प्रिय वस्तुके प्रति और भी अधिक अनुराग होता जाता है। यही इस प्रेमका लक्षण 
है । और अर्जुन तो उस प्रेमकी मानो मूत्ति ही था। इसी रिए भगवानके मौन 
घारण करने पर उसे बहुत अधिक कष्ट होने लगा । जिस प्रकार दर्पंणमे स्वर्य अपना 
ही रूप देखा जाता है, उसी प्रकार भर्जुन बात-चीतके बहानेसे उस वस्तुके दर्शन का 
अनुभव कर रहा था जो व्यवहारमे उसे प्राप्त नही हो रही थी । वह सोचता था कि 
जब यह सम्भाषण बन्द हो जायगा, तव यह अद्भुत सुखानुभव भी वन्द हो जायगा। 
परन्तु उस परम सुखका अर्जुनको चस्क्रा रूग चुका था। फिर भरा भगवानका 
इस प्रकार चुप हो जाना वह कैसे सहन कर सकता था ? इसी लिए उसने त्याग 
ओर संन्यासके विषपयकों निमित्त बनाकर गीता-रूपी वस्धकी तह फिरसे खुलवाई । 
यह गीताका अठारहवाँ अध्याय नही है बल्कि मानो एक अध्यायवाली गीता 
ही है। जब स्वयं बछडा ही गौका दूध दूृहने छंग्रे, तब भछा उसमे दूधकी 
घारा निकलनेमे देर कैसे हो सकती हैं? ठीक इसी प्रकार ज्योही गीता समाप्ति 
पर बाई, त्योही बर्जुन फिर पीछे छौट पड़ा और उसमे मानो फिरसे गीताकी पुनरा- 
वृत्ति करा डाली । जो अच्छे और सच्चे स्वामी होते हैं, वे सेवककी बात मानकर 


डप्र हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


उसी प्रकार नाश हो जाता है, जिस प्रकार रस्सीका वास्तविक ज्ञान हो जाने पर उसमें 
होनेवाली सपंवाली भ्रान्ति नष्ट हो जाती है। हे अर्जुन, इस प्रकार जो त्याग होता 
है, वही सच्चा कर्म-त्याग है। और इसीलिये जो छोग इस प्रकार त्याग करते है, 
उन्हीको मै सच्चा त्यागी समझता हूँ । और नही तो जिस प्रकार किसी रोग की मूर्छा 
आने पर यह कहा जाय कि उसे खूब अच्छी तरह नीद आई है, ठीक उसी प्रकार 
चाहे कोई एक करमसे उकताकर दूसरे कर्ममें फेंसनेको भले ही विश्वाम कह ले, परच्तु 
वास्तवमें ऐसा करना भी डंडोकी मारसे बचनेके लिए घंसोकी मार सहनेके लिए तैयार 
होनेके समान ही है । परन्तु इस विषयका बहुत विस्तार हो चुका । मैं एक बार फिर 
तुम्हे यह वतला देता हूँ कि इस त्रिभुवनमें केवल उसको सच्चा त्यागी समझना चाहिये जो 
करके फरलोंका त्याग करके स्वयं उन कर्मोको नाशवाली दशा तक पहुँचा देता है। 

अनिष्टस्रिष्टं सिश्व॑ च त्रिविधं कर्मण: फलस्‌ ॥ 

भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न॒ तु संन्यासिनां व्वचित्‌ ॥१श॥। 

“हे अर्जुन, वास्तविक स्थिति यह है कि कर्म फलके तीन प्रकार है; और जो कर्म- 
फलकी आशा नही छोड़ता, उसीको कर्मके फल भोगने पड़ते है । पिता कन्याको जन्म 
देता है और यह कहकर वह कन्या दूसरेको अपित कर देता है कि--“'यह मेरी नही 
है” और इस प्रकार पिता अपने उत्तरदायित्वसे मुक्त होता है और उस कन्याको ग्रहण 
करनेवाला उसका जामाता जंजालमे फेंस जाता है। विषाक्त वनस्पतियाँ बोने और पैदा 
करनेवाले लोग वे वनस्पतियाँ दूसरोके हाथ बेच देते है और स्वयं उनसे धन उपार्जन 
करके सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। परन्तु जो छोग मूल्य देकर उन वनस्पतियोंको 
खरीदते है और उनका सेवन करते हैं, वही अपने जीवनसे हाथ धोते हैं। ठीक इसी 
प्रकार कर्त्ता भले ही सब प्रकारके कम करे, परन्तु यदि वह अपने मनमें उन कर्मोके 
फछोकी आशा न रखे तो वह अकर्त्ता ही रहता है, और इन दोनो बातोको कर्म वदरू 
नही सकते रास्तेमे लगे हुए वृक्षोके फल उन्ही लोगोको प्राप्त होते है जो उन्हे पानेकी 
इच्छा करते हैं। ठीक इसी प्रकार कर्मोके फल भी उन्ही लोगोंको प्राप्त होते हैं जो उन्हे 
प्राप्त करना चाहते हैं। परन्तु कर्मोका आचरण करके भी जो उनके फू ग्रहण नहीं 
करता, वही इस ससारके चक्रमे नही फेंसता; क्योकि यह सारा त्रिविध संसार कर्मोका 
ही फल है। देव, मनुष्य और स्थावरका ही नाम संसार है और ये तीनो ही कर्म-फलके 
प्रकार हैं । ये कर्म फल तीन प्रकारके होते हँ--इंष्ट, अनिष्ट और इष्टानिष्ट | जत्र वृद्धि 
दविपयोसे अकित हो जाती है और जीव अधर्मंमे प्रवुत्त होकर दुष्ट कर्म करने रूगते है, 
तब वे कीडे मकोडो और मिट्टी-पत्वर आदिके नीचे शरीर प्राप्त करते हैं। इन्हीको 
अनिष्ट कर्मोका फल समझना चाहिए । परन्तु जब स्वधर्मका आदर करते हुए और अपने 
अधिकार पर हृष्टि रमते हुए वे वेद-शास्त्रोके नियमानुसार पुण्य कर्मोका आचरण करते 
है, तद है अर्जन, थे उन्द्र आदि देवताओके उत्तम णरीर प्राप्त करते हैं। यही कर्मोका 
दाद के है। मीठे और खट्टे रसोके मेसे उन दोनोसे बढ़कर एक तीसरा निराछा और 

स्पादष्ट रस उत्पन्न होता है; और योगकी साधनामे रेचककी सहायतासे ही वुम्भक 


अठा रहवाँ अध्याय ४४के 


उसीके अनुसार आचरण करते है या नही ? परन्तु ये सब बातें बहुत हो चुकी) अब 
अर्जुन प्रश्त करता है। वह कहता है---'हे विश्वेश प्रभो, आप मेरी एक प्रार्थना 
सुनें । 

अर्जुन उवाच--.- 

संन्यासस्प महाबाहो तत्त्वमिच्छामि चेदितुस्‌ । 
त्यागस्थ च हृषीकेश . पुृथक्केशिनिषुदन ॥॥ १॥ 

“है देव, संन्यास और त्याग दोनो शब्दोसे एक ही अथे निकलता है। जिस 
प्रकार संघात और संघ दोनो शब्दोसे केवल संधात ही सूचित होता है, उसी प्रकार 
मेरी बुद्धिके अनुसार ऐसा जान पडता है कि त्याग और संन्यास दोनो शब्दोसे केवल 
त्याग ही सूचित होता है । है देव, यदि इन दोनो शब्दोमे अर्थका कोई भेद हो तो 
वह आप कृपाकर स्पष्ट रूपसे वतला दे |” इस पर श्रीकृष्णने उत्तर दिया--“हाँ, 
इन दोनों छब्दोके अरथोमे भेद है। तो भी हे भर्जुन, मुझे इस बातमे कुछ भी सन्देह 
नही है कि तुम्हें त्याग और संन्यास इन दोनो ही शब्द एकार्थी जान पड़ते हैं । यह 
बात बिलकुल ठीक है कि इन दोनो शब्दोसे केवल त्याग ही सूचित होता है । परल्तु 
इनके अथोमे भेद होनेका कारण यही है कि जब कर्म सब प्रकारसे अपनेसे अछूम या 
दुर कर दिये जाते हैं, तो उसे संत्यास कहते है; और कमके फलोकी कोई कामना न 
रखनेको त्याग कहते हैं। अब मैं इस वातका स्पष्ट रूपसे विवेचन करता हूँ कि किन 
किन कमोके फलका त्याग करना चाहिए और कौन-से कर्म ही विलकुल छोड दिये 
जाने चाहिएँ। तुम अच्छी तरह इन वातोकी ओर ध्यान ठो । वनोमे और पव॑तो 
पर असंख्य वृक्ष आपसे आप उग्रते और बढ़ते हैं, लेकिन धानके पौधे या वागोमेके 
वृक्ष उस प्रकार आपसे आप नही होते । विना जोताई और बोआईके अनेक प्रकारकी 
घासें और जंगली वनस्पतियाँ उगती हैं, परन्तु बिना बीज बोये और रोपाई किए 
खेतोमे धान इस प्रकार आपसे आप नही हो सकता । अथवा द्ारीर यद्यपि आपसे 


आप उत्पन्न होता है तो भी भी आभूषण गढ़वानेके लिए परिश्रम ही करना पड़ता 
है, अथवा नदी तो आपसे आप मिल जाती है, परन्तु कृर्ताँ खोदनेके छिए परिश्रम 


करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार नित्य तथा नैमित्तिक कर्म तो स्वाभाविक रूपसे 
होते रहते हैं, परन्तु यदि मनमे उनके फलकी आशा न रखी जाय तो वे कर्म कामिक 
नही होते ( भर्थात्‌ ये कामना-रहित होते है) और इसी लिए बन्धन-कारक 
नही होते । 
क्षीभगवानुवाच 
काम्पानां कर्मणां न्‍्यासं संन्यास कवयो विदुः। 
सर्वंकसंफलत्यागं. प्रहुस्त्यागं. विचक्षणाः॥ २७ 


“केवल कामनाके विस्तारके कारण ही जिन कर्मोका अनुष्ठान होता है, जिनमें 
अश्वमेध आदि बड़े बड़े यज्ञ-याग आदि किये जाते है, तालाब और कुएँ आदि खोद- 
वाये जाते है, बाग रूगवाये जाते हैं, भुमि-दान और ग्राम-दान किये जाते हैं तथा और 


अनेक प्रकारके व्रत आदि किये जाते हैं, तात्पयं यह कि इस प्रकारके जितने स-कामः 
और इष्टापूत्ते कर्म किये -जाते हैं, वे सब कर्त्ताके छिए बन्धक होते हैं और उन 


अठारहंवाँ अध्याय ४५३ 
भी होता है (अर्थात्‌ जब मनुष्य इवासको बाहर निकालनेकी क्रिया केरता है, तभी 
वह इवासको अपने अन्दर बन्द रखनेमे भी समर्थ होता है) । इसी प्रकार जब सत्य 
और असत्य दोनो मिलकर बिलकुल एक हो जाते है, तव रुत्य और असत्य दोनोसे 
भिन्न एक और विचित्र पदार्थंकी उत्पत्ति होती है । इसी लिए शुभ तथा अशुभ फलोके 
पमिश्रणसे जिस कर्म फलकी सृष्टि होती है, उसीके योगसे मनुष्य-देहकी प्राप्ति होती 
है | इसीको कर्मोक्ा इष्टानिष्ट अर्थात्‌ मिश्र फल समझना चाहिए । यही तीन प्रकारके 
कम,फल सारे संसारमें फैले हुए हैं; और जो जीव आज्माके फेरमे पडते है, उनके लिए 
उन फछोको भोगनेके सिवा और कोई उपाय ही नही रह जाता। जब जीभका पानी 
गिरने रूगता है ( अर्थात्‌ जी मकी छोलपता वहुतत बढ जाती है ), तब दुष्ट पदार्थोका 
सेवन बहुत अच्छा रूगता है, परन्तु अन्तमे उन्ही पदार्थोके सेवनके कारण मनुष्यको 
सृत्युके मुखमें जाना पड़ता है । जब तक आदमी जंगरूमे नही पहुँचता, तभी तक उसे 
उठगोकी मित्रता अच्छी जान पड़ती है; और जव-तक वेश्याके साथ अग स्पा नहीं 
होता, तभी तक बह देखनेमें छावण्यवती जान पडती है। ठीक इसी प्रकार कर्मोका 
आचरण करनेमे अंगोमे प्रौदतोका संचार होता रहता है । परन्तु अन्तमे उन' कर्मोका 
फल एक दमसे आक्रमण कर बैठते हैं । जिस प्रकार कोई सत्ताधारी साहुकार किसी 
कर्जदारके पास उसके वादे पर अपना कर्ज वसूल करनेके लिए आता है और उस 
समय कजंदार बिना उसे रुपये चुकाये किसी तरह अपना वचाव नहीं कर सकता, 
उसी प्रकार मनुष्य इन कर्म-फलोके भोगसे भी किसी प्रकार नही बच सकता । जिस 
प्रकार ज्वारकी वालमेसे निकलकर जमीन पर गिरे हुए दाने फिर भी ज्वार ही 
उत्तन्न करते हैं और फिर उस ज्वारके दाने भूमि पर गिरते है, वे भी फिर वही 
ज्वार उत्पन्न करते है, ठीक उसी प्रकार जीव जिस समय एक समय एक फल भोगता 
है, तव वह साथ ही द्रसरे अनेक कर्म-फल भी उत्पन्न करता रहता है। जिस प्रकार 
चलतनेके समय प्रत्येक पग पिछले पगसे आगे ही पड़ता है अथवा नदीको पार करनेके 

लिए हम उसके जिस किनारे पर पहुँचते हैं, वह “इस पार” होता है और सामने- 
वाला दूसरा किनारा “उस पार” होता है और हमें उस पार जाना ही पडता है 
और वरावर इस पारसे उप्त पार करना पडता है, ठीक उसी प्रकार कम॑-फलके 
भोगका भी कही अन्त नहीं होता । साध्य और साधनके निमित्तसे फल-भोगका 
निरन्तर विस्तार ही होता जाता है और इस प्रकार फलकी आशा न छोडनेवाले 
जीव ससारके जालमें और भी अधिक फेंसते जाते हैं । चमेलीकी कलियाँ खिलती तो 
है, परन्तु खिलनेके साथ ही साथ उनका सूखना भी आरम्भ हो जाता है । ठीक इसी 
प्रकार जो छोग कर्मके निमित्त बनते हैं, परन्तु अपने आपमे कतृ त्वका आरोप नहीं 
करते और जो छोग कमें-फलूका त्याग करके कर्मोका उसी प्रकार अन्त कर देते हैं, 
जिस प्रकार वीजके लिए रखा हुआ धान्य खाने-पीनेके काममे लानेसे खेतीका काम 
बन्द हो जाता है, वे छोग सत्व-शुद्धिके बछ्से गुरु-कृपाके अमृत-तुषारसे भरे हुए 
आत्म-वोधसे पूर्ण हो जाते हैं और उनकी हैव भाव रूपी दरिद्रता नष्ट हो जाती है । 
किर जगतु-प्रमके निमित्तसे भासित होनेवाले त्रिविध फेरू नष्ट हो जाते हैं और उस 


ना 


४४ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


ऋर्त्ताओंको अपने फल भोगवाते हैं । हे अर्जुन, जिस प्रकार शरीररूपी ग्राममें भाकर 
निवास करने पर जन्म और समृत्युके झगडोका अंत नहीं किया जा सकता अथवा जिस 
प्रकार छलाटका लिखा हुआ लेख मिठाया नही जा सकता अथवा शरीरकी त्वचाका 
जन्म-सिद्ध काछठापत और गोरापन धोकर द्वर नहीं किया जां सकता, ठीक उसी 
प्रकार कामिक कर्मोका फल भोगनेसे भी मनुष्य किसी प्रकार बच नहीं सकता । जिस 
प्रकार ऋणसे मनुष्यका तब तक छुटकारा नहीं हो सकता, जब तक वह चुका त॑ 
दिया जाय, उसी प्रकार इस तरहके कर्मोके फल भी भोगके लिए मानो धरना देकर 
बैठ जाते है और उन्हे बिना भोगे किसी तरह छुटकारा नहीं हो सकता। अयवा है 
नर्जुन, यदि प्रत्यक्ष रूपसे कामना न की जाय और यों ही सहज भावसे इस प्रकारके 
कामिक कर्म किसीके हाथसे हो जायें,,वो भी जिस प्रकार भुथरे बाणोके साथ यों 
ही विनोदमे छडने पर भी मनुष्य घायल हो जाता है अथवा जिस प्रकार अनजानमें 
मुँहमे डाला हुआ गुह भी मीठा रूगता है अयवा जिस प्रकार राख- समझकर मुँहमें 
डाला हुआ अगारा भी मुँहको जला देता है, उसी प्रकार बन्धकत्व भी काम्य कर्मोक्ती 
3 स्वाभाविक सामथ्ये है; और इसी लिए जो छोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हों, 
न्हें कभी यो ही विनोदमें भी उन कर्मोका आचरण नहीं करना चाहिए। केवल 
इतना ही नही, हे अर्जुन, काम्य कर्मोको विषके समान उगलकर फेक देना चाहिए। 
ओर इसी प्रकारके त्यागको “संन्यास” कहा जाता है ।”” यहि उस समय सर्वान्तर्यामी 
भगवान श्रीकृष्णने कहा था। इसके उपरान्त भगवानने फिर कहा--“यदि यात्री 
अपने ताथ द्रव्य रखना छोड दे तो मानो वह लुटेरोसे होनेवाले भयका नाश कर 
डालता है। ठीक इसी प्रकार काम्य कर्मोकों छोड़ देता भी मानो कामनाका समूल 
नाश कर डालना है। चन्द्रमा अथवा सूर्यको ग्रहण छगनेके समय जो कर्म करने 
पड़ते हैं अथवा पितरोंकी श्राद्धतिवि पर जो कर्म किये जाते हैं अथवा किसी अतिथिके 
घर आने पर उसके सादर-सत्कारके लिए जो कर्म करने पड़ते है, उन सब कर्मोको 
नैमित्तिक समझना चाहिए। जिस प्रकार वर्पा-ऋतुमे आकाश मेघोसे आच्छन्न और 
मलिन हो जाता है अयवा वसन्त-ऋतुका आगमन होने पर वृक्षोमे बहुतसे नये नये 
पत्ते निकछने हैं और वनक्री शोभा दूनी हो जाती अथवा जिस प्रकार यौवनावस्थामें 
शरीरमे एक विद्येष प्रकारकी मोहकता आ जाती है अथवा चन्द्रमाकी किरणोंके कारण 
जिस प्रकार चन्द्रकान्त मणि द्ववित होने लगती है अथवा सूर्यका उदय होने पर जिस 
प्रकार कमल विकसित होते हैं और इन सत्र उदाहरणोमें जिस प्रकार कारण विशेषसे 
उसी बातकी वृद्धि होती है जो मूल मे होती है और मूल बातसे भिन्‍न कोई नई या 
निराली बात नही उत्पन्न होती, उसी प्रकार नित्य कमंमें जब कोई निमित्त था 
लगता है, तव॒ उसी कर्मको “नैमित्तिक” कहने छगते है। और जो कर्म प्रतिदिन 
प्रातःकाल, मध्याक्न और सायंकाल करने पड़ते है, परन्तु जिस प्रकार आँखोमें दृष्टि 
कही वाहरसे छाकर लगाई हुई नहीं होती अथवा बिना सम्पादन किये ही पैरोरमे 
चलने-फिरनेकी स्वाभाविक सामथ्यं होती है अथवा दीपकके स्वरूपमे जिस प्रकार 
तेज स्वाभाविक रूपसे रहता है अथवा वाहरकी सुगन्ध विना लगाये ही का प्रकार 
सन्दनमें अपनी आन्तरिक सुगन्ध रहती है, ठीक उसी प्रकार जिन कम्मोमें स्वभावतः 


पड हिन्दी शञानेदबरी 


अवस्थामें भोक्ता तथा, भोगका: भी छोप हो जाता है,। हे वीर-श्रेष्ठ अर्जुन, , इस प्रकार 
जो लोग ज्ञान-प्रधान संन्यास, ग्रहण: करते ,हैं, वे ही वास्तवमें फल-भोगकी वासनाओं- 
'का अन्त करते हैं। और।इस प्रकारके ,संन्यासके कारण जिस समय आत्म-स्वरूपमें 
दृष्टि विस्तृत होती है, उस समय भरा यह भास हो ही कैसे सकता है ,कि' कर्म कोई 
स्वतन्त्र या भिन्न वस्तु है ? जब दीवार ही गिर पड़ती है, तब अन्धकारका कही नाम 
भी रह जाता है ? जब मूल वस्तु-स्वरूप ही नष्ट हो गया, तब फिर भरा उसकी 
छाया पड सकती है ? यदि दपंण ही न हो तो म्ुखका प्रतिबिम्ब कैसे और किसमें ु 
पड़ सकता है ? जब नींद खुल गई, तब स्वप्नकी उत्पत्ति कहाँसे हो सकती है ? और 
जहाँ स्वप्न ही नही है, वहाँ भला सत्य और भिथ्याका प्रश्न कैसे उत्पन्न हो सकता 
है ? ठीक इसी प्रकार ऐसे ज्ञान-प्रधान संन्याससे, जब मूल अविद्याके ही जीवनका अंत 
हो जाता है, तो फिर उसका.कार्य जो कर्म-फल है, उसका लेनदिन कैसे हो सकता 
है ? इसी ,लिए संन्‍्यासी पर कर्मकी मात्रा कभी प्रयुक्त हो, ही.नही सकती । परन्तु 
जब तक भनुष्यके शरीरमें अविद्या रहती है, 'तब तक आत्मा कतृत्वके 'ःअभिमानसे 
शुभ और अशुभ सभी प्रकारके कर्मोके पीछे 'छगगी रहती है ।॥ ।और जब तक दृष्टि पर 
भेद-भावकी छाप लगी रहती है, तब तक,।हे सुविज्ञ अर्जुन, आत्मा और कमंमे भेद- 
भाव बना ही रहेगा । पूर्व दिशा और पश्चिम दिशामें जिस . प्रकारका भेद-भाव होता 
है अथवा आकाश और मेघ, सूर्य और मृग-जल; अथवा पृथ्वी तल और वायुमे जिस 
'भ्रकारकी भिन्नता दिखाई देती है अथंवा नदीके जलरूमे पत्थरों और चद्टानोके डूबे 
रहने पर भी जिस प्रकार उन दोनोमे आकाश और पाताछूका अन्तर रहता है अथवा 
पानीको छिपाये और दवाये रखनेवाली सेवार जिस प्रकार पानीसे' बिलकुल भिन्न 
होती है अथवा दीपकसे सदा 'उत्पन्न होनेवालि काजलको जिस प्रकार कभी दीपक 
नही कहा जा सकता अथवा चन्द्रमा पर दिखाई पड़नेवाला दाग या कर्ूँक जिस 
प्रकार चन्द्रमाके साथ मिलकर एक-रूप नही हो, सकता अथवा दृष्टि और नेत्रोमे जिस 
प्रकार अपार अन्तर होता है अथवा ,ार्ग और यात्री या प्रवाह और उसमे बहनेवाले 
पुरुष या दर्पण और उसमे अपने सुखका प्रतिविम्ब देखनेवाले ,मनुष्यमे जितनी 
अधिक भिन्नता या अन्तर होता है, हे अर्जुन, ठीक उतनी ही भिन्नता या अन्तर 
आत्मा और कर्म में है । परन्तु यह अन्तर कब दिखाई देता है ? जब यह भिन्नता 
जाननेके लिए अज्ञान अवसर देता है, तव । सरोवरमेके कमल खिलकर यह सूचित 
करते है कि सूर्य उदय हो गया औौर वे कमर प्रमरोसे अपने कमरू-मधुकी छूट 
कराते है । ठीक इसी प्रकार आत्माके द्वारा होने वाली क्रियाएँ कुछ और ही कारणों 
से वार-वार उत्पन्न होती हैं । ये कारण पाँच है। अब मैं इन कारणोका विवेचन 
करता हूँ। 
पञ्चतानि महाबाहो कारणानि निबोध से। 
सांख्ये छतान्ते प्रोक्तानि सिद्धेये सर्वकर्मंणाम्‌ ॥श्शा 


अठारह॒वाँ अध्याय ४४५९ 


अधिकारका रूप होता है और इसी लिए जिन्हे किये विना मनुष्यका किसी तरह 
छुटकारा नही हो सकता, है अर्जुन, उन्ही कर्मोको नित्य कर्म कहते है इस प्रकार 
मैंने तुम्हे नित्य” और “नैमित्तिक” कर्मकि लक्षण स्पष्ट करके बतला दिये हैं। ये 
सब नित्य और नैभित्तिक कर्म आवश्यक रूपसे करने पड़ते है और इसी लिए कुछ 
लोग इन्हे वाँझ अर्थात्‌ निष्फल कहने लगते है। परन्तु जिस प्रकार भोजन करनेसे 
समाधान होता है और क्षुधाकी निवृत्ति होती है, ठीक उसी प्रकार नित्य तथा नैमि- 
त्तिक कमोसे सभी ओरसे फलोकी प्राप्ति होती है । जब मिलावटवालां सोना सुनार- 
की अँगीठीसे पडता है, तव उसमेक। मेल जल जाता है और सोना शुद्ध हो जाता 
है। ठीक इसी प्रक्तार कर्मोमे फल भी होते है । वात यह है कि कर्मोका आचरण 
करनेसे -सब दोष दूर हो जाते है, मनुष्यका अधिकार बढ जाता है और उसे बातकी 
बातमे सदगत प्राप्त हो जाती है। यद्यपि तित्य तथा नैमित्तिक कर्मोका आचरण 
करनेमे इतने वडे फलकी प्राप्ति होती है, वो भी जिस प्रकार मूल नक्षत्रमे जन्म 
लेनेवाले वाउकका परित्याग करना पडता है, ठीक उसी प्रकार इन फछोका भी 
परित्याग करना चाहिए । जब वसन्‍्त-कहुतुका आगमन होता है, तब आममे तव तक 
नये नये पत्ते निकलते रहते है, जब तक उसकी एक शाखा फलोसे भर नही जाती + 
परन्तु ज्योही उन शाखाबोमे फल छूने छूगते है, त्योही वह उन फलोको विना 
स्पर्श किये ही अपना सारा वैभव नीचे फेंकने लगता है। ठीक इसी प्रकार कमेंकी 
भर्यादा न छोडते हुए नित्य तथा नैमित्तिक कर्मोकी ओर ध्यान देना चाहिए और 
तब उन सबसे उत्पन्न होनेवाले फलोका पूर्ण रूपसे वमनके समान त्याज्य मानना 
चाहिए । कर्म फलके इसी त्याज्यको ज्ञाता छोग “त्याग” कहते है। इस प्रकार 
त्याग और सन्यासका स्वरूप मैंने तुम्हे बता दिया है । जब इस प्रकारका संन्यास 
हीता है, तव काम्य कम वन्धक नही होते । निषिद्ध कर्म तो स्वभावतः ही त्याज्य 
होते हैं । जिस प्रकार सिरके कट जाने पर बाकी शरीर आपसे आप जमीन पर गिर 
पड़ता है, उसी प्रकार इन फलोके त्यागसे नित्य कर्म भी आपसे आप नष्ट हो जादे 
हैं । फिर जिस प्रकार फसलके तैयार होने पर पौधोकी पत्तियाँ आदि मर जाती है 
ओऔर पत्तियोके नष्ट होते ही फसल हाथ आती है, उसी प्रकार सब कर्मोक्रे नष्ट होते 
ही आत्म-ज्ञान आप ही दूढ़ता हुआ जीवके पास आ पहुँचता है । इस युक्तिसे जो 
लोग त्याग और सनन्‍्यास दोनों करते हैं, वे आत्म-ज्ञान प्राप्त करमेका साधन सम्पादित 
करते हैं। परन्तु जिनसे इस युक्तिका साधन नही होता और जो छोग केवल अनुमाल 
या विचारमे ही त्यागका आचरण करते है, उनके हाथो नामको भी त्याग नही होता 
और वे दिन पर दिन बराबर और भी जालमे फँसते जाते है। यदि रोगकी चिकित्सा 
के लिए नही वल्कि यो ही किसी औषधकी योजना कर दी जाय, तो वह खाने पर 
विषके समान होती द्वे। और इसके विपरीत यदि अल्त ग्रहण न किया जाय तो क्या 
भूखो मरनेकी नौबत नही भा जाती ? इसलिए जो वस्तु त्याज्य न हो, उसका कभी 
त्याग नही करना चाहिए और जो त्याज्य हो, उसका कभी लोभ नही करना चाहिए | 
त्यागके इस ग्रुण था विशेषता पर ध्यान न रखकर जो त्याग किया जाता है, वह सके 


अठारहरवाँ अध्याय ्डप्प 


“कदाचित वे पाँचो कारण तुम्हे मालुम भी होगे, क्योकि शास्त्रोंने ऊपर हाथ 
उठाकर और खूब चिल्छा चिल्लाकर उनका वर्णन किया है। वेद राजाकी राजधानीमे, 
सांख्य वेदके प्रसादमें तत्व-विवेचन रूपी डंकेके घोषमे उसकी गर्जना हो रही है। 
जिस प्रकार संसारके समस्त कर्मोके होनेके' मूल हेतु यही कारण होते हैं, उस प्रकार- 
का आत्माके साथ उनका सम्बन्ध नही लगाना चाहिए। है अर्जुन, इस प्रकार इन 
पाँच कारणोंका ढिढोरा पीटा गया है जिससे ये कारण बहुत प्रसिद्ध हो गये हैं; 
इसीलिए मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यदि ये कारण तुम भी सुन लो तुम्हारे लिए 
बहुत अच्छा है , और जब मैं ज्ञान-चिन्तामणि प्रत्यक्ष तुम्हारे हाथोमे हूँ, तो फिर 
भरता इस बातकी क्या आवश्यकता है कि उन कारणोका तुम्हे और किसीके द्वारा 
ज्ञान हो ? यदि सामने दर्पण रखा हुआ हो तो फिर दूसरोसे यह पृछनेकी क्‍या 
आवश्यकता है कि मैं देखनेमे कैसा हूँ, और इस प्रकार दूसरेके नेत्रोको इतना 
अधिक महत्व क्यो दिया जाय ? मेरा भक्त जिस हेतुसे जिस ओर देखता है, मैं भी 
उसी ओर उसके हेतुका रूप धारण करके पहुँच जाता हूँ । मैं ऐसा भक्त-वत्सल 
प्रभु अब तुम्हारे हाथका खिलौना बन रहा हूँ ।” प्रेमके आवेशमे इस प्रकार बांतें 
करते करते श्रीकृष्णदेव अपने आपमे नही रह गये | और उधर अर्जुन तो मानो 

आनन्द सागरमें डूब ही गया । जैसे चाँदनीकी वर्षा हो रही हो और उसके कारण 
सोमकान्त मणिका पर्वत पसीजकर सरोवर बन जाय, ठीक उसी प्रकार सुख और 
आत्म-प्रत्ययके मनोभावोके बीचका परदा नष्ट हो जानेकें कारण अर्जुन केवल सुखकी 
मूति ही बन गया था । श्रीकृष्णदेव तो सभी बातोमें समर्थ थे, इसलिए ऐसे अवसर 
पर वे फिर पहलेकी तरह प्रकृतिस्थ हो ' गये और सुख-सागरमे डूबते हुए भर्जुनको 
बाहर निकालनेके लिए जल्दीसे आगे बढे । उस समय सुखकी इतनी बडी रूहर आई 
थी कि उसमें अर्जुन सरीखे बडे बडे धीर वीर , भी अपनी बुद्धि सहित डूब सकते थे । 
परन्तु भगवानने सुखकी उस बाढकों भी रोक लिया और इस प्रकार कहना आरम्भ 
- किया--“भाई अर्जुन, तुम अपना, आत्म-स्वरूप, मत भूछ जाओ ।” यह सुनकर 
अर्जुननें एक ठंढी साँस छी और अपना सिर तीचे झुका लिया। इसके उपरान्त उसने 
कहा--/हे देव, आप उदार दाता, हैं। और यह बात आप समझ ही गये है कि 
यद्यपि मैं आपके पास ही रहता हूँ, तो भी आपसे अछूग रहनेके , कांरण मैं बहुत 
उकता गया हूँ, गौर इसी लिए अब मैं आपके साथ पुरा-पूरा एकत्व या समरत्तता 
प्राप्त करनेके लिए उत्सुक हो,रहा हूँ । मेरी ऐसी कुवस्था होने पर यदि आप प्रेम- 
पूर्वक कुछ विनोद कर रहे हो, तो फिर आप वार-बार मेरी जीव-दशाका स्मरण 
क्यो करा देते है ?” इस पर श्रीकृप्णने उत्तरः दिया--“अरे पागल गर्जुन, अभी 
तक यह विषय तुम्हारी समझमे अच्छी तरह नही आया। क्या चन्द्रमा और उसकी 
चाँदनीमे कभी कोई पार्थक्य होता है ! इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें अपने मनकी एक 
ओर वात बतछाता हूँ । वह यह कि तुम्हे वह सम-रसता दिखानेमे और तुम्हे उसका 
अनुभव करनेमे मुझे सचमुच बहुत भय हो रहा है। और तूम्हारे रूठ जाने पर 
मुझमे तुम्हारा रूवना सहतव करनेकी जो सामथ्य आती है, उसका भी कारण यही 'है 


४४५ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


चैठेकी वेगार होती है । जो लोग सच्चे विरक्त होते हैं, उन्हें निषिद्ध (अर्थात्‌ त्याज्य) 
करमोके साथ सभी जगह झगड़ना पड़ता है । 
त्याज्य॑ दोषवदित्येके कर्म प्राहुमंनीबिणः । 
यज्ञदानतपःकर्मस न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३४ 
“चहुत-से लोग ऐसे होते है जिनके मनसे फलका लोभ कभी दूर ही नहीं होता 
और इसी लिए वे छोग सभी कर्मोको बन्धनकारक कहते है। जिस प्रकार कोई 
सनुृष्य स्वयं तो नंग। होकर नाचता है और संसार भरको छड़ाका कहता है अथवा, 
है अर्जुन, जिस प्रकार वह रोगी सभी अन्‍्तोंकी निन्‍्दा करता है, जिसकी जीभकी 
चाट कमी तृप्त ही नही होती अथवा जिस प्रकार कुष्ठका रोगी स्वयं अपने दोष-युक्त 
शरीरसे न चिढ़कर उस पर भनभनानेवाली मक्खियों पर चिढ़ता है, ठीक उसी 
अकार जो दुर्वंड लोग फलके लोभमें फेंसे रहते हैं, वे फलोंका त्याग करनेमें समर्थ 
सन होनेके कारण समस्त कर्मोको ही दुष्ट बतछाते है और यह निर्णय कर लेते हैं कि 
कर्मोका ही पुरा पूरा त्याग करना चाहिए । कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो यह कहते 
हैं कि यज्ञ-याग आदि कर्म अवश्य करने चाहिए, क्योकि इनके सिवा मनकी शुद्धिका 
और कोई साधन ही नही है। यदि मनकी शुद्धिवाला मार्ग जल्दी जल्दी अतिक्रमण 
करनेकी इच्छा हो, तो कम रूपी शस्रको चलानेमें आल्स्य नही करना चाहिए। यदि 
सोनेको चोखा करना हो तो जिस प्रकार अग्निका कष्ट सहनेके लिए तैयार होना चाहिए 
और जिप्त प्रकार दर्पंणको स्वच्छ करनेके लिए उसमें बहुत-सी राख छगानी चाहिए 
अथवा यदि कपड़ोको निर्मेल करना हो तो धोबीकी नाँदकों गन्दा और घृणित नही 
समझना चाहिए, ठीक उसी प्रकार कर्मो की इसीलिए अवज्ञा नही करनी चाहिए कि 
वे क्लेशका कारण होते हैं। क्या बिना रसोई बनाये कभी बढिया और स्वादिष्ट 
भोजन मिरू सकता है ? हे अर्जुन, कुछ लोग इसी प्रकारकी बातें कहकर कमकि 
आचरणकी ओर ध्यान देते है; और इसी प्रकारके मतभेदके कारण त्यागका विषय 
संशयित हो गया है । इसीलिए अब मैं ऐसा स्पष्ट विवेचन करता हूँ जिससे वह 
संशय दूर हो जाय और त्यागके सम्बन्धमे निश्चित निर्णय किया जा सके । तुम इस 
विवेचनकी ओर अच्छी तरह ध्यान दो । 
निमश्चयं शरण में ततन्र त्यागें भरतसत्तम। 
त्यागो हि. पुरुषव्यात्र त्रिविधः संप्रकीतितः॥ ४॥। 

“हे अर्जुन, त्याग तीन प्रकारका होता है । अब मैं इन तीनो प्रकारके त्याग्रोंके 
अलूग अलूग रक्षण बतलाता हूँ। यद्यपि मैने तुम्हे यह वतलाया है कि त्याग तीन 
श्रकारका होता है, तो भी उन सबका साराश वही है जो मैने अभी कहा है। में 
सर्वज्ञ हें और मेरी चुद्धिको जो तत्व निश्चित और अटल जान पड़ता है, पहले वही 
सुनो । मोक्षकी इच्छा रखनेवाला जो पुरुष अपने मोक्षके सम्बन्धमे जाग्रत और सचेत 


चाहता हो, उसे त्यागका यह रहस्य समझकर उसीके अनुसार अपना आचरण 
उसना चाहिए । बस इतनेसे दी उप्त मोक्षकी प्राप्ति हो जायगी। 


ड५६ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


कि तुम्हारे लिए मेरे मनमें बहुत अधिक प्रेम है, और जब तक आपसमें एक दूसरेके 
लिए प्रेमके लक्षण बने हुए हैं, तव तक हम दोनोंका व्यक्ति-भेद भी अवश्य बना 
रहेगा । इसी लिए अब इस विषयकी अधिक चर्चाकी आवश्यकता नही है। हे अर्जुन, 
अव मैं तुमको यह बतछाता हूँ कि आत्मासे कर्म किस प्रकार भिन्न होते है ।”” इतनेमें 
अर्जुनने कहा--' है महाराज, मेरे मनमे इस समय जो प्रश्न उत्पन्न हो रहा था, 
उसकी प्रस्तावना करके आपने बहुत अच्छा किया । समस्त कर्मोके मूठ बीज जो 
कारण-पचक हैं, उनका स्पष्टीकरण करनेका वचन क्या आप मुझे नही दे चुके है ? 
और आपने जो यह कहा है कि आत्माक्रा इन कर्मोके साथ कोई सम्बन्ध नही है, सो 
आपके द्वारा उसका स्पष्टीकरण होना भी अभी बाकी है।”” यह सुनकर विश्वाधिपति 
श्रीकृष्णने बहुत सन्‍्तोषसे कहा--““भला ऐसा श्रोता मिलता ही कहाँ है जो इस 
प्रकारके प्रइनोके उत्तर सुननेके लिए तुम्हारी तरह धरना देकर बैठ जाय ? इसी लिए 
है अर्जुन, जो जो वाते मैंने तुम्हे बतछानेके लिए कही है, वे सब अब मैं तुमको बत- 
लाता हूँ । परन्तु इन सब बातोके कारण तुम्हारे उपर पड़ा हुआ प्रेमका भार पहलेसे 
ओर भी बढ़ जायगा ।” इस पर अर्जुनने कहा--“हे देव, जान पडता है कि आप 
अपनी पहली बात भूलछ गये । इस प्रेमके लिए ही तो आप “मैं” और “तुम” वाला 
व्यक्ति-भाव रखते हैं ।” इस पर श्रीकृष्णने कहा--“क्या सचमुच ऐसी बात है ? तो 
फिर मैंने जो वचन तुम्हे दिया है, वह अब मैं पूरा करता हूँ। तुम अच्छी तरह 
सावधान होकर और खूब ध्यान देकर मेरी बाते सुनो | हे अजु न, यह बात बिलकुल 
ठीक है कि समस्त कम उन्ही पाँच कारणोसे होते हैं और आत्माको किसी कमंके 
होनेका पता भी नहीं चछता । और इन पाँच कारणोके योगसें कर्मोको जो आकार 
प्राप्त होता है, उसके हेतु भी स्पष्ट रूपसे पाँच ही है। इन सबसे भिन्न जो आत्म-तत्व 
है, वह केवल तटस्थ रहता है । न तो वह हेतु ही है, न निमित्त कारण ही है और 
न वह कर्मोकी सिद्धिके लिए स्वयं कोई प्रयत्न ही करता है। जिस प्रकार आकाशमे 
रात और दिन होते हे, ठीक उसी प्रकार आत्मामे भी शुभ और अशुभ कर्म होते 
रहते हैं। जब जल, तेज और धघूएँका वायुके साथ मेल होता है, तत आकाशमे मेघ 
उत्पन्न होते हैं, परन्तु ऑकाशको उनका पता भी नही चलता । लकड़ीसे नाव बनती 
है, उसे जलूमे नाविक खेता है और हवा उस नावको चलाती है, परन्तु जल केवल 
साक्षी रूपसे तटस्थ रहता है। मिट्टी कहीसे उठाकर ले आते है और उस मिट्टीके 
गोलेसे वरतन बनते हैं । डंडेके योगसे चाक पर वे वरतन धुमाये जाते हैं और उनके 
साथ साथ चाक भी घूमता है । परन्तु इन सवका कतृत्व कुम्हारमे होता है। इन 
सबको पृथ्वीका आधार तो अवश्य प्राप्त होता है, परन्तु उस आधारके अतिरिक्त क्या 
की पृथ्वीका और भी कुछ व्यय होता है ? अब इन सब वातोका तुम्ही विचार 
करो । अब मे एक भर उदाहरण देता हूँ। छोग-सूर्यके प्रकाणमे अनेक भ्रकारके 
काम-धन्धे करते हैँ । परन्तु कया उन काम-धन्धोका सूर्यक्रे साथ भी कभी कोई सम्पर्क 
द्वोता है ? ठीक इसी प्रकार जब पाँच हेतुओंका योग होता है, तव उन पाँच कारणों- 
फर्मंझपी बेछ छगती है । परन्तु आत्मा उन सबसे सदा भिन्न ही रहती है। 


अठारहवाँ अध्याय डंडे 


यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव ततु। 
यज्ञों दान॑ तपश्चेव पावनानि सनीषिणाम्‌ ॥ ५॥ 

“प्रवासमें जिस प्रकार आगे पैर बढाना बन्द नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार 
मनुष्यको यज्ञ, दान और तप आदि आवश्यक कर्म भी कभी नहीं छोड़ने चाहिएँ । 
जिस प्रकार खोई हुई वस्तुको बराबर तब तक ढूँढ़ते रहना चाहिए, जब तक वह 
मिल्‍क न जाय, अज्ञकी थाली तब तक अपने सामनेसे हटाकर दूर नही करनी चाहिए, 
जब तक क्षुधा पूरी तरहसे शान्त न हो जाय अथवा किनारे पर पहुँचनेसे पहले कभी 
नाव नही छोडनी चाहिए, अथवा फल लगनेसे पहले केलेका वृक्ष नही काटना चाहिए 
अथवा जब तक रखी हुई वस्तु न मिल जाय, तक तक दीपक नही बुझाना चाहिए, 
उसी प्रकार जब आत्म-ज्ञानके सम्बन्धमे वुद्धिकों पूर्ण ूपसे निश्चय न हो जाय, तब 
तक यज्ञ और दान आदि आवदयक कर्मोक्ी ओरसे उदासीन होना कभी उचित नहीं 
है | सब लोगोको अपने अपने अधिकारके अनुसार यज्ञ, दान और तप आदि बहुत 
तत्परतांपूरवंक करने चाहिएँ | यदि रास्ता चलते समय यात्री जल्दी जल्दी पैर उठाता 
है तो इसीसे वह जल्दी उद्दीष्ट स्थान तक पहुँचकर विश्राम कर सकता है। ठीक 
इसी प्रकार कर्मोकरा पूरी तरहसे आचरण करनेसे मनुष्य सहजमे निष्काम हो सकता 
है । ज्यो ज्यो औषध खानेमे अधिक गम्भीरता दिखाई जाती है, त्यो त्यो रोग भी 
नष्ट होता जाता है। ठीक इसी प्रकार ज्यो ज्यो ये सब कर्म शीघ्रता और तत्परता- 
पूवेक किये जाते हैं, त्यो त्यो रथ और तमका भी समूलछ नाश होता जाता है। 
है । सोनेमे जब एक पर एक इस प्रकार क्षारोके अनेक पुट दिये जाते हैं, तब उसमे 
मिला हुआ खोट बराबर जलता जाता है और सोचा विछकुछ चोखा हो जाता है। 
इसी प्रकार जिन कर्मोक्रा निष्ठापू्व॑कं आचरण किया जाता है, वे रज और तमको 
बिलकुल दूर कर देते हैं और शुद्ध सत्वके मन्दिरको दृष्टिके क्षेत्रमें ले आते हैं । इसी 

लिए, हे अर्जुन कर्म भी उसी योग्यता और पद पर पहुँच गये है, जिस योग्यता और 
पद पर सत्व-शुद्धि करनेवाले पावन तीर्थ है। तीथोसि तो ऊपरी या बाहरी मलका 
नाश होता है और कमें अन्दरका मल धो डालते हैं। इसी लिए थह कहा जाता है 
कि सत्कर्मोके कारण ही तीर्थोंको पावनता प्राप्त होती है। जिस प्रकार किसी प्यासेके 
लिए निर्जल प्रदेशमे ग्रीष्म ऋतुमे चलनेवाला लू ही अमृतकी वर्षा करके उसे अमृत 
पान करा दे अथवा जिस प्रकार किसी अच्धेके नेत्रोमे सूर्यका तेज आ जाय अथवा 
नदीमे डूबते हुए मनुष्यकी उबारनेके छिए स्वयं नदी ही उठ दौडे अथवा किसी मरने- 


वाले व्यक्तिको स्वयं भृत्यु की बडी आयु प्रदान करे, उसी प्रकार, हे अर्जुन, ये कर्म 
ही मुमुक्षुओकों क्म-बन्धनसे छुडाते है। जिस प्रकार रसायनका सेवन मरनेवालेको 


विषसे बच्णता है, उसी प्रकार, हे अर्जुन, इन कर्मोका भी यह एक विलक्षण हथकंडा 
है कि अपना वन्धकत्व नष्ट करनेके लिए स्वयं ही मुख्य साधन होते हैं। हे भर्जन, 


अव मैं तुम्हे वह हथकंडा ये युक्ति स्पष्ट करके बतलाता हूँ । जिससे कमोके द्वारा 
डी स्वयें नाश होता है । 


एतान्यपि तु कर्साणि सद्भ त्यक्त्व फलानि च। 
कतंव्यानिति में पार्थ निश्वितं मतमुत्तमम्‌ ॥ ६॥ 


अठारहवाँ अध्याय ४५७ 


अधिष्ठानं तथा कर्ता करंणं च पृथग्विधम्‌ । 
विविधाश्व पृथक्वेष्टा देव॑ चेबात्र पद्भमम्‌ ॥१४॥ 

“अब मैं इन पाँचो कारणोके अूम अलग और स्पष्ट लक्षण बतञाता हूँ। जिस 
प्रकार भिन्न-भिन्न मोती अलूय अरूग परख कर लिये जाते है, उसी प्रकार कर्मोके पाँच 
कारण भी उनके अरूग अरूग लरूक्षणो सहित सुनो । इन पाँचोमे “दिह” पहला कारण 
है। इसे “अधिष्ठान कारण” कहते है, क्योकि इस देहमे भोक्ता अपने भोग्य विपयोके 
साथ निवास करता है। इन्द्रियाँ रात-दिन कष्ट करती रहती है और उसके द्वारा 
प्रकृतिके बलसे जो सुख दु.ख उत्पन्न होते है, उन्हे भोगनेके लिए पुरुषक्े पास इस देहके 
अतिरिक्त और कोई स्थान ही नही होता; और इसी लिए इस देहको “अधिषछ्ठान 
कहतें है । यह देह चौवीप तत्वोके एक साथ मिलकर रहनेका साझेका घर है। वन्ध 
और मोक्षके झगडोका निपटारा भी इसीमे होता है। जाग्रति, स्वप्न और सुषुसिवाली 
त्तीनो अवस्थाओका भी यही आधार-स्थल है, इसलिए हे अर्जुन, इस देहको '“अधिप्ठात 
कहते है । कमंका दूसरा कारण “कर्त्ता” है। इसी कर्ताको चैतन्यका प्रतिबिम्ब कहते 
हैं । आकाश ही जलूकी वर्षा करता है और उस जलसे पृथ्वी पर ताल आदि बनते है; 
और फिर उसी तालूमे आकाश प्रतिबिम्वित होता है। अथवा कभी कभी निद्रामे 
राजा स्वयं अपने आपको भूछ जाता है और तब उसे स्वप्नमे यह अनुभव होता है कि 
मै रंक हो गया हूँ। ठीक इसी प्रकार चैंतन्‍्यकों भी आत्मस्वरूप विस्मृत हो जाता है 

और तब उसमे देहका आभास उत्पन्न होता है। फिर जो चैतन्य देहके अभिमानसे 
अनेक प्रकारके अभिनय करता है और जिसे आत्म-स्वरूपकी विस्मृति हो जानेके कारण 
जीवका नाम प्राप्त होता है । और जो सभी बातोमे देहके साथ रहनेकी प्रतिज्ञा कर 
चुका होता है, और जो भ्रममे पडकर यह कहता है कि प्रकृतिके द्वारा होनेवाले सब 
कर्म मैंने ही किये है, उस जीवात्माको ही इस प्रकरणमे “कर्त्ता” कहा गया है । फिर 
जिस प्रकार एक स्वरूप रहनेवाली दृष्टि बरौनीके बालोके कारण चौरीके समान सब 
जगहसे फटी हुई दिखाई देती है अथवा घरमे जलूनेवाले एक ही दीपकका प्रकाश 
बाहरसे भिन्न भिन्न खिड़कियोसे देखने पर अलग अछूग जान पडता है अथवा एक ही 
मनुष्य आंगार आदि नौ रसोसे क्रम क्रमसे उल्लसित होने पर जिस प्रकार वृत्ति-भेदसे 
नौ प्रकारका भासित होने रूगता है, ठीक उसी प्रकार बुद्धिकी जाननेकी शक्ति यद्यपि 
एक-स्वरूप ही है, परन्तु फिर भी वह कान आँख आदि वाह्मय इन्द्रियोके द्वारा भिन्न 
भिन्न रूपोसे प्रकट होती है। इसीको “पृथग्विधकरण”” कहते है । हे बर्जुन, कर्मोका 
यह तीसरा कारण है । अब पूर्व दिशा और पश्चिम दिशासे बहनेवाले प्रवाहोका सम्में- 
लन होने पर जिस प्रकार एक ही पानी भिन्न भिन्न नदो और नदियोके रूपमे भास- 
मान होता है, उसी प्रकार वायुमे जो अखण्ड एक-स्वरूप क्रिया शक्ति रहती है, वही 
भिन्न भिन्न स्थानोमे प्राप्त होनेके कारण अरूग अछूग स्वरूपोवाली जान पड़ती है । 

जब वह शक्ति वाचामे आती है, तब मनुष्य वोलने लगता है; जब वह हाथमे भाती है, 

तब उससे लेन-देन होने छगता है; जब वह पैरोमें आती है, तव उससे चलना-फि रना 


४४८ - हिन्दी ज्ञानेशवरी 


यदि महायज्ञ आदि कर्म बिलकुल ठीक तरहसे पूरे उतर जाये, तो भी मनृष्यको 
अपने मनमें कतृ त्वका अहंकार उत्पन्न नही होने देना चाहिए । जो मनृष्य किसी 
दूसरेसे धन लेकर और उसका साथी बचकर तीर्थ-यात्रा करनेके लिए जाता हो, 
उसके मनमे इस प्रकारका अपने महत्वका समाधान नही होता कि मैं तीथ्थ-यात्रा, 
कर रहा हूँ। इसी प्रकार जो पुरुष किसी समर्थ राजाकी आज्ञाप्ते अकेला ही पहुँचकर 
किसी राजाको पकड़ लेता हो, वह आाज्ञाकारी सेवक अपने मनमें इस बातका अभि- 
समान नही कर सकता कि मैं जेता हूँ और मैंने इस राजाको जीतकर. पकड़ लिया 
है । जो किसी दूसरेके आधार पर तैरता है, उसमें इस प्रकारका अभिमान नही रह 
जाता कि मै तैरता हूँ । ठीक इसी प्रकार कर्म करनेवालेको भी अपने मनमे कतृ त्वका 
अहंकार नही उत्पन्त होने देना चाहिए और समस्त कर्मोकी मोहरें आगे खिसकाते 
चलना चाहिए । और हे अर्जुन, जिन कर्मोका आचरण किया जाता है, उनका जो 
फल होता है, उस फलकी ओर कभी अपने मनोरथको प्रवृत्त नही होने देना चाहिए। 
आरम्भमे ही सब फलोकी आशा छोड़कर कमेका आरम्भ करना चाहिए। जिस 
प्रकार कोई दाई दूसरेके बच्चेको निविकार मनसे पाछती है अथवा जिस प्रकार 
पीपलरूको सीचनेवाले उससे फलकी कोई आशा नही रखते, ठीक उसी प्रकार फरूकी 


बिना कोई आगा रखे सब कर्म करते रहना चाहिए । जिस प्रकार चरवाहा गाँव 
भरकी सब गौओको एकत्र करके चरानेके लिए ले जाता है और उन गौओका दूध 
पानेकी कोई आशा नही करता, ठीक उसी प्रकारका भाव मनुष्यको कम करते समय 
अपने मनमे रखना चाहिए और कर्म फठछकी बिलकुल आशा नहीं करनी चाहिए। 
जब इस युक्तिसे पुरुषके हाथो कम होता है, तब अवश्य ही उसे आत्म-स्वरूपकी 
प्राप्ति होती है। इसी लिए फलका लोभ रखनेवाला यह देहाभिमान छोड़कर यथा- 
स्थित सब कर्मोको आचरण करना चाहिए; वस सबके लिए यह मेरा सर्वोत्तम सन्देश 
है । जिसे जीवनके वन्धनसे धुणा जान पड़ती हो और जो मोक्ष प्राप्त करनेके लिए 
विकल रहता हो, उसके लिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि वह मेरे इस वचनका 
कभी उल्लंघन न करे । 
नियतस्थ तु संन्यास: कर्मणो नोपपद्चते । 
सोहात्तसर्य परित्यागस्तामसः. परिकीतितः 0 ७४७ 
“और नही तो जिस प्रकार कोई व्यक्ति अन्धकार पर क्रोध करके स्वयं अपने ही 
नावून अपनी #ँखोमें चुभा लेता है, उसी प्रकार जो पुरुष कर्मोको वन्धक समझकर 
और इसी लिए उनसे चिढकर उनका आचरण छोड़ देता है, उसके इस कर्म-त्यागको 
मैं तामस बहता हूँ । ऐसा काम भी उसी तरहका है, जिस तरह सिरके द्दके कारण 
क्रोध करके अपना सिर फोड डालता होता है। जिस समय रास्ता कठिन हो, उस समय 
ऐसा प्रयत्त करना चाहिए जिसमे पैर किसी तरह आगे बढते चले, या रास्तेके दोपके 
फारण स्वयं अपने पैर ही तोड डालने चाहिएँ ? मान लो कि कोई आदमी भूखा है 
ओर उसके सामने खानेके लिए कुछ ऐसा वैसा अन्न रख दिया जाता है । भब यदि वह 
पसीछिए उस अप्को पैरोसे ठुकरा दे कि वह रुचिकर नही है तो उसे अन्तमें उपवास 


, ४प८ हिन्दी ज्ञानेदवरी 


होने लगता है; और जब वह गुद-द्वारमें आती है, तब उससे मल निकलने लगता है। 
फिर वही वायु जब नाभिसे हृदय तक ओकारको प्रकट करने लगती है, तब उसे 
“प्राण्गयु”” कहते हैं। फिर वही शक्ति जब ऊपरवाले भागमे प्रवेश करने रूगती है; 
तब उस “उदान वायु” कहते हैं। जब वही शक्ति अधो द्वारसे बहने लगती है, तब 
वह अपान वायु” बन जाती है; और जब वह सारे शरीरमें व्याप्त रहती है, तब 
उसे “व्यान वायु” कहते हैं। जो अन्न सेवन किया जाता है, उसका रस यही शक्ति 
धरीरके भिन्न भागो मे पहुँचाती है और शरीरके अन्दर कोने-कोनेमें निरच्तर व्याप्त 
रहती है । इस प्रकार चारो ओर घूमकर वह क्रिया झ्क्ति अच्तमें नाभि-कमलमे स्थिर 
होती है और उस उस समय उसे “समान वायु” कहते है । जँभाई, छीक, डकार 
आदि रूपोमें होनेवाली वायुकी क्रियाओके नाम नाग, कूम॑ और कृकर आदि है । इस 
प्रकार हे वीरश्रेष्ठ अर्जुन, यद्यपि वायुकी सब क्रियायें एक-रूप ही हैं, परन्तु उसके 
रीति-भेदके अनुसार उसे भिन्न भिन्न नाम प्राप्त होते है। और यही भिन्न भिन्न 
रीतियोसे भिन्न रूप होनेवाली वायु-शक्ति कर्मोका चौथा कारण है। छओो ऋतुओमें 
शरद-ऋतु सबसे उत्तम होती है और उस शरद-ऋतुका चन्द्रमा तो और भी अधिक 
मनोहर होता है। और उसमे भी पूणिमाके चन्द्रमाकी बहारका हाल तो कुछ पूछो 
ही मत । इसी प्रकार बसन्त-ऋतुमें बागकी बहुत अधिक शोभा होती है । फिर यदि 
ऐसे बागमे प्रिय जनोकी संगति प्राप्त हो तो उसकी मधुरता और भी बढ जाती है । 
और यदि ऐसी संगतिमे उत्तम तथा प्रेमपुर्ण उपचार भी मिलने तो फिर उस छुखका 
- पारावार ही नही रह जाता । अथवा हे अर्जुन, एक तो कमल हो, दूसरे उसका पूर्ण 
विकास हो ओर तिसपर भी सुगन्धित पराग्र रेणुकी विपुलता हो और इस 5५कार 
मानो तरिवेणीका संगम हो गया हो, तो फिर छोभाकी भरा कौन-सी कमी रह सकती 
है ? एक तो पहले ही मधुर वाणी हो, तिस पर उसमें कवित्वका योग हो और उस 
कवित्वको रसिकताकी संगति प्राप्त हो और उस रसिकतामे भी परमार्थ तत्वकी 
लारूसा हो और इस प्रकारका अप्रतिम योग उपस्थित हो तो वह कितना उत्तम होता 
है ! ठीक इसी प्रकार अन्तःकरणकी समस्त वृत्तियोमे एक बुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ है और 
इन्द्रियोकों आवेशसे वह और भी अधिक तेजस्वी हो जाती है । और उन इन्द्रियोके 
आवेशमें उनके अधिदेवताओका मंडल और भी अधिक शोभादायक होता है। नेत्र 
जादि दसो इन्द्रियोके पीछे उन्हे अपनी कृपासे बल वेनेवाले सूर्य आदि देवताओका 
मण्डल होता है । है भर्जुन, इसी देवता-मंडलको कर्मोका पाँचवाँ कारण समन्षता 
चाहिए ।” बस, यही श्रीकृष्णदेवने अर्ज़नसे कहा था । इसके उपरान्त वे फिर कहने 
लगे-“इस प्रकार मैंने समस्त कर्मोके मूठ कारणोका तुम्हारे सामने ऐसे ढंगसे निल- 
पण किया है कि तुम्हारी समझमे सब वाते अच्छी तरह आ जायें | और यह निल्पण 
तुमने सुन ही लिया है। अब इन्ही मूल कारणोका विस्तार होता है और कमकिे 


अपार विस्तारका अस्तित्व होता हैं। जिन पाँच हेतुओके कारण यह वात होती है, 
सब में उनका हुपप्ट सुपसे वर्णन करता हूँ । 


अठारहवाँ अध्याय '४४९ 


ही करना पडेगा । इसी प्रकार भ्रममें पड़े. हुए तामस पुरुषकी समझमे यह बात नहीं 
आती कि कर्मोका बन्धकत्व स्वयं कर्मोत्ते ही नष्ट करना चाहिए | स्वभावत. जो कर्म 
उसके हिस्सेमे आते हैं, वह उन्‍्हीको छोड बैठता है। इसलिए हे भर्जुन, तुम इस 
प्रकारके तामत त्यागका कभी, स्पर्श भी न करो । 

दुःखमित्येव. यत्कर्म कायवलेशभयात्त्यजेत्‌ । 

स कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफल लभेत्‌ ॥ ८॥ 

“कभी कभी ऐसी अवस्था भी होती है कि मनुष्य समझता है कि अमुक कार्य 
करनेका मैं अधिकारी हूँ और उसका आचरण करना मेरा कत्त॑व्य है; परन्तु फिर भी 
उसकी कठिनता देखकर वह डर जाता है । इसका कारण यही है कि कमंका आरंभिक 
अंश कुछ समय तक वहुत ही कठिन जान पडता है। जिप्त प्रकार रास्तेके लिए अपने 
साथ भोजन वाँधकर ले चलना बहुत भारी जान पडता है अथवा नीम जिस प्रकार 
खानेमे जीभको कड_वी लगती है और हरे जैसे खानेमें कसैली जान पडती है, ठीक 
उसी प्रकार कर्मका आरम्भ भी वहुत कठिन जान पड़ता है। अथवा जिस प्रकार गौके 
सिरमे घातक सीग होती है अथवा केटीली सेवंतीमे उसके कटीले अंग होते हैं अथवा 
भोजनका सुख अनुभव करनेसे पहले जिस प्रकार भोजन बनानेका बखेड़ा करना पड़ता 
है, ठीक उसी प्रकार बार बार कत्तंव्य कर्मोका आचरण करना आरम्भमें बहुत ही 
कठिन जान पडता है, और इसी लिए उन कर्मोका आचरण करत्ताके लिए बहुत कष्ट- 
कारक होता है। परन्तु फिर भी वह यह समझकर वह कर्म करने रूगता है कि यह 
हमारा विहित कर्म है। परन्तु ज्योही उसमे जरा-सा भी कष्ट होता है, त्योही वह 
तुरन्त घबरा जाता है और आरम्भ किया हुआ काये बीचमे ही अधूरा छोड देता है। 
वह कहता है--मुझे बडे भाग्यसे यह शरीर सरीखी अमूल्य वस्तु प्राप्त हुई है। फिर 
मैं किसी कर्म दरिद्री पापीकी तरह अपनी यह काया कर्म आदिके कष्टोसे क्‍यों 
सुखाऊ ? भर्तरा यह कौन कहता है कि पहले कर्म करो और तक उसके भोगकी 
प्रतीक्षा करो ? सुखका जो उपभोग आज मुझे प्रत्यक्ष प्राप्त हो रहा है, बस उसीको 
भोगकर सुखी होना चाहिए । इस प्रकार शारीरिक कष्टोसे डरकर जो पुरुष कर्मोको 
छोड देता है, है अर्जुन, उस पुरुषके किये हुए त्यागको राजस समझना चाहिए । यदि 
वास्तवमे देखा जाय तो इसमे भी त्याग ही है, परन्तु इसमे त्यागके फलूकी प्राप्ति 
नहीं होती । जो घी उवलकर पृथ्वी पर ग्रिर पडता है, वह हवनके काममे नही* आ 
सकता; और जो मनुष्य जलमे डूबकर मर जाता है, उसके सम्बन्धमे यह नही कहा 
जा सकता कि उसने जरू-समाधि ले छी; बल्कि उसके सम्बन्धमे यही समझना चाहिए 
उसका अपघातके कारण ही मरण हुआ है । ठीक इसी प्रकार जो पुरुष छारीरके 
लोभके कारण अपने विहित कर्मोकों तिकाजलि देता है, उसको सच्चे. कर्म-त्यागका 
फल कभी मिल ही नही सकता | तात्पयें यह कि, हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रभात-काल 
सत्र नक्षत्रोकों निगलकर उनका लोप कर देता है, उसी प्रकार जिस समय आत्म-ज्ञान 


उदित होकर अज्ञानके सहित सब क्रियाओका छोप कर देता है, उस समय मानो 
२९ 





अठारहवाँ अध्याय ४५९. 


ह- ” शरोरवाहइसनोभियत्कर्स प्रारभते नरः। 
स्याय्यं वा विपरीतं वा पदञ्च ते तस्य हेतवः ॥१५॥७ 
“जब पूर्ण रूपसे वसन्‍्तका आगमन होता है, तब वह नये पल्‍्लवोकी उत्पत्तिका 
हेतु होता है । फिर वही पल्लव पुष्पोके गुच्छे उत्पन्न करते हैं गौर उन्ही फूछोसे आगे 
फल होते हैं। अथवा जब पावस-ऋतुका आगमन होता है, तब वह अपने साथ बहुत-से 
मेघ छाती है। उन मेधघोके कारण वृष्टि होती है और उस वृष्टिके कारण यथेष्ट धान्य 
उत्पन्न होता है । पूर्व दिशा अरुणका प्रसव करती है; वह अरुण सुर्यका उदय कराता 
है और सूर्यके कारण दिन निकलता है । ठीक इसी प्रकार, हे अर्जुन, मन भी कर्मंके 
संकल्पका हेतु होता है। इन्ही संकल्पोसे वाणीका दीपक प्रज्वलित होता है और जब 
वह दीपक समस्त कर्म समुदायके मार्ग उज्वल करता है, तभी कर्ता कर्म करनेके 
उद्योगमें लगता है। इन्ही उद्योगोमे शरीर आदि समुदाय शरीर आदिके हेतु होते है । 
जिस प्रकार लोहेकी चीजें बनानेके सत्र काम लोहेके ही घनसे होते है और जिस प्रकार 
तन्तुओके तानेमे तन्तुओके ही बाने पडनेसे वे तन्‍्तु समुदाय ही वस्त्र बन जाते है, ठीक' 
उसी प्रकार मन, वाचा और शरीरके धारा जिन कर्मोका आचरण होता है, वे कर्मः 
ही मन, वाचा और शरीरके हेतु होते हैं। रत्नोमे ही रत्न-जटित आभूषण बनते है । 
ठीक वही बात इस सम्बन्धमें भी है। जब यदि कोई यह प्रइन करे कि यदि शरीर 
आदि ही कारण है तो फिर वही हेतु किस प्रकार बन जाते हैं, तो वे अपने इस 
आक्षेपका समाधान भी कर ले । जिस प्रकार सुर्येके प्रकाशका हेतु भी सूर्य ही है और 
कारण भी सूर्य ही है अथवा ऊखके कांड जिस प्रकार ऊखकी वृद्धिका हेतू भी होते हैं 
और कारण भी होते है अथवा यदि वाग्देवताकी स्तुति करनी हो तो उसके लिए 
वाणीको ही उस“काममे लगाना पड़ता है अथवा वेदोके महत्वका गान जिस प्रकार 
स्वयं वेदोसे ही हो सकता है, ठीक उसी प्रकार यद्यपि हम यह बात मिथ्या नही है 
- कि वही उन कर्मोक्रे हेतु भो होते हैं। और जब शरीर गादि कारणोका शरीर आदि 
हेतुओके साथ मेल होता है, तब जिस कर्म-समुदायकी सृष्टि होती है, वह कर्म-समुदाय 
“यदि शास्ररोक्त मार्गसे चछता रहे तो वे सब कर्म न्‍्याय-सगत होते है; और किर वही 
“कर्म न्‍्यायके हेतु भी होते है। वर्षा-ऋतुका जल बहकर स्वभावतः धानके खेतोकी ओर 
'ही जाता है और उन खेतोमे पूरी तरहसे समा जाता है। परन्तु उसका कितना अधिक 
उपयोग होता है ! अथवा जिस प्रकार कोई झकक्‍की आदमी मारे क्रोधके अविचारके 
कारण घरसे बाहर निकल पडे और अनजानमपे ही द्वारकाके मार्ग पर चल पड़े तो 
यद्यपि उसे कष्ट तो होता है, परन्तु उसके चलनेवाले पैरोका आगे बढ़ना निष्फल नही 
होता, उसी प्रकार हेतु और कारणके योगसे जिन कर्मोकी उत्पत्ति होती है, वे विरू- 
कुल अन्धे होते है । परन्तु यदि उन कर्मोको शाक्त्रक्रे नेन्न प्राप्त हो जाये, तो उन्हें 
न्‍्याय:संगत कर्म कहना चाहिए । और नही तो यदि दूध परोसते समय वह पात्नसे न॑ 
पड़े तो बाहर गिर पडता है। द्धका इस प्रकार बाहर गिरना भी है तो उसका व्यय 
ही, परन्त्‌, उसे उचित व्यय नही कहा जा सकता । इसी प्रकार शास्रोकी सम्मतिके 


४प्‌०: हिन्दी ज्ञानेदवरी : 


सच्चा कर्म-त्याग होता है। इसी प्रकारके कर्म-त्यागमें मोक्ष: रूपी फल लगता है। 
है अर्जुन, जो पुरुष अज्ञानके कारण कर्मोका त्याग करता है, उसे इस मोक्ष-फलकी 
प्राप्ति नहीं होती । इसी लिए जो त्याग राजत हो, उसे कभी सच्चा, कर्मे-त्याग सम- 
झना ही नही चाहिए। अब प्रसंग आ पड़ा है, इसलिए मैं तुम्हे स्पष्ट रूपसे यह भी 
बतला देता हूँ कि किस प्रकारके, त्यायसे मोक्षफलकी प्राप्ति होती है । तुम मेरी बातो- 
की ओर ध्यान दो । | 
कार्यमित्येवः यत्कम - नियत क्रियतेरर्जुन।॥ 
सद्भ त्यवत्वा फल चव स त्यागः सात्तिको सतः॥ ०९७... 
“अपने अधिका रके स्वरूपके अनुसार स्वभावत: जो कर्म अपने हिस्सेमें आते हैं, 
सात्विक पुरुष उन्हींका सांग और स-शास्त्र-सम्पादन करते हैं। परन्तु ऐसे पुरुषके 
भनको इस प्रकारके अहंकारकी भावना कभी स्पर्श तक नही करती कि मैं इन कर्मो- 
का कर्त्ता हूँ। और साथ ही वह फलकी आशाको भी तिलांजलि दे बैठता है । हे अर्जुन, 
अपनी माताका तिरस्कार करता और उसके सम्बन्धमें अपने मनमें काम वासना 
लाना ये दोनों ही वातें अध.पातका कारण होती हैं। इसलिए इन दोनों बातोसे 
बचना चाहिए और तब माताकी शुद्ध मनसे सेवा करनी चाहिए। गौका मुख अपवित्र 
होता है, परन्तु क्या इसीलिए समूची गौको त्याज्य समझना चाहिए ? जो फल हमें 
बहुत अधिक प्रिय होते हैं, उनके भी छिलके और ग्रुठलियाँ खानेके योग्य नही होती । 
परन्तु क्या उन्ही छिछकों और ग्रुठईल्ियोके कारण कभी कोई उन फलोको ही फेक 
देता है ? ठीक इसी प्रकार एक तो इस बातका अभिमान कि मैं कर्ता हूँ और दूसरे 
कर्म-फलका छोभ ये दोनो कमंमें बन्धक तत्व हैं। अब जिस प्रकार पिता अपनी 
कन्याके सम्बन्धमे कभी अपने मनमे विषय-वासना नही उत्पन्न होने देता, उसी प्रकार 
यदि ये दोनो दाते भी कभी अपने मनमें उत्पन्न न होने दी जायें तो फिर योग्य तथा 
स्वाभाविक कर्म भी कभी मनुष्यके लिए दुःखका कारण नही हो सकते। इस प्रकारके 
त्यागको मोक्ष-फल प्रसव करनेवाला सव्व-श्रेष्ठ वृक्षराज ही समझना चाहिए। यही 
त्याग संसारमे “सात्विक” के नामसे प्रसिद्ध है। अब जिस प्रकार बीजको जला 
डालनेसे वृक्ष निर्वश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार फलकी आशा छोड देनेके कारण 
जिसका कर्म वन्धकत्व नष्ट हो जाता है, जिसके रज और तम दोनो उसी प्रकार नष्ट 
हो चुके होते हैं, जिस प्रकार पारसका स्पर्श होते ही लछोहेक्ी अमंगलजनक कालिमा 
नष्ट हो जाती है और तब निर्मछ सत्व ग्रुणक्रे कारण जिसके आत्म-न्नानके नेत्र खुल 
जाने हैं, उस पुरुषकी बुद्धि आदिके सामनेका यह प्रचंड विश्व-श्रम सन्ध्या समयके 
मृगं-जलकी भाँति आपसे आप नष्ट हो जाता है। ऐसे पुरुषके लिए यह ध्रम आकाज 
( अर्यात्‌ खोखले अवकाश ) की भाँति बिलकुल अदृश्य हो जाता है । 
न॒दवेष्यकुशलू कर्म कुशले नानुषज्जते। 
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥१०। 
“उसी किए प्रारब्धके कारण मनुष्पको जो भले और वुरे कर्म प्राप्त होते हैं, वे 
शानी पुदपोके लिए उसी प्रकार नष्ट हो जाते है, जिस प्रकार आकाशमे मेघ लुस हो 


१४६० हिन्द, ज्ञानेश्वरी 


विना जो कम किये जाते हैं, वे यदि निष्फल सिद्ध न होते हों तो किर डाकू हमारा 
जो धन छूट ले जाते हैं, उसे हम धर्म या दानके खातेमें ख्ंके तौर पर क्यो न लिखें? 
चाहे कोई मन्त्र लिया जाय, पर वह वर्णमाराके बावन अक्षरोके बाहरका नही होता। 
और क्यो ऐसा एक ही मनुष्य है जो उन बावन अक्षरोंका कभी न कभी उच्चारण न 
न करता हो ? परन्तु हे अर्जुन, जब तक मन्त्रका रहस्य न समझा जाय, तब तक जिस 
'प्रकार केवछ बावन अक्षरोंके उच्चारणसे ही वाणीकों मन्त्रोच्चारका फल नही 
मिलता, उसी प्रकार कारण और हेतुका योग होने पर यो हो जो कम उत्पन्न होता है, 
वह जब तक शास््रोके अनुकूल और उनके द्वारा अनुमोदित नही होता, तब तक वह 
कर्म होता ही रहता है, परन्तु उसे भी वास्तविक कर्म करना नही कह सकते । ऐसे 
कर्म अन्यायपूर्ण कर्म होते है और वे अन्यायके ही हेतु होते है । 

तत्रेत॑स कर्तारमात्मानं केतिवर्ल तु यः। 

पदयत्यकृतबुद्धित्वात्न स॒ पव्यति दुर्मतिः ॥१६॥ 

“इस प्रकार, हे कीतिमान अर्जुन, पाँच कारणोसे उत्पन्न होनेवाले कर्मोके पाँच 
हेतु भी होते है और इन्ही कर्मोके झमेलेमें आत्मा पड़ गईं है । जिस प्रकार सूर्य बिना 
किसी तरहका रूप घारण किये नेत्रोको भी और वस्तुओके रूपोंको भी प्रकाशित करता 
है, उसी प्रकार आत्मा भी स्वयं तो कर्म नही होती, परन्तु फिर भी कर्मोको प्रकट 
करती रहती है। हे वीर श्रेष्ठ अर्जुन, जिस प्रकार दपंणमें अपना रूप देखनेवाला स्वयं 
न तो अपना प्रतिविम्ब ही होता है और न दर्पण ही होता है, परन्तु फिर भी वह उच 
दोनोको प्रकाशित करता है अथवा सूर्य जिस प्रकार स्वयं दिन और रातका अनुभव 
न करने पर भी उन्हें उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार, हे अर्जुन, आत्मा कर्मोका 
कर्ता न होने पर भी उन्हे प्रकट करती है । परन्तु वेहाभिमानके भ्रममे पड़े होनेके 
कारण जिस मनृष्यकी वुद्धि सदा देहमे ही फंसी रहती है, उसके लिए आत्म-ज्ञानके 
-सम्बन्धमें केवल मध्य रातिका धोर अन्धकार ही रहता है। जो छोग चैतन्य ईइवर , 
या ब्रह्मको देहकी मर्यादा या सीमामे ही वन्द कर रखते है, उन्हे यह सिद्धांत बिल 
कुछ अटल जान पडता है कि बात्मा ही कर्त्ता है। परन्तु यह वात भी नही होती । 
उन्हे इस वात का भी हृढ निश्चय नहीं होता कि आत्मा ही कर्म कर्त्ता है। वल्कि वे 
वास्तवमें यही मानते हैं कि कर्म करनेवाला मैं शरीर हेँ। और इसका कारण यही 
है कि वह कभी इस प्रकारकी बातें अपने कानो तक पहुँचने भी नही देता कि में 
“आत्मा” हूँ और मैं केवड समस्त कर्मोका साक्षीभूत तटस्थ हैँ । और इसीलिए वह 

क्षसीम आत्म-तत्वको इस जरा-से देहसे नापता है। परन्तु इसमे आश्चर्यकी कौन-सी 
वात है ? उल्लू क्या दिनको ही अँधेरी रात नहीं बना छेता ? जिसने आकाशके 
वास्तविक सूर्यको कभी न देखा हो, वह गड्ढे मे पड़नेवाले सूर्यके प्रतिविम्बकों ही 
चाम्तविक सूर्य क्यों न मान के ? उसके लिए तो जब तक पानीका गड्डा रहता 
हू, तब तक सूर्य भी रहता है। यदि वह ग्रड्डा नष्ट हो गया तो सूर्य भी नष्ट 
2; ४ । यदि उस गड्डका पानी हिलने छगा तो वह समझ छेता है कि सूर्य 

| इल-हुछ रहा है। सोया हुआ मनुष्य जब तक नहीं जागता, तब तक 


अठारहवाँ अध्याये ४६६ 


उसे स्वप्त ही सच्चा जान पड़ता है। जब तक इस बातका ज्ञान न हो जाय कि यह 
वास्तवमे डोरी है, तब तक यदि उसमें सर्पका आभास होता रहे और मनुष्यको उससे 
डर लगता रहे तो इसमे आश्चयंकी ही कौन-सी वात है ? जब तक आडोमे कमल 
रोग रहेगा, तब तक चन्द्रमा अवश्य ही पीछा दिखाई देगा । मृग यदि मृग-जलके 
धोखेमे आ जाय तो इसमे आश्चर्य ही क्या है? इसी प्रकार जो मनुष्य शात्रो और 
गुरुक नामकी हवा तक अपने अंग्रमे नही छरूगने देता, जो केवल मूर्खतासे ही अपना 
जीवन व्यत्तीत करता है, वह अपनी आत्मा पर शरीरका जाल उसी प्रकार लछादता 
है, जिस प्रकार गीदड़ मेघोकी गतिका आरोप चन्द्रमा पर करते है। फिर अपनी इसी 
पक्की समझके कारण, हे भर्जून, वह कर्मकी मजबूत गाँठसे इस शरीर-रूपी बन्दीगृहमे 
अच्छी तरह जकडकर बन्द हो जांता है| देखो, वेचारा तोता जन्न नलिका यन्त्र पर 
बैठता है, तब यद्यपि उसके पैर मुक्त ही रहते हैं, परन्तु फिर भी उसके मनमे इस 
बातका हृढ विश्वास हो जाता है कि कि मैं इसकी नछीके साथ बँध गया हूँ, और 
इसी लिए वह नली पर जमकर वैठा रहता है या नही ? इस प्रकार जो मनुष्य अपने 
निर्मेल आत्म-स्वरूप पर मायासे किये हुए क्मोका आरोप करता है, वह असख्य 
कोटि मापोसे सदा कर्मोको नापता ही रह जाता है। वड़वाग्नि रहती तो समुद्रमे ही 
है, परन्तु समुद्रका जरू उसे स्पश नही करता । इसी प्रकार जो कमंसि व्याप्त तो 
रहता है, परन्तु फिर भी जिसक साथ कर्मोका सम्पक नही होता और इस प्रकार 
अलिप्त रूपसे रहकर जो सब कम करता है, उसे पहचाननेके छक्षण अब मैं तुमको 
बतलाता हूँ । बात यह है कि मुक्तोके लक्षणोका विचार करते करते ही मनुष्यको 
मोक्ष प्राप्त हो जाता है। दीपकके प्रकाशसे ढूढ़ने पर जिस प्रकार हमारी खोई हुई 
वस्तु हमे मिछ जाती है अथवा दर्पण ज्यो ज्यों रगड़कर स्वच्छ किया जाय, त्यो 
त्यो जिस प्रकार उसमे हमारा रूप और भी अधिक स्पष्ट दिखाई देता है अथवा 
जलका संयोग होते ही जिस प्रकार नमक भी जलूका ही रूप धारण कर छेता है 
अथवा प्रतिविम्व यदि पीछे लौटकर फिर अपने विम्बको देखनेके लिए आवे तो वह 
जिस प्रकार आपसे आप विम्ब ही हो जाता है, ठीक उसी प्रकार सन्तोकी बातोका 
विचार करते करते हमे अपना खोया हुआ आत्म-स्वरूप फिरसे प्राप्त हो जाता है। 
इसी लिए सदा सन्‍्तोकी वातोका वर्णन करना और सुनना चाहिए । जिस प्रकार 
चर्मचक्षुओमे रहनेवाली दृष्टि चक्षुओके चमडेसे नही बँधती, उसी प्रकार जो कर्मोका 
आचरण करने पर भी कर्मोकी समता और विपमता या सुखो और दु.खोसे जकडा 
नही जाता और इस प्रकार जो वन्धमुक्त हो जाता है, अब मै उसौके लक्षण स्पष्ट 
करके बतलाता हूँ । 
यस्य नाहंकृतो भावों बुद्धियंस्थ व लिप्यते। 
हत्वापि स इमॉल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥१णा 
“भाई सुविज्ञ अर्जुन, जो जीव अज्ञानकी निद्रामे पड़ा पड़ा अनन्त काछ तक 
नाना प्रकारके स्वप्नोके जालमे फँसा रहता है वह “तत्वमसि” के महासिद्धान्तका 


श्रवण करते ही और मस्तक पर ग्रुरु कृपाक्ा हाथ ही पड़ते ही, बल्कि यो कहना 
चाहिए कि मस्तक पर थपकी लगते ही, तुरन्त विश्वके स्वप्ताभास समेत मायाकी 


अंठारहव/ मध्याय 2७१ 
वंही ज्ञान तामस है । मृत्यु सबको खा जाती है और अग्नि सब कुछ जछा डाढूती 
है। इसी प्रकार तामस ज्ञानवालेको भी सदा यही जान पड़ता है कि सारा संसार 
केवल मेरे ही उपभोगके छिए हैं | इस प्रकार जो मनुष्य यह भान लेता है कि सारा 
विद्व केवल मेरे ही उपभोगका विषय है, उसके हिस्सेमें केवल एक ही फल आता 
है । और वह फल कौन-सा है ? यही अपने शरीरका पोषण करना । जिस प्रकार 
आकाशसे वर्षाके रूपमें गिरनेवाले जलूका अन्तिम आश्रय-स्थर एक मात्र समुद्र ही 
होता है, उसी प्रकार तामसी ज्ञानके सब कृत्य भी केवछ अपने पेटके लिए अपने 
विडका पोषण करनेके लिए ही होते हैं। केवल इतना ही नही, जिस ज्ञानमे इस 
बातका विचार ही नही होता कि स्वर्ग और नरक भी कोई चीज है और हमे स्वयं 
प्राप्त करनेका तथा नरकसे बचनेका प्रयत्न करना चाहिए और इन सब विषयोंकी 
जानकारीके लिए जिस ज्ञानमे केवल अन्धकार ही अन्धकार होता है, जिस ज्ञानकी 
पहुँच केवल इसी बात तक होती है कि शरीरका पिंड ही आत्मा है और देवता केवल 
पत्थरकी मूत्ति है, जो ज्ञान यह वतछाता है कि शरीर-पात होते ही समस्त हृत्योकें 
साथ आत्मा भी नष्ट हो जाती है और तब कर्मोका भोग करनेके लिए कोई बच ही नही 
जाता अथवा यदि यह मान लिया जाय कि ईरवर है और वही सबको भोग भोगनेमें 
प्रवृत्त करता है, तो जो ज्ञान मनुष्यके मनमे यह विचार उत्पन्न करता है कि चलो, 
उस ईदवरको ही बेंच खाओ जिससे सारे झगडे ही मिट जाँय अथवां यदि यह मान 
लिया जाय कि हमारे निवास-स्थानके देवालयमे पत्थरका जो ईदवर 'रखा हुआ है, 
बही वास्तवमे सारे संसारका नियमन करनेवाला है, तो जो ज्ञान मनुष्यसे यह कहलाता 
है कि तो फिर ये देश भरके पहाड क्यो चुपचाप पड़े रहते हैं भऔौर यही सारे ससारका 
नियमन क्यो नही करते ? तात्पयं यह कि जिस ज्ञानके कारण भनुष्यमे यह विंचार 
उत्पन्न होता है कि यदि क्षण भरके लिए यह मान भी लिया जाय कि ईश्वर कोई 
चीज हैं, तो वह केवल पत्थर ही सिद्ध होता है और आत्मा केवरू शरीर ही है, 
पाप-पृुण्य आदि जो दूसरी बहुत-सो बातें कही जाती हैं, उन्हे बिलकुल मिथ्या 
समझकर जो ज्ञान यह निश्चित कराता है कि सदा विषयोमें ही लिप्त रहना और 
जंगरूंकी आगकी तरह सब कुछ स्वाहा करते चलना ही ठीक है, वही ज्ञान तामस 
है। जिस ज्ञानके कारण मनुष्यके मनसे यह विश्वास उत्पन्न होता है कि चर्म- 
चक्षुओकोी जो कुछ दिखाई देता है और इन्द्रियाँ जिनके माधुयँमे भूल जाती हैं, वही 

चीजें सच्ची और ठीक हैं, वही ज्ञान तामस होता है । और यदि सक्षेपमे कहा जाय 
तो, हे अर्जून, यही विचार-धारा बढती बढ़ती ऐसा रूप धारण कर लेती है कि 
जिस प्रकार धृएके वादल आकाझतमें व्यथं ही इधर-उधर चक्कर छगाया करते हैं 
अथवा जिस प्रकार कुछ जंगली वनस्पतियाँ न तो हरी रहने पर ही किसी काम 
भाती हैं और न सूखने पर ही 'कुछ काम देती है और आपसे आप बढ़ती बढती 
अन्तमे नष्ट हो जाती हैं अथवा जिप्त प्रकार ऊख॒का ऊपरी भाग, नपुंसक मनुष्य 
अंथवा करीछके पेड़ चाहे कितने ही क्यो न बढ़े, परन्तु फिर भी निरुपयोगी ही 
दहीते हैं अथवा छोटे बच्चेका लक्ष, चोर॑के घरकां द्रव्य और बकंरीके गलेमें निकला 


छ 


४द२ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


“निद्रा छोड़कर एकाएक अभेद-भावके आनन्दसे जाग उठता है। जिस - प्रकार, चन्द्रमा-- 
की किरणे निकलने १२ मृग-जछूकी अलूम और स्पष्ट जान पड़नेवाली हेहरें छूंघ हो' 
जाती हैं, अथवा जिस प्रकार बाल्यावस्था समाप्त हो जाने पर मंनमे हौवेके लिए कोई 
स्थान नहीं रह जाता (अर्थात्‌ उसका भय मनमें पूरी तरहसे निकल जाता है) अथवा: 
“जिस प्रकार ईंधन जरू जाने पर फिर किसी प्रकार ईंधन नही बन संकंता अथवा ' 
जाग उठने पर जिस प्रकार स्वप्न आँखोके सामने नही ठहरते, ठीक उसी प्रकार ऐसे 
जीवमें अहं-भावना कही नामको भी नही रह जाती । सूर्य अँधेरेमें रहनेके लिए किसी 
सुरंग तहखानेमें ही क्‍यों न घुस जाय, परन्तु फिर भी उसे कही अन्धकार नहीं मिंल 
सकता ( क्योकि वह जहाँ जाता है, वही पूर्ण प्रकाश हो जाता है )। ठीक इसी 
प्रकार जो जीव आत्म-भावसे आवुत्त हो जाता है, वह जिस दृश्य पदार्थेक्ी ओर देखता 
'है, वही पदार्थ स्वयं उस देखनेवालेका ही रूप धारण करने रूगता है और इस 
प्रकार उसके साथ मिलकर एक-रूप हो जाता है | अग्नि जिम वस्तुमें लगती है, 
'वही वस्तु अग्तिका रूप धारण कर छेती है और दोनोंमें बाह्य तथा दाहकका भाव 
आपसे आप नष्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब कमेका आकार आत्मासे भिन्‍नत 
'सान लिया जाता है और उस करमको आकार प्रदान करनेके कतृ त्वका आंत्मा पर 
होनेवाला मिथ्या आरोप नही रह जाता, तो फिर जो कुछ वाकी रह जाता है, वही 
आत्म-स्थिति है। इस आत्म-स्थितिका स्वामित्व जिसे प्राप्त होता है, वह क्‍या कभी 
इस शरीरमें वद्ध होकर रह सकता है। प्रढय कारूका अपार जल क्‍या कभी 
किसी दूसरे प्रवाहमे सम्मिलित हो सकता है या उसका स्वतन्त्र अस्तित्व मान सकता 
है ? हे अर्जुन ठीक इसी प्रकार अभिन्न भावके कारण स्फुरण प्राप्त करनेवाली अहंता 
( अर्थात्‌ सर्वात्म-भावना ) जब पूर्णताको प्राप्त हो जाती है, तब क्या वह इस तुच्छ 
'देह-भावमे समा सकती है ? क्‍या सूर्यका विम्ब कभी सूर्यकों ही दबा सकता है? 
यदि दहीको मथकर निकाला हुआ मक्खन किर मठेमे डाछा जाय तो अपने, 
अलिप्ततावाले ग्रुकके कारण क्या वह मक्खन फिर कभी उसे मठेमे मिल सकता 
है ? अथवा हे वीर-श्रेष्ठ अर्जुन, यदि काठमें रहनेवाली ग्रुत अग्नि एक बार 
काठमेसे निकाल ली जाय तो क्‍या फिर वह कभी काठमे छिपाकर रखी जा' सकती 
है ? अथवा रातके गर्भसे जो तेजो-राशि सुर्य बाहुर निकलता है, उसके सम्बन्धमें 
क्या कभी यह वात सुननेमे आती है कि वह रांत ही के रूपमे रहता है ? ठीक इसी 
'प्रकार जो जीव वेद्य और वेदक अर्थात्‌ ज्ञान-विपय और ज्ञाताका भेद ही दूर कर 
देता है, उसमे भला इस प्रकारकी हीन अहंताका किस प्रकार स्फुरण हो सकता है 
कि “मै देह हूँ” ? आकाश जिस एक स्थानसे दूसरे स्थान पर जाता है, उस स्थान 
'पर वह पूरी तरहसे भरा हुआ रहता है? ठीक इसी लिए वह निरत्तर आपसे आप 
अपनी स्वव्यापकतासे भरा रहता है । ठीक इसी प्रकार ऐसा जीब्र जो कुछ करता हैं, 
चह सब स्वयं उसीका आत्म-छूप होता है । फिर भल्रा वह किस कर्ममे अपने कत्ृ त्वके 
अभिमानसे छिप्त हो सकता है? ज़िस प्रकार आकाशका कोई स्वतन्ध निवास- 
स्थान नहीं होता अथवा समुद्रका कोई स्वतन्त प्रवाह नहीं होता अथवा ध्रुव 


डर हिन्दी ज्ञानेद्वरों: 


हुआ स्तन चाहे देखनेमें कितना ही अच्छा क्यों न हो, परन्तु फिरुभी जो बिलकुल 
प्रिष्फलः होता है, ठीक उसी प्रकार जो ज्ञान व्यर्थ और निस्तेज दिखाई देता है, 
उसीको मैं तामस ज्ञान कहता हूँ। धास्तवमें तो उसे ज्ञान कहंना ही नही चाहिए; 
परन्तु फिर भी जो मैं उसे “ज्ञान” कहता हूँ, उसका कारण केवल यही है कि जिस 
प्रकार जन्मजात अन्धेकी आँखे देखनेमे अच्छी जान पड़ती हैं अथवा बहरेके कान देखनेमें 
ठीक-जान पड़ते हैं, अथवा मद्यको जिस प्रकार छोग “पान” कहते हैं; उसी प्रकार 
उस तामस ज्ञानका भी यह “ज्ञान” केवल संकेत-सूचक नाम है। तात्पर्य यह कि 
त्तमसी वृत्तिका जो ज्ञान होता है, वह वास्तवमे ज्ञान ही नही है। वह तो केवक 
खुली हुई आँखोका अन्धकार है। हे श्रोतृश्रेष्ठ अर्जुन, इस प्रकार तीनों गुणोके कारण 
होनेवाले ज्ञानके तीनो प्रकार मैंने तुम्हें सव छक्षणो सहित बतला दिये हैं। अब हे 
अर्जुन, इसी त्रिविध ज्ञानके प्रकाशसे कर्त्ताओंकी सब क्रियाएँ चलरूती हुई दिखाई देती 
हैं+-इसी लिए जिस प्रकार चलते हुए प्रवाहके सामने जो जल आता है, वह उसीमें 
मिलकर उसके साथ बहने लगता है, उसी प्रकार कर्म भी त्रिविध ज्ञानके तीनों. मार्गों 
पर चलते रहते हैं। और एक ही कर्म ज्ञानके तीन भेदोंके कारण तीन प्रकारका हो 
जाता है । अब मैं उनमेसे पहले सात्विक कर्मके लक्षण बतछाता हूँ; सुनो । 
नियतं सद्भारहितमरागद्वेषतः कृतम्‌ । 
अफलत्रेप्युता कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥२३॥ 
।, “जिस प्रकार पतिक्नता स्त्री स्वयं ही अपने पतिको आलिंगन करती है,,उत्ती प्रकार 
अपने अधिकारके आधार पर जो कत्तंव्य स्वभावतः आकर हमारे गले पड़ते- है, जो- 
कत्तेग्य हमारे अधिकारके कारण हमारे लिए उसी प्रकार भूषण होते हैं, जिस. प्रकार 

साँवले शरीरमे चन्दनका लेप अथवा तरुण स्त्रीके नेत्रोमें काजल शोभा देता है, वही 
चित्य कम है और वे अच्छे ही होते हैं। और यदि उनके साथ नैमित्तिक कम भी 
आकर मिल जाये, तब तो मानों सोनेमें सुगंन्ध ही आ जाती है। अपनी आत्मा और 
शरीरको अनेक प्रकारके कष्ट देकर भी मात्ता अपने वच्चेका छालन-पोषण करती है; 
परन्तु फिर भी उसका मत कभी इन वातोसे दु.खी नही होता | ठीक इसी प्रकार, 


हृदयसे सव कर्मोका आचरण करना चाहिए, परन्तु उनके फलकी ओर बिलकुल दृष्टि 
न रखनी चाहिए और सब कम ब्रह्मार्पण कर देने चाहिएँ। जब कोई ज्री अपने पति, 
बालकों और प्रियजनोके आगे भोजन परोसने रूग्रती है, तव उसके मनमे इस बातका 
कभी विचार ही नही उत्पन्न होता कि यह सारा भोजन समाप्त हो जायगा और मेरे. 
लिए इसमेसे कुछ वचेगा भी या नही । सत्कर्म करनेके समय भी मनुष्यकों सदा ठीक 
इसी प्रकारकी मनोवृत्ति रखनी चाहिए । ऐसी अवस्थामे यदि काम न पूरा उतरे तो. 
विंपाद कभी मनुप्यको दु खी नही करता; अथवा यदि वह पूरा हो जाय तो वह कभी 
आनन्दसे फूलता भी नही | हे अर्जुन, इस प्रकारकी युक्तियोंसे जिन कर्मोका आचरण किया 
जीता है, वे कर्म अपने इसी गुणके कारण सात्विक कहे जाते हैं। अब मैं तुम्हें राजम, 


क 


हम लक्षण बतछाता हूँ | तुम इन बातोकी ओर अपना भवधान कम मृत होने दो | 
कर बढ ४ 7४ ४ बे & >| हि तर 


अठारहवाँ अध्याय ४६३ 


तारेमें जिस प्रकार कोई गति नही होती, ठीक उसी प्रकार ऐसे जीवका कोई कर्म भी 
नही होता । इस प्रकार आत्मजोधके कारण जिसका अहं-भाव पूरी तरहसे जलूकर ' 
भस्म हो जाता है, उसके कर्म तब तक होते रहते है, जब तक' उसका यह शरीर 
रहता है। जब हवा खूब तेजीके साथ चलनेके बाद बन्द हो जाती है, तब भी उसके 
कारण हिलनेवाले वृक्ष बादमे कुछ देर तक हिलते ही रहते है। और जब कपूर खतम' 
हो जाता है, तब भी कुछ देर तक डिबियामे कपूरकी गन्ध रहती ही है, जिसमें वह 
कपूर रखा रहता है | यदि गान समाप्त भी हो जाय तो भी उसके कारण छोगोको 
जो तन्द्रा आती है, वह तुरन्त ही दूर नहीं हो जाती । अथवा यदि किसी जमीनके 
ऊपरसे पानी बह जाय तो भी उसकी कुछ सीड या नमी कुछ समय तक बनी ही 
रहती है । और जत्र सूं अस्त हो जाता है, तब भी सन्ध्याके चबूतरे पर सूर्य-ज्योति- 
की प्रभा कुछ समय तक खेलती ही रहती है। जिस वस्तुको छक्ष्य बनाकर बाण 
चलाया जाता है, उस वस्तुको भेद चुकने पर भी वह बाण उतना और आगे निकरू 
जाता है, जितना उसमे जोर रहता है। जब चाक पर बरतन तैयार हो जाता है 
और कुम्हार उसे चाक परसे उतार लेता है, तव भी चाक उस गतिके कारण, वरतन 


न रहने पर भी, कुछ देर तक घूमता ही रहता है, जो गति उसे पहले बरतन बननेके 
समय प्राप्त होती है । ठीक इसी प्रकार देहाभिमानके नष्ट हो जाने पर भी, है अर्जुन, 
देह जिस स्वभावसे उत्पन्न हुआ रहता है, वह स्वभाव देहसे आपसे आप कर्म कराता 
ही रहता है । मनमे किसी प्रकारका उद्देश्य न होने पर भी स्वप्न दिखाई देता है और 
बिना रोपे या लगाये भी जंगलोमे आपसे आप वृक्ष उत्पन्न होते ही हैं। और बिना 
'किसीके बनाये ही आकाशमे मेघोकी इमारते बनती ही रहती है। ठीक इसी प्रकार 
आत्माके कोई व्यापार न करने पर भी देहके पाँच कारणोसे समस्त कर्म आपसे आप 
ही होते रहते हैं । पूर्व कर्मोके संस्कारोके अनुसार पाँच हेतुओ और पाँच कारणोका 
मेल्ू अनेक प्रकारके कर्म करता ही रहता है । फिर चाहे उन कर्मोंसे सारे जगतका 
सहार हो भौर चाहे नवीन जगतकी सृष्टि हो, परन्तु जिस प्रकार सूर्य कभी इस वात 
का विचार नही करता कि कुमुद क्यो सूखता है और कमल क्यो विकसित होता है 
अथवा आकाशसे विद्युतकी वर्षा होनेके कारण चाहे प्रथ्वी-तरूके ठुकडे टुकड़े हो जायें 
और चाहे शानन्‍्त तथा मन्द पर्जेन्य वृष्टिके कारण तृण आदिसे पृथ्वी-तलू हरा-भरा हो 
जाय, परन्तु जिस प्रकार आकाशको इन दोनो बासोमेसे एकका भी ज्ञान नही होता, 
ठीक उसी प्रकार जो देहमे ही विदेही होकर रहता है, वह भी उसी प्रकार यह नही 
देखता कि देह आदिसे होनेवाली क्रियाओसे सृष्टि बनती है अथवा वष्ट होती है, जिस 
प्रकार जागा हुआ मनुष्य स्वप्त नही देखता । परन्तु जो छोग केबल चर्म-चक्षुओसे 
देखते हैं और जिनक्री यृष्टि देहसे आगे जाती ही नही, उन्हे यही जान पडता है कि 
ऐसा मुक्त पुरुष भी कर्मोम्े फेसा हुआ है। पशु-पक्षियोको डराने और भगानेके लिए 
खेत को मेढ पर घास-फूसका जो पुतछा बनाकर खड़ा कर दिया जाता है, उसके 


सम्बन्धमें गीदड क्या यह नहीं समझता कि यह सचमुच खेतका रखवाला ही है ? 
किसी पागलके धम्बन्धमे देखनेवाले भले ही इस वातका विचार किया करें कि वह 


अठारहवाँ अध्याय ४७३ 


यत्तु क्रामेप्सुता कर्म साहंकारेण वां पुनः। 
क्रियते . बहुलायास॑ तद्राजसमुदाहतम्‌ ॥२४॥ 
-- “जिस प्रकार कोई मूर्ख मनुष्य अपने घरमें माता-पिताके साथ तो कभी एक भी 
सीठी बात नही करता, परन्तु बाहर सारे संसारके साथ बहुत आदरपूर्व व्यवहार 
करता है अथवा तुलसीके पेडमे तो कभी दूरते एक छीटा भी जरू नही डालता, परल्तु 
दाखकी बेलकी जड दूधसे सीचता है, ठीक उसी प्रकार जो नित्य नैभित्तिक कर्मोके 
लिए तो अपने बैठनेकी जगहसे कभी मनमें उठनेका विचार भी नही करता और कोई 
अपने मतलबका काम आने पर अपने शरीरको कष्ट देनेमे भी कोई विशेष हानि नही 
समझता और जिस प्रकार कोई अच्छी फसल पैदा करनेक्रे लिए बीज बीते समय कभी 
यह नही कहता कि बीजोकी बोआई- बहुत हो चुकी, ठीक उसी प्रक्रार जिसे उस स्थान 
पर घन व्यय करनेमे कुछ भी चिन्ता या संकोच नही होता जिस स्थानसे उसमे यथेष्ट 
'छाभकी आशा होती है अबवा जिप्त प्रकार पारस पत्थर मिल जाने पर कीमियागर 
लोहा खरीदनेके लिए अपनी सारी सम्पत्ति भी बहुत प्रत्नन्नतासे बेंच डालता है, ठीक' 
"उसी प्रकार राजपत कर्त्ता भी आगे प्राप्त होनेवाले फल पर दृष्टि रखकर बडे बड़े कष्ट- 
साध्य काम्य कर्म करता है; और इस प्रकारके चाहे कितने ही अधिक कम वह क्‍यों 
न कर डाले, परन्तु फिर भी वह उन संबको थोडा ही समझता है | वह फलकी आशामे 
उलझा रहता है और इसी ,लिए जितने काम्य कर्म हैं, वे सब ठीक तरहसे बहुतसे 
ठाठ करता है । और साथ ही जो जो काम वह करता है, उन सबकी लोकमे डुग्गी भी 
पीठता चलता है । और सारे संसारमे यह कहकर अपने नामके मे हत्वका प्रकाश करता 
है कि इन सब कामोको करनेवाला मैं हुँ । फिर उसमें कतृ त्वका अहंकार इतंना 
अधिक भर जाता है कि वह अपने थिता अथवा ग्रुझुका भी कोई महत्व “नही बचने 
देता । जिप्र प्रकार प्राणान्त करनेवाला ज्वर किसी औषधको नही मानता; उसी' 
प्रकार वह भी किसीको नही- मानता । इस प्रकार अहंकारके द्वारा पछाड़े हुए और 
फरके फेरमे पड़े हुए मनृष्यके हाथो जो जो कर्म बहुत अनुरागसे होते हैं और वह भी 
अनेक प्रका रके कष्ट सहकर और इस्त प्रकार होते हैं, जैसे बवाजीगर अपना पेठ भरने के 
लिए तरह तरहक्रे-कठिन और कष्ट-साध्य खेल करते हैं, वे संब कर्म “राजप्” होते 
हैं। जिम प्रकार धान्‍्यक्रे एक कणके लिए भी चूहा पहाड़ खोद 'डारूता है अथवा 
सेवारके लिए मेढक-सारा समुद्र गल्दा कर डालता है अथवा केवल भिक्षा पानेके लिए 
मदारी जिस प्रकार साँप लेकर घर-घर घृमता है, उसी:प्रकार अनेक॑ कष्ट उठाकर अपने 
लाभके-लिए जो कार्य किए जाते है, -वे:सब राजत होते हैं। परन्तु क्या कहा जाय; 
कुछ छोगो को इस प्रकारके कष्ट ही बहुत अच्छे ठगते हैं । तात्पयं यह कि जिम्त प्रकार 
धान्यका बहुत ही छोटा सा कण प्राप्त करनेके लिए भी दीमक पाताल तक छेद करता 
हुआ चला जाता है, ठोक, उसी प्रकार, स्वग्रे-सुखकी प्राप्तिकी आश्यामे ,जो अनेक 
कृष्टपूर्ण परिश्रम किये -जाते है, उन्ही क्लेशकारक्‌-कामिक कर्मोको राजं॑स कर्म सेमझनाः 
चाहिए । हे अर्जुन, अब- तुम त/मस, कर्मेकि, रुक्षणसुनो ॥7 ..]. 8. हर, हैक ताक 


डद४ हिन्दी. ज्ञानेदव री 


नंगा है या कपड़ा पहने हुए है, परन्तु स्वयं. उस पागलरको अपनी इन सब बातोंसे कुछ 
भी मतल्‍रूब नही होता । जो आदमी युद्धमें घायल होकर मर जाता है, उसके शरीरके 
घाव और-लोग भले ही गिना करें, परन्तु स्वयं उस मरनेवालेकी इन सब बातोका 
कुछ भी पता नही होता । जब कोई महापतित्नता स्त्री सती होने रूगती है, तब सारा 
संसार भले ही इस बातका विचार किया करे कि वह किस प्रकार अपना अन्तिम 
शआूंगार करती है, परन्तु स्वयं उस सती क्रीको आगकी रूपट, अपना कोमल शरीर 
या अपने चारों ओरका संसार बिलकुल दिखाई नही देता । ठीक इसी प्रकार जिसे 
आत्म-स्वरूपका साक्षात्कार हो.जाता है, जिसका द्रष्टव्य हड्य्न वस्तुके साथ मिलकर 
एक-रूप हो जाता है और उसीमें छीन हो जाता है, उसे इस बातका पता भी नही 
चलता कि इन्द्रियाँ किन किन कर्मोका आचरण कर रही है । यदि जलूके किसी बहुत 
बडे प्रवाहमें कुछ छोटे छोटे प्रवाह आकर मिल जाये और उस बडे प्रवाहके तट पर 
खड़ा होकर कोई मनुष्य यह समझ ले कि अमुक प्रवाहने अमुक प्रवाहको निगल 
लिया, तो भी इस क्रियामे जिस प्रकार जरके एक प्रवाहको वास्तवमें कोई दूसरा 
प्रवाह नही निगलता, ठीक उसी प्रकार जो पुरुष पूर्णावस्थाको प्राप्त हो जाता है, उसे 
मारनेके लिए स्वयं अपनेसे भिन्न कोई और वस्तु बच ही नही जाती ' सोनेके चंडिका 
सोनेकी महिषासुरका सोनेके शूछसे वध करती है और देखनेवाले पुजारीको ये सब 
बातें बिलकुल सत्य जान पडती है। परन्तु वास्तवमे चंडिका, महिषासुर और झशूल 

तीनों ही सोनेके होते है। चित्रोमे अग्नि और जल दोनो ही विछकुल ज्योंके त्यो दिख- 

लाये जाते हैं, परन्तु यह सारा दृष्टिका ही खेल होता है । स्वयं चित्रपत्रमे न तो आग 

ही होती है और न पानीका ही अंश होता है । ठीक इसी प्रकार मुक्त या विदेही 


पुरुषोके शरीर केवल प्राचीन संस्कारोके कारण ही चलते-फिरते हैं। परन्तु अज्ञानियों 
की समझमे यह रहस्य तो आता ही नही गौर इसलिए वे मुक्त पुरुषोको ही उन 
क्रियाओका कर्त्ता समझते है । परन्तु यदि स्वाभाविक क्रियाओके द्वारा तीनो भुवनोका 
भी घात हो जाय तो भी कभी यह नही समझना चाहिए कि यह घात उन मुक्त या 
विदेही पुरुषीने किया है। भरा यह कहना कहाँकी वुद्धिमत्ता है कि हम पहले प्रकाश 
की सहायतासे अन्धकारको देखेंगे और तव उस अन्धकारका नाश कर डालेंगे ? क्योकि 
प्रकाशके आते ही अन्धकार तो आपसे आप नष्ट हो जायगा। ठीक इसी प्रकार ज्ञानी 
पुरुपम ज्ञानके अतिरिक्त और कोई भाव ही नही रहता भौर उसे मारनेके लिए स्वयं 
अपनेसे भिन्न और कोई वस्तु ही वाकी नहीं रह जाती । इसीलिए उप्तकी बुद्धिमे पाप 
और पुण्यको गन्ध भी नहीं होती । अगर कोई नदी आकर गंगामें मिल जाय तो भी 
गगा उससे कभी गन्दी नहीं होती । ठीक वही वात यहाँ भी है। है भर्जुन, बरदि 
अग्निके साथ अग्निक्रा जझ्गडा हो जाय तो भरा उनमेसे कौन किसे जलावेगी ? यदि 
घर्त स्वर्य अपने जाप पर ही प्रहार करे, तो उससे क्या होगा ? इसी प्रकार जो गह 
जानता ही नही कि कर्म मुझसे अरूण है, वह अपनी बुद्धि पर उन कर्मा का छेव ही 
कैसे लगा सकता है ? काये, कर्ता और क्रियाकी त्रिपुटी जिस पृरुपके सम्बन्धमे आत्म- 
रुप ही हो जाती है, उसके लिए शरीर आदिसे होनेवाले कर्म कभी बन्धक नहीं 


ड्छड ” हिन्दी ज्ञानेइवरी 
अनुबन्ध॑ क्षय हिसामनवेक्ष्य व पोरुषम्‌। 
सोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते एर५/ 
जो कम मानों निन्‍दाका घर ही होते हैं और जिनके कारण मानों निषेधका जन्म 
सार्थक होता है, वे सब तामस कर्म हैं। पानी पर खीची हुई रेखाकी तरह जिन 
कर्मोका आचरण करने पर पीछे कुछ भी बाकी नहीं रह जाता अथवा जिस प्रकार 
काँजीको मथना, खाली राखमें फूंक मारना अथवा तेल निकालनेके लिए कोल्हूमें 
बालू डालकरे पेरना अथवा भूसा फटकना, आकाशमें कोई चीज भोकना अथवा 
वायुको पकड़नेके छिए जाल बिछाना आदि सब काम बिलकुल निष्फल होते है और 
व्यर्थ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो कर्म करने पर विलूकुल ही व्यर्थ जाते हैं और 
जिनका कुछ भी फल नही होता अथवा यदि वे कर्म व्यर्थ न भी जायें तो भी नर-देहु 
सरीखी बहुमूल्य वस्तुको व्यय करके जिन कर्मोका आचरण करनेके कारण संसारके 
सुखका नाश होता है, वे सब कर्म तामस होते हैं। अथवा जिस प्रकार कमलो पर 
कॉंटीला जाल फेकनेसे उस जालके काँटे भी टूटते हैं और कमलोके दल भी छिद भौर 
फट जाते हैं अथवा जिस प्रकार दीपकके साथ हेष रखनेके कारण पतंगरे उस पर 
टूट पड़ते हैं और स्वयं अपना भी अंग जला लेते है और दीपकको बुझाकर लोगोंके 
लिए अँधेरा कर देते है, ठीक उसी प्रकार चाहे अपना सर्व॑स्व व्यर्थ ही नष्ट क्‍यों 
न हो जाय, यहाँ तक अपने शरीरका भी घात क्‍यों न हो जाय, परन्तु फिर 
भी जिन कर्मोके द्वारा जान-बूक्षकर दूसरोका अहित किया जाता है, जिन कर्मोके 
आचरणसे उस मक्खीकी दुष्टताका स्मरण हो आता हैं जो अपने खाने-पीनेकी सब 
सामग्री तो मनुष्योसे ही प्राप्त करती है, परन्तु फिर भी अपने आचरणसे जो मनुष्यको 
वमनका कष्ट पहुँचाती हैं, वे सव तामस कर्म होते हैं। और ये सब कर्म बिना इस 
बातका विचार किये हुए ही किए जाते है कि इन्हें करनेकी सामथ्यं हममें है भी या 
नही । यह नहीं सोचा जाता कि हमारी शक्ति कितनी है, यह कार्य करनेमें कितने बसेड़े 
करने पड़ेगें भौर अन्तमे इससे हमारी फल-सिद्धि ही क्‍या होगी । इस प्रकारकी सभी 
चातोका विचार अविवेकपूर्वक पैरों तले रौंद डाला जाता है और तब ऐसे कर्म करनेका 
आयोजन किया जाता है । पहले स्वयं अपना ही घर जलाकर जाग बाहर निकलती है 
और स्वयं अपनी ही मर्यादा दुवाकर समुद्र ऊपर और वाहरकी ओर उछलता है + 
फिर वह आग अथवा वह समुद्र छोटे और बड़ का कुछ भी विचार नही करता; भागे 
पीछे कुछ भी नही देखता और टेढ़े-सीधे मार्गोकोी एकाकार करता जाता है; और 
उसका यह क्रम वराबर चला चरुता है। ठीक इसी प्रकार अच्छे और बुरे, दुष्ट और 
सुष्ट आदिका बिना कोई विचार किये गौर अपने तथा पराए सभी छोगोके घुर् उड़ाते 
हुए जिन कर्मोका आचरण किया जाता है, उनके सम्बन्धमें निश्चित रूपसे यह समझ 
रखना चाहिये कि वे तामस कर्म हैं। हे अर्जुन, इस प्रकार मैंने स्पष्ट रूपसे तुम्हें यह 
बता दिया है कि तीनों गुणोके कारण कर्म किस प्रकार त्रिविध होते हैं। अब ये संब 
कर्म करनेवाला और इनके कतृ त्वका अहंकार करनेवाला जो जीव होता है, वह भी 


अठारहयाँ अध्याय डद५्‌ 
ही सकते । इसका कारण यही है कि जो जीव स्वयं अंपने आपको कर्त्ता मानता हैं, 
वह दस इन्द्रियोके औजारोसे पाँच प्रकारके हेतुओको बड़े कौशंलसे प्रस्तुत करता है । 
फिर न्याय और अन्याय दोनो प्रकारकी कुरसियाँ तैयार करके एक ही क्षणमे वह 
कर्मके मन्दिर खडे कर देता है । इस बहुत बड़े काममे आत्मा कुछ भी सहायता नहीं 
करती; और यदि तुम यह पूछो कि--“यह आत्मा कर्मोकी पुर्वे योजनामे भी कुछ 
सहायता करती है या नही ?” तो इसका उत्तर यह है कि वह उसमे भी कोई 
सहायता नही करती । जो भात्मा केवल साक्षी-भुत और आत्म-स्वरूप है, वह क्या 
कभी स्वयं ही यह कह सकती है कि कर्म-प्रवृत्तिके संकल्प उत्पन्न हो | परन्तु जिस 
कम-प्रवृत्तिक फेरमे सव लोग पड़े हुए है, उस प्रवृत्तिके क्लेश भी कभी आत्माको 
स्पर्श नही करते । इसलिए जो पुरुष पूर्ण रूपसे आत्म-स्वरूप हो जाता है, वह कभी 
कर्मोके वस्दीगृहमे रह ही' नही सकता । परन्तु जब अज्ञानके पटपर ज्ञानका उल्टा 
चित्र अकित होता है, तभी कार्य, कर्त्ता और ब्रियांकी लोक-प्रसिद्ध त्रिपुटी चित्रित 
होती है।. *: कक । हे 
ह ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना। 
- करणं कर्म कतंति त्रिविधः. कर्मसंग्रहः ॥१८॥ 

“ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेयकी त्रिपुटी जगतका बीज है, और इसमे कुछ भी सन्देह 
नही कि कर्मोकी प्रवृत्ति इसीसे होती है । हे अर्जुन, अब मैं इन तीनोका अलग अलूगे 
स्पष्टीकरण करता हूँ; सुनो । जीव-रूपी स्‌ये-मड्ल्की पचेट्द्रिय रूपी किरणें वेगपुर्वक 
आकर विषयरूपी कमलूकी कलियाँ खिंलाती है। अथवा जीव-€ूपी राजाके इन्द्रिय 
रूपी घोडे दौब्वर विष्योके प्रदेशमे ५हुँच जाते हैं और वहसे रुख और दु.ख लूट 
लाते है | परन्तु ये पक बहुत हो चुके । घ्न इन्द्रियोके हरा होनेवाले व्यापारोसे 
जो ज्ञान सुखो और दु.खोको अपने साथ लेकर जीवको प्राप्त होता है, वह सुषुप्तिवाढी 


अवस्थामे जिसमे लीन होता है, उसी जीवको “ज्ञाता” कहना चाहिए। और भब 
तक जिसका विवेचन क्या गया है, है अर्जुन, इस अवसर पर उसीको “ज्ञान” 


समझना चाहिए। हे पार्थ, अविद्याके पेटमे जन्म धारण करते ही जो ज्ञान तीन 
स्थानोमे अपना विधान करता है और जो ज्ञान अपनी दौड्के रास्त्मे सामने शज्ञेय 


अर्थात्‌ ज्ञान विषयका गोला पंचक्र अपने पीछेवी ओर ज्ञातृत्वके »ध्मानवी सृष्टि 
करता है और इस प्रकार ज्ञाता तथा ज्ञेयके बीचमे सम्बन्ध स्थापित करने का मार्ग प्रस्तुत 
होने पर जिस ज्ञानकी सहायतासे इस मार्ग पर व्यना-जाना बरावर बना रहता है, 
जिस ज्ञानकी दौड ज्ञेयकी सीमा तक ही होती है और जो सम्रत पदार्थोौकोी भफिन्न- 
भिन्न नाम देता है, इसमे वुछ भी सन्देह नही कि वह ज्ञान “सामान्य ज्ञान” है | भव 
ज्ञेय के भी लक्षण सुनो। शब्द, स्पर्श, रूप, गन्ध और रस ये सब ज्ञेयके प्रक्ट होनेके मार्ग 
है । जिस प्रकार एक ही आम अपने रस, रंग और गन्ध आदिके हारा भिन्न-भिन्न 
इन्द्रियोको स्पर्श करके अपना भास करता है, उसी प्रकार ज्ञेय भी होता तो एक ह _» 
है, पर न्तु ज्ञान उस रायका ग्रहण इन्द्रिय के मार्गसे करता है और इसी लिए वह ज्ञेय 
पाँच प्रकारका होता है। और जिस प्रकार जलका प्रवाह अन्तमे समुद्रमे प्रवेश करते 
३० 


अठारहवा अध्याय च्छपू 
त्रिविध॑तां प्राप्त करंता है । जिस प्रकार एक ही पुंरुष ब्रह्मचर्य जादि चार आंश्रमोंमे 
रंहकर्र अलग अलग चारे प्रकारकां दिखाई देता है, उसी प्रकार कर्मोकी त्रिविधताके 
कारण कर्त्तमिं भी त्रिविधता आ जाती है। इसलिए इन तीनों प्रकारके कंर्त्ताओमे जो 
पहला सात्विक कर्त्ता है, उसके मैं-विवेचन करता हूँ । तुम अच्छी तरह ध्यान देकर 


सुनो । 
मुक्तस ड्भो5नहंवादी धृत्युत्ताहसमन्वितः । 
सिद्धाचसिद्धय्योनिविकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥२६॥ 


“फलकी इच्छा न होनेके कारण जिस प्रकार मल्यागिरी चन्दन वृक्षकी शाखाएँ 


बिलकुल सीधी और बराबर बढ़ती तथा फैलती रहती हैं अथवा जिस प्रकार फल" 


धारण न करनेके कारण ही नाग वल्लीका जन्म सार्थक होता है, ठीक उसी प्रकार 
सात्विक कर्ता भी सदा अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म करता है। परन्तु इस फलः 
शुन्‍्यताके कारण उसके उन कर्मोको विफलता नहीं प्राप्त होती, क्योकि हे अर्जुन, क्या 
कभी फलमें भी फल लगते हैं ? जो मनुष्य सब काम तो बहुत आदर और अनुराग 
पूवेक करता है, परन्तु फिर भी जिसे इस प्रकारका बहंंकार कभी छू भी नही जाता 
कि मैं कर्ता हूँ, जो वर्षा काछके मेघोंकी तरह परमात्मा पर निरन्तर वर्षा करनेके 
योग्य विपुल कर्मोका आचरण करता रहता है, जो उचित समय साधता है, शुद्ध 
स्थल देखता है, कर्मोकी विधियोंका निर्णय शास्रोके वचनोके आधार पर करता है, 
अपना मन एकाग्र करता है, चित्तकों फलकी आशाकी ओर नही प्रवृत्त होने देता,- 
नियमोंका उचित रूंपसे पालन करता है और इस निर्वन्धको सहन करनेके लिए अपने: 
आप पूरा पूरा घैर्य छानेकी निरन्तर चिन्ता और प्रयत्न करता है और केवल आत्म 
स्वरूपके प्रेमके कारण क्रियाएँ करते रहने पर भी जो शारीरिक सुखोके जालमे नही 
फेंधता, जिसमे आलूस्य और निद्रा कही चामको भी नही रह जाती, जो कभी क्षुधासे 
पीड़ित नही होता और शरीरका सुख जिसे अच्छा नही लगता और इतना सब कुछः 
होने पर भी कर्मोके प्रति जिसका उत्साह उसी प्रकार बराबर बढ़ता हुआ दिखाई 
देता है, जिस प्रकार खोट या मिलावटके जल जानेंके कारण, वजन कम हो जाने पर 
भी, सोना चोखा गौर खरा हीता जाता है, वही सात्विक कर्त्ता होता है। यदि सच- 
मुच मनमें किसी बातका अनुराग हो तो प्राण केवल तुच्छ जान पड़ते हैं। जब कोई 
सच्ची पतित्नता सत्री अपने पतिके प्रेमके कारण सती होनेके लिए उद्यत होती है, तवः 
क्या अग्निमे प्रवेश करते समय कभी भयसे उसे रोमांच होता है? ऐसी अवस्थामें,- 
हें अर्जुन, जो पुरुष आत्म-स्वरूप सरीखे प्रिय पदार्थंको प्राप्त करनेंके लिए उद्यत होता 
है, वह क्या कभी इस बातका खेद कर सकता है कि मेरा शरीर क्षीण हो गया ? 
इसीलिए जिसकी विषय-सम्बन्धी इच्छा नष्ट हो जाती है और ज्यो ज्यो देहका अंभि- 
भान दूर होता है, त्यों त्यो कमोका आचरण करनेमें जिसे दूना आनन्द मिलता है 
और इस प्रकार जो बराबर दूने आनन्दसे कंमोका आचरण करता चलता है और 
यदि क्रभी कोई आरंम्भ किया हुँ काोये किसी कोरणसे आधा होकर ही रुक जाय, 
तो भी उस कर्क बिगेंडनेके कारण जिसे उसी ग्रेंकोर कोई दुःख थीं कष्ट नही होता, 


जज शचन 
«० आु,... १०७०)७ ... दृजयावीम्ण्पमय कृडमरमकक 3 जनक मना कक, १७७ 8 


४६६ हिन्दी ज्ञानेश्वरी . 


ही समाप्त हो जाता है, अथवा अनाजके पौधोंकी बाढ़ उनमें बारें लगते , ही समाप्त 
हो जाती है, उसी प्रकार इईन्द्रियोके प्रंवाहके साथ ,साथ दौड़'लग़ानेवाले ज्ञानका 
ईजसमें अन्त होता है, है अर्जुन, वही ज्ञेय अर्थात्‌ ज्ञानका विषय है। है पाथं, इस 
प्रकार ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेयका त्रिकूट मैंने तुम्हे स्पष्ट रूपसे बतद्ा दिया है। इसी 
त्रिकूटसे समस्त क्रियाओंकी उत्पत्ति होती है । जो शब्द आदि विषय हैं, वे तो इन्हीं 
पाँच प्रकारोके हैं, परन्तु जो ज्ञेग' है, वह या तो प्रिय होता है और या अध्िय । ज्ञेय 
ज्योही थोड़ा-सा भी ज्ञान सामने लाकर उपस्थित करता है, त्योंही ज्ञाता उस विषय- 
का या तो स्वीकार और या त्याग करना आरम्भ कर देता है । जिस प्रकार किसी 
मछलीको देखते ही बगल अथवा द्रव्यका भांडार देखकर दरिद्र अथवा किसी ख्रीको 
देखते ही कामुक पुरुष विचलित हो जाता है और उसे प्राप्त करनेकी इच्छा करता है 
अथवा जिस प्रकार ढाल या उतारकी तरफ पानी या पुष्पकी सुगन्धकी ओर भ्रमर 
अथवा सन्ध्याको दुध दृहनेके समय बछड़ा गौकी ओर दौड़ पड़ता है अथवा स्वर्गंकी 
उर्वशी आदि अप्सराओके सुख-भोगकी मनोहर बातें सुनकर जिस प्रकार लछोग स्वगंका 
सुख प्राप्त करनेके लिए आकाशमें यज्ञ-यागकी सीढ़ियाँ लगाने छगते हैं, अथवा, है 
अर्भुन, आकाशमे उड़नेवाला कबूतर जिस प्रकार कबूतरोंको देखते ही लोठ-पोट 
होकर नीचेकी तरफ गिरने रूगता है अथवा मेघोंकी गड़गड़ाहट का शब्द कानोमे पड़ते 
ही जिस प्रकार मोर आकाशकी ओर: देखने रूगता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञेयके दर्शन 
होते द्वी ज्ञाता भी उसकी ओर तुरन्त दौड़ पड़ता है। इसलिए हे पांडु-सुत अर्जुन, 
समस्त कर्मोका आरम्भ ज्ञान, ज्ञेग और ज्ञाताके त्रिकूटसे ही होता है। अब वही 
ज्ञेय यदि ज्ञाताको प्रिय जान पड़े तो फिर उसका उपभोग करनेमे उससे एक 
क्षणका भी विलूम्ब नही सहा जाता । इसके विपरीत यदि वह ज्ञेय उसे अप्रिय जाने 
प्रड़ता है तो उसका तिरस्कार करके उसे दूर करनेमें भी जो थोड़ा-सा समय लगता है, 
वह भी उसे युगके समान दीघ॑ जान पड़ता है। सर्प और रत्नोंके हारके घेरेमे जो 
मनुष्य एक दमसे पहुँच जाता है, उसे जिस प्रकार भय और आनन्द दोनों ही एक 
साथ जान पडने हैं, उसी प्रकारकी अवस्था उस समय ज्ञाताकी भी होती है, जिस 


समय कुछ प्रिय और कुछ अधिय वस्तु दिखाई देती है। और तब बह प्रिय वस्तुका 
स्वीकार और अध्रिय वस्तुका त्याग करनेका प्रयत्त करने छगता है! शत्रु-पक्षके 
मल्लोमे अपने जोड़का मल्ल देखकर जिस प्रकार किसी सेनापतिका उसके साथ लड़नेकों 
जी चाहता है और वह स्वयं ही अपने रथ परसे उतर कर उससे दो हाथ लडनेके लिए 
पैदल ही उसकी ओर चल पड़ता है, ठीक उसी प्रकार जो अब तक अपने ज्ञातृत्वके 
कारण केवल ज्ञाता ही था, वह अब कार्य आरम्भ करके कर्त्ताकी अवस्था या पदको 
प्राप्त होता है । जिस प्रकार कोई भोजन करनेवाला ही रसोई पकानेके लिए बैठ जाय 
अवया भ्रमर ही वाग रूगाने लय जाय अथवा सोना परखनेवाला सर्राफ स्वयं ही 
फर्सोटीका पत्थर वन जाय अथवा स्वयं देवता ही अपने लिए मन्दिर बनाने लगे, 
डीक उसी प्रकार, हे अर्जुन, शेय-विपयके त्याग अथवा स्वीकारके लिए ज्ञाता अपनी 


5४७६० : हिन्दी ज्ञानेश्वरो 


जिस प्रव१र- पहाड़ परसे नीचे-गिर -पड़तेवाली गाड़ी: कभी अपने किए कोई दुःख नहीं 
क्रती अथवा कोई :आरम्भ किया हुआ कार्य सिद्ध हो जाने>पर जो, चारो ओर 
उसकी जय-घोषणा नहीं करता फिरता, तात्पयं यह-कि जो-इन्ही सब रछक्षणोसेयुक्तः 
होकर कार्य. करता हुआ-दिखाई देना है, हे अर्जुन, वास्तवमें उसीको: सात्विक कर्ता 
कहना चाहिए । और हे पारथे, राजस कर्त्ताकी पहचान यह है कि वह छोकिक ,वास< 
नाओमें ही सदा डूबा हुआ-रहता है 
रागी कमफलप्रेप्सुल ब्धो हिसात्मकोष्शुचिः। 
-..... हषंशोकान्वितः. कर्त्ता राजसः परिकीतितःएरछा . ., 


“जिप्त प्रकार गाँवके कुड़ेखानेप्तें सारा-कूड़ा-करकट आकर इकट्ठा होता है अथवा 
इमशानमे ही समस्त अमंगल जनक वस्तुएं आकर एकत्र होती हैं, उसी प्रकार जो 
पुरुष सारे संप्तोरकी वासनाओंके दोषोंका पावदान होता हैं और इसी लिए जो पुरुष 
केवल ऐसे ही कर्मोका आयोजन करता है, जिनमे फलछोकी अखंड प्राप्ति होती हुई 
दिखाई देती है और उन कमंसे होनेवाले छाभमेकी एक कौड़ी भी बिना छोड़े जो 
उनके लिए अपने प्राण तक निछावर करनेके लिए सदा उद्यत रहता है, जो स्वयं 
अपनी वस्तुओंकी तो पूर्णहपसे रक्षा करता ही है, पर साथ ही दूसरोंकी वस्तु हरण: 
करनेके लिए भी सदा उसी प्रकार ध्यान लगाये रहता है, जिस प्रकार मछलीको 
पकड़नेक़े छिए बगला वरावर ध्यान रूगाये रहता है, जिसकी अवस्था बेरके उस वृक्षः 
के समान होती है जो अपने पास आनेवालोंको तो अपने काँटोसे पकड़ता है और 
स्पर्ण करनेवालोका शरीर छेदता है और इतना होने पर भी जिसके फल अपने खट्टे- 
पनर्क कारण जीभको परम दुःखी कर देते है, जो बराबर दूसरोको दुःख देता रहता 
हैं और अपना मतलूव निकालनेके लिए दूसरोके हितकी कुछ भी परवाह नही करता 
स्वयं अपना काम करनेंके लिए दूसरोको कभी कुछ भी मोहलूत या सुभीता नही'ः 
देता और जो भावना अपने आपको पसन्द न हो--वह चाहे कितनी ही उदात्त क्‍यों 
हो, तो भी--उस भावनामें जो कभी अपना मन नहीं छग्राता, जिसकी अवस्था 
धतूरेके उत्त फलकी तरह होती है जिसके अन्दर जहर होता है और बाहर कंटीला 
कवच होता है और इस प्रकार अन्दर औ्ौर वाहर शुद्धतासे बिलूकुछ ख़ाछी रहता है 
और हे भर्जुन, अपने किये हुए कर्मका फल प्राप्त होने पर जो मारे आननन्‍्दके -मारे 

सारे संसारको मुंह चिढ़ाने लगता है अथवा यदि आरम्भ किया हुआ कार्य विगडकर 
'निष्फल हो जाय तो पुरुष शोकसे अंकित होकर सारे संसारको गालियाँ और शाप 


देने लगता है और, है अर्जुन, जो इस प्रकार कर्मोमे फेंसा रहता है, उसके सम्बन्धमें 
बच्छी तरहसे यह समझ रखना चाहिए कि वह राजस कर्त्ता है। अब मैं उस तामस 


कर्त्ताका वर्णन करता हूँ जिसे समस्त दुष्कर्मोका केवछ फलनें-फूलनेका मुख्य स्थान-ही 
ययुक्तः प्राकृतः स्तव्घः दाठो नेष्कृतिकोइलूसः * “४5 
विषादी दीघंसुत्नी च॒ कर्ता -तामस उच्यते ॥२८७ 


-_ “जिस प्रकार अग्निमो-इस बातका कुछ "भी ज्ञान नही होता कि भैरे' स्पर्शके 
हारुण दूमरी अस्तुएँ किस प्रकार जलूती. है- अथवा; जिस प्रकार:शखकी ;समझमें ,यहूँ 


अठारहवाँ अध्याय डद्छ 
इच्द्रियोंको काममें लगाता है औरू्उत्त . समय ज्ञाता ही कर्ता बन जोता हैं । जब इस' 
प्रकार ज्ञाता स्वयं ही कर्ता हो जाता है, तब वह ज्ञानकों साधव बनाता है और उससे 
“जेग्र” आपसे आप “कार्य” हो जाता है। इस प्रकार, हे सुविज्ञ अर्जुन, ज्ञानकी 
करनीसे यह परिवतंन हो जाता है। रात जिम्त प्रकार नेत्रोकी शोभा बदल देती है 
अयवा जिप्त प्रकार भाग्य बिगड़ जाने पर धन-सम्पन्न पुरुषक्रा वैभव भी नष्ट हो जाता 
है अथवा पूणिमाके उपरान्त जिस प्रकार चन्द्र-बिम्बमें भी परिवत्तेन होने छगता हैं 
और वह घटने लगता है, उसी प्रकार इन्द्रियोकी गतिके योगसे ज्ञाताके चारों ओर 
कतृ त्वका पेच बैठने लगता है । अब उस अवस्थामें उसमे जो जो लक्षण दिखाई देते 
हैं, वह भी सुन लो । बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार ये सब अन्तरिन्द्रियाँ हैं। और 
बाहरके अंगोकी पाँच इन्द्रियाँ त्वचा, कान, आँख, जीम और नाक' हैं। इनमेसे 
अन्तरिन्द्रियोके द्वारा तो कर्त्ता अतने कत्तंत्यका अनुमान करता है; और तत्र यदि उसे 
यह निश्चय होता है कि उस कत्तंव्यका पालन सुखका कारण होगा तो वह नेत्र आदि 
बाहरी दसो इन्द्रियोंको उसे काममें छगा देता है। फिर जब तक उस कत्तंत्यकी सिद्धि 
नहीं होती, तब तक वह उन' सब इन्द्रियोंको उनमे छगाये रहता है। इसके विपरीत 
यदि उसे इस बातका अनुभव होता है कि वह कत्तंव्य दुःखका कारण होगा, तो वह 
सुरन्‍त ही अपनी दसो इन्द्रियोंसे उसका त्याग करनेमे छय जाता है। और वह तब तक 
अपनी सब इन्द्रियोको उसके त्यागके काममें लगाये रहता है, जब तक दुःखका नाम- 
निशान भी मिट नही जाता । जिस प्रकार कोई राजा अपना कर वसूल करनेके लिए 
अपने सब नौकर-चाकरोको दिन-रात लगाये रहता है, उसी प्रकार जब सब इन्द्रियाँ 
भी किसी काममें छूगाई जाती हैं, तब है अर्जुन, यह बात तुम अपने ध्यानमें रखो कि 
उस ज्ञाताको कर्ता कहते हैं। और कर्त्ता अपने सभी कामोमें इन्द्रयोको औजारोंकी 
तरह लगाये रहता है, और इसी लिए मैं इन इन्द्रियोंको करण भर्थातु साधन या 
आओजार कहता हूँ। और इन क्रारणोका .उपयोग करके कर्त्ता जो क्रियाएँ करता है, 
उन क्रियाओकी व्याप्ति ही इन प्रकरणमें “कर्म” है । सुनार की बुद्धि जिस प्रकार 
अलंकारोमे व्याप्त रहती है अथवा चन्द्रमाकी किरणे जिस प्रकार चाँदनीमे व्याप्त 


रहती हैं अथवा सुंदरतासे जिस प्रकार बेलें व्यात रहती है अथवा प्रभा जिस प्रकार 
'प्रकाशमे व्याप्त रहती है अथवा मधुरता जिस प्रकार ऊखके रसमे व्याप्त रहती है 
अथवा अवकाश जिस प्रकार आकाशमें भोत-प्रोत भरा रहता है, ठीक उसी प्रकार हे 
अर्जुन, जो कुछ कर्त्ताकी क्रियाओसे व्याप्त रहता है, वही कर्म है। इसके सिवा कर्म 
और कोई चीज नही है । इस प्रकार, हे ज्ञानियोमे श्रेष्ठ अर्जुन, कर्ता, कम और 
करणकी त्रिपुटीके लक्षण मैंने तुमको वतला दिए हैं। यहाँ ज्ञाता, ज्ञान गौर ज्ञेय तो 
कर्म-प्रवुत्तिके त्रिकूट हैं और कर्त्ता, करण तथा कार्य ये कर्मके त्रिकूट हैं। जिस प्रकार 
अग्निमे धुआँ अथवा बीजमे वृक्ष अथवा मनमे वासना भरी रहती है, ठीक उसी प्रकार 
कर्ता, क्रिया और करणमे कर्मका, जीवन भरा रहता है| जिस प्रकार सोनेकी खानमें 
सोना भरा रहता है, उसी प्रकार कर्त्ता, क्रिया गौर करणमे कर्म भी भरा रहता है । 


अठारहवाँ अध्याय ७७ 
बात नहीं आती कि मेरी धारकी तीक्षणताके कारण दुसरोको किस प्रकारका भीषण कटे 
होता है अथवा जिस प्रकार काल-कूट विषको अपने घातक हृत्यका ज्ञान नही होता, 
ठीक उसी प्रकार, हे अर्जुन; ज़ो अपने सामने. आनेवाले जीवोका घात करके - अपने 
दुष्कर्म जारी रखता हैं और उन दुष्कमोका आचरण करते समय मन-माने तौर पर 
खूब तेजीके साथ दौडनेवाले-बादलोकी तरह इस बातका कुछ मी ध्यान नहीं रखता 
कि मेरे हाथो क्या हो रहा है और हे अर्जुन, जिसके कार्य और कारणमे मेल न होनेके 
कारण पागल मनुष्य भी- जिम्तके सामने पासंग तक नहीं ठहरता और बैलके पेटमें 
लगी हुई किलनीकी तरह जो इन्द्रियोके बढे हुए विषय-भोगके आधार पर'अपना 
निर्वाह करता है, जिसकी रहन-सहन उस अज्ञान छोटे बालकक़े समान “होती है; थो 
कभी आपसे आप,हँध पड़ता है और कभी रोने लूग जाता है; प्रकृति या मायासें 
अंकित होनेके कारण जिसे इस बातका कुछ भी भान नही “होता कि कृत्य क्‍्या' है 
गौर अ-कृत्य क्या है और केवल कुडेके कारण बढनेवाले कूडेखानेकी तरह जो केवल 
मिथ्या समाधानसे ही फूला रहता है और इसी लिए जो /अपनी बहंमन्यताके कारण 

स्वयं ईश्वरके सामने भी .नही झुँकुता और अपनी अकडके आगे. 'पव॑तकोी भी तुच्छ 
समझता है और जिसकी मनोवृत्ति मानो पैरोसे कुचली हुई चोरोकी काली रावटीकेः 
समान काली और दृष्टि मानो वाजारमे वैठनेवाली वेश्याओसे उधार ली हुई होती है, 


सारांश यह कि जिसका सारा शरीर ही कपटका बना हुआ होता है और जिसका 
जीवन मानों जुआरियोका अड्डा होता है और जिसके दर्शनको मानों दर्शन नही बल्कि 
स्वार्थ लोलुप भीलोका गाँव ही समझना चाहिए और इसी लिए जिसके रास्ते.कभीः 
किसीको जाना ही नही चाहिए, दूसरोके सत्कृत्य जिसके मनमे काँटेकी तरह खटकते 
हैं और दूसरोके अच्छे कृत्य भी जिसके फेरमे पडकर उसी प्रकार विद्रप हो जाते हैं, 
जिस प्रकार नमकके योगसे दूध पीनेके योग्य नही रह जाता, अथवा आगमें पडकर 
ठण्डा पदार्थ भी गलकर आग हो जाता है अथवा भच्छे अच्छे अन्न भी शरीरमे प्रव्ष्टि 
होकर मरू बन जाते हैं, जो गुणोको भी दोषोका स्वरूप देता है और साँपकी तरह 
अमृतकों भी विष कर देता है और संयोगवश कोई ऐसा शुभ कम उपस्थित होने पर 
जिससे ऐहिक जीवन भी सार्थक हो सकता हो और परलोक भी सघ सकता हो, जिसे 
इतनी जल्दी नीद आ जाती है कि मानो उसके पास रखी हुई हो भौर दुष्ट व्यवहार 
आरम्भ करते ही जिसके पाससे नीद इस प्रकार भाग जाती है कि मानो उससे परम 
घृणा करती हो, जो वास्तविक कल्याणके साधनकी सन्धि आने पर आलूस्यसे उसी 
प्रकार भरा रहता है, जिस प्रकार दाख या आमका रस खानेके दिनोमे कौवोके मुंहमें 
रोग हो जाता है अथवा दिनके प्रकाशमें जिस प्रकार उल्लूकी आँखें मन्धी हो जाती 

है और यदि कोई निन्‍्दनीय कृत्य करनेके लिए कहा जाय तो मानो आलूस्य जिसके: 
हुक्‍्ममे रहता है और तुरन्त दूर भाग जाता है, जिसके मनके साथ मत्सर सदा उसी" 
तरह ठीक बँधा रहता है, जिस तरह समुद्रके उदरमे सदा बड़वाग्नि धधकती रहती 

है और जो जन्म भर उसी प्रकार नाक तक मत्सरसे भरा रहता है, जिस प्रकार 

कण्डोकी आगमे धूआँ भरा रहता है, अथवा य्रुद-द्वारमे सदा दुर्गन्धि ही भरी रहती है 


छ६८ - ; हिन्दी ज्ञानेदवरी 


इसी लिए, हे अर्जुन, जहाँ इस प्रकारकी - भावना रहती. है कि यह कार्य है और मैं 
कर्ता हूँ, वहाँ उन समस्त क्रियाओसे आत्मा सदा बिलकुल दूर और क्षल्प्ति रहती है + 
इसलिए, हे सुविज्ञ अर्जुन, -मैं बार-बार यही कहता-हँ कि आत्मा इस कमं-प्रवृत्तिसे 
बिलकुल अलग है । परन्तु तुम ये सब बातें जानते ही हो,-इसलिए अब मैं यह प्रकरण: 
यहीं समाप्त करता हूँ । 

ज्ञानं कर्स च्र॒ कर्ता च त्रिघेव गुणभेदतः। 

प्रोच्यते गुणसंख्याने यर्थावच्छणु तान्यपि ॥१९॥ 

“परन्तु अभी मैने जो ज्ञान, कर्म और कर्त्ताका जिक्र-किया है, वे तीनों गुणोके 
कारण तीन प्रकारके होते है। इसलिए हे अर्जुन, ज्ञान, कर्म और कर्त्ता पर भी भरोसा 
नही रखना चाहिए; क्योकि तीनों गुणोमेंप्ते दो गुण तो बन्धक होते हैं और केवल 
तीसरा सत्व गुण ही मोक्ष देने में समर्थ होता है.। मै अब इन तीनों गुणोके लक्षण इस 
प्रकार ,अलूग अल्ग बतलाता हूँ जिसमे तुम सत्व गुणको अच्छी तरह पहचान छो | 
यह ग्रुण-भेद साख्यशास्त्रमे अच्छी तरह स्पष्ट किया गया है। जो साख्य-शाल्न 
विचारका सागर है, जो आत्म-बोध रूपी कुमुदिनीको खिलानेवाला चन्द्र-बिम्ब ही है, 
जो ज्ञानकी दृष्टि देनेवाले शास्रोंका सम्राद है: अथवा जो दिन और रात्रिकी. तरह 
एकमे मिले हुए प्रकृति और पुरुषको स्पष्ट. रूपसे अलग अलग दिखलानेवाला, प्रचण्ड 
सूर्य ही है, जिस शास्त्रकी सहायतासे असीम अज्ञान-राशि चौबीस तत्वोकी नाप-जोख 
करके परम तत्व ब्रह्मका अखंड आनन्द भोगा.जा सकता है, हे अर्जुन, उस सांख्य- 


शासत्रने जो कुछ कहः है, वह गुण-भेदका आख्यान मैं तुम्हे सुनाता हूँ; सुतो। जिस 
दृष्टिसे अपने अंगकी सामथ्यंसे इन तीनो गुणोने त्रिविधताके रंगसे समस्त हृश्य विश्वको 
रँंगा है, उस दृष्टिसे संत्व, रज और तमका महत्व केवल इतना ही है कि ब्रह्मासे 
लेकर कोड़े-मकोड़ो तक सभी इन गुणोके कारण त्रिविध हो गये है । परन्तु मैं सबसे 
पहले तुमको वह ज्ञान बतलाता हूँ जिसने इस समस्त विश्वका भेदन किया है और 
इसी लिए जो स्वयं भी गुण-भेदके फेरमे पड गया है। बात यह है कि जब नजर 
साफ होती है, तब हर एक चीज साफ दिखाई देती है । इसी प्रकार जब शुद्ध ज्ञान 
प्राप्त होता है, तव सब कुछ शुद्ध हो जाता है। इसी लिए जिसे सात्विक ज्ञान कहते हैं. 
अब मैं उसका वर्णन करता हूँ । तुम ध्यानपूर्वक सुनो ।” बस यही बात कैवल्य-स्वरूप 
श्रीकृष्णने अर्जुनसे कही थी । 
सवभूतेषु येनेक॑_ भावमसव्ययसीक्षते । 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम्‌ ॥२णा 
उन्होने कहा--"हे भाई अर्जुन, सात्विक ज्ञान ही वास्तवमे निर्मल होता है | इस 
ज्ञानका उदय होते ही ज्ञाता और ज्ञेव ब्रह्मेक्ममे विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार 
सन्घकारको सूर्यके दर्शन नही होते अथवा समुद्रको नदीके स्वरूपका ज्ञान नहीं होता 
अयवा प्रयत्न करने पर भी जिस भ्रकार अपनी छाया पकड़ी नही जाती, उसी प्रक्रार 


जिस ज्ञानको दांंकरसे लेकर तिनके तक कोई नाम रूपात्मक व्यक्ति कभी स्पर्श ही नहीं 
कर सकता अथया जिस अकार हाथसे चित्रको दवाकर उसे देखने पर अथवा पानीसे 


४७८ “हिन्दी ज्ञानिदवरी 


और, है वीर अर्जुन, जो ऐसे ऐसे कामिक व्यापारोंका आरम्भ करता है, जिनका सूत्र 
श्रत्यक्ष कल्पान्तसे भी और आगे तक पहुँच जाता है, परन्तु यदि कोई कल्याणका रक 
काम करना हो तो उससे एक तिनकेकी प्राप्ति नही होती, हे अर्जुन, इस लोकमें इस 
प्रकार केवल पापके मूत्तिमानु समूहके रूपमें ही जो पुरुष दिखाई दे, उसके सम्बन्धमें 
धूरी तरह यह समझ लेना चाहिए कि वह तामस कर्त्ता है। हे सज्जन-शिरोमणि अर्जुन, 
इस प्रकार मैंने तुम्हे कर्म, कर्ता और भज्ञानके तीन प्रकारके लक्षण बतला दिये हैं । 

बुद्धेभेंद धतेश्चेच गुणतर्त्रविधं॑ श्यूणु । 

प्रोच्यमानसशेषेंण पृथक्त्वेव धनंजय ॥२०॥। 

“अब अविद्याके गाँवमें मोहके वस्र पहनकर और अपने दारीर पर संशय-वृत्तिके 
अलंकार धारण करके अंगो और उपागों सहित आत्म-निश्चयकी शोभा जिस दर्पणमें 
देखी जाती है, वह दर्पण बुद्धि है; भौर इस वुद्धिका प्रवाह भी तीन प्रकारका होता 
है। इस संसाौरमें ऐसा कौन-सा पदार्थ है जो सत्व आदि तीनीं गुणोंके ' योगसे तीन 
अकारंकाँ न हुआ हो ? क्या इस हृश्य सृष्टिमें कही कोई ऐसा काठ भी है जिसके गर्भ 
में अग्नि न हो ? इसी प्रकार इस हृश्य सृष्टिमे कही कोई ऐसा काठ भी है जिंसके गर्भे 
में अग्ति न हो ? इसी प्रकार इस हृश्य सृष्टिमें भला ऐसी कौन-सी वस्तु हो सकती है 
जो इन तीनों गुणोंके कारण तिरंगी न हुई हो ? इसी लिए इन तीनों ग्रुणोके योगसे 
बुद्धि भी तीन प्रकारकी हो गयी है और घृतिकी भी वही दशा हुई है। अब इसी 
चुद्धि और धृतिकी त्रिविधता उनके भिन्न-भिन्न लक्षणों सहिंत बतराई जायगी । परंतु 
है भर्जुन, बुद्धि और धृतिमेंसे पहले मैं बुद्धिके तीनों प्रकारोका स्पष्टीकरण करता हूँ । 
हैं वीर अर्जुन, इस संसार-क्षेत्रमें जितने जीव आते है, उन सबके लिए उत्तम, मध्यम' 
और निमशृष्ट ये तीनों मार्ग खुले रहते है। और ये तीनों मार्ग नित्य नैमित्तिक विहित 
कर्म, कामिक कर्म और निषिद्ध कर्म है और ये तीनो ही मार्ग संसार-भयके कारण 
जीवोके लिए कष्टप्रद होते हैं । ५ है 

प्रवृत्ति च निव॒त्ति च. कार्यका्ये)ं भयाभये। 
बन्ध॑ मोक्ष च॒ या वेत्ति बुद्धि: सा पार्थ सात्त्विकी ए३णा 
“इसी लिए इन सब कर्मोमें वह नित्य कर्म ही सबसे अच्छा है, जो मनुष्यके 


अधिकारको शोभा देता है और केवल स्वाभाविक क्मसे प्राप्त होता है। उन्ही नित्य 
कर्मोका केवरू आत्म-प्राप्तिके फल पर दृष्टि रखकर ठीक उसी प्रकार आचरण करना- 
चाहिए, जिस प्रकार प्यासा आदमी पानी पीता है । बस इतनेसे वे कर्म जन्म-भयका 
संकट दूर करके मोक्षकी प्राप्ति सुलभ कराते है। जो इस प्रकार अपने नित्य कर्मोंका 
आचरण करता है, उसका संसार सम्बन्धी भय छूट जाता है और कर्म करके वह 
मुमुक्षुओका अंश (भर्थात्‌ मोक्ष) प्राप्त करता है। और जिस बुद्धिको 'इस बातका दृढ़ ' 
विश्वास हो जाता है कि इस प्रकारके कर्मोके आचरणमें ही मोक्ष रखा हुआ है और 
इसीलिए जो बुद्धि यह कहती है कि निवृत्तिके आधार पर प्रवृत्तिकी रचना करके इच 


नित्य कर्मोमें गोता क्‍यों न लगाया जाय, वही बुद्धि सात्विक होती है । प्यासेको जलूसे. 
नीवन प्राप्त होता है और बाढ़मे पड़नेवालेको तैरना पड़ता,है। घोर अन्धकारपूर्ण' 


भ् 


अंठारहवाँ अध्याय श्र 
जमकको धोनेका प्रयत्न करने पर अथवा जाग्रत होनेके उपरान्त स्वेप्कका अनुभव 
करनेका प्रयत्त करते प्र कुछ भी बाकी नही रह जाता, उसी प्रकार जिस ज्ञानसे 
ज्षेयको देखने पर ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनोंमेंसे कुछ भी बाकी नही रह जाता अथवा 
जिस प्रकार सोनेको गछाकर उसमैसे कोई अपनी इच्छाके अनुसार गहने नही निकाल 
सकता अथवा पानीकी छानकर उसमेसे कोई तरंगोको अलग नही कर सकता, उसी 
प्रकार यह भी समझ छेनां चाहिए कि जिस ज्ञानसे किसी हृश्य स्थितिकी प्राप्ति नहीं 
होती ( अर्थात्‌ कोई हृश्य वस्तु भिन्‍न नही दिखाई देती ), वही ज्ञान पूर्ण रूपसे 
सात्विक है । जब कोई मनुष्य बड़े कूृतृहलसे शीक्षेको देखनेके लिए जाता है, तब उसे 
सामने स्वयं अपना ही स्वरूप दिखाई देता है। मैं फिर यही बात कहता हूँ कि इसी 
श्रकारं ज्ञेयका नाम-निशान तक मिठाकर जो ज्ञान स्वयं ज्ञाता ही बन जाता है और 
जी ज्ञान मोक्ष-लक्ष्मीका मन्दिर है, वही सात्विक ज्ञान है। परन्तु इग विषयका बहुत 
विस्तार हो चुका । अब तुम राजस ज्ञानके लक्षण सुनो । 
पृथक्त्वेन तु. यज्ज्ञानं, नानाभावान्पृर्थग्विधान्‌ । 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं' विद्धि राजसम्‌ ॥२१॥ 
हे अर्जुन सुनो, जो ज्ञान भेदके आधार पर पैर आगे बढाता है, उसे राजस 
समझता चाहिए । स्वयं भेद-भावसे भूत मात्रके असंख्य भेद करके और ज्ञाताकों ही 
धोखेमें डालकर जो ज्ञान विचित्रता उत्पन्न करता है, जो ज्ञान वास्तविक आत्म-ज्ञान 
के क्षेत्रके बाहर मिथ्या मोहकी खन्‍्दकमें जीवको उसी प्रकार जाग्रति, स्वप्न और 
सुषुप्तिके खेल दिखलाता है, जिस प्रकार प्रत्यक्ष दिखाई पडनेवाली वस्तु पर विस्पृत्ति- 
का परदा डालकर निद्रा मनुष्यको-स्वप्नकी व़्यर्थंकी 'चिन्ताओका अनुभव कराती है, 
जिस ज्ञानके कारण नाम और रूपकी.आइडमें छिपा हुआ अद्वेत तत्व उसी प्रकार 
दिखाई नही देता, जिस प्रकार गहनेके" रूपकी अडमे छिपा हुआ सोना किसी छोटे 
बारूककों नही दिखाई देता, जिसे श्ञानके' कारण शुद्ध अद्वैत तत्वका 'उसी प्रकार पता 
नही छगने पाता, जिस प्रकार मर्टकों और घंड़ोके रूपमे दिखाई पड़नेवाली मिद्री 
अज्ञानियोको दिखाई नही देती अथवा दीपककी भावना होनेके कारण उसमें रहनेवाली 
अग्निका ज्ञान नही होता अथवा किसी वस्तुका नाम “वस्त्र” पड जानेके कारण मूढों- 
को उसके तन्तुओका ज्ञान नही होता, जिस ज्ञानके कारण भूत मात्र भिन्‍न भिन्‍न 
दिखाई देने लगृते हैं और एकत्तावाली बुद्धि नष्ट हो. जाती है और तब जिस प्रकार 
ईंधनके कारण अग्नि पर, फूलोंके कारण सुगन्ध पर बर्थवा तरंगोके कारण पूर्ण 
चन्द्रमा पर भेद-भावका आरोप "किया जाता.-है, ठीक उसी प्रेक्नार जो. ज्ञान तरह 
तंरहके पदार्धोका भेंद करके उनके रूपों और आकारोके अनुश्तार उनके छोटे-बड़े 
अनेक वर्गीकरण करता है, वह ज्ञान राजस होता है । चाडालके-घरसे बचनेके लिए 
ही इस बातका पंता छूगाना पडता है कि वह कहाँ ओर कैसा है । ठोक इसी प्रकार 
तंमेंस ज्ञानेंके लेक्षेणोंका' जोनना भो आवश्यक होता' है। इसलिए अब मैं_ तुमको हे 
लंक्षेण भी बंतलाता हें। तुम उन्हे अंच्छी तरहें समझ लो' क 


अठारहवाँ अध्याय ४७९ 


गड़ढेमें सूयंकी किरणोंकी सहायतासे ही मार्ग दिखाई देता है ।.यदि ठीक तरहसे पथ्य 
और ओऔषध प्राप्त हो तो रोगसे अधमरा होनेवारा रोगी भी अच्छा हो जाता है अथवा 
जब मछलीको जलका आधार मिल जाता है, तब॒ उसके प्राणोके लिए कोई भय नहीं 
रह जाता । ठीक इसी प्रकार इन नित्य कर्मोक्ा आचरण करनेसे मोक्ष ही प्राप्त होता 
है। जो बुद्धि इस सम्बन्धमे बिलकुल निर्दोष होती है कि इस प्रकारके कत्तेंब्य कर्म 
कौन-से हैं और जो बुद्धि यह बात भी बिलकुल ठीक तरहसे जानती है कि न करने 
के योग्य कर्म कौनसे है, वही बुद्धि सात्विक है। संसारका भय उत्पन्न करनेवाले जो 
काम्य आदि कम हैं और जिप्त पर निषिद्धताकी मोहरें छगी हुई हैं, उन निषिद्ध, 
अक्रणीय और जन्ममरणके भयसे भरे हुए कर्मोसे जो बुद्धि प्रवृत्तिको पिछले पैरों 
डूर हटाती है, वही सात्विक बुद्धि है। आगमे प्रवेश नही किया जाता, अथाह दहमें 
कूदा नही जाता और जो लोहा तपकर छाल हो जाता है, वह हाथसे पकड़ा नही 
जाता; अयवा फुफकारने वाले काल-सर्पको देखकर उसे हाथ नही लगाया जाता और 
बाघकी माँदमे पैर नही रखा जाता। ठीक इसी प्रकार अकरणीय कर्मोको अपने 
सामने देखकर जो बुद्धि निस्सन्देह रूपसे बहुत अधिक भयभीत होती है, जो बुद्धि यह्‌ 
जानती है कि जिस प्रकार विष मिलाकर पकाये हुए अन्नमे मृत्यु रखी ही रहती है, 
उसी प्रकार निषिद्ध कर्म करनेसे -मनुष्यको बन्धनमे अवश्य पड़ना पडता है और फिर 
चन्धनके भयसे भरे हुए उन निषिद्ध कर्मोके सम्बन्धमे जो बुद्धि कर्म-निवृत्तिका प्रयोग 
करती है और जिस प्रकार खरे और खोटेकी परख की जाती है, उसी प्रकार कार्य 
और अकार्यके विचारसे जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्तिकी ठीक तरहसे परख करती है 
और साथ ही जिस बुद्धिके द्वारा कृत्य और अक्ृत्यका निर्णय भी उत्तम प्रकार से 
होता है, यह बात तुम अपने ध्यानमे रखो कि वही बुद्धि सात्विक है। 
यया धर्ममधर्म व्‌ कार्य चाकार्यमेव च। 
५; अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥३१॥ 

“बगलोके गाँवमे जिस प्रकार दूध और पानीका मिश्रण ही किया जाता है 
(अर्थात्‌ दोनों अछय अलग नही किये जाते) अथवा जिस प्रकार अन्धेको रात और 


दिनकी पहचान नही होती अथवा जो भ्रमर फूलोका मक्रन्द निकाल सकता है, वह 
यदि छकडीको काटनेमे प्रवृत्त हो तो भी उसको भ्रमरता नष्ट नही होती, ठीक उसी 


प्रकार जो बुद्धि धर्म-रूप उचित कर्मो और अधर्म रूप निषिद्ध कर्मोका विचार न 
करके व्यवहार करती है, वह बुद्धि राजसी होती हैं। जो बिना आँखोसे देखे मोती 


लेता है उसे खरा माल कदाचित्‌ ही कभी मिलता है-और उसके हिस्सेमे चोखे माल 
का न मिलना ही आता है । ठीक इसी-प्रकार यदि दैवयोगसे निषिद्धकर्म न प्राप्त हों, 


त्तभी जो वृद्धि उन निषिद्ध कमंसि बचती है और नही तो सामान्यतः जो बुद्धि करने 
योग्य और न करने योग्य सभी प्रकारके कर्मोक़ो एक-सा समझती और समान रूपसे 


करती चलती है, वह बुद्धि राजसो होती है । जिस प्रकार पात्र और अपान्र विचार 
न करके एक सिरेसे सारे जन-समाजको निमन्त्रण दे दिया जाता है, उसी प्रकार ऐसी 


बह शुद्ध और अशुद्धका विचार नही करती और सभी प्रकारके कर्मोको स्वीकार 
करती है। 4  , व न ,. - *- 


३०. -हिन्दी शानेदवरी 
-यत्तु -कृत्स्नवदेकस्सिन्काये - सक्तमहैतुकम्‌ ॥ _ 


अतत्त्वाथवदरल्प॑-च. तत्तामसमुदाह॒तमृ ॥रशा 
“है अर्जुन, जो ज्ञान शासत्र-विधियोंका वस्नर नहीं पहनता (अर्थात्‌ जो ज्ञान श स्र- 
विधियोंकों कोई चीज नही समझता) और इसी लिए जिसके नंगे होनेके कारण 
जिसकी ओर सदाचारकी माता श्रुति कभी भूलकर भी नहीं देखती और शाख्रके 
चहिष्कारके कारण जिस ज्ञानको निन्‍दाकी भी चिन्ता नही होती और इसी लिए जिसे 
दूसरोने भी (अर्थात्‌ स्मृति-आदिने भी) म्लेच्छ धर्मके पवतकी ओर हाँक दिया है और 
है अर्जुन, जो ज्ञान इस प्रकार तमोगरुण-रूपी पिशाचसे आविष्ट होनेके कारण पागछों- 
की तरह इधर-उधर भटकता रहता है, जो ज्ञान शरीर सम्बन्धी किसी प्रकारकी 
बाधा नही मानता, जो किसी पदार्थंको निषिद्ध नही समझता, जो ज्ञान उजड़े हुए 
याँवमे छोड़े हुए उस कुत्तेके समान होता है, जो केवल उसी पदार्थकों छोड़ता है जो 
उसके मुंहमें नही समा सकता अथवा जिसके खाते ही मुँह जलने लगता है और जो 
बाकी सभी कुछ खा जाता है, जो ज्ञान ,उस चूहेकी तरह होता है जो सोनेकी चीज 
खीचकर अपने बिलमे ले जाते समय यह नही देखता कि उसका सोना खरा है या 
छोटा अथवा जो ज्ञान उस मांसाहारी मनुष्यकी तरह होता है जो मांस खानेके समय 
उसके काले और गोरे होनेका विचार नही करता अथवा जो ज्ञांच जंगलूमें रगनेवाली 
आगकी तरह यह नही देखता कि यह कौन है और वह कौन है अथवा जो ज्ञान उस 
सकक्‍्खीकी तरह होता है, जो किसी शरीर पर बैठते समय यह नही देखती कि यह मृत है 
अथवा जीवित है अथवा जो ज्ञान उस कौवेके ज्ञानकी तरह होता है जो इस बातका 
कुछ भी विचार नही करता कि यह अन्न किसीका वमन किया हुआ है अथवा परोक्षा 
हुआ है, ताजा है या सड़ा हुआ है, तात्पर्य यह कि जो ज्ञान इस बातका कुछ भी 
विचार नही करता कि अमुक वस्तु या बात निषिद्ध है और उसे छोड़ देना चाहिए 
तथा अमुक वस्तु या वात उचित और विहित है और उसका स्वीकार या पालन 
करना चाहिए, जो उन सभी पदार्थोको अपने उपभोगका विषय बना लेता है जो 
उसके सामने आते हैं और जो ज्ञान प्राप्त होनेवाली प्रत्येक ख्लीको शिव्नके सुपुर्द 
कर देता है भौर प्रत्येक द्रव्यको उदरके सुपुर्द कर देता है, णी ज्ञान पानी देखने 
पर इस वातका कुछ भी विचार नहीं करता कि यह शुद्ध है अथवा अशुद्ध है 
और जो केवल यही समझकर उसे तुरन्त पी जाता है कि इससे मेरी तृषा तो 
घान्‍त होगी और जो खाने-पीनेके सम्बन्धमे भी अपना यही सिद्धान्त रखता है 
और खाद्य-मखाद्य तथा निन्ध-अनिनन्‍्धय आदिका कुछ भी विचार नहीं करता और 
यही समझता है कि जो कुछ खानेमें मीठा लगता है, वही पवित्र है, स्त्री जातिके 
सम्बन्धमें भी जो केवल अपनी स्पर्दोन्द्रियको ही प्रधान निर्णायक समझता है 
ओर उसके साथ घारीरिक सम्बन्ध स्थापित करना ही अपना मुख्य सिद्धान्त रखता 
हैं मौर केवल उसीको अपना सगा-सम्बन्धी समझता है जिससे उसका कोई स्वार्भ 
सिद्ध होता है और रिश्ते नातेके लिए क्षारीरिक सम्बन्धको कुछ- भी, महत्व 
नहीं देता, तात्पयं यह कि इस अकारका विचार जिस जानके कारण होता हैः 


४८० “हिन्दी ज्ञानेश्वरी 
ः ' अधर्म घंसिति था भन्‍्यते तमसावृता। 
सर्वार्थान्विपरीतांग् बुद्धिः सा पार्थ तामसी॥३श॥। 

“और जिस प्रकार राजमार्ग चोरोके छिए हितकर नही होता और वे जब चलते 
हैं, तब प्रायः राजमार्गसे बचकर चलते हैं भथवा छोगोके लिए जो दिन होता है, वही 
राक्षसोंके लिए रात होती है अथवा जिस प्रकार किसी अभागेकों गड़ा हुम्ना खजाना 
कोयलोंका ढेर ही जान पड़ता है अथवा सच्चा आत्म-स्वरूप जिस प्रकार जीवको 
नहीके समान जान पड़ता है, उसी प्रकार समस्त धर्म-कृत्य जिस बुद्धिको पातक ही 
जान पड़ते है, जो बुद्धि खरेको खोटा समझती है, समस्त अर्थोकों अनर्थोका रूप देती 
है ओर अच्छे गुणोको दोप मानती है, यहाँ तक कि जो जो बातें वेदोमे उचित और 
ठीक बतलाई गई हैं, उन्हीं सबको जो बुद्धि बुरा ( अर्थात्‌ निपिद्ध और न करनेके: 
योग्य ) समझती है, उस बुद्धि को, हे अर्जुन, बिना किसीसे पूछे ही और निस्सन्देह 
रूपसे तामसी कहना चाहिए। भछ्ला काली रातके समान॑ ऐसी वुद्धि धर्म-कार्यके लिए 
कैसे योग्य कही जा सकती है? आात्म-बोध रूपी कुमुदको विकसित करनेवाले चन्द्रमा 
भाई अर्जुन, इस प्रकार बुद्धिके तीनो भेद मैंने तुम्हे स्पष्ट करके बतला दिये हैं। भव 
इसी बुद्धिके आधार पर निश्चय करके जो धृति सब कर्मोमें सहायक होती है, उस 
धृतिके भी तीन प्रकार उनके लक्षणों स॒हित' अब मैं तुमको बतलाता हूँ । तुम अच्छी 
तरह ध्यान देकर सुनो । की, 

धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः। 
.._'थोगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ३३ 

“जब सूर्य निकलता है, तब चोरोंके साथ ही साथ अन्धकार भी चला जाता है, 
अथवा जिस प्रकार राज़ाकी आज्ञासे सब प्रकार के अनुचित- व्यवहार बन्द हो जाते 
है अथवा जब हवाके झोके जोरोसे चलने रूगते हैं, तत आकाशमे बादर नहीं रह 
जाते और उनकी गड़गड़ाहट भी बन्द हो जाती है अथवा अगस्त ऋषिके दर्शन होते 
ही जिस प्रकार समुद्र भवभीत होकर चुपे हो जाता है अथवा चन्द्रमाके निकलते ही 
जिस प्रकार कमर बन्द हो जाते हैं अथवा जब कोई भदोन्‍्मत्त हाथी आगे बढ़ानेके 
लिए एक पैर उठाता है और उस समय यदि स्वयं सिंह भी गरजता हुआ उसके 
सामने आ जाय तो जिस प्रकार वह हाथी अपना पैर उसी तरह ऊपर उठाये 
रहता है और नीचे जमीन पर नही रखता, उसी प्रकार जब मनुष्यमे धैय ( धृति ) 
का संचार होता है, तब मन आदिके समस्त व्यवहार जिस अवस्थामें होते है, 
उसी अवस्थामे बिलकुल बन्द हो जाते हैं। हे अर्जुन, उस समय इन्द्रिओो और 
उसके विषयोका सम्बन्ध आपसे आप दूट जाता है और दसो इन्द्रियाँ मन-रूपी 

भाताके पेटमें घुस जाती है। वायुका ऊपरका भी और नीचेका भी दोलनो ही मार्ग 
रोककर और नो वायुओकी एकमे गठरी बाँधकर प्राणवायु मध्यमा ( अर्थात्‌ 
सुषुम्ना ) में चली जाती है। बुद्धि उस समय मन परसे संकल्प-विक्ल्पके वस्त्र 
हटाकर और इसे प्रकार उसे नंगा करके पीछेकी ओर बिलकुर चुप होकर बैठ 
जाती है। इस प्रकार जिस श्रेष्ठ धैयेंके भागे मन, प्राण और इन्द्रियोको अपने 
सब व्यापार छोड़ देने पड़ते हैं, और तब वे सब निर्लप स्थितिमें उसी प्रकार योगेकी 


अठारहवाँ अध्याय ४८१ 


युक्तिसे ध्यानके मठ ( अर्थात्‌ हृदय-कोश ) में बन्द हो जाते हैं। और फिर जब तर 
उनका सम्राट्‌ परमात्मा उन्हे बन्धनसे मुक्त नहीं करता, तब तक जो धैर्य बिना 
किसी प्रकारके लोभके फेरमें पडें उन सबको वही रोके रहता है, निश्चित रूपसे समझ 
रखना चाहिए कि वही घैये, वही धृति सात्विक है !” यही वात लक्ष्मीपति श्रीकृष्ण 
ने उस समय अर्जुनसे कही थी । 

यया तु ध्कासार्थान्धृत्या धारयतेडजुन 

प्रसद्भेन फलाकाडक्षी धृतिः सा पार्थ राजसो ॥र३ेणा 

इसके उपरान्त श्रीकृष्ण फिर कहने लगे--- 'जो जीव शरीर धारण करक्ते स्वगनर्मे 

भी और इस समसारभमे भी धर्म, अर्थ और कामके त्रिवर्ग यथा-स्थित प्राप्त करके वैभव- 
पूर्वक रहता है, वह जीव जिस घैय्यंक्रे बल पर संकल्पो और विकल्पोके सागरमे धर्म, 
अथे और कामके जहाज भरकर कर्मोका व्यापार करता है और कर्मको ही पूजी माद 
कर वह जीव जिस घैरयंकी सहायतासे उस पूँजीको चौगुना बढानेके लिए कठोर परि- 
श्रम करता है है अर्जुन, वह धैर्य, वह धृति राजस होती है। अब जो तीपरी तामस 
धृति है, उसके भी लक्षण सुनो । 

यया स्वप्न॑ भय॑ शोक॑विषाद सदमेव -च। 

न विसुश्नति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी॥३५॥ 


“कीयला जिस प्रकार घोर काल्खिका बना हुआ होता है, उसी प्रकार निम्द 
कोटिके समस्त ग्रुणीसे जिसका स्वरूप बना हुआ होता है, यदि उस निकृष्ट और नीच 
तमको भी यदि गुण कहा जाय तो फिर राक्षसको भी साधु पुरुष क्यो न कहा जाय: 
परन्तु ग्रहोमे जो केवल जलूता हुआ अंगारा है, उसे भी जिस प्रकार लोग मंगल कहते 
है, उसी प्रकार तमको भी ग्रुणका ठाठदार नाम मिल जाता है । जि तममे समस्त 
दोष भरे हुए हैं, उस तमकी कमाईसे जिस पुरुषकी मूत्ति बनी हुईं होती है, वह 
पुरुष आलस्यको सदा अपने बगलमे ही दबाये फिरता है, और जिस प्रकार पापोका 
पोषण करनेसे दु ख मनुष्यको कभी छोड़कर नही जाते, उसी प्रकार उस आलूसीको 
निद्रा भी कभी नही छोडती । जिस प्रकार पत्थरक्री शिक्काकी कठोरता कभी नहीं 
छूटती, उसी प्रकार शरीर रूपी धन पर प्रेम होनेके कारण भय भी उसे कभी नहीं 
छोडता । और जिस प्रकार कृतघ्नताके पललेमे पाप सदा बँधे ही रहते हैं, उसी 
प्रकार पदार्थ मात्र पर अनुराग होनेके कारण शोकका भी उसमे निरन्तर निवास 
रहता है। वह असन्तोषको रात-दिन अपने हृदयसे रूगाये रखता है और इसीलिए 
वह विषादके साथ भी मित्रता सम्पादित कर लेता है। जिस प्रकार लह॒सुनको दुर्गन्ध 
अथवा अपथ्य करनेवालेको व्याधि कभी छोडकर नही जाती, उसी प्रकार विषाद 
भी उसे अन्त समय तक कभी नहीं छोड़ता। वह तारुण्य, द्रव्य और वासनाके 
प्रति उत्साह और मोह सदा बढाता ही रहता है और इसलिए मद उसे 
अपने रहनेका घर ही वना छेता है। जिस प्रकार उष्णता कभी अग्निका 
परित्याग नही करती, अथवा अच्छी जात्तिका साँप बिना अपना बदला चुकाये नहीं 


सानता, अथवा जिस प्रकारका संसारका वैरी भय कभी नष्ट नही होता अथवा जिस 
३१ 


अठारहवाँ अध्याय ४९१ 


गुणोकी बटी हुई अहंकार रूपी डोरीसे उसे नचाता है, जिसने यह सारा विश्व अपने 
प्रकाशसे दीपककी ज्योतिकी भाँति अन्दर और वाहर व्याप्त कर रखा है, यदि उस 
सर्वान्तर्यामी ईशवरकी विहित कर्माचरणके फूलोसे पूजा की जाय तो उसे अपरम्पार 
सनन्‍्तोष होता है । जब इस प्रकारकी पूजासे वह परमात्मा सनन्‍्तुष्ट हो जाता है, तत्र 
वह उस विहित आचरण करनेवाले भक्तको वैराग्य छाभका प्रसाद देता है । फिर जब 
उस वैराग्यकी अवस्था में मनमें केवल उस एक ईइवरका ध्यान ऊूग जाता है, तब 
जीवको यह सारा विश्व वमन किए हुए पदार्थकी भाँति घृणित जान पडता है। पतिसे 
वियुक्त होनेवाली ज्लीके लिए जिस प्रकार पतिकी चिन्ताके कारण जीवन ही निरथंक 
हो जाता है, उसी प्रकार उस भक्तको भी सुखके सब विषय दु ख ही दु ख जान पड़ते” 
हैं। इस परोक्ष ज्ञानका इतना अधिक महत्व है कि ईश्वरका प्रत्यक्ष ज्ञान होनेके 
पहले ही केवल उसके ध्यानसे जीवमे तन्‍्मयता आ जाती है। इसी लिए जो मनुष्य 
भोक्ष प्राप्त करनेकी इच्छा और प्रयत्न करता हो, उसके लिए उचित है कि वह 
स्वधमंका आचरण खूब अच्छी तरह करे । 
श्रेयान्स्वर्सो विगुण: परघर्मात्स्वनुष्ठितात । 
स्वभावनियतं कर्म कुवन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥४७॥ 
हे अर्जुन, यदि अपना धर्म गाचरण करनेमे कठिन भी हो, तो भी इस वातका 

ध्यान रखना चाहिए कि उसके परिणाम-स्वरूप हमे कैसा अच्छा फल प्राप्त होगा। 
हे पार्थ, यदि अपने शरीरको नीरोग करनेके लिए केवल कडुई नीम ही औषध हो तो 
उसके कड्‌ एपनसे घबरानेसे कैसे काम चलेगा ? यदि केलेके वृक्षको फलनेसे पहले 
देखा जाय और उस समय फल न दिखाई दें, तव यदि निराश होकर वह वृक्ष ही 
काट डाला जाय तो इस कृत्यसे भरा कौन-सा अच्छा फल प्राप्त हो सकता है ? ठीक 
इसी प्रकार यदि हम स्वधर्मका केवल इसलिए त्याग और तिरस्कार कर दें कि उसका 
माचरण करना बहुत ही कठिन होता है, तो फिर क्या हम सभी मोक्षका सुख प्राप्त 
कर सकेंगे ? याद हमारी माता कुछ कुबडी हो तो भी उसके जिस प्रेमसे हम जीवित 
रहते हैं, वह प्रेम वभी कुबडा नही होता । दूसरी ल्ियाँ चाहे रम्भासे भी वढकर 
लावण्यवती क्यो न हो, तो भी--मातृ-प्रेमके अभावमे--बारूकके लिए वे किस काम- 
की ? जलकी भपेक्षा घीमें बहुत अधिक ग्रुण अवश्य होते है। लेकिन फिर भी क्‍या 
मछलियाँ कभी घीमे रह सकती हैं ? जो पदार्थ सारे संसारके लिए विष होता है, 
वही पदार्थ उन कीडोके लिए अमृत होता है जो उस पदार्थमे उत्पन्न होकर बढ़ते 
हैं। और सारे संसारको मीठा रूगनेवाला गुड विषके उन कीडोके लिए प्राण-घातक 
होता है । इसीलिए जिसके जो विहित कर्म हैं और जिनका आचरण करनेसे संसारका 
बन्धन छुटता है, वे कर्म यद्यपि करनेमे कठिन भी हो तो भी उन कर्मोका अवश्य 
आचरण करना चाहिये । यदि दूसरोके आवरण अच्छे जान पडें और इसी लिए हम 
भी वही आचरण करने लगे तो ऐसा करना उसी प्रकार अनिष्टकारक है, जिस प्रकार 
पैरोके बदले कोई सिरसे चलनेका प्रयत्न करने लगे । इसी लिए हमारे जन्म और 
स्वभावके अनुसार जो कर्म अपने हिस्सेमे पड़े हो, उन्ही कर्मोका जो मनुष्य आचरण 


छ८२ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


प्रकार कारू किसी समय शरीरको नहीं छोड़ता, उसी प्रकार तामस जीवमें मद भी 
अपने लिए अटल पद प्राप्त कर छेता है| इस प्रकार ये निद्रा आदि पाँच दोप जिसे 
धैयंसे तामस जीवमे अपना अड्डा जमाकर रहते हैं, उसी धंय॑, उसी धृतिको तामस 
समझना चाहिए ।” यही बात जगदीइश्वर श्रीकृष्ण ने अर्जूनसे कही थी । इसके 
उपरान्त उन्होने फिर कहना आरम्भ किया- “सूर्यकी सहायतासे ही मार्ग दिखाई 
देता है और पैर उस मार्गमे चलते हैं। परन्तु फिर भी चलनेका काम चलनेवाले के 
धैयेंसे ही होता है | इसी प्रकार वुद्धिकी सहायतासे कर्म दिखाई देते है और इन्द्रियाँ 
आदि साधन-समूह वे कम करते हैं, परन्तु फिर भी उन्न कर्मोके होनेके छिए जिस 
धैये और जिस धृतिकी आवश्यकता होती है, उसके तीन प्रकार मैंने तुमको वबततला 
दिये है, जब इस प्रकार त्रिविध कर्मोकी उत्पत्ति होती है, तव उन कमोमे जो सुख 
नामका फल लगता है, वह भी तीन प्रकारका होता है; और इसका कारण यही है 
कि वे सब फल केवल कर्मोेकि अनुसार ही उत्पन्त होते हैं, इसलिए मैं अब तुम्हें 
निर्दोष शब्दोमें यह वतलाता हूँ कि ये सुख-रूपी फल किस तरह तीन भिन्न-भिन्न 
प्रकारके होते है । परन्तु शब्दोके चोखेपनकी ही योजना क्यों की जाय ? क्योकि यदि 
यह ढात शब्दोके द्वारा समझी और समझाई जाय तो शब्दोके कानोके हाथोकी मै 
लग ही जाती है। इसलिए खूब ध्यानपूर्वक उस अन्तरंग की सहायतासे ये वाते सुनो, 
जिस अन्तरंगका निरोध करनेसे सुननेवाले कान भी वहरे हो जाते हैं ।” यह कहकर 
भगवान श्रीकृष्णने त्रिविध सुखोका विषय आरम्भ किया। अब मैं उसी विवेचनका 
यहाँ निरूपण करता हूँ ! 
सुख त्विदानीं त्रिवि्ध श्णु से भरत्ंभ। 
_ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं वर निगच्छति ॥रेशा। 
श्रीकृष्ण कहते है--मैंने तुम्हे वचन दिया है कि मैं तुम्हें त्रिविध सुखके लक्षण 
बतलाऊँगा । सो अब मैं वही वचन पूरा करता हूँ । भाई सुविज्ञ अर्जुन, तुम सुनो 
आत्माकी भेट होने पर जीवको जो सुख होता है, हे अर्जुन, अब मैं उसी सुखका स्व- 


रूप तुम्हारे सामने रखता हूँ। परन्तु जिस प्रकार दिव्य औपध भी केवल मात्राके 
अनुसार ली जाती है अथवा जिम प्रकार रसायनकी क्रियासे रॉगेसे चाँदी बन जाती 


हैं अथवा जिस प्रकार नमकको पानी वनानेके लिए उस पर दो चारवार पाती 
छिड़कता पड़ता है, ठीक उसी प्रकार इस प्रकरणमे उसीको आत्म-सुख समझना 


चाहिए, जिसमे जीवोका दु-ख उस अवस्थामे नष्ट हो जाता है, जिस अवस्थामें वह. 
सुखकी होनेवाली थोडी-बोडी अनुभूतिके साथ-साथ अपना तत्सम्बन्धी अभ्यास भी 


बढ़ाता चलता है । परन्तु वह भी तीनो ग्रुणीसे सिद्ध हुआ है। अब मैं उसके भी 
अरूग अल्ग प्रकारके लक्षण बतलाता हूँ, सुनो । 

यतदग्मय विषमसिव परिणामेध्मृतोपमम्‌ । 

तत्सुखं॑ सात्विक॑ प्रोक्तमात्मबुद्धि प्रसादजम्‌ ३» 


“जिस प्रकार स्ोके छिपटे रहनेके कारण चन्दनके वृक्षका तना अथवा पिशाचोंके 
पहरेके कारण गुप्त भाडारका मुख भयंकर हो जाता है, उसी प्रकार स्वरग-सुख यद्यपि 


४९२ हिन्दी ज्ञानेशवरी 


करता है, उसके सम्बन्धमें यह समझ लेना चाहिए कि उसने कर्मोका बन्धकत्व नष्ट 
कर डाला । और हे भर्जुन, क्‍या इसी लिए यह आवश्यक नही है कि हमें अपने 
घमंका पालन करना चाहिए और दूसरोके धर्मका त्याग करना चाहिए ? तुम्ही सोचो 
कि जब तक आत्म-दर्शन न हो, तव तक कर्मोंका आचरण क्या कभी बन्द हो सकता 
है ? और चाहे कोई कर्म क्यो न किया जाय, परन्तु उसे करनेका कष्ट सबसे पहले 
रखा ही रहता है। 

सहजं कर्म कौन्तेथवः सदोषमपि न॑ त्यजेत्‌ | 

सर्वारम्भा हि. दोषेण धुलेनार्निरिवावृताः ॥४८॥ 

“यदि सभी कर्मोके आचरणमे परिश्रम करना ही पड़ता है, तो फिर यदि स्वधर्म- 
के आचरणमें भी परिश्रम और कष्ट होता हो तो इसके लिए स्वधर्मको दोष क्‍यों दिया 
जाय ? यदि सरल मागंसे आदमी चले तो भी पैरोंको कष्ट होता है; और यदि बीहड़ 
जंगलोमेसे होकर चले, तो भी कष्ट होता है। चाहे कंकड़-पत्थरोकी गठरी बाँधकर 
उठाओ भौर चाहे खाने-पीनेके सामानकी गठरी उठाओ, बोझ तो दोनोंका ही होता 
है | परन्तु जो वोझ ढोनेसे प्रवासमे श्रम और शिथिल्‍रूता दूर करनेमे सहायक मिले, 
वही बोझ अपने साथ ढोकर ले चल्‍ढूना ठीक होता है । और नही तो चाहे अनाज हो 
और चाहे भूसा हो, दोनोको ही कूटनेमे समान परिश्रम करना पडता है। चाहे कुत्ते- 
का मास पकाया जाय और चाहे यज्ञ के लिए ह॒विष्य अन्न पक्राया जाय, दोनोमें 
पकानेकी क्रिया एक ही होती है | भाई सुविज्ञ अर्जुन, पानी मथना और दही मथंता 
दोनो एक ही क्रिया हैं। ठीक इसी प्रकार घांनीमें चाहे बालु डालकर पेरा जाय और 
चाहे तिछ डालकर पेरा जाय, ये दोनों क्रियाएँ समान ही है। है पार्थ चाहे वैश्यदेवके 
लिए अग्ति प्रज्वलित की जाय और चाहे घरमे आग छगानेके लिए, परच्तु धृणका 
कष्ट दोनो ही क्रियाओंमे समान रूपते होता है। यदि धमम्पत्नीका प्रतिपालन करनेमें 
भी और किप्ती दुराचारिणी वेइथाका प्रतिपाछन करनेमे भी धतका समान ही व्यय 
होता हो तो फिर वेब्याको अयने पास रखकर बलपुरवेक अपने ऊपर कहूंक क्यो लिया 

जाय ? यदि शत्रुके सामने डटकर खडे रहने और घाव खानेमे और कौन-सी विशेष 
हानि हो सकती है ? यदि कोई अच्छे कुलकी स्त्री दूसरेके घरमें जाकर आश्रय ले 
और वहाँ भी उसे डंडोंकी ही मार सहनी पड़े, तो फिर यदि घरमें स्वयं उसका पत्ति 
मारता हो, तो केवल इस कारणसे पतिको छोडकर घरसे वाहर जानेमें उसे कौन-सा 
लाभ हो सकता है ? ठीक इसी प्रकार यदि अपना परम प्रिय कार्य भी बिवा कष्ट 
पकिये सिद्ध नही होता, तो फिर हम किस मुँहसे यह रोना रो सकते है कि विहित कर्म 
करना बहुत कठिन है ? हे अर्जुन, जिस समय अमृतके द्वारा हमारा जीवन अक्षय 
होता है, यदि उसका थोडा-सा अंश प्राप्त करनेके लिए भी हमे अपना सर्वस्व बंच 
डालना पडे, तो भी उसमे कया बुराई है? जो विष पीकर हम अपनी हत्या कर 
सकते हैं और व्यर्थ ही अपने प्राण गँवा सकते हैं, वही विष हम स्वयं दाम देकर 
क्यो खरीदे और क्यों पीएँ ? ठीक इसी प्रकार इन्द्रियोकों कष्ट देकर भौर आयुष्यके 
दिन व्यर्थ गँवाकर हम पापोका जो संग्रह करते है, उसमे दु खके सिवा और 


अठारहवाँ अध्याय ४८३ 


बहुत मधुर होता है, तो भी मध्यमे जिस प्रकार यज्ञ-याग आदि विधानोंका उपक्रम 
करना पडता है अथवा तरह तरहके कष्ट पहुँचानेके कारण बालकोंकी बाल्यावस्था 
पीडक होती है अथवा जिस प्रकार दीपक जहछानेवालेको पहले धृएँका कष्ट सहना 
पडता है अथवा खानेके समय जिस प्रक्रार पहले-पहल औषध कडवी जान पड़ती है, 
उसी प्रकार, हे अर्जुन, उस सुखके प्रवेश-द्वार पर ही यर्म-दम आदिके संकट सहने 
पडते है। समस्त दृश्य वस्तुओके प्रति मनुष्यमें जो प्रेम होता है, उस प्रेमका नाश 
करनेवाली ऐसी विरक्ति उत्पन्न होती है, जो स्वगे और संसारके समस्त बन्धनोको 
जडसे उखाडकर फेक देती है। तीकण विवेकके श्रवण और कठोर ब्रतोके आचरणसे 
बुद्धि आादिसे धुएँ उड़ जाते है। प्राण और अपन वायुकी लहरोको सुषम्ता नाडीका 
मुख निगल जाता है। परन्तु ये सब कष्ट केवल आरम्भमे ही होते है। यदि चक्रवाक 
पक्षियोके जोड़ेको एक द्सरेसे अलग कर दिया जाय अथवा बछडेको गौके सामनेसे 
हटा लिया जाय अथवा किसी भिखारीकों अन्नकी थालीके सामनेसे उठा दिया जाय 
अथवा यदि माताका एकलौता बच्चा कालके द्वारा उससे छुडा लिया जाय अथवा 
भछलीको जलूसे बाहर निकाल दिया जाय तो उस समय उनको जो चरम सीमाका 
दु ख होता है, हे अर्जुन, ठीक उसी प्रकारका दु ख इन्द्रियोंक़ो विषयोका घर छोड़ते 
समय होता है । परन्तु वह दु ख भी पूर्ण विरक्तिसे सहन करना पडता है | इस प्रकार 
जिप सुखके आरम्भमें तो बहुत बडे-बडे संकट सहने पडते हैं, परन्तु अन्तमे जिसके 
द्वारा उसी प्रकार मोक्ष-रूपी अम्नतकी प्राप्ति होती है, जिस प्रकार क्षीर सागरको 


मथनेके समय उम्मेसे अप्ततकी प्राप्ति हुई थी। पहडे ही हल्लेमें उत्पन्न होनेवाले इस 
वैराग्य रूपी हलाहलको यदि घैश्रें-छूपी शंकर निगल जाय, तो फिर जिप्त सुखमे ज्ञान 


रूपी अमृृतकी प्राप्तिका उत्सव मनानेकी सन्धि मिलती है, वही सात्विक सुख होता 
है । दाख जिस समय कच्ची और हरी रहती है, उस समय उसकी खठास जीभको 
कैसी बुरी मालूम होती है ! परन्तु वही दाख जब अच्छी तरह पक जाती है, तब 
उसमे कितना अधिक माधुयें भा जाता है ! इसी प्रकार जब ये वैराग्य आदि भाव 


आत्म-ज्ञानके प्रकाशसे पूर्णताको प्राप्त होते है, तब इन्ही वैराग्य आदिके साथ समस्त 
माया-जनित नाम-रूपात्मक द्वैत भी नष्ट हो जाता है। उत्त समय बुद्धि भी उसी प्रकार 


आत्माके साथ मिलकर एक-रस हो जाती है, जिस प्रकार समुद्रके साथ मिलने पर 
यगा हो जाती है और तब अद्वेतके आनन्दकी खान आपसे आपसे आप खुछ जाती है। 


इस प्रकारके जिस सुखका मूल वैराग्यमे है, परन्तु जिसका अन्त आत्मानुभवके आनंद- 
में होता है, उसी सुखकों सात्विक कहते है । 


विषयेन्द्रियसं पोगाद्यत्तदग्रेड्मुतो पसम्‌ । 
परिणामे विषसिव तत्सुखं राजसं स्घृतम्‌ 0३८७ 
“और हे अर्जुन, विषयो तथा इन्द्रियोका संयोग होते ही जिम्त सुखकी धारा अपने' 


+ पहले जत्र दिया-सलाइयाँ नही थी, तत्र आग सुझुगाकर दीपक जलाया जाता 
था; और आग सुलूगाते समय धूओँ आँखोंको छूगता ही है । 


अठारहवाँ अध्याय ४९३ 


क्या रखा है ? इसी लिए स्वधर्मफा आचरण करना चाहिए। वह हमारा सारा श्रम 
दूर कर देता है और सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ जो मोक्ष है, उसकी हमे प्राप्ति करा देता है। 
इसी लिए हे अर्जुन, जिस प्रकार सकटके समय सिद्ध मन्त्र नही भूलना चाहिए, उसी 
प्रकार स्वधर्मके आचरणसे भी हमे कभो घवराना नही चाहिए । जिस प्रकार समुद्रके 
नौकाका परित्याग नहीं करना चाहिए अथवा जिस प्रकार कोई महारोग होने पर 
दिव्य औषध नही छोडनी चाहिए । उसी प्रकार इस छोकमे वुद्धिसे स्वकरमंका कभी 
परित्याग नही करना चाहिए। हे अर्जुन, इस स्वधर्माचरण रूपी आराधनासे जब 
परमेद्वर सन्तुष्ट हो जाता है, तब वह उस भक्तमेसे रजोगुण और तमोगुण निकालू- 
कर विलकुल अरूग कर देता है और उसे सत्व भ्ुणके मार्ग पर लगाता है और उसके 
मनमे ऐसा वैराग्य उत्पन्न करता है, जिसमे आत्म-साधनकी उत्कठाके कारण उसे 
ऐहिक और पारलौकिक सुख विपयके समान जान पड़ते हैं । जिस वैराग्यके स्पष्ट 
लक्षण ऊपर ( स्वे स्वे कर्मण्यभिरत. संसिद्धि छभते नरः:; इोक ४५ ) स्पष्ट शब्दोमे 
बतलाये गये है, उसी वैराग्यका पद उस पुरुषको प्राप्त होता हैं। अब मैं तुमको यह 
बतलाता हूँ कि इस स्थान पर आरूढ होने पर वह पुरुष सव अवसरो पर किस 
प्रकार आचरण करता है और इस प्रकारके आचरणसे उसे क्‍या छाभ होता है। 
असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः। 
नेष्कम्पंसिद्धि परमां संन्‍्यासेनाधिगचछति ॥४९ 
“जिस प्रकार जालमे हवा नही बंध सकती, उसी प्रकार वह पुरुष भी इस देह 
आदिमे किसी तरह नही बँध सकता है । जब फलोके पकनेका समय आता है, तब न 
तो फल ही डालमे लगा रह सकता है और न डाल ही उस फलको पकडें रह सकती 
है । ठीक इसी प्रकार इस परिपुर्ण अवस्थामे उस पुरुषका ससार विषयक प्रेम विल- 
कुल ढीला पड़ जाता और निवंल हो जाता है । जिस प्रकार कोई यह नही कहता कि 
यह विषका पात्र मेरा ही है और मैं ही इसे पीऊगा, उसी प्रकार पुत्र, धन सम्पत्ति 
और स्ली आदि उसके मनसे उतर जाते हैं और वह कभी इस प्रकारका आग्रह नही 
करता कि ये सब मेरे है। तात्पय यह कि उसके मनमे विषय-मात्रके प्रति घुणा हो 
जाती है और उसकी वुद्धि सभी विषयोसे पीछे हटने भौर दूर रहने रगती है और 
हृदयके एकान्त स्थलमे प्रवेश करती है। अब यदि ऐसे पुरुषका मन वाहर भी घुृमता 
है, तो भी उसकी वैराग्ययुक्त बुद्धि एक-निष्ठ दासीकी तरह उससे बिरूकुछ डरकर 
सब काम करती है और उसकी आज्ञाका कभी उल्लंघन नहीं करती । इसके सिवा, 
हे अर्जुन, वह मनको ऐक्य-भावनाकी मुदट्ठीमे बन्द करके उसे आत्माके अनुसन्धानमें 
प्रवृुत्त करता है। उस समय ऐहिक और पारकौकिक विषयोसे सम्बन्ध रखनेवाली 
उसकी वासना उसी प्रकार दब॒कर मर जाती है, जिस प्रकार घूल या मिट्टीसे दबी 
हुईं आग मर जाती है। उस समय मनका नियमन करनेके कारण इस अ्रकार उसकी 
सारी वासनाएँ आपसे आप नष्ट हो जाती है। वह पुरुष इस प्रकारके लक्षणोवाली 
अवस्थाको प्राप्त हो जाता है । है भर्जुन, वह पुरुष मायाजन्य ज्ञानाभासको छोड़कर 
और उसका अन्त करके सच्चे ज्ञानके क्षेत्रमे आकर स्थित हो जाता है । जिसे प्रकार 


८४ हिन्दी ज्ञानेदवरी 


दोनों तटोंको इुबाकर चारों ओर बहने लगती है, वह राजसी होता है। किसी बडे 
अधिकारीके अपने नगरमें आने पर छोग जिस प्रकारका उत्सव और समारम्भ करते 
हैं अथवा ऋण लेकर जिस प्रकार बहुत आनन्दपूर्वंक और ठाठ-वादसे विवाह किया 
जाता है अथवा रोगी मनुष्यको जिस प्रकार चीनी और केला वर्जित होने पर भी 
बहुत अच्छा लगता है अथवा बछनाग जिस प्रकार विष होने पर भी पहुले पहल 
खानेमें मीठा जान पडता है अथवा जिस प्रकार आरम्भमें ठगोकी मित्रता या वाजार- 
में बैठनेवाली वेश्याका व्यवहार अथवा बहुरूपिग्रेका विनोद अच्छा रूगता है, परन्तु 
अन्तमें जिस प्रकार ये समी बातें घातक सिद्ध होती है, ठीक उसी प्रकार विषयो और 
इन्द्रियोके संयोगके हारा जो सुख पहले तो जीवको पुष्ट तथा प्रसन्न करता है, परन्तु 
बादमे जो जीवके सुखकी सारी सम्पत्ति उसी प्रकार हरण कर लेता हैं, जिस प्रकार 
पाला हुआ हंस चद्ठान पर पटका जाने पर अपने प्राण गँवा वैठता है भौर जिस सुख- 
के कारण अन्तमें मनुष्यके प्राणोका भी नाश होता है और उसके पासकी पुण्य- 
की पूँजी भी समाप्त हो जाती है भौर तब वे सब सुख स्वप्नके समान नष्ट हो जाते है, 
जिन्हे वह पहलेसे भोगता आता था और तब उसे अपना सर्वेस्व गेंवाकर केवल कष्ट 
ही भोगने पडते हैं, तात्पयं यह कि इस प्रकारका जो सुख अन्तमे इस लोकमसे भी 
मनुष्य पर विपत्ति छाता है और परछोकमे भी जो विषके समान सिद्ध होता है, वह 
सुख राजसी होता है। और इसका कारण यह है कि जहाँ केवल इन्द्रियोका छालन- 
पालन करके और धर्मके क्षेत्रका विध्वंस करके केवल विषयोका सुख भोगा जाता है, 
वहाँ पातक बहुत बलवान हो जाते है। औभौर फिर वही पातक जीवकी दुर्गंति कराते 
है। इस प्रकार जिस सुखसे परलोकमे इतनी हानि होती है और जो उसी विपके 
समान होता है, जो माहुर ( मधुर ) कहलाने पर भी अन्तमे प्राणोका घात करके 
विष ही सिद्ध होता है और इस प्रकार जो सुख आरम्भमे तो मधुर जान पडता है, : 
परन्तु अन्तमे बहुत ही कटु सिद्ध होता है, हे भर्जुन, उस सुखके सम्बन्धमे निश्चित 
रूपसे यह समझ लेना चाहिए कि वह रजोगुणका ही बना हुआ है; और इसी लिए 
उस सुखका कभी अपने साथ स्परों भी नही होने देना चाहिए । 
यदग्ने चानुबन्धे न सुख सोहनसात्मनः । 
निद्रालस्यप्रमादोत्यं तत्ताससमुदाहुतम्‌ 0३०॥ 

“मनिषिद्ध पेय वस्तुओका पान करनेसे, निषिद्ध खाद्य पदार्थ, खानेसे और स्वेच्छा- 
चारिणी स्तियोकी संगति करनेसे जो सुख प्राप्त होता है अथवा दूसरोकी ह॒त्या करके, 
दूसरोका धन हरण करके और ओछे आदमियोकी की हुई स्तुति सुनकर जो कुछ प्राप्त 
होता है, जिस सुखका आलूस्यसे पोषण होता है, जो सुख ऊँघने या सोनेमे जान 
पड़ता है और जिस-सुखके आरम्भ तथा अन्तमे जीवको अपने सच्चे मार्गके सम्बन्धमे 
श्रम हो जाता है और वह अनुचित मागगंमे लग जाता है, हे भाई अर्जुत, उस सुखको 
पूर्ण रूपसे तामस समझना चाहिए। परन्तु मै इस विषयका अधिक विस्तार नही 
करता, क्योंकि इसकी कहानी बिलूकुछ असभ्य और निन्दनीय है। (इस प्रकार मढूका 


४९४ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


इकट्ठा किया हुआ जछ काममें छानेसे समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार उसके प्राचीन 
कर्म भी देह-भोगके द्वारा नष्ट हो जाते है और नवीन कर्म करनेमें उसका मन किसी 
प्रकारकी सहायता नही करता । हे वीर श्रेष्ठ भर्जुन, ऐसी अवस्थाको कर्म-साम्य दशा 
कहते है। फिर इस अवस्थामें उस पुरुषको सदगुरुके दर्शन बहुत सहजमे हो जाते है । 
जिस प्रकार रात्रिके चार पहर बीतने पर अन्धकारके शत्रु सूर्यके दर्शन नेत्रोको आपसे 
आप हो जाते हैं अथवा जिस प्रकार फलोके घौदके आते ही केलेके वृक्षकी बाढ आपसे 
आप बन्द हो जाती है, उसी प्रकार इस स्ितिमे सुमुक्षुको सदगुरुके दर्शन आपसे आप 
हो जाते हैं। फिर है वीर श्रेष्ठ, जिस प्रकार पूृणिमाके आमने पर चन्द्रमाकी सारी 
ज्रुटि दूर हो जाती है और वह परिपूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार सद्गुरुकी क्रपासे 
वह पुरुष भी परिपूर्ण हो जाता है । फिर उसमे अज्ञानका जो थोड़ा-बहुत अंश बाकी 
रह जाता है, वह सदगुरुकी कृपासे नष्ट हो जाता है । फिर जिस प्रकार सूर्योदय होते 
ही अन्धकार और उसके साथ ही साथ रात्रि भी पुरी तरहसे निर्मूल हो जाती है 
अथवा जिस प्रकार किसी गर्भिगी ज्री-पशुका वध करनेसे उसके गर्भभेका बच्चा भी 
तत्कारू ही मर जांता है, उसी प्रकार अज्ञानके गर्भमें रहनेवाली कर्म, कर्त्ता और 
कार्यकी त्रिपुटीका भी नाश्ष हो जाता है। इसके उपरान्त अजन्ञानका नाश होते ही 
उसके साथ ही साथ समस्त कम-समूह भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार यह संन्यास 
बिलकुल मूल तक जा पहुँचता है । इस मूलवाले अज्ञानका नाश होनेसे इस नाम- 
रूपात्मक मायाकी कृतियोंक्री आधार ही नष्ट हो जाता है और वह पुरुष स्वयं ही जेय 
स्वरूप हो जाता है । जो मनुष्य स्वप्नमें यह देखता है कि मैं किसी दहमें डूब रहा हूँ, 
क्या वह कभी जाननेके बाद भी अपने आपको डूबनेसे बचाने और उस दहमेसे बाहर 
पनिकलनेके छिए कोई प्रयत्न करता है ? अब उसके उस दु.स्वप्नका अन्त हो जाता है; 
जिसमे वह यह सोचता था कि मेरी समझमसें कुछ भी नहीं आता और अब मैं ज्ञान 
सम्पादन करूँगा । और वह ज्ञाता तथा ज्ञेग वाली भावनाओसे छूटकर केवल ज्ञान- 
स्वरूप हो जाता है । है वीर-श्रेष्ठ पाथं, जब दर्पण आड़में चछा जाता है और उसके _ 
साथ उसमे दिखाई पड़नेनाला ही बाकी रह जाता है, उसी प्रकार जो भज्ञान नष्ट हो 
जाता है, उसके साथ ही साथ ज्ञातृत्व भी लुप्त हो जाता है और तब केवल क्रिया- 
हीन चैतन्य ही अवशिष्ट रह जाता है। हे अर्जुन, इस चैतन्यमे स्वभावतः ही किसी 
प्रकारकी क्रिया नहीं हो सकती और इसी लिए इसे “नैष्कम्यँ” कहते है। हमारा 
जो मूल स्वरूप है, वही उस समय हमे प्राप्त हो जाता है और हमारा बज्ञान-जन्य 
जेद-भाव या भिन्नता नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार हवाके बन्द हो जाने पर तरंग 
जलूमें लीन होकर समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार “न होना”? या “भिन्नता नष्ट 
होना” उत्पन्न होता है, और इसीको नैष्कम्यैकी सिद्धि समझना चाहिए। समस्त 
सिद्धियोंमे यही सिद्धि सबसे अधिक महत्वकी और श्रेष्ठ है। मन्दिरके निर्माणमे जिस 
श्रकार क्लेश होता है अथवा नदी जिस प्रकार समुद्रमें प्रवेश करती है अथवा सोनेका 
चोखापन जिस प्रकार सोलह॒वाँ कस है, ठीक उसी प्रकार अज्ञान और ज्ञान दोनोके 


अठारहवां अध्याय डं८५ 


शक स्वरूप कम्म-फल जो सुख है, वह भी कर्म-भेरके अनुसार त्रिविध हो गया है । 
और उसका विवेचन मैंने तुम्हारे सामने शासत्रीोय रीतिसे कर दिया है। अब इस 
विश्वमे छोटी और बड़ी वस्तुओंमे कर्त्ता, कर्म और कर्मे-फलकी त्रिपुटीके सिवा और 
कुछ भी नही है। भौर हे अर्जुन, जिस प्रकार वच्भमे तन्तु बुने होते है, उसी प्रकार 
इस त्रिपुटीमें तीनो गुण ओत-्रोत रहते हैं । 

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेबु वा पुनः। 

सत्त्वं॑ प्रकृतिजेमुंक्त यदेभिः स्पात्त्रिभिगुणेः ॥४०॥ 

“इसी लिए इस मृत्यु लोकमे भी और स्त्रगे-छोकमे भी ऐसी कोई वस्तु नही हैं 
जो मायाके क्षेत्रमे होने पर भी इन सत्व आदि गुणोसे युक्त न हो । क्या कभी उसके 
बिना कृम्बल, मिट्टीके बिना ढेला और पानीके बिना रूहर भी उत्पन्न हो सकती है ? 
ठीक इसी प्रकार प्राणियोंका ऐसा स्वरूप ही नहीं है कि बिना गुणोका कोई अंश हुए 
सृष्टिकी रचना हो सके । इसलिए तुम यह बात निश्चित रूपते समझ रखो कि यह 
सारा विश्व इन तीनो गुणोसे ही बना है । इन्ही गुणोने देवताओमे ब्रह्मा।, विष्णु और 
महेश ये तीन वर्ग किये है। इन्होने स्वर्ग, मत्ये और नरक इन तीनो छोकोका निर्माण 
किया है और इन्हीने चारो वर्णोके पीछे भिन्न-भिन्न कर्मोक्रा बब्ेड़ा लगा दिया है । 

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शुद्राणां च परंतप। 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेगु णेः ॥४१॥ 

“अब यदि तुम यह पूछो कि ये चारो वर्ण कौन-से हैं, तो मैं तुम्हे बतलाता हूँ, 
सुनो । इनमें ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं। इनके उपरान्त जो क्षत्रिय और वैश्य है, उन्हे भी 
महत्वके विचारसे ब्राह्मणोके समान ही समझना चाहिए, क्योकि उन्हे भी वैदिक धर्म- 
कृष्पोका अधिकार है। हे अर्जुन, चौथा वर्ण शुद्र है। शूद्रोको वेदोका अधिकार नहीं 
है और इस्ती लिए इनका जीवन उक्त तीनो वर्णो पर अवहूम्बित है, परन्तु इन शूद्रो- 
की जीवन-वृत्तिका ब्राह्मण आदि त्रेत्रणिकोके साथ बहुत ही निकट सम्बन्ध रहता है 
और इसी लिए इनका भी वर्ण-विभागमे समावेश हुआ है, जिप्से यह चौथा वर्ण हुआ 
है। जिस प्रकार फूलछोके साथ साथ श्रीमानु लोग उस धागेकों भी अपने गलेमे धारण 
करते है, जिसमें वे फूल गूँथे हुए होते है, ठीक उसी प्रकार त्रवरणिक द्विजोके साथ 
शुद्रोका भी व्यवहार-सम्बन्ध होनेके कारण श्रुतियोक्े लिए वर्ण-संस्थामे शुद्रोक। भी 
समवेश करना आवश्यक हुआ है ! हे अर्जुन, चातुवेण्येकी सस्थाका यही स्वरूप है । 
अब मै इन सबके विहित कर्मोका स्पष्टीकरण करता हूँ । इन्ही कर्मोके गुणोसे ये चारो 
वर्ण जन्म और मरणके झगडोसे छूटठकर आत्म-स्वरूप प्राप्त करते है। प्रकृतिके तीनो 
गरुणोने ये कम चारो वर्णोको चार प्रकारसे वाँट दिये है। जिस प्रकार पिताका एकत्र 
किया हुआ धन उसके पुत्रोमे बँट जाता है अथवा सूर्यके प्रकाशमें दिखाई पड़नेवाले 
भाग भिन्न-भिन्न दिशाओमे जानेवाले यात्रियोमे वेट जाते हैं अथवा जिस प्रकार कोई 
धनवान्‌ पुएष अपने सत्र काम अपने नौकरोमे बाँठ देता है, ठीक उस्री प्रक्रार प्रकृतिके 
इन गुणोने भी इन कर्मोके अहृुग-अकूग विभाग करके चारो वर्णो्ें बाँट दिये हैं । 


अठारहवाँ भध्याय ४९५ 


'चष्ट हो जाने पर इस दकशाको पहुँचना है। इस दश्ामें पहुँचनेके उपरान्त फिर कुछ 
अी निष्पन्न करनेके लिए बाकी नहीं रह जाता और इसीलिये इसका नाम “परम 
सिद्धि है । 
सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में । 
ससासेनेव कौन्तेष निष्ठा ज्ञानस्थ या परा पणणा 
“गुरुकी कृपाका उदय होने पर भाग्यवानकों इस आत्म-सिद्धिकी प्राप्ति होती 
है। जिप प्रकार सूर्येके निकछते ही अन्धयकार नहीं रह नाता अथवा दीपकके सपशंसे 
कपूर भी दीपक-स्वरूप हो जाता है अथवा जलूका स्पर्श होते ही नमकका डला भी 
जरूस्वरूप हो जाता है अबवा सोगे हुए मनुष्यको जाग उठने पर निद्रा और स्वप्न 
दोनोका ही नाश हो जाता है और वह॒ तत्काल होशमें आ जाता है; उसी प्रकार 
शुढके ववत सुनते ही सौमाग्यवश जिम्की हैत बुद्धिकर नाश हो जाता है और जिसे 
ऐेक्य रूप आत्म-प्रतीतिमे विश्राम प्राप्त होता है, उसके संबन्धमे क्या कभी कोई यह 
कह सकता हैं कि उस पुरुपषके लिये अभी और भी कुछ कत्तंव्य बाकों रह गया है ? 
क्या आकाश भी कभी उततन्न हो सकता है अथवा नष्ट हो सकता है ? इसी लिए यह 
बात भो निसस्‍्सन्देह ही है कि ऐसे पुरुषके लिए कुछ भी कत्तंव्य बाकी नही रह जाता । 
प्रन्तु यह बात प्रत्येक पुरुषके संबन्धमें तत्काल हो नही हो जाती । अपने कान और 
जुरुके बचपनका संयोग होते ही हर कोई वस्तु-स्वरूप ( अर्थात्‌ आत्म स्वरूप ) की 
शक दमसे सिद्धि नही कर सकता । क्योकि सामान्यतः विहित कर्माचरणकी अग्निसे 
यदि काम्य और निषिद्ध कर्मोका ईंधन जलाकर उसमे रजोगुण और तमोगुण दोनों 
ही जलाकर राख कर दिये जाये, पुत्र, द्रव्य और स्वगें-सुख आदिके सम्बन्धका छोभ 
यदि उसी प्रकार पुरी तरहसे अपने वशमे कर लिया जाय, जिस प्रकार कोई दास 
चशमे किया जाता है, चारो ओर मन-मानी दौड रूग्रानेवाली और विषयोके मलसे 
मलिन इन्द्रियाँ यदि निगम्नहके तीथंमे धोकर अच्छी तरह निर्मल कर ली गई हो और 
स्वधर्ंके आचरणका फल यदि ईश्वरको अपित करके अटल वैराग्य प्राप्त कर लिया 
चअया हो और इस प्रकार यदि वह सारी सामग्री एकत्र कर ली गई हो जिसकी आत्म- 
साक्षात्कारके समय ज्ञानके उत्कर्षके लिए आवश्यकता होती है और ऐसे ही अवसर 
प्र यदि सदगुरुसे भेट हो जाय और वे भी बिना किसी प्रकारका संकोच किये स्पष्ट 
रूपसे आत्म-बोधका उपदेश करे, तो भी हमे यह सोचना चाहिए कि क्‍या औपध 
खाते ही हमारे शरीरके रोग सम्बन्धी विकार तुरन्त ही दूर हो जाते हैं और हमारा 
शरीर एक-दमसे स्वस्थ हो जाता है ? अथवा क्‍या दिन निकलते ही कभी मध्यात्ध 
हो सकता है ? यदि उपजाऊ और तर जमीनमे अच्छे बीज बोये जायें तो अवश्य ही 
बहुत अच्छी फसल पैदा होती है, परन्तु वह भी कब ? जब उसका उपयुक्त समय 
आता है और जब फसल पैदा होनेके दिन आते है, तब । यदि मार्ग बिछकुल सुगम, 
सरल और स्वच्छ हो और संग साथ-भी गच्छा मिल जाय, तो हम सहजमे ही अपने 
इश् स्थान तक पहुँच जाते हैं । परन्तु फिर भी इष्ट स्थान तक पहुँचनेके लिए उक्त 
दोनो बातोके सिवा समयकी भी आवश्यकता होती ही है। ठीक इसी प्रकार ज व 


४८६९ हिन्दी ज्ञानेइवरी 


इनमेंसे सत्व गुणने अपने आधे भागसे ब्राह्मणों और क्षत्रियोंकों भंकित किया है । सत्व 
मिश्रित रजोगुण वैश्योमें रहता है और तमसे भरा हुआ रजोगुण शूद्रोंके हिस्सेमें पडा 
है। है ज्ञानी अर्जुन, इस प्रकार आरम्भमे जो मानव संघ बिलकुर एक ही स्वरूप- 
वाला था, उसमे इन गुणोने यह चातुव॑र्णात्मक भेद उत्पन्दर किया है। सब यह वात 
तुम अपने ध्यानमे रखो । फिर जिस प्रकार अधेरेमें पडी हुई वस्तुको हमे दीपक दिख- 
लाता है, उसी प्रकार अपने गरुणोसे ढेंके हुए कम हमें शासत्र दिखलाता है। भाई 
भाग्यवान्‌ अर्जुन; अब मैं तुमको यह बतलाता हूँ कि भिन्‍न-भिन्‍न वर्णोक्रे लिए 
स्वाभाविक ओर उपयुक्त कर्म कौन-से है; सुनो । 

शो दसस्तपः शौच क्षान्तिराज॑वमेव च । 

ज्ञानं विज्ञानसास्तिक्य ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ॥४२॥ 

“बुद्धिकी जो इस प्रकार की शानन्‍्त स्थिति होती है कि वह समस्त इन्द्रियोके 
व्यवहारोको अपने हाथमें रखकर एकान्त भावसे और धर्म-पत्नीकी भाँति आत्म- 
तत्वके साथ मिली रहती है, उसको “शम”” कहना चाहिए। जितने अच्छे और ठीक 
कर्म होते है, उन सवका आरम्भ इसी शमसे होता है। ऐसे कर्मोम्ति “दम” नामका 
एक दूसरा गुण उस शमका सहायक होता है जिसके कारण स्वधर्मके आचरणपूर्वक 
समस्त व्यवहार होते हैं। ऐसे कर्मोमे “तप” नामका वह तीसरा ग्रुण भी दिखाई 
देता है जिसके द्वारा चित्तमे ईश्वरके विषयमे एकनिष्ठ श्रद्धा उसी प्रकार निरन्तर 
जाग्रत रहती है, जिस प्रकार छठीवाली रातको इस बातका पुरा-पूरा ध्यान रखा 
जाता है कि प्रसविणीके कमरेका दीपक न बुझने पावे । इसी प्रकार ऐसे कर्मोमें दोनों 
तरहका “शौच” अर्थात्‌ निमंलता भी रहती है। और हे अर्जुन, यह शौच उस गरुणका 
नाम है जिसके कारण मन शुद्ध भक्तिसे भरा रहता है और शरीर निर्मल आचरणसे 
आ्ूज्भारित रहता है और इस प्रकार सारा जीवन-क्रम अन्दर और बाहर सुन्दर बना 
रहता है। यह चौथा गुण भी उन कममे रहता है। प्रथ्वीकी भाँति पूर्ण रूपसे सब 
कुछ सहन करनेका जो गुण है, है पार्थ, उसीको “क्षमा” कहते है। यह क्षमावाला 
पाँचवाँ गुण उन कर्मोमें उसी प्रकार रहता है, जिस प्रकार संगीतमे पचम स्वर रहता 
है। यदि प्रवाह टेढ़ा-तिरछा भी हो तो भी नदी सीधी समुद्रकी ओर बहती रहती है 
और ऊख चाहे अपनी बाढ़के कारण टेढ़ा-तिरछा भी हो तो भी उसमे सब जगह 
समान रूपसे मिठास भरी रहती है। ठीक इसी प्रकार जीवकी तवृत्ति टेढ़ी-तिरछी 
होने पर भी उसमे पूरी-पूरी सरलता रखनेके गुणको “आजंव”” कहते है; और यह 
आजंव नामका छठा गुण भी उन कमोमे होता है। माली बहुत अधिक परिश्रम 
करके वुक्षोंकी जड़में पानी सीचता है; परन्तु फिर भी जिस प्रकार वह यह बात बहुत 
अच्छी तरह जानता है कि मुझे इन वुक्षोसे फलूकी प्राप्ति होगी और मेरा सारा 
परिश्रम साथक होगा, उसी प्रकार इस प्रकरणमे यह तथ्य अच्छी तरह समक्ष 
लेना ही “ज्ञान” कहलाता है कि शासत्रोके अनुसार कर्मो का आचरण करके 
ईदइवरकी प्राप्ति करना आवश्यक है और ईइ्वरकी वह प्राप्ति इस प्रकार हमें 
अवश्य हो जायगी । और यही ज्ञान उन कर्मोका सातवाँ गुण होता है । आठवें 
ग्रुण “विज्ञान” का स्वरूप यह है कि मनुष्य शुद्ध सत्व होकर शास््रके ज्ञानकी 


४९६ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


भनमें पूरी तरहसे वैराग्य समा जाता है, तिस पर सदगुरुके भी दर्शन होते हैं और 
अन्त:करणमें आत्म और अनात्मके विवेकका अंकुर भी जोरोसे फूटता है और इस 
विवेकके कारण जब इस प्रकारका निश्चित अनुभव हो जाता है कि “एक मात्र ब्रह्म 
ही सत्य वस्तु है और वाकी जो कुछ है, वह सब मायाजनित मोह-जाल है”, तभी 
वह पुरुष काछ-क्रमसे उन ब्रह्म तत्वमे रम-रस होकर ब्रह्मत्व-वाली स्थितिको पहुँचता 
है जो ब्रह्म तत्व या परव्रह्म सर्वव्यापी और सर्वश्रेष्ठ है, जिसमे मोक्षका कार्य समा 
होता है, जो ज्ञाता, ज्ञेव और ज्ञानवाली त्रिपुटीको निगल जाता है, जो अन्तमें ज्ञानकी 
सारी क्रियायें भी बन्द कर देता है, जिसमे ऐक्यकी एकताकी परिपूर्णंता होती है जिसमें 
आनन्दका अणु-रेणु भी विछीन हो जाता है और जो अन्तमे केवछ ऐसा शून्य स्वरूप 
बच रहता है, जो कुछ भी नही होता । जिस प्रकार भूखे मनुष्यक्रे सामने पट्रस 
भोजन परोसने पर प्रत्येक ग्रासमे उसका समाधाव होता है, उसी प्रकार ज्योही 
वैराग्यकी सहायतासे विवेक्रका दीपक प्रज्वलित होता है, त्योही आत्म-स्वरूपका गुप्त 
भाडार उसके लिये खुल जाता है। तथापि जो मनुष्य इतनी अधिक योग्यता प्रात 
कर लेता है कि आत्म-स्वरूपके वैभवका प्रत्यक्ष भोग कर सके, वह उस ब्रह्म प्राप्तिकी 
योग्यता तक जिस क्रमसे पहुँचता है, उसके लक्षण अब मैं तुमको बतछाता हूँ, सुनो # 
बुद॒ध्या बिशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्प च। 
दब्दादीन्विषयांस्त्यकत्वा रागद्नेजों व्युदस्थ थे ॥५१॥ 

“गुरुके दिखकाये हुए मार्गसे चछकर वह विवेक रूपी तीथै पर जा पहुँचता है 
और वहाँ अपनी बुद्धिका सारा मरू बहुत अच्छी तरह धो डालरूता है। फिर जिस 
प्रकार राहुके मुखसे छूटी हुई कान्ति आकर चन्द्रमाका आलिगन करती है, उसी 
प्रकार उस पुरुषकी निर्मेल हो जानेवाली बुद्धि आत्म-स्वरूपके साथ जाकर मिल्क 
जाती है । जिस प्रकार पतिक्नता स्री अपनी ससुराऊ और भायका दोनों ही छोड़कर 
केवल अपने पतिका ही अनुसरण करती है, उसी प्रकार उसकी बुद्धि भी सुख-दढुःरढक 
आदिके हन्दोंको छोडकर केवल आत्म-स्व॒रूपके -चिन्तनमे लीन हो जाती है। और 
इन्द्रियाँ जिन शब्द और स्पर्श आदि पाँचों विषयोंका महत्व बढ़ा रखती है, वे पाँच 
विषय ज्ञानका यूल तत्व प्राप्त करनेकी आशासे किये जानेवाले इच्द्रिय निरोधके 
कारण उसी प्रकार विलीन हो जाते हैं, जिस प्रकार सूयेकी किरणोके न रह जाने 
पर मृग-जलका भी लोप हो जाता है । जिस प्रकार अनजानेमे किसी नीचका 
खाया हुआ अन्न वमन करके अपने पेटसे निकाल देना चाहिए, उसी प्रकार वह 
पुरुष विपय और विषय-वासनाकों भी इन्द्रियोसे वमन करा देता है। फिर उद 
इन्द्रियोको अन्तमुंख वृत्तिसे पवित्र तट पर छाकर और उनसे उपयुक्त प्रायश्रवित 
कराके वह उन्हे निर्मल कर देता है। इसके उपरान्त सत्वसम्पन्न घैर्यंसे वह उन 
इन्द्रियोंकोी शुद्ध करता है और योग-साधनके द्वारा उन्हे मनके साथ मिलाकर 

बिलकुल एक कर देता है। 'अपने प्राचीन कर्मोके अनुप्तार उसे इस जन्मसे 
जो इष्ट और अनिष्ट भोग भोगने पड़ते हैं, उनमे यदि कुछ खराबी या कष्ट दिखाई 


अठारहवाँ अध्याय ४८७ 


सहायतासे अथवा अपने ध्यानक्रे बलसे ईश्वर तत्वके साथ निस्सन्देह बुद्धि! सम-रसे 
हो जाय । और यह ॒विज्ञान नामका आठवाँ सुन्दर गुण भी उन कर्मोमे रहता है । 
नवे गुण “आस्तिक्य ” का लक्षण यह है कि शाख्रोने जितने मार्गोको योग्य और ठोक 
बतलाया है, उनमेंपे प्रत्येक मार्गकी उसी प्रकार ठीक समझा जाय और आदरपूर्वक 
मान्य किया जाय, जिस प्रकार प्रजा उस प्रत्येक पदार्थमो, जिस पर राजाका ताम 
अंकित होता है, चलनसार सिक्के के रूपमे सन्तोषपूर्वक स्वीकृत कर लेती है ! और 
यह नवाँ गुण आस्तिवय भी उन कममे होता है । तात्पर्य यह कि ये नौ गुण जिन 
कर्मोमे होते है, यही कर्म अच्छे और ठीक होते है। इस प्रकार शम आदि नौ गुणोके 
रहनेके कारण जो कर्म स्वभावतः निर्दोप होते है। उन्हीको ब्राह्मणोके स्वाभाविक 
कर्म समझना चाहिए । जिसे इन नौ, रत्नोंका हार मिल जाता है, वह नो ग्रुणोके 
रत्नाकर ही हो जाता है। जिम प्रकार अपने शरीरमेसे बिना कुछ भी निकाले या 
अलग किये हुए सूर्य प्रकाश धारण करता है अथवा चम्पाका वृक्ष जिस प्रकार स्वयं 
अपनी कलियोसे ही सुशोभित रहता है अथवा चन्द्रमा जिस प्रकार अपनी चाँदनीसे 
ही प्रकाशमान तथा उज्ज्वल रहता है अथवा चन्दन जिस प्रकार स्वयं अपनी सुगन्धसे 
ही सुवासित रहता है, उसी प्रकार नौ रत्नोसे जड़ा हुआ यह नग्र ब्राह्मणोका निर्मल 
भूषण है, और यह आभूषण उतारकर नग्न होनेका छृत्य ब्राह्मपोका शरीर कभी! 
नही करता । हे अर्जुन, अब मैं तुमको यह बतलाता हूँ कि क्षत्रियोके उचित कर्म वौन 
से हैं। तुम अपनी सारी बुद्धि मौर ध्यान लग/कर सुनो । 
शोय॑ तेजो धुतिदाक्ष्य बुद्धें चाप्यपलायनम्‌। 
दानसीश्वरभावश्व क्षात्र कर्म स्वभावजम्‌ ४३ 
/ जिस प्रकार अपना तेज प्रकट करनेके समय सूर्य किसीकी सहायताकी अपेक्षा 
नही करता अथवा सिंहको शिकार करनेमे किसी सहायककी आवश्यकता नही होती, 
उसी प्रकार स्वयं अपने ही साहससे और बिना किसीकी सहायतासे पराक्रम कर 
दिखलानेका शौय॑” नामका जो ग्रुण है, वह गुण जिस कर्म-वृत्तिका सबसे पहला 
ओर सर्वश्रेष्ठ गुण है, वही स्वाभाविक क्षात्र-वृत्ति होती है। जिस प्रकार सूर्यके 
उज्ज्वल प्रकाशके सामने करोडो नक्षत्र छिप जाते है। परन्तु यदि चन्द्रमाके सहित 
समस्त नक्षत्र एकत्र हो तो भी उसके द्वारा सूर्यका कभी छोप नही होता, ठीक उसी 
प्रकार जिस अलौकिक सामथ्यंके कारण मनुष्य अपने तेजस्वी गुणोके सारे संसारकों 
जारचयें चकित कर देता है, परन्तु स्वयं कभी किसी भ्रान्‍्त नही होता, उसी सामर्थ्ये- 
को “तेज” कहते है । यही दूसरा तेजोगुण उस वृत्तिमे दिखाई देता है | इसी प्रकार 
उसमे तीसरा गुण “धैयें होता है। चाहे आकाश ही क्यो न टूट पड़े, परन्तु फिर 
भी जिस धैयें-गुणके कारण बुद्धिक्री आँखे भयसे कभी नहीं झपकती और मन कभी 
विचलित नही होता, वह घैयें गुण उस वृत्तिमे दिखाई देता है। और चाहे कितना ही 
अधिक असीम और विस्तृत जल क्यो न हो, परन्तु फिर भी जिस प्रकार उसे दबाकर 
कमलके पत्ते फैलते हैं और चाहे कितनी ही ऊँचाई पर क्यो न जा पहुँचे, तो भी 


अठारहूंवाँ अध्याय ४९७ 


देता है, तो भी उसके लिए वह अपने मनमें विषाद या राग नहीं कंरता । अथवा यर्दि 
कभी उन भोगोमे कोई अच्छी या सुखंकर बात भी दिखाई देतो है, तो भी वह उनके 
आनन्‍्दके लोभमें नही फँत्तता | इस प्रकार, है अर्जुन, वह पुरुष अच्छी बुरी वातोंके 


सम्बन्धभे लोभ और क्षोभ दोनो ही छोड़कर पर्वतो आदिकी शीतल गुफाओमे जाकंर 
निवास करने लगता है । 


विविक्ततेवी लध्वाशी यतवाक्कायमानस । 
ध्यातघोगपरो नित्यं वेराग्य॑ समुपाधितः ५२॥ 

“बह मनुष्यका भीड-भाड़वारा स्थान छोडकर केवल अपने शरीरके अवयवोकी 
संगतिमे ही जंगलूमे निवास करता है। उसके सारे खेल शम, दम आदिके ही सार्थ 
होते है । मौन ही उसका भाषण होता है और सदा गशुरुके वचनोके चिन्तनमें लगे 
रहनेके कारण उसे समयका भी ध्यान नही रह जाता । भोजन करनेके समय उसके 
मनमे न तो इसी बातका विचार रहता है कि इससे मेरे अंग पुष्ट होकर बलवान हो, 
न वह यही सोचता है कि इससे मेरी भूख शान्त हो और न यही चाहता है कि मेरी 
जीभको ही कुछ स्वाद मिले । नपे-तुले और नियमित आहारसे उसे जो सन्तोष होता 
है, उसकी नाप-जोख ही नही की जा सकती । वह केवल यही सोचकर बहुत थोडा- 
सा अन्न सेवन करता है कि खाये हुए अन्नकी उष्णतासे मेरे क्षीण प्राण बचे रहे । 
जिस प्रकार पतिके अतिरिक्त किसी अन्य पुरुषके इच्छा दिखलाने पर कुलीन स्त्री 
उसकी ओर टेढे मनसे भी प्रवृत्त नही होती, उसी प्रकार वह भी निद्रा और आलस्यके 
आसनोको मान नही देता ( अर्थातु निद्रा और आलस्यके वशीमूृत नहीं होता ) ॥ दड- 
वत्‌ या साष्टांग नमस्कार करनेके समय तो उसके अंग अवश्य भूमिके साथ लगते हैं, 
परन्तु उस प्रसगके अतिरिक्त और कभी वह भूमि पर लेटनेका अविचार नही करता । 
वह केवल उतना ही हाथ-पैर चलाता है, जितना शरीरके व्यवहारके लिए परम 
आवश्यक होता है। तात्पर्य यह कि वह अपने शरीरका अन्दर और बाहर सब कुछ 
अपने ही अधिकारमें रखता है। और है भाई वीर अर्जुन, ग्ह अपने अन्त करणकी 
वृत्तिको मनकी देहलीज भी नही देखने देता ( अर्थात्‌ अन्त.करणंको मनसे बहुत दूर 
रखता हैं), तो फिर उस देहली जको लाँघकर उसके मन तक पहुँचनेका तो कोई जिक्र 
ही नही है। फिर भरा ऐसी अवस्थामे मनके विचार शब्दोमे उच्चारण करनेका अव- 


काश ही कहाँ रह जाता है ? इस प्रकार वह शरीर, वाणी और मन भादि आसे- 
पासके इन सब पदार्थों पर विजय प्राप्त करके ध्यान-रूपी आकाश पर ही हाथ डालती 
है। सद॒गुरुके वाक्योके कारण उसका जो आत्म-बोध जाग्रत हो जाता है, उसके 
सम्बन्धका अपना निश्चय वह निरन्तर दर्पणके समान अपने सामने रखकर उसे देखा 
करता है । यह ठीक है कि वह स्वयं ध्यान करता है और ध्याता होता है, परन्तु 
उसके अन्त करणकी वृत्तिमे ध्यान भी ध्येयमे मिलकर उसके साथ एक-छूप हो जाता 
है । हे अर्जुन, उसके ध्यान करनेकी यह पद्धति तुम ध्यानमे रखो। फिरें जेब॑तके 
ध्येय, ध्यान और ध्याताकी त्रिपुटीः मिक्ककर एक नही हो जाती, तेंब तक उसको 
श्र 


'४८८ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


जिस प्रकार आकाश सदा उसके ऊपर ही रहता है, ठीक उसी प्रकार चाहे कैसा ही 
प्रसंग क्यो न आ पड़े, तो भी, हे अर्जुन, इष्ट-फल देनेवाले कार्य बहुत वक्षतापुर्वेक 
और अचूक प्रवेश करनेको “दक्षत्व” कहते हैं। और यह चौथा गुण दक्षत्व भी उस 
वृत्तिमें पूर्ण-झूपसे दिखाई देता है। खूब डटकर युद्ध करना उस वृत्तिका पाँचवाँ गुण 
है। जिस प्रकार सुरजमुखीका वृक्ष सदा सूर्यकी ओर ही रहता है, ठीक उसी प्रकार 
शत्र्‌ के सामने साहसपूर्वक छाती ठोककर खड़े रहना और जिस्न प्रकार गर्भवती स्री 
सब तरहके प्रयत्न करके अपने पतिकी शय्या पर पीठ नहीं रूमने देती और उस 
शय्यासे अपनी पीठका छूगना बचाती है, ठीक उसी प्रकार समर-भूमिमें शत्रुका 
सामना होने पर उसे पीठ न दिखलाना उस क्षात्र वृत्तिका पाँचवाँ गुण है; और यह 
बात, है भाई गुण-श्रेष्ठ अर्जुन, तुम अच्छी तरह अपने ध्यानमे रखो । जिस प्रकार 
भक्ति चारो पुरुषार्थंसि बहुत बढ-चढ़कर और श्रेष्ठ है, ठीक उसी प्रकार यह गुण भी 
बतलाये हुए चारो गरुणीसे बढ़-चढकर और श्रेष्ठ है । जिस प्रकार अधिक फल-फूछ 
आदि आने पर वृक्ष नीचेकी ओर झुक जाता है अथवा जिस प्रकार पद्म-बनत अपनी 
सुगन्ध चारो तरफ खूब अच्छी तरह फीचा देता है अथवा जिस प्रकार चन्द्रमाकी 
चाँदनी जो चाहे वह जितनी चाहे, उतनी ले सकता है, ठीक उसी प्रकार लेनेवालेको 
उसकी इच्छाके अनुसार दान देना ' दान” कहलाता है; और इस छठे ग्रुण रत्लसे 
भी वह वृत्ति भूषित रहती है। इसी प्रकार अपनी ही आश्ञा सारे संस्तारमे सान्य 
कराने और जिस प्रकार अपने अवयवोक्ा पोषण करके उन्हे अपने कामके योग्य 
बनाया जाता है, उसी प्रकार प्रजाका पालन करके और उनके पन्तोपक द्वारा संसार- 
का उपभोग करनेको “ईइवरभाव” कहते हैं। यह समस्त सामथ्योक्रा समूह और 
गुणोका सम्राट्‌ उस वृत्तिका सातवाँ गुण है । इन शौर्य आदि सातो ग्रुणोसे जो वृत्ति 
उसी प्रकार पवित्र होती है, जिस प्रकार सप्तषियोसे आकाश खझ्ांगारित होता है, वही 
स्वाभाविक क्षात्र-वृत्ति होती है। यही क्षत्रियोके वास्तविक सहज गुण है। इन सब 
जुणोसे युक्त जो क्षत्रिय होता है, वह मनुष्य नही होता, वल्कि सत्व रूपी सोनेका मेरु 
पर्वत ही होता है और इसी लिए वह सातो ग्रुणोके स्वरगको सँभाल रखता है। अथवा 
यह समझना चाहिए कि इन सातो ग्रुणोसे घिरी हुईं यह क्रिया-वृत्ति नही है, बल्कि 
सातो समुद्रोसे घिरी हुई पृथ्वी ही है और वह वीर उसका उपभोग करता है। 
अथवा इन सातो गुणोके प्रवाहोसे यह क्रिया-रूपी गंगा इस क्षत्रिय रूपी महासागरके 
अंगो पर मानों विकास करती है। परन्तु इस विपयक्रा बहुत अधिक विस्तार हो 
चुका । तात्पयं केवल यही है कि जो कर्म इन शौर्य आदि गुगोसे अंकित होते है वही 
क्षत्रिय जातिके स्वाभाविक कर्म हैं, अब हे वुद्धिमान्‌ अर्जन, मै तुम्हे स्पष्ट रूपसे यह 
बतलाता हूँ कि वैद्य जातिके उचित कम कौन-से है । 
कृषिगोरक्यवाणिज्यं वेइयकर्सम स्वभावजम्‌ 
परिचर्यात्मक॑ कर्म शुद्वस्थापि स्वभावजम्‌ हटा 


“भूमि, बीज, हक और पूँजीके आधार पर यश्रेष्ट छाभ या प्राप्ति करना, सारांश 
यह कि खेती बारी पर निर्वाह करना, गौएँ और भैसे पालना अथवा सस्ती खरीदीं हुईं 


९८ हिन्दी ज्ञानेश्नरी 


ध्यान बराबर चलता रहता है। इसी लिए ऐसा मुमुक्षु जीव आत्म-न्नानमें पटु हो 
जाता है; परन्तु उसके द्वारा ये सब बातें इसी लिए होती हैं कि वह योगाभ्यासको 
अपनी और सब वातोंसे आगे रखता और महत्व देता है। गुद-द्वार और मूत्र-द्वारके 
बीचवाली सीवनको पैरोसे अच्छी तरह दवाकर वह मूलवन्ध बाँधता है। वह नीचे- 
बाले भागको संकुचित करके और गुद-स्थानके मूरवन्ध, नाभिचक्रके उड्डीयान बन्ध 
और कंठ-स्थानके जालन्धर बन्ध तीनोकी साधना करके भिन्‍न भिन्‍न वायुओको घिल- 
कुल एक समान कर लेता है। फ़िर कुंडलितीको जगाकर और मध्यमा अर्थात सुपुम्नाका 
भाग खुला और विस्तृत करके और आधार चक्रके अग्नि चक्र तकके समस्त चक्रोंको 
भेदकर अन्तवाले सातवे चक्रको भेदता है जिससे ब्रह्मरन्ध्मेके सहज्न-दर कमलमेसे 
अमृतकी वृष्टि होने रयती है और उस अमृतका प्रवाह ग्रुद स्थानके मूलबन्ध तक 
पहुँचा देता है | फिर ब्रह्मरन्धके कैलास पर ताडव करनेवाले चैतत्य-रूपी भैरवके 
खप्परमें मन और प्राण-वायुकी खिचड़ी भर देता है और इस प्रकार सिद्ध किये हुए 
योगकी अच्छी और बड़ी सेना अपने आगेकी ओर रखकर पीछेकी ओर वह॒ अपने 
ध्यानका किला खूब अच्छी तरह मजबूत करता है। ध्यान और योग दोनोको आत्म- 
त्तत्वके ज्ञानमे निविष्नतापुवंक स्थिर रखनेके लिए वह पहलेसे ही वैराग्य सरीखे 
मित्रके साथ मित्रता कर रखता है। ऊपर जो सब स्थान बतछाये गये हैं, उन 
स्थानोको पार करनेमें यह वैराग्य-रूपी मित्र उसकी बहुत सहायता करता है और 
सदा उसके साथ ही रहता है | दृष्टिकी जहाँ तक पहुँच है, वहाँ तक यदि दृष्टि और 
दीपकका वियोग न हो ( अर्थात्‌ वहाँ तक दृष्टिके साथ ही साथ प्रकान भी पहुँचता 
हो ) तो फिर अभीपष्ट वस्तुके दिखाई देनेसें भरा किस बातका विरूम्ब हो सकता 
है ? ठीक इसी प्रकार जब जीवको मुमुक्षता प्राप्त हो जाती हैं, तब उसकी अन्त करण 
वृत्ति ब्रह्म-तत्वमें लीन हो जाती है; और यदि उस अवस्था दक उसका वैराग्य बना 
रहे, तो फिर ब्रह्मके साथ होनेवाली उसकी एकता कहाँसे भंग हो सकती है ? तात्पयें 
यह कि जिस भाग्यवानूसे वैराग्य युक्त योगाभ्यास सध जाता है, वही आत्म-प्राप्तिका 
पात्र सिद्ध होता है। वैराग्यका ऐसा अमेद्य कवच अपने अंग पर डालकर वह राज- 
थोगके घोड़े पर सवारी करता है भोर रास्तेमें जो छोटे-बड़े विध्वन उसे दिखाई देते 
हैं, उनके धड़ाधड़ टुकडे उड़ानेवाले ध्यानकी खूब तेज धारवाली तरूवार वह अपने 
विवेककी मुद्ठीमे खूब कसकर पकड़ लेता है। इस प्रकार ठाठसे वह संसारके रण-क्षेत्रमें 
उसी प्रकार आगे बढ़ता जाता है, जिस प्रकार अँधेरेमें सूये बढ़ता जाता है; और 
अन्तमे मोक्षकी विजय-लक्ष्मी उसके गलेमें जयमाकू डालती है । 
अहंकार बल दर्प काम क्रोधं॑ परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्ममः झ्ान्‍्तो ब्रह्मभुयाय कल्पते धष्शा 
“इस विजय-यात्रामें जो दुष्ट झत्रु वाधक होते हैं और जिन्हे यह वीर योद्धा परास्त 
करता है, उनमेसे मुख्य शत्रु देहका “अहंकार” है। यह अहंकार ऐसा दुष्ट शत्रु है, 
जो न तो मनुष्यको मर जाने पर ही छोडता है और न जन्म लेने पर ही सुखसे जीने 
देता है मौर हड्डियोके इस ढाँचेमे ही जीवको फँेसाकर उसे कष्ट देता २हता है । उस 


अठारहवाँ अध्याय ४८९ 


चीज महेँगे भावसे बेचना आदि कार्य, हे अर्जुन, वैश्योकी वृत्ति है। तुम यह समझ 
रखो कि ये सब कर्म वैश्य जातिकी स्वाभाविक कक्षामें आते है। और वैश्य, क्षत्रिय 
सथा ब्राह्मण इन तीनो द्विज वर्णोकी सेवा करना शूद्रोका कम है। और यदि वास्त- 
दविक हृष्टिसे देख! जाय तो द्विजोकी इस सेवाके और आगे शूद्रोके लिए पैर रखना भी 
ठीक नही है। इस प्रकार चारो वर्णोके विहित करमे मैंने तुम्हे बतला दिये हैं । 

स्वे स्त्रे कमंणप्यभिरतः संसिरद्धि लभते नरः। 

स्वकर्सनिरत: सिद्धि यथा विन्दति तच्छुणु ॥४५॥ 

“अब हे अर्जुन, जिस प्रकार श्रवण आदि भिन्न भिन्न इन्द्रियोके लिए शब्द आदि 
भिन्न भिन्न गुण उपयुक्त होते है अथवा मेघोसे बरसनेवाले वर्षाके जलके लिए जिस 
अकार नदी उपयुक्त पात्र है अथवा नदीके लिए जिस प्रकार समुद्र उपयुक्त है, उसी 
अक्लार इन चारो वर्णोके लिए ये सब भिन्‍त भिन्‍न कर्म भी उपयुक्त है। इसी लिए 
वर्ण और आश्रमके धर्मके अनुसार जो जो कम प्राप्त होते हैं, वे सब गोरे मनुष्यके 
गोरेपनकी तरह शोभादायक होते है। इसी लिए है अर्जुन, उन स्वाभाविक विहित 
कर्मोको शास्त्रकी आज्ञाके अनुसार करनेमे प्रवृत्त होनेके लिए अपनी बुद्धि अचल रखनी 
चाहिए । जिस प्रकार स्वयं अपने ही रत्नकी भी रत्न परखनेवालेसे परख करानी 
'पड़ती है, उसी प्रकार अपने कर्म भी शारूोसे निश्चित कराने पडते है । दृष्टि तो अपने 
स्थान पर सदा ठोक तरहसे रहती ही है, परन्तु फिर भी बिना दीपकके उसका कोई 
उपयोग नही होता । अथवा यदि रास्ता ही न मिले तो पैर 'रहकर भी क्‍या कर 
सकते है ? इसी लिए जाति-धर्मके अनुसार जो हमारा उचित अधिकार हो, वह हमे 

शासत्रोको देखकर निश्चित करना चाहिए। अब है पार्थ, यदि अपने घरमे अँधेरेमे रखा 
हुआ खजाना दीपक हमे दिखला दे तो उसे लेनेमे कौन-सी बाधा है ? इस प्रकार जो 
चातें स्वाभाविक रूपसे हमारे हिस्सेमे आई है और शाखरोने भी जिनका विधान किया' 
है, अपने उन विहित कर्मोका जो पुरुष आचरण करता है, जो आल्स्य छोडकर 
और फलकी इच्छाको दूर हटाकर तन और मनसे उन कर्मोके आचरणमे छीन हो 
जाता है, जो अपने कर्मांचरणके साथ व्यवस्थित रूपसे ठीक उसी प्रकार चलता है, 
जिस प्रकार प्रवाहमे मिला हुआ जल बिना और किसी तरफ मुड़े उस प्रवाहके साथ 
ही साथ बहता चलता है, हे अर्जुन, इस प्रकार जो अपने विहित कर्मोका आचरण 
करता है, वह मोक्षके इस पारवाले तट तक आ पहुँचता है। न करनेके योग्य और 
निषिद्ध कमेके साथ उसका कोई सम्बन्ध ही नहीं होता और इसी लिए संप्तारका 
अपाय उसकी कभी कोई हामि नही कर सकता ( अर्थात्‌ सासारिक झगड़े उसके 
सोक्षके मार्ग मे बाधक नही होते )। वह कभी कभी कुतूहलसे भी कामिक कर्मोकी 
ओर मुडकर नही देखता, और फिर चाहे चन्दनकी ही वेडी क्यो न हो, तो भी वह 
उसमे अपने पैर नही फेंसाता; क्योकि चन्दनकी बेडी होनेसे ही क्या होता है ? आखिर 
है तो वह वेडी ही ! वह जो नित्य कर्म करता है, वह भी फलकी सारी इच्छा छोड- 
कर करता है और वे सब कर्म भी वह ईश्वरके अर्पण करता रहता है और इसीलिए 
बह मोक्षकी सीमा तक पहुँच सकता है। इस प्रकार वह इस ससारके शुभ और 


अठारहवाँ अध्याय ४९९ 


अहंकारका मुख्य आधार और आश्रग्र-स्थल यही देह-रूपी दुर्ग है। और उसके इसी 
दुर्ग पर आक्रमण करके वह वीर योद्धा उसे धूलमें मिलाता है। उसका दूसरा शत्र 
“बल” होता है और उसके भी वह प्राण ले लेता है। विषयोंका नाम आते ही यह 
शत्रु चौगुनेसे भी अधिक आवेशसे उठ खड़ा होता है भौर इसके कारण मानो सारे 
जगतुको ग्रसनेके लिए मृत्यु दौडकर आ पहुँचती है । इसे विषय-रूपी विषकी बाढ़ ही 
समझना चाहिये | समस्त दोषो पर इसीका साम्राज्य रहता है। परन्तु ध्यान-रूपी 
तलवारका वार भला वह कैसे सहन कर सकता है ? जो जो विषथ मधुर रूगते और 
सुखकर जान पड़ते है, उनन्‍्हीका बुरका ओढकर जो मनुष्यके शरीर पर आक्रमण 
करता है, जो मनुष्यको बहकाकर सन्मार्गंसे दूर के जाता है और प्रवासी जीवोको 
अधर्मके जंगलमें ले जाकर नरक-रूपी बाघोके मुँहमें डाल देता है, वह विश्वसनीय 
बनकर मारनेवाला दशत्रु “दर्प” है और यह वीर योद्धा उस दपंका भी नाश करता 
है । इसी प्रकार बडे बडे तपस्वी भी जिससे भयभीत रहते हैं, क्रोध सरीखा महादोष 
जिससे उत्पन्न होता है और जिसका यह स्वभाव है कि ज्यों ज्यो उसकी पूर्ति की 
जाय, त्यो त्यो वह खाली होता जाता है और जितना ही उसका पोषण किया जाय; 
उतना ही वह उम्र रूप धारण करता जाता है, उस “काम” नामक छात्रुका भी वह 
वीर सर्वेनाश कर डालता है; क्योकि उसका सर्वनाश करते ही “क्रोध” नामक श्र 
का सर्वनाश आपसे आप हो जाता है। जिस प्रकार जड काठना ही शाखाओके 
काटनेके समान होता है, उसी प्रकार कामका नाश कर डालनेसे क्रोधका भी आपसे 
आप नाश हो जाता है। इसी लिए जहाँ काम कैद कर दिया जाता है, वहाँ क्रोधका 
नाच भी अवश्य ही बन्द हो जाता है। जिस प्रकार कोई सत्ताधारी पुरुष अपना 
भार दूसरेके सिर पर बल्पुर्वक छादनेसे नही चुकता, उसी प्रकार जिस परिग्रहका 
स्वीकार करनेसे उसका अत्याचार बराबर ही बढता जाता है, जो सिर पर चढ़कर 
बैठता है, मनुष्यमे अनेक प्रकारके दुगूंण उत्पन्न करता है और जीवकों ममताकी लाठी 
पकड़कर चलनेके लिए विवश करता है, जिस परिग्रहने शिष्यों और शास्रो आदिका 
आडम्बर 'रचकर और मठ-सुद्रा आदिके ढोग खड़े करके संन्‍्यासियों तकको अपने 
जालमे फेता लिया है, जो घरमे कुटठुम्बमे रूपमें साथ लग जाता है और जंगरूमे जो 
वन्य रूपमे सदा सामने खडा रहता है, जो नंगे शरीरोका भी पीछा नही छोड़ता, 
उस परिग्रह नामक अजेय शत्र्‌का आश्रय-स्थकू भी वह वीर नष्ट कर डालता है और 
संसार पर विजय प्राप्त करनेका आनन्द भोगता है। इसी लिए ज्ञान-गुणके अमानित्व 
आदि जो समूह हैं, वे मानो कैवल्यके प्रदेशोके राजाओके रूपमे आकर उसके सामने 
उपस्थित होते है और तब शुद्ध सत्य ज्ञानका स्वामित्व उसे अपित करके वे स्वय॑ 
उसके परिवारमे एक सामान्य करमंचारी वनकर रहते है। फिर जब प्रवृत्तिके राज- 
सागंसे होकर उस वीरकी सवारी निकलती है, तब जाग्रति, स्वप्न, और सुपुप्ति नवीन 
तीनो र्तरियाँ पप पग पर उसके ऊपरसे सुखका राई-नोन उतारती चलती है। उसके 
* आगे आगे ब्रह्म-वोध रूपी चोबदार विवेक समस्त मायिक प्रसारकी भीड़-भाड़ दूर 


४९० हिन्दी न्नननेश्वरी 


अशुभ झगड़ोसे छूट जानेके कारण वैराग्यके मार्गंसे मोक्षके द्वार पर जा खड़ा होता 
है। जो समस्त सौभाग्यकी परिपूर्णता है, जिसमें मोक्षकी प्राप्ति निश्चित है, कर्मे- 
कांडका जिसमे बिलकुल अन्त हो जाता है, जो मोक्षफल देनेकी जिम्मेदारी लेता है 
और जो पृण्य-कर्म रूपी वृक्षका फल है, उस वैराग्य पर साधक पुरुष भ्रमरकी भाँति 
अनायास ही और सहज भावसे पैर रखता है । हे अर्जुन, तुम यह बात अपने ध्यानमें 
रखो कि यह वैराग्य भाव ऐसा भरुणोदय है जो इस बांतकी सूचना देता है कि बहुत 
जल्दी आत्म-ज्ञानके सूयंका उदय होनेवाछा है; और यही वैराग्य भाव उस साधकको 
प्राप्त होता है। अथवा यह वैराग्य एक ऐसा अलौकिक अंजन है जिसके लगानेसे 
आत्म-ज्ञानका ग्रुप्त भंडार अच्छी तरह दिखाई देने लगता और मिल जाता है; और 
साधक यह अंजन स्वयं ही अपनी आँखोमे लगा देता है। इस प्रकार, है पार्थ, इंच 
विहित कर्मोका आचरण करनेसे साधकमे मं,क्ष प्राप्तिकी पात्रता आती है। है अर्जुन, 
ये विहित कर्म ही जीवको आश्रय देनेवाले है और इन कर्मोका आचरण करना ही 
मेरे परमात्मा-स्वरूपकी सच्ची सेवा है | जिस प्रकार पतिन्नता अपने पतिके साथ सद 
प्रकारके सुख भोगती है, बल्कि यो कहना चाहिए कि जिस प्रकार उसकी सारी 
तपश्चर्या ही पतिके लिए होती है अथवा जिस प्रकार बालकके लिए माताके सिवा 
जीवनका और कोई आधार ही नही होता और इसलिए उसका सबसे बढ़कर कत्तेवब्यः 
यही होता है कि वह साताकी ही सेवा करे अथवा जिस प्रकार मछली यद्यपि केवल 
जलके ही विचारसे गंगामे रहती है, तो भी वह गंगाके मार्गसे सागर से पहुँच जाती 
है और आपसे आप समस्त तीर्थेकि निवास का फलू मिल जाता है, उसी प्रकार यदि 
इस विचारसे विहित कर्मोका आचरण किया जाय कि इन कर्मोंका आचरण करनेके 
सिवा हमारे लिए और कोई गति ही नही है, तो हमारा सारा भार आपसे जाप 
ईइवर पर जा पड़ता है। हे अर्जुन, जिसके लिए जो योग्य कर्तंव्य है, वे ईश्वरको ही 
इष्ट होते हैं और इसी लिए उन कर्मोका आचरण करनेसे ईश्वर आपसे आप प्राप्त हो 
जाता है। जो ज्री किसीके अन्तःकरणकी कसौटी पर ठीक उतरनेके कारण उसकी 
प्रिय हो जाती है, वह चाहे पहलेकी दासी ही वयो न रही हो, परन्तु फिर भी वह 
उसकी स्वामिनी हो जाती है। इसी प्रकार जो पुरुष अपने सिरकी भी परवाह नहीं 
करता और हर तरहसे अपने स्वामीकी सेवा करता है, उसे स्वामी अपने मस्तक पर 
उठा छेता है ( भर्थात्‌ उसका बहुत अधिक आदर करता है )। जिस सेवामे स्वामी- 
के सब मनोरथ पूरे किये जाते है, उसीको सच्ची और उत्कृष्ट सेवा कहते है। है: 
अर्जुन इसके सिवा चाहे और जो सेवा हो, वह केवल बाजारका सौदा ही' है । 
यतः प्रवृत्तिभुतानां येन सर्वंिदं ततस्‌ । 
स्वकसंणा तसभ्यच्य॑ सिद्धि विन्दति सानवः ॥४६॥ 


“इसलिए यह केवल विहित कर्मोका आचरण ही नही है, बल्कि इसे परमात्माकी 
मनोगत इच्छाका पालन ही समझना चाहिए । जिससे इस भूत सृष्टिने आकर प्राक् 
किया है, जो माया-रूपी धज्जियाँ जोड़कर यह जीव-रूपी गुड़िया बनाता है और तीनों: 


५०० हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


हटाता हुआ चलता है और योगावस्था हाथमें पंच-आरती लेकर उसकी भारती उता- 
रनेके लिए आती है। उस मवसर पर ऋद्धि-सिद्धियोंके भी समुदाय भा पहुँचते हैं 
और उनकी की हुई पुष्प-बुष्टिसे मानों उस वीरका स्नान होता है। इस प्रकार 
ब्रह्व्यका स्वराज्य विछूकुछ समीप आ जानेके कारण उसे तीनों छोक आनन्दसे भरे 
हुए दिखाई देते हैं। फिर हे अर्जुन, एकजात सम-अवस्थाके कारण उस पुरुपके लिए 
कोई ऐसी बात रह ही नही जाती, जिसके कारण वह यह कह सकता हो कि अमुक 
व्यक्ति मेरा शन्रु है अथवा अमुक व्यक्ति मेरा मित्र है। केवल यही नही, यदि किसी 
निमित्तमे किसी अवसर पर उसके मुहसे “मेरा” शब्द निकल भी जाय तो भी उसके 
सामने दुजायगीका भाव रह ही नही जाता; क्योंकि वह केवछ एक-स्वरूप हो चुका 
होता है । हे अर्जुन, इस प्रकार वह केवछ एक भावसे सारे विश्वको भर देता है और 
इसी लिए संकुचित वृत्तिकी ममता कभी उसे स्पश भी नही करती और वह उसका पूर्ण 
रूपसे परित्याग कर देता है । जब इस प्रकार यह वीर पुरुष अपने समस्त शत्रुओंका 
नाश कर डालता है और समस्त मायिक प्रसारका भी अन्त कर देता है, तब उसका 
योग-रूपी घोड़ा आपसे आप स्थिर हो जाता है। पहले उसने अपने शरीर पर 
वैराग्यका जो भारी और हृढ़ कवच खूब कसकर पहन रखा था, उसे भी अब वह कुछ 
शिथिल कर देता है । वह अपना ध्यान-रूपी शस्त्र भी रख देता है। उस समय उसके 


सामने आत्मके अतिरिक्त और कुछ भी नही रह जाता और इसी लिए वह वृत्तिका भी 
हाथ खीच लेता है। रसायन मौषध अपना सव काम तो पूरा पूरा और ठोक तरहसे 
करती है । लेकिन रोगी उसका सेवन करता है, इसलिए वह स्वयं भी समाप्त हो जाती 
है , ठीक वही बात इस सम्बन्धमे भी होती है । जिस प्रकार ठहरनेका पड़ाव देखकर 
तेजीसे चलनेवाले पैर भी एक दमसे रुक जाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मका सानिध्य हो 
जानेके कारण उसके अभ्यासका वेग भी कम हो जाता है । जिस प्रकार महासागरके 
साथ मिलनेके समय नदीका वेग-कम हो जाता है तथा पतिके साथ भेट होने पर 
जिस प्रकार कामुक स्त्री शान्‍्त हो जाती है अथवा फल लगने पर केलेके वृक्षकी 
बाढ़ बन्द हो जाती है अथवा रास्ता जिस प्रकार किसी गाँव या नगरमें पहुँचने 
पर समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार आत्म-साक्षात्कारका प्रत्यक्ष अनुभव होने पर 
वह पुरुष साधतके सब हथियार भी धीरे धीरे निकालकर नीचे रख देता है। हे 
गर्जुन, ब्रह्कमे साथ उसकी एकता हो जाती है और इसलिए धीरे धीरे उसके 
साधनके उपायोका भी अन्त होने छूगता है। हे भाई भाग्यशाली अर्जुन, उस समय 
उस पुरुषके अगसे उस शान्तिका पूर्ण रूपसे संचार हो जाता है जो वराग्य-संस्कार- 
की पूत्ति करनेवाला गोधूलीका समय अथवा ज्ञानके अभ्यासका अन्त अथवा योग- 
फलके परिपाककी अवस्था है; और तब वह पुरुष प्रत्यक्ष ब्रह्म होनेका पात्र हो 
जाता है। पूर्णिमाकी चन्द्र कलासे शुद्ध चतुर्देशीकी चन्द्र-कला जितनी कम होती है 
अथवा सोनेके सोलह॒वें कसकी अपेक्षा पन्द्रहवाँ कस जितना हलका और हीन होता 


है अथवा समुद्रमे नदीका जितना पानी प्रवेश करता है, केबल उतना ही पानी 
नदी का चंचरू रूप दिखलाता है; और बाकीका पानी जिस प्रकार समुद्रका हीः 


अठारहवाँ अध्याग् ५०१ 


शान्त स्वरूप प्रकट करता है, ठीक' उद्ी प्रकारका कमी और वेशीवाला सम्बन्ध 
“ब्रह्म ”” और “ब्रह्म-स्वरूप होनेवाले सिद्ध” मे होता है । गौर इस शान्तिवाले गरुणसे 
वह थोडे समयमभे केवल ब्रह्म ही हो जाता है। परन्तु इस प्रकार प्रत्यक्ष ब्रह्म न होने 
पर भी ब्रह्मत्वका जो अनुभव पुरुषको होता है, उसी अनु भवको “ब्रह्म-स्वरूप होनेकी 
पात्रता कहते हैं । 
ब्रह्मभुतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काडक्षति। 
समः  सर्वेषु भूतेषु सज्॒ुक्ति ूमते पराम॥प०४ा 
/'फिर हे अर्जुन, जब पुरुषमे ब्रह्म स्वरूप होनेकी यह पात्रता भा जाती है, तब 
यह पुरुष चित्तकी उस प्रसन्नताके आसन पर प्रतिष्ठित होता है, जो ब्रह्म-बोधके कारण 
होती है । जिस उष्णताके कारण अन्न पकता है, वही उष्णता जब पकाये हुए अन्नमेसे 
निकल जाती है, तब वह अन्न खानेसे समाधान कारक होता है। वर्षा-ऋतुमे जो 
वाढ़ आती है, उसके सब बखेडे दूर करके शरद-ऋतुमे नदी श्ञान्त हो जाती है; 
अथवा जब गाना खतम हो जाता है, तब संगीतके प्वावज आदि उपाग भी आपसे 
आप बन्द हो जाते है । ठीक इसी प्रकार आत्म-बोधकी प्राप्ति करमेके लिए जो उद्योग 
होता रहता है, आत्म-बोध होते ही उस सारे उद्योगका अन्त हो जाता है । इस शान्त 
भौर प्रसन्‍त अवस्थाको “आत्म-बोध-प्रगस्ति” कहते हैं। अब उस पुरुषको यही 


प्रसन्‍ततावाली अवस्था प्राप्त होती है। उस समय ब्रह्म-साम्यकी भरती ही चुकी होती 
है, इसलिए यदि उस समय उसकी कोई वस्तु खो जाय, तो उसे कुछ भी दुख नहीं 
होता; और यदि उसे कोई वस्तु प्राप्त होनेको हो, तो उसके लिए बह कोई प्रयत्न 
भी नही करता । इन दोनोमेंसे एक भी बात उस पुरुष किये हो ही नही सकती । 
जिस प्रकार सूर्यके उदित होते ही समस्त नक्षत्र अपनी प्रभा गँवा बैठते हैं, उसी प्रकार 
आत्म-स्वरूपके अनुभवका संचार होते ही, हे अर्जुन, वह पुरुष जिस तरफ देखता है, 
उस तरफ उसके लिए मानों इस भेद-भावात्मक भूत सृष्टिका अन्त ही हो जाता है। 
जिप्त प्रकार धूल पर लिखे हुए अक्षर केवल हाथसे पोछकर मिटाये जा सकते हैं, उसी 
प्रकार उसकी दृष्टि पडते ही सारा भेद-भाव नष्ट हो जाता है । फिर जाग्रति और 
स्वप्न दोनो अवस्थाओोमे जो विपरीत तथा असत्य ज्ञाव उत्पन्त होते है, वे दोनों 
अव्यक्तमे अर्थात्‌ मूल अन्ञानमे लुप्त हो जाते हैं। और फिर वह मूल अज्ञान भी ब्रह्म- 
बीधकी वृद्धिके कारण घठता घटता अच्तमे पूर्ण बोधमे समा जाता है | जिस प्रकार 
भोजन करनेके समय प्रत्येक ग्रासके साथ भूख थोडी थोडी कम होती जाती है और 
पूर्ण तृप्ति होने पर सारी भूख मिट जाती है अथवा ज्यो ज्यो आदमो रास्ता चलता 
है, त्यो त्यो रास्तेकी रूम्बाई या दूरी कम होती जाती है, और अन्तमे उदविष्ट स्थान 

तक पहुँचने पर रास्ता बिलकुल खतम हो जाता है अथवा ज्यो ज्यो जाग्रति बढ़ती 
जाती है, त्यो त्यो निद्राका नाश होता जाता है और पूरी तरह जाग जाने पर निद्रा 

बिलकुल रह ही नही जाती अथवा जिस प्रकार पूर्णिमाके दिन चन्द्रमाकी कलाएँ 

पूर्ण हो जाने पर उप्तके विम्बकी चुद्धिका अन्त हो जाता है और उसी दिनसे शुच्रछ 

पक्षका भी अन्त हो जाता है, उसी प्रकार जब जाननेके समस्त विषयोका अस्तित्व 


अठारहवाँ अध्याय ५११ 


मेरे रगमें रैगी जायगी, तव चित्त भी अपनी सारी चंचछता छोडकर मेरा ही भजन 
करने लगेगा । इसलिए तुम सदा ऐसा ही उपाय करते रहो जिसमे तुम्हारा चित्त 
सारी चंचछता छोड़कर निरचल रूपसे मुझमे ही आकर लग जाय | 

सच्चित्त: सर्वंदर्गणि सत्प्रसादात्तरिष्यसि । 

अथ चेत्त्वमहंकारात्न श्रोष्यसि विनडःक्ष्यसि ॥५८॥ 

“फिर इस प्रकार भेद-भावहीन भक्तिसे जब मैं चित्तमें पूर्ण रूपसे भर जाऊँगा, 
तब तुम समझ लेना कि मेरा पूरा पूरा प्रसाद प्राप्त हो गया । जत्र ऐसी अवस्था प्राप्त 
हो जायगी, तब्र वे अनेक प्रकारके दु.खकारक स्थल भी तुम्हे सुखकारक जान पड़ने 
लगेंगे, जो जन्म और मृत्युके कारण भोगने पडते हैं। यदि सूयंक्री सहायतासे आस 
बनकर तैयार हुई हो, तो फिर उनके सामने अन्धकार क्या चीज है ? इसी प्रकार 
मेरी परम कृपासे जिश्षका जीव-भाववाला कण पूरी तरहसे पिस जाता है, भर्थात्‌ 
जित्का जीव-भाव बिलकुल नष्ट हो जाता है, उसे इस संसारका होवा भला कैसे 
पीड़ा दे सकता है ? इसलिए हे अर्जुन, तुम मेरे प्रसादसे इस संसारकी डर झंझटसे 
पार हो जाओगे । परन्तु यदि अभिमानके कारण तुम मेरी इन सब बातोंका अपने 
कान और मनके साथ स्पर्श भो न होने दोगे, तो तुम नित्यमुक्त और अथवा होने पर 
भी व्यथ हो जाओगे और तुम पर देहाभिमानके भयंकर आधात होगे। इस देह 
सम्बन्धके प्रदेशमे पग पण पर आत्म-घातका कष्ट सहन करना पडता है और उसमे 
कमी क्षण भरके लिए भी साँस लेनेका अवकाश नही मिलता । यदि मेरी बातो पर 
तुम ध्यान न दोगे तो न मरने पर भी तुम इतने बडे संकटके कारण मरे हुएके समान 
ही हो जाओगे । 

यदहंकारमाश्रित्य॒न॒योत्स्य इति सनन्‍्यसे। 
सिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥५०॥ 
“जिस प्रकार पथ्य न करनेवाला रोगी ज्वरको अथवा दीपकसे हेष करनेवाला 


व्यक्ति अन्धका रको प्रवछ करता है, उसी प्रकार यदि तुम विवेकको तिरस्कारपुर्वक' 
दूर हटाकर अहंकारका पोषण करोगे और उस अहंक्रारके कारण अपने शारीरकों 
“अर्जुन, दूसरोके शरीरोको “'स्वजन” और इस युद्धको “दुष्ट पापचरण” कहोगे 
जौर यदि अभिमानपुर्वेक यह निश्चय करोगे कि “मैं युद्ध नही करूँगा” तो भी 
तुम्हारा जन्म-जात स्वभाव, तुम्हारा वह निश्चय विलकुछ निष्फल कर डालेगा । तुम 
जो अपने मनमे इस प्रकारकी भावनाएँ करते हो कि “:मैं अर्जुन, हूँ; ये मेरे आप्तजन 
है और इन्हे मारना घोर पातक है”, तो तुम्ही सोचो कि इस प्रकारकी भावनाओमें 
सायाके सिवा क्या और कोई वास्तविक तथ्य भी है? पहले तो तुम युद्ध करनेके लिए 
उच्चत हुए और तब युद्ध करनेके लिए तुमने हाथमे शत्र भी ग्रहण किये; और इतना 
सत्र कुछ करके भी अब तुम यह प्रतिज्ञा करना चाहते हो कि मैं युद्ध नही कहूँगा। 
तुम्हारी ये सभी वाते बहुत्त ही विलक्षण हैं। तुम जो यह कहते हो कि मैं युद्ध नहीं 
करूँगा, सो ये सब विरूकुछ निस्सार बाते है । यदि केवल लौकिक व्यवहारकी दृष्टिसे 


ही देखा जाय तो भी तुम्हारी इन वातोका कुछ भी अभिप्राय समझमे नहीं आता। 
तुम जो अपने मनमे युद्ध न करनेका निश्चय कर रहे हो, सो तुम्हारे इस निश्चयकों 


प०२ हिन्दी ज्ञानेदवरी 


मिटाकर जाननेवाला अपने साथ ज्ञानको लेकर मेरे स्वरुपमें मिछकर सम-रस हो 
जाता है, उसी समय अज्ञानकी पूर्ण रूपसे इतिश्री हो जाती है । फिर जिस प्रकार 
छकल्पान्तके समय नदी भर समुद्र आदि सबके आकार नष्ट हो जाते हैं और सारा 
त्रह्माड समान रूपसे जल-मय हो जाता है अथवा जिस प्रकार घट और मठ आदि 
आकारोके नष्ट हो जाने पर सब जगह समान रूपसे भेद हीन आकाश बचा रह जाता 
है अथवा जिस प्रकार छकड़ीके जल जाने पर केवल अग्नि बची रहती है अथवा जिस 
प्रकार सुनारकी घरियामें पड़ने पर और अलंकार आकार नष्ट हो जाने पर सोनेके 
लिए नामरूप आदिवाला भेद-भाव प्रयुक्त नही हो सकता अथवा यदि और दृष्टान्त 
देना हो वो जिस प्रकार जाग्र उठने पर और स्वप्नके न रह जाने पर केवल हम्ही हम 
बाकी रह जाते है, ठीक उसी प्रकार वह मेरे सिवा और किसीको नहीं देखता या पह- 
चानता; यहाँ तक कि स्वयं अपने आपको भी वह नही देखता या पहचानता । इस 
अकार उसके द्वारा मेरी चौथी भक्ति होती है। भात्तें ( अर्थात्‌ दुःखोंसे पीड़ित ) 
जिज्ञासु (अर्थात ज्ञान-प्राप्तिकी इच्छा रखनेवाले) और अर्थार्थी (अर्थात्‌ द्वग्यकी इच्छा 
रखनेवाले) भक्त जिन मार्गों से मेरी भक्ति करते हैं, वे तीनो मार्ग इससे भिन्न हैं और 
इसी लिए मैं इस ज्ञान-भक्तिको चौथी भक्ति कहता हूँ | गौर नही तो यदि वास्तविक 
इृष्टिसे देखा जाय तो न यह भक्ति तीसरी ही है और न चौथी ही है, न पहली ही है 
और न अन्तिम ही है| यह भक्ति तो वास्तवमे मेरी स्वाभाविक अवस्था हैं। हे 
अर्जुन, मेरा जो वह स्वाभाविक प्रकाश है, जो उस भज्ञान-रूपी अन्धकारका नाश 
करता है, जो लोगोके मनमें मेरे सम्बन्धमे होता है, जिसकी सहायतासे छोगोंको सहजमें 
मेरा वास्तविक स्वरूप दिखाई देने रगता है, जो सब छोगोको सबके भजनमें प्रवृत्त 
करके उन्हे पुरा और वास्तविक ज्ञान करा देता है, और जिस प्रकाशका यह चमत्कार 
होता है कि जो जहाँ बैठकर देखता है, वह वही श्रद्धापूर्वक बैठा हुआ सब कुछ देखता है, 
जिस प्रकराशकी सहायतासे विश्वका भाव अथवा अभाव उसी प्रकार भासमान होता 
है, जिस प्रकार स्वप्नका दिखाई देना अथवा न दिखाई देना स्वयं देखनेवालेके अस्तित्व 
पर अवरुम्बित रहता हैं, उसी प्रकाशकों भक्ति कहते हैं। इसी लिए जो लोग आत्तें 
( अर्थात्‌ पीड़ित ) होते है, उनमे यह भक्ति आत्ते ( अर्थात्‌ पीड़ा ) के रूपमे निवास 
करती है और उस पीड़ाके निवारणके लिए जो कुछ भपेक्षित होता है, उसीके अनु- 
रूप वह भक्त मेरी कल्पना करता है ( अर्थात्‌ वह मुझे ऐसी अपेक्षित वस्तु समझता 
है, जिससे उसकी पीडाका निवारण होता है ) हे वीरश्रेष्ठ अर्जुन, जिज्ञासु अर्थात 
शानकी इच्छा रखनेवाले पुरुषमे यही भक्ति जिज्ञासा अर्थात्‌ ज्ञानकी छालसाके 
रूपमे निवास करती है; और यही भक्ति उसे मेरे दर्शन ऐसे रूपमे कराती है कि वह 
मुझको ही अपनी जिज्ञासाका विषय समझता है। मैं उसके लिए जिज्ञासाका विषय 
वन जाता हूँ । अर्थी भक्तमे यही भक्ति अर्थकी इच्छाका रूप धारण कर छेती है; 
जोर, हे अर्जुन, उसकी वह भक्ति मुझे ही अर्थका रूप देती है जिससे वह मेरा ही 
नाम “अर्थ” रख लेता है। इसी प्रकार मेरी जो भक्ति अज्ञानका आश्रय लेकर रहती 
है, वह द्रष्टा अर्थात्‌ देखनिवालेको इस प्रकारकी शक्ति देती है जिससे वह मुझको 


५१२ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


तुम्हारा स्वभाव ही विचलित कर देगा--स्वभाव ही तुम्हें अपना यह निश्चय तोड- 
कर युद्ध करनेके लिए बाध्य करेगा । 

स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा। 

कतु नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवज्ञोषपि तत्‌ ॥६ग। 

“यदि पानीका बहाव पूरवकी ओर हो और पश्चिमकी ओर तैरकर जानेका 
प्रयत्न किया जाय तो तैरनेवालेके पल्ले कोरा पागलपनवाला आग्रह ही पड़ेगा । ऐसे 
मनुष्यको पानीका बहाव स्वयं ही अपने कहनेमें कर लेगा--उसे उसकी इच्छाके 
विरुद्ध और अपनी इच्छाके अनुसार बहा ले चलेगा। अथवा यदि धानका कण यह 
कहे कि मैं धानकी तरह अंकुरित नही होऊँगा और न मैं उसकी तरह बढ़गा, तो 
तुम्ही सोचो कि क्या वह कभी अपने स्वभावका उल्लघन कर सकेगा ? ठीक इसी 
प्रकार, हे बुद्धिमान अर्जुन, तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारी प्रकृति ही क्षात्रधर्मके 
संस्कारसे बनी है। इसी लिए यद्यपि इस समय तुम यह कह रहे हो कि--मैं युद्ध 
नही करूँगा” तो भी कोई सन्देह नही कि तुम्हारी प्रकृति ही तुम्हे युद्धमे प्रवुत्त कर 
देगी । हे अर्जुन, शौय, तेज और तत्परता आदि गुण तुम्हारी प्रकृतिने ही तुम्हे दिये 
है । और यदि तुम उन गुणोके अनुरूप काये न करोगे तो तुम्हारी वह प्रकृति ही 
तुम्हे स्वस्थ होकर बैठने नही देगी । इसलिए हे धनुर्धारी भर्जुन, तुम इन ग्रुणोसे 
जकड़े हुए हो मौर इसी लिए इस बातसे तिल मात्र भी सन्देह नही है कि तुम क्षात्र- 
कर्मके मार्गमे लगोगे । परन्तु यदि तुम अपने जीवनका यह रहस्य अपने ध्यानमे न 
रखकर केवल अविचारपुर्वक यह निश्चय करके ह॒ठपूर्वक बैठे रहोगे कि मैं युद्ध नही 
करूँगा, तो भी मुझे इस बातका पूरा विश्वास है कि तुम भी उसी प्रकार कुछ न कुछ 
अवश्य करोगे, जिस प्रकार वह पुरुष स्वयं न चलने पर भी अपने स्थानसे बहुत दूर 
पहुँच जाता है, जिसे हाथ-पैर बाँधकर रथ पर वैठा दिया जाता है। तुम अपने मन 
मे यह सोचते ही रह जाओगे कि मैं कुछ भी न करूँगा और तुम्हारी प्रकृति बलपूर्वक 
तुमसे बहुत कुछ करा डाछेगी । जब विराट देशका राजकुमार उत्तर रण-क्षेत्रसे भागा 
जा रहा था, तब तुम्हारे क्षात्र-स्वभावने ही तुम्हें युद्धमे प्रवृत्त किया था या नही ? 
तुम्हारा वही क्षात्र-स्वभाव आज भी तुम्हें युद्धमे प्रवृत्त करेया । बड़े बडे वीरोकी 

ग्यारह अक्षौहिणी सेनाओको तुमने उत्तरके गो-ग्रहणके समय अकेले ही रण-दक्षेत्रमे 
लेटा दिया था। जिस क्षात्र-स्वभावका यह प्रताप था, वही स्वभाव, भाई धनुर्धारी 
अर्जुन, इस समय भी तुम्हे युद्धमें प्रवुत्त करेगा । क्या रोगीको कभी रोग बच्छा 
लगता है ? दरिद्रको क्या दरिद्रता कभी अच्छी जान पडती हैं ? नही। परन्तु जिस 
वचलिए्ठ दैवके कारण रोगीको रोग अथवा दरिद्रको दरिद्रता भोगनी पडती है, वही 
दैव ईश्वरकी सत्तासे बिना अपना कायें किये न रहेगा और वह ईश्वरीय सत्ता भी 
तुम्हारे हृदयमे निवास कर ही रही है । 

ईद्वरः स्वभूतानां ह॒देशेड्जुंन तिष्ठति। 

असमयस्सर्वश्तानि यन्त्रारढहानि सायया ॥६१॥ 


“समस्त भूतोके अन्तःकरणमे अथवा उनके हृदय-रूपी आकाशमे चिद्वृत्तिकी 
हजारो किरणोसे जो ईश्वर रूपी सूर्य उदित होता है, वह अवस्था-ब्य-रूपी छोकोत्रयकी 


अठारहवां अध्याय ५०३ 


ही दृश्य ( भर्थात्‌ देखनेका विषय ) समझता है । इस बातमे कुछ भी सन्देह नही कि 
इस प्रकार मुखको मुख ही दिखाई देता है; परन्तु उसमे जो भेद-भाव उत्पन्न होता 
है, उसका दर्पण होता है । दृष्टिको यदि एक चन्द्रमा दिखाई दे तो वह ठीक ही है । 
परन्तु एकके जो दो चन्द्रमा दिखाई देते हैं, वह तिमिर नामक नेत्र-रोगके कारण होते 
हैं और वह दूसरा चन्द्रमा कृत्रिम होता है। ठीक इसी प्रकार सब॒ जगह सव भक्त 
इस भक्तिके कारण मेरा ही ग्रहण करते है, परन्तु मुझसे वे छोग जो व्यर्थंके हश्यत्वक 
कल्पना करते है, वह केवल अज्ञानके कारण करते हैं। जब वह भज्ञान दूर हो जाता 
है, तब द्रष्टाका द्रष्टत्व उसी प्रकार मद्रप हो जाता है, जिस प्रकार बिम्बमे ही प्रति- 
बिम्ब समा जाता है। जिस समय सोनेसे खोट या मेल मिला रहता है, उस समय 
भी सोनेमे सोना-पन मौजूद रहता है। परन्तु जब उसमेका खोट या मेल जल अथवा 
निकल जाता है, तब जिस प्रकार केवल शुद्ध सोना बाकी बचा रह जाता है, उसी 
प्रकार द्रष्ठाके छिए केवल मैं ही मैं रह जाता हूँ । क्‍या पूणिमसे पहले चन्द्रमा अपने 
समस्त अगोोसे युक्त नही होता ? अवश्य होता है । परन्तु उसमे पूर्णता केवलछ पूर्णिमाके 
दिन ही भाती है। इसी प्रकार ज्ञान-मार्गसि भी केवछ “मैं” ही दिखाई देता हूँ, 
परन्तु केवल भिन्‍न-भिन्‍न दिशाओसे दिखाई देता हूँ। और इस प्रकार दिखाई पडते 
पर “मैं!” को “मैं? की ही प्राप्ति होती है और इसी लिए द्रष्टा का ब्रष्टत्व अर्यात्‌ 
द्रष्टापन बिलकुल नष्ट हो जाता है । हे अर्जुन, इसी लिए मैंने यह कहा है कि मेरी 
यह चौथी भक्ति दृश्य मार्गके उस पारकी है। 
भकक्‍त्या मामभिजानाति यावान्यश्वास्मि तत्वतः । 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विश्ते तदनन्तरम्‌ ॥५५७ 
“इस ज्ञान-भक्तिके द्वारा जो भक्त मेरे साथ मिलकर स्वाभाविक रूपसे समरस 
हो जाता है, उसके सम्बन्धमे तुम यह बात सुन ही चुके हो कि वह भक्त नही है, 
बल्कि स्वयं मैं ही हूँ । क्योकि हे अर्जुन, (साध्वे अध्यायमे) मैं यह बात हाथ उठाकर 
गम्भीर वाणीसे तुमको बतछा चुका हूँ कि ज्ञानी पुरुष मेरी आत्मा ही होता है ! हे 
अर्जुन, मैंने यही भक्ति कल्पके आरम्भमे भागवतके मिससे ब्रह्माकों सिखलाई थी। 
ज्ञानी लोग इसे “स्व-सविती” कहते है; शैव इसे “शक्ति” के नामसे पुकारते है, और 
मैं इसे “अपनी परम भक्ति” कहता हूँ । जिस समय कर्मयोगी मेरे साथ मिलकर एक 
हो जाते हैं, उस समय उन्हे इसका फल प्राप्त होता है और तब फिर सारा विश्व मेरे 
योगसे ओत-प्रोत हो जाता है। उस अवस्थामे विवेकके साथ साथ वैराग्य, मोक्षके 
साथ साथ बन्ध और निवृत्तिके साथ वृत्ति भी पूर्ण रूपसे नष्ट हो जाती है। सब कुछ 
इसी पार चला आता है और इसी लिए उस पार कुछ भी बाकी नही रह जाता । 
जिस प्रकार पृथ्वी, जल, तेज और वायु चारो भूतोकोी निगलकर केवरू आकाश ही 
बाकी बच रहता है, उसी प्रकार साध्य और साधनकी सीमाके उस पार जो निर्मल 
और निर्दोष तत्व मैं हूँ, उसी तत्वके साथ मिलकर और एक रूप होकर वह पुरुष 
आत्मानन्दका अनुभव करता है। जिस प्रकार गंगा समुद्रमे प्रवेश करके और उसके 


अठारहव( अध्याय ५१३ 


अकाशित करके मायाके फेरमें पडे हुए यात्री जीवोको जाग्रत करता है । दृश्य वस्तु 
रूपी जलूके सरोवरमे विश्व-रूपी कमलो पर अपना तेज फैलाकर वह ईश्वर रूपी सूर्य 
उस जीव रूपी प्रमरको, जिस की पाँचो ज्ञानेन्द्रियाँ और छठा मन मिलाकर कुल छः 
पैर हैं, वराबर चलता रहता है । परन्तु यह रूपक यथेष्ट हो चुका । वह हृदयस्थ 
ईश्वर अहंकारका आवरण ओढकर निरन्तर विहास करता रहता है। अपनी ही 
भायाके परदेकी आड़से वह समस्त सूत्रोका संचालन करता रहता है और बाहरी 
जगतकोी रंगभूमि पर चौरासी छाख चराचर योनियोके चित्र-विचित्र छाया-चित्र 
नचाता रहता है। वह ब्रह्मासे लेकर क्षुद्र कीडे मकोडो तक सप्रस्त भूतोको उनकी 
योग्यताके अनुसार देहांझतिमें सजाकर रखता है। जिसके सामने जो आकार वह 
सुघडपनसे सँवारकर रखता है, उस वेहमे वह जीव इसी भावनासे जकड जाता है कि 
यह देह ही मैं हूँ । जिस प्रकार एक सूत किसी दूसरे डंठलके साथ लिपटा हुआ रहता 
है अथव्रा किसी तृण आदिका डंठछ किसी दृप्तरे डंठलके साथ लिपटा हुआ रहता हैं 
अथवा छोटे बच्चे पानीमे पडनेवाला अपना प्रतिविम्ब देखकर उप्ते हाथोसे हिलोरते 
हैं, उसी प्रकार देहाकार रूपमे स्वयं अपनी ही दूसरी छाया देखकर जीव भी उसमें 
आत्म बुद्धिकी स्थापना कर छेता है--यह समझने लगता है कि यह देह ही मैं हूँ । 
इस प्रकार भूत मात्राको देह-रूपी यन्त्र पर बैठाकर यह हृदयस्थ ईइवर प्राचीन कर्मोकि 
सूत्र हिलाता रहता है। उनमेसे जो प्राचीन सूत्र भूतके साथ स्वतन्त्र रीतिसे बँधे होते 
हैं, वे भूत उस सूत्रसे प्राप्त होनेवाली गति ग्रहण करने लगते हैं। हे अर्जुन, जिस 
भ्रकार वायु तृणोके डंठठोको आकाशमे फरफराती रहती है, उसी ग्रकार ईव्वर भी 
भूत मात्रको स्वर्ग और संसारमे सदा समान रूपसे चलाता रहता है। जिस प्रकार 
चुम्बक पत्थरके आकर्षणसे लोहा चक्कर खाने रूग्ता है, उसी प्रकार ईश्वरको सत्ता 
भूत मात्र भी चलते फिरते रहते है । हे अर्जुन, जिस प्रकार केवल चन्द्रमाकी निकटता 
के ही कारण समुद्र आदि अपनी अपनी चेष्टा करते है; अर्थात्‌ समुद्रमे ज्वार-भाटा 
होता है, सोमकान्‍्त मणि द्रवित होने लगती है, कुमुद और चकोरकी उदासीनता दूर 
हो जाती है और वे उल्लसित्त होते है, उसी प्रकार एक मात्र ईश्वर ही मूल प्रकृति- 
के अनुरोधसे समस्त भूतोको भिन्न भिन्‍न रीतियोसे जँंचाता रहता है, और हे भर्जुन, 
वही ईइवर तुम्हारे हृदयमे भी निवास करता है। हे पाडू पुत्र, अर्जुनत्वको अपने अंग- 
में लूगने न देकर तुम्हारे मनमे जो यह भाव उठता है कि मैं हूँ, वही मैं-पन अर्थात्‌ 
अहंकार उस ईश्वरका सच्चा स्वरूप है । इसलिए इस बातमे कुछ भी सनन्‍्देह नही है 
वह ईइवर ही प्रकृतिकी सत्ता चलावेगा । और यदि तुम्हारे मनमे ऊछडनेका विचार न 
भी होगा, तो भी इस बातमे तिल्‍रू मात्र भी सनन्‍्देह नहीं कि वह प्रकृति ही तुम्हें 
युद्धमे प्रवृत्त करेगी । इसी लिए यह भी कहा जाता है कि ईश्वर सर्वाधिकारी है और 
वह प्रकृतिका नियन्त्रण करता है, और तब वह प्रकृति अपनी इन्द्रियोको चलाती 
है । इसलिए तुम इस बातका विचार प्रकृति पर ही छोड दो कि तुम्हें युद्ध करना 
चाहिए या नही। 
३३ 


५०४ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


साथ मिलकर प्रकाशित होती है, ठीक उसी प्रकार तुम यह बात अपने ध्यानमें रखो 
कि आत्मानन्दके उपभोगका भी स्वरूप होता है। जिस प्रकार दो दर्पण स्वच्छ करके 
एक दूसरेके सामने रखने पर उनके रूपोकी एक दूसरेमे सुन्दर एकता होती है, उसी 
प्रकार द्रष्टा भी मुझमे मिलकर और मेरे साथ सम-रस होकर आत्मानन्दका उपभोग 
करता है। जिम प्रकार सामनेका दर्पण टूर कर देने पर और उसमे दिखाई पड़ने- 
वाला मुखका आभास न रह जाने पर द्र॒ष्ठा केवल अपने आपमें सुखसे रहता है 
अथवा जिस प्रकार जागने पर स्वप्तका नाश होता है और तब उस जाग्रत अवस्थामें 
स्वयं अपना अकेलापन देखकर कोई पुरुष बिना किसी दूसरेक्की संगतिके अपने उस 
अकेलेपनका उपभोग करता है, उसी प्रकार वह भक्त आत्मानन्दका भी उपभोग 
करता है| कुछ छोग यह कहा करते है कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तुके साथ एक- 
रूप हो जाता है, तव उसके किये उस वस्तुका उपभोग हो ही नहीं सकता । ऐसे 
लोगोसे मैं यह पूछता हूँ कि शब्दसे ही शब्दका उच्चारण कैसे होता है ? क्‍या ऐसा 
कहनेवाले लोगोके देझमें सूर्यको दीपक जलाकर देखना पड़ता है अथवा आकाशके 
नीचे कोई चाँड़ छगानी पड़ती है ? अथवा क्‍या अन्चकार कभी सूर्यको आलिगन कर 
सकता है? जो आकाश ही नही है, तो फिर आकाशका ज्ञान कहाँसे होगा ? क्‍या 
घुँधचियोके गहने के सम्बन्धमे यह अभिमान किया जा सकता है कि यह जवाहरातका 
गहना है ? इसी प्रकार जो “मैं” हो ही नही सकता, उसकी दृष्टिमे “मैं” का अस्तित्व 
ही कहाँ है ? फिर इस सम्बन्धमें कुछ भी कहनेकी आवश्यकता नही रह जाती कि 
वह उसका उपभोग कर सकेगा या नही । इसी लिए मैं कहता हूँ कि वह कम-योगी 
“मैं” होकर ही “मैं” का उपभोग करता है और उसी प्रकार उपभोग करता है, 
जिस प्रकार तरुण पुरुष अपने तारुण्यका उपभोग करता है। जिस प्रकार तरंगे पूर्ण 
रूपसे जलका चुम्बन करती है अथवा प्रभा सुर्यके बिम्वमे सत जगह चमकती रहती 
है अथवा आकाश तत्व जिस प्रकार गगनमे सब जगह ओत-प्रोत भरा रहता है उसी 
प्रकार वह कर्मे-योगी भी मेरा स्वरूप देखकर बिना किसी प्रकारकी क्रियाका आचरण 
किये मेरा उपभोग करता रहता है। अलंकार जिप्त प्रकार स्वाभाविक रूपसे सोनेका 
उपभोग करता है अथवा सुगन्ध जिस प्रकार चन्दनमें बिना कुछ भी किये बनी रहती 
है अथवा चाँदनी जिस प्रकार बिना कोई क्रिया किये चन्द्र-बिम्बमें विछास करती है, 
उसी प्रकार अद्वैतमे यत्यपि क्रियाके लिए कोई स्थान नही होता, परन्तु फिर भी 
भक्तिके लिए उसमें जगह रहती है । परन्तु यह बात प्रत्यक्ष रूपसे अनुभव करनेसे 
ही समझमे आती है, केवल शब्दोसे इसका वर्णन नही किया जा सकता है। फिर इस 
प्रकारका केवलस्वरूप पुरुष जब अपने प्राचीन संस्कारोके कारण कुछ भी बोलता 
है, तव उसका वही बोलना मेरी भक्ति होता है; और तब तुरन्त ही मैं उसका 
उत्तर देता हूँ । और फिर वह बोलनेवाला भी मैं ही होता हूँ । जब बोलने वालेका 
केवरू अपने आपसे योग होता है, तब उससे कुछ भी बोला ही नहीं जा सकता। 
और इसीलिए उस अवस्थामें मेरा उत्तम भोजन केवछ मूक रहकर ही किया जाता 
है। इस लिए जब वह भक्त बोलने रूगता है, तब मानो मैं ही उसके 
हारा बोछता हूँ; और इसी किए मौन फलित होता है और उसी मौनसे 


ध्श्ड हिन्दी ज्ञानेदवरी 


तसेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत। 
यत्प्रसादात्परां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाइवतम्‌ ॥६श॥। 

“अहं-भावसते, वाचासे, मससे और शरीरसे उस ईदवरकी शरणमें जाओ, जिसकी 
सत्तामें रहकर वह प्रकृति सब काम करती है। जिस प्रकार गंगा जल महासागरमें 
प्रवेश करता है, उसी प्रकार तुम भी ईश्वरमें प्रवेश करो । फिर उस ईब्वरके क्ृपा- 
प्रसादसे तुम्हारा पूर्ण शान्ति-छपी तरुणीके साथ समागम होगा और तुम आत्मानन्दसे 
स्व-स्वरूपसे रमण करने लगोगे | स्वयं उत्पत्ति भी जिससे उत्पन्न होती है, विश्वामको 
भी जहाँ विश्राम मिलता है और अनुभवकों भी जहाँ अनुभव प्राप्त होता है, उस 
आत्म-रूपी पीठके तुम अक्षय राजा बनोगे । उस समय लक्ष्मीपति श्रीकृष्णने अर्जुन- 
से यही बात कही थी । 

इति ते ज्ञानमाण्यातं गुह्मादगुह्मतरं मया । 
विमृश्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥६३॥। 

“यह गीता समस्त साहित्यका मन्थत करके निकाला हुआ सुप्रसिद्ध सार है । 
जिससे आत्मा नामक रत्न हाथ आता है, वेदान्तमें जिसका वर्णन “ज्ञान” के प्रौढ़ 
नामसे हुआ है और इसी लिए जिसकी ख्याति सारे संसारमे फैली हुई है, जिसके 
प्रकाशसे बुद्धि आदि शक्तियोमे देखने और समझने आदिकी योग्यता आती है और 
जिसके द्वारा मैं स्वद्रष्टा भी दिखाई देता हूँ, वही यह आत्म-ज्ञान है। मै तो अव्यक्त 
हूँ ही और मुझ अव्यक्तका भी यह नितान्त गुप्त रखा हुआ धन है। लेकिन तुमसे मैं 
अपना यह धन भला किस प्रकार छिपाकर रख सकता हूँ ! इसी लिए, हे अर्जुन, दया 
और प्रेमसे बिलकुल भर जानेके कारण मैंने अपना यह गुप्त भांडार तुम्हारे सामने 
खोलकर रख दिया है। प्रेमके आवेशमे भरी हुई माता जिस तरह अपने बच्चेके साथ 
खुले मनसे बाते करती है, उसी तरह हमारी यह प्रीति भी क्या हमे उसी प्रकारकी 
बातोमें प्रवृत्त नही करेगी ? जिस प्रकार आकाश भी गला डाछा जाय अथवा 
अमृतकी भी छाल उतार ली जाय अथवा दिव्यको भी और दिव्य बनाया जाय 
अथवा जिसके अंगके प्रकाशसे पावालके अणु और रेणु भी प्रकाशित होते है, उस 
सूर्यके भी नेत्रोमे दिव्य अंजन लगाया जाय, उसी प्रकार इस अवसर पर हे अर्जुन, 
मुझ्न सर्वज्ञने भी सब दृष्टियोसे विचार करके तुम्हे वही बात बतलाई है जो निम्चय- 
पूर्वक ठीक है । अब तुम इन सब बातो पर उचित विचार करके वही काम करो, 
जो तुम्हे विलकुछ ठीक जान पड़े ।? भगवानकी ये बातें सुनकर अर्जुन स्तव्ध हो 
गया । उस समय भगवाचुनें कहा--- हे अर्जुन, तुम सचमुच बहुत ग्रम्भीर हो । यदि 
भूखा मनुष्य परोसनेवाले से कुछ संकोचपूरवेक कहे कि बस भइया, अब मेरा पेट भर 
गया, तो स्वयं उप्ते ही भूखे रहना पडेगा। गौर साथ ही उसे झूठ बोलनेका भी 
दोप लगता है । ठीक इसी प्रकार सर्वेज्ञ सदगुरुक मिलने पर अपनी लरज्जाशीलरूताके 
कारण उनसे आत्म-निर्णयके सम्बन्धमे प्रशव न करना मानो स्वयं अपने आपको ही 
धोखा देना है । और अपन्ती इस भूलके कारण उसे बात्म-वंचनाका भी पाप लगता 
है। परन्तु तुम्हारी इस स्तब्धताके कारण तुम्हारे मनका भाव मुझे यह जान 
पड़ता है कि एक वार फिर इस ज्ञानकी चर्चा हो।” इस पर अर्जुनने उत्तर 


अठारहवाँ अध्याय ५०५ 


चह वास्तवमें मेरी स्तुति करता है। इसी प्रकार, हे अर्जुन, अपनी बुद्धि अथवा दृष्टिसे 
वह जो कुछ देखता है, उस देखनेमे हृश्य वस्तु तो एक ओर हट जाती है और वह 
देखना उसे स्वयं उसीका स्वरूप दिखलाता है। जिस प्रकार दर्पणमें देखने वालेको 
स्वयं अपना वही स्त्ररूप दिखाई देता है, जो उस दर्पणमे देखनेमे पहले होता है, 
उसी प्रकार उस भक्तका देखना भी उसे स्वयं उसीके दर्शन कराता है । इस प्रकार 
जब हृश्य उड़ जाता है और द्रष्टाक्रों द्रष्टाके रूममे ही उसका अनुभव होता है, तब 
उस द्रष्टाके सिवा और कुछ भी बाकी नहीं रह जाता ओर इसी लिए उसके द्रष्टत्वका 
भी लोप हो जाता है। जब स्वप्नमें दिखाई पडनेवाले वल्कभको आलिगन करनेके 
लिए कोई स्री आगे बढती है, पर तुरन्त ही जाग उठती है, तत्र उसे पता चलता है 
कि न तो वह मेरा वललभ ही था और न में उसकी ज्न्री हूँ और इसी लिए वह शांत 
हो जाती है । अथवा दो लकडियोको परस्पर रगडनेसे उनके मध्यमें अग्नि उत्पन्न 
होती है और तब उन दोनो छऋडियोंका अस्तित्व नही रह जाता और दोनो मिछूकर 
एक अग्निके ही रूपमें दिखाई देती हैं । अथवा जलूमे सूर्येका जो प्रतिबिम्ब पडता है, 
उसे पकडनेके लिए यदि स्त्रयं सूप ही आगे बढे तो उसका वह प्रतिबिम्ब वहाँ नहीं 
रह जाता और ऊपरसे स्वयं उसके बिम्बत्वका भी लोप हो जाता है । इसी प्रकार जब 
भक्त मद्रय होकर हृदयको भी अपने आपमे लीन कर लेता है, तब उसके वास्तविक 
दृष्त्वके साथ ही साथ हृश्यका भी लोप हो जाता है। सुर्य जब अन्धकारको प्रका- 
शित करता है, तब जिस प्रकार प्रकाशित करनेके लिए अन्धकार बाकी ही नही रह 
जाता, उसी प्रकार जब एक बार द्रष्टाको मेरा स्वरूप प्राप्त हो जाता है, तब हृश्यमें 
हृश्यत्व भी बाकी नही रह जाता । फिर ऐसी अवस्थामे उसी स्थितिको वास्तविक 
दर्शन कह सकते है जिसमे हृदय दिखाई भी देता है और नही भी दिखाई देता । दे 
किरीटी, फिर चाहे जिस वस्तुसे उसका सामना हो जाय और चाहे जो वस्तु उसे 
दिज्ञाई दे, हर समय उस्ते वही दर्शन होते रहते है और तब वह उस दृष्टिका उपभोग 
करता है, जो द्रष्टा और दृश्य दोनोसे परे रहती है। और जिम प्रकार आकाश सदा 
आकाशसे ही ठसाठस भरा रहनेके कारण कभी हिलता-डुलुता नही, उसी प्रकार स्त्रयं 
आत्म-स्वरूपमे प्रवेश करनेके कारण वह भी कभी अपने स्थानसे विचलित नही होता । 
कल्पान्तमे सब जगह पानी ही पानी हो जाता है और सारा जल एक जगह जमा हुआ 
सा रहता है और इसी लिए उसमे प्रवाह हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार जब्र 
भात्मामे ही आत्मा भर जाती है, तब उसमें स्तब्धता आ जाती है। पैर स्वयं ही 
जितनी दूर आगे जाता है, उससे और आगे वह जा ही कैसे सकता है ? आग स्वयं 
अपने आपको कैसे जला सकती है ? पानी स्वयं अपने ही स्तानके लिए कैसे उपयोगी 
हो सकता है ? इसीलिए वह भक्त भी जब पूर्ण रूपसे मद्रप हो जाता है, तब उसका 
आना-जाना आदि सब व्यवहार बन्द हो जाते है, और व्यापारोका यह बन्द होना ही 
मानो मेरी अद्वैतताकी यात्रा है। पानी पर तरगे चाहे कितनी ही द्वर क्यों न बढ़ 
जाये, तो भी यह नही माना जा सकता कि उसने ज़मीन परकी मंजिल पूरी की है । 
उसमे पुराना स्थान छोड़नेवाला भी जल ही होता हैँ और नया स्थान ग्रहण करने- 


अठारहवाँ अध्याय ५१५, 


दिया--“हे उदार भगवानु, यदि मैं यह कहूँ कि आपने मेरे मनकी बात .बिलकुल 
ठीक समझ ली है, तो यह भी कुछ ठीक नही जँचता । क्योंकि भला ऐसा ज्ञाता भी 
कही मिल सकता है जिसकी आपके साथ तुलना की जा सके ? और स्वभावत: केवल 
आप ही उसके ज्ञाता हैं। फिर यदि सू्यका वर्णन यह कहकर किया जाय कि वह 
सूर्य है, तो इससे कौन-सा विशेष अभिश्राय निकल सकता है ?” इस पर श्रीकृष्णने 
कहा-- है अर्जुन, तुमने जो मेरा यह स्तुतिपूर्ण वर्णन किया है, उसे क्या तुम कम 
और सामान्य समझते हो ? 

सर्वगुह्मतम भूयः श्ुणु से परम वचः। 

इष्टोईसि से दृढ्मिति व्ततो वक्ष्यासि ते हितम्‌ ॥॥६४॥ 

“अब तुम अच्छी तरह ध्यान देकर मेरे निर्दोष शब्द फिर एक बार सुनो। कोई 
ऐसी बात नही है जो कहने छायक होनेके कारण ही मैं कह रहा हूँ और जो सुनने 
लायक होनेके कारण ही तुम्हे सुननी चाहिए। बल्कि इस भाषणके सम्बन्धमे तुम 
यही समझ लो कि तुम्हारा भाग्य ही उदय हुआ है। हे अर्जुन, कछवीकी केवल दृष्टिसे 
ही उसके बच्चोको पोषक दूध मिलता है और चातकके घरमे स्वयं आकाश ही पन- 
भरेका काम करता है। इसलिए जहाँ जो व्यवहार नही हो सकता, वहाँ भी उस 
व्यवहारका फल भोगनेको मिलता है। यदि दैव पूर्ण रूपसे अनुकूल हो तो कौन-सा 
लाभ कहाँ नही प्राप्त हो सकता ? यदि सामान्यतः देखा जाय तो यह रहस्प-ज्ञान 
ऐसा है कि दवैतका झगड़ा छोडकर भद्वेत अर्थात्‌ एक तत्वके घरमे ही यह भोगनेको 
मिल सकता है और हे सखे अर्जुन, जिस प्रेममे कोई औपचारिक ( दिखावटी या 
ऊपरी ) बात नही होती, उस प्रेमका जो विषय होता है, उसके सम्बन्धमे यह बात 
जान रखनी चाहिये कि वह स्वयं अपने सिवा और कुछ भी नही होता । हे भर्जुन, 
जिस दर्षणमें हमे अपना सुँह देखना होता है, वह दर्पण हम स्वयं ही स्वच्छ करते हैं; 
परन्तु यह स्वच्छता हम उस दर्पणके लिए नही करते, बल्कि स्वयं अपने ही लिए 
करते हैं, इसी प्रकार, हे अर्जून, तुम्हे निमित्त मात्र बनाकर मैं ये सब बाते स्वयं 
अपने ही लिए कह रहा हूँ; क्योकि तुम्ही बताओ कि क्‍या मुझमे और तुममे किसी 
प्रकारका भेद-भाव है ? और इसी लिए मैं अपने मनका भीतरी रहस्य तुमको बतला 
रहा हूँ, क्योकि तुम भी मेरे अन्तरंगमे रहनेवाले हो; और एकनिष्ट भक्तोके छिए 
मैं पागल रहता हूँ। है अर्जुन, जरूको अपना सर्वेस्व अर्पण करनेके समय नमक इतना 
भूल जाता हैं कि सर्वायमे जल-रूप होनेमें वह नामकों भी संकोच नही करता । 


ठीक इसी प्रकार जब तुम मुझमे किसी तरहका भेद-भाव रखना नही जानते, तब 
मैं तुमसे कोई बात कैसे छिपाकर रख सकता हूँ ? इसी लिए जिस रहस्पके सामने 


ससारके बाकी सब रहस्य बिलकुल स्पष्ट और खुले हुए पिद्ध होते हैं, वह अपना परम 
रहस्व-वचन तुम्हे बतलछा रहा हैँ । सुनो । 
सन्‍्मना भव मद्भुक्तो सद्याजी मां नमस्कुरु। 
सामेवेष्यसि सत्यं ते अतिजाने प्रियोषइसि से ॥६५॥ 
, “आई वीर अर्जुन, तुम मुझ सर्वेव्यापकको अपने आन्तरिक बौर वाह्य सभी 


५०६ हिन्दं ज्ञानेइवरी 


वाला भी जल ही होता है; जो गति देता है, वह भी जल ही होता है और जिसे 
गति प्राप्त होती है, वह भी जल ही होता है। तात्पयं यह कि जो बुछ होता है, वह 
सब जल ही जल होता है। हे भर्जन, जलूकी चाहे कितनी ही अधिक वाढ़ क्यो न 
जावे, परन्तु फिर भी उसका जलूत्व सदा अवाधित ही रहता है और इसी लिए 
तरंगोकी एकता भी कभी नष्ट नही होती । इसी प्रकार मैं-पनका चाहे क्तिना ही अधिक 
विस्तार क्यो न हो, परन्तु फिर भी वह सव मुझमे ही समाता चलता है और इसी 
यातायातके कारण वह मेरा ही यात्री ठहरता है। और यदि शरीरके स्वभाव धर्मके 
कारण वह कोई कम करने लगे, तो उस कमेके निमित्तसे भी मैं ही उसे प्राप्त करता 
हैँ । ऐसी स्थितिमें, हे अर्जुन, कर्म और कर्त्ता दोनोके नामोका ही लोप हो जाता है 
और मुझे आत्म-स्वरूपमे देखकर वह रवयं ही “मैं” हो जाता है। यदि दर्पण ही 
दर्पणको देखे तो वह कोई देखना नही कहलाता । सोने पर सोनेका ही मुलम्मा कभी 
नही चढ़ सकता । अथवा दीपकसे कभी दीपकको प्रकाश नहीं दिखलाता जा सकता । 
इसी प्रकार “मैं” जो कर्म हूँ वही कर्म यदि “मैं? करे, तो उस अवस्थामे वह किसी 
प्रकार कर्म हो ही नही सकता । जिस अवस्थामे कर्म तो किये जाते हो, परन्तु यह न 
कहा जा सकता हो कि वह कर्म करता है, तव उसका कर्म करना न करनेके ही वरा- 
बर होता है । समस्त कर्मोके मद्रुप हो जानेके कारण उसका फल “कुछ न करना” ही 
होता है । और इसीको मेरी सच्ची भक्ति कहते हैं। इसलिए, हे अर्जुन, कर्म करनेके 
सार्गसे भी कमं न करना ही घटित होता है और इसी महापूजासे वह मेरी बर्चा 
करता है । तात्पय॑ यह कि वह जो कुछ बोलता हैं, वही मेरा स्वोत होता है; वह जो 
कुछ देखता है, वही मेरा दर्शन होता है और वह जो कुछ चलता है, वह मेरी 
अद्दैतताका ही गमन होता है । वह जो कुछ करेगा, वह सब मेरी ही पूजा होगी; वह 
अपने मनमे जिस बातका विचार करेगा; वह मेरा ही जप होगा; और हे अर्जुन, 
उसका स्वस्थ रहना ही मेरी समाधि है। जिस प्रकार कंकणको निरन्तर सोनेकी ही 
संगतिमें रहना पडता है, उसी प्रकार वह भक्ति-योगसे निरन्तर अद्वेत रूपमे मेरे साथ 
और मुझमें रहता है । पानीमे रूहरे, कपूरमे सुगन्ध और रत्नोमे तेज विना किसी 
द्वैत भावके ही रहता है | तनन्‍्तुओके साथ पट भौर मिट्टीके साथ घट सदा एकमे मिला 
रहता है। ठीक इसी प्रकार वह भक्त भी मेरे साथ सम रस होकर रहता है। मेरी: 
इस अनन्य भक्तिके कारण वह हृश्य पदार्थ मात्रामे आत्मभावसे मुझ द्रशको हो देखता 
है। जाग्रति, स्वप्त और सुपुच्ति तीनो अवस्थाओके कारण उपाधि अर्थात क्षेत्र और 
उपाधियुक्त अर्थात क्षेत्रञके कारण भाव अथवा अभाव रूपसे जो यह विश्व दृष्य होता 
है, उसके सम्बन्धमें, हे सुविज्ञ अर्जुन, उसे यही दिखाई देता है कि गह सारा विश्व मैं 
ही द्रष्टा हें और इसी प्रकारके बोधके क्षेत्रमे वह आत्मानुभवका पुतला नाचने लगता 
है । जब यह पता रूग जाता है कि यह डोरी है, तब यह निश्चय हो जाता है कि 
उसके सम्बन्धमे होनेवाला सर्पका आभास, भी डोरी ही है। जब अलंकार गलाया 
जाता है, तव यह निरचय हो जाता है कि उसमे नामको भी कोई ऐसी अलंकारता 
नही थी जो सॉनेसे अलग हो । मनुष्य जब यह जान लेता है कि तरंग वास्तवमे 


5. ७०६६५. 


२86४ 


५१६ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


प्रकारके व्यवहारोंका विषय करौ । जिस प्रकार आकाशके सभी अंगोमें वायु मिली 
हुईं रहती है, उसी प्रकार तुम मुझमें मिलकर रहो । सारांश यह कि तुम अपने मन- 
को एक मात्र मेरा ही मन्दिर बनाओ और मेरे ही श्रवणसे अपने कान अच्छी तरह 
भरो । ये सन्‍्त-जन जो आत्म-ज्ञानसे निर्मल हो चुके हैं, मेरी ही छोटी छोटी प्रतिमाएँ 
हैं; इसलिए जिस प्रकार कामुक स्त्री अपने पत्तिकी ओर प्रेमपूर्वक देखती है, उसी 
प्रकार तुम्हारी दृष्टि भी इन सन्‍्तोकी ओर प्रेमपूर्वक देखें । मैं वस्तु मात्रका निवास- 
स्थान हैँ, इसलिए मेरे नि्मंछ नामकी रट तुस अपनी जिह्ठाके साथ रंगराकर उसे 
जीवित रखो । तुम ऐसी व्यवस्था करो जिसमे तुम्हारे हाथोके सब काम और पै रोका 
चलना-फिरना सब कुछ मेरे ही लिए हो। हे भर्जन, अपने अथवा पराये छोगोके साथ 
तुम जो उपकार करोगे, उसी यज्ञसे तुम मेरे सच्चे याजक हो सकोगरे । परन्तु इस 
तरहकी एक एक बात मैं तुमको कहाँ तक वतछाऊँ ! भाई, तुम स्वयं अपने आपकें' 
सेवक-भावकी स्थापना करो और बाकी सब लोगोको मद्गूप मानकर उन्हे सेव्य समझो। 
इससे भूत-मात्रकी ओरसे तुम्हारे मनका द्वेप दूर हो जायगा और तुम इसी ज्ञान- 
भावनासे नम्नता ग्रहण कर सकोंगे कि सब जगह मैं ही मैं हें; और इससे तुम्हें मेरा 
पूरा और पक्का आश्रय प्राप्त होगा । फिर इस भीइड-भडसे भरे हुए संसारसे किसी 
तीसरेका नाम ही न रह जायगा। और हम-तुम सचमुच एकान्तमे मिल सकेंगे । फिर 
चाहे कैसी ही अवस्था क्यों न उत्तन्न हो, तो भी तुम्हारा और मेरा पारस्परिक 
सहवास उपभोग करनेके लिए ही बच जायगां और हम लछोगोका सुख आपसे आप 
बढ़ने लगेगा । और हे अर्जुन, जिस अवस्थामे तीसरेपनका झगडा नही रह जाता, 
उसी अवस्थामे तुम अन्तसे मद्गरप होकर मिल जाओगे । जब जलरूका नाश हो जाता 
है, तब जलमे पडनेवाले प्रतिविम्बको अपने बिम्त्रके साथ मिदकर एक होनेसे भर 
कौन रोक सकता है ? यदि वायु आकाशके साथ अथवा तरंग्र समुद्रके साथ मिलकर 
एक होने लगे तो उनमें कौन बाधक हो सकता है ? तुम और हम जो अरहूग अरूग 
दिखाई देते हैं, वह इसी देह-धर्मके कारण दिखाई देते हैं। परन्तु जब यह देह ही 
न रह जायगा. तत्र यह बात निश्चित है कि तूम भी “ मैं” ही हो जाओगे । मेरे इस 
वचनके सम्बन्धमे तुम अपने मनमे तनिक भी शंका मत उत्पन्न होने दो । यदि इस 
विषयमे त्‌म कुछ भी उपेक्षा करो तो तुम्हें अपनी कक्षम है। तुम्हे स्वयं तुम्हारी 
ही शपथ देता मानो आत्म-स्वरूपकी ही शपथ देना है। परन्तु इसमे आइचयँकी कोई 
बात नही है, क्योकि प्रीतिका लक्षण ही यही है कि वह लज्जाका कभी स्मरण ही 
नही होने देती । और नही तो जो ज्ञानका विषय है, जो प्रपंचसे अलिप्त है, जिसके 
कारण इस विश्वका वास्तवमे भास होता है, जिसकी आज्ञाका प्रताप स्वयं कालूको 
भी हरा देता है, वह मैं देव यदि सत्य संकल्प हूँ और यदि मैं जगतके कल्याणके लिए 
सदा सचेष्ट रहता हूँ, तो फिर मैं शपथ देनेका निरर्थक प्रयत्त ही क्‍यों करूँ ? 
परन्तु है अर्जुन, तुम्हारे प्रेमके कारण मैं इतना पागल हो गया हूँ कि अपने 
देवस्ववाछे भूषण भी मैंने उसी पागरूपनमे फेक दिये हैं । हे अर्जुन, इसी छिए 


च्क 


मैं त्तो मानो आधा हो गया हू और तुम मद्गूप होनेके कारण पूरे या संपूर्ण बन गये 


अठाहवाँ अध्याय ५०७ 


जलके सिवा और कुछ भी नही है, तब उस तरंगके आकारको कभी वास्तविक नही 
समझता । जागने पर स्वप्नके विकारोका हिसाब लरूगानेवाला अपने आपको छोडकर 
और कुछ भी नही देख सकता । इसी प्रकार वह पुरुष भी भाव-रूपसे अथवा अभाव- 
रूपसे शेयके रूपभ्े जान पडनेवाले समस्त पदार्थोके सम्बन्धमे यही समझता है कि सव 
कुछ मैं ज्ञाता ही हूँ; और यही अनुभव करके वह उन सबका उपभोग करता है। वह 
जानता है कि मै अजन्मा, अमर, अक्षय, अक्षर, अपूर्व और अपार आनन्द हूँ। में 
अचल और अच्युत, अनन्त और भद्वय, आद्य और निराकार तथा साकार मी हूँ। 
मैं सत्ताके सामने दबनेवाला या ईइ्य भी हूँ और सत्ताका संचालन करनेवाला अर्थात्‌ 
ईइवर भी हूँ । अनादि, अविनाशी, निर्भय, आधार और आधार पर ठहरनेवाली 
आधेय वस्तु भी मै ही हूँ । मै सत्ताधारी, नित्य, सिद्ध, स्वयंभू, निरन्तर सर्व रूप, 
सर्वान्तर्यामी और सबसे परेका हूँ मैं तया भी हूँ और पुराना भी; शून्य भी हूँ और 
सम्पूर्ण भी । बडा अथवा छोटा, जो कुछ है, वह सब मे ही हूँ। मैं क्म-हीन, द्वैत-हीन 
संग-हीन और शोक-हीन हूँ । व्याप्त होनेवाछा और व्याप्त करनेवाला पुरुषोत्तम भी 
मै ही हूँ। मुझमे शब्द, कान, रूप अथवा गोत्र आदि कुछ भी नही है। में सर्वत्र 
समान और स्वयं-सिद्ध हूँ । में परन्रह्म हूँ । इस प्रकारके अपनेपनके एकत्वके द्वारा वह 
मुझे इस अद्य भक्तिकी सहायतासे सचमुच जानता है; और साथ ही वह यह भी 
जानता है कि इस आत्मबोधका भनुभव जो ज्ञान है, वह भी मैं ही हूँ / जिस प्रकार 
जाग्ने पर स्वप्तमेका आभास नही रह जांता और केवल वह पुरुष ही, जो स्वप्न 
देखता है, रह जाता है और इस बातका पता जिस प्रकार स्वयं उसे ही होता है 
अथवा जिस प्रकार सूर्य जत्र प्रकट होता है, तब वही प्रकट करनेवाला भी होता है 
और यह बात भी वही प्रकट करता है कि प्रकट होनेवाला और भ्रकट करनेवाला 
दोनो अभिन्न हैं, उसी प्रकार ज्ञान-विषयका छोप हो जानेके कारण केवल ज्ञाता ही 
बाकी रह जाता है; और यह बात जिसकी समझसे आती है, वह भी वह स्वयं ही 
होता है। हे अर्जुन, अपनी उस अद्देतताको जाननेकी जो ज्ञानशक्ति है, उसके सम्बन्धमे 
भी उसकी समझमे यह बात भा जाती है कि वह शक्ति भी सर्व-समर्थ में ही हूँ । इसके 
उपरान्त वह यह भी समझ्न लेता है कि द्वैत और अद्वेत दोनोसे परे रहनेवाली जो 
एकमेवा द्वितीय आत्मा है, वह भी में ही हूँ शौर इस विषयमे कुछ भी सन्वेह नही है, 
और जब उसे इस ज्ञानका प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तब जिस प्रकार उस अवस्थामे, 
जब कि जाग उठने पर अपने अकेलेपनका जो भान होता है, उसके भी नष्ट हो जाने 
पर यह नही कहा जा सकता कि उसका स्वरूप कैसा होगा, अथवा आँखोसे देखते ही 
जिस प्रकार स्वर्णमे सोनेपनके साथ साथ अलछूकारका भी छलोप हो जाता है अथवा 
नमकके जरू-स्वरूप हो जाने पर उस नमककी नमकीनी उस पानीमे बनी रहती है, 
परन्तु उस नमकीनीके भी न रह जाने पर जिस प्रकार नमकका अस्तित्व ही विलकुल 
मिट जाता है, उसी प्रकार जब यह भान भी कि--'मै वही परत्रह्म हैँ! 
स्वानन्दके अनुभवके शान्त रसमे विलीन हो जाता है, तब वह मुझमे प्रवेश करता है 


अठारहवाँ अध्याय ५१७ 


हो । हे अर्जुन, जिस प्रकार अपना कार्य सिद्ध करनेके लिए राजाको स्वयं अपनी ही 
डआपथ करनी पडती है, ठीक उसी प्रकारकी बात यहाँ भी है ।” यह सुनकर अर्जुनने 
कहा--है भगवनु, आप इस प्रक्रारकी विलक्षण बातें न कहे; क्योकि मेरे समस्त कार्य 
केवल आपके नामके स्मरणसे ही चल रहे है। तित्त पर आप इस समय मुझे उपदेश 
देनेके लिए बैठे हैं। अब यदि आप ही शपथपूर्वक' वचन देने लगे तो फिर में यह 
जानना चाहता हूँ कि क्या आपकी इस विनोदपूर्ण छीछा की कोई मर्यादा भी है ? 
सूर्यके प्रकाशका एक अल्प अश भी कमलोको खिला देता है, परन्तु इसी निमित्तसे वह 
पूरेका पूरा प्रकट होता है। मेव इतता जल बरसाता है कि उससे प्रथ्वीका दाह भी 
जान्त हो जाग और सारा समुद्र भी भर जाय । ऐसी अवस्थामे जब वह चातककी 
तृषा शान्‍्त करता है, तब क्या चातक उसका केवरू निमित्त नहीं है? इसलिए है 
करुणा-निधि और दाताओमे श्रेष्ठ भगवन्‌, कया इस अवसर पर यह नही कहना पडता 
कि आपकी इस उदारताका में भी निमित्त मात्र ही हूं ?” इतने में श्रीक्ृषष्णदेवने 
कहा--ब्त बहुत हो चुका । इस विषश्रका यह प्रसंग ही नही है । मैने अभी तुम्हे जो 
साधन बतलाये हैं, उन साधनोसे तुम निस्पन्देह मेरा स्वरूप प्राप्त करोगे । नमकका 
डल्ा जिस समय समुद्र मे पडता है, उसी समय वह गल जाता है। अथवा उसके न 
गलनेके लिए कोई कारण होता है ? इसी प्रकार जत्र वस्तु मात्रमे रहनेवाले मेरे 
स्वरूपकी भक्ति उत्पन्न हो जायगी, ततब्र सभी विषयोमे तुम्हारे मनमे आत्म-वबुद्धि 
उत्यन्न हो जायगी, तुम्हारा देहाभिमान बिलकुल नष्ट हो जायगा और तुम भी “में” 
ही बन जाओगे । इस प्रकार मैने तुम्हे यह बनलछा दिया है कि कर्मसे सीधी तरहसे 
वढते-बढते साधनोकी मंजिल मेरी प्राप्ति तक कैसे आकर पहुँचती है। है अर्जुन, इस 
वराबर आगे बढनेवाली ग़तिका क्रम ऐसा है कि यदि सब कर्म मुझे अवित कर दिये 
जायें तो मेरी भावनासे चित्त शान्त और प्रसन्न हो जाता है, फिर उस प्रसन्नतामे 
मेरा ज्ञान प्राप्त होता है और उस ज्ञानके द्वारा मनुष्य मेरे स्वरूपके साथ मिलकर 
एक-रूप हो सकता है। हे अर्जुन, उस अवस्यामे साध्य अयवा साधन कुछ भी बाकी 


नही रह जाता । बल्कि यो कहना चाहिए कि उच्च अवस्थामे कुछ भी काम करनेके 
लिए वाकी नही रह जाता | तुम अपने समस्त कमे निरन्तर मुझे अपित करते रहे हो 
और इसी लिए आज तुम्हे मेरी प्रसन्नता प्राप्त हुई है। इसी लिए इस प्रसन्नताक्ी 
सामरथ्य्॑ते युद्ध करनेका प्रतिवन्ध नष्ट हो जायगा । मैं एक वार तुम पर मुग्ध हुआ हू 
ओर इसलिये अब में कभी ऐसी अवस्था नही आने दूँगा जिसमे तुम्हें ग्रिडगिडाना 
पडे । जिसके योगसे इस सारे प्रपचक्े साथ साथ अज्ञानका भो नाश होता है और सब 


जगह केवल मै ही में दिखाई देने लगता हु, उसी ज्ञानका हृष्ठान्त आदिकी सहायतासे 
स्पष्ट किया हुआ रूप यह गीता है। मैने तुम्हे अनेक प्रकारसे आत्म-ज्ञानका उपदेन 


किया है, और धर्मा-धर्मंकी ध्रान्ति उत्पन्न करनेवाले जो अज्ञान है, उन सबको तुम 
इस ज्ञानकी सहायतासे हटाकर दूर फेक दो । 


सर्वधर्मान्परित्यज्य मासमेक॑ शरणं ब्रजः। 
अहं त्वा सवंपापेभ्यों सोक्षयिष्पासी सा शुचः ॥६६॥ 


५०८ हिन्दी ज्ञानेदवरी 


उस अवस्थामें “वह” का भी कहीं नाम नही रह जाता और “मै” के लिए भी कोई 
ठिकाना नही रह जाता । इस प्रकार उसकी “मै” और “वह” वाढी भावना नष्ट 
हो जाती है और मेरे स्वरूपमे मिल जाता है । जिस समय कपूर जरूने लूगता है, उस 
समय तो उसे अग्नि कहना उपयुक्त होता है; परन्तु जब कपू रकां भी छोप हो जाता 
है और अग्तिका भी लोप हो जाता है, तब जिस प्रकार केवल आकाश तत्व ही बाकी 
रह जाता है अथवा जिस प्रकार एकमेंसे एक घटाने पर केवल शून्य बाकी रह जाता 
है, उसी प्रकार “है!” और “नही है” अथवा भाव और अभाव दोनोंको अरूग कर 
देने पर जो कुछ बचा रहता है, वही में हूँ । उस अवस्थामें “ब्रह्म”, “आत्मा” और 
“ईश्वर” आदि शब्दोंमे भी उस स्वानन्दर्मं विध्न पड़ता है और “न” बर्थाव “कुछ 


नही कहनेकी भी वहाँ जगह बाकी नहीं रह जाती । उस समय बिना कुछ भी बोले 
ओऔर बिना मुंहसे कोई शब्द निकाले ही, खूब जी भरकर “न” कहा जाता है और 
आन तथा अज्ञानकी कोई जानकारी न होने पर भी वह बिलकुल ठीक तरहसे जाना 
जाता है। वहाँ बोधसे ही बोधको समझाया जाता है, आनन्दसे ही आनन्दका आलि- 


गन किया जाता है और केवल सुखसे ही सुखका भोग किया जाता है। उस अवस्थामें 
राभको ही लाभ होता है, प्रभामें ही प्रभा लगती है और विस्मय मानो विस्मयमें ही 


डूब जाता है। उस अवस्थामे शमको भी शान्ति प्राप्त होती है, विश्वामकों भी 
“विश्वान्ति मिलती है और अनुभव पर अनुभवका पागरूपन सवार हो जाता है । 
तात्पर्य यह कि कर्मे-योगकी सुन्दर बेल रूगरानेका उस पुरुषको यही आत्म-स्वरुपवाब्य 
निर्दोष फल प्राप्त होता है । ओर हे अर्जुन, इस कर्म योगके सम्राट्के मुकुट पर चैतन्य 
रूपी रत्न मै ही होता हूँ और इसके बदलेमे वह मेरा मुकुट्मणि होता है । अथवा 
इस कर्मपोग रूपी मन्दिरका मानों मोक्ष ही कलस है और उस कछसके ऊपर रहने- 
वाला आकाशका विस्तार वह कर्म-योगी होता है। अथवा यह समझना चाहिए कि 
संसार-रूपी वनमें कर्म-योग ही एक अच्छी सडक है और वह सड़क सीधी मेरे ऐक्य- 
रूपी ग्राम तक आ पहुँचती है। अथवा यह समझना चाहिए कि ज्ञान-भक्तिके जलके 
-साथ कमें-योगके प्रवाह-मार्गसे वह बड़े वेगसे चलकर “मैं” नामक आत्मानंद रूपी 
-सागरमें आ मिलता है। हे सुविज्ञ अर्जुन, इस कर्म-योगका माहात्म्य इतना अधिक है 
और इसी लिए मै तुम्हे बार बार इसका उपदेश करता हूँ। यह “सै” कोई ऐसी 
वस्तु नही है, जिसे उचित स्थल, काछ अथवा पदार्थका साधन करनके प्राप्त किया जा 
सके, वल्कि यह “मै” एक ऐसी वस्तु है जो आपसे आप पूर्ण रूपसे सबमे वत्तंमान 
रहती है; और इसी वास्ते मुझे प्राप्त करनेके लिए किसी प्रकारका कष्ट नही सहना 
पडता । इस कर्म-योगके द्वारा ही में वास्तवमे हाथमे आ जाता हूँ। यह व्यवहार 
-सभी जगह प्रचलित है कि एक शिष्य होता है और दूसरा गुरु होता है। परन्तु 
यह व्यवहार केवल मेरी प्राप्तिैका मार्ग जानने भरकों ही हैं। हे अर्जुन, प्ृृथ्वीके 
गअर्भमे सम्पत्ति, काप्ठक्के गर्भमें अग्नि और स्तनमें दुध सदा स्वभावतः रहता ही है । 
"परन्तु जो पुरुष इन पदार्थोको प्राप्त करनेके उपाय करता है, वही इन्हे प्राप्त 
कर सकता है। ठीक इसी प्रकार मैं भो वास्तवमें स्वत्त:-सिद्ध ही हूँ, परन्तु 
उपायोसे साध्य होता हूँ 7” इस अवध्षर पर कोई प्रइव कर सकता है कि इतने 


५१८ हिन्दी ज्ञानेद्वरी 
“जिस प्रकार आशा दुःखोंको जन्म देती है अथवा निन्‍्दासे पातक उत्पन्न होते हैं 
अथवा दुर्देव जिस प्रकार दीनताका कारण होता है, उसी प्रकार भज्ञानने स्वर्ग और 
नरक प्राप्त करनेवाले धर्म अधर्मकी सृष्टि की है। परन्तु अज्ञान-जन्य उन समस्त 
कल्पनाओको तुम इस ज्ञानसे बिलकुल दूर कर दो । स्वयं डोरीको हाथमें ले लेने पर 
जिस प्रकार हम उस डोरीमें होनेवाले सर्पाभासका परित्याग कर देते हैं अथवा जिस 
प्रकार स्वप्तके साथ साथ हम उसके समस्त व्यवहारोंका भी अन्त कर देते है अथवा 
जिस प्रकार कमर रोगके नष्ठ होते ही चन्द्र-विम्बमें दिखाई देनेवाला पीकापन भी 
आपसे आप दूर हो जाता है अथवा जिस प्रकार रोगके दूर होने पर हमारी जबानका 
कड आपन ही आपसे आप दूर जाता है अथवा जिस प्रकार दिनके डूबने पर मृगजरू 
भी नहीं दिखाई देता अथवा जिस प्रकार लकड़ीके परित्यागके साथ ही साथ भग्नि- 
का भी परित्याग हो जाता है, उसी प्रकार जो मूल अज्ञान धर्म और अधर्मकी 
गडबडी उत्पन्न करता है, उस अज्ञानकों दूर कर देने पर साथ ही साथ धर्म और 
अधमंके सब झगड़े भी आपसे आप दूर हो जाते है। और जब अज्ञान नष्ट हो जाता 
है, तब आपसे आप एक मात्र मैं ही बाकी बच रहता हूँ। जिस प्रकार निद्राके प्ताथ 
साथ स्वप्नका भी नाश होने पर केवछ अपना ही भान बाकी नही रह जाता है उसी 
प्रकार अज्ञानके दूर हो जाने पर मेरे सिवा और कुछ बाकी नही रह जाता; और मेरे 
उस केवल स्वरूपमे मिलकर जीव बिलकुल एकाकार हो जाता है। स्वयं अपनी भी 
भिन्नता न रखकर साथ मिलकर एक हो जानेको ही “मेरी शरणमे आना” कहते हैं। 
जिस प्रकार घटका नाश होते ही उसमेका गगन-गगनमे मिल जाता है, उसी प्रकार इस 
शरणगतिसे मेरे साथ एकता सिद्ध होती है । जिस प्रकार सोनेकी मणि सोनेमे अथवा 
त्तरंग पानीमें मिल जाती है, उसी प्रकार, हे अर्जुन, तुम भी मेरी शरणमे आकर मेरे 
साथ मिल जाओ । हे भर्जुन, और नही तो सागरकी शरणमे बडवाग्ति आई और 
उसने स्वयँ सागरको ही जला डाला; इस प्रकारकी कल्पनाएँ तुम बिलकुल छोड दो । 
कोई मेरी शरणमें आवे और फिर भी उसमे अपने जीव होनेका भाव बना रहे, यह 
बात बिलकुल हास्पास्पद है। जिस बुद्धिके कारण इस प्रकारकी बाते मुंहसे निकले, 
उस बुद्धिको भला लज्जा क्यो न आवे ? है पार्थ, यदि किसी राजाके गले कोई सामान्य 
दासी भी आ पडे तो वह भी राज-वैभव प्राप्त कर लेती है। फिर यदि कोई यह कहे 
कि मुझ विश्वके ईश्वरके मिल जाने पर भी जीवत्वकी गाँठ नहीं टूटती, तो इस 
प्रकारकी दुष्ट बातोकी ओर तुम बिलकुल ध्यान मत दो । मद्गूप होकर बहुत सहजमे 
मेरी सेवा की जा सकती है, इसलिए तुम मेरी ऐसी ही सेवा करो, क्यो कि इसीके द्वारा 
ज्ञानकी प्राप्ति होती है। इसके उपरान्त जिस प्रकार मठेमेसे निकला हुआ मक्खन 
फिर छाख उपाय करने पर भी उस मठेमे नही मिलू सकता, उसी प्रकार जब तुम एक 
वार अद्वेतवाली भावनासे मेरी शरणमे आ जाओगे, तब छाख उपाय करने पर भी 
धर्म और अधमंका झगड़ा तुम्हे स्पश न कर सकेगा। छोहा यो ही पड़ा पड़ा मिट्टी हो 
जाता है। परन्तु जब एक बार पारसके साथ स्पर्श होने पर वह सोना बन जाता है, 


अठारहवाँ अध्याय प्रू०९. 


समय तक फलकां विवेचन कर चुकने पर अब कृष्णदेव उपायकी प्रस्तावना क्यो करते 
हैं । तो इसका उत्तर यह है कि इस प्रस्तावनामे यह बतलाया गया है कि इस गीताका 
मुख्य रहस्य यही है कि प्रत्यक्ष मोक्ष-साधनके सम्बन्धमें सभी दृष्टियोसे विवेचन किया 
जाय । दूसरे अनेक शास्त्रोमे भी इसके अनेक उपाय बतलाये गये हैं, परन्तु उनके 
सम्बन्धमे यह नही कहा जा सकता कि वे सब प्रमाण-सिद्ध ही है। हवा यदि बहुत करे 
तो बादलछोको उडा सकती है, परन्तु वह सूर्यका निर्माण नहीं कर सकती । हाथसे 
पानीमेकी सेवार हटाकर एक ओर की जा सकती है, परन्तु उससे जल नही उत्पन्न 
किया जा सकता । इसी प्रकार आत्म-दर्शनमे बाधा उत्पन्न करनेवाला जो अज्ञानका 
मल होता है, उसे तो शास्त्र द्रर कर सकते है, परन्तु बाकी “मैं” सदा स्वयं प्रकाश 
और निमंल ही रहता हूँ । इसी लिए समस्त शास्त्र केवल अज्ञानका मल धोनेके साधन 
है। इसके अतिरिक्त आत्म-बोध करानेकी उनमे कोई स्वतन्त्र योग्यता नही है । उद 
अध्यात्म शाज्रोमे जब सच्चाई सिद्ध करमेका प्रसंग आता है, तब वे जिस स्थानमें 
जाते हैं, वह स्थान यही गीता है । जब सूर्य पूर्व दिशाको मडित करता है, तव सभी 
दिशाएँ उज्वल हो जाती हैं । इसी प्रकार शास्त्रोको उचित मार्ग पर चलानेवाली यह 
गीता है और इसी गीताकी सहायतासे सब शास्त्र समथे होते हैं । अस्तु । पहले सर्वज्ञ 
श्रीकृष्णने आत्म-प्राप्ति करनेके अनेक उपाय बहुत विस्तारपूर्वक बतछाये हैं। परन्तु 
फिर भी श्री हरिने अपने मनमे बहुत ही चिन्तित होकर यह सोचा कि सम्भव है कि 
यह विषय एक बार सुनने पर तुरन्त ही अर्जुनकी समझमे न आया हो अथवा अच्छी 
तरहसे समझमे न आया हो । ओर इसी लिए अब एक बार बतलाया हुआ सिद्धान्त 
दिष्यके मनमे अटल रूपसे प्रतिविम्बित करनेके लिए वही सिद्धान्त फिरसे सक्षिप्त 
रीतिसे श्रीकृष्ण कह रहे हैं। और साथ ही गीताकी समाप्ति निकट आ पहुँचमेके 
कारण यहा यह भी दिखलाया गया है कि उसके आरम्भ और अन्तमे एकसूुत्रता है | 
यह दिखलल्‍ानेका कारण यह है कि ग्रन्थके आरम्भ और अन्तके मध्यमे अनेक प्रकारके 
प्रन्‍त उपस्थित होनेके कारण अनेक सिद्धान्तोका स्पष्टीकरण किया गया है। इसमेके 
भागे और पीछेके सन्दर्भो पर ठीक तरहसे ध्यान न देनेके कारण कोई यह भी कह 
सकता है कि वे सब सिद्धान्त ही इस शासत्रके मुख्य और सार-भूत सिद्धान्त हैं। इसी 
लिए उन सब सिद्धान्तोको एक महा-पिद्धान्तके साँचेमे ढालकर गीताके आरम्भकी 
उसकी समाप्तिके साथ एक-वाक्यताकी गई है । इस ग्रन्थका मुख्य और प्रस्तुत विपय 
अविद्याका नाश है और मोक्षका सम्पादन उस अविद्या-नाशका फल है। और इन 
दोनोका ही साधन ज्ञान हैं। केवल यही विपय इस विद्याल भ्रन्थमे अनेक प्रकारसे 
विस्तार पूर्वक स्पष्ट किया गया है। अब यही विवेचन यहाँ बहुत्त थोड़ेसे शब्दोमे 
होनेको है। इसी लिए फल हाथमे आने पर ही उस फलको प्राप्त करनेके उपायोका 
फिरसे विवेचन करनेके उदयोगमे श्रीकृष्ण प्रवृत्त हुए हैं । 
संर्वकर्माण्यपि सदा कुर्चाणो मद्द्मपाक्षयः। 
मंत्प्रसादादवाप्नोति. शाइवतं॑ पदसव्ययम्‌ एपक्षा 
श्रीकृष्णे कहा--“हे वीर-श्रेष्ठ, अर्जुन, वह क्में-योगी अपनी स्थिर भक्तिकी 


अठारहवाँ अध्याय ५१९ 


तब फिर उसमें कभी मल नहीं रूगता। अथवा यदि लकड़ीको रगड़कर उसमेकी 
अग्नि प्रकट कर ली जाय, तो फिर वह अग्नि रूकड़ीमे छिपी नही रह सकती है 
अर्जुन, क्या कभी सूर्यको भी अधेरा दिखाई देता है ? अथवा क्या कभी जागते रहने- 
की अवस्थामें भी स्वप्नके भ्रमका अनुभव किया जा सकता है ? ठोक इसी प्रकार एक 
बार मेरे साथ एकता हो जाने पर मेरे स्वरूपके धिवा और कौई चीज वाकी रहनेका 
कोई कारण हो सकता है ? इसलिए तुम मेरे सिवा और किसीको अपने मनमे कल्पना 
भी मत करो । तुम्हारे सब पाप और पुण्य मैं ही होऊँगा । समस्त बन्धनोका लक्षण 
जो पाप वास्तवमे द्वैत भावके कारण बचा रह जाता है, वह भी मेरे ज्ञानके कारण 
नष्ट हो जायगा । हे सुविज्ञ अर्जुन, जो नमक पानीमे पडता है, वह पुरी तरहसे पानी 
ही हो जाता है । इसी प्रकार यदि तुम अनन्य भावसे मेरी शरणमे आंओभोगे तो तुम 
भी मद्रप ही हो जाओगे । और है बर्जुन, जब तुम मद्गरप हो जाओगे, तव आपसे 
आप मुक्त भी हो जाओगे । तुम मेरा स्वीकार करो और मैं अपने प्रकाशसे तुम्हारी 
मुक्ति कर दूँगा । इसी लिए, हे भर्जुन, इस समय तुम्हे इस प्रकार चिन्तित होनेकी 
कोई आवश्यकता नही है । हे बुद्धिमान पार्थ, तुम इस ज्ञानसे युक्त होकर एक मात्र 
मेरी ही शरणमे आ जाओ ।” विश्व-स्वरूप, सर्वे-द्रष्टा और सर्वे-व्यापी भगवान 
श्रीकृष्णने अर्जुनसे यही बातें कही थी । इसके उपरान्त उन्होने अपना कंकड-युक्त 
साँवला दाहिना हाथ पसारकर अपनी शरणमे आये हुए उस भक्त-श्रेष्ठ अर्जुनको 
आलिंगन किया । जहाँ न पहुँच सकनेके कारण बुद्धिको वगरूमे दबाकर शब्द पीछे 
लौट आते हैं और जिसका शब्द अथवा वुद्धिसि आकरून नही हो सकता, वही स्वरूप 
अर्जुनकों प्रदान करनेके लिए श्रीकृष्णने वहानेसे उसको यह आलिगन किया था। 
श्रीकृष्णके हृदयके साथ अर्जुनका हृदय लगते ही श्रीकृष्णके हृदयका रहस्य अर्जुनके 
हृदयमे प्रविष्ट हो गया और उसके द्वत भावका अन्त होते ही श्रीकृष्णने उसे आत्म- 
स्वरूप कर लिया । जिम्त प्रकार एक दीपकसे दूसरा दीपक जलाया जाता है, उसी 
प्रकारका वह गाढ आलिगन भी हुआ था। और द्वेत बनाये रखकर भी श्रीक्ृण्णने 
अर्जुनको आत्म-स्वकूप कर लिया था। फिर उम्र अर्जुनके हृदयमे महासुखकी जो 
वाढ आई, उसमे इतने बड़े श्रीकृष्ण भी डूब गये । एक सागर जब दूसरे सागरमसे 
मिलता है, तव पानी दूना हो जाता है और यशथेष्ट स्थान प्राप्त करनेके लिए वह पानी 
ऊपर आकाशमे भी उछलते रूगता है । ठीक वही बात श्रीकृष्ण और अर्जुनके मिलनेमे 
भी हुई थी । दोनो मारे आनन्दके फूले नही समाते थे । कौन कह सकता है कि यह 
सम्मिलन कैसा हुआ था । उस समय सारा विश्व मानो पूरी तरहसे नारायणसे भर 
गया था । इस प्रक्वार वेदोका मूल-सूत्र वनानेवाछा यह गीता-शात्र समस्त अधिकारोसे 
यूक्त और पूर्ण रूपसे पवित्र श्रीकृष्णने प्रकट किया था। आप छोगों के मनमे कदा- 
चित यह शका उत्पन्न हो कि यह गीता वेदोका मूल कैसे हुई, तो मैं इसका भी 
स्पष्टीकरण कर देता,हूँ। जिनके इवाससे वेदोका जन्म हुआ, स्वयं वही सत्यवाणी 
सहाविप्णु अपने मुखसे प्रतिज्ञापृवंक यह वात कहते है; और इसी लिए हमारा यह 
कहना भी विरूकुछ ठीक है कि वेदोका मूल गीता हैं । इस वातका स्पष्टीकरण और 


५५१० हिन्दी ज्ञानेश्वरी . 


सहायतासे “मैं” हो जाता है और अटरू रूपसे मुझमे निवास करता है। स्वकर्मा- 
चरणके निर्मल पुष्पोसे मेरी अर्चा करता है और उस अच॑सि प्राप्त होनेवाले प्रसादसे 
उसे ज्ञाननिष्ठाका छाभ होता है। जब यह ज्ञान-निष्ठा प्राप्त हो जाती है, तब मेरी 
भक्तिका उत्कषं होता है और उस भक्तिसे प्राप्त होनेवाली सम अवस्थाकी शान्तिसे 
वह सुखी होती है । विश्वको प्रकाशित करनेवाला जो “मैं” हूँ उस “मैं”? को अर्थात्‌ 
स्वयं अपनी ही आत्माको जो सब जगह ओत-श्रोत भरा हुआ समझता है भौर इसीके 
अनुसार आचरण करता है, जो उसी प्रकार बुद्धि, वाचा और दरीरमें केवल मेरा 
ही आश्रय ग्रहण करता है, जिस प्रकार नमक अपना निरालापन छोड़कर जलरूका 
आश्रय ग्रहण करता है अथवा वायु जिम्त प्रकार चक्कर छूगाना छोड़कर आकाशर्मे 
स्तव्ध होकर रहती है, यदि उसके हाथो एकाध बार कोई ऐसा-वैसा काम भी हो 
जाय, तो भी जिस प्रकार गंगाके साथ सम्बन्ध हो जाने पर रास्तेमेंका गँदले पानीका 
प्रवाह और महानदीका प्रवाह दोनों मिछ्कर एक ही हो जाते हैं। चन्दन और साधा- 
रण लकड़ीमें तमी तक भेद रहता है, जब तक उनमे आग नही लूगती | पांच कसवाले 
और सोलह कसवाले सोनेका भेद तभी तक रहता है, जब तक पारसके स्पशंसे वे दोनों 
एक-रूप नही हो जाते । ठीक इसी प्रकार जब तक मेरे स्व-व्यापी प्रकाशकी प्राप्ति न 
हो, तभी तक शुभ और अशुभके भेदका भास होता है । जब तक हम लोग सूर्यके द्वीपमें 
प्रवेश न करें, तभी तक रात और दिनके हन्द्कका भास होता है। इसलिए हे अर्जुन, मेरे 
साथ मेल होते ही उसके समस्त कर्मोका लोप हो जाता है और वह सायुज्य मोक्षके 
आसन पर विराजमान हो जाता है । उसे मेरा वह अक्षय पद प्राप्त होता है, जिसका 
स्थल, काल या स्वभावसे कभी व्यय अथवा क्षय नही होता । हे अर्जुन, जहाँ मेरे 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष भात्माके प्रसादकी प्राप्ति होती हो, वहाँ भला और किस छाभकी कमी 
रह सकती है? ( अर्थात्‌ वहाँ और सभी प्रकारके राभ अनायास ही प्राप्त हो 
का चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्थ मत्परः । 
बुद्धियोगसुपाश्रित्य सच्चित्तः सतत भव ए्णा 
“इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने समस्त कर्मोका मुझमें ही संन्यास करो। अपने 
समस्त कम मुझको ही अपित करो । परन्तु है वीर अर्जुन, यही नित्य कर्मोका सन्यास 
है। तुम अपनी मनोवृत्ति सदा आत्म-विवेकमें छयाओ | बस फिर उसी विवेककी सामथ्ये 
से तुम्हें अपना आत्म-तत्व भेरे उस स्वरूपमें निर्दोष रूपसे दिखाई देने छंगरेगा जो 
सब प्रकारके कमसि लिप्त रहता है । और उस समय यह बात भी तुम्हारे ध्यानमे आ 
जायगी कि कर्मोकी जन्म-भूमि जो प्रकृति या माया है, वह भी आत्मासे बहुत दूर है । 
फिर हे अर्जुन, जिस प्रकार पदार्थसे उसकी छाया अछग नही हो सकती, उसी प्रकार 
यह प्रकृति भी आत्म तत्वसे अलग नही रह सकती । जब इस प्रकार प्रक्ृ तिका अन्त हो 
जायगा, समूल कम संन्यास आपसे आप हो जायगा। फिर कर्मोका अन्त या नाश 
हो जाने पर केवल “मैं? या आत्म-तत्व ही बाकी रह जायगा और बुद्धि एक पतिब्रता 
“जञोकी भाँति पूर्ण निष्ठासे उसमें रमण करेगी । इस प्रकार जब बुद्धि अनन्य , भक्तिसे 


के के . पक || 


रीतिसे भी किया जा सकता है । यदि किसी वस्तुका नाश न हो और उसका समस्त 
विस्तार किसी पदार्थमें रूय रूपमें संग्रहीत हो, तो वह पदार्थ उस वस्तुका बीज ही 
समझा जाना चाहिए । और जिस प्रकार वीजमे वृक्ष रहता है, उसी प्रकार तीन 
कांडोवाली समस्त वेद-राशि इस गीताके अन्दर भरी हुई है। इसी लिए मुझे तो यही 
जान पडता है कि यह गीता ही वेदोंका वीज है; और यह बात स्पष्ट रूपसे दिखाई 
भऔी पड़ सकती है। जिस प्रक्नार हीरे मातिक आदिके आभूपणोसे सारा शरीर बलं- 
कृत होता है, उसी प्रकार वेदोके त्रिक्रांडात्मक भाग इस गीतामें स्पष्ट रूपसे सुणोभित 
हो रहे है। अब मैं यह वात स्पष्ट करके बतलाता हूँ कि वेदोके कर्म-कांड आदि तीनों 
कांड गीतामे कहाँ-कहाँ हैं। इसका पहला अध्याय तो केवल शास्त्रीय विचारकी 
आरम्भिक प्रस्तावना है। दूसरे अध्यायमे सांख्य भार्रका सिद्धान्त प्रकट किया गया है। 
उसमे केवछ यह बतछाया गया है कि मोक्षकी प्राप्तिके लिए सांख्य शासत्र एक मात्र 
ज्ञानके अतिरिक्त और किसी वातकी अपेक्षा नहीं करता । फिर तीसरे अध्यायमें इस 
विषयका आरम्भ किया गया है कि जो छोग अज्ञानसे जकडे हुए हैं, उनके लिए मोक्ष 
ग्राप्त करमेके साधन कौन-से है। वह साधन यह है कि जो काम्य तथा निपिद्ध कर्म 
मनुष्यको देहाभिमानके वन्धनमे डालते हैं, उन्हे छोडकर मनुष्यकों सदा ठीक तरहसे 
अपने लिए उपयुक्त नित्य और नैमित्तिक कर्मोका आचरण करना चाहिये । तीसरे 
अध्यायमे भगवानने यही सिद्धात्त स्थिर किया है कि इस प्रकार निर्मल वृत्तिसे 
कर्मोका आचरण करना चाहिए । इसीको कर्म-कांड समझना चाहिए। जब बद्ध 
पुरुषके मतमे यह विचार उत्पन्न होता है कि इन नित्य तथा नैमित्तिक कर्मोका आच- 
रण अज्ञानका वन्धन किस प्रकार तोड़ता है, तव यह भुमुक्षुओके पद पर आ पहुँचता 
है । और उस समयक्ते लिए भगवानने यह बताया है कि मनुष्यको अपने समस्त 
कर्मोका आचरण, उन्हे ब्रह्मापंण करते हुए करना चाहिए कि श्रीकृष्णदेव का कहना 
यह है कि शरीर, वाणी और मनके द्वारा जिन विहित कर्मोका जिस प्रकार आचरण 
हो, वे सब उसी रूपमें ईश्वरके अपँण किये जाने चाहिएँ। कर्म-योगके द्वारा होने- 
वाली ईश्वर-भक्तिके व्याख्यानका जो यह मधुर खाद्य पदार्थ चौथे अध्यायके अन्तिम 
कझागमे परोसा गया है, वही “ईदवरका भजन करमोके आचरण द्वारा करना चाहिए” 
वाला तत्व वरावर विश्वरूप-दर्शनवाले ग्यारहवी अध्यायके अन्त तक प्रतिपादित किया 
गया है। इसलिए चौथे अध्यायसे ग्यारहवें अध्याय तक जो आठ अध्याय हैं, वही 
देवता काड है । समस्त प्रतिवन्धो को दूर करके गीता शाखने इस विषय में ऊहा- 
पोह किया है । और इस ईश्वर-भक्तिके कारण ईइ्वरके प्रसादसे श्री भुरु-सम्प्रदायके 
अनुरूप जो सत्य और प्रेमपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, उसके सम्बन्धमे मैं यह 
समझता हूँ कि वारहवाँ अध्याय यह वतलाता है कि उसे अद्देश और अमानिता 
आदि गरुणोकी सहायतासे बढ़ाना चाहिए। उस वारहने अध्यायसे पनद्रहनें 
अध्याय तक ज्ञानका परिपक्क फल ही निरूपणका विपय है ! इसलिए ऊर्ध्वमूलछ 
तकके इन चार अध्यायोमें ज्ञान-कांडका ही विवेचन है । इसीलिए यहाँ कांड-जयका 


अठारहवाँ अध्याय ५२१ 


इनिरूपण करनेवाली श्रुति ( अर्थात्‌ ब्रह्म विद्या ) यही गीता प्य रूपी रत्त-खचित 
जालूंकार पहनकर सुशोभित और अलूकृत हुई है। अस्तु । कॉड-वप्रात्मक श्रुति जिस 
खोक्ष-फलकी उच्च स्व॒रसे घोषणा करती है और जिसे अवश्यमेव प्राप्त करनेके लिए 
चह कहती है उस फलके साधन ज्ञानफे साथ दिन-रात वैर करनेवाले जो अज्ञानके 
जमुदाय हैं, उनका प्रतिपांदन सोछहवे अध्यायमे किया गया है। सत्रहवे अध्यायमें 
चह सन्देश है कि शास्रोक़ी सहायतासे इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। 
डूघ प्रकार पहले अध्यायसे लेकर सत्रहवे अध्यायकी समाप्ति तक भगवानने वेदोंके ही 
रहस्यका विवेचन किया है और इन सत्रहों अध्यायोके अथैका निष्कर्ष जिसमें दिया 
यया है, वह यह अठारहवाँ कलशाध्याय है। इस प्रकार समस्त अध्यायोकी संख्या 
देखते हुए यह भगवदगीता तामक ग्रल्थ अपने ज्ञान-दानकी अलौकिक उदारताके 
ऋरण मानो मूतिभान वेद ही है । इसमे सन्देह नहीं कि वेद अपनी जगह १२ ज्ञानकी 
सम्पत्तिसे भरपूर भरा हुआ है, लेकिन उप्तके समान दूसरा कंजूस भी और कही न 
ईमेलेगा । और इसका कारण यह है कि वह केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 
“जीव जातियोके ही कानो तक पहुँच सकता है। इनके अतिरिक्त क्री और शृद्र आदि 
“ज्यो दूसरे मानती जीव हैं, उन्हे वेद अपने ज्ञान-मन्दिरमें जरा भी स्थान नही देता । 
इसी लिए मुझे ऐसा जान पडता है कि प्राचीन कालके इस दोषका परिमार्जन करने के 
लए ही वेद इस गीता शासत्रका वेष धारण करके सब्र लोगोके लिए साध्य हुआ है । 
केवल यही नही, बल्कि वह गीताके स्वरूपमे अर्थ-हपसे मनमें प्रवेश करके श्रवण के 
ह्वारा कानोसे लगाकर अथवा जप और पाठके बहाने मुखमें रहकर अब सभी लोगो- 
हो प्रात होता है। जिन्हे इम गीताका पाठ याद होता है, उन्हे तो वेद इस गीताके 
स्पमे मोक्षका सुव प्रदान करता ही है, परन्तु उनके साथ साथ जो छोग गीताको 
ईलखकर और उसे केवछ पुस्तकके रूपमे अपने पास रखते है, उन सामान्‍य बुद्धिवाले 
सोोगोके लिए भी वेदने इस संप्ारके चौरास्ते पर मोक्ष-सुखका मानो यह अन्न-सन्र ही' 
खोल रखा है। जिमप्त प्रकार आकाशमे रहने अथवा पृथ्वी पर बैठने अथवा सूर्यके 
अकाशमें घृमनेके लिए केवछ गगन या आकाश ही एक ऐसा स्थान है जो सबके लिए 
खमान रूपसे खुला हुआ है, और जिसमें किसीके लिए कोई प्रतिबन्ध नही है। उसी 
अकार यह गीता भी बिना किसी प्रकारके बन्धनके सबके लिए है। जो कोई इसके 
“पास आता है, उसे बिना उत्तम या मध्यम कहे यह अपना छेती है और किसी प्रकार- 
क्या भेद-भाव किये सव लोगोको समान रूपसे कैवल्य सुख दान देकर सारे संत्तारको 
आ्यान्त करती है । अपनी पुरानी निन्‍्दासे डरकर वबेदने गीताके उदरमे प्रवेश किया है 
आर इसी छिए अब उपकी कीत्ति शुद्ध और उज्बल हो गई है । इस प्रकार श्रीक्षण्णने 
अर्जुनको जिस भगवदगीताका उपदेश किया था, वह मानों वेदका ऐसा स्वरूप है 
“डजसका सेवन सभी छोग सहजमे कर सकते है। परन्तु जिस प्रकार वछडेके बहाने 
ओके स्तनसें दूध उत्रता है और तब वह दूध घर-घरको पीनेको मिलता है, उसी 
'जकार इस गीताने भी पाडवोके बहाने सारे ससारका उद्धार कर दिया है। प्यासे 
च्यातक पर दया करके मेघ उसके लिए पानी समेत दौडा आता है। परन्तु ठस पानी- 


अठारहवाँ अध्याय प्र 
लता थां और वह अपने मर्तमें” उनके सर्म्बेन्धमें' योही कुछ उर्ंटीन्सीधी कंत्पनांएँ 
कर रहा था उस समय संजपको सुंखक जो अंनुभंव प्रोप्त हो रहा था, उसे स्वयं 
अँपने ही आप तके परिभित रखक्तर संजयने अपनी वह विभोरता शान्त की । उस 
प्रसंगके योग्य और पूछनेके उपयुक्त बात दूर रखकर धृतराष्ट्रने संजयसे कहा--“भाई 
संजय, यह तुम्हारा कौन-सा ढंग है ! व्यासने तुम्हे मेरे पास किस कामके लिए वैठाया 
था और तुमने न जाने यह कहाँका पचडे छेंड़ दिया ।/” यदि किसी जंगली आदमीको 
कोई राज-महलमे ले जाय तो उस जंग्रलीको ऐसा जान पड़ता है कि मेरी कोई चीज 
खो गई है और उसे दसो दिशाएँ सूनी-सूनी जान पड़ती हैं । अथवा जब दिन निक* 
रूता है, तब निशाचरोंके लिए मानों रात ही हो जाती है। जो जिस विषयकी मधु- 
रंता नही समझता, उसे वह विषय मीरस अथवा विकट जान पडता है; और इसी 
लिए धृतराष्टूको संजयकी ये सब बातें अच्छी नही छगती थी और निरथंक जान 
पड़ती थी । और यह वात उसके लिए बिलकुल स्वाभाविक ही थी। फिर धृतरा छूने 

संजयसे कहा --“अच्छा संजय; अब तुम मुझे यह वतलाओ कि यह जो युद्ध उपस्थित 
हुआ है, इसमें अन्तमे विजय किसकी होगी । मेरा तो प्राय यही पक्‍का विश्वास है 

दुर्योधनका पराक्रम सदा सफल होता है; और यदि पाडवोकी सेनाके साथ तुलना की 

जाय तो दुर्याधनकी सेना भी उससे ड्योढी है। इसलिये मैं तो यही समझता हूँ कि 

अन्तमे उसीकी जीत होगी । क्यो है यह बात ठीक या नही ? भाई संजय, मुझे तो 
ऐसा ही जान पडता है। परन्तु तुम्हारी समझ क्या कहती हैं, यह मैं नहीं जानता । 

केकिन फिर भी तुम चाहे जो कुछ समझते ही, एक वार मुझे वबतलाओ तो सही ।”” 

यत्र योगेंद्वरः कृष्णो यत्र पार्थों धनुर्धरः। 
. तत्न श्रीविजयों भृतिश्रुत्वा नीतिमंतिसंस ।॥७८॥ 

- इस प्रश्नके उत्तरमे संजयने कहा--“हे राजन, मेरी समझमे तो यह कुछ भी 
नही आता कि इस युद्धमें दोनों पक्षोमेसे कौन-सा पक्ष विजयी होगा । परन्तु हाँ, यह 
बात विलकुल ठीक है कि जो आयुष्य हो तो मनुष्य अवश्य जीवित रहता है। जहाँ 
चन्द्रमा होता है, वहाँ चाँदनी भी अवश्य होती है, जहाँ शम्भु होते हैं, वहाँ पाव॑ती 
भी होती हैं; जहाँ सन्त होते हैं, वहाँ विवेक भी होता है। जहाँ रोजा होगा, वहाँ 
सेना भी होगी; जहाँ सौजन्य होगा, वहाँ आपसदारी भी होगी; और जहाँ आग 
होगी, वहाँ दाहक शक्ति भी अवश्य ही रहेगी ।' जहाँ दया होगी, वहाँ धर्म भी अवश्य 
ही होगा, और जहाँ धर्म होगा, वहाँ सुखकी प्राप्ति भी अवश्य ही दिखाई देगी । जहाँ 
सुख होगा, वहाँ पुरुषोत्तम भी अवश्य ही रहेंगे। जहाँ वसन्‍्त होगा, वहाँ वन भी 
होंगां, और जहाँ वन हीगा, वहाँ फूल भी अवश्य ही होगे। और जहाँ फूर होंगे, 
'वहाँ श्रमरोके, झुड भी मंवश्य हीं आवंगे । जहाँ गुरु रहते हैं, वहाँ ज्ञान होता है; 
और जहाँ ज्ञान होता है, वहाँ आत्मदर्शन भी होता है, और जहाँ बात्म-दर्शन होता 
हैं, वहाँ समाधान भी होता ही हैं । भाग्यके पास विलछासे,- सुखके पास उल्लास और 
सूँयें के पास प्रकांश अवर्रय ही देंखनेमे आता हैं। इसी प्रकार जिनके कारण समस्त 
'पुरुंषार्थोकी सामेंथ्य अथवा शोभा प्राप्त होती है, वे श्रीकृष्ण जिस तरफ होगे, लक्ष्मी 


ण२२ * हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


से समस्त स्थावर और जंगमका भर्रा होता है। जिस कमरूूकी और कोई आधार 
नहीं है, उस कमल्‍लके लिए सूर्य प्रति दिन उदय होता है, परन्तु उससे सारे संसारके 
नेन्नोंको सुख होता है। इसी प्रकार अर्जुनके बहाने भगवानने गीताको प्रकाशित किया 
है, परन्तु इसीसे सारे जगतके सिर परसे संसार सरीखा बहुत बड़ा बोझ दूर हो गया 
है। ये भगवान्‌ लक्ष्मी-पति नहीं हैं, बल्कि इन्हें मुख-रूपी आकाशसे उदित हं.कर 
शास्त्रीय रहस्यके रत्नोकी प्रभासे तीनो छोकोकोी उज्वलू करनेवाल्य सूर्य ही कहना 
चाहिए। जिस कुलमें जन्म लेनेवाला अर्जुन इस ज्ञानका पात्र हुआ और जिसने सारे 
जगतके लिए गीता शासत्रका यह द्वार खोल दिया, वह धन्य कुछ सचमुच पवित्र है। 
अस्तु । इसके उपरान्त सद्गुरु श्रीकृष्ण स्व स्वरूपमे मिल जानेवाले अर्जुनको फिर 
हैतवाले भानमें ले आये । वे कहने रूंगे---“हे पाथ, क्या यह शझाख्र तुम्हे अच्छा जान 
पड़ा ?” इस पर अर्जुनने कहा--“जी हाँ महाराज, आपके कृपा-प्रसादसे मुझे यह 
शस््र बहुत ठीक जंचा ।” इस पर भगवान फिर कहने रूंगे---"हे अर्जुन, गुप्त भांडार 
प्राप्त करनेके लिए भाग्यके अलौकिक बलरूकी आवश्यकता होती है। परन्तु भाग्यसे 
एकत्र की हुईं सम्पत्तिका उपयुक्त उपभोग करनेके लिए मह॒द्‌ भाग्य किसी विरडेको 
ही प्राप्त होता है । बिना जमाये हुए शुद्ध दूधके क्षीर सागर जैसे प्रचंड मटकेको मथने 
मे कितना अधिक कृष्ट हुआ होगा ! परन्तु वह सारा परिश्रम भी अन्तमे सफल ही 
हुआ, क्योकि उसे मथनेवालोने स्वयं अपनी आँखोसे देख छिया था कि उसमेसे अमृत 
निकला है । परन्तु अन्तमें उस अमृतका ठीक तरहसे यत्न उन छोगोसे न हो सका । 
इसी लिए जो पदार्थ अमरता प्राप्त करनेके छिए सम्पादित किया गया था, वही 
भरणका कारण हुआ । यदि बिना इस वातका ज्ञान प्राप्त किये कि सम्पत्तिका भोग 
किस प्रकार करना चाहिए, सम्पत्तिका संग्रह किया जाय तो इसी प्रकारका अनर्थ 
होता है । राजा नहुष स्वर्गंके स्वामी तो हो गये थे, परन्तु उनका आचरण ठीक नहीं 
हुआ; और इसी लिए तुम यह बात जानते हो न कि उन्हे स्पंकी योनिमे जाना पड़ा 
था ? हे भर्जुन, तुम्हारे संप्रहमें अ-गण्य पुण्य थे, इसी लिए यह सर्वश्रेष्ठ शास्त्र प्रा 
करनेके लिए तुम पात्र हुए हो | परन्तु अब तुम इस शारृके अनुसार पूरा पूरा आच- 
रण करो बौर बटर निष्ठासे इसका पालन करो । नही तो हे अर्जुन, यदि तुम सम्प्र- 
“दायका उचित ध्यान न रखोगे और केवरू इसके बनुष्ठानमे रूग जाओगे तो उस अनु- 
प्लटानकी भी वही अमृत-मन्धनवाली दशा होगी । मान लो कि झूब अच्छी मोटी ताजी 
ओर देखनेमें सुन्दर गो मिल गई । लेकिन सन्ध्या समय उसका दुध पीनेको हमे उसी 
दशामें मिर्ू सकेगा, जब हम उसका दूध दृहनेकी कछा जानते होगे। ठीक इसी 
प्रकार मान लो कि गुरु प्रसन्न हो गये और शिप्य भी दिद्यासे सम्पन्न हो गया । परन्तु 
उस विद्याका ठीक ठीक फल तभी प्राप्त होता है, जब उस विद्याके सम्प्रदायका उचित 
रूपसे पालन किया जाता है। इसी लिए इस शारूका जो सम्प्रदाय है, वह ठुर 
अत्यन्त निष्ठापृवंक सुन लो । 
इदं ते भातपस्काय नाभक्ताय कदाचन। 
न चाशुभूषवे वाच्यं न च्‌ मां योष्स्यसुयति ॥६ण। 


0५३२ “हिन्दी शानेश्वरी . 


भी उसी तरफ रहेगी। भौर अपने पति सहित वह जन्मदाता रूक्ष्मी जिसे प्राप्त होगी: 
कया अणिमा आदि -आठो सिद्धियाँ उसकी दासी नहीं हो जायेंगी-? श्रीकृष्ण स्वयं ही- 
विजय-स्वरूप हैं, इसलिए वे जिस पक्षमें रहेंगे उसी पक्षकी ओर- विजय भी दौड़ी 
हुई जायगी ।' फिर भर्जुन तो विजयके नामसे प्रस्तिद्ध ही है और श्रीकृष्ण - स्वयं ही- 
विजय-स्वरूप हैं, और इसलिए इस बातमें कुछ भी सन्देह नहीं है कि जिस ओर 
श्रीकृष्ण होगे, उसी ओर लक्ष्मीके सहित विजय भी अवश्य रहेगी । जिन्हें ऐसे प्रति- 
षिठत और भाननीय माता-पिताका आधार प्राप्त है, उनके देशके साधारण वुक्ष भी 
क्या होड़में कल्पतरु तकको नही जीत लेंगे ? वहाँके पत्थर भी चिन्तामणि क्‍यों न हो 
जायेंगे ? और वहाँकी मिट्टीमें भी सोनेके गुण क्यों न विलास करेंगे ? यदि उनके 
गाँवोंकी नदियोंमें अमृत-रस प्रवाहित होने छग्रे तो इसमें आइचय॑ं ही क्या है ? हे 
राजन, भरा आप ही अपने मनमें विचार करके देखें । जिनके मुखसे तिकले हुए उनके- 
सीधे शब्द भी आनन्दसे वेदोमे ग्रिने जाते हैं, भला स्वयं वे देहधारी सच्चिदानन्द क्यों 
न होगे ? श्रीकृष्ण और लक्ष्मी जिनके माता-पिता हों, उनके अधिकारमें स्वर्ग और 
भोक्ष दोनों ही रहते हैं । इसी लिए मैं तो केवल यही जानता हूँ कि जिस ओर रुक्ष्मी- 
पति श्रीकृष्ण हैं, उस ओर सब प्रकारकी सिद्धियाँ सानों आपसे आप रखी हुई हैं ॥ 
इसके सिवा और कुछ भी मेरी समझसें नहीं आता । समुद्रसे उत्पन्न होनेवाछा मेघः 
स्वयं समुद्रसे भी बढ़कर अच्छे उपयोगमें . आता है। ठीक यही बात अर्जुन और 
श्रीकृष्णके सम्बन्धमें भी हैं। यह ठीक है कि छोहेकी सोनेकी दीक्षा देनेवाला ग्रुरू 
पारस ही होता है, लेकिन फिर भी संसारके समस्त व्यवहार केवल सोनेसे ही चलते 
हैं, पारससे नहीं । इन पर कुछ लोग यह कहेंगे कि इन विचारोके कारण युरुत्वमें 
कमी होती है । परन्तु यह बात कभी मदमें नहीं छानी चाहिए। जिस प्रकार अग्ति 
स्वयं अपना ही प्रकाश दीपकके द्वारा प्रकट करती है, उसी प्रकार देवगी ही शक्तिसे 
अर्जुन उस समय देवसे भी बढ़कर दिखाई देने छगा था। परन्तु वह देवसे जितना अधिक 
दिखाई देता था, उतना ही अधिक इस बातमें देवका गौरव और प्रशंसा भी होता है 
फिर पिताकी सदा यही इच्छा होती है कि हमारे लड़के सभी सदगुणोंमे हमसे भी खुक 
'बढ़-चढ़कर हों, और शाज्भ पाणि श्रीकृष्णकी वही इच्छा सफल हुई थी । “है राजा,. 
घृतराष्ट्र, श्रीकृष्णकी कृपासे अर्जुन जिस पक्षका सहायक बना है, उसके सम्बन्धमें 
आपको यह सन्देह क्यों होता है कि उसे विजय न प्राप्त होगी। यदि उस पक्षको विजय 
न प्राप्त हुई तो फिर स्वयं विजय ही निरथथंक हो जायगी । इसीलिए मैं कहता हूँ किः 
जहाँ लक्ष्मी है, वही श्रीमान्‌ कष्णदेव हैं, और जहाँ पांडु-पुत्र अर्जुन है, वही सारीः 
विजय और सारा उत्कर्ष रहेगा । यदि व्यासदेवके खरेपन और सत्यता पर आपका 
विश्वास हो तो आप यह समझ लें कि मेरा यह वचन अटल है। जहाँ वे लक्ष्मी-पत्ति 
नारायण हैं, वही भक्त-श्रेष्ठ अर्जुन भी है और वहीं सुख तथा मंगलके छाभका निवासः 
भी हैं। यदि मेरी यह बात झूठ निकले तो समझ लेना कि मैं व्यासदेवका शिष्य ही 
लही ।” अभिमानपूर्वक अपनी इस प्रतिज्ञाका घोष करके संजयने दोनों हाक 


अठारहवाँ अध्याय ५२३ 


“हे अर्जुन, तुमने जो अत्यन्त भक्ति पूर्वक यह गीता-शास्तर प्राप्त किया है, इसकी 
बाते कभी किसी तपोहीनसे नहीं कहनी चाहिए । अथवा यदि कोई अच्छा तपस्वी भी 
हो, परवथ्तु उसके हृदयमे गुरुकी हृढ़ भक्ति न हो, तो उससे भी यह शासत्र उसी प्रकार 
बचाना चाहिए, जिस प्रकार अन्त्यजोसे वेद बचाये जाते हैं। कौआ चाहे बहुत अधिक 
वृद्ध ही क्‍यों न हो, परन्तु फिर भी जिस प्रकार उसे यज्ञकी आहुतिका शेष भाग नहीं 
दिया जाता, उसी प्रकार ऐसे तपोवृद्धको भी यह गीता नही देनी चाहिये, जो गुरु- 
भक्तिसे हीन हो । अथवा यदि कोई ऐसा मनुष्य मिले, जिसने तप भी किया' हो और 
जिसमें गुरुदेवके प्रति भक्ति भी हो, परन्तु फिर भी जिसमे ज्ञान-श्रवण करने का अनु- 
राग न हो, तो वह अपने पहले दोनो गरुणोक्रे कारण छोकमे पुज्य तो अवश्य होगा, 
परन्तु गीता श्रवण करनेका पात्र वह न हो सकेगा । मोती चाहे कितना ही अधिक 
आबदार क्‍यों न हो, परन्तु यदि उसमे मुख या छिद्र न हो तो क्या डोरा कभी उसमें 
घुस सकेगा ? यह बात भरता कौन न मानेगा कि सागर बहुत अधिक ग्रम्भीर है ? 
परन्तु उस पर जो पावसकी वृष्टि होती है, क्या वह व्यर्थ ही नही जाती ? जिसका पेट 
अच्छी तरह भरा हुआ हो, उसके सामने आग्रहपुर्वक उत्तम पक्‍वान्न परोसकर उन्हें 
व्यर्थ नष्ट करनेकी अपेक्षा वही पक्‍वान्न उदारतापूर्वक भूस्े आदमियोकों ही क्यो न 
दिये जाये ? इसलिए मनुष्य चाहे कितना ही अधिक योग्य क्यो न हो, तो भी यदि 
उसके हृदयमे ज्ञान श्रवण करनेका अनुराग न हो, तो उसे हँसीमें भी इस शास्रकी 
बाते न बतलछानी चाहिए । क्यो, यह वात ठीक है या नही ? नेत्र तो रूप-सौन्दर्य के 
पारखी होते है, वे भला सुवासका मर्स कैसे समझ सकते है? जहाँ जो बाते उपयुक्त हो, 
वही वह फलवती भी होती है। इसलिए तपस्वी और भक्त पुरुषोका सम्मान तो अवश्य 
करना चहिए, परन्तु जो झासत्रके श्रवणके प्रति श्रद्धा न दिखला सकता हो, उसे इस 

गीताका उपदेश कभी न देना चाहिए। अब मान लो कि किसीमे तप है, भक्ति है, 
अवणका अनुराग भी है और इस प्रकार सारी सामग्री एकत्र है, तो भी इस गीता- 
शासत्रका निर्माण करनेवाले और समस्त छोकोक्ने मुक्त प्रभुके सम्बन्धमे जो प्रायः 
तुच्छतापूर्ण बाते कहा करता हो अथवा जो मेरे भक्तोके सम्बन्ध भी और स्वय मेरे 
सस्वन्धमे भी बहुत-सी निन्‍्दापूर्ण बाते कहा करता हो, उसे भी तुम गौता-शार््र सुनने- 
के लिए उपयुक्त पात्र न समझो | उसमे जो और सब गुणोकी सामग्री है, उसे विना 
दीप-ज्योतिवाली रातकी दीयट ही समझना चाहिए | मान लो कि किसीका रग बहुत 
गोरा है और वह तरुण भी है और अकृकारो आदिसे भल्नी भाँति सुसज्जित भी है, 
परन्तु उपके शरी रमे प्राण नही है। अथवा खरे सोनेका वना हुआ मन्दिर है, परन्तु 
उसके दरवाजे पर नागिन रास्ता रोककर खड़ी है। अथवा दिव्य अन्न पककर ऐैणर 
है, परन्तु उसमे कालकूट विष मिला दिया गया है। अथवा मैत्री तो है, परन्तु उसके 
अन्दर कपठ छिपा हुआ है। हे बुद्धिमान अर्जुन, तुम यह बात अपने ध्यानमे रखो कि 
उन लोगोकी भी ठीक इसी प्रकारकी दशा होती है, जिनमे तप, भक्ति और बुद्धि तो 
होती है, परनंतु फिर भी जो मेरे भक्तोकी अथवा मेरी निन्‍दा करते है। वे छोग भी 


भठारहंवाँ अध्याय ५३३ 
झपर उठाये । इस प्रकार समत्त महाभारत का सारांश एक ही श्छोकमें रखकर वह 
इलोक संजयने धृतराष्ट्रके हाथमें दे दिया। भग्निका विस्तार अपरम्पार है।' परन्तु 
सूर्येका अस्त हो जानेके कारण जो क्षति होती है, उसकी पूति करनेके छिए जिस 
अकार कपासकी बत्तीके सिरे पर लगानेमें उसका उपयोग करते हैं, उसी प्रकार सबसे 
यहले वह शब्द-ब्रह्न या सवा लाख “ इंलोकोका भारत बना, जिसका कही अन्त ही 
नही है। इसके उपरान्त सात सौ इलोकोंकी वह गीता बनी जिसमे भारत ग्रन्थका 
समस्त सार भरा हुआ है । और इन सात सौ इलोकोमेसे यह अन्तिम इछोक, जिसमें 
व्यासके शिष्य संजयका पूर्ण उदगार भरा हुआ है, समस्त गीताका एकत्र किया हुआ 
अर्थ है । इस एक ही इलोकको जो पुरुष अपने हृदयके' साथ छगा रखेगा, वह मानों 
समस्त अज्ञानको पूर्ण रूपसे जीत लेगा । इस प्रकार ये सात सौ इलोक मानों इस 
गीताके चलते हुए पैर ही हैं। अथवा इन्हें पैर न समझकर गीता रूपी आकाशका 
परम अमृत ही समझना चाहिए । अथवा मुझे ऐसा जान पडता है कि ये गीता रूपी 
आत्म-राजसभाके स्तम्भ ही हैं। अथवा सपम्तशती अर्थात्‌ सात सौ इलोकोमें भगवतीके 
सम्बन्धमें बने हुए ग्रन्थके द्वारा वणित यह गीता मानो भगवती देवी ही समझी जानी 
चाहिए । यह भोह रूपी महिषको मुक्ति देकर (अर्थात्‌ नष्ट करके) आनन्दित हुई है । 
इसी लिए जो मन, शरीर और वाणीसे इसका भक्त होगा, वह स्वानन्द अथवा 

आत्मानन्दके साम्राज्यका चक्रवर्ती राजा होगा। अथवा अविद्या रूपी बन 
करनेमें प्रतिज्ञापूर्ण सुयंको भी मात करनेवाले ये विलक्षण तेजस्वी इलोक प्रभु श्र उक्त 
रूपमे प्रकट किये हैं। अथवा संसारके थके हुए यात्रियोंकरों विश्रामका स्थरू देनेके 
लिए यह गीता इलोकाक्षर रूपी द्वाक्षा-वल्लीका मंडप बन गई है। अथवा इस गीताको 
ओक्षष्णको मुख-रूपी ऐसी पुष्करणी ही समझना -चाहिए जो सात सौ इलोक रूपी 
कमलोसे धन्य हुई हैं और सन्त रूपी भ्रमरोंसे भरी हुईं है। अयवा ये सात सौ 
सन्त रूपी भ्रमरोंसे भरी हुई है। अथवा ये सात सौ इछोक और कोई नही, गीताके 
महिमा गानेवाले भाद ही जान पड़ते हैं । अथवा इन सात सो इलोकोंके चारो ओर 
घर बनाकर इस गीता रूपी सुन्दर नगरीमें मानों भेद-वुन्द ही निवास - करनेके लिए 
आ गये हैं । अथवा अपने पति परमात्माको प्रेमपुवेक आलिगन करनेके लिए गीता 
प्रियाने अपने जो बाहु,पसारे हैं, इन इलोकोंको वही बाहु समझना चाहिए । अथवा ये 
झअछोक गीता रूपी कमल परके भू हैं, अथवा गीता रूपी समुद्रकी तरंगें हैं अथवा 
गीता रूपी रथके घोड़े ही हैं। अथवा हट रूपी स्िहस्थ पर्व उपस्थित होनेके 
कारण इस गीता रूपी गंगामें स्तान करनेके लिए समस्त तीथे ही इन इलोकोंके रूपमें 
आ पहुँचे हैं, और उन तीर्थोका मानो मेछा ही छगा हुआ है । अथवा ये इलोकोंकी 
'पृक्तियाँ नही है, बल्कि ऐसा जान पड़ता है कि विरक्त चित्तको भी छुभानेत्राले 
चिन्तामणियो अथवा कल्प-वुक्षोकी पंक्तियाँ छयाई गई है | इन सात सौ शलोकोंमेंसे 
अत्येक इलोक दूसरे प्रत्येक इलोक की अपेक्षा कही बढ़-चढ़कर दिखाई देता है । ऐसी 
अवस्थामें यदि कोई उन सबकी अलग-अलग प्रशंसा करना चाहे तो भरत कैसे कर 
सकता है ? कामघेनुके सम्बन्धमें कभी यह कहा ही नही जा सकता कि यह आज-कृछ 


४२४ हिन्दी ज्ञानेशवरी 


उक्त पदाथों की ही भाँति दुष्ट होते हैं। इसलिए हे पार्थ, मेरे भक्तोंकी और मेरी 
निन्‍दा करनेवाला पुरुष चाहे भक्त, बुद्धिमान और तपस्वी ही क्यो न हो, तो भी उससे 
कभी इस शास्त्रका स्पर्श भी मत होने दो । है अर्जुन, अब मैं इससे अधिक और क्या 
कहूँ ! निन्‍दक चाहे स्वयं ब्रह्माके समान प्रज्ञावानु ही क्‍यों न हो, तो भी तुम उसके 
हाथो में यह गीता कभी हेंसीमें भी मत दो । 

य इस परनं गुह्मं मद्भक्तेष्यभिघास्यति। 

भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ॥॥६८॥ 

“इसलिए है धनुर्धा री पाडव, जो नीवमे तपक्री भरपूर भराई भरकर उसके 
आधार पर गुरु-भक्तिका हढ़ मन्दिर बन गया है और जिसका ज्ञान-क्रवणकी लहाहूसा- 
वाला सदर दरवाजा सदा खुला रहता है और निन्‍्दाके अभावके रत्नोसे जिसका 
सुन्दर कहुश बना है, उस निर्दोष भक्त-रूपी मन्दिरमें तुम इस गीता-रत्न रूपी ईश्वर- 
की स्थापना करो । ऐसा करनेसे तुम इस संसारमें स्वयं मेरी ही योग्यता तक पहुँच 
जाओगे | अ, उ और म इन तीव मात्राओके गर्भमें “5७” एकाक्षर रूपसे बन्द पड़ा 
हुआ था । वेदोके उप्त मूल-बीज प्रणबका इस गीताकी शाखाओसे विस्तार हुआ है 
अथवा यह समझना चाहिये कि इलोकोके फूको और फलोके द्वारा वह गायत्री ही 
अवतरित हुईं है। जिस माताके लिए एक बाहुकके सिवा और कोई न हो, उस॑ 
माताको जिस प्रकार ऐसा बालक प्राप्त करा दिया जाय, जिसके लिए माताके सिवा 
और कोई गति ही न हो, उप्ती प्रकार जो व्यक्ति इस महामन्त्रसे भरी हुई इत्त गीता- 
का मेरे भक्तोंके साथ बहुत प्रेमपुवंक योग करा देता है, वह शरीर-पातके उपरान्त 
अवश्य ही मेरे साथ मिलकर एक-रूप हो जायगा । 

न च तज्यान्सनुष्येषु कद्िचन्से प्रियकृत्तमः । 
भविता न च में तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥६८॥ 

“और जब तक ऐसा पुरुष देहाकार-छूपी अलंकार धारण करके देखनेमें मुझसे 
अलग रहेगा, तक वह मुझे हृदयसे अत्यन्त प्रिय होगा । ज्ञानी, कर्मठ और तपस्वीमेंसे 
केवल ऐसा पुरुष मुझे जितना अधिक प्रिय होता है, उतना अधिक प्रिय इस भूतछ 
पर मुझे और कोई दिखाई नही देता । जो भक्त -मंडलोके जमावडेमे गीताका कथन 
करता है, जो मुझ ऐज्वरये-सम्पन्नके सम्बन्धमे अपने मनमें पूर्ण प्रेम और भक्ति रखकर 
आ्ान्तिपूर्वक सन्‍्तोकी सभामे गीताक्ना पाठ करता है, जो उन भक्तोको उसी प्रकार 
रोमाचित करता है, जिस प्रकार नये पत्तोके निकलनेसे वृक्ष हर्षत्रे रोमाचित होते हैं, 
जो उन्हें उसी प्रकार हिलाता है, जिस प्रकार मन्द वायुके झोके वृक्षोंको हिलाते हैं, जो 
उनके नेत्रोको उसी प्रकार रससे आदर करता है, जिस प्रकार उन वृक्षोके फल रससे 
आद होते है, जो कोकिलके पंचम स्वरमें पुकारता है; जो भक्त-मंडली-हूपी उपवनमें 
वसन्‍्त-कालके समान प्रवेश करता है, जो साधु-जनोकी सभामें केवछ स्वरूप पर 
ध्यान रखकर गीताके पद्च प्री रत्नोंकी उसी प्रकार कूगातार और बहुत अधिक वर्षा 
ऋरता है, जिप्र प्रकार चन्द्रमाके आक्राशमें उदित होते ही चक्रो रका जन्म सफल होता 


छट्र हिन्दी शानेदवरी, 


दूध नहीं देती ,अथवा यह “दूध देनेवाली नही है। दीपकके सम्बन्धमें यह नहीं कहा जा 
सकता कि इसका आगा -किधर हैं और पीछा किधर है | सूर्यकों छोठा या बड़ा - और 
अमृतके-समुद्रको गहरा या छिछला आदि कैसे कहा जा सकता है और इन पदार्थकि 
साथ इस प्रकारके विशेषण भला कैसे लगाये जा सकते हैं ? ठीक इसी प्रकारके 
गीताके किसी इलोकके सम्बन्धमें यह नही कहता चाहिए कि यह पहला इलोक है 
अथवा अन्तिम इलोक है । पारिजातके फूलो के सम्वन्धमें क्या कभी यह भी कहा जा 
सकता है कि ये बासी हैं और वे ताजे हैं ! गीताके इलोकोंके भी योग्यताके विचारसे 
कोई कमी-बेशी नही है; न उसका कोई इलोक किसीसे बढ़कर है और न घटकर है । 
और यह बात निश्चित है कि अब मैं इसका और अधिक समर्थन या पुष्टि क्या करूँ । 

और इसका कारण यह है कि गीताके इलोक पढ़ते समय वाच्य और याचकका भी 
भेद नही रह जाता । यही बात सभी लोग जानते हैं कि इस गीता शार्रमें एक मात्र 
श्रीकृष्ण ही वाच्य भी हैं और वाचक भी हैं। इस गीताका अर्थ जाननेसे जो कुछ 

प्राप्ति होती है, वही इसका केवल पाठ करनेसे भी होती है; और यह गीता शार्र 
वाक्य और वाचककी एकता इतनी शीघ्रतासे करा देता है। अतः अब मेरे समर्थन 
करनेके लिए-कोई विषय ही बाकी नहीं रह जाता | इस गीताकी प्रभुको सुन्दर वाडू- 
मय मूर्ति ही समझना चाहिए। चाहे कोई शास्त्र लीजिए, वह पहले तो वाचकको 


अपना उद्दिष्ट-अर्थ बतलाता है और तब स्वयं ही लुप्त हो जाता है। परन्तु. गीताके 
सम्बन्धमें यह बात नही है । यह पूर्ण रूपसे अव्यय, अविनाशी और निरन्तर ब्रह्म ही 
है । देखिये, सारे विश्व पर करुणा करके और अर्जुनको निमित्त बनाकर भगवानने - यह 
परम आत्मानन्द सबके लिए कैसा सुगम कर दिया है ! जिस प्रकार चकोरकी सुखी 
करनतेके बहाने चन्द्रमा तीनो भुवनोका दाह शान्त करता .है अथवा जिस प्रकार ग्रोतम 
ऋषिको निम्ित्त बनाकर कलिकारके कारश उत्पत्त होनेवाला संसारका दाह शान्त 
करनेके लिए हांकरने गंगाका प्रवाह पृथ्वी पर छा उपस्थित किया था, उसी प्रकार 
अर्जुतको बनाकर श्रीकृष्ण रूपी गौने पर या गीता रूपी दूध संसार भरके लिए दिया 


७ 


है । यदि आप गीतामें हृदयसे सरत हो जायेंगे तो कैवल्यवाली स्थितिमें पहुँच जायेंगे । 
यही नही, बल्कि यदि केवल पठनके उद्देश्यसे भी जिह्नाके साथ इसका सम्बन्ध कराया 
जायगा तो जिस प्रकार पारसका एक ही झटका लगनेसे लोहा आपसे आप सोना हो 
जाता है, उसी प्रकार यदि पाठकों कटोरा बनाकर. किसी इंलोकका एक चरद़य भी 
आप अपने होठोसे लगावेंगे तो आपके शरीर पर ब्रह्मेक्यकी-पृष्टता- चढेगी,। अथवा 
थदि पठनके कठोरेको मुँह न लगाकर उसे टेढ़ा .करके रख देंगे और उसकी ओर पीठ 
करके -बैठेंगे तो यदि गीताके अक्षर भी आपके कानोमे पड़ जायेंगे, तो भी वही हिसाब 
होगा । जिस प्रकार क़ोई अत्यन्त द्रव्य-सम्पत्त और उदार पुरुष कभी किसीसे किसी 
चीजके लिए याचना नही करता, उसी प्रकार यदि इस गीताका श्रवण, पठन अथवा 
अर्थ ग्रहणमेंसे किसी एकका भी अवलम्बन किया जाय तो -वह मोक्षते कम तो 
कक्षी किसीको कुछ 3 ही नही “और सबको एक सिरेसे -मौक्ष ही देती है| इस- 
लिए ज्ञ॒ताओंकी संग्रतिम रहकर एक मसाज -गीताक़ी ही सेवा करनी चाहिए॥ , दूसरे 


अठारहवाँ अध्याय ५२५ 


है अथवा जिस प्रकार मोरोकी कूकका उत्तर देता हुआ वर्षा-कारूका नवीन सजरू 
भेघ आ पहुँचता है, उस पुरुषके समान मुझे और कोई प्रिय नही है; आज तक न 
तो कोई उसके समान प्रिय हो सका है और आगे न कोई उतना अधिक प्रिय होता 
हुआ दिखाई देता है । हे अर्जुन, जो गीताके अर्थसे सन्तोका आतिथ्य-सत्कार करता 
है, उसे अब तक मैं सदा अपने हृदयके अन्दर ही रखता आया हूँ। 

अध्येष्पते च्॒ य इस धर्म्य संवादसावयो:। 

ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट: स्थासिति में मतिः ॥७०। 

“तुम्हारे और मेरे संवादमे मोक्ष-धरंको जन्म देनेवाली जिस कथाका विस्तार 
हुआ है, उसके सकरू अर्थेका ज्ञान करा देनेवाली इस गीताका जो बिना एक अक्षरमे 
भी परिवतेत किये पाठ करेगा, वह मानो ज्ञानकी अग्नि सुलगाकर उसमे अज्ञानकी 
भाहुति देगा और शुद्धि-मति होकर मेरा स्वरूप प्राप्त करेगा । गीताके अर्थका भरी, 
भाँति अन्वेषण करके ज्ञानी लोग जो कुछ प्राप्त करते है, भाई सुविज्ञ अर्जुन, वही 
उन लोगोको भी प्राप्त होगा, जो तोतेकी तरह इस गीताका पाठ करेंगे। गीताका 
अर्थ जाननेवालोको जो फल प्राप्त होता है, वह गीताका केवल पाठ करनेवालेकों 
भी प्राप्त होगा । यह गीता-रूपी माता कभी ज्ञान और अज्ञानी सन्तानमे कोई भेद 
नही करती । 

श्रद्धावाननसुयश्च॒ श्युणुयादपि यो. नरः। 
सो$पि सुक्तः शुभॉल्लोकास्प्राप्लुयात्पुण्यकर्मणास्‌ ।(७१॥ 

“और जो बिना किसी मार्गसे निन्‍दा किये शुद्ध बुद्धिसि गीताके श्रवणके प्रति 
श्रद्धा रखता है, उसके कानोमे गीताके शब्द ज्योही प्रवेश करते है, त्योही उसके पाप 
उसे छोडकर उससे बहुत दूर भाग जाते हैं। जिस प्रकार वनमे भगिन प्रवेश करते 
ही उसमे रहनेवाले प्राणी दसो दिशाओमे भाग जाते हैं अथवा जिस प्रकार पूर्ग 
गिरिके शिखर पर सूर्यका उदय होते ही अन्धकार अन्तरालमे जाकर छिप जाता है, 
उसी प्रकार ज्योही कानोके महाद्वार गीताकी झ्न्कार पहुँचती है, त्योही सृष्टिकी 
उत्पत्तिके समय तकके पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार यह जन्म-रूपी बेल निर्दोष 
होकर पुण्य-रूपी सुन्दर फूलोसे फूलती है और अन्तमे उत्षसे अपरम्पार फल आते है। 
कारण यह कि कानोके द्वारा गीताके जितने अक्षर अन्तःकरणमे प्रवेश करते है, उतने 
अदइ्वमेध यज्ञ करनेका फल प्राप्त होता है। इसलिए गीताके श्रवणसे पापोका नाथ 
होता है और पासके पुण्य खूब बढते है और अन्तमे उन पुण्योके द्वारा इन्द्रका वैभव 
प्राप्त होता है। मेरे स्वरूपमे आकर मिलनेके लिए वह जो प्रयास करता है, उसका 
पहला पडाव स्वर्गमे होता है, और वहाँ वह जितना अधिक सुख भोग करना चाहता 
है, उतना अधिक सुख भोगकर अन्तमे वह आकर मेरे साथ मिल जाता है हे अर्जुन, 
ग्रीता सुननेवालोको भी मौर इस गीताका पाठ करनेवालोको भी इसी प्रकार अत्यन्त 
आनन्दमयी फल प्राप्त होते हैं। अब मैं इन बातोका कहाँ तक विस्तार करूँ ! जो 
कुछ कहा जा चुका है, वही यथेष्ट है। परन्तु जिश्न कार्यके लिए मैंने इस शास््रका 


अदारहवां अध्याय पशु 


जौर शास्त्रोको लेनेसे क्य छाभ हो सकता है? श्रीकृष्ण और अर्जुनने एकान्तमे खुले: 
मनसे जो बात-चीत की थी। उसे श्रीमदृव्यासदेवने इस प्रकार सुगम रूपमे उपस्थित: 
किया है कि जो चाहे, वही उत्तका आकलरूतन कर सकता है। माता जिस समय अपने 
पुत्रको प्रेमपूर्वक खिलाने बैठती है, तब वह उसके मुखमे इतने छोटे छोटे कौर देती है 
जिन्हें वह सहजमे खा और निगल सके | अथवा जिस प्रकार वायुके असीम और 
अनन्त होने पर भी हिकमती आदमी पंखा तैयार करके उससे केवल उतनी ही हवा 
करता है, जितनी वह स्वयं सह सकता है, उसी प्रकार व्यासदेवने भी वे सब बातें, 
जो दाब्दोमें बताई ही नही जा सकती थी, अनुष्टुप छन्दोमे ऐसे अच्छे रूपमें रख 
दी हैं कि स्रियो और शूद्रो आदिकी बुद्धि भी उन्हे ग्रहण कर सकती है। यदि स्वातीके 
जलसे मोती न बनते तो वे सुन्दर स़्त्रियोके शरीर पर पहुँचकर सुशोभित ही कैसे 
होते ? वाद्यके यदि नाद ही उत्पन्न न हो तो वह कानको सुनाई कहाँसे पड़े ? यदि 
वृक्षमें फूल ही न आये हों तो उनकी सुगन्ध कैसे ली जाय ? यदि पक्‍्वान्न में ही मधुर 
रता न हो तो फिर वह जीभको कहाँसे प्राप्त हो सकती है ? यदि दर्पण ही न हो तो 
नेत्र स्वयं अपने आपको कैसे देख सकते हैं ? यदि द्रष्टाको गुरुकी साकार मूर्ति ही न 
दिखाई दे तो वह सेवा किसकी करेगा? ठीक इसी द्रकार यदि उस असंख्यात ब्रह्म 
वस्तुके लिए इलोकोंकी सात सौ-वाली संख्याका प्रयोग न किया गया होता तो उसका 
आकरून कौन कर सकता ? मेघ सदा सागरका जल सोखा करते है, परन्तु संसारको 
सागर सदा ज्योका त्यो दिखाई देता है; क्योकि जिसकी कोई नाप-तौल ही नहीं 
है, उसमें अगर कुछ कमी या ज्यादती हो तो किसीको उसका पता ही कैसे चल 
सकता है ? जिसका वर्णन वाचाके लिए साध्य नही है, वही यदि इन इलोकोमे समाया 
हुआ न होता तो मुख और कानोको उसका अनुभव कैसे होता ? इसी लिए व्यासदेवने 
श्रीकृष्णकी उक्ति जो इस ग्रन्थमे संकलित की है, सो उन्होने संसार पर बहुत बड़ा 
उपकार किया है । और मह्‌षि व्यासके शब्दों पर सदा पूरा पूरा ध्यान रखकर उनके 
उसी ग्रन्थका मैंने मराठी भाषामे अनुवाद करके आप लोगोके कानोमे डाला है । 
जिस विषयमे व्यास आदि महषियोका ज्ञान भी भटक जाता और धोखेमे पड़ जाता 
है, उसी विषयेमें इस अल्प मति व्यक्तिने ( मैंने ) कोरी वाचालता की है। परन्तु ये 
गीतेश्वर बहुत ही भोले-भाले है | यदि उन्होने व्यासके वचनोकी पुष्पमाला घारण की 
है, तो मेरे सीघे-सादे दूर्वादकोके लिए भी वे “नही” नही करते। क्षीर-सागरके तट॑ 
पर अपनी प्यास बुझानेके लिए हाथियोके झुण्ड आाते हैं, परन्तु क्या इसीलिए मच्छरो- 
को वहाँ आनेकी मनाही होती है ? पक्षियोके जिन बच्चोके अभी अच्छी तरह पंख 
भी नही निकले होते, वे थक जानेके कारण आकाशमे अच्छी तरह उड तो नही 
सकते, परन्तु फिर भी इधर-उघर फुदकते रहते हैं। और उसी आकाशमे गरुड़ भी 
ख़ूब तेजीके साथ उडा करता है। भूतल पर राजहंस बहुत ही सुन्दर गतिसे चलो 
“* मूल पुस्तक मराठी भाषामे ओवी नामक विशेष छन्दमें लिखी है ।---अनुवादक- 


५२६ हिन्दी ज्ञानेश्वरो 


इतना अधिक विस्तार किया है, उस कार्यके सम्बन्धमें मैं अब तुमसे एक बात 
'यूछता हूँ । 
कच्चिदेतच्छु त॑ पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा । 
कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्ठस्ते.. धनंजयः धछरशा 
“हे पार्थ, तुम एक बात बतछाओ। ये समस्त शास्त्रीय सिद्धान्त तुमने एकाग्र 
चित्तसे सुने है न ? जिस प्रकार मैंने यह ज्ञान तुम्हारे कानों तक पहुँचाया है, उसी 
प्रकार यह ज्ञान तुम्हारे मनमें भी भरा है न ? या बीचमें कोई ऐसी बात रह गई है 
जो तुम्हारे ध्यानमे आनेसे छट गई हो या जो उपेक्षाके कारण यो ही रह गई हो ? 
मैंने जिस प्रकार इस ज्ञानका तुम्हें उपदेश दिया है, यदि उसी प्रकार यह ज्ञान तुम्हारे 
अन्त करणमें भर गया हो, तो फिर मैं जो कुछ पूछता हूँ, उसका तुम उत्तर दो। मैं 
चुमसे यह पूछता हूँ कि आत्मा-सम्बन्धी अज्ञानके कारण तुम्हारे मनमें जो मोह 
उत्पन्न हुआ था और जिसने तुम्हे भ्रममे डाल दिया था, तुम्हारा वह मोह अभी 
तक दूर हुआ या नही ? तुम मुझे केवछ यह वतलाओ कि कर्म और अकर्मका भेंद 


तुम्हें दिखाई देता है ही नही ।” श्रीकृष्णने अज्‌ नके सामने यह प्रश्त रखकर उसको 
ऐसी अवस्था कर दी थी कि वह आत्मानन्दक्े अद्वेत रसमें निमर्त होने और उत्तके 


सम्बन्धमें कुछ पूछनेके बदले फिर उसी पुराने द्वैत भाव पर खिच आया था। अर्जुन 
पूर्ण ब्रह्मनहप हो गया था; परन्तु उस समय जो कार्य सामने जा पड़ा था, उसे सिद्ध 


करनेके लिए श्रीकृष्ण उसे भेद-भाववाली मर्यादाका उल्लंघन नहीं करने दिया था। 
और नही तो सर्वज्ञ श्रीकृष्णने अब तक जो कुछ किया और कहा था, उससे क्‍या वे 
'परिचित नही थे ? परन्तु अर्जुनको फिरसे द्वैतके भान पर लानेके लिए ही उन्होने 
उससे यह प्रन्‍त क्रिथा था। उस समय देवन अर्जूनसे उक्त प्रइन करके और उसे 
फिरसे अजु नत्वके भाव पर छाकर उसके भुखसे उसका यह अनुभव कहलाया था 
कि---“अब मैं पूर्ण हो गया हूँ ।” फिर जिस प्रकार क्षीर-साग रसे तिकछनेवाला और 


आकाशमे अपनी प्रभा फैलानेवाला पूर्ण चन्द्रमा विना अछग किये ही, सहजमे और 
स्पष्ट रूपसे अंग और निराला दिखाई देता है, उसी प्रकार उस समय अजु नको 


एक ओर तो यह वात नही भूलती थी कि मै ब्रह्म हूँ और दूसरी ओर उसे दिखाई 
पड़ता था कि सारा जगत ही ब्रह्म है। एक ओर तो उससे संसार छूट रहा था और 
दूसरी ओर ब्रह्मत्व भी क्षीण हो रहा था। इस प्रकार वह ब्रह्मत्वके सम्बन्धमें कुछ 
उलठा-सीधा विचार करता हुआ बड़े कष्टत्ते एक बार फिर देहाभिमानकी सीमा पर 
पहुँचकर रुक गया और वही वह यह सोचकर खड़ा हो गधा कि--“मैं अजु न हूँ ।” 
फिर अपने काँपते हुए हाथोसे उसने अपनी उठती हुईं रोमावछी दबाकर, पसीनेकी 
वूदे पोछकर और तेजीसे चलते हुए इवासके कारण कॉपते हुए अंग्रोको सभालकर 
घरीरकी विचलता बहुत निग्नहपूर्वक रोककर दोनो नेत्रोसे अश्रुओके प्रवाहके रूपमें 


आानेवाली आनन्दामृतकी बाढ़को जहाँका तहाँ रोककर, नाना प्रकारकी उत्कंठाओके 
कारण भर आनेवाले गढ़ेको ठीक करके और उन उत्कंठाओको अपने मनमे ही 


दवाकर लड़खड़ाती हुई जव्रानको सेंसालकर और साँस ठिकाने छाकर अर्जुनने कहना 
भारंभ किया । 


(३5६ हिन्दी शानेश्वरी. 


करते हैं, परन्तु क्या इसी लिए और कोई अपनी भटद्दी चालेसे उस पर चंलने ही न 
यावे ? अपने परिसाणके अनुसार हण्डा बहुत अधिक जरू अपने पेटमें भर लेता है; तो 
क्या इसी लिए चुल्लूमें पानी नहीं लिया जा सकता ? दीयट बहुत बड़ी होती है और 
इसीलिए उसका प्रकाश भी अधिक होता है; परन्तु छोटी बत्तीमें भी उसके अंग्रके 
आनके अनुसार प्रकाश होता है या नहीं ? समुद्रमें उसके विस्तारके अनुसार ही 
जंकाश प्रतिबिम्बित होता है; परन्तु छोटेसे गड्ढेमें भी उसके मानके अनुसार आकाश - 
जय प्रतिबिम्ब पड़ता ही है। ठीक इसी प्रकार इस ग्रन्थके विषयमें व्यास सरीखे दिव्य 
जुद्धिमान ऋषि विचरण करते है। परन्तु केवल इस दृष्टिसे यह कहना युक्ति-संगत 
नहीं है कि उसमें मुझ'सरीखे अल्प-मतिकों पैर नहीं रखना चाहिए ॥ जिस समुद्रमें 
अन्दर पर्वंतके समान बड़े बड़े जलचर संचार करते हैं क्या छोटी मछलियोकों उस 
समुद्रमें झाॉकना भी नही चाहिए ? अरुण सदा सूर्यके रथ पर खूब डटकर बैठा रहता 
हैं और इसीलिए वह सदा सुयंको देखता भी रहता है। परन्तु क्या जमीन पर रेंगने- 
बाली च्यू टी सूयेकी ओर नहीं देखती ? इसीलिए यदि मुझ सरीखे सीघे-सादे आदमी 
ही देशी भाषामें गीताकी रचना करें तो यह कोई अनुचित-बात नही है। यदि पिता 
आगे चल रहा हो और पुत्र भी उसके पीछे कदम पर कदम रखता हुआ चले, तो 
जया वह उस स्थान पर नही पहुँच सकता जिस स्थान पर पिता पहुँचता है ? ठीक' 
इसी प्रकार व्यासदेवके पीछे चछकर और गीताके भाष्यका रोंसे रास्ता पुछ-पुछकर मैं 
ही आगे बढ़ूँ तो यह काम अयोग्य और अनुचित भले ही हो, परन्तु फिर भी. मैं 
उपयुक्त स्थान पर अवश्य पहुँच जाऊँगा। यदि मैं किसी दूसरी जगह जाऊँ तो कैसे 
बर कहा जाऊंगा ? इसके सिवा जिसमें पृथ्वीके समान क्षमा-गुण और इसीलिए जो 
झिसी स्थावर था जंगमसे दुःखी. नही होते, जिनसे अमृत प्राप्त करके चन्द्रमा सारे 
चंसारको शीतल करता है, जिनके शरीरका असल तेज श्राप्त करके सूर्य अन्धकार 
दुर करता है, जिनसे समुद्रको जल, जलको माघुय॑, माधुयको, सोन्दये, वायुकी बल, 
याकाशको विस्तार, ज्ञानकों उज्वलू राज्य-वैभव, वेदोको मधुर वाणी, छुखको उत्साह 
जोर यहाँ तक कि समस्त रूप और आकार प्राप्त होते हैं और जो सब पर उपकार 
करते हैं, वे समर्थ सद॒गुरु श्रीनिवृत्तिनाथ मेरे अन्तःक रणमे प्रवेश करके उसमें विच- 
रण कर रहे हैं। अब यदि मैं मराठी भाषामें गीताका ठीक ठीक विचरण कहूँ तो 
इसमें आदचर्यका क्या कारण है ? श्री गुरु द्रोणाचार्यके वामसे पर्वत.पर मिट्टीका 
डेर छग्रकर जिस एकलव्यने उसकी सेवा की थी, उस पहाडी भीड़ एकलव्यने भी 
जंपनी घनुविधाकी चातुरीसे तीनों लोकोंको हिला डारा था। चन्दनके आस-पास 
स्हनेवाले वृक्ष भी चन्दनके ही समान सुगन्धित हो जाते हैं। वशिष्ठने अपने कन्धे पर 
ज्जे दुपट्टा रखा था, वह सुर्यके साथ भी प्रतिस्पर्धा कर सका था। और मैं तो सचेतन 
अनुष्य हैं । तिस पर मेरे श्री सदगुरु इतने अधिक समर्थ हैं कि वे केवछ अपने कृपा- 
कटाक्षते ही अपने शिष्यको आत्म-पद पर ले जाकर बैठा देते हैं । एक तो पहलेसे 
ही नजर तेज हो और तिस पर सूर्य समर्थथ और सहायता करे, त्तो फिर भला ऐसी... 
कोन-सी वस्तु है जो दिखाई न दे सकती हों ? इसी लिए मेरे केवछ इव[सोच्छवास 


भठारहवाँ अध्याय ५२७ 


अर्जुन उवाच-- 
नष्टो मोहः स्घुतिलंब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । 
स्थितोषस्सि गतसन्देहः करिष्ये वचन तब ॥७३॥ 

अजु नने कहा--“हे भगवनु, आप यह क्‍या पूछ रहे हैं कि मोहने अभी तक मुझे 
छोडा या नहीं ? वह तो अपने गोत्रके सभी भावोको लेकर अपना डेरा-डंडा मेरे मनसे 
उठाकर कभीका मुझे छोडकर चका गया। भरा यह भी कभी सम्भव है कि सूर्य 
किसीके पाप्त आकर पूछे कि तुम्हे आँखोमे अंधेरा दिखाई देता है? इसी प्रकार आप 
भगवान्‌ श्रोकृष्ण मुझे इस समय आँखोसे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे है; और यही क्या कम 
है? फिर जो वात किसी प्रकारका प्रयत्त करने पर भी प्राप्त नही हो सकती, वही 
बात आप मातासे भी बढकर प्रेमपूर्वक मुझे जी भरकर बतला रहे हैं। अब जिस 
हृष्टिसि आपने मुझसे यह प्रइन किथा है कि तुम्हारा मोक्ष अभी तक दूर हुआ या नही, 
उस हदृष्टिसे मैं कहता हूँ कि हे महाराज, आपके प्रसादसे मैं कृतकृत्य हो गया । मैं अभी 
तक इसी भ्रमये फेंसा हुआ था कि मैं अजु न हूँ। परन्तु अब आपके प्रसादसे आपके 
स्त्रब्पका ज्ञान होने पर मैं मुक्त हो गया हूँ। अब न तो प्रइन करनेके लिए ही स्थान 
रह गया है और न उत्तर देनेके लिए ही । है देव, आपके प्रसादसे मुझे जिस आत्म- 
चोधकी प्राप्ति हुई है, वह मोहका कही नाम-निशञान भी वाकी नही रहने देता । अब 
जिस द्वत-भावसे यह प्रइन उत्पन्न होता है कि अमुक काम करना चाहिए या नहीं 
करना चाहिए, वह आपको छोड़कर और किसीमे मुझे दिखाई नही देता । इस विषय 
में अब मुझे कुछ भी सन्देह नही है । मैं अब उस अवस्थामे पहुँच गया हूँ जिसमे कर्म 
विलकुछ बच ही नही जाते । आपकी झयासे आज मैंने “मैं” अर्थात्‌ आत्म-स्वरूप 
प्राप्त कर लिया है और इसी लिए कत्तेव्य-कर्मोका विलकुछ नाश हो गया है । अब 
मेरे छिए आपकी आज्ञाके तिवा और कुछ भी शेप नही रह गया है; क्योकि जिसके 
हृष्टिगोचर होने पर यह हृश्य विश्व नही गे रह जाता, जो स्वयं दूसरा होने पर भी 

दवेतका नाश कर डालता है, जो एक होने पर भी सदा सब स्थानोमे निवास करता 
है, जिप्के साथ सम्बन्ध होते ही समस्त बन्धन टूट जाते हैं, जिसकी आज्ञा होते ही 
और सत्र आशाओका अन्त हो जाता है, जिसके साथ भेट होने पर स्वयं अपने ह्दी 

साथ अपनी भेट हो जाती है, वह मेरे आराध्य गुरु देवता आप ही हैं। जो ऐक्यके 

सदा साथ रहनेवाले है जिनके कारण अद्वेत बोधके प्रान्तमे प्रवेश होता है और स्वयं 

ब्रह्म-स्वहूप होकर कृत्य और अक्वत्य बखेडा दूर करके और एक निष्ठ होकर जिनकी 

अपरम्पार सेवा करते रहना चाहिए, जो अपने भक्तोको अपने आपमे उसी प्रकार 

मिला छेते है, जिस प्रकार सागरसे भेट करनेवाली नदी आकर स्वयं सागर ही वन 

जाती है, वे आप मेरे निरुपाधिक सेवा योग्य सदुगुरु है। इसलिए अब आप यही 

समझ ले कि मेरे ऊपर ब्रह्म-स्वरूपके साक्षात्कारका उपकार हुआ है। मेरे और आपके 

वीचमे जो भेद-भाववाली वाधा थी, उसे दूर करके आज आपने मुझे अपनी सेवाका 

मधुर सुख प्राप्त कराया है | इसलिए है देवाधिदेवेश्वर श्रीकृष्ण, अब आप मुझे जो 

कुछ आज्ञा देंगे, मैं उसका बिना पालन किये न रहूँगा ।”” अजु नकी यह वात सुनकर 


5 
के के 


अठा रहवाँ अध्याय ५२३७ 


' से भी नये नये ग्रन्व हो सकते हैं। यंह ज्ञानदेव स्वर्य अपने आपसे पुछता है कि ऐसा 
कौन-सा काम है जो गुरुकी कृपासे नहीं हो सकता ? इसी लिए मैंने मराठो-भाषामें 
' गीताका अर्थ ऐसे ढंवते कहा है कि उसे समी लोग सहजमें समझ सके। मेरे इन 
मराठी बोलोंको यदि कोई कुशलूतापूर्वक गावेगा तो उसके _गावकी मोहिनीमें कहीं 
कोई अपुर्णता न दिखाई देगी । इसी लिए यदि कोई गीताका गान करेगा तो यह 
गीता उसके गानके लिए भूषण ही होगी । और यदि कोई इन शब्दोंका सीधे-सादे 
ढंगसे पाठ करेगा तो भी यह गीता उसमें किसी प्रकारकी न्‍्यूनता नही रहने देगी । 
यदि गहता पहना वे जाय और योंही रख दिया जाय तो भी वह वुन्दर जान पड़ता 
है । फिर यदि वह शरीर पर धारण कर लिया जाय तो कया वह उपयुक्त न होगा और 
अधिक सुन्दर न लगेगा ? मोतियोके सम्बन्धकी यह बात है कि यदि वे सोने पर जड़ 
दिए जायें तो वे सोनेकी रंगतको और भी ज्यादा खिला देते हैं। परन्तु यदि ऐसा संयोग 
ने भी हो, तो भी यह वात नही है कि वे अरूग लड़ीमे पिरोये रहनेकी दशामे कुछ 
कम सुन्दर जान पड़ते हों। वसन्त-ऋतुमे फूलनेवाले मोगरेकी कलियाँ चाहे मालामें 
पिंरोई हुई हों और चाहे योही खुली रखी हों; परन्तु उनकी सुगन्धमें किसी दशामें 
भी कोई कमी नहीं होती । ठीक इसी प्रकार मैंने ऐसे छन्दोबद्ध प्रेमपूर्ण ग्रन्थकी रचना 
की है जिसमें गाये जानेका गुण भी स्वाभाविक रूपसे वत्तमान है और बिना गाये भी 
जिसका रंग खूब खिंलता है । इन पंक्तियोकी रचनामें मैंने ब्रह्मनरससे सुगन्धित किये 
हुए अक्षर इस प्रकार रखे है कि उन्हें छोटे बच्चोंसे लेकर बड़ों तक सभी छोग बहुत 
सहजमें समझ सकते हैं। जिंस प्रकार चन्दनके वृक्षमें सुगन्धिकि लिए फूलोंकी तलाश 
नहीं करनी पड़ती, उसी प्रकार इस ग्रन्थकी पंक्तियाँ ( उन्द ) भी ' कानोमे पंड़ते ही 
सुननेवालोकी समाधि रूगा देती हैं। फिर यदि इसकी व्याख्या केरंनेवाले व्याख्यान 
सुने जायें तो क्या वे मत पर मोहिनी न डालेंगे ? इसका सहज रूपसे पाठ करने पर 
भी पांडित्यका ऐसा आनन्द आता है कि यदि पासमें अमृतका भी प्रवाह बहता हो 
तो उसकी ओर भी ध्यान न जायया। इस प्रकार सिद्धतायूवेंक इसका कवित्व ,इतनी 
अधिक शान्ति उत्पन्न करता है कि यों कहना चाहिए कि इसके श्रवणने मनन और 
निदिष्यासन पर भी विजय प्राप्त कर ली है। इसके श्रवणसे प्रत्येक' व्यक्तिको आत्मा- 
सन्‍्दके अनु भवका सर्वोच्च अंश प्राप्त होगा और उसकी समस्त इन्द्रियाँ पुष्ट होगी । 
चकोर अपनी शक्तिप्ते चन्द्रमाका उपभोग करके (अर्थात्‌ प्रत्यक्ष चन्द्रामृत पाव करके) 
सुखी होते हैं, परन्तु उस चन्द्रमाकी चाँदनी क्या और किसीको प्राप्त नही हो सकती ? 
ठीक इसी प्रकार अध्यात्म-शास्त्रके अधिकारी पुरुषोको इसके अन्दरके ग्रम्भीर रहस्य- 
का ज्ञान होता मे । किन्तु केवल वाक्‌-चातुरीसे भी बहुत-से छोग सुखी होते ही हैं । 
परन्तु वास्तवमें यह सारा महत्व श्री -निवुत्तिनाथजीका ही है। इस प्रबन्धकों आप 
लोग ग्रत्य न कहें, बल्कि यह गुरु-नाथकी कृपाका ही वैभव है । अत्यन्त प्राचीनकारू- 
में क्षीर-सागरके पास शंकरजीने श्री पार्वतीके कानोमें जो रहस्य बतलाया था, वह 
रहस्य क्षीर-सागरकी लहरोके मगरके पेठमे रहनेवाले मत्स्येन्द्रनाथको प्राप्त हुआ था | 
मत्स्येद्धनाथको सप्श्लृंगी पर अवयव-हीन चौरंगीनाथ मिले । मत्स्येन्द्रभाथके दर्शनोसे 
चोरंगीनाथके कटे हुए अवयव फिर पहलेकी तरह जुड़कर ठोक हो गये। फिर मत्स्येन्द्र- 
” ज्ायने अटल समाधिका ठोक तरहसे भोग करनेका विचार किया और इसी लिए उस 


फनज जक | 
ध्क 


प्२८ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


श्रीकृष्ण आनन्दसे विभोर हो गये । उन्होने अपने स्नमे क्हा--“समस्त फलोसे बढु-- 
कर फल आज मुझे अजुनके रुपमे प्राप्त हुआ है। जिस चर््रमाकी क्षीण कलाएँ पूर्ण 
हो जाती हैं, उस अपने पुत्र पूर्ण चन्रमाको देखकर क्या क्षीर-सागरका हृदय उछ>- 
लने नही लगता और वह अपनी मर्यादा भूलकर उसका उल्लंघन नही करने लगता ? 
इसी प्रकार सम्भापणके मंडपमे श्रीकृष्ण और अजु नका यह संयोग देखकर संजय भीः 
मारे आनन्दके उछल पडा | अपनी बहुत अधिक बढी हुई आनन्द भावनासे संजयनदे' 
राजा धृतराष्ट्से क्हा---महषि व्यासदेवकी यह कितनी अधिक क्रपा है कि उन्होंने 
इस युद्ध-कालमे हम दोनोका पूरा पूरा संरक्षण किया है ! संसारके सामान्य व्यवहार 
करनेके लिए भी आपके पास चमं-चक्षु नही रह गये । परन्तु ऐसी अवस्थामे ज्ञान- 
इृष्टिसे व्यवहार करनेकी शक्ति व्यासदेवकी कृपासे आज आपको प्राप्त हुई है। मुझे तो 
वेवल घोड़ोकी परीक्षा करनेके लिए रथ पर बैठनेवाली वीर-मंडलीमे प्रवेश करनकपठठ 
सौभाग्य प्राप्त हुआ था । सो मेरी समझमे भी ज्ञानकी जो ये बातें बाने लगी, यह 
भी महर्षि व्यासदेवका क्ृपाप्रसाद ही है | युद्ध इतने प्रचंड और घोर रूपसे चल रह 
था कि प्रत्येक व्यक्ति यही समझता था कि चाहे जिस पक्षकी हार हो, परन्तु इस 
युद्धमे मेरे प्राण अवश्य जायेंगे। जिस स्थान पर ऐसा भीषण प्रसंग आया था, वहाँ 
भी मेरे लिए ब्रह्मानन्दका युप्त भांडार खुल गया और मै उस आनन्दका अनुभव करू 
सका । व्यासदेवके इस प्रसादकी गहनताका भला मैं कहाँ तक वर्णन करूँ ॥7 संजय 
यह सब वाते कह तो गया; परन्तु जिस प्रकार चन्द्रमाकी किरणोसे पत्थर कभी नहीं 
पसीजता, उसी प्रकार धृतराष्ट्रका अन्त.करण भी इन बातोसे नामको भी द्ववित नह 
हँआ । उसकी यह दरशशा देखकर सजयने उसका ध्यान ही छोड़ दिया। परन्तु फिर 
भी वह मारे आनन्दके होशमे नही रह गया था और इस लिए वह फिर बोलने 
रूगा | उस समय वेव्ल हृर्षके आवेगसे सजय बोल रहा था; और नही तो घृतराष्ट्रक 
इस प्रकारके लक्षण कही नामकों भी नही दिखाई देते थे कि उसमे इस बातकीः 
उत्कंठा है कि संजय कुछ बौर कहे । 
संजय उवाच--- 
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः ॥ 
संवादभिससश्रौषमद्भुत॑ रोमहषंणस्‌ ॥७४॥ 
संजयने क्हा--“हे कुरु-राज, आपके भत्तीजे अजु नने श्रीद्व प्णसे जो बुछ वहा 
वह उन्हे वहुत अधिक मधुर जान पड़ा। वास्तवमे पूवे सागर और पश्चिम सागर आदि 
नाम ही भिन्न हैं। और नही तो उन दोनो सागरोका जरू ब्ल्वुल एक-सा है। ओडः 
इसी प्रकार श्रीकृष्ण और अजु नका भेद केवछ शरीरके कारण ही दिखाई देता हैं, 
परन्तु उनके संवादमे यह भेद कही नामको भी बाकी नहीं रह जाता। जिस समझ 
दपंणसे भी वढ़कर स्वच्छ दो पदार्थोके आमने-सामने होने पर उनमेसे प्रत्येक १दाक 
दूसरे पदार्थमे अपना स्वरूप देख्ता है, उसी प्रवार अजुन +ो »पने आपको हृप्ध 
सहित कृप्णकी मृत्तिमे देख ने रूगा; और हृष्ण्कों भी अजु दकी मूत्त्मि उरूके सहिद्त 


ध्इ८ “हिन्दी शानेश्वरी 


रहस्यथकी संकेत उन्होने श्री गोरक्षनाथकी बतल्ा दिया। गोरक्षगाथजी श्रोग-रूपी 
कमलिनीक सरोवर और विषयोंका नाश करनेवाले काल ही ये । मत्स्थेन्द्रनाथने उन्हें" 
अपना सःस्त अधिकार देकर अपनी पीठ पर अधिष्ठित कर लिया । इसके उपरान्त 
गोरक्षनाथने उस अद्वैतानन्दका, जो श्री शम्भुके समयसे परस्परासे चछा आ रहा था, 
श्रीगैनीनाथजीको समूल उपदेश दिया । जब उन गैनीनाथजीने यह देखा कि कलि- 
काल भूत मात्रको ग्रस॒ रहा है, तब उन्होने श्री निवृत्तिनाथको आज्ञा दी कि आदि 
शंकरसे लेकर शिष्य-परम्परासे रहस्य-बोध करानेका जो यह सम्प्रदाय मुझ तक चला 
आया है, वह सम्प्रदाय तुम स्वीकृत करो और उन्न जीवोकी रक्षा करनेके लिए तुम 
दौड़े हुए जाओ जिन्हे कलि-काल निगल रहा है। निवृत्तिनाथजी स्वभावत: अत्यन्त 
दयालु थे । तिस पर उन्हे ऐसे गुरुकी आज्ञा हुई थी। अतः जगतको शान्ति प्रदान 
करनेवाले श्री निवृत्तिमाथ वर्षा-कालके मेघके समान उठे। उस समय दु.खितो पर 
करुणा करके गीता पिरोनेके बहानेसे उन्होने शान्त रसकी जो वर्षा की थी, वही यह 
ग्रन्थ है। उस समय मैं चातककी भाँति बहुत अनुरागपूर्वक उनके सामने खड़ा हो गया 
और इसी लिए आज मैं यह यश प्राप्त कर सका हूँ। इस प्रकार गुरु-परम्परासे जो 
आत्म-समाधि रूपी द्रव्य प्राप्त हुआ था, वही इस ग्रन्थके द्वारा उपदेश करके ग़रुरु 
भहाराजने मुझे दिया है। यदि यह बात न होती तो फिर मेरे सरीखे ऐसे आदमीमें, 
जो न तो पढ़ता-लिखता ही है; न अध्ययन करता है और न ग्रुरुदवेवकी अच्छी तरह 
सेवा करना ही जानता है, इस -अन्थकी रचना करनेकी योग्यता कहाँसे आती ? 
वास्तवमें यह बात आप छोग ध्यानमें .रखे कि गुरुदेवने मुझे निमित्त भ्रात्र बनाकर 
इस प्रबन्धके रचनेमें जगतकी रक्षा ही की है । इस प्रकार मैं केवल नामके लिए आगे 
कर दिया गया हूँ । ऐसी अवस्थामें यदि मेरी बातोमें कही कोई त्रुटि या दोष रह 
गया ही तो हे श्रोतागण, आप लोग माताके समान प्रेमपूर्ण होकर उन सबको अपने 
उंदरमे रख ले (अर्थात्‌ मन ही मन समझकर उसके लिए मुझे क्षमा कर दे) । शब्दो- 
की योजना किस प्रकार करनी चाहिए, सिद्धान्त किस प्रकार स्थिर करने चाहिए 
और अलंकार किसे कहते है, आदि बातोंका मुझे कुछ भी ज्ञान नही है। कठ-पुतलछी 
जिस प्रकार अपने सूत्रधारकी इच्छाके अनुसार चल़ती-फिरती और नाचती-कूदती. है 
उसी प्रकार मुझे आगे रखकर वास्तवमे मेरे गुरुदेव ही ये सब बातें कह रहे हैं । इसी 
लिए मैं विशेष आंग्रह-पूर्वक यह नही कह रहा हूँ कि इस ग्रन्थके गुण-दोषोके लिए लोग 
मुझे क्षमा करे, क्‍योंकि गुरुदेवने केवल ग्रन्थ-वाहकके रूपमें मेरी योजना की है ॥ और 
यदि हीन-गुण ही आप सनन्‍्तोकी सभामे खड़ा हुआ हो और वह पूर्ण गुणोसे युक्त न 
हुआ हो, तो वह अपने लाड़केपनके कारण उलटे आपही लोगो पर कोप करेगा । यदि 
पारसका स्पर्श होने पर भी लोहैकी हीन दशा दूर न हो तो इसमे दोष किसका है ! 
नालियाँ और नाले तो इतना ही कर सकते है कि जाकर गंगामें मिल जायें। अब इतने 
पर भी यदि उन्हे गंगाका रूप प्राप्त न हो तो इसमें उनका क्या दोष है ? इसलिए यदि-मैं 
बड़े भाग्यसे आप सनन्‍्तोके चरणोके पास आ पहुँचा हूँ तो फिर इस संसारमे -मेरे-लिए 
किस बातकी कमी हो:सकती है? हे गुरुदेव, आपने ही मुझे सन्तोकी संग्रति प्राप्त करा 
दीःहै जिससे मेरे समस्त मनोरथ परिपूर्ण हो गये है । हे सन्‍्त-जन, आप सरीखा मायकाः 


अठारहवाँ ज्ध्याय प्र 


स्वयं अपना स्वरूप दिखाई देने रूगा । जिस अंग्में और जिस स्थान पर स्वयं अपने 
आपको भी और अपने भक्त अर्जुनको भी देखने-लगे, उसी अंगमें और उसी सवाई 
पर भक्त अर्जुनको भी देव श्रीकृष्ण दिखाई देने रंगे । और अब जब कि उन दोदोंके 
सिवा कोई तीसरा रह ही नही गया था, उन लोगोंने क्या किया ? बस वे दोनों एक- 
रूप हो गये । और जब इस प्रकार-हैत भाव नष्ट हो गया, तब भला प्ररनोत्तरका 
प्रसंग कहाँसे आ सकता था ? जब कोई भेद ही नही रह गया, तब फिर सम्भाषषराः 
सुख कहाँसे आ सकता था ? इस प्रकार द्वैत भावक्रे रहने पर भी सम्भाषणके सपष्ट 
जिनमे द्वैत भाव नही रह गया था, उन दोनोका सम्भाषण मैंने सुना । यदि दो दढपफ़ 
एक दूसरेके सामने रख दिये जायें तो क्या कभी इस बातकी कल्पना की जा सर्छी 
है कि उनमेसे कौन, किसे देखता है ? अथवा यदि किसी जलते हुए दीपकके झापते 
“कोई दूसरा जलता हुआ दीपक रख दिया जाय तो यह कैसे समझा जा सकता है हि 
फौन-सा दीपक किससे प्रकाशकी याचना करता है ? अथवा यदि सूर्यके सामने छोई 
दूसरा सूय उदित हो तो इस बातका निर्णय भला कैसे किया जा सकता है कि उनपेंटे 
कौन-सा सुय॑ प्रकाश देनेवाला है और कौन-सा प्रकाश प्रकाशित होनेवाला है? अड्टि 
कोई इस बातका निर्णय करने लंगे तो स्वयं निश्चिय ही स्तब्ध हो जाता है। इरा 
प्रकार उस सम्भाषणमे कृष्ण और अर्जुन बिलकुल एक-से हो गये थे। यदि झलके 
दो प्रवाह आकर एकमें मिल जायें और ऊपरसे नमक भी आकर उनमें मिरू जाए 
तो क्‍या वह नमक उन दोनो प्रवाहोको रोक सकता है ? अथवा वह भी क्षण धरऊ5डें 
उन दोनोके साथ मिलकर एक-रूप हो जायगा ? ठीक इसी प्रकार जब में उस 
संवादमें इस प्रकार एक-रूप होनेवाले श्रीकृष्ण और भर्जुनका अपने मनमे ध्याव करता 
हैँ, तो मेरी अवस्था भी उसी नमकके समान हो जाती है।” ये थोड़ी-ती झा 
संजय अभी कह रहा था कि इतने सात्विक भावने आकर उसी संजयत्ववाली स्प्रूदि 
नष्ट कर दी--उसे इस बांतका ध्यान भीन रह गया कि मैं संजय हूँ। ज्यों छपी 
उसे रोमांच होता आता था, त्यो त्यो उसका शरीर भी संकुचित होता जाता था& 
उसी स्तम्भित अवस्थामे उसे जो पसीना हो आया था, उसके कारण उसके शरीर 


कम्प भी बहुत अधिक बढ गया था। अद्गंतके आनन्दका अनुभव होनेके कारण उसको! 
आँखें भर आई । उसकी आँखोमे दे प्रेमाश्ु नही थे, बल्कि मानो केवल जलूका प्र 
ही आरम्भ हो गया था। ऐसा जान पड़ता था कि' शब्दार्थ उसके पेटमे नहीं सम 
रहे थे और गला रुध गया था; और इसी लिए श्वासके साथ छाव्दा्थं मिलकर एछः 
हो गये थे । यहाँ तक कि आठो सात्विक भाव प्रकट हो गये और संजयकी कुछ ऐसहि 
विलक्षण अवस्था हो गई कि उसके मुँहसे छाब्द ही नही चिकलता था। उस समश 
संजय मानो श्रीकृष्ण और अर्जुनके संवादका चौराहा बन गया था। परन्तु इस 

का स्वभाव ही ऐसा है कि वह आपसे आप श्षान्त हो जाता है। इसलिए संजद भरे 
बहुत जल्दी शान्त हो गया। और फिर उसके होश ठिकाने हो गये--उसे मरे 
धरीरका भान हो आया | 

शेड 


अठारहवाँ अध्याय. १३९ 


मुझे प्राप्त हुआ है और-मेर ग्रन्थ-रचनाका छाडलेपनका हठ बहुत अच्छी तरह पूरा हो 
गया -है सोचेका सारा पृथ्वी-तछ ढाला जा सकता है, चिन्तामणियोका मेरुके समान 
प्रचंड पर्वत बनाया जा सकता है, सातों समुद्र अमृत-रससे लबाहूव भरना भी सहज 
है और छोटे-छोठे नक्षत्रोंकी चन्द्रमा बनाना भी कठिन नही-है और न-कल्प-वृक्षके बाग 
रूगाना -ही बहुत ज्यादा मुश्किल है; परन्तु गीताका रहस्य सहजमें स्पष्ट नही किया 
जा सकता । फिर भी मुझ सरीखा गूंगा मनुष्य गीताका अर्थ इतना अधिक स्पष्ट कर 
सका है कि जो सब छोगोको प्रत्यक्ष दिखाई देता है । इस ग्रन्थ रूपी अपार सागरको 
पार करके और कीत्तिकी पताका हाथमे लेकर जो मैं आनन्दसे खूब फूलकर नाच रहा 


हैँ, मेर पर्वतके समान प्रचंड दिखाई देनेवाला और विशाल कलशवाल ग्रीतार्थंका 
मंदिर रचकर और उसमे ग्रुर्वेवकी मृत्ति स्थापित करके उनकी जो पूजा-अर्चा कर 
रहा हूँ, यह सब उन्ही-गुरुदेवकी कृपाका फल है । गीता सरीखी निर्मल और छुद्ध 
हुृदयवाली माताको भुलकर जो बालक इधर-उधर बिलबिलछा रहा था, उसकी जो उस 
माताके साथ पुनः भेट हो गई है, यह भी उन्ही गुरुदेवकी कृपाका ही फल है। मैं; 
ज्ञानदेव आप सज्जनोंसे कहता हूँ कि हे महाराज, आचार-व्यवहारका विचार करके 
ही मैंने.यह बात कही है | -यह स्वयं इस ज्ञानदेवकी अटपटी बातें नही हैं। अब मैं 
और क्या कहूँ ! आपही लोगोंकी कृपासे आज इस ग्रन्थकी समाप्तिका उत्सव मैं मना 
सका हूँ और इससे मेरा जन्म सफल हो गया है । मैंने अपने मनमें जो जो भाशाएँ 
रंखकर आप लोगोका भरोसा किया था, वे सब आशाएँ आप लोगोने अच्छी तरह 
पूरी कर दी हैं और इसलिए मैं बहुत ही सुखी हुआ हूँ। हे महाराज, भुझ सरीखे 
दीनके लिए अपने इस ग्रन्थकी जिस अद्भुत सृष्टिका निर्माण किया है, उसे देखकर मैं 
इसरी सृष्टि उत्पन्न करनेवाले .विश्वामित्रको भी आज तुच्छ समझ रहा हूँ। क्योकि 
बिशंकुका पक्ष लेकर केवल.ब्रह्माको नीचा दिसलानेके लिए नश्वर सृष्टि उत्पन्न करनेमे 
कौन-सा बड़ा पुरुषार्थ है ! श्री शम्भुने उपमन्यु पर प्रसन्‍न होकर उसके लिए क्षीर- 
सागर उत्पन्त किया था। परन्तु उनका यह कार्य भी यहाँ उपमाके लिए ठीक नही 
जेंचता क्योंकि उस क्षीर-सागरके गर्भभे हलाहरू विष भरा था-और समुद्र-मन्थनके 
समय वह उसमेसे निकला भी था। यह ठीक है कि अन्धकार रूपी निशाचरके ,द्वारा 
समस्त चराचरके निगले जाने पर उनकी रक्षाके लिए सूर्य दौड़ा आया था और 
उसने उस अन्धकारका-नाश भी किया था; परन्तु चराचरके साथ यह उपकार करके 
सूययने उन्हे अपनी प्रखर उष्णताका मजा भी अवद्य चखाया । तपे हुए विद्वको शांत॑ 
करनेके लिए चन्द्रमाने भी अवश्य ही अपनी भरपुर चाँदनीका प्रकाश किया; परन्तु 
फिर भी वह कलंकित चन्द्रमा इस ग्रन्थ-राजकी बरावरी भला कैसे कर सकता है ? 
इसी लिए सन्त-जनोने इस ग्रन्थके साथ मेरा जो संयोग करा दिया है, उसके सस्बन्धमे 
मैं फिर यही कहता हूँ कि उसकी उपमा और कही नही मिलती | संक्षेपमे मैं यही 
कहता हूँ कि इस ग्रंन्थ-रपी धर्म-कीत्तंतवकी जो सुखपुर्वक समाप्ति हुईं है, वह सर्वे 
आप ही छोगोकी कृपाका फल है और इस सम्बन्धमे मेरे लिए केवछ सेवकताका तत्व 
ही बच रहता है -( भर्थात्‌ यही सिद्ध होता है कि मैंने केवल सेवकके रूपमें आप 
लोगोकी सेवा की है-)। अब समस्त विश्वकी भात्मा वह परमेश्वर इस वाडूमय 
यज्ञसे संतुष्ट होकर मुझे केवल इतना ही प्रसाद प्रदान करे कि दुष्टोकी टेढी नजर 


५३० हिन्दी ज्ञानेदवररी 
व्यासप्रसादाच्छ तवानेतदगुद्ममहू. परमु+ 
योग योगेद्वरात्कृष्णात्सासाक्षात्कथयतः स्वयम्‌ ॥७५॥ 
 आनन्दका आवेग समाप्त हो जाने पर संजयने कहा--“जो ज्ञान स्वयं उपनिषदों- 
को भी ज्ञात नहीं है, वही ज्ञान आज मैंने श्री व्यासदेवकी कृपासे सुना । उसे सुनते 
ही मुझमें ब्रह्मतत आ गया और मेरे लिए -मैं” और “तुम” की बर्थाव ह्ैतकी 
सुष्टिका अन्त हो गया । इन समस्त योग-मार्गोका जिनमें आकर पर्यवसान होता है, 
उने श्रीकृष्णके वचन व्यासदेवकी कृपासे आज मुझे बहुत सहजमें प्राप्त हो गये। 
अर्जुनको निमित्त बताकर और अपने आपमें बलपूर्वक द्वेत भाव या भिन्नताकी 
स्थापना करके आत्म-विचारके सम्बन्धमें देवने जो कुछ कहा था, जो भाषण किया 
था, जब उस भाषणके सर्वोत्कष्ट पात्र बनमेकी योग्यता मुझ सरीखे सामान्य 
पुरुषमें आ गईं, तो फिर श्री गुरु व्यासदेवकी सामथ्यंका भला मैं कहाँ तक 
वर्णन करूँ [/ 
राजस्संस्मृत्य संस्पृत्यय॒ संवादसिममद्भुतम्‌ । 
केशवाजुनयोः पुण्यं हृष्यासि चर मुहमु हुः ॥७३॥। 
इसके उपरान्त संजयने जब फिर कहना आरम्भ किया और उसके मुँहसे ज्योंही 
/राजन” शब्द निकछा, त्योंही वह बहुत अधिक विस्मित हो गया; और जिस प्रकार 
किसी रत्नकी प्रभा स्वयं उसी पर पड़कर फैलती है, उसी प्रकार वह स्वयं भी अपने 
विस्मयसे पूर्ण रूपसे व्याप्त हो गया । जिस प्रकार चन्द्रमाका उदय होने पर हिमालय 
परके सरोवर भी स्फटिक शिलाके समान दिखाई देने रूगते है, परन्तु सूर्यके उदित 
होते ही वे फिर द्रव-रूप जान पड़ते है, उसी प्रकार ज्योंही संजयको अपने शरीरका 
भान होता था, त्योही उसे श्रीकृष्ण भौर अर्जुनका संवाद याद आ जाता था; और 
ज्योही उसे वह संवाद याद आता था, त्योही वह फिर विस्मित होकर अपने शरीर- 
का भान भूछ जाता था | बस यही क्रम उस समय बराबर चल रहा था। 
- तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यदूभुत॑ हरे॥.. | 
विस्मयों च महान्राजन्हष्पामि च॑ पुनः पुनः ॥७णआ। 


फिर संजयने खड़े होकर धृतराष्ट्से कहा--' है राजन, श्री हरिका प्रत्यक्ष विश्व- 
स्वरूप देखकर आप इस प्रकार निस्तव्य होकर क्‍यों बैठे हुए हैं? जो न॑ देखने पर भी 
दिखाई देता है, न होनेके कारण ही जो अस्तित्वमे है और जो विस्मृत होने पर्र भी 
याद आत्ता है, उससे यदि कोई बचना चाहे तो भछा कैसे बच सकता है ? यहाँ तक 
तो इतनी भी ग्रुजाइश नही है कि उसे दूरसे देखकर केवल आइचरययें कियो जाया। 
क्योकि इस सम्भाषण रूपी ज्ञान-गंगाका प्रवाह इतना अधिक प्रचंड है कि वह अपने 
साथ साथ मुझें भी वहांये लिये चछा जाता है ।”” श्रीकृष्ण और अर्जुनिक्रें संवाद रूपी 
से संर्गंम-ती्थंमे स्ताव करके उस संजयने अपने अहं-भावकों तिलाजलि दें दीं। उस 
अवस्थामें वह चरंम' सीमाकें जीनन्दर्का अनुभंव करता हुआ बीच बीचमें विलक्षेण 
रूपसे कुछ बड़वड़ा उठता था और वॉरं-वॉर भंत्यन्त रुद्ध कंठसे “श्रीकृष्ण; श्रीकृष्ण 
कह उठता था । परन्तु कुदराज धृतराष्रकी उसकी इस अवस्थींकों कुछ'भीं पंतां ' नहीं 


५६४० हिन्दी श्ञानेश्वरी 
सीधी हो जाय, उनके हृदयमें सत्कर्मोके प्रति प्रेम उत्पत्न हो और भूत मात्र्में परस्पर 
हादिक मैत्री हो। पापोंका अन्धकार नष्ट हो और आत्म-ज्ञानके प्रकाशसे सारा विश्व 
उज्वल हो; और तब जो प्राणी जिस बातकी इच्छा करें, वह उसे प्राप्त हो । समस्त 
मंग्रछोंकी वर्षा करनेवाले सन्‍्त सज्जनोंका जो समुदाय है, उसकी इंस भूतलकें भूत 
मात्रके साथ अखण्ड भेंट हो । ये संत सज्जन मानो चलते फिरते कल्प-वृक्षोंके अंकुर हैं 
अथवा इन्हें चैतन्य रूपी विता-रत्वका ग्राम अथवा अमृतका बोलता हुआ सागर ही 
समझना चाहिये। ये संत-सज्जन मानों कलंक-हीन चंद्रमा अथवा ताप-हीन सूर्य हैं और 
सभी लोगोंके सदाके सगे सम्बंधी और अपने हैं। सारांश यही कि तीनों भुवन अद्वैत- 
सुखसे परिपूर्ण होकर अखंड रूपसे उस आदि पुरुषके भजनमें छगे । और विशेषत: 
इस छोकमे जो-ऐसे जीव हैं जिनका जीवन ग्रन्थोंके अध्ययन पर ही अवलरूम्बित रहता 
है, उन्हें ऐहिक तथा पारलोकिक' सुखोंकी प्राप्ति हो । यह सुनते ही विश्वेश्वर प्रभुने 
कुहा--“यह प्रसाद तुम्हें दिया जाता है ।” यह वर-दान प्राप्त करके ज्ञांनरेव बहुत 
अधिक प्रसन्‍्त हुआ है । इस कलियुगर्मे महाराष्ट्र देशमें गोदावरी नदीके दक्षिण तट 
पर, जिस स्थान पर संसारके जीवन सूत्र मोहनी-राजका निवास है, उप्त स्थान पर 
अत्यंत पवित्र और अत्यंत प्राचीन पंचक्रोश क्षेत्र ( जिसका नाम नेवासें है ) है। इस 
क्षेत्रमें सोम वंशके शिरोमणि और समस्त कराओंके जनक राजा रामचरद्र न्यायपूर्वेक 
राज्य करते हैं | इसी स्थान पर शांकर परम्पराके - श्रीनिवृत्तिनाथके शिष्य ज्ञानदेवने 
गीता पर मराठी भाषाका साज चढ़ाया है । इस प्रकार महाभारनके भीष्म पववर्मे 
श्रीकृष्ण और अर्जुनका जो सुंदर संवाद दिया गया है, जो उपनिषदोंका सारांश और 
समस्त शास्रोंका जन्म-स्थान है-और परमहंस योगी जिसका उसी प्रकार आश्रय लेते 
हैं, जिस प्रकार हंस सरोवरका आश्रय छेते हैं, श्री निवृत्तिनाथका शिष्य मैं जश्ञानदेव 
कहता हूँ कि उस गीता नामक संवादका यह अठारहवाँ अध्याय पुर्ण कलश है । अब 
इस ग्रंयकी पवित्र सम्पत्तिसे प्राणी मात्रको उत्तरोत्तर सम्पूर्ण-सुखोंकी प्राप्ति हो ॥ 
शक संवत बारह सौ बारहमें ज्ञानेश्वरने गीताकी यह टीका की है और सच्चिदानन्द 
बाबाने बड़े प्रेम और ध्यानसे इसे लिखां है । कर ः 
5 छे ; २ 

श्री एकनाथ महाराजने 'ज्ञानेश्वरी' का संशोधन करके इसके सम्बंधमें जो कुछ 
लिखा था, उसका आशय इस प्रकार हैं--- 

“शालिवाहनके शक संवतु १५०६ में तारणं नामक संवत्सरमें जनादंनके शिष्य 
एकनाथने अत्यन्त आदरंपूर्वेक ज्ञानेश्वरी गीताको मूल प्रंतिके साथ मिलाकर शुद्ध 
किया । यह ग्रन्य आरम्भसे ही बहुत अधिक शुद्ध है; परन्तु इधर उधरके पाठांत रोके 
आ जानेके कारण छुद्ध ग्रेयमें भी कुछ असंगत बातें आजा गई थी। इस प्रकारके पाठोंकोी 
शुद्ध करके मूल प्रतिके अनुसार यह शुद्ध श्ञानेश्वरी' -प्रस्तुत-की गई है । ग्रीताकी की 
हुई जिनकी टीका पढ़नेसे अत्यंत भावुक ग्रंथ-प्रिय छोगोंको ज्ञानकी प्राप्ति होती है, 
उत निष्कलंक ज्ञानेश्वर महाराजकी मैं वन्दवां करता हूँ । बहुत दिन-बाद आनेवाले 
इस पवेके शुभ समयमें भाद्रपदकी कपिला षष्ठीको गोदावरी नदीके तट पर पैठण 
नामक नगरमें लेखनका यह कार्य समाप्त हुआ है। इस ज्ञानेश्वरीके पाठमें यदि कोई 
अपना लिखा हुआ मराठी पद्च सम्मिलित करे तो समझ लेना चाहिए कि उससे 
अमृतके थालमे मात्रों नरेली ( भारियलकी खाली खोपड़ी ) ही रखी है । 


ज्ञानेश्वरी भावार्यदीपिका टीका समाप्त। भ्रीकृष्णापंणमस्तु 
आ कक नह 


हमारे धामिक-आध्यात्सिक प्रकादन 


अनुभवाघ्तृत पी मर 


[ श्रीज्ञानेदवर दर्ांत |. रचपिता---सनन्‍्त ज्ञानेश्वर 
'डीकाकार---डॉ ० प्रभाकर सदाशिव पंडित 


योगीराज सन्त ज्ञानेदवर द्वारा गीताकी भावार्थ दीपिका टीकाके पदचातु उनके 
शुरुके निर्देश और आज्ञासे यह दूसरा अ्न्थ “अनुभवामृत” नामक रचा गया। इसमे 
उन्होने अमृतस्वरूप अनुभवका दिग्दशन कराया है | सन्त ज्ञानेश्व रने अपने ब्रह्मानन्द 
स्वरूप सच्चिदानन्दकी विलक्षण अनिवर्चनीय अनुभूतिको इस ग्रन्थमें शब्दोमें बाँधनेका 
सफल प्रयास किया है । ज्ञानेश्वरजी द्वारा इसमे शव दर्शनकी परम्पराका पालन करते 
हुए नाथ सम्प्रदायके सिद्धान्तका सहज विवेचन स्पष्ट दिखाई देता है। ज्ञानेश्वरका मत 
है कि यह ग्रन्थ दसो उपनिषदका सार एवं वेदान्तके गृढ़ तत्वोकी सरल व्याख्या है । 
धर्म-अध्यात्मसे यह ग्रन्थ भरा पड़ा है। 'ज्ञानेश्वरी' की रचना के समय रचयिता को 
गीता के इलोको का बंधन था । 'शानेश्वरी” ग्रन्थके अध्ययनके पश्चात्‌ इस ग्रन्थका 
विषय निरूपण सहज एवं पठन आवश्यक हो जाता है । 


विद्वान टीकाका रने इसमे ज्ञानेश्वर के गूढ़ दर्शन का भावाथ॑ विस्तारके अन्तर्गत 
अपनी विशेष व्याख्यासे सोनेमें सुहाग़ाकी उक्तिको चरिता्थ किया है। ठीकाकारने 
सन्त ज्ञानेश्वरके मतोका स्थान-स्थान पर अन्य सन्‍्तोका उदाहरण देकर इतनी सुन्दर, 
स्पष्ट और सहज व्याख्या की है, जिस सामान्य लोग भी आसानीसे समझ सकते हैं । 
संक्षेप यह गन्ध धर्म, सिद्धान्त, दशेन, अध्यात्मके अन्वेषको, पाठकों, मुमुक्षुओं तथा 
पुस्तकालयोंके लिए पठनीय और संग्रहणीय है । प्रथम संस्करण । सुन्दर आवरण व 
पक्की जिल्दमें मु० १६--०० । 


सन्त ज्ञानेदवर के ६५ छन्द 

इस छोटी-सी पुस्तकमें सन्‍त ज्ञानेश्वरने योगी चागदेवको बोध करानेको ६५ 
छन्दोमे जो पत्र भेजा था, उसीका यह भावानुवाद है। इसमें वेदान्त जैसे गढ़ एवं 
गम्भीर विषयका सरल एवं रुचिकार भाषामें विवेचल किया गया है। इन छन्दोंके 
हे विभागमें यथा ईस्वर, जीव तथा ईश्वर और जीव की एकताके विषयमें वर्णन है । 
है सूल्य 0७०००००७५७ | 
हरिपाठ 

इस पुस्तिकामे श्री ज्ञानेशवर जीके २७ अभंगोंका भावानुवाद है। इन अभंगोंके 
द्वारा ज्ञानेशवरजीने भगवान्नम लेनेके सरल उपाय और इस कलिसे प्रत्येक प्राणीके 
उद्धार पानेके व्यापक उपाय बताये हैं । द्वितीय संस्करण । मुल्य *****- 


श्रीमद्भगवर्द्‌ गै/ता | अनासक्तियोण ]... दोकाकार-+-महएंमा गांधी 


गीताकी अनेकों टीकांएँ रहते हुए महात्मा गांधीने अपने संत्य-अहिंसाके सिद्धान्तों- 
को प्रतिपादित करनेके लिए इसमें विशेष रूपत्ते हाथ डाला । इस पुस्तकमें गीताके 
सूंल इलोक, अर्थ एवं विशेष टिप्पणियाँ दी है। इन्ही टिप्पणियोके द्वारा गांधीजीने 
अपने सिद्धान्तोंका दिग्दशन कराया है। नवीन साईज, आकर्षक कवर | मूल्य ३-०० । 


। हिंदी दासबोध ( रचयिता---समर्थ स्वासी रामदास ) | 
अनुवादक--बाबु रामचदद्र वर्सा 


इस ग्रन्थरत्नमे धामिक, सामाजिक, पौराणिक, आध्यात्मिक तथा राजनीतिक 
इत्य[दि जिस विषयको आप चाहेगे वही पूर्ण रूपसे मिलेगा । ये वही विषय है जिनका 
समर्थ स्वामीजी छत्रपति शिवाजीको उपदेश दिया करते थे । इन उपदेशोंका एक' 
विलक्षंण ढंग है जो हृदयमें तीरकी तरह चुभकर वास्तविक काम करते है ? वस्तुृतः 
यह ग्रन्थ संसार की नीति तथा धामिक भग्रन्थोका सार है। छोकमान्य 'विलक' ने 
इसे संसोौरके सर्वेश्रेष्ठ ग्रन्थोमें माना है। हिन्दी भाषा में पक्‍की जिल्दके साथ 


सुँ०*०११**** ! ' । 
' हिंदी सनोबोध._ रचमिता--समर्थ स्वामी रासदास 


चंचल मनको दिये गये उपदेशोंका नाम समर्थने मनोबोध' रंखा। मनकां तात्पय॑ 
क्या है उसकी कल्पना, चंचलता, सूक्ष्मता, अहंकारमय होना और उसको निग्नहे 
करनेका इस ग्रन्थमें वर्णन है। इस भ्रन्थमे समर्थने अहंकारकी बड़ी भत्सेनां की है और 
सदसंगति का बड़ा ही मनोहर और आकर्षक चित्र खीचा गया है | मूल्य '! " ५९९१” ५ है 
सवधा भक्ति रचयिता--समर्थ स्वामी रामदास 
शास्त्रोमे भगवानकी भक्तिके ९ साधन बताये गये हैं। ये साधन कौन है इनकी 
स्वरूप कैसा है इस सबका सुष्पष्ट विवेचन समर्थ रामदासने 'बोधगम्य भाषामें किया 
है वही इस ग्रन्थमे संग्रहीत है। पुस्तकके प्रारम्भमे श्री समर्थ चरित्रके साथ भक्तिका 
निरूपण तथा महत्व देनेसे पुस्तककी महत्ता और बढ़ गई है। आकर्षक आंवरण.। 
मुल्य प१८+२५। 


॥. ॥$* 


एपएकनाथी सामवत ( झीघज्न प्रकाशिंत होगी 2 


योगवाशिष्ठसार 


लेखक--डॉ० क्षितिशचन्द्र चक्रवती 

वेदान्तशासत्रमे 'योगवाशिष्ठ” जैसा दुसरा उत्तम ग्रन्थ नहीं है, क्योकि इसमें एक 
स्वतन्त्रतेत्व द्वारा जीवनकी समस्त समस्याओका समाधान मिलता है ।'इसका महत्व 
अध्यात्म प्रेमियोको तो विदित ही है। हिन्दुओके लिए यह ग्रन्थ आदरणीय है ही 
किन्तु अन्य धर्मवाल़े भी इसका आदर करते हैं, क्योकि इसमे किसी सम्प्रदाय विशेष 
का उल्लेख नही है। 

लेखक़को नेपालके “राजकीय हस्तलिखित पुस्तकालय” में प्राचीच हस्तलिखित 

अन्धोकी खोजबीन करते समय “योगवाशिष्ठ” ( योगवाशिप्रसार ) नामक बहुमूल्य 

ग्रन्थ प्राप्त हुआ, जिसमें योगवाशिष्ठ महारामायण का दाशंनिक रहस्य सार रुपमें 
उल्लिखित है । फिर लेखकने अपनी प्रखर विद्वता और अनुभवके आधार पर सभी 
प्रकरणोंके साथ इस 'योगवाशिंप्ठसार' ग्रन्थ के रूपमे रचना की । जिसे साधारण छोग 
भी ह॒देयंगम करे सकते हैं । 

व्याख्या करनेमें श्रुति, गीता, त्रिपुरारहस्य, वृहस्पतसंहिता तथा श्रीशंकराचार्यके 
विभिन्‍न ग्रन्थोका उद्धरण देकर लेखकने इस ग्रन्थका महत्व और भी बढा दिया है। 
इसलिए यह ग्रंन्थ मुमुक्षुओंकों नित्थके स्वाध्यायके लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा। 
हिन्दी भाषांमे बड़े टाईप, आकर्षक कवर, पुस्तकका मूल्य ७ 5० मात्र ।, 


वेदान्त-विज्ञान ( डॉ० क्षितिशचन्द्र चक्रवर्तों ) 

इसमे शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और अहंकारसे मनुष्यका वास्तविक स्वरूप 
अत्यन्त भिन्न है और मनुष्य वास्तवमे नित्य चैतन्य और सुख स्वंरूपे है, यहं सुस्पष्ट 
विवेचित किया गया है, वेदान्त शाज्रक्रे सम्पूर्ण सिद्धान्तको सरल ढंगसे समझनेवाली 
इस छोटी सी पुस्तकका मूल्य**"। (यन्त्रस्थ) 


रामगीता ( डॉ० क्षितिशचन्द्र चक्रवर्ती ) 


इसमे मूल इलोकके साथ सरक व स्वष्ट अर्थक आंधार पर साधन मार्ग तथा 
ब्रह्म-विद्याका विवेचन किया गया है । मूल्य १२५ रु० 


प्राणायाम मीमांसा (छेखक--श्री विजयवहाडुर तिह ) 
इस पुस्तकमे बहुत सरलतासे योगके प्रमुख अंग्र प्राणायाम सम्बन्धी विपय एवं 
अनेक विधियोको स्पष्ट किया है। प्राणायामसे मत और चित्त वशमे आकर मानसिक 


एकाग्रता उत्पन्न होती है। अनेक शारीरिक असाध्य रोगोका उन्मूलन प्राणायाम द्वारा 
होता है। चित्रो द्वारा विधियाँ स्पष्ट की गई है । मू० ४) 


..... निवेदन | 

आशा है आपको संत ज्ञानेइवरकी श्रीमद्भगवद्गीता की 
यह टीका पसंद आई होगी । हम आशा करते हैं कि इस ग्रन्थ - 
का अवंब्य प्रचार करेंगे और आप यह भी निदचय ही चाहेंगे कि 
इसी प्रकारके अन्य उपयोगी ग्रत्थ भी आप व आपके परिवार 
तथा मिन्रोंकोी पठन हेतु प्राप्त हो। हमारे प्रकाशन साला का _ 
उद्देश्य उच्चकोटिकी धारमिक आध्यात्मिक पुस्तकोंका प्रकाशन , 
कर आप तक पहुँचाना है। निकट भविष्य में कई एक छोटी बड़ी 
महत्वपुर्ण पुस्तकें घामिक-आध्यात्मिक, योग- इत्यादि अनेक विषयों 
पर संतों और प्रसिद्ध लेखकों की प्रकाशित की जा रही है जिसे 
आप अवश्य पसंद करेंगे। । 

यदि आप चाहते हैं कि हमारी नई प्रकाशित होने वाली - 
पुस्तकों की सुचना आपको निरन्तर मिलती रहे तो आप अपना 
नाम ओर स्थाई पुरा पता हमें लिखकर भेज दें। हम आपको 
सूचना बराबर भेजते रहेंगे। हमारी प्रकाशित पुस्तकें प्राप्त करने 
में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो सीधे हमें आप लिखें। 


हिन्दी साहित्य कुटीर 
हाथीगली, वाराणसी-२२१००१ 
विक्रय केन्द्र-बुलानाला, वाराणसी 3 


